सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ड८ 


(सितम्बर १९३१ -जनवरी १९३२) 





प्रकाशन विभाग 
सूचना और प्रसारण मन्त्रालूय 
भारत सरकार 


दिसम्बर १९७२ (पौष १८९४) 


() नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, १९७२ 


कापीराइट 
नवजीवन ट्रस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे 


निदेशक, प्रकाशन विभाग, नई दिल्‍ली-£ द्वारा प्रकाशित 
और शान्तिछाक हरजीवन झाह, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद-१४ द्वारा मुद्रित 


भूमिका 


इस खण्डमे १२ सितम्वर, १९३१ से ३ जनवरी, १९३२ तककी सामग्री दी गई 
है। इन दिनो लन्दतमे गोलमेज परिषद्का दूसरा अधिवेशन चल रहा था और काग्रेसके 
एकमात्र प्रतिनिधि या राष्ट्रीय स्वर्के एकमात्र प्रवक्ताके रूपमे गाधीजी भी उसमे 
शामिल्त हुए थे। इस परिपद्मे गाधीजी “शान्ति-सुलह स्थापित करनलेके उद्देश्य” (पृष्ठ 
२) से शामिल हुए थे, क्योकि देशमे “काफी उथरू-पुथठ और लडाई-झगडे हो चुके ” 
(पृष्ठ १) थे, और यदि कोई समाधान ढूँढा जा सकता था तो प्रयत्न करके देख 
छेना आवश्यक था। बसे, परिषद्के परिणामोके सम्बन्धमे गाधीजी आरम्भसे ही शकाग्रस्त 
थे। भारतके वातावरणमे उन्हे इस वातका कोई लक्षण दिखाई नही देता था कि 
अंग्रेजोके हृदयमे कोई परिवतेन हुआ है और वे सत्ताके त्यागके छिए तैयार है। इसलिए 
उन्होने बहुत सकोच-विकोचके बाद परिषद्मे भाग लेनेकी स्वीकृति दी थी। गाधीजी की 
आशका निरावार नही थी। रून्दनमे सप्ताह-भरके अन्दर ही वे सरकारी मन्‍्तव्योकी 
“घोर अनिश्चिततासे अधीर हो उठे ” (पृष्ठ २९), और ज्यो-ज्यो समय बीतता गया, 
उन्हें इस वातकी अधिकाधिक प्रतीति होती गई कि “भारत तथा काग्रेसके विरुद्ध खडी 
ताकतोका ” उन्होने “ गलत अन्दाजा लगाया था” (पृष्ठ २५३) । इस प्रकार परिणामकी 
दृष्टिसि तो गाधीजी अपने शान्ति-सुलहके उद्देश्यमे प्रायः विफल ही हो गये, किन्तु 
उन्होने अपने इस लन्दन-प्रवासको निरथथक नहीं जाने दिया । उन्होने इस अवसरका उपयोग 
इग्लैण्डके लोकृमतको भारतकी परिस्थितियोसे अवगत करानेके निमित्त किया, और 
साथ ही ब्रिटेन तथा भारतकी नई साझेदारीकी अपनी कल्पनाको इग्लैण्डके प्रभावशाली 
जनोके मानसमे प्रतिष्ठित करनेका प्रयास किया। उतकी कल्पनाकी इस नई साझेदारी 
का आधार शासक और शासितका सम्बन्ध नही, वरन्‌ दो समकक्ष मित्रोका सम्बन्ध था, 
और इस साझेदारीका उद्देश्य मात्र पारस्परिक हितोको साधना नही, वल्कि अखिल 
विश्वका कल्याण करना था। इश्लैण्डसे लौटते हुए उन्होने विलेन्यूव्मे रोमाँ रोलाँसे भेट 
की। कुछ समय वे इटलीमे रुके तो वहाँ मुसोलिनीसे भी भेट की और फिर वैटिकन 
सिटीके भी दर्शन किये, “ जहाँ क्ूसपर चढे ईसा मसीहकी संजीव प्रतिमाकों ” देखकर वे 
भाव-विभोर हो उठे। अपनी यात्राका सक्षिप्त विवरण देते हुए उन्होने स्वय लिखा, 
उस जीवन्त दृश्यने मुझे इस तरह वाँध छिया था कि वहाँसे अछग होते हुए मुझे 
हूगभंग वियोगका दुख अनुभव हो रहा था। वहाँ मुझे यह समझते देर नही छगी कि 
व्यक्तिके ही समान राष्ट्रका निर्माण भी शूलीकी पीड़ा, कष्टोकी आँच सहनेसे ही 
सम्भव है” (पृष्ठ ४८०)। 


ईँ 
ब्क 

गाधीजी की दृष्टिमे भारतके सघर्षका, राजनीतिक स्वतन्त्रतासे परे, एक व्यापकतर, 
एक नैतिक महत्त्व था। जब गाधीजी का जहाज ब्रिटेनके तटकों छुनेवाला था, तभी 
“ईवर्निग स्टैडर्ड ” के माध्यमसे विश्वको अपना सन्देश देते हुए उन्होंने कहा “यदि 
भारत सत्य और अहिसाके बलपर स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेता है तो मुझे पूरा विश्वास 
है कि विश्व-शान्तिके क्षेत्रमे इस युगका यह सबसे बडा योगदान होगा ” (पृष्ठ १)। 
अमेरिकाको दिये एक सन्देशमे इसी विषयको पल्लछवित करते हुए उन्होने कहा. 
/ ससार रकक्‍तपातसे बिलकुल तग आ गया है। वह अपने उद्धारका कोई नया रास्ता 
ढेंढ रहा है और नये रास्तेके लिए व्याकुल ससारको वह रास्ता दिखानेका 
गौरव-पद शायद इस प्राचीन देश भारतको ही प्राप्त होगा ” (पृष्ठ १०)। भारतकी 
राष्ट्रीयताकों गाधीजी अन्तर्राष्ट्रीयवाकी भावनासे भिन्न नहीं मानते थे, क्योकि “जिस 
क्षण हम सत्य और अहिंसारूपी साधनका सहारा छेते है उसी क्षण हमारी वेशभक्ति 
अन्तर्साष्ट्रीयतामे परिवर्तित हो जाती है।” इसलिए उनकी दृष्टिमे, इन साधनोके द्वारा 
भारतकी स्वातन्त्य-प्राप्तिमे अन्तत विश्वका कल्याण निहित था (पृष्ठ ४)। लन्दनमे 
भारतीय विद्याथियोकी एक सभामे उन्होने स्पष्ट शब्दोमे कहां, यह बात स्वय ब्रिटेन 
की जनताके हितमे है कि परिषद्‌ सफल हो। कारण, “ पजाबमे मैने ब्रिटिश स्वभाव 
के घिनौने रूपको जाना है। .. मेरा उद्देश्य अपने पास उपलब्ध सभी साधनोसे इस 
तरहके दुष्काण्डको रोकना है। अपने छोगोके कष्टोको रोकनेसे भी अधिक मुझे मानव- 
स्वभावके पाशवीकरणको रोकनेकी चिन्ता है। जो लोग अपना पाशवीकरण कर 
लेते है वे न केवल अपने-आपको, बल्कि मानव-जातिकों भी नीचे छे जाते है” (पृष्ठ 
१६१) । उनका विचार था कि चूँकि हम सब एक ही परम पिताकी सन्‍्तान है और 
सबमे एक ही परम तत्त्व व्याप्त है, इसलिए “हम प्रत्येक व्यक्तिके--- चाहे वह 
हमारी जातिका हो या किसी औरका-- पापके भागीदार है” (पृष्ठ १६१ )। 

परिषदमे होनेवाली राजनीतिक चर्चामे गाधीजी ने जो रुख' अपनाया उसका 
आधार कांग्रेस हरा उनको दिया गया कार्य-निर्देश था। इस निर्देशमें कारग्रेसने पूर्ण 
स्वराज्यकी राष्ट्रीय माँगको दोहराया था। पूर्ण स्वराज्यका मतलब था शासनके 
अन्य विषयोके अतिरिक्त सेना, वित्त और परराप्ट्र-नीतिपर भी जनताका पूर्ण 
नियन्त्रण! गाधीजी को जो-कुछ करना था, इस राष्ट्रीय भाँगको ध्यानमें रखकर ही 
करना था। हाँ, उन्हें ऐसे छोटे-मोटे “फेर-बदक करनेकी छूट ” अवद्य दी गई थी 
“जो भारतके हिंतके लिए स्पष्टत आवद्यक हो” (पृष्ठ १९)। इस कार्य-निर्देशमें 
गाधीजी को ब्रिटेनके साथ ऐसी साझेदारी कायम करनेकी गृजाइश भी दिखाई दी जिसमें 
दोनो पक्षोको पूरी बराबरीका दर्जा हासिल हो और प्रत्येकको अपनी इच्छानुसार 
उससे अछूग होनेका अधिकार हो! इसी छक्ष्यकों ध्यानमें रखकर उन्होने गोलमेज 
परिषद्की सघ-सरचना समितिके समक्ष कहा “ये दो महान्‌ राज्ड्र मिल-जुलूकर क्या 
नही कर सकते? एक ओर आपका यह राष्ट्र है --- सख्यामे थोड़े किन्तु बहादुर 


सात 


लोगोका राष्ट्र, जिसकी बहादुरीका इतिहास इतना उज्ज्वल है कि उससे अधिक उज्ज्वल 
इतिहास शायद दुनियाके किसी भी राष्ट्रका नही होगा . . और दूसरी ओर 
हमारा यह अत्यन्त प्राचीन राष्ट्र है--करोडो लछोगोका यह राष्ट्र, जिसका अपना एक 
प्राचीन और गरिमामय इतिहास है, जो आज हिन्दू और इस्लाम इन दो महान्‌ 
सस्क्ृतियोका प्रतिनिधित्व करता है” (पृष्ठ २१) । अपने इस इस्लैण्ड-प्रवासमे गाधीजी ने 
परिषद्के अन्दर और उसके बाहर जो अनेक भाषण और वक्तव्य दिये, उनमें इस 
साझेदारीके विचारका उल्लेख उन्होने बार-बार किया। 

परिषद्‌ और उसको विभिन्न समितियोकी बैठकीके दौरान जिन विवादास्पद 
प्रइनोंकी चर्चा हुई उनके सम्बन्ध गाधीजी का दावा यह था कि काग्रेस ब्रिटिश भारत 
और देशी नरेशोके अधीनस्थ भारत, दोनोके करोडो मूक और अभावग्रस्त जनोका 
सच्चा प्रतिनिधि करती है और इन मूक मानवोके हितोके समक्ष समाजके शेष सभी 
बर्गोके हितोको गौण बनकर रहना पडेगा। अत , उन्होने वयस्क-मताधिकारका पक्ष-पोषण 
किया और इस बातका विरोध किया कि सविधानमे क्रिटेत या भारतके किसी भी 
विद्येष वर्गके हितोकों सरक्षण दिया जाये। इसी प्रकार उन्होने मुसछमान और सिख, 
इन दो बडे अल्पसर्यक समुदायोके अतिरिक्त अन्य किसी भी वर्गको विशेष प्रति- 
निधित्व दिये जानेका विरोध किया। किन्तु देशी नरेशोकी विशेष स्थितिको स्वीकार 
करते हुए उनके प्रति उन्होने समझोतेका रुख अपनाया और उनसे जो-कुछ कहा, वह 
उनकी उदारताकी वृत्तिपर भरोसा रखते हुए ही कहा। देशी नरेश सघमे शामिल 
होनेको तैयार थे, इसके लिए गाधीजी ने उनकी बडी प्रशसा की, लेकिन “ आम जनताके 
वीचसे आनेवाले, आम जनताके आदमी और समाजके निम्नतम वर्गेका प्रतिनिधित्व 
करनेके लिए” प्रयत्नगील व्यक्तिकी हैसियतसे उन्होने उनसे अनुरोध किया कि 
“वे जो भी योजना बनाकर समितिके स्वीकारार्थ पेश करे उसमें” भारतके दीन- 
दुखी जनोको ध्यानमे रखकर उनके द्वारा दिये गये एक-दो “सुझावोकों भी स्थान 
दे” (पृष्ठ ३२)। 

उस समयकी राजनीतिक विचारधाराके सन्दर्भभे गाधीजी का वयस्क-मता 
घिकारका सिद्धान्त लोगोको बडा क्रान्तिकारी जान पडा। किन्तु ग्राधीजी “गाँवके 
गरीबसे-गरीब छोगोके बीच हिल-मिलकर” रह चुके थे और अपने निजी अनुभवोके 
आधारपर उन्हें जनसाधारणके प्रभुत्वसे कोई भय नही लगता था। इसके विपरीत 
उनकी धारणा तो यह थी कि “ गरीबोके बीच, खुद अस्पृश्योके बीच . . मानवताके 
कुछ सर्वोत्कृष्ट नमूने ” देखनेको मिल सकते है (पृष्ठ ३४) । उन्होने कहा कि वयस्क- 
मताधिकारसे न केवकू मुसलूमानोकी, बल्कि दलित वर्गों, ईसाइयों और श्रमिक वर्गों, 
सबकी उचित आकाक्षाओकी पूति होगी। किन्तु मतदाताओकी बड़ी सख्यासे जो 
कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती थी, उन्हे दूर करनेके विचारसे उन्होने गाँववार निर्वाचक 
इकाइयोपर आधारित अप्रत्यक्ष निर्वाचन-पढ़ति अपनानेका सुझाव रखा। इस पढ्तिके 


आठ 


अनुसरणसे प्रत्याणी और मतदाताके बीच सीधा सम्पर्क स्थापित हो सकता था। 
लेकिन परिषद्में इस सुझावको समर्थन नही मिला, यहाँतक कि अल्पसंख्यक समुदायोके 
प्रतिनिधियोकी ओरसे भी नही। 

काग्रेसने एक सयुक्तक निर्वाचक-मण्डलकी योजना बनाई थी, जिसमें मुसकमानों 
और सिखोके लिए स्थानोके आरक्षण और उनके धारमिक अधिकारोको सवैधानिक 
सरक्षण देचेंकी व्यवस्था थी। लेकिन अगर यह योजना स्वीकार न हो तो कामग्रेस 
हिन्दू, मुसलमान और सिख प्रतिनिधियोकों स्वीकार्य कोई भी अन्य समाधान मान 
लेनेको तैयार थी। गाधीजी ने अनौपचारिक वार्ता द्वारा तीनो समुदायोके प्रति- 
निधियोके बीच कोई समझौता करानेका पुरा प्रयत्न किया, लेकिन वह फलित नहीं 
हो सका। अन्तमे प्रतिनेधिगण इस वातपर सहमत हो गये कि यह प्रइन प्रधान मत्री 
रैम्जे मैकडॉनाल्डके निर्णयपर छोड दिया जाये। प्रतिनिधियोने प्रधान मत्रीके पास इस 
आगजयका जो अनुरोध भेजा, उसपर गाघीजी ने हस्ताक्षर नहीं किये; क्योकि उनकी 
रायमें मैकडॉनाल्ड जो पचनिर्णय देते वह व्यक्तिकी हैसियतसे नहीं, बल्कि प्रधान 
मत्रीके रूपमे देते। 

दलित वर्गोके लिए पृथक्‌ निर्वाचक-मण्डरककी व्यवस्थाका गाघीजी ने प्रवछ विरोध 
किया। उनकी मान्यता थी कि ऐसी व्यवस्थासे तो “हिन्दू समाज दो सदास्त्र छाव- 
नियोमे वँट जायेगा” (पृष्ठ १७७)। डॉ० अम्बेडकरकी पृथक्‌ निर्वाचक-सण्डलकी 
माँगके पीछे जो मनोभावना काम कर रही थी उसके औचित्यको उन्होने पूरी तरहसे 
स्वीकार किया, किन्तु साथ ही कहा कि “उन्हें [डॉ० अम्वेडकरकों | जो भारी अन्याय 
भोगना पडा और शायद जो कु अनुभव हुए है उनके कारण उनका विवेक कलुषित 
हो गया है” (पृष्ठ ३३०) । दलित वर्गोके छिए पृथक्‌ निर्वाचक-मण्डलकी व्यवस्थामे 
उन्हें अस्पृष्यताके स्थायी बन जानेकी सम्भावना दिखाई दी। उन्होने पूछा कि “क्‍या 
अछूत सदा अछूत ही रहेगे”े . अस्पृश्यता जीवित रहे, इसकी अपेक्षा मैं यह 
अधिक अच्छा समझूंगा कि हिन्दू धर्म डूब जाये ” (पृष्ठ ३३०) । उस माँगके स्वीकृत 
हो जानेसे “हिन्दू धर्ममे जो विभाजन” होता, वह उन्हें असह्य था। उन्होने सम्पूर्ण 
गम्भीरताके साथ घोषणा की कि “इस चीजका विरोध करनेवाका यदि में अकेला 
रहे, तो भी मैं अपने प्राणोकी बाजी लगाकर इसका विरोध कछूगा | (पृष्ठ ३३१) । 
और चन्द महीने बाद ही यरवडा जेरूमें आमरण अनशन आरम्भ करके गाधीजी ने 
अपने इस सकल्पको साकार कर दिखाया। 

यूरोपीय समुदायकी विशेष प्रतिनिधित्वकी माँगका विरोध करते हुए उन्होने उस 
समुदायके प्रतिनिधियोको स्मरण दिलाया कि आजतक / यूरोपीयोका वर्ग विशेष सुविधा- 
प्राप्त वर्ग रहा है। उन्हें वह सारा सरक्षण प्राप्त रहा है जो यह विदेशी सरकार 
उन्हे दे सकती थी ।” इसलिए गाधीजी ने उनसे अनुरोध किया कि “ वे कुछ दिन अपने 
हितोके लिए विशेष सुरक्षाकी माँग करना छोड़कर आम जनताकी सदुभावनापर निर्भर 


नौ 


रहनेकी कोशिश करके तो देखे ” (पृष्ठ ३९) | वह वर्ग केवल विशेष प्रतिनिधित्वकी 
ही नही, अपने व्यापारिक हितोको सवैधानिक सरक्षण दिये जानेकी भी माँग कर रहा 
था। गाधीजी ने उसकी इस मॉग्रका विरोध भी उतनी ही दृढताके साथ किया। उन्होंने 
स्पष्ट बब्दोमे कहा . “ ब्रिटिश व्यापार यदि भारतीय हितोके प्रतिकूल है तो रक्षाकी 
कोई भी व्यवस्था भारतमे उसे बचा नहीं सकेगी। ब्रिटिश या भारतीय, प्रत्येक हित ' 
को इस कडी कसौटीपर परखना होगा कि वह जनताके हितमे है या नही ” (पृष्ठ ६७) | 
इसी प्रकार वे “ सभी जन्मजात भारतीय प्रजाजनोके अधिकारोकी समानताकी' गारल्टी ” 
पर भी सहमत होनेकों तैयार नहीं थे। इसका कारण बताते हुए उन्होनें कहा: 
“ भारतकी भावी सरकारको . . परिस्थितियोको समान करनेके लिए लगातार वह 
काम करना पडेगा जिसकी मौजूदा सरकारने उपेक्षा की, अर्थात्‌ जिन लोगोको प्रकृतिने 
अथवा स्वय सरकारने कृपा करके धन और अन्य सुविधाएँ प्रदान की है, उनके विरुद्ध 
और भूखो मरते भारतीयोके पक्षमे उसे बराबर भेदभाव करना पडेगा ” (पृष्ठ ३४९) । 
उनके विचारसे भारतके आशिक पुनर्निर्माणके प्रयत्नमे इग्लैण्ड-जैसे उन्नत देशोको आदर 
मानकर नहीं चछा जा सकता था। भारत-जैसे अविकृसित देशके लिए यह आवश्यक 
था कि वह “ अपना ही अर्थशास्त्र, अपनी ही उद्योग-पद्धति विकसित ” करे, और 
“४ मूछ उद्योगोको यदि राज्य अपने अधिकारमे न भी ले तो कमसे-क्म उनके सचालन, 
प्रबन्ध और विकासमे तो उसकी आवाज प्रमुख ” हो ही (पृष्ठ ३५५) । इस सबके परि- 
णामस्वरूप यूरोपीयोके विरुद्ध ही नही, भारतीय पूँजीपतियोके खिलाफ भी भेदभाव हो 
सकता था। सघ-सरचना समितिके समक्ष दिये गये जिस भाषणमे गाधीजी ने यह 


चेतावनी दी थी उसे कतिपय प्रेक्षकोने “साफ-साफ बोल्शेविक विचारोसे प्रेरित” 


बताया और उससे उनके “ मित्रोमे वेचेनी पैदा हो गई ” थी (पृष्ठ ४५७)। 

सेनापर जनप्रतिनिधियोके नियन्त्रणसे सम्बन्धित गाधीजी के विचार भी बहुतोको 
अव्यवहार्य छगे होगे। उन्होने देखा कि “भारतीय सेना तो ब्रिटिश हितोकी रक्षाके 
लिए है” (पृष्ठ ३३८), इसलिए उन्होने पूरी निर्भीकताके साथ कहा कि यदि उस 
पर भारतका नियन्त्रण स्थापित नही किया जा सकता तो अच्छा यही होगा कि उसे 
भग कर टिया जाये। फिर भी उन्हें आशा थी कि सेनाको भग करनेकी स्थिति नहीं 
आयेगी और सैनिक कमान हस्तान्तरित करते समय ब्रिटिश सत्ताधारी भारतीय 
सेनाके भारतीय और अग्रेज सैनिकोकों भी “एक नया सबक सिखायेगे ” -.- यह सबक 
कि भविष्यमे उन्हें ब्रिटेनके हितोकी नहीं, बल्कि भारतके हितोकी रक्षा करनी है। 
उन्होने अग्रेजोके उदात्त भावोकों जगाते हुए कहा . “ग्रेट ब्रिटेनका यह गौखपूर्ण 
विशेषाधिकार और कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह अब हमे अपनी प्रतिरक्षाके सचालनके 
रहस्योमे दीक्षित करे। हमारे पत्र कतर देनेके वाद यह उसका कर्त्तव्य हो जाता है 
कि वह हमें प्र दे, जिससे हम उसी प्रकार उड सके जैसे ब्रिटेनवाले उडते है” 
(पृष्ठ ३४०) । 


द्स 


स्पष्ट था कि ब्रिटिश सरकार गाधीजी की माँगोको कुछ कम करके भी स्वीकार 
करनेकी मन स्थितिमे नहीं थी। ब्रिटेन गम्भीर आथिक सकटमे पडा हुआ था और 
लेबर सरकार अपना बहुमत खो बैठी थी। परिषद्का अधिवेशन चल रहा था, इसी' 
बीच ब्रिटेनमें आम चुनावोके भी आदेश जारी कर दिये गये। कजदवेटिव पार्टी प्रबल 
बहुमतसे विजयी हुईं। किन्तु चुनावोके बाद एकदलीय सरकार बतानेके बजाय राष्ट्रीय 
सरकार बनाई गई और प्रधान मन्नीके पदपर रैम्जे मैकडॉनाल्ड ही कायम रहे। इन 
परिवतेनोके बीच कोई बडा निर्णय सम्भव नही था, किन्तु ब्रिटिश सरकारने इस चीज 
को जो रूप दिया वह यह था कि साम्प्रदायिक समस्याका समाधान न हो पानेके कारण 
ही' सविधान-रचनामे वाछित प्रगति नहीं हो सकी। लगता है, गाधीजी इस चालकों 
पहले ही ताड गये थे। अल्पसख्यक-समस्या समितिको विभिन्न समुदायोके प्रतिनिधियोकी 
अनौपचारिक वार्त्ताकी विफलताकी सूचना देते हुए उन्होने कहा, असफलताके कारण 
“ भारतीय प्रतिनिधि-मण्डलके गठनमें ही निहित थे। ” प्रतिनिधिगण सरकार द्वारा मनो- 
नीत किये गये थे और इसलिए वास्तवमें उनकी कोई प्रातिनिधिक हैसियत नही थी। 
इसके अतिरिक्त समितिकी चर्चामे “ वास्तविकताकी भावनाका अभाव ” था, क्योकि 
प्रतिनिधियोको यह नहीं माछूम था कि उन्हे “क्या मिलनेवालछा है ।” इस गतिरोधसे 
निकलनेके मार्गका सकेत करते हुए उन्होने कहा कि साम्प्रदायिक समस्याका समाधान 
४ स्व॒राज्यके सविधानका शिखर हो सकता है, उसका आधार नही हो सकता, 
साम्प्रदायिक मतभेदोका हिमशैल स्वतन्त्रताके सूर्यकी गर्मीसे गल जायेगा ” (पृष्ठ १२९) । 
परिषद्के बाहर गाधीजी ने अपने विचार कही अधिक दो टूक ढगसे व्यक्त किये। उन्होने 
ब्रिटिश सरकारपर “फूट डालो और राज करो” की नीतिका अनुसरण करनेका 
आरोप छगाया। उन्होने कहा, “जबतक विदेशी शासन-रूपी पच्चर कायम है और 
वह अधिकाधिक गहरा घेंसता जा रहा है तबतक हम आपसमे विभक्‍त ही रहेगे। 
पच्चरका काम ही यही है” (पृष्ठ २०४)। उनका कहना था कि सरकार एक 
बार यह घोषणा करके तो देखे कि “भारतीयोमे आपसमे सहमति हो या न हो, 
हम तो भारतको छोडने ही जा रहे है” (पृष्ठ २०५)। उन्होनें विश्वास दिलाया 
कि यदि सरकार ऐसा करे तो निश्चय ही भारतके विभिन्न समुदायोके बीच सहमति 
हो जायेगी। छेकिन सरकार तो “केवल भारतका शोषण करनेके लिए नौकरशाहीकी 
सत्तामे साझेदारी ” देनेको तैयार थी और यह चीज भारतीयोके बीच “ फूटके बीज 
बोती ” थी (पृष्ठ २०५) । 

भारतकी राष्ट्रीय माँगके प्रति ब्रिटेनकी जनतामे सहानुभूतिके अभावका एक मुल्य 
कारण गाधीजी को यह छूगा कि उन छोगोको भारतकी वास्तविक स्थितिका भान ही 
नही था। इस सन्दर्ममे उन्होने एक नौजवान क्वेकरके इस कथनका उल्लेख किया 
कि “जबतक हम लोगोको [अग्रेजोको | बचपनसे ही सच्चे और यथार्थ इतिहासकी 
नही, बल्कि गरुत इतिहासकी शिक्षा दी जा रही है, तबतक आपके यहाँ आनेसे कोई 


ग्यारह 


लाभ होनेवाला नहीं है।” भारतकी स्थितिका सही बोध करानेके लिए उन्होने 
अग्रेजोके सामने “ दो अचूक कसौटियाँ” रखी। उन्होने उनसे पूछा “यह तथ्य है 
या नहीं कि भारत आज दुनियाका सबसे गरीब देश है? यह तथ्य है या नहीं 
कि . इस देशको पौरुषहीन बना दिया गया है?” (पृष्ठ १२१) उन्होने यह 
स्वीकार किया कि जनताकों स्वयं भारतके सूदखोरों और साहुकारोने छूटा है, 
और इसलिए “अगर हमारा तरीका हिसात्मक होता तो भारतीय बनिये गोलीसे 
उडा दिये जानेके पात्र माने जाते। लेकिन, अग्रेज बनिये तो इस व्यवहारके सौ गुना 
अधिक पात्र है। .. मुझे तो इतिहासमे इतनी असगठित और विनम्र जातिके 
इतने सगठित शोषणका कोई दूसरा उदाहरण ही दिखाई नही देता ” (पृष्ठ २०६) | 

मशीनोके सम्बन्ध गाधीजी के विचारोकों सुनकर भारतके अनेक हितेच्छू भी 
चक्‍्करमे पड गये। इसलिए उनके इस्लैण्ड-प्रवासके दौरान इस विषयपर उनसे बार- 
बार प्रइन पूछे गये। चार्ली चैपलिनको मणीनोके प्रति अपनी अरुचिका मनोवैज्ञानिक 
कारण वताते हुए उन्होने कहा “मजीनके कारण हम अतीतमे इश्लैण्डके अधीन हो 
गये और हम अपनेकों पराधीनतासे केवल इसी तरह मुक्त कर सकते है कि हम 
मशीनसे बनी सभी चीजोका वहिष्कार करे ” (पृष्ठ ५३) । उन्होने एच० एन० ब्रेल्सफोर्ड 
के समक्ष यह स्वीकार किया कि “केवल थोडे-से निष्ठावान आदमी ऐसे है जो बिना 
मशीनके सादा जीवन बिता सकते है । जनसाधारणका उसके बिना काम नहीं चलेगा” 
(पृष्ठ १५२) । एक अन्य प्रसगपर उन्होने कहा . “ शल्य-चिकित्साके औजार बनानेके 
लिए मै जटिलसे-जटिल यस्त्रोको अपनाना चाहूँगा ” (पृष्ठ ४२६) । एक अमेरिकी सवाद- 
दाताके प्रब्नोके उत्तर देते हुए गाधीजी ने स्वीकार किया कि वे मशीनोके विरोधी थे, 
किन्तु वही “जहाँ वह उत्पादन और वितरणको चन्द हाथोमे सीमित कर देनेका 
साधन बन जाता है”, क्योकि “जो चीज सर्वताधारणकों सुलभ न हो सके उसे ” वे 
” अपने लिए त्याज्य ” मानते थे (पृष्ठ १८४) । जहाँतक थोक उत्पादनका सम्बन्ध 
था, यह चीज भी अपने-आपमे ऐसी नहीं थी जो गाधीजी को पसन्द न रही हो। 
स्वयू चरखा भी तो प्रकारान्तरसे थोक उत्पादनका ही एक साधन था-- छेकिन यह 
ऐसा साधन था जिससे छोग अपने घरोमे ही उत्पादन कर सकते थे और लाखो घरोमे 
इस तरह अलूग-अलूग किये गये उत्पादनकों मिलाकर देखनेसे उसका परिणाम थोक 
उत्पादन ही तो था। वे जिस चीजको गलत मानते थे वह थी -- “ कमसे-कम लोगो 
द्वारा अत्यन्त जटिल यन्‍्त्रोकी सहायतासे अधिकसे-अधिक उत्पादन” (पृष्ठ १८३) | 
राज्य-नियन्त्रित उत्पादन और वितरणके रूसी प्रयोगके सम्बन्धमे उन्होंने कहा, “ अगर 
यह बल-अयोगपर आधारित न होता तो में इस व्यवस्थापर मुग्ध हो जाता” 
(पृष्ठ १८३) । 

कुछ सभाओमे गाधीजी राजनीतिके बजाय उन विपयोपर बोले, जिनका उनके 
हृदय-देशसे अत्यधिक निकटका सम्बन्ध था। अपने गिल्डहाउस चर्चके भाषणमे उन्होने 


बारह 
स्वय स्वीकार किया कि ” यद्यपि मेरा ध्येय बाहरसे राजनीतिक रुगता है, इसकी जड़ें 


आध्यात्मिक है ” (पृष्ठ ५५) । “अनैतिकता और असत्यसे अछूता रहने ” के लिए स्वैच्छिक 
दारिद्रथके आदकौको प्राप्तिकी दिशामें अपनी क्रमिक प्रगतिका वर्णन करते हुए उन्होने 
स्वीकार किया कि “ प्रारम्भमे वह एक कठिन सघर्ष था और -- जैसा कि मेरी स्मृतिमे 
आज भी स्पष्ट है -- अपनी पत्नी और अपने वच्चोके साथ वह एक तरहका मल्लयुद्ध 
था ” (पृष्ठ ५६) | छेकिन “एक समय ऐसा भी आया जब उन चीजोको त्यागना ” 
उनके लिए “ वास्तविक उल्लासकी बात हो गई” जिनके वे अभ्यस्त हो चुके थे और 
उनका त्याग करके उन्हें ऐसा छगा जैसे उनके “ कन्धोसे एक वडा बोझ उतर गया।” 
थे “अब निदि्चिन्त चलछ-फिर” सकते थे “और अपने भाइयोकी सेवाका कार्य भी 
खूब आरामसे और पहलेसे अधिक आनन्‍्दके साथ ” कर सकते थे (पृष्ठ ५७) । गाधीजी 
का विचार था कि स्वैच्छिक गरीबीके आदर्शको अपने जीवनमे सम्पूर्णत उतारनेके 
लिए शरीरका मोह त्यागना भी आवश्यक है। उन्होने कहा . “यह (शरीर) आपको 
एक अस्थायी सम्पत्तिके रूपमें दिया गया है” तथा “ईइवरकी इच्छा पर यह शरीर 
भी समपित किया जा सकता है, और जवतक यह मेरे पास है, इसका उपयोग दुरा- 
चार, भोग-विलास या आनन्‍्दके लिए नही, वल्कि सेवाके लिए होना चाहिए, और जाग्रत 
अवस्थामे इससे सब समय सेवा ही करनी चाहिए ” (पृष्ठ ५९) | ईसाई धर्म-प्रचारक 
सस्थाओके एक सम्मेलनमें बोलते हुए उन्होने बताया कि वे धर्मान्तरणके विरुद्ध क्यो 
थे। उन्हीके शब्दोमे, “ प्राथंना करनेवाले का यह विश्वास होता है कि ईश्वर रहस्यात्मक 
ढगसे काम करता है, और वह यह चाहता है कि जिस सत्यको उसने स्वय देखा है 
वह समस्त ससारको प्राप्त हो। वह औरोमे बट जाये, इसके लिए वह प्रार्थना करता 
है। और वह सत्य आगे बढता है, उसके पख रूग जाते है। . . धर्म गुलाबकी 
तरह है” (पृष्ठ १३५) | उनके लिए आदर्श मिशनरी, आदर्श धर्मे-प्रचारक तो एन्ड्रयूज 
थे, जो ईसाई धर्मका उपदेश नही देते थे, बल्कि उसे अपने जीवनमे उतारते थे 
(पृष्ठ १३६) । उन्होने यह तो स्वीकार किया कि इन सस्थाओने परोक्ष रूपसे मारतकी 
सेवा की है, किन्तु साथ ही यह भी कहा, “मुझे ऐसा महसूस होता है कि में भी 
उसी पिताकी पूजा करता हूँ, यद्यपि एक भिन्न रूपमे करता हूँ। “गॉड ' के रूपमे उसकी 
पूजा करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। वह नाम मुझपर कोई प्रभाव नही डालता, 
पर जब मै उसे रामके रूपमे सोचता हूँ तो वह मुझे पुलकित कर देता है। 

उसमें कितनी कविता है” (पृष्ठ १४१)! गाधीजी मानते थे कि परमेश्वरकी -- 
उस एकमात्र परम सत्यकी -- अभिव्यक्ति अनेक प्रतीकोके द्वारा हो सकती है और 
इसलिए मनृष्यको सस्थाओकी' वेडियोमें जकड़ना गलूत है, सत्यकी भ्रतीतिको केवल 
अपनी ही सस्था, अपने ही धर्मकी इजारेदारी मानना अ्रम-मात्र है। धर्मके सम्वन्धमे 
ऐसा ही आामक विचार रखनेवाले एक आलोचकको उत्तर देते हुए उन्होनें कहा * 
“ आपका ईदवर तो मेरा भी है, बावजूद इसके कि आप मेरे ईदवरमे विद्वास नही 


तरह 


“करते। . . « मनुष्य सदा अच्छा ही होता है और अगर वह सही रास्तेसे भटकता 
है तो केवल बुरी सस्थाओके कारण ही भठकता है” (पृष्ठ ४२८)। 

धर्म और कलाके पारस्परिक सम्बन्धपर अपने विचार प्रकूट करते हुए गाधीजी ने 
कहा : “ उन दोनोमे मूल अनुभूतिका क्षेत्र मनुष्यका ईह्वरसे सम्बन्ध होता है। . . - 
ईदवरके साथ मनुष्यका सम्बन्ध ही सदा जीवनका केन्द्रीय अनुभव रहेगा ” (पृष्ठ १६५) । 

गाधीजी का यह इस्लैण्ड-परवास राजनीतिक दृष्टिसे विफल हो गया जान पडता 
था, किन्तु उन्हें इसका तनिक भी दु ख नही था। उन्होने वल्लकभभाईको लिखा, “ यहाँ 
मेरा सव काम परिबदके बाहर ही होता है” (पृष्ठ २५८) । फ्रेड्न ऑफ इडियाकी 
सभामे उन्होने कहा कि “ अपने कार्यके सम्बन्धमे यदि मुझे पस्त करनेवाली जबरदस्त 
कठिनाइयोका सामना करना पड रहा है तो काफरेस और कमेटियोके बाहर मुझे आनन्द 
और. उल्लास भी प्राप्त हो रहा है” (पृष्ठ १२९)। लछकाशायरके मजदूरोके पास 
गाधीजी के खिलाफ शिकायतका कारण था, किन्तु उनकी रकाशायर-्यात्रा भी व्यक्तिगत 
दृष्टिसे अत्यन्त सफल रही। वहाँ “ सड़कोके किनारे एकत्रित छोगोकी भीड़ने स्वेच्छासे ” 
उनके प्रति “जिस गहरे प्रेमका प्रदर्शन किया”, उससे वे विचलित हो उठे और 
उस प्रसगका वर्णन करते हुए उन्होने लिखा, उस प्रेमको में अपने जीवनकी एक 
सुन्दर स्मृतिके रूपमें सदा सेंजोकर रखूँगा” (पृष्ठ ८४) | परिषद्के पूर्णाधिवेशनमे 
अपने भाषणका समापन करते हुए उन्होने कहा: “मैं यहाँसे हजारो अग्रेजोकी मैत्री 
का सौभाग्य प्राप्त करके जा रहा हूँ। . . : मेरे अभागे देशपर चाहे जो आ पड़े, 
इस आतिथ्य और इसके स्नेहकी स्मृति मेरे मनसे कभी नही मिटेगी ” (पृष्ठ ४०५)। 
/ सिहावछोकन ” शीर्षक छेखमें इसी विषयकी चर्चा पुन. करते हुए उन्होने लिखा: 
“ईस्ट लन्दनमें रहते हुए मुझे मानव-स्वभावके सर्वोत्तम पक्षका परिचय मिला और 
मेरे इस सहज विश्वासकी पुष्टि हुई कि अन्दर उतरकर देखे तो पूर्वी और पश्चिमी 
दुनिया-जैसी कोई चीज नही है। . - - अगर मेरे इग्लैण्डेके और भी निकट आनेकी 
कोई गुजाइश थी तो इस अनुभवने मुझे उसके और निकट छा दिया है” (पृष्ठ 
४७९) । 

इग्लैण्डसे लौटते हुए जब गाधीजी विलेन्यूबमे रोमाँ रोलॉसे मिलने तीन दिन 
स्विट्जरलैण्डमे ठहरे तब वहाँ उन्होंने कई समाओमे भाषण दिये। ऐसी ही एक सभामे 
“सत्य क्या है?” इस प्रइनका उत्तर देते हुए उन्होने कहा, “जो हमारी अन्तरात्मा 
कहे, वही सत्य है” (पृष्ठ ४४८) | किन्तु साथ ही उन्होने यह चेतावनी भी दी कि 
“हर व्यक्तिका अपनी अन्तरात्माकी आवाज सुन सकनेका दावा उचित नही है, 
क्योकि “जिसमे विनय नहीं है, वह कभी भी सत्यको प्राप्त नही कर सकता ” (पृष्ठ 
४४९) । एक अन्य सभामे उन्होने कहा ' “ईइवर-प्रेमके बिना सच्चा मानव-प्रेम मै 
असम्भव मानता हूँ” (पृष्ठ ४५५) । रेड क्रॉसके मानव-दयाके कार्योके छिए उसकी 
प्रशसा करते हुए उन्होने यह सुझाव दिया, “ उसे युद्धेके बाद सहायता देनेकी बात 


चौदह 


नहीं सोचनी चाहिए, युद्धेधे बिना सहायता देनेकी बात सोचनी चाहिए।” उन्होने 
कहा “ मेरी इस बातपर विश्वास कीजिए कि छाखो लोग ऐसे है जो अपनी ही 
गछतीसे कष्टमे पडे हुए है”, और इन्हे “भावी अहिंसात्मक सस्थाओ ” की सहायता 
और भागदरशनकी आवश्यकता है (पृष्ठ ४६६) । 

शुद्धि तथा हृदय-परिवर्तेनके साधनके रूपमे कृष्ट-सहनकी शक्तिका बोध गाधीजी को 
पहले भी था, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस इग्लैण्ड-प्रवासके दौरान उनके इस 
बोधमे और भी गहराई आई। इस्लैण्डमे बुडब्रूककी क्वेकर बस्तीकी एक सभामे उन्होने 
कहा कि १९२० से ही “मेरी यह प्रतीति बढ़ती गईं है कि जनताके लिए जो चीजे 
आधारभूत महत्त्वकी है वे केवल बुद्धिपूर्वक समझाने-बुझानेसे ही नहीं मिल जाती, बल्कि 
उनकी कीमत कष्ट-सहनके रूपमें चुकानी पड़ती है”, क्योकि “हमे छोगोको समझा- 
बुझाकर ही सनन्‍्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि उनके हृदयकों भी प्रभावित करना 
चाहिए ” (पृष्ठ २०८)। 

स्वदेश वापस लौटते हुए जहाजपर ' बडे दिन ' के असवर॒पर दिये एक प्रवचनमें 
उन्होने समझाया कि यदि हम “सघर्षके बीच . शान्तिका अनुभव ” करना चाहते 
है तो हमे “उस सघषषंको दूर करनेके लिए अपने सम्पूर्ण जीवनको नष्ट” करना 
पडेगा, “ अपने प्राणोकी बलि चढा ” देनी होगी, क्योकि जिस प्रकार “ईसाका 
चमत्कारपूर्ण जन्म एक शाइवत घटना है, उसी प्रकार इस झझावातसे भरे जीवनमे 
शूलीपर चढना, आत्मबलिदान करना भी एक शाइवत घटना है” (पृष्ठ ४८६) | 
इसलिए भारत लौटकर जब उन्होने देखा कि सविनय अवज्ञा पुन आरम्भ करना 
अनिवायें हो गया है तब उन्होने रवीद्ननाथ ठाकुरकों पत्र लिखकर उनसे अनुरोध » 
किया, “जो यज्ञाग्नि सुलगाई जा रही है, उसमे आप जो सर्वोत्तम समिधा डाल सकते 


हक. 


है, वह डाले ” (पृष्ठ ५३७)। 


है 


आभार 


इस खण्डकी सामग्रीके छिए हम निम्नलिखित सस्थाओ, व्यक्तियो, पुस्तकोके 
प्रकाशकों तथा पत्र-पत्रिकाओके आभारी हैं . 

सस्थाएँ : साबरमती आश्रम सरक्षक तथा स्मारक न्यास और सग्रहालय (साबरमती 
आश्रम प्रिजर्वेशन ऐड मेमोरियल ट्रस्ट), नवजीवन ट्रस्ट और गुजरात विद्यापीठ ग्रथालूय, 
अहमदाबाद । 

व्यक्ति : श्रीमती गगाबहन वैद्य, श्री नारणदास गाधी, राजकोट, श्री नारायण 
देसाई, बारडोली; और प्रेमाबहन कटक, सासवड। 

पुस्तकें : 'इडिया इन १९३१-३२ 'ए बच ऑफ ओल्ड छेटर्स ', 'इडियन 
राउण्ड टेबल कॉन्फरेन्स (सेकेण्ड सेशन) * प्रोसीडिंग्स ऑफ द प्लेनरी सेशन्स ', 'इडियन 
राउण्ड टेवछ कॉन्फरेस (सेकेण्ड सेशन) प्रोसीडिग्स ऑफ फेडरल स्ट्रकक्‍्चर कमिटी 
ऐण्ड माइनॉरिटीज कमिटी *, “दैट स्ट्रेज लिटिल ब्राउन मैत --गाधी *, “बापुना पत्रो 
--२ सरदार वल्लमभाईने ', 'बापुना पत्रों --४॑ “मणिवहेन पटेलने ', “बापुना पत्रो 
-- ६" ग० स्व० गगावहेनने ,, वापूज लेटर्स टु मीरा ', ' माई ऑटोबायोग्राफी और 
“हेलिफैक्स । 

पत्र-पत्रिकाएँ * ' अमृतबाजार पत्रिका ,, ' इन्टरनेशनल अफेयस ', “इंडियन न्यूज *, 
“इंडियन रिव्यू, “ईवरनिंग स्टेंडडें ', 'क्लिथरों एडवर्टाइजर ऐड टाइम्स”, “गिल्ड- 
हाउस *, जॉन वुल ', ज्यूइश क्रॉनिकल ', ' टाइम्स ',  टेक्स्टाइल म्युरी ऐड आगंस *, 
(ट्रिब्यून ,, ' डेली टेलीग्राफ ', ' डेली मेल ,, ' डेली वर्कर ,, ' डेली हेराल्ड ', ' नवजीवन *, 
“नेशन', “न्यूज क्रॉनिकल, “न्यूयॉर्क टाइम्स', “पोस्ट', “फ्रैड", “बसिंघम 
पोस्ट ', बॉम्बे कॉनिकल ', 'बॉरोज ऑफ पॉपलर ऐड स्टेपनी ', “ईस्ट रन्दन एडवर्टा- 
इज़र ', “ब्रिटिण वीकली ', “मैचेस्टर गाडियन ', “यग इडिया', “यॉकंशायर पोस्ट, 
“रिकसिलिएशन ', “लेबर मथली'”, 'सडे ऑब्जवेर', सडे टाइम्स ', “स्टेट्समैन *, 
' स्पेक्टेटर ', 'हरिजन ', “हिन्दुस्तान टाइम्स” और हिन्दू । 

अनुसधान व सन्दर्भ-सबधी सुविधाओके लिए अखिल भारतीय काग्रेस' कमेटी 
पुस्तकालय, इडियन कौसिल ऑफ वल्डे अफेयर्स पुस्तकालय, सूचना एवं प्रसारण मत्रालूय 
का अनुसधान और सन्दर्भ विभाग (रिसर्च ऐड रेफरेस डिवीजन) और श्री प्यारेलाल 
नैयर, नई दिल्‍ली हमारे धन्यवादके पात्र है। प्रदेखोकी फोटो-नकल तैयार करनेमे मदद 
देनेके लिए हम सूचना एवं प्रसारण मन्त्राह्यके फोटो-विभाग, नई दिल्‍लीके भी 
आभारी है। 


पाठकोंको सूचना 


हिन्दीकी जो सामग्री हमे गाधीजी के स्वाक्षरोमे मिली है उसे अविकल रूपमे दिया 
गया है। किन्तु दूसरो द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदिम हिज्जोकी 
स्पष्ट भूछोको सुधारकर दिया गया है। 

अग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करनेमे अनुवादको मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्न 
किया गया है, किन्तु साथ ही भाषाकों सुपाठ्य बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया है। 
छापेकी स्पष्ट भूले सुधारनेके बाद अनुवाद किया गया है और मूलमे प्रयुक्त शब्दोके 
सक्षिप्त रूप यथासभव पूरे करके दिये गये है। नामोको सामान्य उच्चारणके अनुसार 
ही लिखनेकी नीतिका पाकनन किया गया है। जिन नामोके उच्चारणमे सशय था उनको 
वैसा ही लिखा गया है जैसा गाधीजी ने अपने गुजराती लेखोमे लिखा है। 

मूल सामग्रीके वीच चौकोर कोष्ठकोमे दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गाधीजी ने 
किसी लेख, भाषण आदिका जो अश मूल रूपमे उद्धत किया है, वह हाशिया छोडकर 
गहरी' स्थाहीमे छापा गया है, लेकिन यदि कोई ऐसा अछाय उन्होने अनूदित करके दिया 
है तो उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोडकर साधारण टाइपमें छापा गया है। भाषणकी 
परोक्ष रिपोर्ट तथा वे गब्द जो गाधीजी के कहे हुए नहीं है, बिना हाशिया छोड़े 
गहरी स्याहीमे छापे गये है। भाषणों और भेटकी रिपोर्टोके उन अशोमे, जो गाधीजी के 
नही | कही-कही कुछ परिवर्तन किया गया है और कही-कही कुछ छोड भी दिया 
गया है। 

गीर्पककी लेखन-तिथि जहाँ उपलब्ध है वहाँ दाये कोनेमे ऊपर दे दी गई है। 
परन्तु जहाँ वह उपलब्ध नही है वहाँ उसकी पूति अनुमानसे चौकोर कोष्ठकोमे की' 
गईं है, और आवश्यक होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोमे 
केवल मास या वर्षका उल्लेख है उन्हें आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमे रखा 
गया है। गीर्पकके अन्तमे साधन-सूत्रके साथ दी गईं तिथि प्रकाशनकी' है। गाधीजी की 
सम्पादकीय टिप्पणियाँ और लेख, जहाँ उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ 
किसी दृढ़ आधारपर उसका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार 
और जहाँ ऐसा सम्भव नही हुआ वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये गये है। 

साधन-सूत्रोमे 'एस० एन०  सकेत सावरमती सग्रहालय, अहमदाबादमे उपलब्ध 
सामग्रीका, 'जी० एन० ” गाधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्लीमे उपलब्ध 
कागज-पत्रोका, सी० डब्ल्यू० ' सम्पूर्ण गाधी वाइमय (कलेक्टेड वर्कस ऑफ महात्मा 
गांधी) द्वारा सगृहीत पत्रोका और “एस० जी० ” सेवाग्राममे सुरक्षित सामग्रीका सूचक 
है। 

सामग्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट भी दिये 
गये है। अन्तमे साधन-सूत्रोकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित काछकी तारीखवार 
घटनाएँ दी गई है। 


गग्धछ की न ० -.एण.,0 ७ 


० 
छ 


नि “चित. >च्च 
न्धण >> «७ 


१४. 
१५ 

१६. 
१७. 
१८. 
१९. 


२१. 
र्‌ 
२३. 
२४, 
२५. 
२६. 
२७. 


“प् 


विषय-सुची 


भूमिका 

आभार 
पाठकोंको सूचना 
चित्र-सूची 


. भेट . “ईवरनिंग स्टैडर्ड ' के प्रतितिधिकों (१२-९-१९३१) 


भाषण : फ्रेड्स हाउस, लन्दनमे (१२-९-१९३१) 


. तार: लॉर्ड इविनको (१२-९-१९३१) 
. भेट : समाचारपत्रोको (१२-९-१९३१) 
» भेट : समाचारपत्रोको (१२-९-१९३१) 
» अमेरिकाके लिए प्रसारित वार्ता (१३-९-१९३१) 


किससले हॉलमें प्रवचन (१३-९-१९३१) 
सन्देश . “टाइम्स” को (१४-९-१९३१ के पूर्व) 
पत्र . छॉर्ड इविनको (१४-९-१९३१) 


 भेट: “बॉम्बे कॉनिकल ' के प्रतिनेधिकों (१४-९-१९३१) 

« वक्तव्य * समाचारपत्रोको (१५-९-१९३१) 

» भाषण : सघ-सरचना समितिके समक्ष (१५-९-१९३१) 

» भाषण : लेबर पार्टीके ससद-सदस्योकी सभामे (१६-९-१९३१) 


भेट : ठेक्स्टाइल मर्व्युरी के सम्पादकको (१७-९-१९३१) 
भेट : न्यूज क्रॉनिकल ' के प्रतिनिधिकों (१७-९-१९३१) 
भाषण : सघ-सरचना समितिके समक्ष (१७-९-१९३१) 
पत्र: लॉर्ड विलिग्डनकको (१८-९-१९३१) 

पत्र * विलियम एच० यूकसेको (१८-९-१९३१ के परचात्‌) 
मैं क्‍या चाहता हूँ (१९-९-१९३१) 


« बच्चोके साथ चर्चा (१९-९-१९३१) 


भाषण : स्वागत-समारोहमे (१९-९-१९३१) 


पत्र गुट्म प्रफरको (१९-९-१९३१ के परचात) 


गुजरातकी खादी (२०-९-१९३१) 

भेट : पोस्ट के प्रतिनेधिकों (२०-९-१९३१) 
भेट : श्रीमती नाइटको (२०-९-१९३१) 

पत्र . सुशीका गाधीको (२२-९-१९३१) 

पत्र : जमना गाधीकों (२२-९-१९३१) 


२८ 
२९ 


३०. 


३१ 


३२. 
३३. 


ड्े४ड 


३५. 
३६० 
३७. 
३८. 


३९ 
४० 


४१. 


डर 


४३. 
« बातचीत : कपड़ा-उद्योगके प्रतिनिधियोसे (२६-९-१९३१) 
४५. 
४६. 
« लिपि-सुघार (२७-९-१९३१) 
४८. 
४९. 
५०. 
५१. 
५२. 
प३. 
५४. 


प५ 
५६ 
प्‌ 
५८ 
५९५ 


६०. 
६१. 


दर 


दरे. 


बीस 


पत्र : पुरुषोत्तम गाधीको (२२-९-१९३१) 

भेट . चार्ली चैपलिनसे (२२-९-१९३१) 

भाषण : सघ-सरचना समितिकी बैठकमे (२२-९-१९३१) 

पत्र: “मैचेस्टर गाडियन को (२३-९-१९३१) 

वक्तव्य . समाचारपन्नरोको (२३-९-१९३१) 

भाषण गिल्डहाउस चर्चमे (२३-९-१९३१) 

भाषण . पालियामेटके सदस्योकी बैठकमे (२३-९-१९३१) 

पत्र . नारणदास गाधीको (२४-९-१९३१) 

पत्र : गगाबहन वैद्यको (२४-९-१९३१) 

पत्र : प्रेमाबहत कटकको (२४-९-१९३१) 

सघ-सरचना समितिकी बैठककी कार्यवाहीके कुछ अश (२४-९-१९३१) 
भेट : “जॉन बुल ' के प्रतिनिधिको (२५-९-१९३१ या उसके पूर्व) 
वक्तव्य : समाचारपत्रोको (२५-९-१९३१) 

वक्तव्य * समाचारपत्रोको (२५-९-१९३१) 

वक्तव्य समाचारपत्रोको (२६-९-१९३१) 

बातचीत . कपड़ा-उद्योगके प्रतिनिधियोसे (२६-९-१९३१) 


भेट * बेरोजगार मजदूरोके शिष्टमण्डलको (२६-९-१९३१) 
भाषण : छककाशायरमे (२६/२७-९-१९३१) 


पारसियोका विरोध (२७-९-१९३१) 

पत्र . दादूको (२७-९-१९३१) 

भाषण वयस्कोके स्कूलमे (२७-९-१९३१) 
भेट बेरोजगार मजदूरोके शिष्टमण्डलकों (२७-९-१९३१) 
वक्तव्य . समाचारपत्रोको (२७-९-१९३१) 

भेट . शिष्टमण्डलकों (२७-९-१९३१) 

मै, मेरा चरखा और महिलाएँ (२८-९-१९३१) 
पत्र: सर सैम्युअछ होरकों (२८-९-१९३१) 
पत्र: सर हेनरी स्ट्रैकॉदइको (२८-९-१९३१) 
पत्र : तेजबहादुर सप्रूको (२८-९-१९३१) 
वक्तव्य : समाचारपत्रोको (२८-९-१९३१) 

पत्र *' एच० हारकोढेको (२९-९-१९३१) 

पत्र: ज्ञॉ डेसमडको (२९-९-१९३१) 

पत्र ए० फेनर ब्रॉकवेको (२९-९-१९३१) 
पत्र एच० स्टैनली जेवन्सको (२९-९-१९३१) 
पत्र. फ्रेडरिक बी० फिशरको (२९-९-१९३१) 


पर 
प्र 
परे 
पड 
पप्‌ 
पप्‌ 
५ 
६७ 
६८ 
६८ 
६९ 
६९९ 
७१ 
७२ 
७२ 
७३ 
७५ 
७१ 
७६ 
७७ 
७७ 
७८ 
७९ 
८२ 
(4 
८७ 
८८ 
९१ 
९२ 
धर 
९३ 
रे 
९४ 
९४ 
९५ 
९५ 


६४. 
६५. 
६६० 


६९७ 


६८. 


६९ 


७०. 
७१, 
७२. 
७३. 
७४. 


७५ 


७६. 


७ 
७८ 
७९ 
८०. 
८१ 


८२. 
<३. 
८४. 


८५ 
८६. 


<८७. 
८८. 
८९, 
९०. 
६१. 


९२ 


९३. 


९४ 
द५्‌ 
९६ 


९७. 
९८. 
है 


इक्कीस 


: एवलिन क्लेयरको (२९-९-१९३१) 

. ए० फेनर ब्रॉकवेको (२९-९-१९३१) 

: जी० हाइनीजको (२९-९-१९३१) 

* एस० एस० जहीरको (२९-९-१९३१) 
: क्रिश्चियन शोल्डरुपको (२९-९-१९३१) 
: जे० थियोडोर हैरिसको (२९-९-१९३१) 
- आर० बी० ग्रेगको (२९-९-१९३१) 


जूलियट ई० ब्लूमको (२९-९-१९३१) 


: वी० जी० कूर्माकों (२९-९-१९३१) 

. एच० सी० ढॉडाकों (२९-९-१९३१) 
: आर्थर हैरिसनकों (२९-९-१९३१) 

* सर हेनरी स्ट्रैकॉशको (३०-९-१९३१) 
: एस० एन० हाजीको (३०-९-१९३१) 
पत्र . 
पत्र: 
भेट : 
भाषण * भारतीय व्यापार-मण्डलमे (३०-९-१९३१) 
पत्र . 
पत्र : 


पेस्टर फॉरेलको (३०-९-१९३१) 
डॉ० मॉड रॉयडनको (३०-९-१९३१) 
रैम्जे मैकडॉनाल्डसे (३०-९-१९३१) 


आर्थर जे० डेविसको (१-१०-१९३१) 
उज्जलूसिहको (१-१०-१९३१) 


वक्तव्य : समाचारपत्रोको (१-१०-१९३१) 
वक्तव्य . समाचारपत्रोको (१-१०-१९३१) 
कुछ प्रइनोके उत्तर (१-१०-१९३१) 


अल्पसख्यक-समस्या समितिकी कार्यवाहीका अंश (१-१०-१९३१) 
एवलिन क्लेयरकों लिखा पुर्जा (१-१०-१९३१ के पदचात्‌) 
भेट : “ज्यूइश ऋनिकल ' के प्रतिनिधिको (२-१०-१९३१ के पूर्व) 


भेंट . हेनरी कार्टरको (२-१०-१९३१) 
भाषण भोजके अवसरपर (२-१०-१९३१) 


भाषण * अल्पसल्यक-समस्या-सबंधी गोष्ठीमे (२-१०-१९३१) 
भाषण . महिलाओ द्वारा आयोजित स्वागत-समारोहमे (२-१०-१९३१) 


दिगस्वर मुनि (४-१०-१९३१) 


वक्तव्य : खातेदारोके मामलेके सबधमे (५-१०-१९३१ के पू) 
भाषण . अल्पसख्यक-समस्या-सबंधी गोष्ठीमे (५-१०-१९३१) 


पत्र : ई० डॉल्वी शेल्टनको (६-१०-१९३१) 


भाषण फ्रेड्स ऑफ इडियाकी सभामें (७-१०-१९३१) 
भाषण . अल्पसख्यक-समस्या समितिकी बैठकमे (८-१०-१९३१) 
लॉर्ड इवितकों लिखे पत्रका अश (८-१०-१९३१) 


९६ 

९७ 

९८ 

९८ 

९९ 

९९ 
१०० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०४ 
१०५ 
१०५ 
१०६ 
१०६ 
१०७ 
१०९ 
१०९ 
११० 
११० 
१११ 
११३ 
११६ 
११६ 
११८ 
१२० 
१२३ 
१२३ 
१२५ 
श्र५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२८ 
१३३ 


बाईस 
१०० भाषण . ग्रेट ब्रिटेन और आयरलंडकी मिशनरी सस्थाओके सम्मेलनमे 


(८-१०-१९३१) १३३ 
१०१ भेंट* मदाम मॉन्‍्टेसरीसे (९-१०-१९३१ या उसके पूर्व) १४२ 
१०२. भेट * शो डेसमडको (९-१०-१९३१ या उसके पूर्व) १४३ 
१०३ पत्र - अरेस्ट एस्डेलको (९-१०-१९३१) डड 
१०४ पत्र महमूदुल्लाको (९-१०-१९३१) १४४ 
१०५ पत्र. एस० सत्यमूतिको (९-१०-१९३१) श्ड५्‌ 
१०६. टिप्पणी: सी० छेवेलीन हॉवेलके पत्रपर (९-१०-१९३१) १४६ 
१०७ भाषण : सघ-सरचना समितिके समक्ष (९-१०-१९३१) १४६ 
१०८. भेंठ : एच० एन*० ब्रेल्सफोडंको (११-१०-१९३१ या उसके पूर्व) १४७ 
१०९. पत्र: हे० साँ० लि० पोलछकको (१२-१०-१९३१) १५३ 
११०. पत्र : नारणदास ग्राधीको (१२-१०-१९३१) श्प्४ड 
१११. भाषण नेशनल लेवर क्लवके स्वागत-समारोहमें (१२-१०-१९३१) १५४ 
११२. भेट : समाचारपत्रोके प्रतिनेधियोको (१३-१०-१९३१) १५९ 
११३ भाषण: भारतीय छात्रोकी सभामें (१३-१०-१९३१) १६० 
११४. तार - डॉ० मु० अ० अन्सारीको (१४-१०-१९३१ के पूर्व) १६४ 
११५. वक्‍तव्य : “आइलड' को (१४-१०-१९३१ या उसके पूर्व) १६५ 
११६. वक्तव्य: समाचारपत्रोंकी (१४-१०-१९३१) १६६ 
११७. भाषण : संघ-सरचना समितिके समक्ष (१४-१०-१९३१) १६७ 
११८. पत्र कैटरबरीके आकंविशपको (१५-१०-१९३१) १७० 
११९. सघ-सरचना समित्तिकी वैठककी कार्यवाहीके कुछ अह्य (१५-१०-१९३१) १७० 
१२०. भाषण : छात्रोकी सभामें (१५-१०-१९३१) १७१ 
१२१. प्रदनोत्तर (१६-१०-१९३१ के पूर्व) १७६ 
१२२. भेंट: कैलेण्डरको (१६-१०-१९३१) १७६५ 
१२३. प्रदनोत्तर (१६-१०-१९३१) (८४ 


१२४. सघ-सरचना समितिकी बैठककी कार्यवाहीके कुछ अंद (१६-१०-१९३१) १८६ 
१२५. भाषण * मद्य-निषेधवादी कार्यकर्ताओकी सभामे (१६-१०-१९३१) १८९ 


१२६. तार जवाहरलढालछ नेहरूको (१६-१०-१९३१ के पदचातू) १९१ 
१२७ पत्र: छॉर्ड इविनको (१७-१०-१९३१) १९१ 
१२८ भाषण * नॉटिघम युनिवर्सिटी कॉलेजमे (१७-१०-१९३१) १९२ 
१२९ भेंट एवलिन रेंचको (१७-१०-१९३१ के पूर्व) १९३ 
१३०. पत्र: अलबर्ट आइन्स्टीनको (१८-१०-१९३१) न 
१३१. भेट: व्मिघमके विशपसे (१८-१०-१९३१) ३०१ 
१३२. सन्देश : इग्लैडमें रहनेवाले भारतीयोको (१८-१०-१९३१) २०१ 
१३३. भाषण: वर्मिघमकी सभार्मे (१८-१०-१९३१) ३०३ 


१३४ प्रइनोत्तर (१८-१०-१९३१ के पदचात ) २०९ 


तेईस 


१३५. पत्र: भोपालके नवाबको (१९-१०-१९३१) २१० 
१३६ संघ-संरचना समितिकी बैठककी कार्यवाहीके कुछ अश (२०-१०-१९३१) २११ 
१३७. भाषण : चैथम हाउसकी सभामे (२०-६०-१९३१) २१४ 
१३८. पत्र: प्रेमाबहन कंटकको (२१-१०-१९३१) २२८ 
१३९. भाषण: चर्च हाउसमे (२१-१०-१९३१) २२९ 
१४०. प्रद्नोत्तर (२१-१०-१९३१ के आसपास) २२९ 
१४१. पत्र: मिर्जा इस्माइलको (२२-१०-१९३१) २३० 
१४२. भेट: “स्टेट्समैन के प्रतितिधिकों (२२-१०-१९३१) २३१ 
१४३. संघ-सरचना समितिकी बैठककी कार्यवाहीके कुछ अंश (२२-१०-१९३१) २३२ 
१४४. पत्र; सर फिलिप हार्टोगको (२३-१०-१९३१) २३७ 
१४५. भेट: रायटरके प्रतिनेधिकों (२३-१०-१९३१) २३८ 
१४६. संघ-संरचना समितिकी बैठककी कार्यवाहीके कुछ अश (२३-१०-१९३१) २३९ 
१४७. भाषण : विद्याथियोकी सभामे (२३-१०-१९३१) एड 
१४८. मिर्जा इस्माइलको लिखा पुर्जा (२३-१०-१९३१ या उसके परचात्‌) २४७ 
१४९. भाषण: भारतीय मजलिसमें (२४-१०-१९३१) २४७ 
१५०. बातचीत : ऑक्सफोर्डमे (२४-१०-१९३१) २५१ 
१५१. प्रइनोत्तर (२४-१०-१९३१) २५४ 
१५२. प्रइनोत्तर (२४-१०-१९३१ या उसके पदचात्‌) २५६ 
१५३. पत्र: मिर्जा इस्माइलको (२४-१०-१९३१ के पदचात्‌) २५७ 
१५४. पत्र: मणिबहन पटेलको (२६-१०-१९३१) २५८ 
१५५. पत्र: वल्‍्लमभाई पढेलको (२६-१०-१९३१) २५८ 
१५६, पत्र: लेडी ईव क्रिररको (२७-१०-१९३१) २५९ 
१५७. पत्र: एवलिन रेचको (२७-१०-१९३१) २६० 
१५८, पत्र: ए० कार्लाइल वाल्शको (२७-१०-१९३१) २६१ 
१५९. मिर्जा इस्माइलको लिखा पुर्जा (२८-१०-१९३१ के आसपास) २६१ 
१६०. पत्र: मिर्जा इस्माइलको (२८-१०-१९३१ के आसपास) २६२ 
१६१. पत्र : अम्तुस्सछामको (२८-१०-१९३१) रश्२ 
१६२. पत्र: सर हेनरी एस० लॉरेन्सकों (२८-१०-१९३१) २६३ 
१६३. भाषण : मॉग्टेसरी ट्रेनिंग कॉलेजमें (२८-१०-१९३१) २६३ 
१६४. मिर्जा इस्माइलकों लिखा पूुर्जा (२८-१०-१९३१ या उसके पदचात) २६६ 
१६५, भेट: चार्ल्स पेट्रेव तथा अन्य छोगोको (२९-१०-१९३१) २६७ 
१६६. वक्तव्य: समाचार-पत्रोकों (३०-१०-१९३१) २७५ 
१६७. भाषण . कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया छीगकी सभामें (३०-१०-१९३१) २७५ 
१६८. तार: वल्लभभाई पटेलको (३१-१०-१९३१) २८० 
१६९, तार: हौेन्द्रनाथ घोषको (३१-१०-१९३१) ” २८० 


१७०. भाषण: फ्रेहस हाउसमे (३१-१०-१९३१) २८१ 


चौवीस 


१७१ पत्र. रेजिनाल्‍ड रेनॉल्ड्सको (अक्टूबर|नवम्बर, १९३१) २८८ 
१७२. भाषण पेम्ब्रोक कॉलेजमे (१-११-१९३१) २८८ 
१७३ भाषण भारतीय मजलिसमे (१-११-१९३१) २९२ 
१७४ वक्तव्य. सघ-सरचना समितिके समक्ष (२-११-१९३१) २९४ 
१७५ वक्तव्य समाचार-पत्रोको (३-११-१९३१) २९५ 
१७६ भाषण . चिल्डरेस हाउसकी वैठकमे (३-११-१९३१) २९५ 


१७७ सघ-सरचना समितिकी बैठककी कार्यवाहीके कुछ अ्य (४-११-१९३१) २९६ 
१७८. भाषण : इडियन मेडिकल एसोसिएशनके समक्ष (४-११-१९३१) २९७ 


१७९ भाषण - डाक-कर्मचारी सघकी सभामे (५-११-१९३१) २९७ 
१८०. पन्न: निक सॉलोमनको (६-११-१९३१) ३०० 
१८१, पत्र प्रधान मन्ीको (६-११-१९३१) ३०१ 
१८२. मेंठ: जॉर्ज बर्नाडे शॉसे (६-११-१९३१) ३०२ 
१८३ प्रइनोत्तर (६-११-१९३१) ३०३ 
१८४. वक्तव्य: समाचार-पत्रोकों (६-११-१९३१) रे०४ 
१८५. भेट . "स्टार के प्रतिनिधिको (७-११-१९३१ के पूर्व) ३०४ 
१८६. पत्र . प्रेमाबहन कटकको (८-११-१९३१) ३०५ 
१८७ पत्र: इन्दु पारेखको (८-११-१९३१) ३२०५ 
१८८. वक्तव्य: समाचार-पत्रोको (८-११-१९३१) ३०६ 
१८९. सन्देश : दीवालीपर (९-११-१९३१) ३०६ 
१९०, वक्तव्य: समाचार-पत्रोको (९-११-१९३१) ३०७ 
१९१. भाषण : फ्रेड्स हाउसमे (९-११-१९३१) ३९७ 
१९२. भेंट: जे० एम० सेनगुप्तको (१०-११-१९३१) ३१० 
१९३. भाषण ' लन्दन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्समे (१०-११-१९३१) ३१० 
१९४. पत्र जॉन हाइनीज होम्सको (११-११-१९३१) ३१३ 
१९५. पत्र. एच० एच० मॉण्टगोमरीको (११-११-१९३१) ३१४ 
१९६ पत्र: विविजन बटरूर बर्कंको (११-११-१९३१) ३१४ 
१९७, पत्र: एफ० बी० फिशरको (११-११-१९३१) २१५ 
१९८. भेट पत्रकारोको (११-११-१९३१) ३६६ 
१९९ भाषण . गोलमेज परिपद्‌के प्रतिनिधियोकी बैठकमें (११-११-१९३१) ३१८ 
२००. वक्तव्य: समाचार-पत्रोकी (१२-११-१९३१ के पूर्व) ३१८ 
२०१, भाषण कॉमनवेल्थ ऑफ इडिया छीगमे (१२-११-१९३१) ३१९ 
२०२. तार छॉ्ड इविनको (१३-११-१९३१) 3 
२०३ भेट "न्यूज क्रॉनिकल ' के प्रतिनिधिको (१३-११-१९३१) शर्ट 


२०४. भाषण अल्पसख्यक-समस्या समितिकी वैठकमे (१३-११-१९३१) ३२६ 
२०५. भाषण : वेस्टर्मिस्टर स्कूलमे (१३-११-१९३१) ३३१ 


२०६. 
२०७, 
२०८. 
२०९. 
२१०. 


२११. 
२१२. 
२१३. 
२१४. 
२१५. 


२१६. 
२१७. 


२१८ 


२१९. 
२२०. 


२२१ 
श्र 
२२३ 
३२४ 


२२५. 
२२६. 


२२७. 


२२८. 


२२९ 


२३०. 


२३१. 
२३२- 


२३३ 


२३४. 


पच्चीस 


भेट : समाचार-पत्नोको (१४-११-१९३२१) 

पत्र : प्रधान मन्त्रीकों (१४-११-१९३१) 

पत्र: मेरी ऑस्वनेंको (१६-११-१९३१) 

सन्देश : एफ० बी० फिशरको (१७-११-१९३१) 
सघ-सरचना समितिकी बैठककी कार्यवाहीके कुछ अश 
(१७-११-१९३१) 

भाषण : वीमेन्स इडियन कौंसिककी बैठकमे (१८-११-१९३१) 
पत्र: सर सैम्युअछ होरको (१९-११-१९३१) 

पत्र . सर फिलिप हार्टोगको (१९-११-१९३१) 

वक्‍तव्य : समाचार-पत्रोको (१९-११-१९३१) 

सघ-संरचना समितिकी बैठककी कार्यवाहीके कुछ अण 
(१९-११-१९३१) 

पत्र: डब्ल्यू० ट्यूडर ओवेनको (२०-११-१९३१) 

भाषण * रन्दन शाकाहारी मण्डलकी सभामे (२०-११-१९३१) 
पत्र : जें० आर० स्लॉर्नी वॉल्टनको (२१-११-१९३१) 
पत्र: हेनरी लॉरेसको (२१-११-१९३१) 

प्रशनोत्तर (२२-११-१९३१) 

पत्र सैम्युअल होरको (२४-११-१९३१) 

भेट : 'इको डी पेरिस के प्रतिनिधिको (२४-११-१९३१) 
मिर्जा इस्माइलको लिखा पुर्जा (२५-११-१९३१) 

भेट . 'त्यू लीडर के प्रतिनिधिकों (२५-११-१९३१) 
भाषण : संघ-संरचना समितिके समक्ष (२५-११-१९३१) 
सघ-सरचना समितिकी बैठककी कार्यवाहीके कुछ अं 
(२५-११-१९३१) 

सघ-सरचना समितिकी वैठककी कार्यवाहीके कुछ अश 
(२६-११-१९३१) 

सघ-सरचना समितिकी बैठक॒की कार्यवाहीके कुछ अश 
(२७-११-१९३१) 

तार: वल्लभभाई पटेछको (२८-११-१९३१) 

गोलमेज परिपद्के पूर्णाधिवेशनकी' कार्यवाहीका अश 
(२८-११-१९३१) 

भेट : रत्दनके पत्र-पतिनिधियोको (३०-११-१९३१ के पृ) 
गोलमेज परिषद्के पूर्णाधिवेशनकी कार्यवाहीका अश 
(३०-११-१९३१) 

तार: सातन्याछकों (३०-११-१९३१ या उसके पदचात) 
पत्र: सर सैम्युअछ होरको (१-१२-१९३१ या उसके पूर्व) 


३३२ 
३३४ 
३३६ 
३३६ 


३३७ 
३४४ 
रे४६९ 
३४७ 
३४८ 


३४८ 
३६० 
३६० 
३६४ 
३२६५ 
३६६ 
३६७ 
३६८ 
३६८ 
३६९ 
३७२ 


३७८ 


३८५ 


३८६ 
३८७ 


३८७ 
३८८ 


३९० 
३९१ 
३९१ 


र३५. 
२३६. 
२३७. 
२३८. 


२२९ 


२४०. 
२४१. 
२४२. 
२४३: 
२४४. 
२४५. 
२४६. 


२४७ 


२४८. 
२४९. 
२५०. 
२५१. 
२५२. 
२५३. 
२५४. 
२५५. 
२५६. 
२५७. 
२५८. 
२५५९. 
२६९०५ 
२६१. 
२६२: 
२६३. 


२६४ 


२६५. 
२६६. 
२६७. 


२६८ 
२६९ 


छब्बीस 


पत्र : गोलमेज परिषद्‌के अध्यक्षको (१-१२-१९३१ या उसके पूर्व) 
भाषण . गोलमेज परिषदुके पूर्णाधिवेशनमे (१-१२-१९३१) 
भेट पत्रकारोको (१-१२-१९३१) 

गोलूमेज परिषदुके पूर्णाधिवेशनकी कार्यवाहीके अश 
(१-१२-१९३१) 

वक्तव्य : समाचार-पत्रोको (१-१२-१९३१) 

पत्र: हे० सॉ० लि० पोलककों (२-१२-१९३१) 

भेट : फिलिप हार्टोगकों (२-१२-१९३१) 

भेट . समाचार-पत्नोके प्रतिनेधियोको (३-१२-१९३१) 
बातचीत * हॉरेबिन तथा अन्य छोगोसे (३-१२-१९३१) 
भेंट . एडमड डिमिटरको (५-१२-१९३ के पूर्व) 

एक घोषणापत्र (५-१२-१९३१ या उसके पूर्व) 

भेट , समाचार-पत्नोको (५-१२-१९३१) 

भेट - रायटरके प्रतिनिधिको (५-१२-१९३१) 

भेंट : ' ब्रिस्टल ईवनिंग न्यूज के प्रतिनिधिकों (५-१२-१९३१) 
प्रश्नोत्तर (५-१२-१९३१) 

भाषण : स्वागत-समारोहमे (५-१२-१९३१) 

भाषण : सार्वजनिक सभामे (५-१२-१९३१) 

प्रशनोत्तर (५-१२-१९३१ या उसके पर्चात्‌ ) 

बातचीत : रोमाँ रोलाँसे (६-१२-१९३१) 

भेट . पत्रकारोको (६-१२-१९३१) 

लॉरड इविनको लिखे पत्रका अछश (६-१२-१९३१के पदचात्‌) 
पत्र . सर सैम्युअल होरकों (७-१२-१९३१) 

पत्र . सर सैम्युअल होरको (७-१२-१९३१) 

प्रश्नोत्तर (८-१२-१९३१) 

भाषण : छोजानकी सभामे (८-१२-१९३१) 

भाषण : छोजानकी सभामे (८-१२-१९३१) 

बातचीत . रोमाँ रोलाँसे (९-१२-१९३१) 

भाषण : इटरनेशनल सेनेटोरियममे (९-१२-१९३१) 

भाषण : एक सभामे (१०-१२-१९३१) 

बातचीत : रोमाँ रोलाँसे (१०-१२-१९३१ या उसके पदचात्‌) 
भेट : सुखोतिना टॉल्स्टॉयको (१३-१२-१९३१) 

भाषण . महिलाओकी सभा, रोममे (१३-१२-१९३१) 

पत्र . ब्रिस्कोको (१४-१२-१९३१) 

एक आटोग्राफ (१५-१२-१९३१ या उसके पूर्व) 

पत्र: देवी वेस्टको (१५-१२-१९३१) 


३९२ 


३९२ 
डण०्ए्‌ 


४१३ 


ताई 
२७० तार क्रॉफ्टको (१७-१२-१९३१) ४७१ 


२७१. पत्र अगाथा हैरिसनकों (१७-१२-१९३१) ४७२ 
२७२. भेट: रायटरके प्रतिनिधिको (१७-१२-१९३१) ४७३ 
२७३ पत्र" मणिलाल और सुशीलाको (१९-१२-१९३१) ४७३ 
२७४ पत्र * माक्िओनेस विटेलेस्खीकों (१९-१२-१९३१) ४७४ 
२७५ पत्र. रोमाँ रोलाँको (२०-१२-१९३१) ४७५ 
२७६. पत्र काले हीथको (२०-१२-१९३१) ४७६ 
२७७ भारतीय सेना (२१-१२-१९३१) ४७६ 
२७८ सिहावलोकन (२३-१२-१९३१) ४७९ 
२७९ तार' वल्लभभाई पटेलको (२३-१२-१९३१ या उसके पश्चात्‌) ४८३ 
२८० तार रेवाशकर झवेरीको (२३-१२-१९३१ या उसके पश्चात्‌) ४८३ 
२८१. वक्तव्य एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिकाकों (२४-१२-१९३१) ४८३ 
२८२. प्रवचन: एस० एस० “पिलसना” जहाजपर (२५-१२-१९३१) ४८४ 
२८३ टिप्पणियाँ (२७-१२-१९३१) ४८७ 
२८४. भेट: रायटरके प्रतिनेिधिकों (२७-१२-१९३१) ४८७ 
२८५. सन्देश . अमेरिकाके लिए (२८-१२-१९३१ के पूर्व) ४८८ 
२८६ भेट . एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनिधिकों (२८-१२-१९३१) ४८८ 
२८७ पत्र. जवाहरलाल नेहरूको (२८-१२-१९३१) ४९० 
२८८ भेट समाचारपत्रोको (२८-१२-१९३१) ४९१ 
२८९ भेट . समाचार-पत्नोको (२८-१२-१९३१) ४९२ 
२९० भाषण सावेजनिक सभा, वम्बईमे (२८-१२-१९३१) ४९४ 
२९१ भाषण . वेलफेयर ऑफ इंडिया छीगकी सभामे (२८-१२-१९३१) ४९८ 
२९२ तार वाइसरायको (२९-१२-१९३१) ५०७ 
२९३ भाषण प्रार्थना-सभामे (३१-१२-१९३१) ५०८ 
२९४ दैनन्दिनी, १९३१ ५०८ 
२९५ काग्रेस कार्य-समितिके प्रस्तावका पाठ (१-१-१९३२) ५१७ 
२९६ तार: वाइसरायके निजी सचिवकों (१-१-१९३२) ५२० 
२९७ परिचय-पत्र प्रिवा-दम्पतिको (१-१-१९३२) ५्र४ 
२९८ तार प्रभाशकर पट्टणीको (२-१-१९३२) ५२४ 
२९९ पत्र जवाहरलाल नेहरूको (२-१-१९३२) ५२५ 
३०० पत्र नारणदास गाधीको (२-१-१९३२) ५२५ 
३०१ बातचीत . वेलफेयर ऑफ इडिया लीगके शिष्टमण्डलसे (२-१-१९३२) ५२६ 
३०२. सन्देश * खेडाके किसानोको (३-१-१९३२ के पूर्व) ५२८ 
३०३. मन्दिर-प्रवेश सत्याग्रह (३-१-१९३२ या उसके पूर्व) ५३० 
३०४. तार वाइसरायके निजी सचिवको (३-१-१९३२) ५३२ 


३०५. तार. हॉरैबिनको (३-१-१९३२) ५३३ 


जठाईस 


३०६. तार: छॉर्ड इविनको (३-१-१९३२) प्र्प्‌ 

३०७ भेट एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनेधिको (३-१-१९३२) ण्३५ 

३०८. पत्र * रवीनच्बननाथ ठाकुरको (३-१-१९३२) ५३७ 

३०९ भाषण : प्रार्थना-सभामें (३-१-१९३२) ५३७ 

३१० भेंट “वॉमस्‍्वे क्रॉनिकल” के प्रतिनिधिको (३-१-१९३२) ण्र्८ 

३११. सन्देश * भारतीय ईसाइयोको (३-१-१९३२) पु४ड० 

३१२ सन्देश . अमेरिकाको (३-१-१९३२) ५४० 

३१३. देनन्दिनी, १९३२ ५४१ 
परिशिष्ट : 

१. कपास-उद्योगके प्रतिनिधियोसे गाधीजी की मुलाकातका विवरण ५४२ 

२ रोमाँ रोलाँका पत्र एक अमेरिकी मिन्रके नाम ५४८ 

३ वाइसरायके निजी सचिवका भेजा तार प्ष१ 

४. वाइसरायके निजी सचिवका भेजा तार प्प्रे 

सामग्रीके साधन-सूत्र पुप्‌द 

तारीखवार जीवन-वृत्तान्त (१२-९-१९३१ से ३-१-१९३२) ण्ष्छ 

शीर्षक-साकेतिका ५६३ 


साकेतिका ५६७ 


१. भेंट: “ईवरनिंग स्टेडड्ड ' के प्रतिनिधिकों' 


१२ सितम्बर, १९३१ 
जोरोंकी बारिश हो रही थी। गांधीजी खुरदरी खादी धारण किये हुए थे। 
उन्होंने अपना कन्धा उचकाते हुए कहा: 
मुझे वर्षा पसन्द नहीं। अभी-अभी सुना है कि इस साहू आपके यहाँ गर्मीकी 
ऋतु आई ही नहीं। लेकिन अगर में भारतमे शान्ति स्थापित कर सकूँ तो मुझे इस 
मौसमको भी झेलनेमें कोई एतराज नही होगा। 
में “ईवरनिंग स्टैडड्ड ' के जरिये दुनियाको एक सन्देश ' देना चाहता हूँ . 
यदि भारत सत्य और अहिसाके बलपर स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेता है तो 
मुझे पूरा विद्वास है कि विदव-शान्तिके क्षेत्रमे इस युगका यह सबसे बडा 
योगदान होगा। 


मो० क० गांधी 


मैं इतना ही चाहता हूँ कि भारतमे शान्ति स्थापित हो जाये और इसमे मैं 
ब्रिटेनकी जनताकी सहायता चाहता हूँ। में सरकारकों परेशान नहीं करना चाहता, 
उसकी मदद करना चाहता हूँ। में यहाँ क्यों आया ? इसलिए आया हूँ कि मैने 
लॉड इविनकों इसके लिए वचन दिया है। अपने वचनका पालन करनेसे कभी किसीका 
कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैने भी अपना वचन निभाया है। अब सवाल यह है 
कि शान्तिसे मेरा तात्पये क्या है” गव्दकोशमें आप ऐसा लिखा पायेगे कि यह युद्धका 
विपरीतार्थंक शब्द है। हमारे यहाँ काफी उथरू-पुथल, छडाई-झगडे हो चुके है। अब 
हम शान्ति चाहते है। मुझे ऐसा सन्देशवाहक कहा गया है जिसे किसीका प्रतिनिधित्व 
करनेका कोई अधिकार नहीं है। यह तो सरासर गरूतबयानी है। मुझे यह अधिकार 
प्राप्त है और देनेवाले छोग है भारतकी जनता। 

इसके बाद गांधीजी ने मुझे टाइप किया हुआ एक पृष्ठ दिया और उसके आखिरी 
अनुच्छेदकी ओर इंगित किया। वह इस प्रकार था: “ कांग्रेस महात्मा गांधीकों अपना 
प्रतिनिधित्व करनेके लिए नियुक्त करती है और उन्हें प्रतिनिधित्व करनका अधिकार 
देती है।” 

यह अधिकारपत्र है या नही? में तो कहता हूँ कि है। आप पृछते है, मैं 
चरखा क्यों चलाता हूँ। यह धैर्यके अभ्यासका एक बड़ा साधन है। जब आपकी पत्नी 


१, ईंवनिग स्टेंड्डंके प्रतिनिधिने गांधीजी से, जब वे इगलिश चैनल पार कर रहे थे, उस समय 
नौकामें ही मुछाकात की थी। 
२. यद छिंखित सन्देश था। 


४८-१ 


२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


नाराज हो, आप भी कातने रूंगे। आप पूछते है कि मैं सोमवारकों मौन रखनेका 
अपना ब्नत तोडेंगा या नहीं। जरूरत हुई तो तोड़ेंगा।' वैसे तो अपना ब्रत कायम 
रखनेकी मेरी बडी इच्छा है, लेकिन अगर उन छोगोने बहुत आग्रह किया तो बोलगा। 
गांधीजी ले मुझे बताया कि वे लन्दनमें अपनो लेंगोटी ही पहनेंगे, लेकिन ठंडसे 
बचनेंके लिए श्ञाल और कफम्बल ओढ़ा करेंगे। वे किसी रंगशालामें नहीं जायेंगे। 
किसी समय में लीसियम जाया करता था। शोक्सपियरके नाठक मुझें अच्छे 
रूगते थे। अप्रतिम एलेन टेरी मुझे बहुत पसन्द थी, मै उसे पुजता था। लेकिन यह 
तबकी बात है जब मेलोड़ामा' (अतिनाटक)का चलन नहीं हुआ था। हरुन्दनमें मेरे 
किसी रगज्ञारूमें न जा पानेका कारण सिर्फ यही है कि मेरे पास समय नही रहेगा। 
में उबा देनेवाला वेसा मनहूस बूढा आदमी नही हूँ जैसा मुझे चित्रित किया 
जाता है। सच तो यह है कि में बहुत खुशमिजाज आदमी हूं। [इस अथेमे] अगर 
आप मुझे 'स्कॉच ' कहे तो वह गलत नहीं होगा। मैं अपने पैसे-पैसेका खयाल 
रखता हूँ। 
पिछली बार विश्व-युद्ध प्रारम्भ होनेके ठीक बाद, ६ अगस्त, १९१४ को, 
इग्लैडके समुद्र-तट पर था। आज में यहाँ शान्तिकी स्लोजमे वापस आया हूँ। 
[ अग्रेजीसे ] 
ईवनिंग स्टेंडड १२-९-१९३१ 


२. भाषण : फ्रेंड्स हाउस, लन्‍्दनमें' 
१२ सितम्बर, १९३१ 


आजकी शाम आप मुझसे ऐसी अपेक्षा तो नहीं ही करेगे कि मैं आपका ज्यादा 
समय हूँ या मैं जिस कामको लेकर यहाँ आया हूं, उसके बारेमे कुछ ज्यादा कहूँ। 
छेकिन, सामान्य रूपसे मै आपसे एक बात कहना चाहूँगा। में शान्ति-सुल॒ह स्थापित 
करनेका उद्देश्य लेकर यहाँ अपने मित्रोके साथ आया हूँ। में और मेरे मित्र महान्‌ 
अग्रेज राष्ट्रके अतिथि है। मुझे उम्मीद है कि हम अपने कामके सिलसिलेमें जितने 


१. गोल्मेज परिषदृकी संघ-सरचना समिति (फेडरर स्टक्चर कमिटी) की बवैध्क १४ सितम्बर्को 
होनेवाली थी, उस दिन सोमवार था। 

२. राषटरके अनुसार गाघीणी फोकस्टोनसे लन्दन शामके ४-१० पर पहुंचे और यथपि उस समय 
वर्षो हो रही थी, फिर भी छोग इतनी अधिक सल्यामें उम्े भा रहे थे कि पुल्सिके छिए एद्तियात 
बरतना जहरी हो गया। उन्हें गाढीसे सीषे फ्रेंड्स हाउस के जाया गया। खागत समितिकी ओोरसे उनका 
स्वागठ करते हुए लॉरैन्स द्वाउसमैनने कहा * “ . , . महात्मा गाघी, यदि इजाजत हों तो कहूँ कि आप पढक्र 
अनोखे आदमी है -- अपने देशवासियेकि लिए सी और इमारे देशवासियोके लिए भी। आप दृबवसे श्तने 
शुद्ध और सच्चे हे कि हमारे मनमें शका पैदा हो जाती दे कि क्‍या रेसा हो सकता है। आप इतने 
सरक हैं कि धममें से कुछ छोग दैरतमें पढ़ जाते दै।”” 


भाषण : फ्रेड्स हाउस, लत्दनमे ३ 


दिन भी यहाँ रहेगे उसके अन्तमे आप ऐसा नही मानेगे कि मैने आपके आतिथ्यका 
किसी प्रकारसे दुरुपयोग किया है। मुझे आशा है कि जैसे-जैसे समय बीतता जायेगा, 
आप उस उद्देश्यकी व्याप्तिको समझते जायेगे जिसकी खातिर काग्रेसने मुझे यहाँ भेजा 
है। आप इस बातका भी ध्यान रखेगे कि काग्रेसकी ओरसे बोलनेके अधिकारसे युक्त 
प्रतिनिधिके रूपमे मेरी अपनी कुछ सीमाएँ, कुछ मर्यादाएँ होगी। मुझे तो काग्रेससे जो 
आदेश प्राप्त हुए है, उनकी सीमाओमे रहकर ही काम करना है। उस आदेशपत्नमे 
ऐसे कुछ शब्द अवश्य है, जिनकी रूसे मुझे अपनी इच्छानुसार काम करनेकी कुछ 
छूट मिल जाती है, छेकिन बाकी मामलोमे, सभी बुनियादी मामलोमे तो मैं बिलकुल 
बँधा हुआ ही हूँ।' कांग्रेसने मुझे अपना विश्वास दिया है और यदि मुझे अपने-आपको 
उस विदश्वासके योग्य सिद्ध करना है तो मुझे उस आदेशकी सीमाओका उल्लघन 
कदापि नहीं करना चाहिए। 

मै विनम्रतापूर्वक कहूँगा कि काग्रेस एक सदुद्देश्ययों लेकर चल रही है--ऐसे 
उद्देयको लेकर जिस पर किसी भी राष्ट्रकों गवे होगा। कांग्रेस करोड़ो मूक और 
क्षुधात्ते मानवोके लिए विशुद्ध स्वतन्त्रता चाहती है। काग्रेस उनका सही प्रतिनिधित्व 
कर सके, इस उद्देश््से उसने इस स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके साधनके रूपमे सत्य और 
अहिसाको चुना है। 

मैं यह भली-भाँति जानता हूँ कि सभी काग्रेसियोका आचरण उस साधनके 
अनुरूप नहीं रहा है, और में यह भी जानता हूँ कि अगर हम काग्रेसी सत्य और 
अहिसाके नाम पर असत्य और हिंसामय व्यवहार करेगे तो सारी दुनिया हम पर 
थूकेगी। लेकिन मैं जानता हूँ कि काग्रेसके श्रेष्ठतम कार्यकर्त्ताओने अपने जीवनमे सत्य 
और अहिसाके सारको उतारा है और यह मेरे छिए सबसे बडे सल्तोषकी बात 
है। . . - 

में जानता हूँ कि हमारे बीच हिंसामे विश्वास करनेवालोका भी एक दल है। 
में उनमें से बहुत-से नौजवानोकों जानता हूँ। उनके साथ में रहा हूँ, उनके बीच 
घुल-मिलकर उनको देखा है, उनके साथ बातचीत भी की है। मेने और मेरे बहुत- 
से सहयोगियोंने उन्हे उस चीजकी ओरसे विमुख करनेकी कोशिश की है, जिसे हम 
गलत मानते है। लेकिन साथ ही मेँ यह भी जानता हूँ कि हमारे और उनके 
बीच उद्देधयकी एक समानता भी है। वे स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिए व्याकूल है - 
स्वतन्त्रता, जिस पर भारतका हक है, जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। मैने सावें- 
जनिक तौर पर और तिजी बातचीतमें भी उनसे कहा है और आज फिर कहता 
हूँ कि उनके कार्योसि कांग्रेस बडी अटपटी स्थितिमें पड जाती है, उनकी गतिविधियाँ 


१. १४-९-१९३१ के बॉम्बे क्रॉचिकक, १५-९-१९३१ के दिल्यून, और १६-९-१९३१ के 
हिन्दुस्तान टाइम्समें प्रकाशित राषव्रकी रिपोर्टमें उपयुक्त वावयके बजाय यह कहा गया है: “ गांवीजीने 
इस वात पर जोर दिया कि उन्हें काग्रेसके भदेशके अनुसार ही चलना चाहिए जिसके कुछ शब्द ऐसे 
है कि मेरे लिए अपनी इच्छानुत्तार काम करनेकी कोई छूट नहीं रह जाती। केकिन बाकी सभी मामलोंमें 
और सभी बुनियादी मामछोंमें वे अपनी इच्छानुसार वर्तनेको विलकुछ स्वतन्त्र है।” 


है सम्पूर्ण गाघी वाडूमय 
प्रगतिकी घड़ीकी सुईको पीछे ढकेलती है। सत्य और बहिंसाके सिद्धान्तमें विश्वास 
रखनेवाले काग्रेसी इस बातकों भछी-भाँति समझते है कि स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिए 
हिंसाका सहारा छेनेवाल्ले ये नौजवान न केवल अपना, बल्कि देशका भी नुकसान 
करते है और सबसे ज्यादा नुकसान तो उन करोडो मूक मानवोका करते है जिनका 
उल्लेख अभी मैने किया है। 

भले ही हम राष्ट्रवादी हो, भरे ही हम प्रबल देशभक्त हो, लेकिन जिस क्षण 
हम सत्य और जअहिंसा-रूपी साधनका सहारा छेते है उसी क्षण हमारी देशभक्ति 
अन्तर्राष्ट्रीयतामे, विश्वप्रेममे परिवर्तित हो जाती है। हमारी देशभक्तिकी अवधारणा 
ही कुछ ऐसी हुई है कि हम स्वतन्त्रता चाहते है तो किसी अन्य देश अथवा 
व्यक्तिकी स्वतन्त्रता पर हाथ डालनेके लिए नहीं। हम जिसकी छाठी उसकी भैस 
अथवा अधिकतम लोगोका अधिकतम हित” वाले नियममे विश्वास नहीं करते। 
हम तो सबका -- ईइ्वरकी सृष्टिके तुच्छतम' प्राणीका --सर्वाधिक कल्याण-साधन 
हो, इस नियममे विश्वास रखते है। और यदि भारत स्वतन्त्रताका अपना अधिकार 
प्राप्त कर लेता है, यदि वह इन साधनोसे अपनी आजादी हासिल कर लेता है तो 
क्या आप नहीं मानते कि यह भारतके लिए ही नहीं, बल्कि सारी दुनियाके लिए 
बहुत अच्छी बात होगी ?' 

लेकिन कुछ और बात भी है। आप तो भारत सरकार और काग्रेसके बीच 
हुए समझौतेके बारेमे जानते ही होगे। यह एक पवित्र समझौता है जो एक नेक 
अंग्रेज, छॉर्ड इविनके प्रयत्नोंसे सम्पन्न हो पाया है। मैने उनसे बार-बार यह वादा 
किया था कि अगर सम्भव हुआ तो में रून्दन अवश्य आऊँगा। सो ज्यो ही मुझे 
ऐसा छगा कि रास्ता खुल गया है, में भागा-भागा रन्दन पहुँच गया हूँ। 

इसके बाद श्री गांधीने सभी अंग्रेज पुरुषों और स्त्रियों से भारतीय समस्याका 
अध्ययन करनेका अनुरोध करते हुए कहा कि इसमें में आपकी कठिनाई समझता हूँ, 
क्योंकि अभी आप छोग अपने घरेलू मामलोसे मिबटनेमें लगे हुए हे और यह सर्वथा 
उचित है। [उन्होंने आगे कहा: ] 

मेरी यह कामना है कि अग्रेज स्त्री-पुरुषोके मनमें यह सत्य उतर जाये कि 
जबतक ब्रिटेन और भारतके आपसी व्यवहारका हिसाब-किताब दुरुस्त नहीं कर 
लिया जाता तबतक ब्रिटेनका 'बजट' सही तौरसे सन्तुरित नहीं हो पायेगा । 

अन्तमें श्री गांधीने ओोताओंसे कहा कि आप छोग भेरे अंगीकृत कार्ययो सफल 
बनानेके लिए काम करें, क्योंकि उससे भारतकी ही नहीं, सारी दुनियाकी भल्‍ाई होगी। 

[ भग्रेजीसे | 
इंडियन न्यूज, २२-९-१९३१ और द्विब्यून, १५-९-१९३१ 


१. यहाँ तकका भंश इंडियन न्यूज़ से लिया गया है और शेष दिव्यूच से। 


, तार: लॉर्ड इबिनको 
किरसले हॉल वोठ 


लन्दत ईस्ट 
[१२ सितम्बर, १९३१ |* 


लॉड इविन 

गैरोबी वकथोर्प (यॉक्स) 

हर्ष है कि आखिर आपको यह सूचित कर पा रहा हूँ कि मैं यहाँ 
पहुँच गया हुँ। जब भी आपको सुविवा हो, आपसे मिलता चाहूँगा। 


गांधी 
अंग्रेजीकी फोटो-कल (एस० एन० १७९०६) से। 
४. भेंट: समाचा रपत्रोंको 
लत्दन 
१२ सितम्बर, १९३१ 


एक मुलाकातके दौरान श्री गांवीने मुझे उन माँगोंका सार बताया जो वे 
कांग्रेसकी ओरतसे पेश करनेवाले हे। उन माँगोके अनुसार: 

१. कांग्रेलसका रूद्य पूर्ण स्वराज्य है। 

२. पूर्ण स्व॒राज्यका मतलब है, सेना, विदेशी मामलों, वित्त और आर्थिक नीति- 

पर नियन्त्रण। 

३ एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा ब्रिटिश सरकारके आर्थिक सोदोंकी जाँच। 

उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे शब्द अवश्य हैं जिनकी रूसे मुझे अपनी इच्छानुसार 
काम्र करनेकी थोड़ी छूठ मिल जाती है; अन्यथा तो मुझे जो समादेश दिया गया 
है, उससे बंधा हुआ हूँ। 

भ्री गांधीने यह भी कहा कि यद्यपि हिन्दू-मुस्लिम समस्या बहुत ठेढ़ी है, लेकिन 
इसका कोई कामचलाऊ समाधान दढूँढ़ पानेकी आशा में कभी नहीं छोड़ँगा। ' 


१. तारते स्पष्ट हैं कि गांवीजी ने इसे लन्दन पहुँचनेके कुछ ही देर बाद भेजा होवा। 
२ यहाँ तकका अंश संडे टाइम्स के अ्रतिनिधिके साथ हुईं मुलाकातके विंवरणते लिया गया है और 
आगेका हिल्ता दिव्यूचमें प्रकाशित राग॒रक एक्र प्रतिनिधिके साथ हुईं मुलाकातके विवरणसे उद्धृत किया 
गया है। 


६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ओ गरांधीने कहा कि कोई कामचलाऊ समाधान दूँढ़ पानेकी आशा से कभो 
नहीं छोडूंगा। मे बराबर आश्यान्वित हें। में मुसलूमानोके साथ सतभेद दूर करनेके 
लिए मनमें कोई भी अत्यथा विचार रखे बिना सब-कुछ करनेको तैयार हैं। मे तो 
सादे कागज पर दस्तखत करके मुसरूमानोंकों दे देने और फिर वे उसपर सत्य समझ- 
कर जो-कुछ लिख दें, उसके लिए संघर्ष करनेको तैयार हूँ। 

ओ गांधीने इस बातपर जोर दिया कि मुसलमानों द्वारा की गईं कोई भी 
माँग सारे मुस्लिम समाजकी ओरसे की गई साँग होनो चाहिए। उन्होंने आगे कहा: 

यह बात मैं किसी प्रयोजनसे ही कह रहा हूँ, क्योंकि एक छोटा-सा संगठन है 
जिसे राष्ट्रवादी मुस्छिम दर कहते है। मे यह नहीं कह सकता कि इसके समर्थकोकी 
सख्या कितनी है, लेकिन उस दकके साथ में कोई धोखेबाजी नहीं कर सकता। 

उन्होंने कहा, मेरा काम सुसलसानोंके दोनों दलोंको एक साथ छाना है। 
[भग्नेजीसे ] 
संडे टाइम्स, १३-९-१९३१ और द्विब्यून, १५-९-१९३१ 


५. भेंट: समाचारपत्नोंको 


लन्दन 
१२ सितम्बर, १९३१ 


आज किस्सले होंलसें एक मुलाकातके दोरान श्री ग्रांधीदे कहा: 

मै लंकाशायर जानेको तैयार, बल्कि उत्सुक हूँ। मे उत्तरी क्षेत्र भी जाना चाहता 
हैं और मैचेस्टर तो अवश्य जाना चाहता हूँ। मुझे वहुत-से पत्र और तार मिल्ले है, 
जिनमें मुझसे वहाँ आनेको कहा गया है और यह भी कि अगर में गोलमेज परिषदमें 
न भी जाऊँ तो वहाँ जानेसे ही मेरा इग्लैड आना सफल हो जायेगा। मेरा वहाँ 
जाना या न जाना वहाँके छोगो पर निर्भर है। अगर वे चाहते हो कि मै आऊं तो 
इसके लिए उन्हें बस इतना-भर कह देना पड़ेगा कि “आइए ॥। 

मे यह समझ सकता हूँ कि विदेशी वस्त्रोंके सम्बन्ध हमने जो-कुछ किया है, 
उसको छेकर यहाँ बहुत-सी गलतफहमियाँ फैली हुई है। अगर में वहाँ गया और उनसे 
बातचीत हुई तो में चाहूँगा कि दे मुझसे सवाल-जवाब करे। में उनसे अपनी बात बिना 
किसी दुराव-छिपावके कहेँगा। 

ओ यांघोने कहा कि जो प्रचार किया गया है उससे लंकाशायरके लछोगोंका सतत 
कहाँ तक प्रभावित हुआ है, यह तो से नहीं जानता, लेकिन आज्ञा तो में यही रखूँगा 
कि अगर कोई गलतफहमी हो तो में उसे दुर कर दूँ और वैसा करतेके लिए से 


१. म्यूरियल छेस्टर द्वारा छन्दनके ईस्ट एण्ड क्षेत्रमें स्थापित पक समाजसेवाकी संत्या; गावीजी ने 
अपने लन्दनअवासके दरम्यान वहीं उदरना पसंद किया था। 


भेट : समाचारपत्रोको ७ 


कुछ भी उठा नहीं रखूंगा। अगर में वहाँ जाऊंगा तो में मुख्यतः श्री सी० एफ० 
एन्ड्रयूजके मार्ग-दर्शनर्में चलंगा, क्योंकि वे लंकाशायरमें काम करनेवाले बहुत-से स्त्री 
पुरुषोंको जानते हे और बहुत-से मिल-मालिकोंसे भी उनका सम्पर्क रहा है। 

जब उत्तसे भारतके लोगोंके लिए सन्‍्देश माँगा गया तो उन्होंने कहा: 

उनसे कहिए कि मन, वचन और कमंसे अहिंसाका पूरा पालन करना तथा 
काग्रेसके रचनात्मक कार्यक्रमको पूर्ण रूपसे लागू करनेका प्रयत्त करना ही मेरे लिए 
उनकी सबसे अच्छी सहायता होगी। 

इंग्लेंडके मौसमके बारेमें बे कुछ ज्यादा शिकायतके लहजेमें नहीं बोले। उन्होंने 
कहा कि इसको तो में पहले भी कई वर्ष झेल चुका हेँ और इससे अच्छी तरह 
वाकिफ हूँ। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस बार जबकि यहाँ मेरे रहने-सहने 
वगेरहका ढब कुछ दूसरा होगा, इस मौसमका मुझपर क्या असर होगा, यह में नहीं 
कह सकता। बवेसे सौससकी सर्दोका ख़मियाजा मित्रोंके प्रेसकी गरमाहट पुरा कर देगी। 

किसीने उनसे पूछा कि क्या वे सोमवारको, अर्थात्‌ अपने सौनवारकों भी संघ- 
संरचना समरितिको बेठकर्म जायेंगे। इसपर उन्होंने कहा: 

में तो अपने-आपको प्रधान-मन्त्री और भारत मन्‍्त्रीकी इच्छा पर छोड़ दूँगा। 
वे जैसा चाहेगे वसा ही करूँगा। यदि उन्हे मेरा वहाँ जाकर चुप बैठना असुविधा- 
जनक नही लगता तो मै खुशी-खुशी वहाँ जाकर बैठककी कार्यवाही देखूँगा। 

किस्सले हॉलके पास रहनेवाले लोग श्री गांधीको देखने और उनसे सिलनेकी 
आशा लगाये हुए हे। भी गांधीका कहना है कि वे बेशक उनसे मिलनेकी आशा 
रखते हे। उन्होंने कहा: 

अगर ऐसा नही होता तो में यहाँ आता ही क्यों? में आशा करता हूँ कि 
वे यहाँ आयेगे और मैं उनमे से कुछके घर जा कर उनसे मिल सकूँगा, बदतें कि 
कुमारी लेस्टर ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे मुझे वहाँ जाते कोई देख न सके। 

गोलमेज परिषद्में शामिल होनेवाले मुसलमान प्रतिनिधियोंमें से एक हे भ्री शौकत 
अली। करू एक मुल्कातके दोरान उन्होंने बताया कि साम्प्रदायिक समस्थाकों लेकर 
वे श्री गांधीसे चार बार मिल चुके हे और इन मुलाकातोंके परिणामस्वरूप ज्यादा 
अच्छे आसार नजर आने रंगे हे। जब श्री गांधीसे पुछा गया कि क्या वे उनकी 
इस रायसे सहमत हे तो उन्होंने कहा: 

हाँ, सहमत तो हूँ ही। जब दो आदमी ---और खासकर ऐसे दो आदमी जो 
लगातार दस साल तक एक-दूसरेके दोस्त रहे है-- आपसमे मिलकर बातचीत करते 
है तब प्रगति तो होती ही है। आशा तो बराबर बनी हुई है, लेकिन सब-कुछ इस 
बात पर निर्भर है कि यहाँ क्या होता है। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, समझौतेके मार्ग॑मे 
कोई कठिनाई नही आयेगी, क्योकि व्यक्तिश मैं तो मुसलमानोकी माँगे स्वीकार 
कर ही लूँगा। 


८ सस्‍्पूर्ण गांधी वाइमय 


में छॉडे रॉदरमेयर और श्री विन्स्टन चचिलसे पत्र लिखकर एक मुलाकातका 
अवसर देनेका निवेदन करने जा रहा हूँ। यह कोई मजाककी बात नहीं है। मै तो 
अपने विरोधियोसे बराबर कहता रहा हूँ वे मुझे मिलनेका अवसर दें। इस तरह 
मुझे अपनी स्थिति समझानेका सौका मिल सकता है। मैं यह पता करने जा रहा 
हैँ कि ऐसे कौन-से लोग है जो मेरे भी मित्र हैं और श्री चचिलके भी। मै उनके 
ऐसे ही किसी मिन्रके माध्यमसे उनसे सम्पर्क स्थापित करनेकी कोशिश करूँगा। 

में तो सुलह-शान्ति स्थापित करनेके लिए कटिवद्ध होकर ही यहाँ आया हूँ। 
वैसे तो ऐसी शान्ति ईश्वर ही दे सकता है, लेकिन इस दिल्ामें जो-कुछ करना सहायक 
हो सकता है, उसे करनेसे मै बाज नहीं आऊँगा।* 

एक विख्यात अमेरिकी एजेंसीके एक प्रतिनिधिने आशान्वित स्वरमें पूछा : “क्‍या 
ऐसी कोई सम्भावना है कि आप स्वदेश लौटते समय अमेरिकाके रास्ते जायें? ” 

नही, अमेरिकाको मेरी जरूरत नहीं है। अमेरिका अभी भेरा स्वागत करनेको 
तैयार नही है। मेरा” से मेरा मतलब है मेरे सन्देशका। मेरे मित्रोने मुझे वहाँ 
न जानेकी सरछाह दी है और मेरे अन्दर भी कही कोई कह रहा है कि उनकी 
सलाह ठीक ही है। सम्भव है, वे मुझे लेकर काफी हो-हल्ला करें और मुझे बहुत-सी 
सभाओमे भी बुलायें, लेकिन अन्तमें इससे कुछ बननेवाला नहीं है। मैं भारतमे अपना 
कास करके ही अमेरिकाकों अपना सन्देश सबसे अच्छी तरह दे रहा हुँ। साथ ही 
ऐसी बहुत-सी बाते हो रही है जिनसे पता चलता है कि अमेरिकावाल्ले मेरे काममे 
रुचि ले रहे है। वहाँसे सैकडो पत्र मेरे पास बाते है। हो सकता है कि वे केवल 
भैरे हस्ताक्षर लेनेके वहाने-मर हो, केकिन मेरे काममें उनकी रुचि तो है ही। 

[ अग्नेजीसे 
मंचेस्टर गाडियन, १४-९-१९३१ और बॉरोज् ऑफ़ पॉपलर ऐंड स्टेपनी ईस्ट 

रून्दन ऐडवर्टाइज्षर, १९-९-१९३१ 


१. यहाँ तबका भंश सैंचेस्टर गाडियन से लिया गया है मौर शेष बॉरोज़ ऑफ पॉपलर ऐंड 
स्टेपनी इस्ट लन्द॒न ऐडवर्टाइज़र से। 


६. अमेरिकाके लिए प्रसारित वार्त्ता' 


१३ सितम्बर, १९३१ 


मेरे विचारसे, भारतीय परिषद्‌ (इडियन काफरेन्स)के जो परिणाम होगे उनका 
प्रभाव भारत पर-ही नही, सारे ससार पर पडेगा। भारत अपने-आपमे लगभग एक 
महादेश है। मानव-जातिका पाँचवाँ हिस्सा यही बसता है। इसकी सभ्यता ससारकी 
प्राचीनतम सम्यताओमे से है। इसकी परम्पराएँ हजारो-हजार वर्ष पुरानी है, और 
दुनिया यह देखकर दंग है कि इनमें से कुछ तो आज भी अपने मूल रूपमे ज्यो- 
की-त्यो बनी हुई है। इसमे सन्देह नहीं कि कालके थपेडोने अन्य अनेक संस्क्ृतियो 
और सस्थाओकी तरह इस सभ्यताके भी विशुद्ध रूपको बदला है, प्रभावित किया है। 

यदि भारतको अपने सुदूर अतीतके वैभवकों स्थायित्व प्रदान करना है तो वह 
स्वतन्त्रता प्राप्त करके ही ऐसा कर सकता है। हमारे सघर्षकी ओर सारी दुनियाका 
ध्यान गया है। इसका कारण यह नही है कि हम भारतीय अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त 
करनेके लिए लड रहे है। वास्तव इसका कारण यह है कि हमने उस स्वतन्त्रताको 
प्राप्त करनेके लिए जो उपाय अपनाये है वे अनुपम है, और, जहाँतक इतिहाससे 
माल्म होता है, उन्हें ऐसी किसी भी जातिने नहीं अपनाया है, जिसका कोई विवरण 
उपलब्ध है। 

हमने जो उपाय अपनाये है वे हिंसाके या रक्‍तपातके उपाय नही है, और न 
वे उस अर्थमे कूटनीतिक उपाय है, जो अर्थ इस शब्दकाु आजकल लगाया जाता है। 
वे उपाय तो विशुद्ध सत्य और अहिंसा है। फिर कोई आइचये नहीं कि सफल और 
शान्तिपूर्ण क्रान्ति सम्पन्न करनेके इस प्रयत्नकी ओर दुनियाका ध्यान खिंच गया है। 
आज तक तो राष्ट्र आपसमे पशुओकी तरह ही जूझते रहे है। उन्होने जिन्हे अपना 
शत्रु माना है उनसे जी-भमरकर बदला लिया है। 

बडे-बडे राष्ट्रो द्वारा अपनाये गये राष्ट्रगानों पर ध्यान देते है तो हम पाते 
हैं कि उनमें तथाकथित शत्रुके अमगलकी कामना की गई है। उनमे उन्होने अपने 
शत्रुओंका नाश कर  देनेकी प्रतिज्ञा की है और यहाँ तक कि इस सबमे ईश्वरका 
नाम जोडने और उससे सहायता देनेकी प्रार्थना करनेमे भी कोई संकोच' नहीं किया 
है। हम भारतवालो ने इस तरीकेको बदल दिया है। हमे लगता है कि जिस' नियमसे 
पशु-जगत्‌ संचालित होता है उस पर मानव-जगत्‌को नहीं चलना चाहिए। वह नियम 
भानवीय गरिमाके विरुद्ध है। 


१. यह प्रसारण कोलम्बिया प्रॉब्कास्टिंग सविस पर किस्से हॉल्से किया गया था। फिशर छत 
लाइफ ऑफ़ महात्मा गांधी के अनुसार गांधीजी ने अपना यद्द जलिखित भाषण प्रारम्भ करनेसे पहले 
कहा था* “वया मुझे उसमें बोलना है?” भाषण समाप्त होनेके वाद उन्होंने कहा था: “ अच्छा तो 
अब भाषण समाप्त हुआ।” इसे रेडियो सुननेवाढे छाखों लोगोंने भी सुना था। 


हे सम्पूर्ण गाधी वाड्मय 


खुद में तो रक्तपात करके देशकी स्वतन्त्रता श्राप्त करनेकी अपेक्षा आवश्यकता 
होने पर युगो तक उसकी प्रतीक्षा करते रहनेके लिए तैयार हूँ। अपने प्राय. पैतीस 
वर्षोके सतत राजनीतिक अनुभवोके बाद मेरा अन्तरमेन तो मुझसे यही कहता है कि 
ससार रक्तपातसे बिलकुल तग आ गया है। वह अपने उद्धारका कोई रास्ता ढूँढ 
रहा है और मै अपने मनमे यह सुखद विश्वास लेकर चल रहा हूँ कि शायद नये 
रास्तेके लिए व्याकुछ ससारको वह रास्ता दिखानेका गौरब-पद इस प्राचीन देश 
भारतको ही प्राप्त होगा। 

इसलिए दुनियाके तमाम बडे राष्ट्रोको इस महान्‌ सपर्षमे भारतके साथ हादिक 
सहयोग करनेके लिए मै निस्सकोच आसन्त्रित करता हूँ। करोडो छोग अपने राष्ट्रको 
उचित गरिसा और. सम्मानका पद दिलानेके लिए प्रतिशोधस्वरूप अपने हाथ उठाये 
बिना कष्ट-सहन कर रहे है-यह दृश्य वास्तवमे देखने और अपनी स्मृतिमे प्यारसे 
सेजो रखने लायक होगा। 

मैने कष्ट-सहनको आत्मशुद्धिकी अक्रिया कहा है। मेरा यह निश्चित मत है कि 
यदि कोई अपनी स्वतन्त्रता गँवाता है तो अपनी कमजोरीके कारण ही। हममें 
क्या दोष है, यह मै जानता हुँ और उनपर मेरा मन दुःखी होता है। भारतमें 
दुनियाके सभी प्रमुख धर्मोके लोग बसते है और बडी छज्जाके साथ हमें यह स्वीकार 
करना पडता है कि हम आपसमे ही बेटे हुए.है, हिन्दू और मुसलमान एक-दुसरेकी 
जानके ग्राहक बने हुए है। यह और भी छलज्जाका विषय है कि हम हिन्दू लोग 
अपने कई करोड भाइयोकों इतना पतित मानते है कि उनका स्पर्श भी नहीं करना 
चाहते । मै तथाकथित “अस्पृष्यो की बात कह रहा हूँ। 

जो राष्ट्र स्वतन्त्र होनेके लिए प्रयत्नशीछ हो, उसके लिए ये छोटी कमजोरियाँ 
नही है। आप देखेंगे कि आत्मशुद्धिके बल पर किये जा रहे इस सघ्षेमे अस्पृश्यताके 
अभिशापके निवारण और भारतके विभिन्न घर्मावुम्बी तमाम वर्गों और समुदायोंके 
बीच एकताकी स्थापताकों हमने अपने ध्येयका एक प्रमुख अग बनाया है। 

इसी दृष्टिसे हम अपने वेशसे मद्यपानके अभिशापको भी दूर करनेका प्रयत्न 
कर रहे है। हमारे लिए सौभाग्यकी बात है कि शराब और मादक द्रव्योका सेवन 
हमारे यहाँ बहुत कम छोग-- मुख्यत. कारखानोमें काम करनेवाले मजदूर और ऐसे 
ही कुछ अन्य छोग--करते है। 

हमारे लिए यह भी सौभाग्यका विषय हैं कि हमारे देशमे शराब और मादक 
द्रव्योके सेवतको सचमूच एक अभिश्ञाप माना जाता है। फिर भी, इसमें सन्देह नहीं 
कि अपने समाजसे इस बुराईको दूर करनेकी हमारी यह लड़ाई बहुत कठिन है। 

मुझे यह कहते हुए ढु,ख -सचमुच बहुत दुःख -हो रहा है कि वर्तमान सरकार 
नें इस बुराईको राजस्वका एक प्रमुख साधन बना लिया है। इससे प्रतिवर्ष लगभग 
पचीस करोड रुपये प्राप्त होते है। छेकिन, मुझे यह कहते हुए हंरषेका अनुभव हो 
रहा है कि भारतकी स्त्रियोनें अपने-आपको अवसरके उपयुक्त सिद्ध किया है। वे 


३, पदों मूल्में तीन शब्द म्यूरिप छेसर छत एंटरटेनिंग गाँधी नामक पुस्तकसे लिये गये दै। 


अमेरिकाके लिए प्रसारित वार्ता ११ 


शान्तिपूर्ण तरीकेसे इस बुराईको दूर करनेका प्रयत्न कर रही है। उनका तरीका यह 
है कि वे शराबी लोगोसे शराब छोड देनेंके लिए पूरी उत्कटतासे अनुनय-विनय करती 
है और इसी तरह वे शराब-विक्रेताओसे भी शराब न बेचनेका अनुरोध करती है। 
जो लोग इन दो कृटेवोके शिकार है, उनपर इस सबका काफी असर हुआ है। 

काश कि में अभी यह कह पाता कि कमसे-कम इस एक काममे हमे 
शासकोका हादिक सहयोग मिल रहा है। सरकार कोई कानून न भी बनाती और 
सिर्फ हमे अपना सहयोग देती तो में कहनेका साहस करता हूँ कि हमने इस सुधारको 
सम्पन्न कर दिखाया होता और अपने इस दु.खी देशसे शराब और मादक द्रव्योका 
नामोनिशान मिटा दिया होता। 

एक ऐसी शक्ति भी है जिसका अपना रचनात्मक महत्त्व है और जिसे राष्ट्रने 
इस सघर्षके दौरान प्रकट किया है। १,९०० मील रूम्बे और १,५०० मील चौडे 
इस देशमे विखरे ७,००,००० गाँवोमे रहनेवाले करोडों अध॑वुभुक्षित मानवोके लिए 
हम जो इतनी अधिक चिन्ता कर रहे है वह इसी शक्तिका रूप है। यह बड़े दु.खका 
विषय है कि ये सीधे-सादे ग्रामीण लोग वर्षके लगभग छः महीने बेकार रहते है और 
इसमें उनका अपना कोई कसूर नहीं होता। 

यह बात बहुत पुरानी नहीं है कि इस देशका प्रत्येक गाँव दो मानवीय आव- 
इयकताओ, भोजन और  वस्त्रके मामलेमे आत्म-निर्भर हुआ करता था। लेकिन हमारा 
दुर्भाग्य कहिए कि ईस्ट इडिया कम्पनीने उस पूरक घन्धेको और यहाँके लाखो कतैयोको 
समाप्त कर दिया। ये वही कतैये थे जो इतना बारीक सूत निकाछते थे जितना 
बारीक सृत आज तक कोई आधुनिक यन्त्र भी नहीं निकाल पाया है और जो अपनी 
कुशल अँगुलियोके कौशलके कारण सारी दुनियामें विख्यात थे। कम्पनीने यह सब कैसे 
किया, इस विषय पर चुप रहना ही अच्छा होगा। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ 
कि एक दिन इन ग्रामवासी कतैयोने पाया कि उनका वह नेक धन्धा तो समाप्त 
हो चुका है। तबसे भारत उत्तरोत्तर अधिकाधिक गरीब होता गया है। 

कोई इस चीजके खिलाफ चाहे जो दलील दे, लेकिन यह एक ऐतिहासिक तथ्य 
है कि ईस्ट इडिया कम्पनीके भारत-आगमनसे पूर्व ये ग्रामवासी बेकार नहीं थे, और 
आज जो भी चाहे जाकर देख ले कि वे बेरोजगार है। इसलिए इस बातको समझने 
मे किसी विशेष प्रयत्त या जाँच-पडतालकी जरूरत नहीं थी कि यदि वे वर्षके 
छः महीने काम नही कर सकेगे तो उन्हे भूखों ही रहना पडेगा। 

तब क्या मुझे इन करोड़ो अधे-वुभुक्षित मानवोकी ओरसे दुनियासे यह अनुरोध 
करनेका अधिकार नही है कि वह स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके छिए व्याकुल इस जातिके 
तच्राणके लिए आगे भाये? 

[अग्रेजीसे | 
न्यूयॉर्क टाइम्स, १४-९-१९३१ 


७. किग्सले हॉलमें प्रवचन 


१३ सितम्बर, १९३१ 
उन्होंने कहा कि यदि हम ईदवरमें विश्वास करते हे तो स्वाभाविक है कि 
उससे प्रार्थना करे। कहते हे, शरीरके लिए जितती महत्त्वपुर्ण खुराक है, आत्माके 
लिए उतनी ही महत्त्वपूर्ण प्रार्थना है। यद्यपि यह कथन सच है, किन्तु प्रार्थना आत्माके 
लिए उससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है जितनी कि खुराक दरीरके लिए है। कारण यह 
है कि हम कभी-कभी भोजन किये बिना भी रह सकते हे और उससे शरीरको अच्छा 
ही महसूस होगा, लेकिन प्रार्थंनके बिना रहनेकी बात तो सोची ही नहीं जा सकती। 
उन्होंने कहा: 
भोजन करनेमें हम ज्यादती भी कर सकते है, लेकिन प्रार्थना चाहे जितनी 
करे, वह अधिक नहीं होगी । 
[ अंग्रेजीसे ] 
न्यूज़ क्रॉमिकल, १४-९-१९३१ 


८. सन्‍्देद् : “टाइस्स ' को 


[१४ सितम्बर, १९३९के पू्वे ] 


मैं शान्ति-स्थापनाके जिस प्रयोजनको लेकर इंग्लैड आया हूँ, उसमें में अत्येक 
अग्रेज स्त्री और पुरुषकी सद्भावना चाहता हूँ। 


[अग्नेजीसे 
टढाइस्‍्स, १४-९-१९३१ 
९. पत्र : लॉ इविनको 
१४ सितम्बर, १९३१ 
प्रिय मित्र, 


कलसे मैं काममे जुट जाऊंगा। मैं जो-कुछ भी कर रहा हूँ और कछूगा, सबसमें 
आपका और आपके साथ हुई बातचीतका' खयाल बना हुआ है और वना रहेगा। 
[ अग्नेजीसे | 
हैलिफेक्स, पृष्ठ ३१६-७ 
२, गाधीजी और छोंडे इविनमें हुईं श्स बातचीतके विवरणके लिए देखिए खण्ड ४५। 


१०. भेंट: “बॉम्बे ऋॉनिकल ' के प्रतिनिधिको 


लन्दन 
१४ सितम्बर, १९३१ 
'ऋॉनिकल ' के लिए दी गई एक खास भेंटके दौरान आज महत्माजी ने 
कई प्रदइनोंके उत्तर दिये। प्रतिनिधिनें उनसे पुछा कि क्या संघ-संरचना समितिको 
सोमवारकी बैठकमें लॉर्ड सेकेने समितिके विचारार्थ सरकारकी नई योजनाकी घोषणा 
की थी और कया महात्माजी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस ऐसी किसी योजनाको 
स्वीकार करेगी जो उस चीजसे कम पड़ती हो जिसे उसने दिल्ली समझोतेकी पुष्टि 
करके स्वीकार किया है। इसपर गांधीजी ने कहा: 
» लॉ सैकी जो योजना पेश करना चाहते है, उसके पेश किये जानेसे पहले ही 
उस पर कुछ कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा । 
प्र० - संघ-शासनकी योजनाके अनुसार तो संघमें ऐसी अलूग-अल्‍लूग इकाइयों 
शामिल रहेंगी जिनमें से कुछमें त्रिविश भारतमें प्रचलित शासन-प्रणाली लागू रहेगी 
और कुछमें देशी राज्योंमें प्रचलित झासन-प्रणाली। फिर क्या आप ऐसा मानते हे 
कि इस योजनाके अधीन लोकतन्‍्त्र और निरंकुश तन्‍्त्रमें सामंजस्थ बेठा पाना सम्भव 
होगा ? 
उ०-दोनो ओर से समझौतेकी भावना हो तो यह मुझे कोई कठिन तो नहीं 
लगता । 
प्र० > गोलमेज परिषद्‌ देशी राज्योंकी जनताका प्रतिनिधित्व तो हो नहीं रहा 
है। इस हालतमें वया आप ऐसा समझते है कि कांग्रेस देशी राजाओंकों अपने-अपने 
राज्योंमें लोकतान्त्रिक शासन-पद्धति स्वीकार करनेके लिए मजबूर कर सकती है? 
उ० - राजा लोग कर तो सकते है बहुत-कुछ, लेकिन वास्तवमे बे करेगे क्या, 
यह में नहीं कह सकता। 
प्र० - परिषद्‌में राष्ट्रवादी मुसलूमानोंका कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं है। इस 
स्थितिमें क्या आप ऐसा मानते हे कि हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर किसो भी हद तक 
सफलतापूर्वक विचार किया जा सकता है? 
उ०- यह काम अगर लगभग असम्भव नहीं तो कठिन तो होगा ही। लेकिन 
मुझे बराबर यही लगता है कि डॉ० अन्सारीके प्रतिनिधि चुने जानेमे चाहे जो-कोई 
भी बाघक हुआ हो, उसने भयकर भूल की है। 
प्र० - तीनों दलोंकी राष्ट्रीय सरकारने हाल ही में ऐसी घोषणा की है कि 
भारतीय मामलेके सम्बन्धमें ब्रिटिश नीतिमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस घोषणाको 


रै४ड सम्पूर्ण गाधी वाहुमय 


घ्यानसें रखते हुए भी क्या आप यह सोचते हे कि बाह्य परिस्थितियाँ ऐसी है जिनसे 
यह आज्ञा को जा सकती है कि भारत कराची प्रस्तावके अनुसार औपनिवेशिक 
स्वराज्य प्राप्त कर लेगा? 
उ०-इस सवालमें दो गछतियाँ जान पडती है। आप समझते है कि मैं जो 

तमाम प्रतिकूल परिस्थितियोके बावजूद आशा छग्रायें हुए हूँ उसका कारण बाह्म 
परिस्थितियाँ है। लेकिन वास्तवमे मैने बम्बईमे जो-कुछ कहा और अपने जिस कथनमें 
मुझे अब भी कोई परिवर्तन करनेका कारण नहीं दिखाई देता वह यह था कि यद्यपि 
आशा रखनेका कोई आसार नजर नही आ रहा है, फिर भी एक जन्मजात आशा- 
वादी होनेके नाते में प्रतिकूल परिस्थितियोर्में भी आशा नहीं छोड सकता। आशाके 
लिए कोई कारण, कोई आधार नही होता। यह तो अपने उद्देश्यकी सचाई और 
साधनोकी छुद्धता पर निर्भर है। 

[अग्रेजीसे | 

बॉम्बे ऋषनिकल, १५-९-१९३१ 


११. वक्तव्य: समाचारपन्नोंको' 


लन्दन 
१५ सितम्बर, १९३१ 


मै इसे प्रतिक्रियावादी मानता हूँ। इस तरहके विधेयकसे उन छोगोको चिन्ता 
होना स्वाभाविक है जो यह आशज्या और विद्वास रखते हैँ कि गोलमेज परिषद्‌के 
परिणामस्वरूप निदचय ही सत्ता भारतकी जनताके हाथोमें आ जायेगी। 
इसलिए मुझे भरोसा है कि सरकार तनिक सोच-विचार करने पर इस 
विधेयकको वापस छे लेगी, और कमसे-कम केन्द्रीय विधान सभाके सदस्य तो इसका 
विरोध करेगे ही। 
[अग्नेजीसे | 
हिन्द, १६-९-१९३१ 


१, गाघधीनी ने यह वक्तव्य प्रेस विषेषककी व्यवस्थाओंकों पढ़नेके वाद दिया था। कहनेकों श्सका 
उद्देश्य मार-काट या हिसाकी इत्तिको मढ़कानेवाके छेखोंका प्रकाशन रोकना था, किन्तु वास्तवमें इसके 
छागू हो जाने पर अलवारोंका मुँद दी बन्द दो जाता। 

२. ३ अक्टूबर, १९३१ को केन्द्रीय विधान समाने इसे २४ के मुकाबछे ७० मर्तोति पास कर दिया। 


१२. भाषण : संघ-संरचना समितिके समक्ष" 


लन्दन 
१५ सितम्बर, १९३१ 


लॉ चान्सलर महोदय, महाराजागण और मित्रो, 


प्रारभमे ही मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसकी 
स्थितिको आपके सामने रखते हुए मुझे वडा अटपटा छूग रहा है। में यह बता देना 
चाहँगा कि मै जो इस समितिमे और यथासमय गोलमेज परिषद शामिल होनेके 
लिए रून्दन आया हूँ सो अपने मनमे यही भावना छेकर आया हूँ कि आप सबके 
साथ पूरा सहयोग करूँगा और इस बातकी भरसक कोछिश करूँगा कि हमारे बीच 
अधिकसे-अधिक बातोपर सहमति हो सके। में महामहिमकी सरकारको इस बातके 
लिए भी आइवस्त कर देना चाहता हूँ कि मै किसी भी अवस्थामे अधिकारियोको 
किसी परेशानीमें नहीं डालना चाहता और न चाहूगा। मे यहाँ एकत्र अपने 
सहयोगियोको भी यही आइवासन देना चाहता हँ--हमारे बीच चाहे जितने मतभेद 


१, गोल्मेज परिषद्‌का दूसरा अधिवेशन ७ सितम्बरते १ दिसम्बर, १९३१ तक चछा। इसमें कुछ 
११२ प्रतिनिधि शामिल हुए थे -- २० ब्रिटिश सरकारके, २३ देशी राज्योंके और ६९ ब्रिटिश भारतके। 
गाधीजी दूसरे अधिवेशनमें काग्रेसके एकमात्र प्रतिनिधिके रूपमें शामिर हुए थे। प्रधान मन्त्री रैम्जे 
मेकडॉनरड परिषद्के अध्यक्ष थे। दूसरे अधिवेशनका आरम्भ परिषदके सभी सदस्योंकी वेव्कसे नहीं हुआ। 
संघ-सरचना समितिकी बैठक दुबारा ७ सितम्बरकों शुरू हुईं और भव्पतंल्यक-समस्था समितिकी २८ 
सितम्बरको। इसके वाद २८ नकाबरकों फिर पूर्णाधिवेशन प्रारम्भ हुआ। परिषदकी दूसरी समितियोंकी 
वेठक दुवारा नहीं हुईं। 

संघ-संरचना समितिकी अध्यक्षता छाडे सेकीने की और उसे जिन विषयों पर विचार करना था वे 
इस प्रकार थे: 

१. संधीष विधानमण्डलमें कितने सदस्य हों और उसका गठन कैसा हो। 

२. संधीष विधानमण्डलके सदस्थोंके निरवांचनसे सम्बन्धित प्रश्न। 

३. संघीय विधानमण्डल्के दोनों सदनोंके भापत्ती सम्बन्ध । 

४. संघ तथा उसके घटकोंके बीच वित्तीय साधनोंका बँटवारा। 

७५, मन्त्रिमण्डल और विधानमण्डलूसे उसके सम्वन्ध। 

६. संधीय तथा प्रान्तीय विधानमण्डलोंके वीच विधायक अधिकारोंका वैखवारा और संघीय बिषयोंके 

सम्बन्धमें कानून वनानेका देशी राज्यों पर प्रभाव। 

७, संघीय सरकार, देशो राज्यों और आन्तोके वीचके प्रशासनिक सम्बन्ध | 

<. संघीय न्यायालय । 

समिति पहले चार और फिर आठवें विषय पर दी अपनो रिमोर दे पाईं। अव्पसत्यक समस्या 
समितिमें कोई सहमति नदी हो सकी। 


१६ सम्पूर्ण गांवी वाइमय 


हो, मैं उनके मार्गमे किसी प्रकारकी वाघा नहीं डालूँगा। इसलिए यहाँ मेरी स्थिति 
पूर्ण रूपसे आपकी और महामहिमकी सरकारकी सद्भावनापर निर्भर है। यदि किसी 
अवस्थामें मुझें लगा कि मुझसे परिषद्कों कोई छाभ नहीं होनेवाछा है तो मैं उससे 
अछूग हो जानेमें कोई सकोच' नहीं करूँगा। जिन छोगोंके जिम्मे इस समिति और 
परिषद्‌की व्यवस्थाका भार है, उनसे भी मे कह सकता हूँ कि वे मुझे सकेत-भर 
कर देंगे तो में वेहिचक इस सारी कार्यवाहीसे अछकूग हो जाऊँंगा। 

मुझे ये सव बातें इसलिए कहनी पड़ रही है कि मै जानता हूँ, कांग्रेस तथा 
सरकारके बीच बुनियादी मतभेद है, और सम्भव है, मेरे और मेरे सहयोगियोके बीच 
भी कोई वे मतभेद हो। इसके अछावा मैं एक मर्यादाके भीतर ही काम कर 
सकूंगा-- में तो भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसकी ओरसे काम करनेवाका एक मामूली और 
अदना-सा एजेंट-भर हूँ। और यहाँ यदि हम एक बार फिर इस बातका स्मरण कर 
के कि कांग्रेस क्‍या है और उसका उद्देश्य क्या है तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा। 
उस हालतमे आप शायद मुझे अपनी सहानुभूति दे सकेगे, क्योकि मै जानता हूँ कि 
मेरे सिर पर जो जिम्मेदारी आ पडी है, वह वहुत भारी है। यदि में गछती नही 
करता तो कहूँगा कि काग्रेस भारतका सबसे पुराना राजनीतिक संगठन है। यह 
लगभग ५० वर्ष पुरानी है और इस कालमे यह विना किसी व्याघातके हर साल 
अपना अधिवेशन करती भाई है। यह सस्था अपने नामके अनुरूप एक राष्ट्रीय सस्या 
है। यह किसी विशेष समुदाय, अथवा वर्ग या हितका प्रतिनिधित्व नहीं करती। 
इसका दावा है कि यह भारतके समस्त हितो और सभी वर्गोका प्रतिनिधित्व करती 
है। मुझे यह बताते हुए अत्यन्त हुँ का अनुभव हो रहा है कि काग्रेसकी स्थापनाकी 
बात सबसे पहले एक अग्रेजके मनमें उठी। वे अग्रेज सज्जन थे एलन जॉक्टैवियस 
हाम, जिन्हे हम काग्रेसका जनक कहते थे। उस सस्थाके पारन-पोषणका श्रेय दो 
पारसियोको प्राप्त है। एक तो थे फीरोजज्माह मेहता। दुसरे थे दादाभाई नौरोजी, 
जिन्हे सारा भारत सहर्ष अपना बुजर्ग नेता कहा करता था। पश्रारम्भसे ही इस 
सस्थार्में मुसलमानों, ईसाइयो, ऐग्लो-इडियनो, वल्कि कह सकता हूँ कि सभी धर्मो 
और सम्प्रदायोको न्यूनाधिक यथ्थेष्ट प्रतिनिधित्व प्राप्त रहा है। स्व ये बदरुद्दीन 
तैयवजीने तो काग्रेसके साथ अपनेको एकाकार ही कर दिया था। काग्रेसके अध्यक्ष 
मुसलमान भी हुए है और पारसी तो हुए ही है। और इस समय मुझे कमसे-कम 
एक भारतीय ईसाईका भी नाम याद आ रहा है। मेरा मतरूव डब्ल्यू० सी० वनर्जीसे 
है। फिर, कालिचरण वनर्जी थे, जिनका काग्रेससे अटूट सम्बन्ध था और जिनसे 
अधिक सच्चे भारतीयके दर्णन करनेका सौभाग्य मुझे कभी नहीं मिल्ा। अभी मुझे 
श्री के० टी० पाछकी अनुपस्थिति वहुत खल रही है और मुझे विदवास है कि आप 
सबको भी खल रही होगी। वैसे, .मुझे ठीक-ठीक तो मालूम नही है, लेकिन जहाँतक 
मालूम है उसके आधारपर कह सकता हूँ कि यद्यपि वे औपचारिक रूपसे कभी काग्रेसके 
सदस्य नहीं रहे, छेकिन वे* पक्के राष्ट्रवादी थे। आज हमें अपने बीच स्वर्गीय 
मौलाना मुहम्मद अलछीकी भी कमी उतनी ही खल रही है, और आप जानते ही 


-भाषण : संघ-संरचना समितिके समक्ष १७ 


कि वे भी कांग्रेसके अध्यक्ष थे। इस समय कांग्रेस कार्ये-स्मितिके १५ सदस्योमे से 
नुसलहूमान हैँ। महिलाओंने भी कांग्रेसके अध्यक्ष-पदकों सुशोभित किया है। एक 
थीं डॉ० एनी देसेंट और उनके वाद हुईं श्रीमती सरोजिनी नायडू। वे इस समय 
-समितिकी सदस््या भी हैँ। इस प्रकार आप देख सकते है कि कांग्रेसमे वर्ग या 
धर्मंका कोई अन्तर नहीं किया गया है और न स्व्री-पुर्षका ही कोई भेद वरता 
गया है। 

अपने स्थापना-काल्से ही कांग्रेस तथाकथित “अस्पृश्यों' के छिए काम करती 
जाई है। एक समय ऐसा था जव कांग्रेस अपने प्रत्येक वापिक अधिवेशनके साथ 
एक सामाजिक कांफरेसका भी आयोजन किया करती थी। यह कॉफरेस काग्रेसका एक 
अभिन्न अंग थी और स्वर्गीय रानडेने अपनी अन्य प्रवृत्तियोके साथ-साथ इस कांफरेसके 
काममें भी अपनी पूरी शक्ति रगा दी थी। आप देखेगे कि उनके नेतृत्वमे सामाजिक 
कांफरेंसके कार्यक्रममें अस्पृर्यता-निवारणकों एक प्रमुख स्थान दिया गया था। लेकिन 
१९२०में कांग्रेसने इस दिगामे एक वड़ा कदम उठाया बौर अस्पृश्यता-निवारणके 
प्रबनकों अयने राजनीतिक कोार्यक्रमका एक महत्त्वपूर्ण अंग वना लिया। जिस प्रकार 
कांग्रेसने हिन्दू-मुल्लिम एकताकों -- हिन्दू-मुस्लिम एकतासे उसका तात्पयें सभी वर्गोकी 
एकतासे रहा है -- स्वराज्य-प्राप्तिके छिए अनिवार्य माना, उसी प्रकार उसने अस्पृ्यताके 
अभिवापके निवारणको भी पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करनेकी एक अनिवायें शर्तें माना। 
कांग्रेलने जो स्थिति १९२० में अपनाई वह आज भी कायम है। इस तरह आप देख 
सकते हैं कि कांग्रेस अपने नामके साथ जुड़े राष्ट्रीय विजेषणकों सच्चे अर्थोमे चरितार्थ॑ 
करनेके लिए प्रारम्भसे ही प्रयत्नशील रही है। 

जौर यदि यहाँ उपस्थित जाप महाराजागण मुझे कहनेकी इजाजत दे तो 
कहूँगा कि विलकुल प्रारम्मिक अवस्थामें कांग्रेसने आपके हितोंकी रक्षाका भी प्रयत्न 
किया। नें इस समितिकों यह स्मरण करा दूँ कि कश्मीर और म॑ैसूरके मामरेको 
उठानेवाले भारतके वे बुजुर्ग नेता दादामाईं नौरोजी ही थे और मे सम्पूर्ण विनम्नताके 
साथ यह कहूँगा कि ये दोनों राजघराने दादाभाई नौरोजी तथा काग्रेसके सत्‌- 
प्रयात्नोंके कुछ कम ऋणी नहीं हैं। सच तो यह है कि देगी राज्योके घरेलू और 

आन्तरिक मामलोमे कोई दस्तन्दाजी करनेसे अपना हाथ रोके रहकर कांग्रेस आज तक 

भारतके राजाबोंकी सेवा करनेकी कोशिग करती रही है। 

इसलिए में आजा करता हूँ कि मैने कांग्रेसका यह जो संक्षिप्त परिचय देना 
ठीक समझा, उसे जान छेनेके वाद यह समिति तथा कांग्रेसके दावोमे किसी प्रकारकी 
रुचि रखनेवाले अन्य लोग भी यह समझ सकेगे कि इसने अपने लिए जो दावा 
किया है उसका जौचित्य सावित करनेकी भी कोजिश की है। में जानता हूँ कि 
यदा: वह अपने दावेको सही साबित करनेमे विफल भी रही है, लेकिन में 
यह कहनेका साहस करता हूँ कि यदि आप उसके इतिहासपर गौर करें तो पायेगे 
कि वह अधिक बवसरोपर सफल ही रही है और ज्यों-ज्यों समय वीतता गया है, 
उसकी सफलता वढ़ती गई है और असफलता घटती गई है। सबसे- वड़ी वात 


कक ० #फ 





१८ सम्पूर्ण गाघी वाइमय 


तो यह है कि काग्रेस तत्त्वतः उन करोड़ो मूक, अधेवुभुक्षित मानवोका प्रतिनिधित्व 
करती है जो भारत-भरमें बिखरे ७,००,००० गाँवोर्में बसे हुए हैं--- फिर चाहे 
वे, जिसे ब्रिटिश भारत कहते है, उस हिस्सेके रहनेवाले हो या जिसे भारतके देशी 
राज्य कहा जाता है, उस क्षेत्रके निवासी हो। ऐसे प्रत्येक हितको, जिसे कांग्रेस 
रक्षणीय मानती है, इन करोड़ो मूक मानवोके हित-साधनमें सहायक होना है, और 
इसलिए आपको यदा-कदा विभिन्न हितोके बीच ऊपरी तौर॒पर कुछ टकराव देखनेको 
मिलता है। छेकिन अगर इन हितोके बीच कोई वास्तविक टकराव हो तो मुझे 
कांग्रेसकी ओरसे यह कहनेमें कोई हिंचक नहीं है कि उस हालतमें वह इन करोडो 
मूक मानवोके हित-साधनके लिए वाकी सभी हितोका वलिदान कर देगी। अतएवं 
काग्रेस तत्त्तवः किसानोका सगठन है और वह उच्तरोत्तर किसान-सग्ठन ही वनती 
जा रही है। आपको--समितिके भारतीय सदस्योको भी--शायद यह जानकर 
आइचये होगा कि आज काग्रेस अपने अखिल भारतीय चरखा सघ नामक सग्रठनके 
जरिये रूग्रभग २,००० गाँवोकी कोई ५०,००० स्वियोको रोजगार दे रही है और 
इनमें से कदाचित्‌ ५० प्रतिशत मुसछमान है तथा कई हजार स्त्रियाँ ' अस्पृश्य ” वर्गकी 
हैं। इस प्रकार हमने रचनात्मक कार्यके सहारे इन गाँवोमे श्रवेश किया है। और 
हम इस बातके लिए प्रयत्नशील हैँ कि ७,००,००० याँवोमें से प्रत्येक गाँव हमारी 
इस रचनात्मक प्रवृत्तिकी परिघिमें आ जाये। यह काम अतिमानवीय है, छेकिन यदि 
इसे मानवीय प्रयत्नोसे सम्पन्न किया जा सकता हो तो आप शीकज्र ही पायेगे कि 
काग्रेसने अपनी यह प्रवृत्ति इन तमाम गाँवोमे शुरू कर दी है और वह उन्हे चरखेका 
सन्देश दे रही है। 

में उम्मीद करता हूँ कि काग्रेसके इस प्रातिनिधिक स्वरूपका परिचय पा 
लेनेंके बाद, आप मुझे दिये गये कांग्रेसके आदेश (मेंडेट)को सुनकर आदइचर्य नही 
करेगे। आशा है, वह आदेश आपके कानोको अप्रिय नहीं छग्रेगा। आप यह मार 
सकते हैं कि काग्रेस ऐसा दावा कर रही है जिसे किसी तरह सिद्ध नहीं किया जा 
सकता। लेकिन वह दावा जैसा भी है, उसे में काग्रेंसकी ओरसे अधिकसे-अधिक 
विनम्न ढंगसे, किन्तु साथ ही पूरी दुढताके साथ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा 
हैँ। में अपनी पूरी आस्था और शक्तिसे उस दावेकी पैरवी करने यहाँ आया हूँ। 
यदि आप मुझे इस बातकी प्रतीति करा दें कि मै जो-कुछ कह रहा हूँ, सचाई उससे 
उलटी है और काग्रेसका दावा इन करोडो मूक मानवोके हितोके विरुद्ध है तो में 
अपनी वातपर फिरसे विचार करूँगा। यदि कोई मुझे अपना दृष्टिकोण समझा 
सके तो उसे समझनेकों में वरावरः तैयार रहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद यदि मुझे 
कांग्रेसके एजेटके रूपमे ठीक काम करना है तो अपनी सम्मतिमें वैसा परिवर्तन करनेसे 
पूर्व मुझे अपने काग्रेसके मालिकोसे पराम्ं करना होगा। 

अब भै कांग्रेस द्वारा दिया आदेश-पत्र पढेंगा ताकि आप सब मुझपर छगी मर्या- 
दाओको साफ-साफ समझ सके। यह है कराची कांग्रेस द्वारा पास किया गया भ्रस्ताव :- 


भाषण : संघ-संरचना समितिके समक्ष १९ 


कार्य-समिति तथा भारत सरकारके बीच हुए अस्थायी समझौतेपर विचार 
करनेके बाद यह सभा उसकी पुष्टि करती है और यह स्पष्ट कर देना चाहती 
है कि कांग्रेसका पूर्ण स्वराज्यका लक्ष्य ज्यों-का-त्यों कायम है। यदि ब्रिटिश 
सरकारके प्रतिनिधियोंके साथ किसी कांफरेंसमें कांग्रेसके किसी प्रतिनिधि-मण्डलूके 
शामिल होनेका कोई रास्ता खुला रहता है तो वह प्रतिनिधि-सण्डल उसी 
लक्ष्यकी पुूर्तिके लिए काम करेगा और विशेष रुपसे इस बातकों ध्यानमें 
रखकर काम करेगा कि सेना, विदेश-नीति, वित्त और राजस्व तथा अर्थंसे 
सम्बन्धित नीतिपर राष्ट्रका नियन्त्रण स्थापित हो सके; भारत अथवा इंग्लेडको 
अपने सिर कौन-कौन-से आर्थिक दायित्व लेने चाहिए, यह तय करनेके लिए 
एक निष्पक्ष न्‍्यायाधिकरण द्वारा भारतमें ब्रिटिश सरकारके आर्थिक सौदोंकी 
जाँच कराई जा सके; और दोनोंमें से प्रत्येक पक्षको यह साझेदारी अपनी 
इच्छानुतार समाप्त कर देनेका अधिकार प्राप्त हो सके। लेकिन कांग्रेस 
प्रतिनिधि-सण्डल इन मुद्दोंगें ऐसे फेर-बदल स्वीकार करनेको स्वतन्त्र होगा जो 
भारतके हितोंके लिए स्पष्ठ रूपसे आवश्यक हों। 

इसके बाद प्रतिनिधिकी नियुक्तिकी बात है। 


इस आदेश-पत्रके प्रकाशमे मैने गोलमेज परिषद्‌ द्वारा नियुक्त अनेक उपसमितियोके 
अस्थायी निष्कर्षोकों यथाशक्ति पूरे ध्यानसे पढनेकी कोशिश की है। मैने प्रधान 
सन्‍्त्रीके उस वकक्‍्तव्यकों भी ध्यानपूर्वक पढा है जिसमे उन्होने महामहिमकी सरकारकी 
सुविचारित नीति प्रस्तुत की है। वैसे तो मेरे समझनेमे भूल भी हो सकती है, लेकिन 
जहाँतक में इस दस्तावेजको समझ पाया हूँ, काग्रेसका जो लक्ष्य और दावा है, उससे 
यह बहुत पीछे रह जाता है। यह सच है कि मुझे जरूरत पडनेपर काग्रेसके लक्ष्यमे 
ऐसे फेर-वदल स्वीकार करनेकी छूट दी गई है जो भारतके हितके लिए स्पष्टतः 
आवश्यक हों, लेकिन ऐसे फेर-बदलको इस आदेश-पत्रमे कही गई बुनियादी बातोंसे 
तो मेल खाना ही चाहिए। 

यहाँ मैं आपको दिल्‍्लीमे सरकार तथा कांग्रेसके बीच' हुए उस समझौतेकी 
दर्तोका स्मरण कराना चाहता हूँ जिसे में एक पवित्र और हर हालतमे पालन किया 
जाने लायक समझौता मानता हूँ। उस समझौतेमे काग्रेसने सघ-शासनके सिद्धान्तको, 
इस सिद्धान्तको कि जिम्मेदारी केन्द्रके हाथोंमे हो, स्वीकार किया है और साथ ही 
यह सिद्धान्त भी मजूर किया है कि भारतके हितोंके लिए जितने जरूरी हों उतने 
रक्षात्मक पूर्वोषाय भी किये जाने चाहिए। 

कल किसी प्रतिनिधिने --मुझे नाम नहीं याद आ रहा कि किस प्रतिनिधिने -- 
एक मुहावरेका प्रयोग किया था, जिसका मुझपर बहुत असर हुआ। उन्होने कहा 
था, “ हम केवछ राजनीतिक संविधान नहीं चाहते।” मुझे नहीं मालम कि उस 
वाक्यको सुनते ही मेरे मनमे उसका जो अर्थ उभरा, वही अर्थ वक्‍ताके मनमे भी था 


२० सम्पूर्ण गांवी वाइमय 


या नहीं। लेकिन मैने मनमे तत्काक कहा, इस वाक्यसे एक बहुत अच्छा मुहावरा 
मेरे हाथ छग गया है। वास्तवमें स्थिति यही है कि काग्रेसको --- और व्यक्तिगत 
रूपसे अपने वारेमे कहें तो मुझे भी--किसी ऐसे राजनीतिक सविधान-मात्रसे 
सन्‍्तोष नहीं होगा जो देखनेको तो भारतकों वह सव-कुछ दे दे जो वह राजनीतिक 
दृष्टिसि चाह सकता है, किन्तु वास्तवमे कुछ भी न दे। यदि हम पूर्ण स्वराज्य प्राप्त 
करनेको कटिवद्ध है तो वह किसी प्रकारकी अहकारकी भावनाके कारण नहीं। हम 
पूर्ण स्व॒राज्य इसलिए नहीं चाहते कि दुनियाके सामने कह सके कि देखो, हमने 
ब्रिटेनवालों से अपने सारे सम्बन्ध तोड छिये। इसके विपरीत आप खुद इस आदेश- 
पत्रमे ही पाते है कि काग्रेसके मनमें साझेदारी, ब्रिटेनववालो के साथ सम्बन्ध रखनेकी 
बात है, छेकिन ऐसा सम्बन्ध जैसा दो बिलकुल बराबरके साझीदारोके बीच होता 
है। एक समय ऐसा था जब मुझे ब्रिटिश प्रजा होने और कहे जानेपर गवेंका 
अनुभव होता था। अब कई वषषोसे मेने अपनेको ब्विठिश प्रजा कहना बन्द कर दिया 
है। ब्रिटिश प्रजा कहे जानेंसे तो में एक बागी कहा जाना बेहतर समझूगा। केकिन 
मेरी यह आकाक्षा अवश्य रही है और आज भी है कि में इस साम्राज्यका नागरिक 
नही बल्कि राष्ट्रमण्डलका नागरिक बनूँ। सम्भव हो तो किसी साझेदारीकी व्यवस्थाके 
अधीन -- में उसका और ईदवरकी मर्जी ऐसी हो तो एक स्थायी साझेदारीकी 
व्यवस्थाके अधीन --- नागरिक बनना चाहता हूँ। किन्तु यह साझेदारी एक राष्ट्र द्वारा 
दूसरे पर थोपी गई साक्ञेदारी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आप यहाँ देखते है कि 
काग्रेसकी माँग यह है कि दोनों मे से प्रत्येक पक्षको एक-दूसरेसे अपने सम्बन्ध तोड 
लेने, साझेदारीसे अग हो जानेका अधिकार होना चाहिए। इसलिए स्वभावत. इस 
साक्षेदारीको अनिवायें रूपसे दोनोके लिए छाभप्रद होना चाहिए। 

एक वात, जो मैने अन्यत्र भी कही है, यहाँ फिर कहना चाहूँगा। हम जिस 
समस्या पर विचार करनेके लिए एकत्र हुए है, उसकी दृष्टिसे भरे ही वह अप्रासग्रिक 
हो, लेकिन मेरे लिए अप्रासग्रिक नहीं है। मेरा मतलूव इस वातसे है कि में यह 
अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि ब्रिटिश राजनयिक आजकल आधिक समस्याको हल 
करनेमें पूरी तरहसे फेंसे हुए है। हमें उनसे ऐसी ही आशा भी थी। इसलिए जब 
मैं जहाजसे लन्दव आ रहा था तब स्वभावत. मेरे मनमे यह प्रश्न उठा कि क्‍या 
इस समय इस परियदुका होना ब्रिटेनके सन्त्रियोपर एक बोझ नहीं होगा, क्या हम 
खामखाह बीचमे टपक पडनेवाले नहीं माने जायेगे। छेकिन फिर मैने मनमे कहा 
कि हो सकता है, ऐसी बात न हो, हमे ऐसे आदमी न माना जाये। हो सकता है, 
खुद ब्रिटेनके सन्‍्त्री ही घरेलू मामछेकी दृष्टिसि भी गोलमेज परिषद्की कार्यवाहीको 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानते हो। 

हाँ, भारतको तलवारके बरूपर भी कब्जेमे रखा जा सकता है। भारतको 
तलवारके जोरपर अपने कब्जेमें रखनेकी ब्रिटेनकी सामथ्य॑मे मुझे कभी क्षण-भरकों भी 
सन्देह नही हुआ है। केकिन ग्रेट ब्रिटेनकी समृद्धिमें, उसकी आर्थिक मुक्तिमे कौन सहायक 
हो सकता है---दासताकी बेडीमे जकडा किन्तु विद्रोही भारत या ब्रिटेनके सुख-दु.खरें 


भाषण : संघ-सरचना समितिके समक्ष २१ 


हाथ बँटानेवाला, बुरे दिनोमे उसके कन्धेसे-कन्था मिलाकर खडा होनेवाका एक 
सम्मानित साझेदार भारत? हाँ, जरूरत पडी तो अपनी मर्जीसे ब्रिटेनके कन्धेसे- 
कन्वा मिलाकर वह भारत उसके दृश्मनोके खिलाफ लडतेकों भी आयेगा। लेकिन 
वह लडाई किसी भी जाति अथवा व्यक्तिके शोषणके लिए नहीं होगी--होगी 
तो जहाँतक हम अनुमान कर सकते है सारे ससारके कल्याणके लिए ही होगी। में 
अपने देशके लिए आजादी जरूर चाहता हूँ, लेकिन सच मानिए कि अगर मेरा बस 
चले तो वह आजादी में इसलिए नहीं चाहता कि एक ऐसे राष्ट्रका सदस्य होनेके 
नाते, जिसकी जनसख्या पूरी मानव-जातिका बीस प्रतिशत है, मैं दुनियाकी किसी भी 
अन्य जाति अथवा किसी भी व्यक्तिका शोषण करूँ। यदि मैं अपने देशकी वह 
स्वतन्त्रता चाहता हूँ तो में तवतक उसका पात्र नहीं हो सकता जबतक कि सबल 
या दुबल दूसरी प्रत्येक जातिके वैसी ही स्वतत्त्रताके उपभोग करनेके अधिकारकों में 
श्रद्धा और सम्मानकी दृष्टिसे नहीं देखता। 

और इसलिए आपके इस सुन्दर द्वीप-समूहके निकट पहुँचते हुए मैने मनमें सोचा 
कि हो सकता है, मै ब्रिटिश भन्त्रियोकों यह बात समझा सकूँ कि एक महत्त्वपूर्ण 
साझेदारके रूपमे, शक्तिके बलपर नही वल्कि प्रेमके रेशमी धागेसे आपके देशके साथ 
बंघा भारत आपके बजटकों--केवल एक ही वर्षके लिए नहीं बल्कि अनेकानेक वर्षोके 
लिए -- सन्तुलित करनेमे शायद सच्चा सहायक हो सकता है। ये दो महान्‌ राष्ट्र 
मिल-जुलकर क्या नहीं कर सकते? एक ओर आपका यह राष्ट्र है--संख्यामे थोड़े 
किन्तु बहादुर लछोगोका राप्ट्र, जिसकी बहादुरीका इतिहास इतना उज्ज्वल है कि उससे 
अधिक उज्ज्वल इतिहास शायद दुनियाके किसी भी राष्ट्रका नहीं होगा, जो गुलामीकी 
बुराईके खिलाफ लडनेके लिए प्रसिद्ध है और जिसने निबंलोका सरक्षक और सद्यायक 
होनेका कमसे-कम दावा तो कितनी ही बार किया है, और दूसरी ओर हमारा यह 
अत्यन्त प्राचीन राष्ट्र है--करोडों लोगोका यह राष्ट्र, जिसका अपना एक प्राचीन 
और गरिमामय इतिहास है, जो आज हिन्दू और इस्लाम इन दो महान्‌ संस्क्ृतियोंका 
प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अगर आप इजाजत दे तो कहूँ कि ईसाइयोंकी भी 
एक खासी वडी तादाद है और जरथुस्त्री ध्मके तो सभी अनुयायी, वे' शानदार छोग 
शामिल है, जो सख्यामे नगण्य होते हुए भी परमार्थ-वृत्ति और व्यापारिक साहस-उद्यममे 
लगभग अद्वितीय हैं --निशचय ही पीछे तो किसीसे नही है। हमारे देशों ये सारी 
सस्क्ृतियाँ केन्द्रित है। और मान लीजिए ईहवर हिन्दुओ और मुसलमानों दोनोंको, 
जिनके प्रतिनिधि उपस्थित है, सदृबुद्धि दे और वे अपने मतभेद भुलाकर आपसमें 
एक सम्मानप्रद समझौता कर ले तो फिर आप उस राष्ट्रको और अपने राष्ट्रको 
एक साथ मिलाकर स्थितिकी कल्पता कीजिए। अब में एक बार फिर मनमें सोचता 
हैं और आपसे पूछता हूँ कि स्वतन्त्र भारत, ग्रेट ब्रिटेनकी ही तरह पूर्ण रूपसे स्वतन्त्र 
भारत और ग्रेट ब्रिटेनके बीच कायम सम्मानजनक साझेदारी क्‍या दोनोके छिए लाभ- 
प्रद सिद्ध नही हो सकती -- इस महान्‌ राष्ट्रकी घरेलू समस्याओके समाधानकी दृष्टिसे 
भी। और अपने मनमे इसी स्वप्न और आश्ञाकों सेंजोकर मैने ब्रिटिश द्वीप-समूह पर 
कदम रखा और बागे भी उस स्वप्नको मनमें सेजोये रहूँगा। 


श्र सम्पूर्ण गाधी वाहूमय 


और इतना कह देनेके बाद में समझता हूँ, मैने सब-कुछ कह दिया है। अब 
तफसीलकी बाते आप खुद ही तय कर हे, मुझसे उनके बारेमें ज्यादा कहनेकी आशा 
ने रखें, यह बतानेकी अपेक्षा न करे कि सेनापर नियन्त्रणसे मेरा क्या मतलब है, 
विदेशी मामछो, वित्त, राजस्व तथा आर्थिक नीतिपर नियन्त्रणका मैं क्‍या अर्थ 
लगाता हूँ, या कि आधथिक सौदोसे ही मेरा क्‍या तात्पर्य है। इन आथिक सौदोके 
बारेमें कल एक मित्रने कहा था कि ये तो ऐसे सौदे हैं जिनका सम्मान हर हालतमें 
किया ही जाना चाहिए, ये तो पवित्र सौदे है। में ऐसा नहीं मानता। अगर किसी 
साझेंदारीमें शामिल' होनेवाले और उससे अलरूग होनेवाले साझेदारोंके बीच माल-मिल्कि- 
यतका हिसाब-किताब होता है तो उनके सौदोंकी जाँच और उतमें आवश्यक हेर-फेर 
करना जरूरी होता है। इसलिए यदि काग्रेस यह कहे कि राष्ट्रकों इसका पता 
होना चाहिए कि उसे कौन-सी जिम्मेदारियाँ लेनी चाहिए और कौन-सी नही छेनी 
चाहिए तो इसके लिए उसे किसी असत्य आचरण या अपराधका दोषी नहीं माना 
जा सकता। इस लेखा-परीक्षा, इस जाँचकी माँग केवल भारतके ही हकमें नहीं, बल्कि 
दोनोके हकमें की जा रही है। मेरा यह निश्चित मत है कि अग्रेज जनता भारतपर 
ऐसा कोई बोझ नहीं छादना चाहती जिसे ढोनेकी अपेक्षा उससे ओऔचित्यपूर्वक नहीं 
की जा सकती। और मै कांग्रेसकी ओरसे यह घोषणा करता हूँ कि जिस बोझको 
ढोना उसके लिए उचित होगा, उससे इनकार करनेकी बात वह कभी नही सोचेगी। 
यदि हमें एक ऐसे ईमानदार राष्ट्रके रूपमें कायम रहना है जिसकी दुनियामें साख 
हो तो हम अपना खून-पसीना बहाकर अपने कर्जका एक-एक पैसा चुकायेगे। 

इस आदेश-पत्रकी धाराओंके बारेमे आपको आगे कुछ बताने और इन धाराओं 
का कांग्रेसी छोग जो अर्थ लगाते है वह अथे आपके सामने स्पष्ट करनेकी जरूरत मैं 
नही समझता। अगर ईदवरकी यह इच्छा हुई कि मै इस विचार-विमर्शमें, इन चर्चाओमें 
भाग छेता रहूँ तो इन चर्चाओंके दौरान ही मै इन धाराओंके फलितार्थ आपके सामने 
स्पष्ट कर सकनेकी आशा रखता हूँ। जैसे-जैसे यह विचार-विमर्ण आगे चढेगा, मेरे 
सामने सुरक्षात्मक पूर्वोपायोंके सम्बन्ध्में भी अपनी बात कहनेका अवसर आयेगा ही। 
छेकिन छॉर्ड चांसलर महोदय, मैं समझता हूँ, इस समय तो आपकी उदारता और 
अनुग्रहका छाम् उठाकर मैं किंचित्‌ विस्तारसे काफी-कुछ कह चुका हूँ। वास्तव मै 
आपका इतना अधिक समय नही छेना चाहता था। छेकिन मुझे छगा कि यदि में 
इस अवसरपर भी अपना हृदय खोलकर आपके सामने अपनी चिर-पोषित आकाक्षा 
न रख दूँ तो में उस उद्देश्यके साथ न्याय नहीं कर पाऊँगा जिसका प्रतिपादन आपके, 
उप-समितिके आप सदस्योके सामने और हम भारतीय प्रतिनिधियोके मेजबान ब्रिटिज्ञ 
राष्ट्रके सामने करनेके लिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरी यही छारूसा है कि है 
ब्रिटिश द्वीप-समूहसे प्रस्थान करूँ तो सनमें यह विश्वास छेकर कहूँ कि ग्रेट ब्रिढेत 
और भारतके बीच समान साझेदारी कायम होनेवाी है। आपके बीच रहते हुए 
मैं इससे अधिक और क्‍या कर सकता हूँ कि हृदयसे ईश्वरसे उस स्थितिके साकार 


होनेकी प्रार्थना करता रहेँ। 


भाषण : लेबर पार्टीके संसद-सदस्योंकी सभामें २३ 


लॉड चांसलर महोदय, मैने लगभग पैतालीस मिनटका-समय ले लिया है, किन्तु 
“आपने मुझे- बीचमे न-रोककर मुझ पर जो कृपा की है, उसके लिए मैं आपको 
धन्यवाद देता हूँ। मै इतने अनुग्रहके योग्य नहीं था और इसलिए एक बार फिर 
आपको धन्यवाद देता हूँ। 
[ अग्रेजीसे | 
इंडियन राउंड टेबिल कांफरेंस (सेकेंड सेशन) प्रोप्तीडिस ऑफ फेंडरल स्ट्रक्चर 
कमिटी ऐंड माइनॉरिटोज कमिटी, खण्ड १, पृ० ४१-४७ 


१३. भाषण: लेबर पार्टीके संसद्-सदस्योंकी सभामें' 


लन्दन 
१६ सितम्बर, १९३१ 


आज ज्ञाम॒ श्री गांधीने कामन्स सभाके लेबर पार्टोके सदस्योंके समक्ष भाषण 
दिया। - « « 
अपने भाषणसें उन्होंने बताया कि उन्हें इंग्लेड इस निर्देशके साथ भेजा गया 
है कि उन्होंने जो वचन दिया है, उसपर वे दृढ़ रहेंगे। तात्पयं पूर्ण स्वराज्य 
प्राप्त करनेके वचनसे था। उनके विचारसे भारतकी प्रामवासी जनताके हितोंके लिए 
ऐसा स्वराज्य आवदयक है। इस प्रशासनके कारण और उन लोगोंको जो कर देने 
पड़ते हे, उनकी वजहसे वे भूखों मर रहे हे। 

श्री गांधीकी एक बात मजदूर दलोय श्रोताओंको बहुत विशिष्ट मालूम हुईं। 
तात्पयं उनकी इस दलीलसे है कि मशीनोंकों तिलांजलि दे दी जाये और गाँववालों को 
अपने हाथोसे काम करने दिया जाये। उन्होंने कहा कि यदि कोई ग्रामीण लोगोंसे 
पूछे कि से ही उनका नेतृत्व क्‍यों करता हूँ तो वह पायेगा कि ऐसा इसलिए है 
कि दे अपनी आशाओं और आकांक्षाओंको व्यक्त नहीं कर सकते और उन आशज्ञाओं 
और आकांक्षाओंको वाणी में देता हूँ। 

श्री गांधीने कहा कि मेने लॉर्ड इविनसे वादा किया था कि में गोलमेज परि- 
षद्में दरोक होऊेगा। उसी वादेको पूरा करनेंके लिए में यहाँ आया हूँ। जो बातें 
“पूर्ण स्व॒राज्य ' में आाती है, वे अगर किन्‍्हीं अन्य शब्दोंमें भी आ जायें तो में उन्हें 
भी उतनी ही तत्परतासे स्वीकार कर छूंगा जितनी तत्परतासे इन द्ाब्दोंको स्वीकार 
किया है। में सार चाहता हूँ, योथा नाम नहीं। मेने अपने ऊपर सावधानी बरतनेके 


१. पद सभा हाउस ऑॉफ कामन्सके ग्रैन्ड कमिटी रूममें हुई थी, उपस्थित व्यक्तिषोंमें कुमारी म्यूरियल 
छेर्टर, श्री ढेन्सवरी, उसदु-सदस्य और जे० एफ० होराविन, संसद-सदस्य भी ये। 


र्डे सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


जो-कुछ सामान्य नियम रऊूगा रखे है, उन्हें त्यागकर से आप लोगोंको अपनी वे 
भावताएँ समझाना चाहता हूँ, जो वास्तवसें मेरे करोड़ों देशभाईयॉकी भो भावनाएँ है। 

उन्होंने पुर्ण स्व॒राज्य और सेना तथा विदेशी मामरॉपर भारतीयोंके नियन्त्रणकी 
अपनी भाँगें दोहराईं। दूसरे शाब्दोंमें, वे भारतके लिए वैसी हो स्वतन्त्रता चाहते है 
जैसी स्वतन्त्रताका उपभोग प्रेट ब्रिटेत कर रहा है। उन्होने कहा कि भारत इससे 
कस किसी भी चौजसे सन्‍्तुष्ट नहीं हो सकता। सुझे अपनी ओरसे कोई समझौता 
करनेका अधिकार नहों दिया गया है, यद्यपि इस एक चीजके लिए आइवस्त कर 
बिये जानेपर आप मुझे अनेक समझौते करते पायेंगे। लेकिन अगर ऐसा न हुआ तो 
भे कोई समझौता नहीं कर पाऊँगा। में भारतको दुनियाकी किसी भी जातिके लिए 
खतरेका कारण बनानेंके लिए परुर्ण स्वराज्य नहीं चाहता। यदि मेरा बस चले तो से 
तो ग्रेट ब्रिदेंब और भारतके बीच सच्ची मित्रता कायम करना चाहता हूँ। 

में ब्रिटिश शासन और सत्ताके प्रति एक जाना-माना विद्रोही हूँ, लेकिन मेरे 
हजारों देशभाई उसके प्रति छिपे तोरपर विद्रोहका भाव रखते हे, क्योंकि जो कष्ट 
और असुविधाएँ प्रकट विद्रोहीकों सहनी पड़ती हे, उन्हें वे सहन नहीं करना चाहते। 
में चाहता हूँ कि अगर आपके मनमें इससे कोई उलटी धारणा हो, कोई भ्रम हो तो 
उसे दूर कर लीजिएं। छोग यदि ब्विदिश जुएको अपने कन्धोसे- उतार फ्रेंकना और 
पूर्ण रूपसे स्वाधीन हो जाना चाहते है तो उसका कारण यह है कि वे भूखों मरना 
नहीं चाहते। बाहरी शनुओंसे देशके बचावके लिए भारतमें इतनी अधिक सैनिक 
शक्तिकी आवश्यकता नहीं है। सुझे तो बताया गया है कि अगर दुर्भाग्यवश कोई 
दूसरी लड़ाई हुई तो वह पहलीसे भिन्न और बहुत अधिक भयंकर होगी। मुझे यह 
याद दिलानेकी जरूरत नहीं है। हमने तो अब अपनी इन कठिनाइयोंसे अन्तिम बार 
लड़ छेनेंके लिए अपनी कमर फस ली है और में चाहता हूं कि यहाँ उपस्थित 
छोगोंसे यदि बनें तो भारतको उस दुदिनसे बचाइए। 

अब भरी शिनवेलने कहा कि कोयलेकी ख़ाबोंमें काम करनेवाले हजारों भारतीय 
मजदूर अंग्रेज नहीं, भारतीय खान-भालिकोके ही जघीन तो कास करते है, और से 
देखता हूँ कि मजदूरोंके प्रति भारतीय खान-मालिकोंका रवैया अंग्रेज खान-मालिकोंकी 
तुलनामें बहुत अधिक प्रतिक्रियाबादी और कूरतापूर्ण है। तो आप ब्निटिश शासनके 
बारेमें जो-कुछ फहते है, उसका मेल्ल आप भारतीय उद्योगपतियोंके प्रतिक्रियाबादी 
रवेयेसे केसे बैठा सकते हे? 

श्री गांधीने कहा कि जब में बोल रहा था तो मेरे मनसें कोयलेकी खातों 
अथवा बस्वई और कलकत्ताके कारखानोंमें काम करनेवाले कुछ हजार मजदूरोंकी 
समस्या नहीं थी। में जमींदारों या मिल-मालिकॉोंकी वकाहत नहीं फरता। 

भुझे जो-फुछ कहना है, उसका इस बातसे कोई सम्बन्ध नहीं है कि भारतीय 
उद्योगपति अंग्रेजोसे अधिक कर है या नहीं। मुझे उस तरहके शोषण-अत्पाचारके 


भाषण : लेबर पार्टीके ससदु-सदस्योंकी सभामें २५ 


बारेमें कुछ नहीं कहना है, जो भी कहना है, गॉवो्में रहनेवाले भारतीयोंके जीवन- 
स्‍्तरके बारेमें कहता है। मेरी शिकायत तो उस प्रणालीके खिलाफ है, जिसके द्वारा 
गाँवव़ालों को एक-एक बूंद रक्‍्तका दोहन किया जा रहा है। कोयलेकी खानोंमें काम 
करनेवाले मजदूर पीड़ित जरूर है, लेकिन वे भूखों नहीं मर रहे हें, और मे उन 
लोगोंकी बात कह रहा हूँ जो सचमुच भूखों मर रहे हे। भारतके चौरासी प्रतिशत 
लोग गाँवोंमें रहते हे और भौजूदा व्यवस्थाके द्वारा उनका एक-एक बूंद खून चूसा 
जा रहा है, और इन लोगोंको सालमें छः महीने अनिवार्य रूपसे बेकार रहना पड़ता 
है। यदि ब्रिटेनके मजदूर छः महीने बेकार रहें और उन्हें कोई वेतन-भत्ता न मिले 
तो क्‍या वे भी भूखों नहीं मरने लगेंगे -- विशेषकर तब जब कि उन्हें बेकारीकी 
अवस्थारमें भी सरकारकों कर भी देना पड़े? 

इसके बाद लूंकाशायरके एक सदस्यने भ्री गांधीसे पुछा कि वे लूंकाशायरके 
सालके बहिष्कारका औचित्य कंसे ठहराते हे। 

श्री गांधीने कहा कि भारतको लूंकाशायर, जापान या इठली अथवा दुनियाके 
किसी भी हिस्सेमें तैयार सुतो वस्त्रोंके बजाय अपने यहाँ तैयार किये सृती वस्त्नोंका 
प्रयोग करनेकी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। यह बहिष्कार अंग्रेजोंके खिलाफ नहीं है। 
बाहरसे सूती कपड़े खरीदना आप भारतका कोई कत्तंव्य तो नहीं मानते ? मुझे तो 
सिर्फ गाँवोंके पक्षका समर्थन करना है और विदेशी पस्त्रोंके बहिष्कारकी सारी योजना 
उन्हींके हितोंका ख्याल करके बनाई गईं है। 

यदि हम गाँवों या मिलोंमें अपनी जरूरतका कपड़ा आप ही तेयार कर रहे 
है और केवल उसीका उपयोग कर रहे हे तो क्या कोई नैतिक अपराध कर रहे हे? 
इस तरह हम प्रतिवर्ष साठ करोड़ रुपये सीधे गरीबोंकी जेबोंमें डाल रहे हें। क्‍या 
ऐसा कोई भी नैतिक नियम है जिसके अनुसार मेरे लिए लंकाशायरके कपड़ोंको 
प्राथमिकता देना लाजिमी हो, ताकि लंकाशायरके उन भजदूरोंका भरण-पोषण हो 
जो इतते वर्षोसि उन प्रामीण छोगोंको दरिद्र बनाये हुए हे? लंकाशायरका उत्थान 
भारतके ग्रामीण उद्योग-धन्धोंके ध्वंसावशेषपर हुआ है। 

यहाँ सर नॉन एंजेलने पूछा कि भारतीय उद्योगोंको आज जो संरक्षण दिया 
जा रहा है, क्‍या उसका परिणाम यही नहीं होगा कि लंकाशायरके मारूका स्थान 
बम्बई और कलकत्ताका माल ले लेगा और यदि बम्बईके उद्योगोंका विकास किया 
जाता है और भारतका गौद्योगीकरण किया जाता है तो क्या गाँवकी सालमें छः 
महीनेकी बेकारी ज्यॉ-कौ-त्यों नहीं रह जायेगी? यह स्थिति तो ब्रिटिश सत्ताकी 
समाप्तिके बाद भी बनी हो रहेगी। 

उत्तरमें श्री गांधीने कहा कि में अपनी सारी शक्ति गाँवोंकी दशा सुधारनेमें 
लगा रहा हूँ और बहिष्कार आन्दोलन प्रामीण लोगोंके हकमें ही चलाया जा रहा 
है। जब उनके सामने सिर्फ़ अपने यहाँके मिलोंसे ही निबटनेकी समस्या रहेगी तब 


२६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ने उससे आसानीसे निबट छेगे। मिल-मालिकोने हमसे यह समझौता किया है कि 
वे ग्रामीण उद्योग-धन्धोंके साथ होड़ नहीं करेगे। यह्‌ ग्रामीण उद्योग बहुत बड़ा उद्योग 
है ॥ वहू २,००० गाँवोंमें चल रहा है और इससे उन्त गाँदोसें रहनेंवाले १,००,००० 
लोगोंको जीविका मिलती है। आज एक-तिहाई कपड़ा हायकरघों पर ही बुना जा 
रहा है, यद्यपि वे मिलोंमें काते सूतका ही उपयोग करते हे। में हाथ-कता सुत चाहता 
हैं। में चाहता हूँ कि अंग्रेज छोग हाथ-कताईके इस यन्त्रकों सर्वांगपूर्ण बनातेंके लिए 
मुझे अपने कौहलका राभ दें। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि एक अंग्रेज 
इंजीनियरने मुझे हाथ-करघेका एक अपेक्षाकुत सररू समृना दिया है, जिसपर ज्यादा 
अच्छी तरह बुनाई हो सकेगी। उसके लिए थे मुझसे कुछ छे नहीं रहे है, वल्कि 
अपना वह आविष्कार भेंदके तौरपर दे रहे हे। यह बहिष्कार आन्दोलन देशी मिलोंके 
रूसके लिए नहीं है और अगर उन्होंने इसे कुचलछनेकी कोशिश की तो खुद ही 
कुचल जायेंगी। हे 

संसद-सदस्य आऔी ठाउटनें कहा कि श्री गांधीके उत्तरसे तो यही रूगता है कि 
बार-बार जो यह कहा जा रहा है कि बस्वईके सिल्‍लू-सालिक बहिष्कार आन्दोलनमें 
आ्िक सहायता दे रहे है, उसमें कोई सचाई नहीं है। 

थ्री गांधीने कहा कि बम्बईके मिल-मालिकोंने वेशक सहायता दी है और किसी 
हृवतक उदारतासे दी है, लेकिन आन्दोलनका सारा हिसाब-किताब सबके देखनेंके 
लिए खुला पड़ा है। वहिष्कार आान्दोलनको ग्रामीण छोगोंसे भी सहायता मिली है। 
यदि वे चाहे तो भारतीय मिलोंका बहिष्कार भी शुरू कर सकते हैे। में ग्रामीण 
उद्योगके एक विशेषज्ञकी हैसियतसे बोल रहा हूँ और मेरा यह दावा है कि अगर 
किसी भूचालमें वम्वई और कलकत्ताकी सभी मिलें बरबाद हो जायें और सभी बाहरी 
देश भी भारतको कपड़ा देना बन्द कर दें तो भारत महीने-भरके अन्दर अपने प्रामीण 
उद्योगके बलपर देशकी कपड़ेकी सारी जरूरत पूरी कर सकता है। 

इसपर एक मनन्‍्य सजदूरदलीय सदस्यने पूछा कि अगर दूसरे देश भारतका 
पठसन और चाय खरीदना बन्द कर दें तो भारत क्या करेगा? अगर भारत लंका- 
शायरसे कपड़ा नहीं खरीदता तो फिर हम उससे चाय कैसे खरीद सकते हे? 

श्री गांधोने उत्तरमें कहा कि यह तो ख़रीदतें-बेचनेवालेकी मर्जीॉपर निर्भर है। 
अगर दुनिया हमारा साल नहीं खरीदना चाहती तो हम भी उसपर उसे जबरदस्ती 
नहों थोपना चाहते। हम इन चीजोंका उत्पादन इसलिए करते हे कि इनकी साँग 
है, और अगर दूसरे देश इन्हें नहीं खरीदेंगे तो हमें कोई और उद्योग शुरू करना 
होगा। 

कुसारी विल्किसनने पूछा कि वैज्ञानिक आविष्कारोंका लाभ उठानेसे इनकार 
करना फ्या प्रतिक्रियायादी नीति नहीं है, मानव-मेघासे उत्पन्न नई-नई चीजोंका उपयोग 
न करनेका आग्रह रखनेका परिणाम क्या भारतकों सदा गरीब बनाये रखना न होगा 


भेट : टेकस्टाइल मर्क्युरी ' के सम्पादकको २७ 


श्री गांधीने कहा कि में तो भारतको यन्त्र-सान्के प्रयोग्से विमुख्ल करनेकी 

कोशिश कर रहा हूँ। हमारे यहाँ ऐसे करोड़ों लोग हे जो ये सारे काम अपने हाथोंसे 
कर सकते हे, और ऐसे यन्त्रोंका प्रयोग करना आत्मघातके समान होगा जिनके सहारे 
चन्द हजार भजदूरोंके अमसे जरूरतका सारा कपड़ा तेयार किया जा सकता हो। में 
मानता हूँ कि जबतक से इन छोगोंको कोई और धन्‍्धा देनेकी स्थितिमें नहीं हूँ तब- 
तक वेसा-कुछ करना अनेतिक होगा।' 

[अग्रेजीसे | 

मेचेस्टर गाडियन, १७-९-१९३१ 


१४. भेंट:  टेक्स्टाइल मकक्‍युंरी' के सम्पादकको 


लन्दन 
१७ सितम्बर, १९३१ 


* हेक्‍्स्टाइल स्क्युरी ' के सम्पादकने श्री गांधीकों पहलेसे ही सभी प्रइव लिखकर 
दे रखे थे। उनके उत्तर देनेसे पहले उन्होंने कहा कि से एक सन्देश प्रचारित करना 
चाहता हैं जौर आज्ञा करता हूँ, लंकाज्ञायर सुती वस्त्र-उद्योगमें लगे सभी लोग उसे 
सहानुभूतिपुर्वक प्रहण करेंगे और समझेंगे। उन्होंने कहा: 

में जानता हूँ कि प्रइन्न बडा जटिल है, लेकित अगर दोनो देशोके बीच सद्‌- 
भावना कायम हो जाये तो निराश होनेका कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता। 
इसकी एक अनिवार्य शर्ते यही है कि आाज भारतीय पक्षको हानि पहुँचाने और 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके खिलाफ तरह-तरहकी अफवाहे फैलानेके लिए इग्लैडमे जो 
ग्न्दा प्रचार चल रहा है, उसका डटकर विरोध करना चाहिए; और ऐसा प्रचार 
चल रहा है, यह तो बहुत अच्छी तरह सिद्ध किया जा सकता है। 

इग्लैडमे रहते हुए यदि मैं गलतफहमियोके सभी कारण दूर कर सकू तो इसे 
में अपना सौभाग्य भानूंगा। अगछे सप्ताह मैं इसी उद्देश्से लंकाशायर जा रहा हूँ। 
वहाँ में अपने मनमे सर्वथा मैत्रीपूर्ण भाव लेकर जाऊँगा। मैं सभीकों अपनेसे सवाल- 
जवाब करनेके लिए आमन्त्रित करूँगा और यह वचन देता हूँ कि मै सब-कुछ खुले 
हृदयसे कहेंगा, कोई दुराव नहीं करूँग्ा। 

प्र०: भारतमें लंकाशायरके कपड़ेके व्यापारके हरासका असली कारण क्‍या है? 

उ०: मेरे विचारसे इसका कोई एक नही, बल्कि अनेक कारण है। बेशक, इसका 
एक कारण बहिष्कार आन्दोलन भी था और है। मुख्य कारण यह है कि जापानने 
लंकाशायरकी मात दे दी। ध्यान रखना चाहिए कि बहिष्कार केवल लकाशायरके 


१. सभा समाप्त होने पर किस्सडे होंठ जानेके पूवे गांधीजी ने वहीं अपनी प्रायेना भी की। 


२८ सम्पूर्ण गाधी वादूमय 


सूती वस्त्रोका ही नहीं, बल्कि तमाम विदेशी सूती वस्त्रोका किया जा रहा है, लेकिन 
इसके बावजूद जापानने लकाश्ायरकी तुलनामें बहुत अधिक प्रगति की है। तीसरा 
कारण तो सार्वभौस है--अर्थात्‌ सभी जगह लोगोकी जीवनके लिए आवश्यक 
वस्तुएँ खरीदनेकी क्षमता भी कम होती जा रही है। चौथा कारण है भारतीय मिलो 
हारा अधिकाधिक कपडेका उत्पादन, और पाँचवाँ तथा अन्तिम कारण है, भारतके 
ग्रामीण लोगोके अन्दर अपनी जरूरतका कपडा अपने ही घरोमें तैयार कर लेनेकी 
बढती हुई इच्छा। 

भ्र० ४ क्‍या लंकाशायरके व्यापारको उखाड़नेके लिए कोई सक्तिय आन्दोलन चल 
रहा है? 

उ०४ दिल्‍ली समझौतेके बादसे तो किसी और विदेशी प्रतिस्पर्धीको तरजीह 
देकर रूकाशायरके व्यापारको उखाडनेके लिए सक्रिय अथवा किसी भी प्रकारका कोई 
आन्दोलन नहीं चल रहा है। अलबत्ता देशी कपडेकों--चाहे वह मिलका बना हो 
या हाथका बना --प्राथमिकता देना जारी है। 

प्र० : क्‍या वहाँ जापानी मालकों प्राथमिकता दी जाती है? अगर दी जाती 
है तो क्‍यों? 

उ०: इस समय तो निश्चय ही जापानी मालको कोई प्राथमिकता नहीं दी 
जा रही है। 

प्र० : क्या भारतमें कपड़ेकी खपतकी स्थितिमें कोई परिवर्तन नहीं आया है! 
यदि कोई कसी आई है तो उसका प्रतिशत क्‍या है? 

उ०६ मेरा ख्याल है,कि कमी आई है, छेकिन उसे साफ देखा नही जा सकता। 

प्र० : लंकाशायर भारतके साथ अपना व्यापार कैसे बढ़ा सकता है? सम्भावनाएँ 
कैसो हे? यहाँ सवाल कीमतका है, अथवा स्तर या ब्रिदेन-विरोधी प्रचारका ? 

उ० ४ लकाशायर जिस एक उपायसे भारतके साथ अपना व्यापार बढा सकता 
है, वह मैने कुछ महीने पहले बताया था।' मान लीजिए कि भारतके साथ इग्लैडका 
हादिक समझौता हो जाता है और भारत देशी मिलोमे और हाथसे जो कपडा तैयार 
करता है, उससे उसकी जरूरत पूरी नहीं होती और बाकी कपडे उसे विदेशोसे 
खरीदने पड़ते है। उस हालतमें सभी विदेशी कपडोके मुकाबले लंकाशायरके कपडोको 
प्राथमिकता दी जायेगी। हाँ, मालके स्तर और कीमतका विचार तो तब भी करना 
ही पड़ेगा, केकिन तब वह दोस्ताना तरीकेसे आपसमे तय कर छेनेका मामला होगा । 

प्र०: भारत अपनी कपड़ेकी आवश्यकताका कितना प्रतिशत देवामें बने कपड़ेसे 
ही पूरी कर सकता है? इसमें से कितना मिलोंका बना होता है और कितना हाथ- 
करधघोका ? न्‍ 

उ०; मेरे विचारसे तो यदि कुछ थोडी-सी सुविधाएँ मिल जाये तो वह बडी 
आसानीसे अपने गाँवोमे ही पर्याप्त कपड़ा तैयार कर सकता है और जो-कुछ कमी 


१. देखिए खण्ड ४७, पृष्ठ रणण-६ ! 


भेट: न्यूज ऋनिकल के प्रतिनिधिको २९ 


रह जायेगी उसे देशी मिलोमे बने कपडेसे पूरा किया जा सकता है। इस समय 
भारतमे जितने कपड़ेकी खपत उसका एक-तिहाई हाथ-करघो पर तैयार होता है, 
एक-तिहाई मिलोमें और शोष एक-तिहाई आयात किया जाता है। 

“टेक्स्टाइल मर्क्युरी ' और उसके माध्यमसे रकाशायरकों मेरा यही सन्देश है कि 
छोग पूर्वाग्रहोके कारण इस सारे प्रइनकों उलझाये नहीं, बल्कि इसके सभी परिणामों 
और प्रभावोको ध्यानमे रखकर इसपर विचार करे। 

[अग्रेजीसे ] 
टेबस्टाइल भक्‍युरी, १८-९-१९३१ 


१५. भेंट: “न्यूज क्रॉतिकल ' के प्रतिनिधिको 


लन्दन 
[१७ सितम्बर, १९३१]' 
मुझे ईस्ट एड बडा पसन्द है--खासकर सड़कोपर उछलते-कूदते छोटे-छोटे 
बच्चे। वे बडी आत्मीयतासे मेरा अभिवादन करते है। चालीस वर्ष पहले जब मै 
लन्दनमें था, उस समयकी स्थितिपर विचार करता हूँ तो पाता हैँ कि सामाजिक 
परिस्थितियोमे बहुत अधिक परिवर्तव आ गया है। भारतकी गरीबीको देखते हुए तो 
लन्दनमे कुछ भी गरीबी नहीं है। यहाँ सडकोसे गुजरते हुए में हर घरके बाहर 
बोतल-भर दूध और अन्दर पटूटीनुमा दरी बिछी देखता हूँ और बैठकमे शायद एक 
पिआनो भी होता है। 
भारतमे करोड़ो छोग केवल लेगोटी ही पहनते है। इसीलिए मै भी लंगोटी 
ही पहनता हूँ। लोग मुझे अध॑-नग्न कहते है। में भारतके निर्धनतम लछोगोसे अपना 
तादात्म्य स्थापित करनेके लिए जान-बूझकर ऐसा करता हैं। लन्दंनमे जो चीज मुझे 
बहुत अच्छी लगती है वह यह है कि यहाँ गरीबों और अमीरोके बीच उतना ज्यादा 
अन्तर नहीं है। जब में रोज रातकों मोटरमे बैठकर वो की भोर जाता हूँ तो 
देखता हूँ कि में जेसे-जेसे वेस्ट एडसे ईस्ट एडकी ओर बढता हूँ, वैसे-वैसे अमीरी 
बहुत धीरे-धीरे घटती जाती है और गरीबी बढती जाती है। ऐसा कहना शायद 
अतिरजित नहीं होगा कि भारतमे जो जीवन-स्तर अमीरोका है, वह छन्दनमे 
गरीबोका है। 
गोलमेज परिषद्के बारेमें बोलते हुए भ्री गांधीने कहा: 
जो स्थिति है, उससे में बहुत चिन्तित हुँ। हम बहुत ही कम प्रगति कर पा 
रहे है। हम पाँच दिनसे यहाँ है और इतने समयमे हम जो-कुछ कर पाये है वह 


१. सापन-सूतमें तिथि नहीं दी गई है। छेकिन संवाददाता कहता है कि गांधीजी से उसने “कुछ” 
मुछाकात की। यदि उसने यह मेंट्वार्ता १८ को तैयार की हो तो मेंट २७ को ही हुईं होगी। 


३० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


चार-पाँच घटेमे ही किया जा सकता था। सरकारने तो बिलकुल चुप्पीका रख अपना 
लिया है। वह कुछ भी कहनेमें इतनी सावधानी वरतती है कि उसकी स्थिति क्‍या 
है, कुछ पता ही नहीं चलता। जबतक वह अपने विचार स्पष्ट नही करती, हम बाग 
नही बढ़ सकते। हमें मालूम होना चाहिए कि वह कहाँतक जानेको तैयार है। इस 
सप्ताह में बहुत नरमीसे बोला हूँ, लेकिन कह नहीं सकता कि इस घोर अनिद्िचतता 
को, जिसका कोई कारण दिखाई नही देता, में कवतक बरदाइत कर पाऊँगा। सर- 
कार बराबर तटस्थ नही बैठी रह सकती, उसे इधर या उधर जाना ही होगा। 

[ भग्नेजीसे ] 

न्यूज फॉनिकल, १९-९-१९३१ 


१६. भाषण: संघ-संरचना समितिके समक्ष 


ल्त्दन 
१७ सितम्बर, १९३१ 


लॉर्ड चान्सलर महोदय, 


शीर्षक-२ पर हो रही इस बहसमें में बहुत हिचकिचाहटके साथ भाग ले रहा 
हैँ। हमारे विचारा्थ जो अनेक मुद्दे दर्ज है, उनके सम्वन्धमे में बादमें बोलूगा। सोम- 
वारसे मेरा मन कुछ बातोको लेकर बडा परेशान रहा है और अगर आप इजाजत 
दें तो पहले में उन्ही बातोकी चर्चा करके अपने मनके उस बढते हुए वोझको हलका 
करें। इस समितिमे हुई बहसोको मैने बहुत ही ध्यानसे देखा-सुना है। पहले मैने 
प्रतिनिधियोकी सूचीकी ओर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब उसका अध्ययन 
किया तो सबसे पहले जिस बातकों छेकर मेरा मन परेशान हो उठा वह यह है कि 
हम छोग राष्ट्रके चुनें हुए प्रतिनिधि नही, बल्कि सरकारके चुने हुए प्रतिनिधि है, 
जबकि यहाँ आये छोगोको राष्ट्रका ही प्रतिनिधित्व करना चाहिए था। मै भारतके 
विभिन्न दछो और समुदायोको निजी अनुभवसे जानता हूँ, इसलिए जब प्रतिनिधियोकी 
सूचीकी ओर ध्यान देता हूँ तो पाता हूँ कि इसमें बहुत-से महत्त्वपूर्ण नाम शामिल 
नही है। और इसलिए मेरा मन यह सोचकर व्यथित हो उठता है कि प्रतिनिधियोके 
चुनावमे वास्तविकताको ताकपर रख दिया गया। मेरे मनमे वास्तविकताकी अवहेलना 
का भाव जगनेका दूसरा कारण यह है कि मुझे रूगता है, इन कार्यवाहियोका तो 
कोई अन्त ही नहीं है और हम लगभग कोई प्रगति नहीं कर रहे है। यदि हम 
इसी तरह चलते रहे तब तो इस समितिके सामने उठाये विभिन्न प्रद्नोपर बाढकी 
खाल खीचनेवाले अन्दाजसे बहस करनेके अलावा और कुछ नही कर पायेंगे। 


२. संघ-सछदके सदस्थोकि चुनावसे सम्बन्धित सवाल | 


भाषण : संघ-संरचना समितिके समक्ष ३१ 


सो छॉर्ड चान्सलर महोदय, सबसे पहले तो मै, आप हम सबके प्रति जितना 
अधिक घैयें--ओऔर इजाजत हो तो कहूँ कि सतत शिष्टता और सौजन्य --- दिखा रहे 
है, उसके रहिए आपके साथ अपनी हादिक सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। और आप 
समितिकी कार्यवाहियोके सिलसिलेमे जितना अधिक कष्ट उठा रहे है, उसके लिए 
मैं आपको सचमुच बधाई देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपके और हमारे सामने 
जो काम पडा हुआ है, उसके अन्तमे वह अवसर भी आयेगा जब में आपको इस 
बातके लिए बधाई दे सकूँगा कि आपने हमे कुछ ठोस परिणाम सामने रखनेमे समर्थ 
बनाया या वैसा करनेको मजबूर किया। 

अगर इजाजत हो तो अब में महामहिमके सलाहकारोके खिलाफ एक नम््' 
शिकायत पेश करूँ। उन्होंने सात समुद्र पारसे हम सबको यहाँ बुलाया है, और 
जैसा कि में समझता हूँ, यह जानते हुए बुछाया है कि हमसे से सभी उतने ही 
व्यस्त आदमी है जितने कि वे स्वय है। हमे अपना-अपना काम छोडकर यहाँ आना 
पडा है। सो अब जब उन्होनें हम सवको यहाँ बुला लिया है तो क्या उनके लिए 
यह सम्भव नहीं कि वे कुछ ऐसा करे जिससे हम छोग अपने कार्यमें आगे बढ़े? 
क्या में आपके माध्यमसे उनसे यह अनुरोध नहीं कर सकता कि वे लोग यह तो 
बताये कि उतके मनमे क्‍या है? यदि वे हमारा मतामत जाननेके लिए कुछ ठोस 
प्रस्ताव लेकर सामने आये तो मुझे वडा हर्ष होगा; और यदि आपके सामने मैं 
यह बात कह सकू तो कहूँगा कि मुझे छूगता है, सही तरीका भी यही होगा कि 
वे ऐसे प्रस्ताव लेकर सामने आये। यदि ऐसा-कुछ किया जाये तो मुझे इसमे तनिक 
भी सन्‍्देह नहीं है कि हम अच्छे या बुरे, सत्तोषजनक या असन्तोषजनक किसी-न-किसी 
निष्कर्षपर पहुँच ही जायेगे। छेकिव अगर यह समिति केवछक ऐसी एक वाद-विवाद- 
समिति वनकर रह जाती है, जिसका प्रत्येक सदस्य अकूग-अछग व्यक्तियों द्वारा उठाये 
मुद्दोपर जोरदार तकरीरे झाडता है तो में नही समझता कि हम यहाँ जिस प्रयोजनसे 
एकत्र हुए है उसे सिद्ध करनेसे कोई योग-दान दे सकेंगे या उस दिज्ञामे कोई प्रगति 
कर सकेगे। मुझे लूगता है कि यदि आप कर सके तो कोई ऐसी उप-समिति नियुक्त 
कर देना ज्यादा छाभदायक होगा जो आपके सामने निर्णयार्थ कुछ ठोस मुद्दे पेश 
कर सके। ऐसा हो जानेसे हमारी कार्यवाहियाँ ठीक समयपर पूरी हो सकेगी। 

मैने यह सुझाव सिर्फ आपके और सदस्योके विचारार्थ सामने रख देनेका साहस 
किया है। आप शायद उन्हें महामहिमके सछाहकारोके विचारार्थ उनके सामने रखेगे | 
में यह चाहता हूँ कि वे हमारा मार्ग-दर्शन करे, नेतृत्व करें और वे क्‍या चाहते है, 
यह साफ-साफ वताये। में उनसे यह जानना चाहता हूँ कि यदि हम उन्हीकों अपने 
भाग्यका निर्णायक बना दें तो वे क्या करेगे। अगर वे हमारी सछाह और राय जाननेका 
सौजन्य दिखायेगे तो हम उन्हें अपनी सलाह और राय देगे। मेरे विचारसे इस घोर 
अनिद्चितता और अन्तहीन विलम्बकी स्थितिसे वह स्थिति सचमुच बहुत अच्छी होगी । 

इतना कहकर अब मै दूसरे शीर्षकके सम्बन्धमे दो-चार बाते कहूँगा। यहाँ मेरे 
सामने भी वही कठिनाई आती है जो सर तेज बहादुर सश्रूके सामने आई थी। यदि 


३२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


उनकी वातोको मैने ठीक समझा है तो उन्होने यही कहा कि उन्हे इस बातसे 
परेशानी हो रही थी कि उनसे विभिन्न उपश्ीषंकोपर बोलनेकों तो कहा जा ब 
है, किन्तु उन्हें यह नहीं मालूम कि वास्तवमें मताधिकारका स्वरूप क्‍या होगा। यही 
कठिनाई मेरे सामने भी खडी है। ढेकिन इसके अलावा भी एक कठिताई है। मैने 
समितिके सामने काग्रेसका आदेश-पत्र रखा था और मुझे प्रत्येक उपशीर्षकपर उसी 
आदेक्ष-पत्रकों ध्यानमे रखकर बोलना पड़ेगा। इसलिए इन उपशीष॑कोमें से कुछके 
सम्बन्धमें मुझे इस आदेश-पत्रकों ध्यानमें रखकर ही सुझाव देने या अपने विचार 
व्यक्त करने होगे, और यदि समितिको यह मालूम नहीं होगा कि वास्तवमें वह 
किस उद्देययको लेकर चल रही है तो स्वभावतः मैं जो भी विचार रखूंगा, वह 
वास्तवमे किसी कामका नहीं होगा। उस विचारका तो केवरू इस आदेश-पत्रके सन्दर्भमे 
ही कोई मानी होगा। में क्‍या कहना चाहता हूँ, यह वात जब मैं इन उपल्ीषषंको 
पर विचार करने लगूँगा तो स्पष्ट हो जायेगी। 

उपशीर्षक (१)के सम्बन्धर्में जहाँ मोटे तौर पर मेरी हादिक सहानुभूति डॉ० 
अम्बेडकरके साथ है, वहाँ बुद्धिके घरातरू पर मैं श्री गैविन जोन्स तथा सर सुल्तान 
अहमदसे पूरी तरह सहमत हूँ। यदि यह समान विचार रखनेवाले समान उद्देश्योसे 
परिचालित ऐसे सदस्योकी समिति होती जिन्हें अपने मत देकर किसी निष्कर्ष पर 
पहुँचनेका अधिकार होता तो में डॉ० अस्बेडकरके साथ बहुत दुर तक जा सकता 
था। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। यह तो बेतरतीव ढगसे चुने वेमेल छोगोकी 
एक मण्डली है, जिसका प्रत्येक सदस्य शेषसे सर्वेथा स्वतन्त्र है और इसलिए उसे 
किसी भी सामान्य नियमका खयाल किये बिना अपनी राय देनेका अधिकार है। 
इसलिए मेरी नम्र सम्मतिमें, हमे देशी राज्योसे यह कहनेका कोई अधिकार नहीं है 
कि उन्हें कया करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये राज्य बडी उदारतासे 
हमारी सहायताके लिए आगे आये है और इन्होने कहा है कि वे हमारे साथ सपमें 
शामिल होगे, तथा शायद अपने कुछ ऐसे अधिकारोको भी छोड देगे जिनका उपभोग 
वे अन्यथा किसी प्रकारकी दस्तन्दाजीके बिना करते। ऐसी स्थितिमें में तो यही कर 
सकता हूँ कि सर सुलतान अहमदने जो विचार व्यक्त किया और शायद श्री गैविन 
जोन्सने जिस पर विशेष आग्रह किया, उस विचारका मैं पूरा अनुमोदन करूँ। मेरा 
तात्पयें उनके इस विचारसे है कि हम अधिकसे-अधिक यही कर सकते हैँ कि देशी 
राज्योसे अनुरोध-आग्रह करे और उन्हे अपनी कठिनाइयाँ समझाये। साथ ही मुझे 
लगता है कि हमें भी उनकी विशेष कठिनाइयोको समझना चाहिए। इसलिए में 
उदारमना देशी राजाओके सम्मुख केवल एक-दो बातें ही रखूँगा और उनसे उन पर 
सहानुभूतिपूवंक विचार करनेको कहूँगा और चूँकि में आम जनताके बीचसे आनेवाला 
आम जनताका आदमी हूँ और समाजके निम्नतम वर्गका प्रतिनिधित्व करनेकी कोशिद 
कर रहा हूँ, इसलिए में उनसे अनुरोध करूँगा कि वे जो भी योजना वनाकर इस 
समितिके स्वीकारार्थ पेश करे उसमे मेरे उन सुझावोको भी स्थान दें। में यह महसूस 
करता हूँ और जानता हूँ कि वे हृदयसे अपनी रैयतका कल्याण चाहते है। में जानता 


भाषण : संघ-संरचना समितिके समक्ष ३३ 


हूँ कि वे उनके हितोंकी विशेष रक्षा करनेका दावा करते है; लेकिन अगर सब-कुछ 
ठीक-ठीक चला तो वे जन-भारतके-यदि मैं ब्रिटिश भारतकों यह नाम दे सकूँ तो 
- अधिकाधिक सम्पर्कमे आयेगे, और तब जिस प्रकार भारतके उस हिस्सेके छोग देशी 
राज्योके सुख-दुःखको अपना बना लेना चाहेगे उसी प्रकार वे भी जन-भारतके लोगोके 
सुख-दुःखको अपना बना छेना चाहेंगे। आखिरकार भारतके इन दोनों हिस्सोमे कोई 
मौलिक भेद तो है नहीं। यदि किसी सजीव शरीरकों दो हिस्सोमे बाँठा जा सकता 
हो तो भल्ते आप भारतको भी दो हिस्स्रोंमे वाँठ दीजिए। यह अनादि काछसे एक 
देशके रूपमे कायम रहा है और कोई भी कृत्रिम सीमा इसे विभाजित नहीं कर 
सकती। देशी राज्योंकी प्रशंसामे यह कहना ही होगा कि जब उन्होने साहसके साथ 
खुलेआम सघके पक्षमे अपना मत व्यक्त किया तो वास्तवमे उन्होंने यह दावा पेश 
किया कि वे भी उसी खूनसे है जिस खूनसे हम है-वे हमारे सगे है। वे और कुछ 
कर भी नहीं सकते थे। हममे और उनमे सिवा इसके कोई भेद नहीं है कि हम 
साधारण जन है और वे है--या यो कहिए कि ईश्वरने उन्हें बनाया है-- उच्च 
कुलोत्पन्न व्यक्ति, राजा | मै उनका शुमेच्छु हूँ, में हर तरहसे उनकी समृद्धिकी कामना 
करता हूँ। में ईश्वरसे यह भी मनाता हूँ कि उनकी अपनी समृद्धि और अपना 
कल्याण उनके प्रिय प्रजाजनोके हित-साधनम सहायक सिद्ध हो। इसके आगे मै कुछ 
नहीं कहूँगा, कुछ कह भी नही सकता। में तो उनसे केवछ विनती ही कर सकता 
हैं! जैसा कि हम जानते है, वे सघमे शामिल हो या न हो, यह उनकी इच्छा पर 
निर्भर है। हमारे हाथमे यह है कि हम उनका सव-प्रवेश सुगम बना दे। इसी तरह 
उनके बसकी वात यह है कि वे ऐसी स्थिति उत्पन्न करे जिससे हम अपनी बाँहे 
पसारकर सघमे उनका स्वागत करे। में जानता हूँ कि इस आदान-प्रदानकी भावनाके 
बिना हम संघ-शासनकी कोई निश्चित योजना नहीं वना सकेंगे, या अगर बना 
भी छेगे तो वादमें हममे झगड़े होगे और हम एक-दूसरेसे फिर अछूग हो जायेगे। 
इसलिए यदि हम पूरे मनसे सघ-शासनकी किसी योजनाको स्वीकार न कर सके तो 
ऐसी योजना वनानेकी अपेक्षा तो कोई योजना न बनाना ही बेहतर होगा । यदि हम 
कोई योजना वनाये तो पुरे मनसे वनाये। 

अब दूसरे शीर्षककों ले। देखता हूँ, इस शीषंक पर वास्तवमे निर्योग्यताओके 
सवालको ही -अर्थात्‌ निर्योग्यवाओकी व्यवस्था की जाये या नहीं, इसी बातकों- 
ध्यानमें रखकर विचार किया गया है। यद्यपि में पूर्ण रूपसे लछोकतन्त्रवादी होनेका 
दावा करता हूँ, फिर भी मै निस्सकोच' कहूँगा कि यह बात मतदाताओके अधिकारोसे 
सर्वेधा सगत है कि उम्मीदवारीके सम्बन्ध कुछ निर्योग्यताओकी व्यवस्था की जाये 
और इसी तरह किसी सदस्यको सदस्यतासे च्युत करनेके सम्बन्ध्मं भी कतिपय 
निर्योग्यताएँ निर्धारित कर दी जाये। इन निर्योग्यताओका स्वरूप क्या हो, इस सम्बन्धमें 
में इस समय कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि निर्योग्यताएँ 
लगानेके विचार और सिद्धान्तका मैं पूरे मनसे समर्थन करूँगा। “नैतिक भ्रष्टाचार” 
शब्द-समृच्चयको सुनकर मुझे भय नहीं रूगता। इसके विपरीत इसे मै एक अच्छा 


४८--ने 


र््‌४ दि सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मुहावरा मानता हूँ। सच तो यह है कि हम चाहे जितना विचार-विमर्श करनेंके बाद 
किसी शब्दकों चुने, कठिनाइयाँ तो फिर भी बनी ही रहेगी। छेकिन कठिनाइयोपर पार 
पानेके लिए तो न्यायाधीश होते ही है। कठिनाई उत्पन्न होनेपर न्यायाधीश हमारी 
सहायताको आगे आयेंगे और हमें बतायेंगे कि नैतिक अ्रष्ठाचार ' में कौन-सी बातें 
आती हैं और कौन-सी नहीं आती। और यदि कही ऐसा हुआ कि सविनय प्रतिरोध 
करनेवाले मुझ-जैसे किसी आदमीको “नैतिक भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया जाता है 
तो में उसका बुरा नही मानूँगा | हो सकता है, इसके कारण कुछ छोगोको कष्ट उठाना 
पड़े, लेकिन इसीलिए में यह कहनेको तैयार नहीं हूँ कि किसी प्रकारकी नियोग्यताएँ 
लगाई ही न जाये और अगर छगाई जाती है तो वह मतदाताके अधिकारका हनन 
होगा। यदि हम कोई कसौटी कायम करने या उम्र-सम्बन्धी कोई सीमा रखने जा 
रहे है तो चरित्र-विषयक कोई मर्यादा भी होनी ही चाहिए। 

अब तीसरी बात -अर्थात्‌ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचनके प्रदनकों छे। यदि 
इस समय यहाँ छॉर्ड पीर मौजूद होते तो पाते कि इस विषय पर उनके विचारोसे 
में सारत सहमत हूँ। मुझे इस विषयका गहरा ज्ञान नही है, में तो अपने सामान्य 
शानके आधार पर ही बोल रहा हूँ और मुझे कहना यह है कि “अप्रत्यक्ष निर्वाचन 
शब्दोसे भी मुझे भय नहीं छगता। में नहीं जानता कि इन शब्दोका कोई प्राविधिक 
अर्थ भी है या नहीं। अगर होगा भी तो मुझे वह मालूम नहीं है। में अपना आशय 
अभी स्पष्ट करता हूँ। चाहे उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन” कहा जाये या अप्रत्यक्ष 
निर्वाचन ', में तो निवपचय ही जगह-जगह जाकर इसके पक्षमें बोलूंगा और शायद 
निर्वाचनकी उस पद्धतिके पक्षमें एक खासा बड़ा जनमत भी तैयार कर ढूँगा। मैं 
जो पद्धति सुझाने जा रहा हुँ वह आवश्यक है, क्योकि वयस्क मताधिकारका मैं 
पक्का हिमायती हूँ। काग्रेस-जनोकी इसमें दृढ़ आस्था है। वयस्क मताधिकार एकाधिक 
कारणोसे आवद्यक है। मेरी हद तक इसका एक निर्णायक कारण यह है कि इसके 
द्वारा में समीकी उचित आकाक्षाओकी --केवछ मुसकूमानोकी नहीं, तथाकथित 
अस्पृदयो, ईसाइयो और श्रमिको, सभी वर्गोकी आकाक्षाओकी --पूर्ति कर सकता 
हैँ। में इस विचारकों सहन नहीं कर सकता कि जिसके पास धन है उसे तो 
मताधिकार प्राप्त हो, छेकिन ऐसा चरित्रवान्‌ व्यक्ति इससे वचित रहे जो धनवान्‌ 
या शिक्षित नहीं है; या यह कि दिन-रात अपना खून-पसीता एक करनेवाले 
किसी ईमानदार श्रमिकको सिर्फ इस कारण यह अधिकार न दिया जाये कि उसने 
गरीब होनेका अपराध किया है। यह मेरे लिए असह्य बात है। में तो गाँवके 
गरीबसे-गरीब लछोगोके वीच हिल-मिककर रहा हूँ। और इस बात पर मेने गर्वका 
अनुभव किया है कि लोग मुझे अछूत मानते है। इसलिए में यह भी जानता 
हैं कि इन गरीबोके वीच, खुद अस्पृश्योके बीच, आपको मानवताके कुछ सर्वोत्कृष्ट 
नमूने देखनेको मिलेगे। इन अस्पृश्य भाइयोको मताधिकार न दिया जाये, इससे तो 
कही अच्छा मैं यह मानूँगा कि खुद मुझे ही यह अधिकार न मिले। मुझे साक्षरताके 
सिद्धान्तका कोई मोह नही है। में यह नहीं मानता कि मतदाताकों पढना-लिखना 


भाषण : संघ-संरचना समितिके समक्ष ३५ 


और गुणा-भाग करना आना ही चाहिए। मै यह अवश्य चाहता हूँ कि मेरे देश- 
भाइयोको लिखना-पढ़ना आये। छेकिन तब में यह भी जानता हूँ कि यदि उनको 
मताधिकार दिलानेके लिए उन सबके पढ़ाई-लिखाई सीख लेने तक इन्तजार करना 
पड़ा तब तो मुझे अनन्त काल तक इन्तजार ही करते रहना पडेगा। लेकिन मै 
उतने समय तक प्रतीक्षा करनेको तैयार नही हूँ। में जानता हूँ कि इनमे से करोडों 
लोगोमे मताधिकारके ठीक प्रयोगकी क्षमता है, लेकिन अगर हम उनमे से सभीको 
मताधिकार दे दे तो उन सबके नाम मतदाता-सूचीमे दर्ज करना और ऐसे निर्वाचन- 
क्षेत्र, जिनके साथ ठीक न्याय किया जा सके, बना सकना बिलकुछ असम्भव नही तो 
कठिन' अवश्य हो जायेगा। 

मैं लॉर्ड पीलकी इस आश्षकाकों सही मानता हूँ कि यदि निर्वाचन-क्षेत्र बहुत 
बडे होगे तो उम्मीदवारोके लिए सभी छोगोके व्यक्तिगत सम्पर्कमें आना अथवा समय- 
समय पर उनसे सम्पर्क बनाये रखकर किसी मामले पर उनके विचार जान सकना 
असम्भव होगा। यद्यपि मैने कभी विधायक बननेका प्रयास नहीं किया है, फिर भी 
इन निर्वाचकोसे मेरा साबका पड़ा है और में जानता हूँ कि मुझे कितनी मुश्किलोसे 
गुजरना पडा है। मुझे इन विधायक सस्थाओके सदस्योके अनुभवोकी भी जानकारी 
है। इसलिए हम काग्रेस-जनोने इस सम्बन्धमे एक योजना बनाई है, और यद्यपि मौजूदा 
सरकारने हम पर एक समानान्तर सरकार खडी करनेका आरोप लगाया है, फिर 
भी में अपने तरीकेसे उस आरोपको स्वीकार भी कर सकता हूँ। हमने कोई समा- 
नान्‍्तर सरकार तो स्थापित नहीं की है, लेकिन हमारा यह मसूबा जरूर है कि किसी 
दिन हम वर्तमान सरकारको स्थान-च्युत कर दे और धीरे-धीरे विकास-क्रमसे गुजरते 
हुए समय आने पर उस सरकारका सारा दायित्व अपने हाथोमे ले ले। 

गत चौदह वर्षसि में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके विधानों और नियमोके मसौदे 
तैयार करता आया हूँ। उससे पहले दक्षिण आफ्रिकाकी एक ऐसी ही सस्थाके' लिए 
छगभग बीस वर्षो तक मैने यही काम किया है। इस दौरान मैने जो अनुभव प्राप्त किये 
वे सब अगर आपको बताना चाहूँ तो आशा है, आप अन्यथा न मानेगे। कांग्रेसके 
सविधानमे रूगभग वयस्क मताधिकार-जेसी ही चीज है। हम चार आनेका बहुत 
मामूली-सा वाधिक शुल्क भी छेते है। वह शुल्क यदि इस मामलेमे रूगा दिया जाये तो 
मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यहाँ फिर मे लॉर्ड पीछ' द्वारा व्यक्त आशंकासे अपनी 
सहमति प्रगठ करता हूँ। आशका यह है कि हमारे गरीब देशमे चुनावोके प्रबन्धरमें 
ही वहुत ज्यादा पैसा खर्चे हो सकता है। में ऐसी स्थिति नही आने देना चाहूँगा 
और इसलिए यह पैसा इकट्ठा करनेपर भी राजी हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई यह 
समझा सके कि यह चार आनेका शुल्क भी छोगोपर भार-रूप होगा तो तो मै उसे 
भी उठा हूँगा। मगर जो भी हो, काग्रेसमे यह शुल्क रिया जाता है। 

हमारी निर्वाचन-पद्धतिकी एक और भी विशेषता है। मतदान-पद्धतियोकी जहाँ 
तक मुझे जानकारी है, उसके अनुसार पजीयन-अधिकारीको मतदाता-सूचीमे उन सभी 


१. नेट भारतीय काग्रेस और फिर टान्सवालछ ब्रिटिश भारतीय कांग्रेसके लिए। 


३६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


लोगोके नाम दर्जे कर छेने पछ्ते है जिनके बारेमें वह समझता उन्हें 
देनेका अधिकार है। इसलिए कोई व्यक्ति चाहे मतदान करना बह बज 
मतदाता-सूचीमें अपना नाम दर्ज करानेकी उसकी इच्छा हो या न हो, उसका नाम 
उसमें आ जाता है। इसी तरह एक दिन नेटालके डर्बन नगरमें मैने एकाएक अपना 
नाम मतदाता-सूचीमें पाया। वहाँके विधानमण्डलमे विभिन्‍न दलोकी जो स्थिति थी, 
उसमे किसी प्रकारके परिवततनमें योगदान देनेकी मेरी कोई इच्छा नहीं थी। भमतदाता- 
सूचीमे अपना नाम दर्ज करवानेकी मैने कभी परवाह ही नहीं की। छेकिन जब किसी 
उम्मीदवारको मेरे मतपत्रकी आवश्यकता हुई तो उसने मुझे बताया कि मतदाता-सूची 
में मेरा भी नाम है। तभी मुझे मालूम हुआ कि मतदाता-सूची कैसे तैयार की जाती 
है। हमारे पास यह विकल्प है कि जो मतदान करना चाहे, उसे मताधिकार दिया जा 
सकता है। इसलिए जो छोग मतदान करना चाहे उन्हे मतदाता-सूचीमें अपने नाम 
दर्ज करवानेकी पूरी छूट है। इसमें स्त्री-युदषका कोई भेद नहीं किया जायेगा। अल- 
बत्ता, मताधिकार देनेमें उम्र तथा अन्य बातोके सम्बन्धमे जो शर्तें छाई जा सकती 
है, उन्हे पूरा करना जरूरी होगा। मेरा खयारू है, इस तरहकी योजना छाग्र करनेंसे 
मतदाता-सूची इतनी बडी नहीं हो पायेगी कि उसे सँमालना कठिन हो जाये। 

यदि उक्त योजनाकों स्वीकार कर लिया जाये तब भी मतदाताओकी सख्या 
लाखो होगी। इसलिए गाँव और केन्द्रीय विधान-मण्डलको एक-दूसरेसे जोडे रखनेके 
लिए कोई व्यवस्था करना जरूरी है। केन्द्रीय विधान-मण्डल और भारतीय कांग्रेस 
कमेटीमे कुछ बातोमे समानता है। इसी प्रकार प्रान्तीय विधान-मण्डलछोसे मिल्ती-जुरूती 
हमारी प्रान्तीय सस्थाएँ है। हमारी सस्थामें भी कुछ मामूली कानून बनते है और 
हमारा भी अपना एक प्रशासनिक सगठन है। हमारी अपनी कार्यकारिणी परिषद्‌ 
भी है। यह बिलकुल सच है कि उस कार्यकारिणीको सगीनोका साहाय्य प्राप्त नही 
है, छेकित अपने निर्णययोको छाग्र करानेके लिए हमारे पास उससे भी कोई बहुत 
बड़ी चीज है, जिसके बलूपर हम अपने लोगोसे अपने निर्णयोका पालन करवाते है, 
और आजतक हमारे मार्गमे ऐसी कोई भी बाघा नहीं आई है जिसे हम पार तन कर 
पाये हो। में यह नहीं कहता कि हमने सभी परिस्थितियोमें सदा अपने आदेशोका 
पूरा पारन करवाया है, लेकिन गत सैतालीस वर्षोसि काग्रेस चल रही है और साढू- 
दर-साऊरू इसका रुतबा बढता ही गया है। आपको बता दूँ कि आन्तीय परिषदोको 
अपने चुनावोका नियमन करनेके लिए उपनियम बनानेका पूरा अधिकार प्राप्त है। 
उसके मूछाघार, अर्थात्‌ मतदाताओं पर छगाई निर्योग्यताओ-सम्बन्धी व्यवस्था तो 
वे कोई परिवतंन वही कर सकती, केकिन बाकी सब बातें वे जैसे चाहे कर सकती 
है। इसलिए यहाँ मै केवल एक प्रान्तका उदाहरण देता हूँ, जहाँ ऐसा किया जाता 
है। वहाँ गाँव अपनी छोटी कमेटियाँ चुनते है। ये कमेटियाँ ताल्लुका कमेटियोका चुनाव 
करती है और फिर ये ताल्लुका कमेटियाँ जिला कमेटियाँ चुनती है और अन्तमे जिला 
कमेटियाँ प्रान्तीय परिषदोका चुनाव करती है। अब ये प्रान्तीय परिषदें अपने प्रतिनिधि 
केद्रीय विधायक सस्थामें-यदि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको यद्द नाम दिया 


साषण : संघ-संरचना समितिके समक्ष ३७ 


जा सके तो-भेजती है। हमने तो अपनी सस्थामे इसी पद्धतिसे काम लिया है। 
अगर यहाँ भी हम कुछ ऐसी' ही व्यवस्था करे तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं 
होगी। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है। हमे याद रखना चाहिए कि भारतमे 
७,००,००० गाँव है। मेरा खयाल है, इनमें देशी राज्योके गाँव भी आ जाते है। 
आँकड़े मुझे ठीक-ठीक मालूम नहीं है हो सकता है, मैं गलती भी कर रहा होंऊ। 
जन-भारतमे शायद ५,००,००० या इससे कुछ अधिक गाँव होगे। तो इस प्रकार 
हमारी प्रस्तावित व्यवस्थामे ५,००,००० इकाइयाँ हो सकती है। इनमें से प्रत्येक 
इकाई अपना प्रतिनिधि चुनेगी और ये प्रतिनिधि, अगर आप लोगोको स्वीकार होगा 
तो, केन्द्रीय या संघीय विधायक सस्थाके लिए प्रतिनिधि चुनेगे। मैने आपको योजनाकी 
एक मोटी रूप-रेखा-भर दी है। अगर आपको यह पसन्द आये तो तफसीलकी बाते 
बादमे तय की जा सकती है। यदि हम वयस्क मताधिकारके सिद्धान्तकों अपनाने 
जा रहे है तो मुझे लगता है कि हमे ऐसी किसी योजनाका सहारा लेना ही पडेगा 
जैसी कि मैने सुझाई है। जहाँ--ही इसको अमरूमे लाया जा रहा है, मै सप्रमाण 
कह सकता हूँ कि यह वहुत सफल सिद्ध हो रही है और इन प्रतिनिधियोके माध्यमसे 
साधारणसे-साधारण ग्रामवासीसे भी सम्पर्क स्थापित करनेमे कोई कठिनाई नहीं हुई 
है। यह पद्धति निर्विष्च रूपसे काम करती रही है, और जहाँ-कहीं छोगोने इस पर 
ईमानदारीसे अमर किया है, इसमें ज्यादा समय भी लगते नहीं देखा गया है और 
खर्च तो छगभग कुछ भी नहीं होता पाया गया है। इस योजनाके अन्तर्गत मे किसी 
उम्मीदवार द्वारा साठ-साठ हजार, वल्कि एक-एक छाख रुपये खर्च करनेकी बात सोच 
भी नहीं सकता। मुझे मालूम है कि कुछ मामलछोमे एक-एक लाख रुपये तक खर्चे 
किया गया है। दुनियाके इस सबसे गरीब देशके लिए में इस राशिको भयावह 
मानता हूँ। 

इस उपशीर्षककी चर्चा करते हुए में द्विसदनीय विधानमण्डलोके सम्बन्ध भी 
अपने विचार-चाहे वे जेसे और जिस छायक हो -व्यक्त करना चाहूँगा। यदि इस 
बातसे आपकी भावनाओको चोट न पहुँचे तो मे कहँगा कि इस सम्बन्ध मे श्री 
जोशीके विचारोसे सहमत हूँ। में साफ बंता दूँ कि द्विदनीय विधानमण्डलके प्रति 
मुझे कोई मोह नहीं है और न इसमे मेरी दृढ आस्था ही है। मुझे ऐसा कोई भय 
नही है कि छोक-निर्वाचित सदन उत्साहातिरेकम अपना विवेक खो सकता है और 
जल्दवाजीमे ऐसे कानून पास कर दे सकता है जिन पर वादमे उसे पछताना पडे। 
में यह नहीं चाहूँगा कि छोक-निर्वाचित सदनके खिलाफ बातें कहकर पहले उसे 
बदनाम किया जाये और फिर उसके सम्बन्ध चाहे जैसा निर्णय कर लिया जाये। 
मैं मानता हूँ कि छोक-निर्वाचित सदन अच्छे-बुरेका विचार करनेमे भलछी-भाँति समर्थे 
है और इस समय चूँकि मैं दुनियाके सबसे गरीब देशके सन्दर्भमें यह सब कह रहा 
हैँ, इसलिए यह भी कहूँगा कि हमें जितना कम खर्च उठाना पड़े उतना ही अच्छा 
है। में इस विचारकों एक क्षणके लिए भी स्वीकार नहीं करता कि यदि लोक-तनिर्वा- 
चित सदन पर कुछ अकुश रखनेके लिए विशिष्ठोका कोई सदन न होगा तो छोक- 


३८ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


निर्वाचित सदन देशका नाश कर देगा। मुझे ऐसा कोई भय नही है। मलबत्ता मैं 
ऐसी स्थितिकी कल्पता कर सकता हूँ जब दोनो सदनोके बीच जोरोसे ठन जाये। 
जो भी हो, यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई निरचयात्मक रवैया नहीं अपना सकता, 
किन्तु खुद मेरी तो यह पक्की राय है कि हमारा काम एक ही सदनसे चलछ सकता 
है और उसके बहुत-से फायदे भी है। यदि हम अपने मनकों इस बातके लिए सना 
सकें कि हमारा काम एक ही सदनसे चलकू सकता है तो निदचय ही हम बहुत सारे 
खर्चसे तो बच ही सकते है। मैं छॉंडें पीलके इस विचारसे पूर्णत, सहमत हूँ कि 
हमे नजीरोकी चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं है। हम तो खुद ही एक नया उदाहरण 
कायम करेगे। आखिरकार भारत एक पूरा महाद्वीप है। किन्‍्ही भी दो जीवन्त 
मानवीय संस्थाओके बीच पूर्ण समानता-जैसी कोई चीज है ही नहीं। हमारी अपनी 
अलग परिस्थितियाँ है, अपनी अछूग मान्यताएँ है। में तो यह मानता हूँ कि हमें 
तजीरोकी परवाह किये बिना कई प्रकारसे अपने छिए एक नया ही रास्ता बनाना 
होगा। इसलिए मुझे रूगता है कि यदि हम एक-सदनीय विधायिका आजमाकर देखें 
तो यह कोई ग़लत काम नहीं होगा। बेशक आप इसे, मानव-बुद्धिके लिए जहाँतक 
सम्भव है, निर्दोष और सर्वागपूर्ण बता दें, लेकिन सन्‍्तोष एक ही सदनसे करे। अब 
चूँकि मेरे विचार ऐसे है, इसलिए उपशीबंक ३ और ४के सम्बन्धमें मुझे कुछ कहने 
की जरूरत नहीं रह जाती।' 

तो अब में उपशी्षंक ५, अर्थात्‌ विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों द्वारा विशेष हितोके 
प्रतिनिधित्वके सवाल पर आता हूँ। यहाँ मैं जो-कुछ कह रहा हूँ, उसे काग्रेसका ही 
विचार समझिए। काग्रेसने हिन्दू-मुस्लिम-सिख समस्याके सम्बन्धमें विशेष रूपसे विचार 
करनेकी बात किसी तरह स्वीकार कर ली है। इसके कुछ ऐतिहासिक कारण है। 
वह इस सिद्धान्तको अब और किसी समुदायके सम्बन्धर्मे किसी भी रूपमे लागू नहीं 
करने देगी। मैने यह सुना कि विशेष हितोका दावा करनेवालो की सूचीमें कौन-कौन 
आते है। जहाँ तक अस्पृश्योंका सम्बन्ध है, अभी तक में यह नहीं समझ पाया 
हैँ कि डॉ० अम्बेडकर क्या कहना चाहते है। छेकिन इतना तो है ही कि अस्पृश्योके 
हितोका प्रतिनिधित्व करनेका गौरव अकेले अम्बेडकर साहबको ही प्राप्त नहीं होगा, 
उसकी भागीदार काग्रेस भी बनेगी। उनके हित काग्रेसको उतने ही प्रिय है जितने कि 
भारतके किसी भी अन्य जनसमुदाय अथवा व्यक्तिके हित प्रिय हो सकते है। इसलिए 
से किसी और जनसमुदायके सम्बन्धर्में विशेष प्रतिनिधित्वका सिद्धान्त छागू करनेका 
तीत्र विरोध करूँगा। वयस्क मताधिकारके अधीन मजदूरोके संगठनों आदिकों तो 
विद्ेष प्रतिनिधित्वकी जरूरत होती ही नहीं; जमीदारोकों तो कतई नहीं होती। 
इसका कारण मै बताता हूँ। कांग्रेसका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वह जमीदारोसे 
उनकी जमीन-जायदाद छीन ले; और न इन मूक और दरिद्र छोगोके मनमे ही' 
ऐसा-कुछ है। उसके बजाय काग्रेस यह चाहेगी कि जमीदार छोग अपने-अपने काइत- 


१. उपशीषेक ३ का सम्बन्ध संधीय विधानमण्डल्के दोनों सदनेकि पारस्परिक सम्बन्धोति और उपशीर्षक 
४ का संव और उसकी इकाइ्योके बीच वित्तीय सावनेकि बँटवारेसे था। 


भाषण : संघ-संरचना समितिके समक्ष ३९ 


कारोके न्यासियोकी तरह रहे। मै समझता हूँ, जमीदारोको ऐसा सोचकर गवेका 
अनुभव होना चाहिए कि उनकी रैयत, ये करोडो ग्रामवासी बाहरसे आनेवाले या 
खुद काइतकारोमे से खडे होनेवाले छोगोके बजाय उन जमीदारोकों अपने उम्मीदवार 
और प्रतिनिधि बनाना ज्यादा पसन्द करेगे। इसलिए होगा यह कि जमीदारोको 
अपने किसानोसे जा मिलना होगा, उनके सुख-दुःखको अपना सुख-दुःख बना छेना 
होगा। और यदि वे ऐसा करते है तो इससे अच्छा, इससे उदात्त और क्‍या हो 
सकता है? लेकिन अगर जमीदार लोग विशेष व्यवहार और दो सदन होने पर 
किसी एक सदनमे या एक ही छोक-निर्वाचित सदन होने पर उस सदनमे पृथक प्रति- 
निधित्वका आग्रह रखेंगे तो मुझे लगता है, वे हमारे बीच वास्तवमे फूटके बीज 
बोयेगे, और इसलिए मै आशा करता हूँ कि जमीदारों अथवा ऐसे ही किसी अन्य 
हितकी ओरसे इस तरहकी कोई माँग नहीं की जायेगी। 

और अब भे अपने यूरोपीय भाइयोंकी समस्याकों छेता हैँ। स्वभावत: श्री 
गैविन जोस उनका प्रतिनिधित्व करनेका दावा करते है। छेकिन मे उनसे नम्नतापूर्वक 
कहना चाहूगा कि अबतक यूरोपीयोका वर्ग विशेष सुविधा-प्राप्त वर्ग रहा है। उन्हे 
वह सारा सरक्षण प्राप्त रहा है जो यह विदेशी सरकार उन्हें दे सकती थी और 
उसने उन्हे दिल खोलकर सरक्षण दिया है। श्री गैविन जोसने कहा है कि वे भयभीत 
है, किन्तु यदि अब यूरोपीय लोग भारतीय जनताके साथ अपने भाग्यको जोड छेनेके 
लिए तैयार हो, उसके सुख-दुःखको अपना सुख-दु ख बना लेना चाहते हो तो उन्हे 
डरनेका कोई कारण नही है। श्री गैविन जोसने किसी विशेष दस्तावेजसे कुछ पढकर 
सुनाया । मैने वह दस्तावेज नही पढा है। हो सकता है, कुछ भारतीय ऐसा भी कहे 
कि “ठीक है, अगर यूरोपीय छोग, अग्रेज छोग चाहते है कि हम उन्हें चुनकर भेजे 
तो समझ लीजिए कि हम उन्हे चुनने नहीं जा रहे है।” लेकिन में वादा करता 
हूँ कि उन्हे में सारे भारतम घुमाकर यह दिखा दूँगा कि यदि वे हमारे सुख-दु.खको 
अपना सुख-दु.ख बना लेनेको तैयार है तो लोग किसी भारतीयके मुकाबले उन्हे तरजीह 
देगे। उदाहरणके लिए, चार्ली एन्ड्रयूजको छीजिए। मै आपको विश्वास विलाता हूँ कि 
वे भारतके चाहे जिस निर्वाचन-क्षेत्रसे खडे हो जाये, वे बिना किसी कठिनाईके चुनाव 
जीत जायेगे। आप उन्हीसे पूछिए कि क्‍या भारतमे सर्वत्र छोगोने बाँहे फेलाकर 
उनका स्वाग्रत नहीं किया है। मैने यूरोपीयोसे अनूरोध किया है कि वे कुछ दिन 
अपने हितोके लिए विशेष सुरक्षाकी साँग करता छोडकर आम जनताकी सदुभावना 
पर निर्मर रहनेकी कोशिश करके तो देखे। एक बात कहनेकी इजाजत दे तो मैं 
कहूँगा कि संरक्षणात्मक व्यवस्थाओपर भरोसा करके चलना सरक्षण चाहनेका गलत 
तरीका होगा। वे भारतमे हमारा ही एक हिस्सा बनकर रहे। मे तो चाहूँगा कि 
वे इसी तरह रहे और उनसे इसी तरह रहनेकी विनती करूँगा। जो भी हो, भेरा 
यह निश्चित विचार है कि काग्रेस ऐसी किसी भी योजना पर सहमत नही होगी 
जिसमे विशेष हितोको सरक्षण दिया गया हो। वयस्क मताधिकारकी व्यवस्था कर 
देनेसे तो विशेष हिंतोको अपने-आप सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। 


४० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


जहाँतक ईसाइयोका सम्बन्ध है, यदि मुझे एक ऐसे ईसाईका साक्ष्य देनेकी 
इजाजत दी जाये जो अब हमारे बीच नहीं रहे तो मे बता दूँ कि उन्होने साफ कहा 
था: “हम किसी प्रकारका विशेष संरक्षण नहीं चाहते।” और मेरे पास ईसाई 
सगठनोंके इस आहायके पत्र पडे हुए है कि वे कोई विशेष सरक्षण नहीं चाहते और 
उन्हे जो भी सरक्षण प्राप्त करता होगा, अपनी सेवाके बलपर प्राप्त करेगे। 

द्वितीय सदनके सम्बन्धर्में एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या इसकी सदस्यताके 
लिए किन्ही विशेष योग्यताओकी व्यवस्था की जानेवाली है? लेकिन द्वितीय सदनके 
बारेमे मेरे क्‍या विचार हैं, यह तो आप जान ही गये हैं। इसलिए सदस्यताकी अहँता 
प्राप्त करनेसे सम्बन्धित योग्यताओके सवालूपर मुझे कुछ कहनेकी जरूरत नही है। 

अब में एक बहुत ही नाजुक मुद्दे पर आा रहा हूँ। वह है वफादारीकी शपथका 
मुद्दा। फिलहाल इसपर मै कोई राय नही दे सकूंगा, क्योकि मैं यह जानना चाहता हूँ 
कि वास्तवमें भारतकों कौन-सा राजनीतिक दर्जा मिलने जा रहा है। अगर उसे पूर्ण 
स्वतन्त्रताका दर्जा मिलने जा रहा है, अगर भारतको पूर्ण स्वाघीनता मिलनी है तो 
स्वभावतः वफादारीकी शपथ भिन्न प्रकारकी होगी। यदि उसे एक आधीन देशका दर्जा 
मिलने जा रहा है तब तो उसमें मेरे लिए कोई स्थान ही नहीं होगा। इसलिए 
आज "इस सवालूपर कोई राय जाहिर करना मेरे लिए सम्मव नहीं है। 

और अब आखिरी मुद्दे -अर्थात्‌ इस मुद्देको के कि अगर प्रत्येक सदतमें मनो- 
नीत सदस्योकी व्यवस्था की जानी है तो वह व्यवस्था कैसी हो? इस विषयपर 
मुझे यही कहना है जो योजना कांग्रेसजजनोने बनाई है, उसमें मनोनीत सदस्योके लिए 
कोई स्थान नही है। विशेषज्ञ लोग सदनमें आयें, जिन्हे किसी खास विषयपर सलाह 
देनेको बुलाया जाये ऐसे छोग आयें, यह तो मै समझ सकता हूँ। वे सलाह देंगे 
और फिर सदनसे चले जायेंगे। लेकिन इस बातका तो मुझे कोई ओचित्य दिखाई 
नही देता कि उन्हे सदनमें मत देनेका अधिकार दिया जाये। अगर हम विशुद्ध 
लोकतन्‍्त्रकी स्थापना करना चाहते है तब तो मत देनेका अधिकार केवर लोक-निर्वा- 
चित प्रतिनिधियोको ही दिया जा सकता है। इसलिए जिस योजनामे मनोनीत 
सदस्योको स्थान दिया जाये उसपर में सहमत नहीं हो सकता। व 

लेकिन सनोनतयनका सवार फिर मुझे उप-शीर्षक ५ पर हे बाता है। कांग्रेसम 
विशेष भामछोके सम्बन्धमे कुछ व्यवस्था की गई है। हम चाहते है कि विधायक 
संस्थामें महिल्‍ाएँ चुनी जाये, यूरोपीय लोग चुने जायें, ईसाई चुने जायें और बेशक 
अस्पृश्य छोग चुने जायें। मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूँ कि ये अल्प-संल्यक 
समुदाय काफी बड़े-बडे है। अब मान लीजिए, निर्वाचन-क्षेत्रोका खैया ठीक नही रहता, 
वे स्ल्ियो, या यूरोपीयो, या अस्पृश्यों अथवा, समझ लीजिए, जमीदारोकों नहीं चुनते 
और उतके ऐसा रवैया अपनानेका कोई उचित कारण नहीं है। इस परिस्थितिके 
निराकरणके लिए मै सविधानमें एक ऐसी घाराकी व्यवस्था कराना चाहूँगा जिसके 
बलूपर निर्वाचित विधायिका सभाको उन लोगोको चुननेका अधिकार दिया जा सके 
जिन्हे चुना तो जाना चाहिए था छेकिन जो चुनें नहीं गये। शायद मेरा आदाय 


भाषण : संघ-संरवता समितिके समक्ष ४१ 


स्पष्ट नही हो पाया। अब में एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। हमारी काग्रेसकी एक 
प्रान्तीय परिषद्म ठीक इसी ढगका एक नियम है। हमने यह दायित्व तो निर्वाचन- 
क्षेत्रोपर डाल दिया है कि उन्हें अमुक संख्यामे महिताओ, अमुक सल्यामे मुसलमानों 
और अमुक संल्यामे अस्पृश्योको चुनकर परिषद्मे प्रेजगा होगा। अगर वे वेसा नहीं 
कर पाते तो उनके चुनावकी व्यवस्था यह निर्वाचित सस्था करती है। वह उन लोगोको 
चुनती है जिन्हे निर्वाचकोने न चुननेका कोई उचित कारण न होते हुए भी नहीं चुना । 
निर्वाचन-क्षेत्र गलत आचरण न कर पायें, इसलिए अगर ऐसी कोई धारा सविधानमे 
जोड दी जाये तो में उसका स्वागत करूँगा। लेकिन पहले तो मै निर्वाचन-क्षेत्रोपर 
इतना भरोसा करके ही चरलूँगा कि वे सभी वर्गोके लोगोंको चुनेगे और जाति-ग्ोत्रकी 
भावनाके चक्‍्करमे नही पडेगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि काग्रेसजनोकी 
मनोवृत्ति जात-पाँत अथवा ऊँच-नीचकी भावनाके बिलकुल खिलाफ है। कांग्रेस पूर्ण 
समानताकी भावनाका विकास कर रही है। 

मुझे खेद है कि मेने आपका इतना अधिक समय ले लिया, लेकिन छॉड्ड सैकी, 
इस बातके लिए में सचमुच आपका कतजञ्ञ हूँ कि आपने मेरे प्रति इतना सौजन्य 
और उदारता दिखाई।' 

सर सुल्तान अहमद : अगर आप इजाजत दें तो से श्री गांधीसे एक सवाल पुछना 
चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर किसी समुदायके छोग एक अपेक्षित संख्यामें नहीं 
चुने जाते तो श्री गांधी निर्वाचचका अधिकार किसी और संस्थाको वे देना चाहेंगे। 

भ्री गांधी: नही, मैने ऐसा नहीं कहा। चुनाव तो वही छोग करेगे जो जनता 
द्वारा चुन कर आये है। 

श्री अग्यंगार ः आपका सतलब विनियुक्ति (को-ऑप्दान) से अतिरिक्त सदस्य 
चुननेकी व्यवस्थासे है? 

श्री गांधी: आप विनियुक्ति कहना चाहे तो विनियुक्ति ही कहें। में तो इस 
विषयका सामान्य ज्ञान रखनेवारा आदमी ही हूँ। इसलिए आप मुझसे बिलकुछ ठीक 
भाषाके प्रयोगकी अपेक्षा तो नही ही करेगे। 

सर सुल्तान अहमद : लेकिन क्या इसका मतलूब यह नहीं है कि कुछ विज्ञेष 
समुदायोंके लिए सुरक्षित स्थान होंगे? 

श्री गांधी: नहीं, ऐसा नहीं है। मे तो यह कह रहा हूँ कि सख्या निर्धारित 
किये बिना उस तरहकी एक धारा रखी जा सकती है। लेकिन अगर सख्या भी 
निर्धारित कर दी जाये तो मुझे आपत्ति नहीं होगी और आप इस बातका ध्यान 
रखियेगा कि मैने इस विषयपर जो बात कही, उसका मुसलूमानोंसे कोई सम्बन्ध 
नही था। 

सर सुल्तान अहमद : नहीं, नहीं, में मुसलमानोंकी बात तो कर ही नहीं रहा 
हैं। मे तो उन चार वर्गोंके सम्बन्ध्में बोल रहा हूँ जिनका आपने उल्लेख किया 


१. इसके वाद छोंडे सैकी भध्यक्षकी कुर्तोंपर से उ5 गये और उनका स्थान लॉडे छोवियनने अहृण क्रिया। 


४२ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


है - मतलरूब कि व्यापारी, अमिक, जमींदार आदि। मुसलूमानोंसे तो इसका कोई 
सम्बन्ध ही नहीं है। वे इसमें शामिल नहीं हे। 

श्रीमती सुब्बरायन: क्या से भी महात्मा गांधीसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? 
आपने महिझाओंकी स्थितिका उल्लेख किया है। मान लीजिए, केलद्रीय विधायिका 
सभामें कोई भी सहिला सदस्था नहीं चुनी जाती। उस हालतमें क्‍या आप उस 
विधायिका सभाको महिराओंकी विनियुक्तिका अधिकार देनेवाली धाराकी व्यवस्था 
करवाना चाहेगे ? 


श्री गाधी: में ऐसी विधायिका सभाका बहिष्कार करूँगा। जो विधायिका सभा 
एक उचित अनुपातमे महिला सदस्याएँ नहीं चुनेगी उसका में बहिष्कार करूँगा और 
जब मैं यह बात कह रहा हूँ तो समझ लीजिए काग्रेसकी ओरसे भी कह रहा हूँ। 
निश्चय ही उनके लिए सरक्षणकी पूरी व्यवस्था रहेगी। यह कैसे किया जा सकता 
है, यह तो बिलकुल सीधी-सी चीज है। छेकिन विशेष निर्वाचन-क्षेत्रोकी व्यवस्था 
करनेमे मेरी सहमति कभी नहीं होगी। 

श्रीमती सुब्बरायन : विशेष निर्वाचन-क्षेत्र नहीं; लेकिन सान लीजिए कि आम 
चुनावोंमें महिलाएँ नहीं चुनी जातों, तो उस हालतमें तो आप केन्द्रीय विधायिका 
सभाको महिराओंका चुनाव करने देंगे? 

श्री गांधी : उस हालतमें निर्वाचित विधायक उनका चुनाव करेगे और जबतक 
चुनाव नहीं कर छेगे तबतक उन्हे अपनी कार्यवाही चलछानेका अधिकार नहीं होगा। 

सर अकबर हैदरी : क्या एक सवार मे भी पूछ सकता हूँ? आपने ५,००,००० 
याँबों या मतदाता-मण्डलोंकी बात फही है। कया थे पहले प्रान्तीय परिषदोके सदस्य 
चुनेंगे और फिर ये परिषदें संघीय विधायिकाके लिए सदस्य चुनेंगी; या आप प्रान्तीय 
परिषदों तथा संघीय विधायिका सभाके लिए अलग-अरूग निर्वाचक-मण्डलॉकी व्यवस्था 
कराना चाहेंगे? 

की गांधी: श्रीमनू, सर अकबर हैदरीके खास सवालका जवाब देनेसे पहले 
क्या मै यह कह सकता हूँ कि अगर आप मेरी सुझाई योजनाकी मोटी रूप-रेखाको 
स्वीकार कर लेते हैं तो ये सब बाते तो सचमृच बिना किसी कठिनाईके तय की जा 
सकती है। सीधे उनके सवालके जवाबमें मे यह कहूँगा कि में जो योजना अ्रस्तुत 
करनेकी कोशिश कर रहा था उसके अन्तर्गत गाँव तो किसी भी विधायिका सभाके 
लिए सदस्य नहीं चुनेगे। वे तो निर्वाचको, मतदाताओको चुनेंगे। श्रत्यंक गाँवके 
निवासी एक आदमीकों चुनेंगे और उससे कहेगे कि “आप अपने मताधिकारका 
प्रयोग हमारे छिए कीजिएगा।” वह आदमी प्रान्तीय अथवा केन्द्रीय विधायिका 
सभाके चुनावके निमित्त उनका एजेंट होगा। 

सर अकबर हैदरी : तब तो उस आदमीकी दो हैसियतें होंगी --- एक ओर बकरे 
परिषद्का सदस्य चुननेकी और दूसरी ओर केन्द्रीय विधायिकाका सदस्य चुननेकी 


पत्र: लॉड विलिग्डनको ४३ 


श्री गांधी: हाँ, उसकी दो हैसियतें हो सकती है। छेकिन, आज तो जब में 
बोल रहा था उस समय मेरे मनमे केन्द्रीय विधायिकाकी ही बात थी। वैसे मैं 
प्रान्तीय विधायिकाके सम्बन्ध भी बेशक यही पद्धति छागू करना चाहूँगा। 

सर अकबर हैदरी : क्या आप इस प्रकार निर्वाचित प्रान्तीय विधायिका द्वारा 
संघीय विधायिकाके निर्वाचनके लिए फोई गुंजाइश नहीं रखना चाहेंगे? 

श्री गांधी: ऐसा तो नहीं है कि मैं उसके लिए कोई गुजाइश ही नहीं रहने 
दूँगा, लेकिन यह चीज मुझे ठीक नहीं लगती। अगर “ अप्रत्यक्ष निर्वाचन ” का यह 
विशेष अथ्थ है तो फिर समझ लीजिए कि मैं उसके लिए कोई गृजाइशं नहीं रखता। 
इसलिए “अप्रत्यक्ष निर्वाचन ” शब्दोका प्रयोग में सामान्य अर्थमें ही कर रहा हूँ। 
अगर इसका ऐसा कोई विशिष्ट अर्थ हो तो मुझे नहीं मालूम । 

बड़ौदाके महाराजा गायकवाड़ः इसी पद्धतिका अनुसरण तो हम छोग भी कर 
रहे है। 

श्री गांधी: हाँ, महाराजा साहबकी योजना मुझे मारछूम है। 

बड़ौदाके महाराजा गायकवाड़ : इसका उद्देश्य यही है कि वर्ग या जाति अथवा 
धर्मका खयारू किये बिनः प्रत्येक व्यक्तिको मत देनेंका अधिकार दिया जाये। 

श्री गांधी: हाँ, हाँ, मुझे मालूम है। 

[अग्रेजीसे ] 

इंडियन राउंड टेंबिलू कांफरेंस (सेकेंड सेशन) : प्रोसिडिग्स ऑफ फेडरलू स्टूकक्‍्चर 

कमिटो ऐंड भाइनॉरिटीज कमिटी, खण्ड १, पृष्ठ १५६-१६६ 


१७. पतन्न : लॉर्ड विलिग्डनको 


किग्सले हॉल, 
एस० डब्ल्यू० ई० ३ 
१८ सितम्बर, १९३१ 
प्रिय मित्र, 

आपका ४ तारीखका हवाई डाकसे भेजा गया पत्र पा कर बडी राहत मिली। 
उसी डाकसे मुझे सरदार वल्लभभाई पटेल और पण्डित जवाहरलाल नेहरुके भी 
ला जिनमे मुझे सूचित किया गया था कि आपने उन्हे बहुत ही कृपापूर्ण पत्र 
ल्खि है। इस सबसे मेरा बोझ हलका हो गया है और मैं इसके लिए आपका 
कृतज्ञ हैँ। आपने डॉ० अन्सारी, सेठ जमाल मोहम्मद और बिड़काके सम्बन्धमे लिखे 
मेरे पत्रपर तुरन्त ध्यान दिया, इसके लिए भी मैं आपका कतज्ञ हूँ। मेरा खयाल 

है कि यथासमय मुझे भारत-मन्त्रीका पत्र भी मिल जायेगा। 
खान जन्दुल गफ्फार खाँ के बारेमे आप जो कहते है मे उसे समझता हूँ और 
इस बातकी सराहना करता हूँ कि उनके बारेमें आपने साफ-साफ बाते लिखी है। 


डंडे सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


पर मुझे आशा है कि घटनाएँ आपके निष्कर्षको अनुचित ही सिद्ध करेगी। आपको 
शायद यह मालूम नहीं है कि उनका अग्नेजीका ज्ञान सीमित है। वे अग्रेजीमें सुसगत 
पत्र नही लिख सकते और, उन्हे किसीकी सहायता छेनी होती है। फिर भी में यह 
मानता हूँ कि उनके सचिवका आपके सचिवको मुलछाकातकी व्यवस्था करनेके लिए 
लिखना भोडापन है। परन्तु मैं चाहँगा कि आप अब्दुल गफ्फार खाँको अपने हृदयमें 
थोडा स्थान दें। मुझे वे पूर्णतया विश्वसनीय और एक अच्छे कार्यकर्ता छगे है। 
चटर्गाँव हत्याकाण्ड पर में आपके जितता ही दुखी हूँ और पागल नौजवानोको 
उनके गलरूत रास्तेसे हटानेंके लिए जो-कुछ कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। 
आपको यह बताते हुए मुझे खुशी होती है कि सभी वर्गोके लोगोसे मुझे सच्ची 
सहानुभूति ही मिल्ली है। आपको मालूम ही है कि मैं जान-बूझकर हलत्दनके ईस्ट 
एण्डमें और एक ऐसी ससस्‍्थामें ठहरा हूँ जो ईस्ट एण्डके मजदूरोकी सेवाके लिए 
बनाई गई है। इसलिए मै रोज सीधे-सादे गरीब छोगोके सम्पर्कमं आता हूँ, और 
जब वे मुझे अभिवादन करते है तो बडी प्रसन्नता होती है। मै पराये लछोगोके बीच 
रह रहा हूँ, ऐसा मुझे महसूस ही नहीं होता। ५ 
बाकी बातोके बारेमें अभी, इतनी जल्दी, में कुछ कह नहीं सकूगा। 
आशा है, आप और छेडी विलिग्डन, दोनो पूर्ण स्वस्थ औौर साननन्‍द होगे। 


हृदयसे आपका, 
अग्रेजीकी फोटो-नकलः (एस० एन० १७७७८) से। 


१८. पत्र : विलियम एच० यूकसंको' 
[ १८ सितम्बर, १९३१के पदचात्‌ ] 


प्रिय सिन्र, ॥॒ 

आपके पत्रके लिए धन्यवाद) भारत यदि स्वतन्त्र हो जाता है तो इसका अर्थ 
यह नहीं होगा कि तब ब्रिटिश भारतीय चाय-बागान या अन्य ब्रिटिश & न केक 
कर. लिये जायेगे। इसके विपरीत, हर न्यायोचित हिंतकी पूरी-पूरी रक्षा की जायेगी। 
परन्तु यह निद्चित है कि एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण सभी विदेशी और अन्य हिंतोकी 
न्‍्याय्यताकी जाँच करेगा। 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७७९४) से। 


रे उन्होंने 
२. न्यूपोसके दी ऐंड कॉफ़ी ट्रेंड जरनलके सम्पादक। १<८ सितम्बर के भप्ने पनमे 
गांधीजीसे पूछा था कि खतन्त्र भारतकी उनकी धोजनाओोंका चाय उद्योग पर क्या प्रमाव पढ़ सकता है। 


१९. भे क्‍या चाहता हूँ 


सम्पादकने इस स्तम्भमे मुझसे यह बतानेको कहा है कि “ मैं क्‍या चाहता हूँ।” 
यह शीर्षक भ्रामक है। में तो यहाँ केवल भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसका एक प्रतिनिधि 
हैँ और काग्रेससे अछग कुछ नहीं चाहता। इसलिए, “में क्‍या चाहता हूँ” का अ्थ, 
यह है कि भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस क्या चाहती है। 

तो में पाठकोकों पहले अपने स्वामी, भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसका परिचय दूँ। 
यह भारतका शायद सबसे पुराना राजनीतिक सगठन है और समूचे भारतका प्रति- 
निधि होनेका दावा करता है। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग इस दावेको नही मानेगे। 
पर में केवल यही कह सकता हूँ कि यह दावा सेवाके अधिकारसे बना है। 

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस सैतालीस वर्षसे कुछ अधिक पुरानी है। इसे एक' अग्रेज, 
एलन आवक्टेवियस ह्यमने जन्म दिया था। हिन्दुओके अलावा, मुसलमान, पारसी और 
ईसाई भी इसके अध्यक्ष रह चुके है। दो महिलाएँ, डॉ० एनी बेसेट और श्रीमती 
सरोजिनी नायडू, भी इसकी अध्यक्ष रह चुकी है। इसके सदस्योमे जमीदार भी है। 

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस व्यक्तियोकी पूजा नही करती। वह वर्गों, धर्मो और 
स्त्री-पुरुषोमे भेदभाव नही करती! उसने सदा तथाकथित अस्पृश्योके पक्षका समर्थन 
किया है और पिछले कुछ सालोसे उसने एक अस्पृश्यता-विरोधी समिति स्थापित कर 
रखी है, ताकि अस्पृश्यताकों तेजीसे खत्म किया जा सके। 

परन्तु भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके इस दावेका, जिसे न तो चुनौती दी गई है और 
न दी जा सकती है, आधार इस तथ्यमे है कि वह भारतके सात लाख गाँवोमे बसे देशकी 
कुछ आवादीके ८५ प्रतिशतसे भी अधिक मूक व निर्धन छोगोका प्रतिनिधित्व करती है। 

इस महान्‌ संगठतके नामपर मैं दावा करता हूँ: 

(१) भारतके लिए पूर्ण स्वाधीनताका। 
कं (२) इसमें ऐच्छिक और पूर्ण समानतापर आधारित साझेदारीके लिए स्थान 

ता । ॥॒ 

(३) इसमें सघ-योजना या ऐसे संरक्षणोके लिए भी स्थान रहेगा जो भारतके 
हितमें स्पष्ठतः आवश्यक हो सकते है। 

मैं आशा करता हूँ कि डेली मेल ' के पाठक कांग्रेसकी ओरसे निर्मीकतापुर्वक 
रखे गये इस दावेसे भयभीत नहीं होगे। 'दूसरोसे अपने प्रति जैसे व्यवहारकी अपेक्षा 
रखते हो, तुम खुद भी उनके साथ वेसा ही व्यवहार करो। उन्नीस सौ साल पुरानी 
इस बुद्धिमचापूर्ण कहावतके आधारपर, में यह आशा करता हूँ कि भारतकी स्वतन्त्रता, 
का कि वह ब्रिटिश शासनके कारण वचित रहा है, अंग्रेज नर-नारियोंकों बुरी नहीं 
छगेगी। 

स्वयसिद्ध सत्यके लिए किसी तकंकी आवश्यकता नही है। स्वाधीनता हर 
राष्ट्रका जन्मसिद्ध अधिकार है। 


है सम्पूर्ण गाघी वाइमय 


भारतका भी यह अधिकार है। परन्तु यहाँ यह बताना अप्रासगिक न होगा 
कि ब्रिटिश शासनके अधीन भारत अधिकाधिक निर्घत और दुबंल होता गया है। 
ग्राम-उद्योग नष्ठ हो गया है और पूरे राष्ट्रको निरस्त्र कर दिया गया है। अपने पूरे 
अर्थोर्में केवल पूर्ण स्वतन्त्रता ही भारतको सुखी और शक्तिशाली बना सकती है। 


सो० क० गांधी 


[अग्नेजीसे | 
डेली मेल, १९-९-१९३१ 


२०, बच्चोंके साथ चर्चा 


१९ सितम्बर, १९३१ 

करू त्तीसरे पहर किग्सले सेटिल्मेंटके हॉलके बीचोंबीच फर्शपर बैठे श्री गांधीते 
यो इलाकेके बच्चोंके एक दलसे भेंढ की, जिसमें कोई भी बच्चा १२ वर्षसे अधिकका 
नहीं था। आयोजन सर्वथा अंतरंग था। मिस लेस्टरके एक-दो सहायकों, जिन्दादिल 
श्री और श्रीमती जॉर्ज लेसबरी और भावनगरके शालीन दीवान सर प्रभाशंकर 
पद्टणीके सिवा, वहाँ कोई भी बड़ी उम्रका आदमी भौजूद नहीं था। 

परन्तु (एक संवाददाता लिखता है) इस भेंदके तुरन्त बाद भरी गांघीने स्वयं 
मुझे उसके बारेमें सब बातें बताईं। 

भारतके मौसम, भारतीय बच्चों द्वारा खेले जानेवाले खेलो और इसी तरहकी 
दूसरी बातोके बारेमें जब प्रश्न किये जा रहे थे तो एक बच्चेने मुझसे मेरी भाषाके 
विषयमें पूछा। 

इससे मुझे वह मौका मिल गया जिसे कि में चाहता था, और में उन्हे बहुत- 
से शब्दोके समान उद्गमके बारेमें बताने रगा। मैने 'पेटर,” 'फादर” और हिन्दू 
“पिता ', तथा 'मेटर,” मदर” और हमारा अपना “माता” शब्द लिया। जब मैने 
उनसे यह पूछा कि इससे क्‍या साबित होता है तो वे बोले, “इससे यह साबित 
होता है कि हम सब एक ही नस्‍्लके है। ” ह॒ 

इसपर मैने कहा, तो हम सब एक ही परिवारके है और हमे परस्पर मित्र 
होना चाहिए, और उन्होने मेरी यह बात मानी। 

फिर मैने छडकोसे पूछा कि क्‍या उनमे से कोई हमलेका जवाब हमलेसे देता 
है। दस-बारह बहादुर छडकोने अपने हाथ उठा दिये। इससे मुझे अहिसाके सिद्धान्त 
पर उन्हे एक छोटा-सा पाठ देनेका मौका मिल गया। उसके बाद मैने पूछा कि 
दरअसल उन्हे उसके बजाय क्या करना चाहिए। “मित्रता कर लेनी चाहिए, 
उन्होने जवाब दिया, और मैने कहा कि यह बात उन्हें याद रखनी चाहिए। 

रून्दनके बच्चे मुझे इतने अच्छे लगते है कि यहाँ और जिन घरोमे में आज 
सुबह गया था, दोनो जगह उनसे मिलकर मुझे बड़ा आनन्द मिला। 


गुजरातकी खादी ४७ 


इस भेंटके फलस्वरूप, कुछ बच्चोंने अपना यह संकल्प प्रकट किया है कि 
उनका एक छोटा-सा शिष्टमण्डल भारतीय बच्चोंके नाम मेन्नीका एक सन्देदा लेकर 
श्री गांधीके पास जायेंगा। 
[ भग्रेजीसे | 
संडे ऑब्जवर, २०-९-१९३१ 


२१. भाषण: स्वागत-समारोहमें' 


लन्दन 
१९ सितम्बर, १९३१ 


में अपने देशके करोडो भूखे लछोगोका प्रतिनिधित्व करनेके लिए इंग्लैड आया 
हूँ और ईस्ट एण्डके लोगोके बीच अपनेको पाकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही 
है। जिस स्नेहके साथ मेरा स्वागत किया गया है वह मेरे लिए सदा एक बहुमूल्य 
निधि बना रहेगा। 
भारतके गरीब छोगोके प्रतिनिधिकी हैसियतसे में जिस तरहकी पोशाक पहनता 
हैँ उससे कौतूहल पैदा होगा, में यह जानता था। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 
इस स्वागतका कारण कौतूहलछके अछकावा कुछ और है। 
[ भग्नेजीसे | 
संडे टाइम्स, २०-९-१९३ १ 


२२. पतन्न : गुंट्स प्रफरको 
[१९ सितम्बर, १९३१के पदचात्‌ ] 


पत्रके लिए धन्यवाद। जर्मनीकी यात्राके वारेमे' सोचना अभी असामयिक होगा। 
अग्रेजीकी फोटो-नकल' (एस० एन० १७७९८) से। 


२३- गुजरातकी खादी 


यदि गुजरातकी खादीकों गुजरात ही इस्तेमाल नहीं करता तो और कौन 
करेगा ? गुृजरातकी खादी मोटी है, टिकाऊ नहीं है और महँगी है, यह कहकर यदि 
गुजराती उसका वहिष्कार कर देते है तो फिर उसे कौन इस्तेमाल करेगा? अन्य 
लोग उसे क्यो इस्तेमाल करे? इसी प्रकारके बहानोके कारण धर्म नष्ट हुए है, देश 


१. इसका आयोजन म्यूरियल छेस्टरने किग्सके हॉलमें इस उद्देशयते किया था कि उनके कुछ मित्र 
गाधीजीसे मिल सकें। 

२. शुट्म प्रफरने १९ सितम्बरके अपने पत्रमें गाधीजीसे अनुरोध किया था। कि वे ख्देश लौस्ते 
समय जमेनी पषार ! 


'४८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


तबाह हुए है और मनुष्योका पतन हुआ है। यदि गुजरातकी खादी मोदी और खुर- 
दरी लगती है तो उसे महीत और मुलायम वनायें। यदि वह महँगी है तो उसकी 
खपत बढ जानेपर वह अवश्य सस्ती हो जायेगी। 

सब छोग यह जानते है कि दस वर्ष पहले गृजरातमे जैसी खादी बनती थी 
उसकी अपेक्षा आज वह महीन, टिकाऊ और सस्ती है। यदि खपत बढ जाये तो 
उसमे और अधिक सुधार हो सकता है। किन्तु सुधार होना, न होना तो गृजरातियोके 
हाथकी बात है। वे उसे महँगी कहकर अस्वीकार कर सकते है या फिर महंगी 
होनेके बावजूद अपनी मानते हुए उसे अपनाकर उसकी किस्ममें सुधार कर सकते 
है और उसे सस्ता भी बना सकते है। 

इस शुभ उद्देश्यको ध्यानमे रखते हुए एक खादी-भक्तने यह सुझाव दिया है 
कि प्रान्तीय समितिकों गुजराती खादी-सप्ताह मनाना चाहिए। उस सप्वाहके निमित्तिसे 
जहाँ-जहाँ गुजरातकी खादी इकट्ठी हो गई हो उसे वहाँसे मेगा लिया जाये और 
स्वयंसेवक और स्वयसेविकाएँ घर-बर फेरी कग्राकर उसे बेच डाले। कुछ मिलाकर 
गुजरातमें उत्पादित खादी इतनी कम है कि यदि चाहे तो अकेला अहमदाबाद ही 
उसे खरीद सकता है। सप्ताह किस प्रकार मनाया जाये, यह बात मेरे बतानेकी नहीं 
है। पूरी खादी इकट्ठी करके और सम्बन्धित उत्पादन-केन्द्रोकों पैसा चुकाकर समिति 
को पूरी कीमतका मौसत निकाल लेना चाहिए और किसी तरहका नुकसान या 
घाटा उठाये बिना उसे बेच देना चाहिए। व्यापारमे चीज नुकसान उठाकर भी बेची 
जाती है। किन्तु यहाँ बात व्यापारकी नही, बल्कि देशप्रेमकी है। देगप्रेमके लिए 
खरीदार चाहे जितना दाम दे सकता है। जिस प्रकार कोई माँ अपने कुरूप या 
ऐसे बच्चेको, जिसके पालन-पोषणपर बहुत अधिक खर्च हो रहा हो, छोड नही देती, 
वल्कि उसके कल्याणके लिए तबाह तक हो सकती है, यदि गुजरात भी वैसा ही 
कुछ करे, तो वह काफी होगा। गुजरातको तवाह नही होना पड़ेगा, शायद कुछ अधिक 
कीमत-भर देनी पड़ेगी। 

खादी-भक्तका दूसरा सुझाव यह है कि गुजरातके कार्यकर्त्तानोको गृजरातकी 
खादी ही इस्तेमाछ करनी चाहिए। 

गुजरातकी खादीकी खपत वढानेके और भी बहुत-से उपाय सुझाये जा सकते 
है, किन्तु वैसा करनेकी चाह-भर होनी चाहिए। जहाँ चाह है वहाँ राह तिकक ही 
आती है। 

[गुजरातीसे | 
नवजीवन, २०-९-१९३१ 


२४. भेंद : “पोस्ट ' के प्रतिनिधिकों 


लन्दन 
[२० सितम्बर, १९३१] 
भेंटके दौरान जब ब्रिटेनके प्रति उनके रुखका जिक्र आया तो उन्होंने कहा: 
मुझे ब्रिटिश लोगोसे नहीं बल्कि ब्रिटिश शासनसे नफरत है। 
ब्रिटिश अधिकारियोंके भारतसे हटा लिये जानेसे, गांधीजीके खयालमसें, कोई 
भारी सुह्किल् पेश नहीं आयेगी। वेसे, उन्होंने यह बात स्पष्ट की कि उनमें से कुछ 
यदि भारतमें रहना चाहेंगे तो रह भी सकेगे, “पर, हमारी हार्तों पर।” मेने पूछा 
कि क्‍या वे इस चीजका समर्थन करेंगे कि भारतीय, सरकारी कार्यका अनुभव प्राप्त 
करनेकी दृष्टिसे, ब्रिटिश झासनमें पद-प्रहण करें। गांधीजी ने जवाब दिया कि 
असहयोगके दिनोंमें तो उन्होंने वस्तुतः इसके विर्द्ध सलाह दी थी, और जहॉतक 
अनुभवका प्रइन है वह कोई बहुत महत्त्व नहीं रखता। भारत स्थित ब्रिटिश अधि- 
कारियोंकी कुशलूताके सम्बन्धर्मं उन्होंने कहा 
वे अपने ढगसे और अपने निजी हितके लिए कुशल है। 
आगे और प्रइनोंसे पता चला कि गांधीजी का संकेत केवल उन अधिकारियोंके 
कार्योकी ओर था जो वर्तमान व्यवस्थाकों चला रहे हे। फिर भी मुझे ऐसा लूगा 
कि इस विषयपर कुछ और प्रकाश डाला जाना उपयोगी होगा, और मेने पूछा: 
# आपने जमीनका रूगरान आँकने और अन्य मामलछोंमें ब्रिटिश अधिकारियोंकी प्रायः 
आलोचना को है। समय-समय पर आपने जिन रिपोर्टोको चुनौती दी है, क्या आपके 
खयालरूमें वे जान-बुक्ककर अआ्रामक बनाई गई थीं? ” गांधीजी ने जवाब दिया: 
नही, ऐसा नहीं किया गया है; या किया भी गया है तो कमी-कभी ही। 
पर अन्याय तो हुआ। मरीजको जान-बूझकर मारा गया या अज्ञानवश्ञ या वह केवछ 
संयोगवश मर गया, इससे कोई फर्क नहीं पडता। 
भेंटके अन्तमें गांधीजी ने दो वाक्य दोहराये, जिनका उपयोग वे पहले भी कर 
चुके थे। 


१, मेंटका स्थान लन्दन था और यह रविवारकों सुबह हुईं थी। इसके पत्रमें प्रकाशित होनेसे पहले 
चार रविवारोंको गाधीणी लन्दनते वाहर थे। इस तरह. इसकी सम्मावित तिथि २० सितम्बर हो सकती दै। 
'४८--४ 


५० सम्पृर्ण गाधी वाइमय 


में जिस तरह भारतके लिए स्वतस्त्रताकी कामना करता हूँ उसी तरह सभी 
राष्ट्रोक लिए करता हूँ, और मेरे खयालमें, भारतकी स्वतन्त्रताका अर्थ विववकी 
स्वतन्त्रता है।' 
[ अग्रेजीसे ] 
पोक्त, २४-१०-१९३१ 


२५. भेंट: श्रीमती नाइटको 


लन्दन 
[२० सितम्बर, १९३१] 
गांधीजी सेरठके कंदियोके लिए कुछ नहीं करेगे। उनके मामलेकों वे यह कहकर 
छोड़ रहे हे कि वाइसरायके साथ उनके समझोतेके बाद जो आम माफी दी गई 
उसमें थे नहीं अत्ते, क्योकि वे महिसावादी नहीं हे। 
यह चीज लन्दनमें हुई गांधीजी और श्रीमती नाइटकी भेंठमें साफ हुई। 
श्रीमती नाइट मेरठके एक कैदी लेस्टर हचिन्सनकी साँ हे, जो जमानतपर रिहा किया 
गया है, और जेलूमें भोगी यातनाओोके कारण इस समय बहुत अधिक बीमार है। 
गांधीजी ने यह भी कहा कि वे जानते हे कि हचिन्सन बहुत अधिक बीमार है, 
पर वे उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। 
यह पूछने पर कि कया वे मेरठ केसके सवालकों गोलमेज कास्फ्रेन्समें नहीं रख 
सकते, उन्होंने जवाब दिया कि वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योकि कान्फ्रेन्सकी कार्रवाई 
गुप्त और अन्तरंग है। 
[ अग्नेजीसे | 
डेली वर्कर, २१-९-१९३१ 


१. रिपोर्टके अन्तमें लिखा था: “* अपने पत्े-दुबछेपनके बावजूद वे प्रमावशाली है; और इस तरहका 
वैयक्तिक जाकपेण तो मुझे अबतक कभी अनुभव ही नहीं हुमा था। यह विनन्न व्यक्ति अजेष दे, पद 
गात मैं अक्सर कहता रहा हूँ; पर इसकी सचाई मैंने केवल अभी महसूस की दै। गाधीजी की विनन्नता 
भादमीको भावामियूत कर देती दै। 

*. भेरठके जिछा-मजिस्ट्रेल्की चुचनापर भारतीय दण्ड सद्दिताकी धारा १२१ (५)के अन्तगेंत 
कल्वाता, मद्रास, लखनऊ, पूना, चाँदपुर और इलाहमवादमें २८ ट्रेड यूनियन नेताओोंकी गिरफ्तारी हुई 
थी। मुकदमा साढ़े चार वर्षसे भी ज्यादा समय तक चडा था और उसमें कह अभियुवतोंकों छम्बी सजाएँ 
दी गईं थीं। गापीनीके अनुसार इस सुकद्मेका हेतु छोगोंको आतकित करना था। 


२६. पन्न : सुशीलका गांधीकों 


किंगसले हॉल, वो 
लन्दन, ईस्ट 
२२ सितम्बर, १९३१ 
चि० सुशीछा,' 
तुम्हारा पत्र मिला। परिषद्की बैठकर भाग छेते हुए यह पत्र ल्खि रहा हूँ। 
साथमे महादेव, प्यारेछाछ, देवदास और मीरावहन भी है। आजकल जो ठण्ड पड़ 
रही है उसे सहन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ काम बहुत अधिक बढ़ गया 
है। क्‍या परिणाम निकलेगा, यह तो मे नहीं कह सकता। अभी एक महीना तो यहाँ 
रहेगा ही। मणिलालका तार जरा देरसे मिला था। तुम दोनोकी यहाँ आनेकी 
इच्छा तो होती ही होगी किन्तु उस इच्छापर अंकुश रखना ही उचित होगा। मेरे 
साथ रहकर इस देशकी अच्छी तरह नहीं देखा जा सकता; खर्च बहुत होगा, जो 
हमारी सामर्थ्यके वाहरकी वात है। 
जयाशंकर अपने दु.खोसे मुक्ति पा गये। अब यदि दोनो भाई वही रह जायें 
तो बहुत अच्छा हो। जबवतक तुम वहाँ हो तबतक वहाँके कामको चमकाता। 


बापुूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटोन्तक्ल (जी० एन० ४७८६) से। 


२७. पत्र: जमसना गांधीकों 
२२ सितम्बर, १९३१ 


चि० जमना, 


तुमने पुरुषोत्तमका पत्र पढ़ा ही होगा। अब मेरी सलाह है कि हम उसकी 
सगाईकी बात भूछ जायें। तुम इतना याद रखना कि जब वह तैयार होगा तो में 
उसके लिए योग्य सहचरी खोज देनेको तैयार रहेंगा। यदि वह आजल्म ब्रह्मचयंका 
पालन कर सके तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। 

आशा है, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८४९) से; सौजन्य: नारणदास गांधी 
१. मणिलाक गांवीकी पत्नी । 


२८. पन्न: पुरुषोत्तम गांधीकों 
२२ सितम्बर, १९ 

चि० पुरुषोत्तम, अप 

तेरा सुन्दर पत्र मिला । तेरा कल्याण ही है। यदि जमना तेरी समाईकी वात 
सोचती रहती है तो इसमे दु.छो होनेका कोई कारण नहीं है। जबवतक तेरा मच 
निविकार रहता है जथवा तू विवाहकी इच्छा नही करता तबतक तुझे कोई विवनण 
नहीं कर सकता । वल्कि मेरी ओरसे ठो तुझे मदद ही मिलेगी। 

तू काम अच्छा कर रहा है। अभी तो यहाँ हमे एक महीने रहना पड़ेया। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९०३) से; सौजन्य: नारणदास गांवी 





२९. भेंट: चार्ली चेपलिनसे' 


ल्न्दन 
” २२ सितम्बर, १९३१ 


गांधीजी ने उनका नाम नहीं सुना था, पर जाहिर हैं, वे गांधीजी के चरजेके 
बारेमें सुन चुके थें। इसलिए पहला पइन उन्होंने गांधीजी से यही किया कि वे मशीवोंके 
खिलाफ क्‍यों हे! गांधीजी को इस प्रइवसे खुशी हुईं और उन्होंने उन्हें वित्तारते यह 
बात समझाई कि भारतकी पुरी किसान आवादो छः महोने बेकार रहती है, इसलिए 
उसे उसके पहुलेके सहायक उद्योगर्मे फिरसे लगाना उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता 
है। 

चाली चैपलिच ः तो यह केवल कपड़ेके बारेमें है ? 

गांधीजी : विलकुछ । कपड़े और भोजनके मामलेमें हर राष्ट्रको आत्मनिर्भर 
होना चाहिए। हम आत्मनिर्भर थे और फिर वैसा ही होता चाहते हैँं। इंग्लैंडको, 
बड़े पैमानेके अपने उत्पादवके कारण, अन्यत्न वाजारकी तलाश रहती है। हम इसे 
शोषण कहते हैं, और शोषक इंग्लैंड संसारके रिए एक खतरा है। यदि यह वाद 
ठीक है तो सोचिए कि भारत जब मशीवोंकों अपनाकर अपनी आवश्यकता्भ;ोत्ते कई 
गुना अधिक कपड़ा तैयार करने रंगेया और इस तरह वह भी शोषक बन जायेगा 
तो वह दुनियाके लिए कितना बड़ा खतरा होगा । 


१. सेंट ढॉ० कव्यालके घर, केनिंग शनमें हुईं यी। रिपोर्ट महादेव देसाईनके “ लंदन लैंवर 
और चार्ली चैपिलनकी पुस्तक माई ऑटोबायोग्राफी से छी यई है। 


भाषण : संघ-संरचना समितिकी बैठकमें ५३ 


चार्ली चेपलिन: तो प्रदत केवल भारत तक सीमित है? लेकिन मान लीजिए 
आपको भारतमें रूसकी तरहकी स्वाधीनता मिलती है, और आप अपने बेरोजगारोंके 
लिए अत्य काम खोज सकते हे, और सम्पत्तिके बराबर बेंटवारेकी गारण्टी कर सकते 
है, तब तो आप सशीनकी उपेक्षा नहीं करेंगे?े आप कामके घंटे कस करने और 
अमिकको आरासके लिए अधिक समय देनेका समर्थ करेंगे? 

गाधीजी : बेशक । 

चार्ली चेपलिन : जैसा कि स्वाभाविक है, मेरी भारतकी आकांक्षाओं और उसके 
स्वाघोनता-संघर्षते सहानुभूति है। फिर भी मशीनसे आपको जो चिढ़ है उसने मुझे 
कुछ उलझनमें डाल दिया है। 

गाधीजी : आपकी बात मैं समझता हूँ। पर उन लक्ष्योपर पहुँच सकनेसे पहले 
भारतको अपनेको अग्रेजी शासनसे मुक्त करना चाहिए। मशीनके कारण हम अतीतमे 
इग्लैडके अधीन हो गये, और हम अपनेकों पराधीनतासे केवछ इसी तरह मुक्त कर 
सकते है कि हम मशीनसे बनी सभी चीजोका बहिष्कार करे। इसीलिए हमने प्रत्येक 
भारतीयके लिए अपना सूत कातना और अपना कपड़ा वुनना देशके प्रति उसका 
एक कत्त॑व्य बना दिया है। यह इस्लैड-जैसे अति शक्तिशाली राष्ट्रपर आक्रमणका 
हमारा अपना ढंग है--और, निःसन्देह, अन्य कारण भी है। भारतकी जलवायु 
इस्लैडसे भिन्न है; और उसकी आदते और आवश्यकताएँ भी भिन्न है। इग्लैडमे ठंडे 
मौसमके कारण कठिन उद्योग और पेचीदा अर्थव्यवस्था आवश्यक हो जाती है। आपको 
खाना खानेंके उपकरणोकी जरूरत पडती है, जबकि हम अपनी भेंगुलियोको काममे छाते 
है । और इस तरह यह चीज बहुत-सी भिन्नताओका रूप ग्रहण कर छेती है। 

[अग्नेजीसे ] 
यंग इंडिया, ८-१०-१९३१, और भाई आऑटोबायोग्राफी, 


३०. भाषण : संघ-संरचना समितिकी बंठकर्मे 


लन्दन 
२२ सितम्बर, १९३१ 
लॉर्ड चान्सलर, 
भारत-मन्त्रीने कल बहुत ही सुचिन्तित वक्तव्य दिया था, और सर अकबर 
हैदरीने उस वक्‍्तव्यमे दिये गये सुझावोका पूरे दिलसे समर्थन किया है। इसलिए 
काग्रेसकी ओरसे में अपना यह कत्तंव्य समझता हूँ कि इस सम्बन्ध उसकी स्थिति 
स्पष्ट कर दूँ। 
ब्रिटिश राष्ट्रपर आज जो सकट छाया है उसमे हर विचारशीछ काग्रेसीकी 
उससे सहानुभूति होनी चाहिए। परन्तु भारतमे जिस ढगकी कारेंवाई की गई 


१. इससे आगेका अंश चार्ली चैपल्निकी भाई ऑटोबायोम्राफी से लिया गया है। 


५४ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


है' उसपर यदि मै आइचयें और दु.ख प्रकट नहीं करता हूँ तो मैं अपने दायित्वके 
प्रति सच्चा नहीं रहेगा। में अपनी सीमाएँ जानता हूँ। वित्तीय विषयोकी मेरी जान- 
कारी बिलकुर प्राथमिक स्तरकी है। इसलिए उसके गुण-दोषोकी परीक्षाका कार्य मुझे 
कांग्रेसके विशेषज्ञोपर छोड़ देना चाहिए। परन्तु मुझे जो चीज पीडा दे रही है वह 
यह तथ्य है कि भारतमें यह निर्णय विधानमण्डलोकी, जैसी भी वे है, उपेक्षा करके 
लिया गया है, और वह भी एक ऐसे समयमें जब यहाँ हमसे शीघ्र ही पूर्ण उत्तर- 
दायी सरकारकी स्थापना पर विचार करनेकी अपेक्षा की जा रही है। भारत सर- 
कारकी यह कारेंवाई विचित्र है और, मेरी विनम्न रायमें, भारत सरकारके कठोर 
और अनम्य रुखका असदिस्ध प्रमाण है। यह चीज साफ है कि राष्ट्रके लिए अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण विषयोके सम्बन्ध हमे, हमारे लिए क्‍या अच्छा है, यह निर्णय करने 
योग्य समझना तो दूर, इस छायक भी नहीं माना जाता कि हमसे परामर्श किया 
जाये। इस दृष्टिकोणकी मै अपनी पूरी शक्तिसे निन्‍्दा करता हूँ; और इन परि- 
स्थितियोमें, जहाँतक काग्रेसका सवाल है, मुझे खेद है कि में भारतमें की गई 
कार्रवाइयोका, जैसा कि भारत-मन्त्री चाहते है, समर्थन नहीं कर सकता। 
[अग्नेजीसे ] 

इंडियन राउण्ड टेबिल कॉंफरेंस ( सेकेण्ड सेशन ) : प्रोसीडिग्स ऑफ फेडरल 

स्टरक्चर कमिटी ऐंण्ड भाइनॉरिटोज कमिटी, खण्ड ३, पृष्ठ २७८-७९ 


३१. पन्न : “मंचेस्टर गाडियन को 


ल्ल्दन 
२३ सितम्बर, १९३१ 


महोदय, 

मेरा ध्यान सोमवार, २१ सितम्बरके “मैचेस्टर गाडियन ' में छपे एक पन्की 
ओर आकर्षित किया गया है। उसमे कुछ ऐसे टिकटोकी ओर ध्यान दिलाया गया 
है जिनपर “ब्रिटिश मालका बहिष्कार करो” शब्द छपे है। यदि इस तरहके टिकटोका 
उपयोग किसी काग्रेसी अधिकारीने ५ मार्च, १९३१के समकझौतेके बाद किया है, 
तो यह साफ-साफ उस समझौतेके विरुद्ध है जिसमें यह धोषणा की गई है कि 
भविष्यमे केवल आधिक बहिष्कारकी ही अनुमति दी जानी चाहिए। परन्तु इस तरहके 
टिकट, निःसन्देह समझौता होनेंसे पहले सभर्षके दिलोमें प्रयुवत किये गये थे। इस 


१. वित्तीय संकर्के बाद सरकारने २१ सितम्बर्कों स्वणेमान छोड़नेके अपने निणपक्री घोषणा की 
थी। एक भादेश जारी कर, सरकारको स्वणे था पौंढ बेचनेके उसके उस दायिलसे मुक्त कर दिया गया 
था जो उस पर मुद्रा अधिनिषमके मनुसार भाता था, और २२ से २४ सिंतानर तक तीन दिवकी 
छुट्टी घोषित कर दी गई थी। इंडिया इन १९५३१०३२३ | 


भाषण : गिल्डहाउस चर्चमें ष्‌ष 


तरहके टिकट समझौतेके बाद प्रयुक्त नहीं हो सकते। जहाँ-कही मुझे समझौतेका कोई 
उल्लंघन दिखाई दिया है, मेने तुरन्त उसे रोकनेका यथाशक्ति प्रयास किया है। 


आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अग्रेजीसे 
मेचेस्टर गाडियन, २६-९-१९३१ 
३२. वक्तव्य: समाचारपतन्नोंको' 
ल्न्द्न 


२३ सितम्बर, १९३१ 
हमने अपने मतभेदोपर विचार-विमर्श किया और बातचीत बहुत ही मित्रतापूर्ण 
रही । 
[अंग्रेजीसे 
हिन्दुस्तान टाइम्स, २६-९-१९३१ 


३३. भाषण : गिल्डहाउस चर्चेमें' 


लन्दन 
२३ सितम्बर, १९३१ 

आपको मुझसे यह सुनकर आदइचर्य होगा कि यद्यपि मेरा ध्येय बाहरसे राज- 
नीतिक छगता है, पर में आपको यह विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इसकी जड़ें-- यदि 
मुझे इस शब्दको भ्रयुकतत करनेकी अनुमति हो तो कहूँगा -- आध्यात्मिक हैं। यह बात 
आम तौरपर विदित है, यद्यपि इसपर शायद विश्वास नहीं किया जाता, कि मै कमसे- 
कम अपनी राजनीतिको नैतिकता, आध्यात्मिकता और धमंसे विच्छिन्न न होनेका दावा 
करता हूँ। मेरा यह दावा रहा है--- और यह दावा व्यापक अनुभवपर आधारित 
है-- कि जो आदमी ईइवरकी इच्छाको जानने और उसका अनुसरण करनेकी कोशिश 
कर रहा है वह जीवनके किसी भी क्षेत्रको अछूता नहीं छोड सकता। अपने सेवा- 
कार्यके दौरान मैं इस निष्कर्षपर भी पहुँचा कि यदि जीवनका कोई ऐसा क्षेत्र है 


१. गांवीजी ने यह वक्तव्य रिंटरज होट्कमें भागालों से अपनी मेंथ्के बाद काफी रात गये दिया था। 
इस भेंठकी कोई रिंपोट उपलब्ध नहीं है। 


२. सभा फ्रेसिस्कन सोसाइटीके तत््वावधानमें हुईं थी भौर डॉ० मॉड रॉयडन उसके समापत्ति ये। 
विषय था “ स्ेच्छासे अपनाई गई गरीबी ”। 


५६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


जहाँ नैतिकता, सत्य, ईहवरका भय आवश्यक नहीं है, तो वह क्षेत्र विलकुल छोड़ 
देना चाहिए। 

परन्तु मैने यह भी देखा है कि आजकी राजनीति राजाओकी चिन्ताकी चीज 
नही रह गयी है, वल्कि वह समाजके सबसे निचले स्तरकों प्रभावित करती है और 
कट अनुभवसे मैंने यह जाना है कि यदि में समाज-सेवा करना चाहता हूँ तो मैं 
राजनीतिको छोड नहीं सकता। 

केपया यह मत सोचिए कि में जाज रात आपके सामने राजनीतिपर बोलना 
चाहता हैं और स्वेच्छसे अपनाई गई ग्रीबीको किसी-न-किसी तरीकेसे राजनीतिसे 
जोडना चाहता हूँ। ऐसा मेरा इरादा नहीं है। यह सव तो मैंने आपको केवछ इस 
वातकी पृष्ठभूमि बतानेके लिए कहा कि मैं किस तरह इस विश्वासपर पहुँचा कि 
किसी भी सामाजिक कार्यकर्ताके छिए, या ऐसे राजनीतिक कार्यकर्त्तके लिए जो इस 
समय साधारण राजनीतिमें व्याप्त घिनौनी अनेतिकता और असत्यसे बछूता रहना 
चाहता है, स्वेच्छासे अपनाई गई गरीबी आवश्यक है। उस जीवनसे आती दुर्गन्‍्व कुछ 
लोगोको इतनी दम घोटनेवाली छूंग्री है कि वे इस निष्कर्षपर पहुँच गये हैं कि 
राजनीति ईइवरसे डरनेवाले व्यक्तिका क्षेत्र ही नही है। 

मुझे ऐसा छयता है कि यदि सचमुच ऐसा होता तो यह मानव-जातिके लिए 
एक अभिशाप होता। जो-कुछ मैं अब कह रहा हैं उसकी रोशनीमें आप खुद यह 
देखिए कि संसारके इस एक सबसे बड़े नगरमें आपकी प्रत्येक गति-विधि, प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूपसे, क्या राजनीतिसे जुडी नही है। 

तो, जब मैने अपनेको राजनीतिक गोरखघन्वेमें उलझा पाया तो मैने अपने- 
आपसे पूछा कि अनैतिकता, असत्य और जिसे राजनीतिक छाम कहते हैं, उससे 
विलकुल अछूता रहनेके लिए मेरे लिए क्या-क्या आवश्यक है। 

अपनी इस खोजमों मैने कई वातोका आविष्कार किया, जिनकी चर्चा मुझे 
आज नही करनी है। पर यदि मैं भूलता नही हेँ तो यह ग्रीवीकी आवश्यकता 

मे सबसे पहले महसूस हुई। 

का फिर मैने गरीवीका वरण कैसे किया, इसका पूरा विवरण मैं जापको नही देना 
चाहता हूँ, यद्यपि वह दिलचस्प है और मेरे लिए तो पवित्र भी हैं। पर मैं आपको 
केवल इतना ही बता सकता हूँ कि प्रारम्ममें वह एक कठिये संघर्ष था और--जैसा 
कि मेरी स्मृतिमें आज भी स्पष्ट है--अपनी पत्नी और अपने बच्चोंके साथ वह 
एक तरहका मल्लनयुद्ध था। रे 

वह जो भी कुछ रहा हो, पर मैं इस निद्िचत निष्कर्षपर पहुँचा कि यदि 
मधे उन छोगोकी सेवा करनी है जिनके वीचमे मेरा जीवत ढलछा है और जिनके 
कष्टोको मैं रोज देखता हूँ तो मुझे सारी सम्पत्तिका, हर तरहके परिग्रहका त्याग 
करना होगा। क्र 

यह कहता सच नहीं होगा कि यह विश्वास जब मुझमें जगा तो मैने हर चीजका 
तुरन्त त्याग कर दिया। मैं आप छोगोंके आगे यह स्वीकार करता हूं कि पहले 


भाषण: गिल्डहाउस चर्चमें प्छ 


प्रगति घीमी रही, और अब जब मै संघर्षके उन दिनोका स्मरण करता हूँ तो मुझे 
यह याद आता है कि वह आरम्भमे कष्ठदायी भी था। परन्तु, ज्यो-ज्यों दिन बीतते' 
गये, मैने देखा कि मुझे “बहुत-सी अन्य «चीजें भी, जिन्हे मैं अपनी समझा करता 
था, छोडनी होंगी और फिर एक समय ऐसा भी आया जब उन चीजोको त्याग्रना 
वास्तविर्क उल्लासकी वात हो गई। और तब एक-एक कर, लगभग ज्यामितीय प्रगतिके 
साथ, चीजे मुझसे छूटती गईं। अपने उन अनुभवोका वर्णन करते हुए में यह 
कह सकता हूँ कि मेरे कन्धोसे एक बडा बोझ उतर गया और मुझे ऐसा महसूस 
हुआ कि मैं अब निरिचन्त चल-फिर सकता हूँ और अपने भाइयोकी सेवाका कार्ये 
भी खूब आरामसे और पहलेसे अधिक आनन्दके साथ कर सकता हूँ। तब कसा भी 
परिग्रह मेरे लिए एक झंझट और बोझ हो गया। है 

उस आनन्दके कारणकी खोज करनेपर मैने देखा कि भें किसी चीजको अपनी 
सानकर अपने पास रखता हूँ तो मुझे उसकी सारी दुनियासे रक्षा करनी होती है। 
मैने यह भी देखा कि बहुत-से ऐसे छोग है जिनके पास वह चीज नही है, यद्यपि वे 
उसे चाहते है और भूखे अकाल-पीडित लोग मुझे अकेला पाकर यदि उस चीजमे न 
केवल हिस्सा बँटाना बल्कि मुझसे उसे छीनना चाहे तो मुझे पुलिसकी भी सहायता 
लेनी होगी। और मैने अपने-आपसे कहा: यदि वे उसे चाहते है और हे लेते है, 
तो वे ऐसा किसी द्वेषपूर्ण उद्देशके कारण नहीं करते है, बल्कि इसलिए करते है 
कि उन्हें उसकी मुझसे अधिक जरूरत है। 

और फिर मैने अपने-आपसे कहा : परिग्रह मुझे पाप छूगता है। मैं कुछ चीजोको 
केवल तभी अपने पास रख सकता हूँ जब मुझे यह माछूम हो कि अन्य लोग, जो 
उस तरहकी चीजोकों अपने पास रखना चाहते है, उन्हे अपने पास रख सकते है। 
लेकिन हम यह जानते है --हममे से हरएक अपने अनुभवसे यह कह सकता है--- 
कि इस तरहकी चीज असम्भव है। इसलिए एक ही बात है जिसे सब अपने पास 
रख सकते हे और वह है अपरिग्रह, यानी कुछ भी अपने पास न रखना। दूसरे 
दन्दोमे स्वेच्छासे समपेण। 

इसपर आप' मुझसे यह कह सकते है कि आप, स्वेच्छासे गरीबीके अछावा और 
किसी भी तरहकी कोई चीज न रखनेकी बात करते हुए भी, अपने शरीरपर बहुत-सी 
चीजे धारण किये हुए है। और जो-कुछ में अब कह रहा हूँ यदि आप उसके अर्थंको 
केवक सतही तौरपर ही समझे तो आपका यह ताना सही भी होगा। परल्तु वस्तुतः 
आशय उसकी भावनासे है। जबतक आपका शरीर है आपको उसे ढकनेके लिए 
कुछ-त-कुछ चीज छेनी होगी। छेकिनत तब आप शरीरके लिए जितना भी के सकते 
है उतना नही छेगे, बल्कि यथासम्भव कमसे-कम --बस जिससे काम चल सके- 
उतना ही छेगे। आप अपने रहनेके छिए वहुत-से भवन नहीं, वल्कि सिर छिपाने लायक 
कमसे-कम स्थान छेगे। और यही बात भोजन और अन्य चीजोके बारेमें होगी। 

इस तरह आप यह देख सकते है कि जिसे आप और हम आजकल सभ्यता 
समझते है और जिस स्थितिको मैं परमानन्दकी स्थिति कह रहा हूँ और एक अत्यन्त 


५८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


वांछनीय स्थितिके रूपमें आपके आगे रख रहा हूँ, उनमे प्रतिदिन संघर्ष चलता है। 
एक ओर तो सभ्यता या सस्क्ृतिका आधार आपकी सभी जरूरतोका बढना समझा जाता 
है। आपके पास यदि एक कमरा है, तो आप दो कमरे, तीन कमरे चाहेगे, जितने 
ज्यादा होगे आप उतने ही ज्यादा खुश होगे। इसी तरह, आप अपने घरमें जितना 
भी फर्नीचर रख सकते है उतना रखना चाहेगे। इस सिलसिलेका कोई अन्त नहीं 
है और आपके पास जितनी अधिक चीजें होगी उतना ही अधिक आए सस्क्ृति या 
इसी तरहकी किसी चीजका प्रतिनिधित्व करेगे। मैं शायद इस बातको उतने सुन्दर 
ढगसे नही रख रहा हूँ जेसे कि उस सम्यताके समर्थक रखेंगे, पर मैं इसे आपके 
आगे उस तरह रख रहा हूँ जिस तरह कि में इसे समझता हैं। 

दूसरी ओर आप देखते है कि आपके पास जितनी कम चीजें होगी, जितनी 
कम आपकी इच्छाएँ होगी, आप उतने ही अच्छे रहेगे। अच्छे किस बातमे ? इस 
जीवनका आनन्द छेनेमे नहीं, बल्कि अपने भाइयोकी आप जो सेवा कर रहे है उसका 
आनन्द लेनेमें, जिस सेवाके लिए आपने अपने-आपको --- तन, मन और आत्माकों -- 
अर्पित कर दिया है। 

आप देखेंगे कि यहाँ पाखण्ड और छलके लिए काफी स्थान है, क्योकि कोई 
भी स्त्री-पुरुष अपने-आपको या अपने पडोसियोको धोखा देनेके छिए यह कह सकता 
है: “भावनात्मक रूपसे मैने सब-कुछ त्याग दिया है और मै इन चीजोको केवल बाहरी 
तौरपर ग्रहण किये हुए हूैँ। आपको मेरे कामकी नहीं, बल्कि मेरे इरादेकी जाँच 
करनी चाहिए और अपने इरादेका केवल मै ही अकेला साक्षी हूँ।” यह एक 
फंदा है और मौतका फंदा है। तो फिर आप एक गज चौडे और दो, तीन या 
चार गज हरुम्बे कपडेके टुकडे तकको अपने पास रखना न्यायोचित कसे ठहराते है! 
आप जब यह जानते है कि यदि आप उस कपडेंके टुकडेको छोड दे तो कोई उसे 
ले छेगा-- किसी द्वेषके कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे उसकी जरूरत है, 
क्योकि उसके पास कपडेका वह टुकडा तक नहीं है--तो आप अपने शरीरको 
थोडा-बहुत ढकनेके लिए कपडेके उस टुकडें तकको अपने पास रखना न्यायोचित कंसे 
ठहरा सकते है? मैने देखा है, खुद अपनी आँखोसे देखा है कि छाखो छोगोके पास 
कपडेका उतना टुकडा तक नहीं है। तो फिर अपने पास कुछ भी न रखनेके अपने 
इरादेके साथ आप इस चीजको अपने पास रखनेकी सगति कैसे बैठा सकते है ? 

इस उलझन, इस कठिनाई, जीवनके इस अन्तविरोधसे निकलनेकी एक राह 
है: यदि आपको ये चीजे अपने पास रखनी ही पडे तो आप इन्हें अपने पास इस 
तरह रखिए कि जिन्हे इनकी जरूरत है वे भी उनका उपयोग कर सके। उस 
हालतमें यदि कोई आकर आपके इस कपडेके टुकडेकों चाहेगा तो आप इसे उससे 
बचाकर नही रखेंगे, आप दरवाजे बन्द नहीं करेगे और इन चीजोकी' रज्लार्थ अपनी 
सहायताके लिए निदचय ही पुलिस नही बुलायेगे। 

साथ ही आपको, जो-कुछ दुनिया आपको देती है, उससे ही सन्तोष करना 
है। दुलिया आपको कपड़ेका यह टुकडा दे भी सकती है और नही भी दे सकती, 


भाषण : गिल्डहाउस चर्चेमें ५९ 


क्योकि यदि आप' अपने पास कुछ नही रखत्ते है तो स्वभावतः आप अपने पास मुद्रा 
भी नहीं रखेंगे जिससे आप कपडा या भोजन खरीद सके) आपको तब पूर्णतया 
दुनियाके दानपर रहना होता है। और दानी छोग आपको जब कोई चीज देते भी 
है तब भी वह चीज आपकी मिल्कियत नहीं होती है। आप उसे केवल इस पुरुता 
इरादेके साथ अपने पास रखते है कि जो भी उसे लेना चाहेगा उसे वह दे दी 
जायेगी। यदि कोई आदमी आकर आपसे उसे छीननेके लिए बरू-प्रयोग करता है, 
तो आप नजदीकके किसी पुलिसके सिपाहीके पास उसकी रिपोर्ट करने नहीं जायेगे 
और यह नही कहेगे कि आप पर हमला हुआ है। उस हालत में तो आपके मनमे 
ऐसा खयाल ही नही आयेगा कि आपपर हमछा हुआ है। 

तो मेरे मनमें, स्वेच्छासे अपनाई गई गरीबीका यह अर्थ है। मैने आपके 
आगे एक आदर्श रखा है। डॉक्टर रॉयडनने कहा है कि में स्वेच्छासे अपनाई गई 
गरीबीका संसारमें सबसे बड़ा व्याख्याता हूँ। अपने बारेमे इस तरहके किसी भी दावेको 
मै, पूरी विनम्नताके साथ, अस्वीकार करता हूँ। ओर ऐसा मै आपसे झूठी विनयके 
कारण नही कह रहा हूँ, बल्कि इसे सच मानते हुए गम्भीरतापूवक कह रहा हूँ। 
मैने आपको स्वेच्छासे अपनाई गई गरीबीकी अपनी धारणाकी केवल एक झलक दी 
है। और मुझे यह बात आपके आगे मान छेनी चाहिए कि उस आदर्शंतक पूरी 
तरह पहुँचनेसे मै अभी बहुत दूर हँ। उस आदर्शतक पुरी तरह पहुँचनेके लिए मेरे 
मनमे यह पक्‍का इरादा और विश्वास होना चाहिए कि इस पृथ्वी पर किसी भी 
चीजको सम्पत्तिके रूपमे अपने पास रखनेकी मुझे इच्छा नहीं है और न होनी चाहिए 
--यहाँ तक कि इस शरीरको भी रखनेकी इच्छा नहीं है, क्योकि यह शरीर भी 
एक सम्पत्ति है। 

यदि आप चर्चके अनुयायी है, अर्थात्‌ यदि आप ईदवरमे आस्था रखते है, तो 
मेरी तरह आपका यह विश्वास होना ही चाहिए कि शरीर और आत्मा एक चीज 
नही है, बल्कि शरीर आत्मा या भीतरकी रूहके लिए केवल एक घर, एक अस्थायी 
बसेरा है। और यदि आपका यह विश्वास है--मै माने लेता हूँ कि आपका यह 
विश्वास है -- तो इससे निष्कर्ष यही निकछता है कि यह शरीर तक आपका नही 
है। यह आपको एक अस्थायी सम्पत्तिके रूपमें दिया गया है और जिसने इसे आपको 
दिया है वह आपसे इसे ले भी सकता है। 

इसलिए अपने भीतर इस पूर्ण विश्वासको रखते हुए मेरी निरन्तर यही इच्छा 
होनी चाहिए कि ईदवरकी इच्छा पर यह शरीर भी समर्पित किया जा सकता है; 
और जबतक यह मेरे पास है, इसका उपयोग दुराचार, भोग-विछास या आननन्‍्दके 
लिए नही, बल्कि केवल सेवाके लिए होना चाहिए, और जाप्नत अवस्थामे इससे सब 
समय सेवा ही करनी चाहिए। 

यदि यह बात शरीरके बारेमे सच है, तो कपडो और उन बहुत-सी दूसरी 
चीजोके बारेमे तो, जिनका हम उपयोग करते है, कितनी अधिक सच होगी ? 

इस विश्वासपर पहुँचने और इतने साल इसपर जमे रहनेके बाद में अब 
आपको अपने विरुद्ध यह साक्षी देता हूँ कि स्वेच्छासे अपनाई गई गरीबीकी पूर्णावस्था 


६० सम्पूर्ण गाघी वाडूमय 


पर में अभी नही पहुँचा हूँ। मैं इस अर्थमें तो गरीब जरूर हें कि उस आदश्षेपर 
पहुंचनेके लिए सघर्ष कर रहा हूँ, छेकिन ग़रीव शब्दों आम तौरपर जिस अर्षमें 
भयुक्‍त किया जाता है उस अर्थमें गरीब नहीं हूँ। 

वस्तुत: एक बार तो किसीके चुनोती देने पर मैनें यह कहा था कि अपने 
पड़ोसियो और दुनियाके छोगोको मैं पृथ्वीका सबसे अमीर आदमी छगता हूँ, क्योकि 
दरअसल सबसे अमीर आदमी वह है जो अपने पास कुछ नहीं रखता पर जिसके 
लिए हर चीज मौजूद है। 

और. जिन्होने स्वेच्छा-गृहीत गरीबीके इस ब्रतका वस्तुत. यथासम्भव पुरी तरह 
पाछत किया है (मानव-आ्रणीके लिए बिलकुल पूर्णता तक पहुँचना तो असम्भव है, 
इसलिए कहना चाहिए कि मनुष्यके रहिए जहाँतक सम्भव है वहाँतक पूरी तरह पालन 
किया है), जो उस आदर स्थिति पर पहुंच गये है, वे इस बातकी साक्षी देते है कि 
जब आप अपनी हर चीजका त्याग कर देते है तो सचमुच आपको ससारका सारा 
खजाना मिल्‍र जाता है। दूसरे शब्दोमें, आपको बह सब मिल जाता है जो बस्तुत 
आपके लिए आवश्यक है-- ऐसी हर चीज आपको मिल जाती है। यदि भोजन 
आवद्यक है तो भोजन आपके पास आयेगा। 

आपमें से बहुत-से स्त्री-पुरुष प्राथंनाको अपने जीवनमें सबसे महत्त्वकी वस्तु मानते 
है, और मैने यह वात बहुत-से ईसाइयोके मुँहसे सुनी है कि प्रार्थना करने पर उन्हें 
भोजन मिला है, कि प्रार्थना करने पर उन्हे हर चीज मिल जाती है। में इस 
बातपर विष्वास करता हूँ। परन्तु में चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक कदस 
और आगे बढे और इस चीजपर विश्वास करें कि जो स्वेच्छासे पृथ्वीकी हर 
चीजको, शरीर तकको, छोड देते है, अर्थात्‌ जो हर चीजको छोडनेके लिए तैयार 
रहते है (और ऐसे लोगोंको आलोचनात्मक ढगसे और कडाईके साथ अपनी परीक्षा 
करनी चाहिए तथा अपने विरुद्ध प्रतिकूल निर्णय देनेको सदा तैयार रहना चाहिए) 
--जो इस मार्गका पूरी तरह अनुसरण करते है, वे वस्तुत. यह देखेंगे कि उन्हे कभी 
कोई कमी नही रहेगी। 

मैं आपके आगे यह स्वीकार करूंगा कि जब में यह महसूस करता था कि 
ईदवरने पृथ्वीकी दौलतका कुछ भाग मुझे दिया है और जब में अपने पास बहुत-सी 
चीजें रखता था, तब मुझे चीजे प्राप्त करनेकी उतनी सुविधाएँ न: थी जितनी कि 
इस समय है। सेवाके लिए धन और जरूरतकी हर चीज प्राप्त करनेकी निरचय ही 
तब मुझमें अबसे छाखवाँ हिस्सा भी योग्यता नहीं थी। रन 

मै जब वकालत करता था, रुपया कमाता था और कितनी ही चीजें अपने 
पास रखता था, सेवाकी भावना मुझमें तभी पैदा हो गई थी। परन्तु उस समय 
मुझमें सेवाके किए हर चीज प्राप्त करनेकी क्षमता निरचय ही नहीं थी। छेकिन 
आज मैं आपको इस बातकी साक्षी दे सकता हूँ कि मुझे कभी कोई कमी नहीं रही 
है (यह चीज मेरे लिए अच्छी है या बुरी, मै नही जानता --ईश्वर ही जानता है )। 

कुछ समय बाद जब मैने स्वेच्छासे सब-कुछ छोड दिया, जब मुझे किसी भी 
ऐसी चीजकी, जिसे मैं अपनी कह सकूँ, छारूसा नहीं रही, जौर मैं हर चीजमें--जों 


भाषण : गिल्डहाउस चर्चमें ६१ 


मेरे पास थी--पड़ोसियोको अपना साझी बनाने लगा, तो फिर शीघ्र ही काफी हद 
तक मैं उस स्थितिपर पहुँच गया जहाँ मुझे छगा कि मुझे कोई कमी नही है। (मैं हर 
चीजमे सारी दुनियाकों तो अपना साझी बना नहीं सकता। लेकिन यदि मैं पडोसियोंको 
अपना साझी बनाता हूँ और पड़ोसी भी यही कहते है, तो मैं सारी दुनियाकों 
ही साझी बना छेता हूँ। सीमित शक्तिवाला मानव प्राणी बस इतना ही कर 
सकता है।) 

कमीका भी शाब्दिक अर्थ नहीं लेना चाहिए। ईश्वरकों मैने इस पृथ्वी पर 
सबसे कडा स्वामी पाया है और वह आपकी पूरी तरह परीक्षा करता है। और 
जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी आस्था आपका साथ नहीं दे रही है या 
आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है और आप डूबने लगे है, तो वह किसी- 
न-किसी रूपमे आपकी मददकों आ जाता है और आपके आगे यह सिद्ध कर देता 
है कि आपको आस्था छोडनी नहीं चाहिए, कि वह सदा आपके पास ही है और 
पुकारने पर आ सकता है, पर अपनी झार्तों पर, आपकी शर्तों पर नहीं। मैने यही 
देखा है। वस्तुत. मुझे एक भी मौका ऐसा याद नहीं आता जब बिलकुल आखिरी 
घडीमे उसने मेरा साथ न दिया हो। आपके आगे में यह बात फिर दोहरा सकता 
हूँ कि मुझे भारतका सर्वश्रेष्ठ भिखारी होनेकी ख्याति प्राप्त है। और जैसा कि मेरे 
आलोचक आपको बतायेगे, एक बार मँत्ते एक करोड रुपया इकट्ठा किया था। पौड, 
शिलिंग, पेसमे यह कितना हुआ --यह तो में हिसाब लगाकर बता नहीं सकता, पर 
यह एक बहुत ही बड़ी रकम है (लगभग ७,५०,००० पौंड), पर मुझे इसे इकट्ठा 
करनेमे कोई कठिनाई नहीं हुईं। और तबसे, अपने अन्तःकरणमे गहरे झाँकने पर, 
किसी भी कारण, मुझे ऐसा एक भी अवसर याद नहीं आता जब कोई संकट उप- 
स्थित होने पर मुझे सेवाके लिए आवश्यक कोई चीज न मिली हो। 

लेकिन आप कहेगे: यह प्रार्थनाका फल है। यह केवल प्रार्थनाका फल नहीं 
है, यह अपरिमग्रहके इस ब्रतका या स्वेच्छासे अपनाई गई गरीबीके ब्रतका एक वैज्ञा- 
निक परिणाम है। आप कैसी भी किसी भी, चीजको अपने पास रखना नहीं चाहते 
है और अपने जीवतको इसलिए जितना सरल बनाते है, जितना अपरिग्रहका पालन 
करते है, आपके लिए उतना ही अच्छा रहता है। 

जैसे ही आप उस अवस्थामें पहुँचते है, आप कोई भी चीज प्राप्त कर सकते 
है। आप उन निस्सार वस्तुओको भी प्राप्त कर सकते है, जिन्हे दुनिया सम्पत्ति 
कहती है परन्तु यदि आप एक बार भी उन्हे प्राप्त करते है और अपने पास रखते 
है तो यह शक्ति आपमे से तुरन्त चली जायेगी। आपको कुछ भी अपने लिए नही 
लेना चाहिए। यदि आप लेते है, तो बस आप नष्ट हो गये। मैने बहुत बार ऐसा 
होते देखा है। बहुत-से आदमियोने कहा है: “जी हाँ, ईइवरने मेरी धन या सम्पत्तिकी 
प्राथंनाका अब फल दिया है, इसलिए में अब इसे ---इस कोहनूर हीरेको, या जो भी 
चीज वह हो--अपने पास रखूंगा।” लेकिन वह उसके लिए बस अन्तिम अवसर 
होगा। वह उस हीरेकी फिर रक्षा नहीं कर सकेगा। 


श्र सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


इसलिए आपके सम्मुख इस समय में जो महान्‌ चीज रख “रहा हैं वह यह 
है कि आप सेवाके लिए संसारके सभी साधन प्राप्त कर सकते हैँ। जिसका इसमें 
विश्वास नहीं है उसे यह एक दर्पपूर्णं उक्ति छूग सकती है। परन्तु जैसा कि मेरा 
विश्वास है, यह कथन दर्पपूर्ण नहीं है कि सेवाकी अपनी योग्यताके अनुसार, आप 
सेवाके लिए पृथ्वीके सभी साधन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सेवाके निमित्त 
संसारके सभी साधन भ्राप्त करना चाहते हैं, तो केवछ यही काफी नहीं है कि आप 
ईस्ट एंडके कुछ घरोंमें जायें, वहाँ रहनेवालोंके कष्टका पता लगायें और ताँवेंके कुछ 
सिक्के उनके आगे फेंक दें। उसके बदले तो आपको संसारके सभी साधन प्राप्त नहीं 
होंगे, बल्कि ईद्वर आपके आगे भी ताँवेके कुछ सिक्‍के फेंक देगा। 

परन्तु यदि आप अपने-आपको, तन, मन और आत्माको समर्पित कर देते हैं, 
और अपने-आपको संसारको दे देते हैं, तो मैं कहता हूँ कि दुनियाके खजाने आपके 
चरणोंमें होंगे, आपके आननन्‍्दके लिए नहीं, बल्कि सेवाके आनन्दके लिए, केवल सेवाके 
लिए । 

आपके सम्मुख दी गई मेरी इस वात्तसि मेरे खयालूमें हमें जो शिक्षा लेनी चाहिए 
वह आज सचमुच बहुत ही समयोचित है। आप मेरी इस बात पर विश्वास करें 
कि मैं इस राष्ट्रके साथ उसकी मुसीबतमें पूरे दिलसे सहानुभूति रखता हूँ। आपकी 
वित्तीय कठिनाईका कोई अपना इलाज तो शायद म पेश कर नहीं सकूँगा। आप 
इतने महान्‌ और इतने सूझ-बूझवाले हैँ कि अपना इलाज खुद मालूम कर सकते हैँ। 
परन्तु में आपसे यह कहुँगा कि मौजूदा मुसीबत्में आप इस विचार पर मनन करें। 

श्री सी० एफ० एन्ड्रबूजनें मेरा ध्यान किसी पत्र-लेखकके एक पत्रके उत्तरमें 
लिखे गये प्रधान भन्त्रीके पत्रकी ओर आकर्षित किया है और मुझे वताया है कि 
इस पत्रका क्षेत्रीय रेलवेमें सवंत्र, और शायद भूमिगत रेलवेमें भी, एक विज्ञापन 
की तरह उपयोग किया जा रहा है। पत्र कुछ इस प्रकार है: “आपको केवल 
ब्रिटिश माल ही खरीदना चाहिए; ब्रिटिश मजदूरोंको ही नौकर रखना चाहिए और 
ज्यादासे-ज्यादा चीजें खरीदनेकी कोशिश करनी चाहिए।” यह एक ऐसा इलाज है 
जो मझे माल्म है। लेकिन मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूँ कि दुनियाकी 
मसीबतको दूर करनेके लिए स्वेच्छासे गरीवी अपनानेका यह विचार एक मूल विचार 
है। इसमें सन्देह नहीं कि आप अपनी सुझ-बूझसे इस कठिनाईको पार कर छेंगे और 
तब आपको छगेगा कि कोई भी चीज गलत नहीं थी। परन्तु यदि आपकी अनुमति 
हो तो मैं यह कहूँगा कि यह शायद अदृरदर्शिता होगी, क्योंकि अब शायद वह समय 
आ गया है जब मूल्यों पर फिरसे विचार होना चाहिए। 

लेकिन मुझे विवादमें नहीं पड़ना चाहिए। मैं यह सुझाव केवल उन्हीं लोगोंको 
दे सकता हूँ जो सेवाके लिए स्वेच्छासे गरीवीकी आवश्यकताकों अनुभव करते 
मैंने यह शुभ वात आज रात इसलिए नहीं रखी है कि सभी इसे स्वीकार कर ले। 
वैसे में यह कह सकता हूँ कि अपने अन्त:करणम में एंसा अनुभव करता कि यदि 
हम सब स्वेच्छासे गरीबीका ब्नत छे लें तो यह दुनिया चौपट नहीं हो जायेगी, 


भाषण : गिल्डहाउस चर्च धरे 


एकदम मूर्खोकी दुनिया नहीं बन जायेगी। पर मैं यह जानता हूँ कि यह चीज प्रायः 
असम्भव है। ईइवरके लिए तो सभी कुछ सम्भव है, पर मनुष्यकी दृष्टिसे सोचने पर 
यही कहना समझदारी है कि यह असम्भव है। किन्तु, वस्तुत. यह असम्भव नहीं 
है। जिन्होंने अपने-आपको पूरी तरह अपने भाइयोकी सेवाके लिए समर्पित कर दिया 
है, उनके लिए तो मै यह चीज पूर्णतया अनिवायें मानता हूँ कि वे स्वेच्छासे गरीबीका 
ब़्त ले। 

आप खुद यह जाननेकी कोशिश कीजिए कि आपके सामने आज जो यह भारी 
राष्ट्रीय समस्या उपस्थित है, क्या इस तरह आप इसके समाघानमे बहुत ही ठोस 
रूपसे सहायता नही पहुँचाते है। 

जो छोग अपना वेतन या जिस चीजकी भी उनसे अपेक्षा की जाती है उसे देना 
न चाहते हो, उन्हे यदि कानूनसे उसे देनेके छिए बाध्य किया जाये, तो इस तरह 
आप इस समस्याको सुलझा नहीं सकेगे। जब वे कहेगे कि “हम क्‍या कर सकते 
है ? हम विरोध करना नही चाहते; हम विरोध कर नही सकते, ” तब वस्तुतः उनका 
मन उन्हीं चीजोके लिए छाछायित रहेगा जो उनसे छीनी जा रही है। 

लेकिन कल्पना कीजिए कि इस छालसाके बीच सेवकोका एक दल ऐसा उभ- 
रता है जो स्वेच्छासे गरीब बन जाता है। वे उन लोगोके लिए जिन्हें यह मालूम 
नही' है कि स्वेच्छिक गरीबी कया होती है, क्योकि वे सिर्फ मजबूरीकी गरीबीको ही 
जानते है, प्रकाश-स्तम्भकी तरह होगे। में अपने उन भाइयोके पास जाकर जो भूखों 
मरते है स्वैच्छिक गरीबीकी बात नहीं करता हूँ। मे उन्हे यह नही समझाता हूँ कि 
यदि वे मजबूरीकी गरीबीको स्वैच्छिक गरीबीमे बदल ले तो उनके लिए कितना 
शुभ होगा। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई जादू नहीं है। यह एक कष्ठदायी प्रक्रिया है 
और इससे पहले कि में उनसे स्वैच्छिक गरीबीकी बात कर सकूँ, उनके पास 
जीवनकी आवश्यक चीजे होनी चाहिए। 

होता यह है कि मुझ-जेसा कोई आदमी जब उनके बीच' जाकर यथाशविति 
उन्हीका-सा जीवन बिताता है, तो वह उनके दिलोमे आशाकी एक किरण पैदा कर 
सकता है। मुझ-जेसा आदमी जो इलाज उन्हे सुझायेगा उसे वे मान छेगे। यदि भै 
उन्हे कोई फौरी इलाज सुझा न सकू, तो भी उन्हे मुझ-जैसे आदमीके रूपमें कमसे-कम 
एक मित्र तो मिलेगा ही। वे कहेगे: “इसके पास कुछ नही है, फिर भी यह खुश 
है; ऐसा कंसे है? ” मुझे उनके साथ बहस करनेकी जरूरत नही होगी; वे खुद 
अपने-आपसे बहस करने छगेगे। 

अपने अनुभवकी इन अमूल्य निधियोमे में पृथ्वीके हर व्यक्तिको अपना साक्षी 
कैसे बना सकता हूँ? में ऐसा नहीं कर सका। लेकिन आज, जब मैने स्वैच्छिक 
ग़रीबी पर बोलनेका दायित्व लिया है, मैं कुछ ह॒द तक अपने इन अमूल्य अनुभवोमे 
यहाँ उपस्थित कुछ सौ लछोगोको ही नहीं बल्कि लाखो लछोगोको अपना साक्षी बना 
रहा हूँ। में आपको बताऊँ कि यह स्वैच्छिक गरीबी आदमीको जो आनन्द, सुख 
और क्षमता प्रदान करती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं केवल यही 
कह सकता हूँ; इसे आजमाओ, परीक्षण करो, इसकी खुद जाँच करो। 


दर सम्पूणें गाधी वाइडूमय 


आपने इतनी एकाग्रताके साथ मेरी बात सुनी इसके लिए मैं आपका आभारी 
हैं। श्राथेनाका समय होनेमे अभी पूरे दस मिनट रहते है, इसलिए आपमें से कोई 
यदि भुझसे कोई प्रइन पूछना चाहे तो मुझे उससे खुशी होगी। आपके भनमें जो 
भी हो उसे कहनेमें आपको सकोच नहीं होना चाहिए। आपका कोई भी भ्रइन, चाहे 
वह कितना ही अटठपठा क्यों न हो, मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा। 

प्रदव: क्‍या महात्माजी हमें यह बतायेंगे कि भारी रकसें इकट्ठा करना वे 
कंसे न्यायोचित समझते हे, जबकि ईसा, बुद्ध और अन्य महान्‌ धर्मगुरओँने, जो स्वेच्छासे 
गरीबीका पालन करते रहे, कभी भी भारी रकमें नहीं माँगी थों और न ली थीं। 
उन्होंने जो-कुछ हमें बताया, उसके साथ से इसका मेल नहीं बैठा था रहा हूँ। 

उत्तर : क्‍या इन महान्‌ गुरुओने कभी धन नहीं माँगा था या नहीं लिया था? 
ईसाके बाद बहुत-से ईसाइयोने, जो गरीबीमें आस्था रखते थे, घन लिया था और 
उसे सेवाके लिए प्रयुक्त किया था। और वुद्धके विषयमे तो, जिन्होंने कहते है, अपने 
जीवन-कालमे कई सस्थाएँ स्थापित की थी, में और भी विश्वासके साथ यह कह 
सकता हूँ। घनके बिना वे उन सस्थाओको स्थापित नहीं कर सकते थे। कहा यह 
जाता है कि जिन्होंने अपने-आपको तन, मन और आत्मासे समर्पित कर दिया था, 
उन्होने अपना धन भी दिया था और उसे बुद्धके चरणोमे घर दिया था, और बुद्धने 
उसे प्रसन्‍्ततासे स्वीकार किया था-परल्तु अपने छिए नही। 

प्रदन : हमें अपने भाइयोंकी सेवा क्‍यों करनी चाहिए ? 

उत्तर: इसलिए कि हम उनके हारा ईएवरकी एक झलक देख सकें, क्योकि 
उनमे भी वही आत्मा है जो हममें है, और जबतक हम यह समझते नहीं है तबतक 
ईइवर और हमारे बीच एक दीवार खडी रहती है। यदि हम उस दीवारको तोडना 
चाहते है तो उसका आरम्म अपने भाइयोके साथ अपनेको एकाकार करने से होगा। 


[अग्रेजीसे 
गिल्डहाउस, २३-९-१ ९३ ३ 


३४. भाषण: पालियामेंठके सदस्योंकी बेठकमें' 


लन्दन' 
२३ सितम्बर, १९३१ 


काग्रेसका ध्येय पूर्ण स्वाधीनता है और पूर्ण स्वाधीनताका अर्थ किसी भी रूपमे 
अलगाव नहीं है और न कभी रहा ही है, और इसमे बिलकुल बराबरीकी साझ्षेदारी, 
जो किसी भी पक्षकी इच्छापर समाप्त हो सके, निषिद्ध नहीं है। मुझे यह बात 
विचित्र लगी है कि अग्नेज, जो स्वय पूर्ण स्वतन्त्रतासे कम किसी चीजपर कभी सन्तुष्ट 
नही रहे है, इस दावेका विरोध कर रहे है या मजाक उडा रहे है। मेरा यह खयाल 
है कि कोई भी राष्ट्र या जन-समुदाय, अपने राष्ट्रीय अधिकारके प्रति सचेत हो 
जानेके बाद, पूर्ण स्वाधीनतासे कम किसी चीजपर कभी भी सन्तुष्ट नहीं होगा। 

इसका भर्थ हमारे लिए अपनी प्रतिरक्षा पर पूर्ण नियन्त्रण, अपने विदेशी मामलों 
पर पूर्ण नियन्त्रण और वित्त पर पूर्ण नियन्त्रण है। इन मुद्दों पर छिड़ी बहसने 
बहुचचित शब्द “संरक्षण”“को जन्म दिया है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि 
पिछली गोलमेज परिषद्ने अस्थायी रूपसे जिन सरक्षणोकी व्यवस्थाकी थी, आपको 
उनकी बात मालूम है। काग्रेसकी ओरसे, मुझे यह कहनेमे कोई सकोच नही है कि 
कांग्रेस उन सरक्षणोकों स्वीकार नहीं करेगी। यदि हमारा सेना या प्रतिरक्षा परः कोई 
नियन्त्रण नहीं है--और ग्रोल्मेज परिषद्के अस्थायी आरक्षणोके अनुसार विदेशी 
मामले भी एक आरक्षित विषय है--तो यह निश्चय ही पूर्ण स्वाधीनता नहीं है, 
यह मामूली किस्मका स्वशासन' तक' नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपनी रक्षाके लिए 
दूसरों पर निर्मर है तो वह स्वशासनका उपभोग नहीं करता है। 

मैं जानता हूँ कि यह तके दिया गया है कि भारत अपनी रक्षा करनेकी 
योग्यता नहीं रखता है। मेरा कहना यह है कि अग्रेजोके आगमनसे पहले हम आकर 
भणोको सफलतापूर्वक झेल पाये थे। आक्रमण बहुत हुए, पर हम अति प्राचीन कालसे 
चली आ रही अपनी सम्यताको अक्षुण्ण रख सके। 

हम भारतके लोग नि.शस्त्र हँ और यह निःशस्त्रता स्वेच्छा-जनित नही, बल्कि 
ऊपरसे थोपी हुई है। ब्रिटिश भारतकी अपेक्षा तथाकथित नरेशोके भारतमे हिन्दू 
और मुसलमान अधिक शान्तिसे रह रहे है। बेशक कुछ दंगे हुए है, पर मेरा कहना 
यह है कि ब्रिटिश शस्त्र उन्हें रोकनेके लिए काफी नहीं है। यदि ब्रिटिश सेनाएँ हटा 
ली जाती है, तो इसका अर्थ, जैसा कि कभी-कभी कहा जाता है, भारतके लिए 
“आत्महत्या ” नही होगा। 


१. यह समा कॉमनवेस्थ ऑफ इंडिया छीगके तत्वावधानमें कॉमन्स समामें हुईं थी। मंर्ले इसके 
सभापत्ति थे और पालि्यामेंटके तीनों दरकि सदस्य इसमें उपस्थित ये। 


४८-५ 


६६ सम्पूर्ण ग्राघी वाइमय 


अपनी प्रतिरक्षाका कार्यभार सँभालनेका अर्थ यह नहीं है कि हमें प्रत्मेक ब्रिटिश 
सैतिक या अधिकारीको हटा देना चाहिए। यदि ब्रिटिश सैनिक या अधिकारी कृपा- 
भावसे हमारी सेवा करना चाहेंगे तो वे भारतमें रहेगे। 

इसके बाद श्री गांधोने कहा कि जो छोग यह फहते हे कि भारतके अधीन 
प्रिठिक्ष लोग इस मकार कसी सेवा नहीं करेंगे, उन्हें मे समझ नहीं पाता हें। 

यदि भारतके साथ ठीक-ठीक बराबरीके आधारपर कोई समझौता करना है, 
तो क्‍या यह रुख उसके छिए ठीक होगा? 

पूर्ण स्वाधीनताका अर्थ सेनापर पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिए। इसका अर्थ॑ 
यह है कि सैनिक सत्तापर असेनिक (सिविल) सत्ताका पूर्ण नियन्त्रण होता चाहिए, 
कि सेना असैनिक सत्ताकी स्वीकृतिके बिना कार्य नहीं करेगी। 

श्री गांधीजीने फिर कहा कि भारतवासियोका यह ज़याल है कि भारतमें जो 
प्रशासन है वह संसारमें सबसे अधिक खर्तोल्ा है और भारत उसे अब भर बरदाइत 
नहीं कर सकता। 

मेरा यह विद्वास है कि भारतके लिए उन संरक्षणोकों स्वीकार करना और 
स्वाघीनताके सारके बजाय महज उसके बाहरी खोलको छेनेके लिए राजी हो जाना 
आत्मघातके समान होगा। 

इन सरक्षणोकों स्वीकार करनेका अर्थे अपने राजस्वकों ८० प्रतिशत तक उडा 
देना होगा। क्या आप यह मानते है कि हम अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पतालों, 
सडको और रचनात्मक कार्योका खर्चे केवल २० प्रतिशत राजस्वसे, जो हमारे पास 
शेष रह जाता है, चला सकते है? और ये कार्य ऐसे है जिन्हें हर हाल्तमें शुरू 
करना ही है, बल्कि एक पीढी पहले ही शुरू कर देता चाहिए था। 

ऐसी स्वाधीनताकों में छुकेगा भी नहीं। जो सरकार, भुझे मालूम है, पाँच- 
दस सालमे दिवालिया हो जानी है, उसका कार्य-भार सेभालनेकी अपेक्षा में मजबूरीकी 
पराधीवतामे रहना और अपने-आपको विद्रोही घोषित करना कही भच्छा समझूंगा। 
कोई भी अग्रेज, यदि वह हमारी जगह हो तो, उसे स्वीकार नहीं करेगा। आप 
देखेंगे कि आपके साथ सहयोग करने और गुराम बननेकी अपेक्षा --- क्योकि मेरी 
विनज्न रायमे इन सरक्षणोका यही अर्थ है--मे एक सत्याप्रहीकी हैसियतसे संघर्ष 
करते हुए अपना खून बहाऊँगा। 

यूरोपीयोंके लिए “संरक्षण ” के विषयमें भी गांधीने कहा: 

मुसलमानोका अपनी रक्षाके लिए कहता और सिखोका कहना मेरी समझमें 
भा सकता है, ओर अछूतोका तो और भी ज्यादा समझमें आ सकता है। छेकित 
यूरोपीयोका, यात्री शासकोका, तीस करोड गुरामोसे या रैयतसे-- उन्हें आप चाहे 
फंसे भी मीठे नामसे क्यों न पुकारे, वास्तवमें है तो वे रेयत या गुलाम ही --अपनी 
रक्षाकी बात कहना मेरी समझसे परेकी चीज है। आपको हमारे साथ सद्भावनाके 
साथ रहना चाहिए। जिन लछोगोकी आप सेवा करते है, बया उन्हीसे आप अपनी रक्षा 


चाहते है ? 


पत्र : नारणदास भगांधीकों ६७ 


ब्रिटिश व्यापार यदि भारतीय हितोके प्रतिकूल है तो रक्षाकी कोई भी व्यवस्था 
भारतमे उसे बचा नहीं सकेगी। ब्रिटिश या भारतीय, प्रत्येक 'हित” को इस कड़ी 
कसौटीपर परखना होगा कि वह जनताके हितमें है या नही। 
साक्षेदारीका अर्थ साक्षीके साथ अनुग्नहपूर्ण व्यवहार जरूर है। परन्तु उस 
अनुग्रहपूर्ण व्यवहारमे स्वभावतः यह शर्त रहेगी कि माल ऐसा होना चाहिए जिसकी 
भारतमे जरूरत हो और उसका स्तर और मूल्य प्रामाणिक होना चाहिए। ब्रिटिश 
टाइपराइटर और ब्रिटिश घडी खरीदना मै ज्यादा अच्छा समझूँगा, चाहे मुझे उनके 
लिए कुछ अधिक ही दाम क्यो न देने पड़े। और तीस करोड़ साझेदारोके सिरसे जब 
वह बोझ, जो धीरे-धीरे उन्हे डुबाये दे रहा है, उतर जायेगा तो उनका भी यही 
रुख होगा। में ऐसे भारतकी कल्पना कर रहा हूँ जो शायद बिलकुल बराबरीके आधार 
पर ग्रेट ब्रिटेनके साथ रहेगा। ऐसी साझेदारीको, जो पृथ्वीकी किसी भी नसस्‍्लके 
शोषणके लिए कायम नहीं की गई होगी और एक-दूसरेके लिए हितकारी होगी, देखनेके 
लिए स्वय देवता नीचे उतरेगे, क्योकि वह पृथ्वीके सभी राष्ट्रीकी भरछाईके लिए 
होगी। भारत संसारके आगे सीना ताने खड़ा होगा, पर वह किसी भी अन्य राष्ट्रका 
शोषण नही करेगा; क्योकि शोषणके कड़वे फलको वह स्वय चख चुका है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन न्यूज, ८-१०-१९३१ 


३५. पत्र: नारणदास गांधीकों 
२४ सितम्बर, १९३१ 


चि० नारणदास, 


तुम्हारा पत्र मिल्‍ा। मुझे यहाँ तो वहाँसे भी कम समय मिलता है। ११-१२ 
बजे सो पाता हूँ। ४ बजे मीराबहन सबको उठा देती है। प्रार्थनाके बाद मैं फिर 
सो जाता हूँ और सवा छः बजे उठकर घटे-भरके लिए टहलने जाता हूँ। यहाँ 
जो-कुछ चल रहा है उसकी खबर तो तुम्हे अन्य पत्नोसे मिल ही जाती होगी। 
मेरी तबीयत अच्छी रहती है। असल ठड तो अभी शुरू ही नही हुई है। आशा है, 
आश्रमका वातावरण दिन-प्रति-दिन शुद्ध होता जा रहा होगा और प्रार्थना, चरखायज्ञ 
तथा अन्य प्रवृत्तियोमे सभी लोग रसपूर्वक तथा नियमित रूपसे भाग छेते होगे। 

समय-समयपर वहाँके पूरे समाचार मुझे लिखते रहना। 


बापूके आशीर्वाद ” 
गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से। 


३६. पत्र : गंगाबहन वेच्वको 
२४ सितम्बर, १९३१ 


चि० गगाबहन (बड़ी), 

आशा है, तुम निश्चिनत्त और स्वस्थ होगी। मैं सभी पत्र तुरन्त नहीं पढ 
पाता, अत. में नहीं जानता कि तुम्हारा पत्र आया है या नहीं। मुझे हर सप्ताह 
लिखती रहता और उनमे अपना हृदय उडेलना । 

बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे ] 

बापुना पत्नो - ६: गं० स्व० गंगराबहेनने। सी० डब्ल्यू० ८७८६ भी; सौजन्य : 

गंगाबहन वैद्य 


३७. पन्न : प्रेमाबहन कंटकको 
२४ सितम्बर, १९३१ 


चि० प्रेमा, 
तू अब शान्त है, यह तो नारणदासने लिखा है। लेकिन मुझे पत्र 'लिखना 
तूने अभीतक शुरू नहीं किया, यह दु.खकी बात है। तू ऐसा कर सकती है जिससे 
तेरी चिन्ता मुझे बिल्कुल न रहे। ज्यादा अभी नही लिखूँगा। 
बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० १०२६४) से। सी० डब्ल्यू० ६७१३ भी; 
सौजन्य : प्रेमाबहन कटक। 


३८. संघ-संरचना समितिकी बेठककी कार्यवाहीके कुछ अंश 


लन्दन 
२४ सितम्बर, १९३१ 


सर तेजबहादुर सप्रू: - - - अन्य देश्ोंके अनुभवसे यह सिद्ध हो गया है कि 
जनतलन्‍त्रीय संविधान नोकरशाही संविधानोंसे बहुत अधिक खर्चोले होते हे। मेरा मतहूब 
यह है कि यदि हममें से किसीका यह खयाल हो कि एक जनतन्‍त्रीय संविधान अपना- 
कर हम खर्च कम कर सकेंगे, तो वह अपने कल्पित स्वर्गंमें रह रहा है। इसके लिए 
आम तौरपर जो मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, वह में नहीं करूँगा। पार्टी संगठन 
उभरेंगे; पार्टो कोष स्थापित करने होंगे। पादचात्य संविधानोंका सारा यन्त्र-तन्त और 
ताम-झ्ाम खड़ा करना होगा, तभी हम अपने दायित्वको पुरा कर सकेंगे। सेवाओमें 
वेतन यदि घटाकर ५०० रुपये भी कर दिया जाये और भरी जिन्ना-जेसे वकोलोंके 
लिए यदि एक अधिकतम आय भी निर्धारित कर दी जाये, तो भी महात्मा गांधीके 
सामने जनतनन्‍्त्रीय संविधानकी आवद्यकताओंकों पूरा करनेंके लिए धन जुदानेको 
समस्या रहेगी ही। 
गांधीजी : नही, मै तुरन्त बीकानेर या पोरबंदरमें जाकर शरण लूँगा! 
महाराजा बीकानेर: आपका वहाँ स्वागत किया जायेगा। हमारे लिए यह एक 
सम्मानकी बात होगी। 
[अग्रेजीसे ] 
इंडियन राउंड टेबिल फान्फरेंस (सेकेंड सेशन) £ प्रोसोडिग्स ऑफ फेडरल स्ट्रक्‍्वर 
कमिटी ऐंड माइनॉरिटीज़ कमिटी, खण्ड १, पृष्ठ ३४६, २७१ 


३९. भेंट: जॉन बुल ' के प्रतिनिधिको 


ल्न्द्न 
[२५ सितम्बर, १९३१ या उसके पूछ] 


मैं एक बहुत ही सामान्य छड़का था और अपनी भावी नियतिका मुझे आभास 
तक नहीं था। नगे पाँव में गलियोमे दौडा करता था और दूसरे लूडकोके साथ 
खेला करता था। 

में एक भारतीय स्कूलमे पढ़ता था, क्योकि मेरा जन्म --जैसा कि कुछ लोग 
सोचते है, आफ्रिकार्मे नहीं-- भारतमे ही हुआ था। मेरा बचपन सुखसे बीता और 
मुझमें किसी भी तरहकी कोई विलक्षणता नहीं थी। जिस रियासतमे मेरा जन्म 
हुआ, मेरे पिता उसके दीवान थे। 


७० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


०. 


भारतका नेतृत्व करनेका आह्वान मुझे अचानक किसी इलहामकी तरह नहीं 
मिला। वह जब मिला तो वैसे ही मिला। बल्कि ऐसा कहें कि मुझे उसका ज्ञान 
धीरे-धीरे हुआ। मैने अनशन और आत्मसंयमसे अपनेको उसके लिए तैयार किया। 
मेरा राजनीतिक कार मेरी बाध्यात्मिक तैयारीमें से ही उभरा। 

आप मुझसे पदिचमकी गरीबीसे पूर्वकी गरीबीकी तुलना करनेके लिए कह रहे 
है? यह असम्भव है। दोनोकी तुलना नहीं हो सकती। पूर्वेमें गरीवी उस हद तक 
है जिसकी परदिचमममें कल्पना तक नहीं की जा सकती। हजारो छोगोके पास खानेको 
कुछ भी नहीं है और सिर छिपानेको कोई स्थान नही है। 

आप पूछते है कि यदि मुझे सत्ता प्राप्त हो जाये तो मै अपने स्वप्त कैसे पूरे 
करूँगा, “लाखों मूक और भूखे कछोगो” को उनकी जडतासे जगाने, मुखर बनाने 
और भोजन देनेके लिए मैं क्या कखूँगा। 

मे उससे काम कराऊँगा-- चरखे पर और हाथ-करपवे पर। मै उन्हें शिक्षा 
दूँगा और वह भारतीय पद्धति पर होगी'। 

मै नई सडकें वनवाऊँगा। सुन्दर सडकें, जो मनुष्य और पशु दोनोंके लिए 
सुखदायी होंगी। नये भारतकी जो तसवीर मेरे मनमें है उसमें गाँव एक-द्ूसरेसे जुड़े 
होगे और अपने उद्योग-धन्धोसे सुखी होगे। 

भारत जब स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेगा तो परिस्थितियाँ ही यह निर्देशित करेगी 
कि मै राष्ट्रके प्रमुखका स्थान हूँ या चुपचाप अपने आश्रमको छौट जाऊं। 

मुझे प्रिय तो वापस छौटना ही होगा, पर यदि नेतृत्वका भार मेरे कधो पर 
आया तो उसे वहन करनेमें मुझे कोई श्षिक्षक नहीं होगी। मेरे अन्दरकी आवाज 
जो राह दिखायेगी मे उसी पर चढ़ूँगा। 

क्या मैं अमेरिका जाऊंगा? मुझे निमत्त्रण मिक्ले है, पर इस विषयमें भी मेरे 
अन्दरकी आवाज मुझसे जैसा कहेगी मै वैसा ही करूँगा। 

आप पूछते है: क्या यह एक सचमुचकी और युस्पष्ट आवाज है! नहीं। 
यह अन्त.करणकी आवाज है। गौण विषयोपर मै समझौता करनेको तैयार हूँ; पर 
मुख्य विषयोपर नहीं । 

जी हाँ, निदुचय ही मैं यह मानता हूँ कि सफल स्वराज्यके लिए भारतीय 
नरेशोका सहयोग आवश्यक है। 

भारतके झत्रुओका यह कहना है कि ब्रिटिश शासनके हटते ही हिन्दू और 
मुसलमान एक-दूसरेका गछा काटने छगेंगे, मै इस वात पर विश्वास नहीं करता। 
हम पहले सत्रहवी सदीमें-अंग्रेजोके आगमनसे पहले -पूरी एकतासे साथ-साथ रदे हैं 
और आगे भी इसी तरह रहेंगे। ५ 

लेकिन मान लीजिए, हमें लड़ना पडा, तो हम छडेंगे। आप पूछते है, क्या विजय 
हिन्दुओकी होगी। नहीं, विजय किसी भी पक्षकी नहीं होगी। भारतम सपेये छिडि 
सकता है, पर हममे सुलह हो जायेगी और हम किसी समझौतेपर पहुंच जायेगे। 

हम इससे पहले भी लड़े है और फिर हममें मेछ हो गया है। हिन्दू और 
मुसलमान, दोनो पक्षोके नेताओंमें सुलह हो जायेगी। 


वक्तव्य : समाचारपत्रोंको ७१ 


लड़ेगे कौन? आम लोग नहीं लड़ेगे। वे आजकी तरह जागे भी पूरी शान्तिसे 
रहते रहेगे। जिन्हे अपने स्वार्थ साधने है वे ही लडेगे। मे समझता हूँ, ब्रिटेनको 
स्वराज्य देना होगा। देर-सबेर वह आकर ही रहेगा। 

मेरी पत्नी मेरे छिए असाघारण भछी सिद्ध हुई है, और मेरे शारीरिक हिता- 
हितका वही खयाल रखती है। उससे मेरा विवाह कैसे हुआ ? मेरे माँ-बापने वह 
विवाह तय किया था, क्योकि भारतमे ज्यादातर माँ-बाप ही विवाह तय करते है, 
पर में उसे पहलेसे जानता था और हममे प्रेम भी था। 

मैने जीवन दक्षिण आफ्रिकाकी एक मुसलमान फर्मेके कानूनी सलाहकारकी 
हैसियतसे शुरू किया। जब मैने देखा कि वहाँ भारतीयों पर अत्याचार होता है, 
तो मैने सोचा कि उनके हितोके लिए खड़े होना मेरा कत्तंव्य है। इसलिए मे दक्षिण 
आफ्रिकामे बस गया, और मैं सफल रहा। जिन निर्योग्यताओंको दूर करानेंके लिए 
हम लड़ रहे थे, वे दक्षिण आफ्रिकाकी सरकारके साथ हुए एक समझौते द्वारा दूर 
कर दी गईं। 

स्वराज्यमें भारतमे महिलाओंकी स्थिति क्या होगी? वे हमारी सहकर्मी और 
सहयोगी होगी और उन्हीं अधिकारों और सुविधाओंका उपभोग करेगी जो पुरुषको 
प्राप्त होगी। 

नही, यहाँ अपने इतने सारे हमदर्द पाकर मुझे कोई अचम्भा नहीं हुआ। मुझे 
इसकी पूरी आश्या थी। मुझे आशा है कि ग्रेट ब्रिढेनके लोग भारतके दावेके पूर्ण 
ओऔचित्यको महसूस करेगे। 

[| अंग्रेजीसे ] 
जॉन बुल, २६-९-१९३१ 


४०. वक्तव्य: समाचारपत्नोंको* 


लन्दन 
२५ सितम्बर, १९३१ 
हमारी बातचीत अच्छी और मैत्रीपूर्ण -- बहुत ही मैत्रीपूर्ण रही । 
[ अंग्रेजीसे ] 
मेचेस्टर गाडियन, २६-९-१९३१ 


१. गाघीजीने यह वक्तव्य छॉंडे इविनसे अपनी मेंट्के बाद दिया था। भेंट छोंडे इविनके निवास-स्थान 
बह स्वेयरमें हुईं थी और दो घटे बीस मिनट चछी थी। उस बातचीतकी कोई रिपोर्ट उपलब्ध 
[| 


४१. वक्तव्य: समाचारपत्रोंको' 


जन्दन 
२५ सितम्बर, १९३६ 
लंकाशायरकी इस बहुत ही छोटी यात्रा्में, मैं खास तौर पर सूती कपड़ेके 
व्यवसायमें ऊुगे वहाँके श्रमजीवियोको यथासम्भव अधिकसे-अधिक देखना चाहँँगा और 
जब भी मौका मिलेगा उनसे मिलना और दिल खोलकर बातचीत करना चाहेंगा। 
[ अग्रेजीसे | 
मेचेस्टर गाडियन, २६-९-१९३१ 


४२. वक्तव्य: समाचारपतन्नोंको 


स्प्रिगवेल गार्डन विलेज 
२६ सितम्बर, १९३१ 


मै इंगलेड और जब हूुंकाशायर कठिनाईमें से निकलनेका कोई मार्ग खोजने आया 
हूँ। बेरोजगारी चाहे किसी भी देशमे हो, सदा बुरी है, और मै यदि उसे कम 
करनेमें किसी भी रूपमें कोई योग दे सका तो मुझे उससे सबसे अधिक प्रसन्नता 
होगी। लेकिन मैं लंकाशायर और थ्रेट ब्रिटेनके अन्य भागोके अग्रेजोंके सक्तिय सहयोगके 
विना कुछ भी कर सकतनेमें असमर्थ हूँ। 
जो गरीबी मैने देखी है उससे मुझे दुःख होता है, और यह जान कर तो 
और भी अधिक दु.ख होता है कि इस बेरोजगारीमें मेरा भी एक तरहका हिस्सा 
है। फिर भी यह जानकर उस दुःखसे कुछ राहत मिलती है कि मेरा ऐसा अभीष्ट 
कदापि नहीं था। यह उन कृदमोंका नतीजा है जो मैने इसलिए उठाये, और मुझे 
इसलिए उठाने पडे, कि वेरोजगारोंकी दुनियाकी उस सबसे वडी फौजके प्रति, यानी 
भारतके लाखो भूखे लछोगोके प्रति, यह मेरा एक कत्तंव्य था। उनकी गरीबी और 
कंग्रालछकी तुलनामे छकाशायरकी गरीबी नगण्य रूगती है। कक 
इसीलिए में अधिकसे-अधिक अग्नेजोसे मिलने और उनकी मन.स्थितिको र् 
कोशिश कर रहा हूँ और उनके आगे भारतकी सही स्थिति, उसे जिस रूपमे में समझता 
हैँ, रखनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। 
[ अग्रेजीसे ] 
संडे ऑब्जवेर, २७-९-१९३१ 


१. गाघीणीने यह वक्तव्य शामकों यूरूटनमें लंकाशापरके छिए रेल्याढ़ीपर चढ़ते समप दिया था। 


४३. बातचीत: कपड़ा-उद्योगके प्रतिनिधियोंसे' 


एजवर्थ 
२६ सितम्बर, १९३१ 


श्री गांधीने अपने भाषणमें भारतके सम्बन्ध्में अपनी आर्थिक नीतिकों रुपरेसा 
काफी विस्तारके साथ पेश की। उन्होंने समझाया कि खादीका एक उद्देश भारतीय 
ग्रामवासियोंमें आत्मसम्मानकी भावना पैदा करना है और इस तरह उसका एक 
सामाजिक महत्त्व भी है। उन्होंने भारतीय गरीबीकी बहुत हृदय-विदारक तसवीर 
खींची और कहा कि लंकाशायरको मौजूदा हालतसे मुझे दुःख हुआ है, किन्तु उसकी 
यह हालत भारतकी हालतसे तो अनन्त गुनी बेहतर है। 

प्र०: क्‍या आथिक उद्देश्यसे किये जानेवाले बहिष्कारसे राजनीतिक हेतुसे प्रेरित 
बहिष्कारको अलूग करना सम्भव है? 

उ०: जब बहिष्कारका एकमात्र उद्देश्य ब्रिटेनको दण्डित करना था-- जैसा कि 
१९३० में था, जब लोग ब्लविटिश मालकी जगह अमेरिका और जम॑ंनीमें बना हुआ 
माल खरीदते थे-- तब तो निरचय ही वह राजनीतिक उद्देश्यसे प्रेरित था। उस समय 
तो ब्रिटेनमे बनी मशीनों तकका बहिष्कार किया गया था। किन्तु अब हम जो कर 
रहे है वह आर्थिक वहिष्कार ही है, जैसा कि वह मूलतः था। आप उसे बहिष्कार 
कह सकते है, किन्तु वस्तुतः वह छोगोंको शिक्षित करनेका आन्दोलन है, या ऐसा 
कहिए कि आत्मशुद्धिका प्रयत्न है। उसके द्वारा हम लोगोसे यह अनुरोध कर रहे 
है कि वे अपना पुराना घन्धा फिर अपना छे, आल्स्य छोड़ दें और कितनी भी 
स्वल्प क्यो न हो, अपने पसीनेकी कमाई खाये, भिक्षा पर पलछनेका खयाल छोड दे। 

प्र०: लेकिन उससें भी राजनीतिक रंग तो रहेगा, क्योंकि आप विदेशोंके 
सालपर अपनी सिलोंके मालको तरजीह देंगे ही। 

उ० : बहिष्कार मिलोके हितमे शुरू नहीं किया गया था। सच तो यह है कि 
हमारे इस प्रथम रचनात्मक प्रयत्नका आरम्भ स्थानिक मिल-मालिकोंके साथ झगडेसे 


१. गाधीजीके साथ कपढ़ा उद्योगके प्रतिनिधियोंकी इस मेंठका आधोजन कपढ़ा उद्योग संगठ्नोंकी 
संयुक्त समिति (ज्वाइट कमिटी ऑफ कॉव्न ट्रेड जॉर्गनाश्जेशन्स ) के अध्यक्ष टी० डी० बाछोने तीसरे 
पहर अपने घरपर किया था और उसमें कपठा उथ्योगके कई प्रमुख प्रतिनिधि उपस्थित ये। मेंचेस्टर 
गाडियनके अनुसार गाधीजी ४० मिनट बोछे किन्तु उनके भाषणकी पूरी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हैं, वर्योकि 
वहाँ कोई रिपोर्टर नहीं था। किन्तु उपस्थित व्यक्तियोंमें से कुछने गाधीजीके भाषणके अपने विवरण मैंचेस्टर 
गाडियनको भेजे ये (देखिए परिशिष्ट १)। यहाँ माषणकी जो संक्षिप्त रिपोर्ट दी गई है वह मैंचेस्टर 
गाडियनसे छी गई है और प्रस्नोत्तववाछा हिस्सा मद्दादेव देसाईके थंग इंडियामें प्रकाशित “गांवीजी-- 
लकाशायरमें ” शीषेक झेखसे। 


छड सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


हुआ था। हमारे करोड़पति इस आन्दोलतका समर्थन कर रहे है, यह बात सही है; 
किन्तु वे हमारी नीतिका नियन्त्रण नहीं करते बल्कि हम ही उन्हे प्रभावित करनेकी 
कोशिश कर रहे है। और जब हम छोग गाँवोमे जाते है तो हम उनसे भारतीय 
मिलोका कपडा पहननेकों नहीं कहते, खादी पहनने या अपनी जरूरतकी खादी खुद 
बनानेको कहते है तथा हरएक काग्रेसीसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह खादी पहनेगा। 

प्र०: आप जो भी फहें, आप अधिकाधिक राजनोतिक सत्ता प्राप्त करनेकी 
कफोशिदा कर रहे हे और यह निश्चित है कि वह जापको मिरू जायेगी और ज्यों ही 
आपको राजनीतिक सत्ता प्राप्त होगी त्यों ही थे सिल-सालिक छोभवश न्याय-अन्यायथका 
खयाल छोड़कर टेरिफको ऊँची दीवारें खड़ी कर देंगे और आपके गाँवोंके लिए लंका- 
शायरके कपड़ा-उद्योगसे भी कहीं ज्यादा गम्भीर खतरा बन जायेंगे। 

उ०: अगर ऐसी विपत्ति आई और मैं उस समय जीवित हुआ तो में यह 
कहनेका साहस करता हूँ कि तब जो होगा उसमे मिलोका नाश हो जायेगा और 
वास्तविक राजसत्ता मिलनेपर तो सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार आ जायेगा और 
उस हालूतमें धनाढ़ध वर्गेके लिए गरीब आ्रामवासियोंके हितोंको कुचकता असम्भव 
हो जायेगा। 

भ्र०: क्‍या आपको ऐसा नहीं रूगता कि जिस तरह अमरीकियोंने पुनः शराब 
पीना शुरू कर दिया है उसी तरह आपके यहाँ भी छोग सिरूका कपड़ा फिर पहनने 
लगेंगे ? 

उ०: नही, मुझे ऐसा नहीं लगता। अमेरिकाकी वह शराबबन्दी एक शक्तिशाली 
सरकार हारा अनिच्छुक जनता पर थोपी हुई चीज थी। वहाँ छोगोंको शराबकी 
आदत थी। मद्यपानका फैशन था। भारतमे मिलका कपडा कभी फैशनकी चीज नहीं 
रहा, जबकि खादी फैशनमें दाखिक हो गई है- प्रतिष्ठित समाजमें प्रवेश पानेका अधि- 
कारपनत्र बन गई है। और असल बात तो यह है कि जो भी हो, मै अपने देशवासियोंके 
आ्िक उद्धारके लिए छड़ता ही रहूँगा। यह तो आप स्वीकार करेगे कि यहू एक 
ऐसा रूक्ष्य है जिसके लिए जीने और मरनेमें मनुष्य अपनेको कृता्थे मान सकता हैं। 

प्र०: आपकी यह लड़ाई एक ऐसे दुश्मनके खिलाफ होगी जिसके मुकाबलेमें 
आपका बल अपर्याप्त सिद्ध होगा। आधिक प्रतियोगितामें निहित छोभका प्रवाह इतना 
प्रबल होगा कि उसे रोकनेंके लिए किया गया हरएक उपाय विफल हो जायेगा। 

उ० ६४ आप गोया यह कह रहे है कि ईदवरः धनके देवताके हाथो पराजित 
होता रहा है और होता रहेगा। लेकिन मेरा विश्वास है कि भारतम वह पराजित 
नही होगा। 

[ अग्रेजीसे ] 
मेचेस्टर गाडियन, २८-९-१९३१ और यंग इंडिया, १५-१०-१९३१६ 


४४. बातचीत: कपड़ा-उद्योगके प्रतिनिधियोंसे' 


डारवेन 
२६ सितम्बर, १९३१ 


आप कृपया मुझे यह बताइए कि सानव-समाजके उस पंचमाशके उद्धारके लिए, 

जो भुखमरीकी जिन्दगी जी रहा है और जिसकी आत्मसम्मानकी भावना बिलकुल 
चुक गई है, में क्‍या करूँ। यह एक ऐसा सवाल है जिसपर लकाश्ायरके बेरोजगार 
मजदूरों तकको विचार करना चाहिए। आपने मुझे रकाशायरकी ओरसे १८९९-१९०० 
के दुर्धिधके दौरान दी गई सहायताकी याद दिलाई है। आपकी उस सहायताके 
लिए हम बदलेमे गरीबोंके आश्ञीर्वादकके सिवा और कया दे सकते है? में आपको 
न्यायोचित व्यापारकी सुविधाका आदवासन देने आया हूँ। छेकिन उसे दिये बिना 
ही मुझे वापस जाना पड़ा तो उसमे मेरा कोई दोष नहीं होगा। मेरे मनमें किसी 
तरहकी कटुता नही है। में तो जीवोमे जिन्हे निम्ततम माना जाता है उनके साथ 
भी बच्चुताका दावा करता हूँ। तो फिर जिन अंग्रेजोंके साथ हमारा सम्बन्ध -- उससे 
कल्याण हुआ हो या अकल्याण-पिछले सो वर्षोसे रहा है और जिनमे मेरे कुछ 
प्रियतम मित्र है उन अग्रेजोका बन्धु होनेका दावा तो मै कर ही सकता हूँ। भला क्यो 
न करें ? आप देखेंगे कि में एक सीधा आदमी हूँ जिससे सम्बन्ध निबाहना बहुत 
आसान है, किन्तु यदि आप इस दोस्तीके हाथको अस्वीकार कर देते है तो में चला 
जाऊंगा - अपने मनमे कटुता छेकर नहीं, बल्कि इस भावनाके साथ कि आपके हृदयोंमे 
जगह पाने योग्य पविन्नता मुझे नही थी। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १५-१०-१९३१ 


४५. भेंट: बेरोजगार मजदूरोंके शिष्टमण्डलको 


स्प्रिगफील्ड गार्डत विलेज 
२६ सितम्बर, १९३१ 


५ भाच्चको अस्थायी समझौतेपर दस्तखत होनेके बादसे विदेशी कपड़ोके बहिष्कारसे 
भिन्‍न ब्रिटिश कपड़ेके विशेष बहिष्कार-जैसी कोई बात अब नही रही है। राष्ट्रके 


१, गाधीजी मेयरते मिलनेके छिए ढारवैन गये थे। मेपरने कपढ़ा-उदोगके दोनों पक्षोंका प्रतिनिधित 
करनेवाले थोड़े-से छोगोंको उनते मिललेके लिए बुलाधा था। पद रिपोर्ट गांधीणीकी लंकाशापर-थात्राके महादेव 
देसाई द्वारा लिखित विवरण “गाधीजी इन लकाशायर ” (गांधीजी--छकाशापरमें) से ली गईं है। 

२. भहांदेव देसाईके “गांधीजी इन लंकाशायर” (गांधीजी -- लंकाशापरमें शीषेक ढेखसे 
उद्धुत। 


७६ सम्पूर्ण गांधी वादमय 
रूपमे तो हमने सारे विदेशी कपडेके बहिष्कारका संकल्प किया है, किन्तु इंग्लैण्ड और 
भारतमे सम्मानजनक समझौता हो जानेकी --यानी स्थायी ज्ञान्ति हो जानेकी --- 
हालतमें में सारे दूसरे विदेशी कपडोकी तुलनामे छकाशायरके कपडेको परस्पर स्वीकृत 
शर्तोपर तरजीह देनेमें नहीं हिचकूँगा-- अलबत्ता, यह उसी हृदतक सम्भव होगा 
जिस हृदतक हमें अपने कपडेमें रह गई कमीकी पूर्ति करनेकी जरूरत होगी। लेकिन 
उससे आपको कितनी राहत मिलेगी, यह में नहीं जानता। आपको यह तो समझ ही 
लेना चाहिए कि दुनियाके सारे वाजार अब आपके लिए खुले नहीं रह गये है। 
आपने जो-कुछ किया वही सब आज दूसरे राष्ट्र भी कर रहे है। भारतीय मिले भी 
अब दिन-प्रतिदिन अधिक कपडा पैदा करेगी। यह तो आप नहीं चाहेगे कि रूका- 
शायरकी सहायता करनेके लिए मैं भारतीयोके अपने व्यवसायकी वृद्धि करनेके प्रयत्नोंपर 
रोक रूगाऊँ। 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १५-१०-१९३१ 


४६. भाषण : लंकाशायरमें 
[२६/२७ सितम्बर, १९३१] 


यहाँ फैली हुई बेरोजगारी देखकर मुझे दु.ख हुआ है। छेकित यहाँ भुखमरी 
या अधं-भुखमरी नहीं है। भारतमे ये दोनों है। यदि आप भारतके गाँवोमें जायें तो 
आप वहाँ उन ग्रामवासियोंकी आँखोंमे सम्पूर्ण निराशा झाँकती देखेंगे, आपको वहाँ 
भूखसे अघमरे अस्थि-पजर या सजीव शव नजर आयेगे। अगर भारत इन छोगोको 
काम-धन्धेके रूपमे भोजन मुहैया करके उन्हे सजीवन प्रदान कर पाये तो वह ढुनियाकी 
एक बडी सेवा करेगा। आज तो भारत एक अभिशाप है। हमारे देशमे एक ऐसी 
पार्टी भी है जो भुखमरीसे पीडित इतस छाखो लोगोका मर जाना पसन्द करेगी ताकि 
बाकी लछोग जीवित रह सकें। मैने इस समस्याका मानवीय हल दूँढ निकाला है। 
मेरा हल यह है कि इन लोगोको ऐसा काम दिया जाये जिससे वे परिचित हूँ, 
जिसे वे अपनी झोपडियोमे कर सकते है, जिसे करनेके लिए औजारो आदिके ्पमें 
बहुत पूंजीकी आवश्यकता नहीं होती और जिस कामके द्वारा तैयारकी गई चीजे 
आसानीसे बेची जा सकती है। यह एक ऐसा कार्य है जिसपर छकाशायर भी ध्यान 
दे सकता है। 
[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १५-१०-१९३१ 


१. “गादीजी इन लंकाशायर” (गांधीजी--लंकाशायरमें) शीषंक छेखते उद्धुत। भपने शत 
छेखमें महांदेव देसाईने भाषणकी तिथि और स्थानका स्पष्ट उल्केख नहीं किया है। 


४७. लिपि-सुधार 


भाई किशोरलाल मशरूवारा लिखते है:' 


में यह पत्र केवछ परिचर्चाके विचारसे प्रकाशित कर रहा हूँ। इस सम्बन्ध 

मेरी अपनी कोई विशेष राय नही है, किन्तु में इसके महत्वको समझता हूँ। भाई 
किशोरलालने विद्वानोंकी राय माँगी है। लिपि-सुधारका निर्णय उसके गुण-दोषके 
आधार पर नहीं होगा, बल्कि उसकी लोकप्रियता पर निर्भर होगा। इस दृष्टिसे 
'त्वजीवन ' के पाठकोकी राय माँगना उचित ही है। यदि विद्वान और सामान्य 
जन इसके पक्षमें होगे तो सम्भव है, पत्रकार भी इसका समर्थन करे। 

[गुजरातीसे | 

नवजीवन, २७-९-१९३ १ 


४८. पारसियोंका विरोध 


भगत १० अगस्तको श्री आबिद अली आदि काग्रेसके पिकेटरोंके साथ जो दुब्य- 
वहार किया गया उसकी निन्‍दा करते हुए एक' विरोध-पत्रक प्रकाशित किया गया 
है, जिस पर १७५ पारसियोने हस्ताक्षर किये है। इन हस्ताक्षरकर्त्ताओमे बैरिस्टर, 
डाक्टर, सॉलिसीटर, प्रोफ़ेसर आदि भी हैँ। यह विरोघ प्रकट करनेके लिए में इन 
हस्ताक्षरकर्त्तानोंका अभिनन्दन करता हूँ। किन्तु साथ ही मुझे यह भी कह देना 
चाहिए कि इन उपद्रवोंमे जिन छोगोंका हाथ था उनपर इस विरोधका शायद ही 
कोई प्रभाव पडेगा। वस्तुत. आवश्यकता है शराब बेचनेवालोसे व्यक्तिगत सम्पको 
साधनेकी, उनके लिए कोई दूसरा प्रतिष्ठित धघा ढूँढ निकालनेकी, उसके सम्बन्धमे 
उपयुक्त योजना वबनानेकी और उनके इस मौजूदा ध्घेके खिलाफ पारसियोंमे 
मजबूत लोकमत उत्पन्न करनेकी है। शराबके इन विक्रेताओकी दलील यह है कि 
यदि हम लोग यह धंघा छोड दे तो उसे कोई दूसरा शुरू कर देगा। मैने उनसे 
यह कहा है कि यदि वे यह घघा छोड़ देते है तो उसके परिणामस्वरूप पारसी 
समाजके बाहर भी ऐसा लोकमत उत्पन्न हो जायेगा कि दूसरोके छिए भी यह 
मनीतिपूर्ण धधा अपनाना असभव हो जायेगा। मैने इस सम्बन्ध “'नवजीवन ' मे 


१. पत्रका अनुवाद यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्र-छेखकने ग्रुजराती लिपिमें सुधारके लिए कुछ 
उल्नाव दिये थे ताकि उसे नागरो लिपिके अधिक निकट छाया जा सके। 

२. तात्पयें शायद ३०-७-१९३१ के यंग्र इंडिया में प्रकाशित “प्रोहिबिशन वे इन मल्वाण” 
(मलवाणमें मद्य-निषेष-कार्ये ) शीषेक छेखले है और यहाँ मूलते नवजीवन लिखा गया प्रतीत होता 
है। छेखमें भमढारी समाज द्वारा सविनय भवज्ञा आदोलनके भ्रभावमें ताड़ी निकाठ्नेका धन्चा छोड दिंये 
जानेकी चर्चा थी। 


७८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


रत्नागिरि जिलेके भडारी समाजके उदाहरणका उल्लेख किया है। उन छोगोने शराव 
वेचनेका अपना परम्परागत घंवा छोड़ कर शरावके खिलाफ युद्धका श्रीगणेश किया। 
अनेक कोलियोने भी ऐसा ही किया है। इसलिए यदि पारसी भी इस सुधारको अपनायें 
तो यह तो नहीं कहा जा सकेगा कि उन्होने इस दिज्ामें पथ-प्रदर्शन किया है किन्तु उन्हें 
एक अच्छे उदाहरणके अनुसरणका श्रेय अवदय मिलेगा और यह भी कहा जायेगा कि 
उन्होंने एक ऐसे व्यापारकी जड़ खोदनेके देश-हितकारी कार्यमें अपना योगदान दिया 
है जिससे मजदुर-वर्गकी अपूरणीय हानि हो रही थी। 


[ गुजरातीसे | 
नवजीबच, २७-९-१९३१ 
४९. पत्र : दादुको 
रेल्गाडीमें 
२७ सितम्बर, १९३१ 
प्रिय दादू, 


हाजी इस्माइल भाभाने पत्र छिखकर शिकायत की है कि सत्याग्रही हिसापूर्ण 
आचरण कर रहे है। जूनमें हुई सभामें वे अपने साथ घातक हथियार लेकर गये थे, 
और वे मुस्लिम भमहिलाओसे गैरवाजिव फायदा उठा रहे हैं। मैने उनको लिखा है 
कि इस वारेमे तुमको लिख रहा हूँ। मे चाहूँगा कि तुम उनसे मिलो। हमारा 
कत्तेव्य है कि विरोधियोंके दृष्टिकोणको भी समझें और जहाँ-कही उनकी आपत्तियोको 
दूर कर सकते हैँ, उन्हे दूर करे। 

मुझे आशा है कि वहाँका मामला ठीक चल रहा होगा। 


तुम्हारा, 
बापू 
अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४९०५) से। 


५०. भाषण: वयस्कोंके स्कलसें' 


वेस्ट ब्रैडफोर्ड 
२७ सितम्बर, १९३१ 
श्री गांधीने अपना भाषण आरम्भ करते हुए कहा कि भें लंकाशायरवालोके 
इस विचारसे सहमत हूँ कि इस देहामें आज जो बेरोजगारीकी समस्या उठ खड़ी 
हुईं है उसका आंशिक कारण भारतमें मेरे द्वारा उठाया गया कदम है। में यह 
स्वीकार करता हूँ कि राजनीतिक रुचिके बहुत-से छोगोंने बदलेकी भावनासे बहिष्कार 
शुरू किया है और उन्हे इंग्लेडको चोट पहुँचानेमें आनन्द आता है। मगर मेरे लिए 
यह कोई आनन्‍्दका विषय नहीं है, और भेरे गिरफ्तार हो जानेके बाद आन्दोलनने, 
वह अन्यथा जैसा हो. सकता था, उससे कुछ भिन्न रूप ले लिया। यदि सरकारने 
लॉ इविनके ताम लिखें मेरे उस पत्रके' पीछे खड़ी ताकतको समझा होता जिसमें 
मेने प्रसिद्ध ग्यारह-सूत्ती माँग रखी थी तो इतिहास कुछ और ही ढंगसे लिखा जाता। 
मेरी गिरफ्तारीके बाद बहिष्कार एक सर्वव्यापी नारा बन गया। मेरी अपनी योजना 
तो सारे विदेशी कपड़ेके बहिष्कारकी होती, छेकिन सारा सूत्र-संचाल्न जनताने अपने 
हाथोंमें ले लिया, बहिष्कार आन्दोलनको ब्रिटिश सालके बहिष्कारका रूप दे दिया 
और जापानी कपड़े, अमेरिकी टाइपराइटर वगैरह खरीदती रही। 
सार्चमें' मेरे जेलसे छुटनेपर ब्रिटिश सालका बहिष्कार बन्द हो गया, लेकिन 
मेरे कहनेपर विदेशी सालका घहिष्कार जारी रखा गया। इसके बाद श्री गांधीने 
शराब तथा मादक पदार्थों और विदेशी कपड़ेके बहिष्कारके सम्बन्धमें लॉर्ड इव्नसे 
हुई अपनी वार्ता, लॉर्ड इंविनको ब्रिटिश कपड़ोंका बहिष्कार समाप्त करवानेकी चिन्ता, 
इसके खिलाफ दी गई दलीलों, और छोॉर् इविनके अन्तमें इस बातपर राजी हो 
जानेकी चर्चा की कि वे बहिष्कार समाप्त किये जानेपर आग्रह रखकर समझौतेकी 
सम्भावनाओंको खतरेमें नहीं डालना चाहते। 
अपने अन्य भाषणों और वक्‍तव्योंकी तरह यहाँ भी श्री गांघीने ब्रिदेनके ३०, 
००,००० बेरोजगारोंकी तुलना भारतके ३०,००००,००० बेरोजगारोंसे की। उन्होंने 
१, प्रमा हेज फाम गेरट हाउसमें भाधोजित की गई थी। पहीं पह स्कूछ चलाया जाता था और 
गांधीजी रातमें यहीं हरे थे। 
२. यह पत्र वाइसरायके निंजी सचिवके नाम लिखा गया था; देखिए खण्ड ४३, पृष्ठ २-९। 
३. गाधीजी जनवरीमें रिंद्ा हुए। गाधी-इविन समझौतेके अनुसार ब्रिटिश माछ्का बहिष्कार समाप्त 
किया गया। देखिए खण्ड ४५, परिशिष्ट ६। 


€९ सम्पूर्ण गाधी वाहमय 
वेरोजगारोंको दिये जानेबाले गुजारा-भत्तेको आत्म-सम्भावकी भाववाके खिलाफ कहा 
और बताया कि किस प्रकार भारतमें हड़तालोंका नेतृत्व करते हुए उन्होंने गुजारा- 
भत्तेकी बातकों बिलकुल तिलांजलि दे दी थी और हड़तालियोंको निठल्ले रहनेंके 
बजाय बहुत कम सजदूरीपर भी कोई और काम करनेंको प्रेरित किया था। उन्होंने 
उन हड़तालियोंकी भी चर्चा की जिन्हें बुनाईका प्रशिक्षण देकर स्वावरूस्बी बनना 
सिखाया गया था। 

इसके बाद शी भांधीने अपने इस विचारका पल्‍्लवन किया कि भारतकी गरीबी 
ब्रिटिश नीतिका ---सौ साल पहले लंकाशायरकी सशीनोके बलपर भारतके पुराने 
चस्त्र-उद्योगको समाप्त कर देनेका--परिणाम है। उन्होने कहा कि जिन लोगोंकी 
आजीविकाके सहामक साधन (जिसके बलूपर उन्हें जमीनसे मिलनेवाली रोटीके अलावा 
और भी जो चीज अपेक्षित है बह चीज मिल जाती थी)को सष्ठद किया गया, अगर 
उन स्वत्ववंचित लोगोंकी सनन्‍्तानें अपनी स्थितिको फिरसे सुधारनेकी कोशिश करती है 
तो उस सहायक घन्षेकों नष्ट करनेबालोंकी सन्‍्तानोको उसपर कोई शिकायत नहीं करनी 
चाहिए। 

उन्होंने कहा कि अब यह तो असम्भव है कि रूंकाह्मायर अपना पहला व्यापा- 
रिक वैभव फिरसे प्राप्त कर ले, और अगर वह ऐसी कोशिश फरता है तो में उसमें 
सहायक नहीं हो सकता। इसी तरह में भारतीय कपड़ा-मिलोको सहारा देनेके लिए 
कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है, किसी दिन मुझे उनके विनाशके लिए प्रयत्त 
करना पड़ जाये, लेकिन इस समय थे ग्रामवासियोके रोजगार पालेंके भार्गमें बाधक 
नहीं हो रही है, और इसीलिए में उनके अस्तित्वको बरदाइत कर रहा हूँ। में गाँव- 
वालोंसे यह नहीं कहता कि उन्हें देशी मिलोंके ही कपड़े खरीदने चाहिए। में तो 
उनसे यह कहता हूँ कि उन्हें विदेशी कपड़े नहीं खरीदने चाहिए और अपनी जरूरतके 
कपड़े खुद तैयार करने चाहिए। 

श्री गांधीने भारतके ग्रामीण लोगोंकी दक्षाका वर्णन करते हुए कहा कि उनको 
ओऔसत सासिक आय ७ शिलिग ६ पेंस है। यदि इसमें ३ शिलिग और जुड़ जायें 
तो यह उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। जिन छोगोंने चरखेको अपना लिया है, 
उनपर आज फरजंका कोई बोझ नहीं है। इसके बाद उन्होने गाँवोके खेलते हुए बच्चों 
द्वारा सृत कातनेकी क्रियाका बड़ा हो काव्यात्मक बर्णन किया और धनाभिमानियों 
हारा दानमें दिये मुट्ठी-भर चावलपर जीनेवाले ग्रामीण छोगोंकी अवस्थाका जोर जब 
कताईका शानदार फास उनके घरोंमें चल रहा होता है उस समयकी उनकी स्थितिका 
अन्तर बताया। लंकाशायरवालोंसे उन्हे एक ही सांत्वना देनेवाली बात कहनी यी। 
वह यह कि भारतके उन करोड़ों अभावप्रस्त मानवोंके सनमें उनके प्रति कोई इुर्भावना 
नहीं है और वे यह भी नहीं जानते कि लंकाशायर क्या है। उन लोगोके तनपर 
चिथड़ेंके अछावा और कोई वस्न नहीं होता। 


भाषण : वयस्कोके स्कूलमे ८१ 


इसपर से गांधीजीको स्वभावतः अपने पहनावेके विषयमें कहनेका ख़यार्ू आया। 
उन्होंने कहा कि में करोड़ों भूखे-नंगे मानवोंका सच्चेसे-सच्चा प्रतिनिधि दिखना चाहता 
हैं। मुझे सम्राट महोदयके समक्ष उपस्थित होनेका अवसर आये तो वहाँ भी में अपनी 
यही लेंगोटी पहनकर जाऊंगा, क्योंकि ऐसा न करनेपर मे अपनेको अशिष्टताका दोषी 
सानूँगा। उन करोड़ों लोगोंको अपनी रूज्जा-निवारणके लिए जितने कपड़ेकी जरूरत 
होती है, उससे गज-भर भी अधिक कपड़ेका इस्तेमाल करना में अपने लिए अशज्योभनीय 
मानता हूँ। उन खोगोंकों दिनमें एक ही वक्‍त खाना मिलता है, दूधका थे स्वाद 
भी नहीं जानते और गर्मीके मौसमर्में उन्हें कभी-कभी घास-पातपर भी गुजारा करना 
पड़ता है। ये करोड़ों लोग आपके दरवाजोंपर दस्तक दे रहे हे। अन्तमें श्री गांधीने 
फहा कि मुझे रूगता है कि इंग्लंडने अपने सुख-बैभवका महल उन करोड़ों लोगोंकी 
कनब्नोंपर खड़ा किया है, लेकिन अब उसे वसा नहीं करना चाहिए। 

फिर बातचीतके दोरान श्री गांधीनें अपनी यह दलोल दोहराई कि हो सकता 
है, लूुंकाशायरकी व्यापारिक स्थिति पहले ही इतनी बिगड़ चुकी हो कि बहिष्कार 
आन्दोलनके इस अपेक्षाकृत हलके-से झटठकेकों भी सेसाल पाना उसके लिए मुद्दिकल 
हो गया हो, इस बातमें कोई सन्‍्देह नहीं कि यह आन्दोलन उसके व्यापारमें मन्‍्दी 
आनका अकेला नहीं, बल्कि अनेक कारणोंमें से सिर्फ एक कारण है। इसके बाद 
उन्होंने लंकाशायरके व्यापारमें कमी आनेके उन अन्य कारणोंका उल्लेख किया जो 
आज दुनियामें मोजूद हे। उन्होंने अपना यह सुझाव भी दोहराया कि अगर प्रेट 
ब्रिठेनके साथ कोई ठीक समक्षौता हो जाये तो सरकारकी ओरसे लंकादायरके साथ 
एक ऐसा अनुबन्ध किया जा सकता है कि भारत उससे माल खरीदेगा --- हेकित 
साल-दर-साल घटती हुईं भात्रा्में। लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया कि इससे केवल 
इतना ही होगा कि लूंकाशायर कुछ ससयके लिए अपनी कठिनाइयोंसे पार पा लेगा। 

एक व्यक्तिने जब यह कहा कि आपकी नीति तो एक खतरनाक ढंगकी राष्ट्र- 
वादिताकी नीति रूगतो है तो श्री ग्रांधीने उसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि में 
तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि भारत खाने-कपड़ेके सम्बन्धर्में स्वावरूम्बी हो किन्तु बाकी 
सभी तरह॒के विदेशी मालके लिए उसका दरवाजा खुला रहे। अन्तमें श्रोताओसे बिदा 
छेते हुए उन्होंने जापानके व्यावसायिक तरीकोंके बारेमें कुछ बातें कहीं, और उन्हें 
समझाया कि रंकाशायरके लिए बेहतर यह होगा कि भारतकी ओरसे अपना ध्यान 
हटाकर दुनियामें जो आ्थिक संकट भोजूद है और जिसमें भारतका योग समुद्रमें 
बूँदके समान है, उसका खयाल करते हुए अपनी समस्याओंको सुलझाये। 

[ अंग्रेजीसे | 
क्लियरो ऐडवर्टाइजर ऐंड टाइस्स, २-१०-१९३१ 


४८-६ 


५१. भेंट: बेरोजगार मजदूरोंके शिष्टमण्डलको' 


वेस्ट ब्रैडफोर्ड 

२७ सितम्बर, १९३१ 

यदि में आपको सबकुछ साफ-साफ न बता दूँ तो उसका मतलरूब यह होगा 

कि मैं आपके साथ कपट कर रहा हूँ, में आपका सच्चा मित्र नहीं हूँ। पिछले 
मार्च महीनेमें मैने लॉर्ड इविनकों शराव और विदेणी कपडोका वहिष्कार करनेकी 
छूट देनेपर राजी करनेके लिए उनसे वहुत अनुनय-विनय की थी । उन्होने कहा कि 
आप सद्भावके प्रदर्शनके तौरपर तीन महीनेके लिए वहिष्कार वन्द करके चाहे तो उसे 
फिर शुरू कर सकते है। मैने कहा कि तीन महीने तो क्‍या, मै इसे तीन मिनटके 
लिए भी बन्द नहीं कर सकता। आपके यहाँ तीस छाख छोग बेरोजगार है, छेकिन 
हमारे यहाँ वर्षके छ महीने लगभग तीस करोड लोग बेरोजगार रहते है। आप 
अपने यहाँके बेरोजगार लोगोको प्रति व्यक्ति प्रति मास औसतन ७० शिलिंग गुजारेंके 
लिए देते है। हमारी तो मासिक आय ही प्रति-व्यक्ति औसतन ७ शिकलिंग ६ पेंस 
है। उस कारीगरका यह कहना बिलकुल सही है कि वह अपनी ही नजरोमे ग्रिर 
गया है। में निश्चय ही यह मानता हूँ कि किसी भी मनुष्यके लिए वेकार रह कर 
दानपर गुजारा करना बहुत पतनकारी चीज है। मैने एक हडतालका नेतृत्व किया 
था, उस दौरान में इस वातको सहन नहीं कर सका कि हडताली छोग एक 
दिनके लिए भी बेकार रहे। मैं उनसे पत्थर तोड़ने या रेत ढोने और सार्वजनिक 
सडकोकी मरम्मत वगैरहका काम लेता था और अपने साथी कार्यकर्त्ताणोसे भी उनके 
काममे हाथ बेटानेको कहता था। इसलिए जरा सोचिए तो कि तीस करोड लोगोका 
बेरोजगार रहना, आत्म-सम्मानकी भावनासे विहीन, ईश्वरके प्रति आस्थासे रहित 
करोडो लोगोका प्रति-दिन पतितावस्थामें पहुँचते जाना-- यह कितनी मयकर बात है! 
मैं उनके सामने ईइवरकी वात करनेकी हिम्मत नहीं करता। यदि उनसे ईइवरकी 
बात करना उचित हो तब तो वहाँ खडे उस कुत्तेसे भी ईइवरकी बात करनेमे कोई 
हज नहीं होगा। उनकी आँखोमें नूर नहीं है। उनका ईइवर तो उनकी रोटी है। 
उनके पास मेँ ईदइवरका कोई सन्देश लेकर तभी जा सकता हूँ जब उनके सामने 
किसी पवित्र कामका सन्देश लेकर जाऊँ। अच्छा-सा नाइता करके अच्छे कलेवेका 
इन्तजार करते हुए तो ईइवरकी चर्चा वडे मजेमे की जा सकती है। लेकिन जिन 
करोडो लोगोको दिनमें दो वक्‍त भी खानेको नहीं मिलता, उनके सामने में ईश्वरकी 
बात कंसे करूँ? उन्हे तो ईद्वरके दर्शन रोटी और उसके साथ और भी जो-कुछ 


१. गाघीजी कई शिष्टमण्डडोंसे भिछे ये, केकिन महादेव देसाईने, जिनकी छिखी “गाषीजी इन 
लकाशायर ” ( गाधीजी ल्काशायरमें ) शीष॑क रिंपोर्टसे यह भेंट-वार्ता ली गई है, इस जिष्टमण्डलके नाम- 
धामके बारेंमें कुछ नदी बताया दै। 


भेट : बेरोजगार मजदूरोंके शिष्टमण्डलकों ८३ 


अपेक्षित है, उसीमे हो सकते हैँ। रोटी तो, खैर, भारतके किसान अपनी जमीनसे 
पा रहे थे। मैने उनके सामने चरखेको पेश किया, ताकि रोटीके साथ और भी' जो- 
कुछ आवश्यक है, वह उन्हे प्राप्त हो सके। और आज अगर मै ब्रिटेनकी जनताके सामने 
लेगोटी पहनकर आया हूँ तो इसलिए कि उन करोडो अधंबुभुक्षित और अर्ध-नग्न 
मानवोंके एक-मात्र प्रतिनिधिके रूपमे यहाँ आया हूँ। हमने यह प्रार्थना की है कि हम 
भपने प्राणोकों ईद्वरकी कुपाकी स्निग्ध धूपमे जुड़ाये। मगर में आपसे कहता हूँ कि 
जबतक करोड़ो अभावग्रस्त मानव आपका दरवाजा खटखटा रहे हो तबतक आप 
वैसा नहीं कर सकते। आप कष्टमे हो, तब भी उनकी तुलनामें सुखी ही है। मुझे 
इस सुखसे कोई जलन नहीं है। में आपके लिए शुभकामनाएँ करता हूँ, छेकिन आप 
भारतके करोड़ों दीन-हीन छोगोकी कन्नो पर अपनी समृद्धिका महल खडा करनेकी न 
सोचे | में यह नहीं चाहता कि भारत दुनियासे बिलकुल कटकर रहे, लेकिन भें यह भी 
नही चाहता कि वह अपने खाने-कपडेके लिए दूसरे देशो पर निर्मर रहे। हम वत्तंमान' 
सकटसे निकलनेका उपाय तो कर सकते हैँ, लेकिन मे आपको बता दूँ कि आपको 
लकाशायरके पुराने व्यापारिक वैभवकों फिरसे लौटा छानेकी आशा नही रखनी 
चाहिए। यह असम्भव है। नीतिकी दृष्टिसे इस प्रक्रियामें में आपकी मदद नहीं कर 
सकता . . . मान लीजिए एकएक मेरी साँस रुक जाती है और कुछ देर तक मुझे 
कृत्रिम श्वासोच्छवासकी विधिसे सहायता पहुँचाई जाती है और मै फिर साँस लेने 
लगता हूँ। उस हालतमे क्या मुझे बराबर उस कृत्रिम विधि पर ही निर्मर रहना 
चाहिए और अपने फेफड़ोका प्रयोग करना ही नहीं चाहिए? नहीं, वेसा करना 
आत्मघात होगा। मुझे अपने फेफडोकों मजबूत बनाने और अपने प्रकृत साधनोपर 
ही जीनेकी कोशिश करनी चाहिए। आपको ईदवरसे प्रार्थना करनी चाहिए कि भारत 
अपने फेफड़ोको मजबूत वनाये। आप अपने कष्टोका दोषी भारतको न ठहराये। 
आप ससारकी उन ताकतोका विचार कीजिए जो आपके खिलाफ काम कर रही हैँ। 
वस्तुस्थितिको वुद्धिके प्रकाशमे देखिए। 
[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, १५-१०-१९३१ 


१. साधन-सत्रके अनुसार । 


५२. वक्तव्य : समाचारपत्नोंको' 


वेस्ट ब्रैडफोर्ड 

से कक २७ सितम्बर, १९३१ 
है आकर तिदचय ही मुझे बडी प्रसन्नता हुई है और मुझे अधिकसे-अधिक 
प्रेस भौर सौजन्य ही मिला है। श्रमिको और मालिकोकी विभिन्न मण्डल्योसे मै 
मिला हूँ और उत्के साथ मेरा बहुत ही मैत्रीपूर्ण विचार-विमर्श चला है। 

मुझे ऐसा रूगता है कि लंकाशायरकी व्यथाकों सैने कुछ जाना है, और मेरा 
हृदय कष्ट भोगते श्रमिकोंके लिए सहानुभूतिसे भरा है। मैने श्री डेविसका कारखाना 
और वह पुरा शेड देखा है, जहाँ करघे बेकार पडे है। अपनी निजी स्थिति और 
कापग्रेसकी स्थिति मैने उन्ते आगे स्पष्ट कर दी है। मैने उन्हे यह बता दिया है कि 
यदि स्थायी समझौता हो गया तो भारतसे किस हृदतक सहायता मिल सकती है। 
परन्तु मुझे इस तथ्यसे भी पीडा होती है कि बेरोजगारी इतनी व्यापक है कि भारतसे 
जो सहायता आ सकती है वह एक छोटे-से वर्गकों ही प्रभावित करेगी। 

मुझे ऐसा लगा है कि लकाज्ायरकी विपत्तिके लिए भारतीय बहिष्कारकी अपेक्षा 
विश्वकी परिस्थितियाँ कही अधिक जिम्मेदार है। पिछले साऊ भारतीय बहिष्कारके 
अपने तीज्न रूपमें आानेसे पहले भी, भारतके साथ लकाशायरका व्यापार कुछ उत्पादनके 
१५ प्रतिशत भागसे बहुत अधिक नही था। मेरे खयालसे बहिष्कारका कुप्रभाव उसपर 
३ प्रतिशतसे ज्यादा नहीं पड़ा है, या उससे थोडा ही अधिक हो सकता है। 

इसलिए, जहाँतक भारतका सम्बन्ध है, यह प्रदन बहुत ही छोटी परिधितक 
सीमित है। लरकाशायरकी वत्तेमान विपत्तिको कम करने या बिलकुल दुर करनेके 
लिए और क्या किया जा सकता है, यह कहना मेरे छिए घृष्टता होगी। जहाँतक 
भारतका प्रदन है, में आपको यह बता ही चुका हूँ कि अधिकसे-अधिक क्‍या सम्भव 
है। अन्तर्में कोई परिणाम चाहे निकले या न निकले, पर कर्मचारियों और मालिकोके 
साथ दो दिनके घनिष्ठ सम्पकंने मुझे यह दिखा दिया है कि छकाशायरके लोगोने 
अपनी विपत्तिको बहुत ही बहादुरीसे सहा है और इस बातसे मुझे बहुत अधिक 
सन्‍्तोष हुआ कि भारतके प्रति उन्होने कोई कदुता नहीं दिखाई है। इसे में एक शुभ 
लक्षण मानता हूँ। 

लंकाद्ाायरके श्रमजीवी लोगोंसे मुझे सदा भद्र व्यवहारकी ही आशा थी। पर 
कक सड़कोंके किनारे एकत्रित लोगोकी भीड़ने स्वेच्छासे मेरे प्रति जिस गहरे प्रेमका 
प्रदर्शन किया, उसके लिए मैं बिलकुछ तैयार नहीं था। उस प्रेमको मै अपने जीवनकी 
एक सुखद स्मृतिके रूपमें सदा सजी कर रखूँगा। 

बस, मुझे इतना ही कहना था। 


१, साधन-सत्रके अनुसार, गावीणी श्रेस रिपोर्टरोंके दल्से दोपदरमें मिके थे। 


वक्तव्य : समाचा रपनत्रोको <८५ 


यह पुछनेपर कि क्या वे इस बयानकी, जो उनका ही बताया जाता है, प्रुष्टि 
कर सकते हे कि यदि भारतको स्वराज्य प्राप्त हो गया तो वे विवेश्ञोंसे आयात 
होनेवाले सारे कपड़ेपर पावबन्दी रूगाना स्वीकार कर लेंगे और सिर्फ लंकाशायरके कपड़ेका 
ही आयात होने देंगे, गांधीजीने कहा: 

सभी विदेशी कपड़ेपर पाबंदी छगकर सिर्फ लंकाशायरके कपडेकेका आयात में 
उसी हृदतक स्वीकार करूँगा जिस हृदतक विदेशी कपडा भारतकी जरूरतोकों पूरा 
करनेके लिए आवश्यक होगा। जैसा कि आवश्यक है, उसकी कोटि और कीमतके 
प्रतिमानके बारेमे शर्तें रखनी होगी, परन्तु वे आपसमें तय हो सकती है। 

यह पुछतरेपर कि अपना सूती कपड़ा खुद बनानेकी भारतकी नीतिका क्या उसके 
कच्चे सालके निर्यातपर असर नहीं पड़ेगा, गांधीजीने कहा कि भारत दुनियके अन्य 
राष्ट्रॉसे या इंग्लेडसे, राष्ट्र-विशेषके साथ रियायती व्यवहारकी व्यवस्था करनेवाली 
किसी धाराके अधीन, सुती कपड़ेके थाव ही नहीं बल्कि और भी बहुत-सी चीजें 
खरीदेगा। उन्होंने कहा ः 

भारत अपनी सभी जरूरतोके लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर न तो है और न 
लम्बे अरसेतक होगा। उदाहरणके लिए, भारत इस समय भारी मात्रामें छोहेका 
सामान, चीनी आदि आयात करता है। 

प्र०: क्या आप इस बातसे सहमत हे कि आयात किये जानेवाले मालमें कमी 
होनेसे उसके साथ-साथ भारतीय रुईको साँगमें भी फम्मी हो जायेगी? 

उ०: कपास कोई ऐसी खास फसल नहीं है कि यदि वह एक बार उग्राई 
गई है तो सदा ही उगाई जानी चाहिए। काइतकार बदली हुईं परिस्थितियोंके प्रति 
तुरन्त अपनी प्रतिक्रिया दिखायेगा और जो अन्य फसलें लाभदायक है उन्हें उगायेगा। 

यहूं पूछनेपर कि क्‍या वे जापानी सूती कपड़ेको विशेष रूपसे रोकेंगे, गांधीजीने 
कहा : 

में जापानी कपडेके थानोपर और अन्य थानोंपर भी और प्रत्येक अन्य 
विदेशी मालपर प्रतिबधक शुल्क छगाऊँगा। यह जापानके विरुद्ध भेद-भावका सवाल 
नही होगा। उसके खिलाफ मुझे कोई शिकायत नहीं है। में केवछ अपना सामान 
अपने साझीसे रूँगा। जापान या किसी अन्य राष्ट्रकी चीजे यदि मैं इसलिए नही 
लेता हुँ कि उन चीजोको मैं खुद बना रहा हूँ, तो उन्हे कोई शिकायत नहीं होनी 
चाहिए, और यदि मैं उन चीजोको अपने साझीसे छेता हूँ तो भी उन्हें कोई शिकायत 
नही होनी चाहिए। 

प्र०: वह सब स्वराज्यपर निर्भर है ना? 

उ०: हाँ, वह सब पूरी तरह स्वतन्त्र इच्छा और अपनी मर्जीकी चीज होनी 
चाहिए। में भारतको हानि पहुँचाकर लकाश्ायरका फायदा नहीं करूँगा। यदि मुझे 
और विदेशी कपडेकी जरूरत है और यदि इग्लैड भेरा साक्नी है, तो उससे उसे न 
लेना मेरी मूर्खता होगी। 


८६ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


भ्र०: भाव लोजिए यह वार्ता दूट जाती है? 

उ०: तब भगवान ही भारतको बचाये। भारतको तब कष्टोकी अग्निमें से 
गुजरना होगा। भारतकों जबतक उसकी स्वतन्त्रता नहीं मिलती है, भारतके शान्ति 
प्राप्त करनेका प्रदन ही पैदा नहीं होता। यह एक निर्चित बात है। 

यह पूछनेपर कि क्‍या वे आद्ान्वित है, गांधीजीने कहा: 

यह सब ईइवरके हाथमें है। कुछ कहना बहुत ही कठिन है। 

प्र० : आप क्या यह भहसूस करते हे कि इंग्लेडकी वत्तमान राजनीतिक परि- 
स्थितिके समझौतेकी सम्भावनाएँ खतरेमें पड़ गई है? 

उ० - ब्रिटिश राजनीतिज्ञ यदि इस निष्कर्षपर पहुँचते है कि वर्तेमान समस्याको 
सुलझानेके लिए भारतके साथ समझौता जरूरी नहीं है तो ये सम्भावनाएँ खतरेमें 
पड जायेगी, या पड सकती है। अगर वे यह महसूस करे कि इसे टाछा जा सकता 
है, तो खतरा है। लेकिन अगर वे यह महसूस करे कि घरेलू समस्यासे निबटनेमें 
भारतके प्रहनका ध्यान रखना ही है, तब तो निदचय ही घरेलू समस्याके कारण 
इस प्रइनको कुछ अधिक महत्त्व भले ही न मिले, छेकित इसका जितना महत्त्व रहा 
है, उतना तो रहेगा ही। 

इस जिज्ञासाके उत्तरमें कि यदि आम चुनाव होता है तो वे क्या उसके समाप्त 
होनेतक प्रतीक्षा करेंगे, गांधीजीने कहा: 

मै यहाँ अनिरिचत कालतक प्रतीक्षा करना नहीं चाहता हूँ। यहाँ प्रतीक्षा करते 
हुए समय बिताना मेरे लिए असुविधाजनक होगा। यदि अगले सप्ताह पालियामेट 
भग कर दी जाती है तो मेरा रुख ब्रिटिश मल्त्रियोके रुखसे निर्धारित होगा कि वे 
क्या करना चाहते है। वे समय बिताना, परिषदकी कार्रवाइयोकों स्थग्रित करना, 
था प्रभावी निर्णयोको स्थगित करना चाहते है, तो में निश्चय ही चला जाना 
चाहूँगा। परिषद्‌ फिर शुरू होनेपर मैं लौदूँगा या नहीं, यह उस परिस्थितिपर 
निर्भर होगा जो उस समय मेरे सामने होगी। मैने निश्चय ही यह नहीं सोचा था 
कि परिषद्‌ स्थगित हो सकती है, मैने तो बल्कि यह सोचा था कि अन्तिम निर्णयपर 
पहुँचा जा सकेगा। 

प्र०: आपके खयालमें प्रगति हुईं है या पीछे हे हे ? 

उ० : मेरे खयालसे न प्रगति हुई है और न पीछे हे है। 

प्र०: क्‍या आप प्रगतिकी प्रत्याशा रखते हे? 

उ० : यह एक पेचीदा समस्या है। 

प्र०: क्‍या कांग्रेस किसी निष्कर्षपर पहुँच गई है? 

उ० : किसी ठोस निष्कर्षपर नहीं पहुँची है। यह कठिन है। 

प्र० : क्‍या आपने ब्रिटिश मन्त्रियोकों यह बता दिया है कि यदि आम चुनाव 
हुआ तो आपको योजनाएँ क्‍या हे? 

उ० : मेरी कोई योजनाएँ नहीं है। मेरी योजनाएँ क्या होगी, मुझे नही मादूम। 


पेंट : विष्टमण्डलको ८७ 
मुद्रा-सम्बन्धी एक प्रइनके उत्तरमें श्री गांधीने कहा कि वे अपनेको इसका विशेषज्ञ 
नहीं मानते हे। 
[ अग्रेजीसे | 
क्लिथरो ऐडवर्टाइज्षर ऐंड टाइस्स, २-१०-१९३१ 


७५३. भेंद : शिष्टसण्डलको' 


वेस्ट ब्रैडफोर्ड 
२७ सितम्बर, १९३१ 


श्री गांधीने कहा कि उनके मनमें न तो लंकाशायरके खिलाफ और न इंग्लेडके 
खिलाफ कोई दुर्भावना है। उन्होंने कहा, यद्यपि में बहिष्कार आन्दोलनका जनक 
होनेका दावा कर सकता हूँ, किन्तु यह आन्दोलन कदुताकी भावनासे प्रेरित होफर 
तहीं शुरू किया गया। यह मुख्यतः एक आ्िक नीति है। से इस आन्दोलनके माध्यमसे 
विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कारके लिए उतना उत्सुक नहीं हूँ जितना कि भारतीयोंको 
इस बातपर राजी करनेके लिए कि वे सदोतसे बने किसी भी प्रकारके कपड़ेका 
उपयोग न करें। में यह सानता हूँ कि इस उद्देदयको सिद्ध करना लगभग असस्भव 
है, फिर भी में जहातक सम्भव है, वहाँतक उन्हे मशीनके बने कपड़ेको खरीदनेंसे 
विमुख करना चाहता हूँ। भरी गांधीने शिष्ट्मण्डलका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित 
किया कि भारतमें सालसें छः महीने ऐसी परिस्थितियाँ रहती हे कि किसानोंके पास 
लगभग कोई काम नहीं रहता, क्योंकि इन महीनोंमें वे खेतोंमें काम नहीं कर सकते। 
इसलिए इन छः महीनोंतक किसान रूगभग भुखमरीकी अवस्थामें रहते हे। में 
यह चाहता हूँ कि इस अन्तरालमें किसान बुनाईका काम करें, ताकि वे थोड़ी-बहुत 
कमाई कर सकें। इसलिए हजारों भारतीय फिरसे चरखेको अपना रहे हे, और पिछले 
एक-सवा वर्षमें एक लाखसे अधिक किसान कताई या बुनाईका काम करने लगे हे। 

महात्माजीने कहा कि राजनीतिमें मुझे कोई रस नहीं मिलता। मेरे हृदयको 
जिस बातकी लगन है वह सिर्फ हमारे अपने वर्गके छोगोंका नेतिक उत्थान है। इस 
देश आनेके बादसे वस्तु-स्थितिका खुद ही अध्ययन करनेपर मेने यह महसूस किया 
है कि लंकाशायर निवपचय हो आजको भारी व्यापारिक मन्दीसे परेशान है। में चाहता 
हैं कि लंकाशायरके लोग यह समझें कि गरीबीसें भी कम और ज्यादा गरीबी-जैसी 
कोई चीज होती है और यदि आप इस तरह देखें-सोचें तो पायेंगे कि भारतमें जैसी 
गरीबी है, उस लिहाजसे तो जाप छोग बहुत अच्छे हे। यदि हम भारतके लखपतियोंको 


१. गाँवीजी क्लियरों बुनकर-संघके शिष्टमण्डलले तीसरे पहर मिछे थे। शिष्टमण्डल्के नेता संघके 
अध्यक्ष एच० एल० पाकिन्सन औौर मन्त्री जी० ब्रेम थे और उसमें चार वेसौजगार वुनकर भी शामिल ये। 


८८ सम्पूर्ण गराधी वाइमय 


भी शामिल करके चलें तो भी वहाँके छोगोंकी औसत मासिक आय प्रति व्यक्ति 
७ शिलिंग ६ पेंस ही है। इसीसे भाप सोच सकते है कि गरीबोंमें भी गरीब उन 
लछोगोंकी अवस्था कसी होगी। 
श्री ब्रेसने पुछा कि क्‍या ऐसा कुछ नहीं क्रिया जा सकता जिससे लंकाशायरके 
भी कष्ट दूर हों और भारतके भी। 
श्री गांधीनें कहा कि अगर गोलमेज परियद्के निर्णयसे में सन्तुष्ट हो सका तो 
वादा करता हूँ कि भारतमें जापानों और इताल्‍हूवी कपड़ोंका आयात बन्द करवानेंके 
लिए मुझसे जो-कुछ भी बन पड़ेगा, करूँगा और भारत अपने बनाये कपड़ोंसे अपनी 
आवद्यकताकी पूर्ति जहाँतक नहीं कर पायेगा वहाँतक उसको पूर्ति करनेका पहला 
अवसर लंकाशायरकों दिलवानेकी कोशिश करूँगा। लेकिन साथ ही आप इस तथ्यकों 
भी नजरअन्दाज न करें कि भविष्यमें भारतके साथ रूंकाश्ायरके व्यापारमें भनन्‍दी ही 
आती जायेगी। 
[ अंग्रेजीसे 
क्लिथरो ऐडवर्टाइजर ऐंड टाइम्स २-१०-१९३९१ 


५४, में, सेरा चरखा और महिलाएँ 


मैं यहाँ क्‍यों आया हूँ? मेरा विश्वास किस चीजमें है? मैं कैसा भारत 
बनाऊँगा ? मेरा उत्तर यह है कि सबसे वढकर मै यहाँ सत्यकी-- उसे मैं जिस रूपमें 
जानता हूँ उस रूपमें-- रक्षा करनेके लिए आया हूँ, क्योकि मैं मानता हूँ कि 
यह जीवनका आधारः-स्तम्भ है। बाकी सबकुछ इसी पर निर्भर है। सबसे पहले और 
सबसे बादमें, बल्कि सदा, सर्वोपरि महत्त्व उस्ीका है। और सभी बातोमें सत्यको 
सबसे पहला स्थान देना सम्भव है। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मैने सदा ऐसा करनेकी 
कोशिश की है। मेरी राजनीतिक आकांक्षाओमें असत्य और धोखा-घड़ीको कोई स्थान 
नही है। है 

मैने अपने वारेमें तरह-तरहके वर्णन पढे है। कुछमें मुझे सन्त कहा गया है, 
कुछमे धूते। मैं न सन्त हूँ और न धूर्त। मैं जो-कुछ वनना चाहता हैं और आशा 
है कि जो-कुछ बननेमें किसी हृदतक में सफल हो पाया हैँ, वह है एक सच्चा और 
ईदवरसे डरनेवाका आदमी। छेकिन में अपने बारेमें जो-कुछ पढ़ता हूँ। उससे मुझे कोई 
नाराजगी नहीं होती। क्यो होनी चाहिए? मेरा एक अपना जीवन-दशंन है और 
अपना काम है। प्रतिदित में कुछ देर चरखा चछाता हूँ। चरला चलाते हुए में 
सोचता भी हूँ। मैं बहुत-सी बातोके सम्बन्धर्में सोचता हूँ। छेकिन उन विचारोसे में 
कटुताकों बरावर दूर ही रखनेकी कोशिश करता हें । है 

आप जरा मेरे इस चरखेकों परखकर देखिए। आपको जितना में सिखा सकता 
हूँ, उससे वहुत अधिक यह सिखा सकता है। यह आपको घैर्य सिखायेगा, उद्योग 


मै, मेरा चरखा और महिलाएँ ८९ 


करना सिखायेगा और सादगीकी सीख देगा। यह चरखा भारतके करोड़ो क्षुघात्तें 
मानवोके लिए मुक्तिका प्रतीक है। 
भेरी लेंगोटो 

मेरे पहनावेकी, जिसे अखबारोमें छेंगोटी कहा गया है, आलोचना की जाती है, 
उसका मजाक उड़ाया जाता है। मुझसे पूछा जाता है कि में इसे क्‍यों पहनता हूँ। 
जान पड़ता है, कुछ लछोगोको मेरा यह पहनावा बुरा भी लगता है। 

जब अग्रेज लोग भारत जाते है तब क्या वे यूरोपीय पोशाककों छोडकर भार- 
तीय पोशाक पहनने छगते हैँ जो वहाँकी आबोहवाके लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त 
है? नही, वे ऐसा नही करते। और यही उन छोगोके प्रइनका उत्तर है जो मुझसे 
पूछते है कि यहाँ इग्छेडमे मे यह भारतीय पोशाक, जिसे पहननेका में आदी हूँ, क्यों 
पहनता हूँ। है 

यदि मै यहाँ एक अंग्रेज नागरिककी तरह रहने और काम करनेके लिए आऊउं 
तब तो मुझे इस देशके रीति-रिवाजोंके अनुसार चलना ही चाहिए और अग्रेजोंवाली 
पोशाक पहननी चाहिए। लेकिन मे तो यहाँ एक बड़ा और विशेष उद्देश्य लेकर आया 
हैं और मेरी छेंगोटी -- अगर आप इसे छेंगोदी ही कहना पसन्द करें तो-- मेरे 
मालिकोकी, भारतकी जनताकी पोशाक है। मुझे एक पवितन्न थाती सौंपी गई है, मुझे 
एक विशेष काम करनेके लिए नियुक्त किया गया है। इसलिए मै तो वही पोशाक 
पहनूँगा जो मेरे उद्देश्यकी प्रतीक है। मेरा जो तरह-तरहका वर्णन किया जाता है, 
वह मुझे दिलचस्प लगता है, कभी-कभी तो वह मजेदार भी लगता है। लेकिन मै 
तो केवल अपने देशभाइयोका प्रतिनिधि हूँ और उन्होने मुझे जो काम सौंपा है, उसे 
पूरा करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। 

हाँ, में महिलाओको पूर्ण रूपसे पुरुषके समान दर्जा दिये जानेमे विदवास रखता हं, 
और मै जिस भारतका तिर्माण करना चाहता हूँ, उसमें उन्हें वह दर्जा प्राप्त होगा। 
मेरे साथ जो इतनी सारी महिला कार्यकरत्रियाँ काम कर रही है, उसका कारण भेरे 
खथालसे मेरा ब्रह्मचययं और महिलाओके प्रति मेरी सहज सहानुभूतिकी भावना है। 

आपने शायद ऐसा सुना होगा कि मेरे देदर्मं महिलाएँ पुरुषोके अधीन है। 
ऐसा सिफ देखनेमे ही है। वास्तवर्में उनका प्रभाव सदासे बहुत प्रबल रहा है। 
सदियोसे महिलाएँ पुरुषोंके साथ कन्धेसे-कन्चा मिलाकर काम करती आईं है। अगर 
वे काम करना बन्द कर दें तो बहुत-से पुरुष भूखों मरने छगेंगे। 

खिझौना बननेकी प्रवृत्ति 

फसले उगानेमे स्त्री-पुरुष दोनों साथ-साथ मेहनत-मदक्कत करते है। उनका 
जीवन बडा कठिन है। स्त्री-पुरुषका भेद उन वर्गोके बीच ज्यादा है जिनके पास धन- 
सम्पत्ति और पर्याप्त अवकाश है। घनके कारण वे स्त्रियाँ अपनी उपयोगिताकों भूल 
गई है, अपने इस गृणको उन्होंने ताकपर रख दिया है। इस प्रकार सम्पन्न स्त्रियोमे 
मात्र एक शोभाकी वस्तु, एक खिलौना बनते जानेकी प्रवृत्ति जा गईं है। 


९० सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


में चाहता हूँ कि सभी पदो, व्यवसायो और रोजगारोके दरवाजे स्त्रियोंके लिए 
खुल जायें। अन्यथा सच्ची समानता नहीं आ सकती। छेकिन मैं हृदयसे यह जाज्ा 
करता हूँ कि हमारे देशकी स्त्रियाँ अपना प्राचीन गृह-लृक्ष्मीका दर्जा बनाये रखेंगी, 
उसके अनुसार आचरण करती रहेगी। 

इस उच्च पदसे उन्हें कभी च्यूत नहीं करना चाहिए। वास्तवमें वह एक 
निरानन्द गृहस्थी होगी जिसका केन्द्र-बिन्दु स्त्री नहीं होगी। उदाहरणके लिए, जिस 
परिवारमें पत्नी टाइपिस्टका काम कर रही हो और वह घरमें शायद ही कभी 
रहती हो, उस परिवारके सुखी होनेकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। बच्चोंकी देख-रेख 
कौन करेगा ? और बिना बच्चोके, गरीब गृहस्थीके इन सबसे जगमगाते जवाहरातोके 
बिना, कोई घर क्‍या घर है? 

सबसे पहले परिवार 

ऐसे परिवारोके उदाहरण दिये जा सकते है जिनमें चतुर महिलाएँ बाहर जाकर 
जीविका उपाजित करती हो, अधिक पैसा कमाती हो और उस पैसेसे किसीको 
बच्चोकी देख-रेख करनेके लिए रखकर बच्चोके लिए ज्यादा ही कर पाती हो। छेकिन 
जो स्त्रियाँ अपवादरूप हैँ, उनको तो अपवाद ही माना जायेगा। अपवाद तो जीवतके 
हर क्षेत्रमें होते है, लेकिन उनसे हम कोई सामान्य धारणा कैसे बना सकते हूँ ? 

सामान्यत. परिवारके पालन-पोषणके लिए वित्तोपार्जनका कार्य पिताकों ही 
करना चाहिए। और यदि उसे यह प्रतीति हो कि उसके घरमें सुख-शान्ति है तो 
वह अपना कार्य और अच्छी तरह कर सकता है। किसी बच्चेको दुलार-भरी उस 
सेवासे वचित करना जो कि उसे उसकी माँ ही दे सकती है, उस बालकके प्रति 
गम्भीर अन्याय है। 

बच्चोका छालन-पालन करना और उनका चरित्र-निर्माण करना स्व्रीका काम 
है। यह काम बडा महत्त्वपूर्ण भी है। में स्त्रियोके लिए पुरुषोके साथ समानताका 
दर्जा अवश्य चाहता हूँ, लेकिन अगर माँ अपने बच्चोके प्रति अपना पविन्न कर्तव्य 
निभानेमें चूक जाती है तो उस भूछके परिमार्जनका कोई उपाय नहीं है। 

नृवश-शास्त्रकी दृष्टिसे हमारी जाति कुछ भी हो, पारिवारिक जीवन तो सबसे 
पहली और सबसे महत्त्वपूर्ण चीज है। उसकी पवित्रता सदा बनी रहनी चाहिए। उसी 
पर राष्ट्रके कल्याणका आधार है। परिवारका प्रभाव सदा बना रहता है -- चाहे 
वह इष्ट सिद्ध हो या अनिष्ट। इस बातमे तो कोई सन्देह हो ही नहीं सकता, और 
यदि पारिवारिक जीवनमें प्राप्त होनेवाली पवित्र सुरक्षा कायम नहीं रहती तो कोई 
भी राज्य टिका नहीं रह सकता। इव्के-दुक्‍्के ऐसे व्यक्ति हो सकते है जो किसी 
बडे सिद्धान्त या आदर्श पर चलते हुए मेरी ही तरह पारिवारिक जीवनकी शीतल 
छायाको छोडकर आत्म-त्याग और ब्रह्मचर्यका ब्रत छे छे, छेकिन जनसाधारणके 
लिए. तो पारिवारिक जीवनको कायम रखना आवश्यक है। 

[अग्रेजीसे ] 
डेली हेराल्ड, २८-९-१९३१ 





५५. पत्र: सर सेम्युअल होरकों 


८८, नाइट्सब्रिज 
लन्दन, डब्ल्यू० 
२८ सितम्बर, १९३१ 
प्रिय सर सैम्युअल, 
साथमें तीन तारोकी' नकले भेज रहा हूँ। आज सुबह रकाशायरसे छौटा 
तो ये तार यहाँ पडे हुए थे। मैने अभी पिछले दिनो आपको जो वात समझानेकी 
कोशिश की थी, इन तारोसे उनकी पुष्टि होती है। 
तारोमे आप श्री बिडलाके नामका उल्लेख देखेगे। वित्तीय मामछोके वे अधिकृत 
जानकार है। मै चाहेंगा कि सर हेनरी स्ट्रैकॉश और श्री बिड़ला तथा मुद्रा-सम्बन्धी 
समस्याओपर अच्छा अधिकार रखनेवाले अन्य भारतीयोकी एक बैठक बुलाई जाये।'* 
अगर भारत सरकारका पक्ष मजबूत है तो मुझे मानना चाहिए कि इन भार- 
तीय विशेषज्ञोको कायछ करनेमे उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। 
श्री वल्लभभाई और कोई नहीं, स्वय काग्रेस अध्यक्ष सरदार पटेल ही है। 


हृदयसे आपका, 


संलग्न पन्न रे 
परम माननीय सर सैम्युअछ होर 


अग्रेजीकी फोटो-लकल (एस० एन० १७८६९) से । 


१. इन तारोंमें, जिनमें से एक वल्छमभाई पंटेलने और एक बम्बईके व्यापारिक संघ-मण्डछूने भेजा था, 
उछ्े अध्यादेशका विरोध किया गया था। जिसके छारा रुपयेको स्टलिंगते जोड़कर उसका मूल्य १८ पेंस 
निर्धारित कर दिया गया था। इससे भारतकी रददी-सददी स्वण-संचितिके भी उसके हार्थोते निकछ जानेका 
खतरा था। , 

है. स्ट्रेकोंशने अपने नाम लिखे गाधीजीके पत्र (देखिए अगछा शीर्षक ) का उत्तर देते हुए कद्दा था 
कि उन्हें आओ बिढ़छासे मिलकर खुझी दोगी। बेठ्क -६ अक्‍्तूबरको हुईं थी। 


५६. पत्र : सर हेनरी स्ट्रेकोंशको 


८८, नाइट्सब्रिज 
लत्दन, डब्ल्यू०-१ 
२८ सितम्बर, १९३१ 
प्रिय सर हेनरी, 
भारतसे प्राप्त तारोकी प्रतियाँ मै साथमें भेज रहा हूँ। अब आप किसी 
निर्णेयपर पहुँचनेमें मेरी कठिनाईको समझ सकेगे। 
इन' तारोको देखकर यदि आप लिख सकें तो अपने तकको फिरसे लिख भेजि- 
एगा। मैं उसका अध्ययन करूँगा और पुरी जानकारी और निर्देशके लिए आपसे 
मिलना चाहूँंगा। 


हृदयसे भाषका, 
सर द्वेनरी स्ट्रैकॉश, के० सी० बी० 
अग्रेजीकी फोटो-नक् (एस० एन० १७८६८) से। 
५७. पतन्न : तेजबहादुर सप्रको 
२८ सितम्बर, १९३१ 


प्रिय डॉ० समप्रू, 

अभी-अभी प्राप्त तीन तारोकी प्रतियाँ इस पत्रके साथ आपको भेज रहा हूँ। 
इन्ही तारोके आधघारपर मैने मन्‍्त्री महोदयकों पत्र भेजा है।' साथमें उस पत्रकी अति 
भी भेज रहा हूँ। मेरी सलाह है कि आप इस मसलेपर श्री बिडछा या प्रोफेसर 
शाह या दोनोसे बातचीत करके एक राय बनाये और बने तो मन्त्रीको छिखे मेरे 
पत्रके मुद्दोका समर्थन करें। 

क्या मै आपसे यह पत्र श्री शास्त्री व जयकरको भी दिखानेकों कह सकता हूँ ! 

रगस्‍्वामीने मुझे बताया कि आप ऐसा महसूस करते है कि मैं आपसे सम्पके 
नही रख रहा हँ। आप मुझे सदा अपना आज्ञानुगामी ही समझझ। यदि मुझे यह 
पता लग जाये कि आप मेरे विचारोको जानता चाहते है तो आपको अपने विचार 
बताकर मुझे बहुत प्रसन्‍नता होगी। मैं ऐसा महसूस करता रहा हूँ कि मुझे बहुत-से 
महत्त्वपूर्ण मामलोमे आपके समर्थनका भरोसा नहीं रखना चाहिए। यदि मुझे यह 
पता चल जाये कि मेरा ऐसा सोचना गरूत है, तो यह मेरे लिए सबसे बडी खुशीकी 


१. देखिए “ पत्र - सर सैम्युअल दोरको”, २८-९-१९३१। 


पत्र: एच० हारकोटंको ह ९३ 
बात होगी। मेरी इस धारणाके अछावा अगर आप मेरे संकोची स्वभावकी ओर भी 
ध्यान दे तो मुझमे ऊपरसे अलगावकी जो प्रवृत्ति दिखाई देती है, उसका पूरा कारण 
आपकी समझमें आ जायेगा। 

हृदयसे आपका, 
संलूग्त पत्र: ३ 


अंग्रेजीकी फोटो-नक्छ (एस० एन० १७८६७) से। 


५८. वक्‍तव्य : समाचारपत्नोंको' 


लन्दनं 
२८ सितम्बर, १९३१ 


हमारी ढाई घंटे दिल खोलकर बातचीत हुई। कोई गतिरोध पैदा नहों हुआ 
है, लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस बातचीतका क्या नतोजा निकलेगा 
और यह बातचीत आगे चलेगी या नही। 
[ अग्रेजीसे ] 
डेली टेलीग्राफ, २९-९-१९३१ 


५९, पन्न : एच० हारकोर्टको 


८८, नाइट्सब्रिज, 
लन्दन, डब्ल्यू० 
२९ सितम्बर, १९३१ 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला; धन्यवाद। में अभी बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए मैं आपको 
भेटके लिए जल्दी समय नहीं दे सकता। यदि आप १३ अक्टूबरको ९.३० पर ८८, 
नाइट्सब्रिजमे आ जायें तो मुझे आपसे मिलकर खुशी होगी। 
हृदयसे आपका, 
श्रीयुत एच० हारकोर्ट 
११९, जिप्सी हिल 
अपर नॉरबुड, एस० ई० १९ 


अग्रेजीकी फोटो-नकलछ (एस० एन० १७८२४) से। 


१, गांधीजीने बागाखाँसे रातमें रिंज छोटकमें बातचीतके बाद यद्द वक्तव्य दिया था। मेंट्को रिपोर्ट 
उपलब्ध नहीं है। 


२, भरी द्वारकोटे भारतमें जिछा अधिकारी रद्द चुके थे, और उन्होंने सेवा-निवृत्तिके बाद भारतपर 
एक पुस्तक लिखी थी। उन्दोंने गांवीजीते मेंटके छिए समय माँगा था। 


६०. पत्र: जॉ डेसमंडको 


८८, नाइट्सब्रिज, 
लत्दन, डब्ल्यू ०-१ 
२९ सितम्बर, १९३१ 
प्रिय मित्र, 
आपके स्नेहपूर्ण पत्र' के छिए धन्यवाद। यदि आप सुविधापूर्वक ८८, नाइट्स- 
ब्रिजमे . . .' बजे आ सके तो आपसे मिलकर मुझे खुशी होगी। 


हृदयसे आपका 
श्रीयुत शा डेसमड 
लेस्टर हाउस 
मोन्टपेलियर रो 
द्विकेनहमस 
अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७८८२) से। 
६१. पत्र: ए० फेनर ब्रॉकवेको 
८८, नाइट्सब्रिज 
लत्दन, डन्ल्यू० 
२९ सितम्बर, १९३१ 


प्रिय श्री फेनर ब्रॉकवै, 
आपका इसी १८ तारीखका पत्र मिल्ा। “आइरिश फ्री प्रेस ! को मैं एक सन्देश 
पहले ही दे चुका हूँ। 
मुझे श्री वेलेराके सचिवसे भी मिलनेका सुयोग प्राप्त हुआ था। क्या आपके 
मित्र श्री फॉक्सको कोई सन्देश! चाहिए? अभी तो मेरे पास कहनेको कुछ रह 
नही गया है। 
हृदयसे आपका, 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७८८०) से। 


१. आपरडैंडके प्रसिद्ध पत्रकार एव कवि ढेसमढने कहा था कि मुझे अब विश्वास नहीं रहा कि 
भारत ख्त्तन्त्रताके लिए तैयार है। उन्होंने गाधीनीते मेंट्के लिए समय माँगा था। 

२. यहाँ सापन-शूतमें द्वी स्थान खाली दे। 

३. मॉकवैने लिखा था कि फॉक्स मेरे मित्र हैं और वे आइरिश फ्री प्रेसमें काम करते दे। उन्होंने 
यह भी छिंखा था कि वे आपसे (गाधीजीसे) अपने अद्धवारके लिए कोई सन्देश चाहते दें। 


६२. पन्न : एच० स्टेनली जेवन्सको 


८८, नाइट्सब्रिज 
लन्दन, डब्ल्यू० 
२९ सितम्बर, १९३१ 
प्रिय मित्र, 

आपका पत्र” पाकर बडी प्रसन्नता हुईैं। आपको जब भी अवकाश हो, आ 
जाइए, लेकिन मैं चाहँँगा कि आप जिस समय यहाँ पहुँचेगे उस समय में यहाँ रहूँगा 
या नहीं, यह जाननेके लिए आप (स्लोन ४२३२ पर) टेलीफोन कर ले। में इतना 
अधिक व्यस्त हूँ कि मुलाकातका निश्चित समय आपको सूचित नहीं कर रहा हूँ। 
लेकिन, अगर आपसे मिकूना सम्भव हो तो मुझे मिलकर प्रसन्नता होगी। मिलनेके 

स्थानका पता है-- ८८, नाइट्सब्रिज | 


हृदयसे आपका, 
श्री एच० स्टैनली जेवन्स 
११, रसेल स्ववेयर मैशस, 
१२२, साउथम्पटन रो, डब्ल्यू० सी० १ 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७८८६) से। 


६३. पत्र : फ्रेडरिक बी० फिदरकों 


८८, नाइट्सब्रिज 
लत्दन, डब्ल्यू० 
२९ सितम्बर, १९३१ 
प्रिय मित्र, 

आपके भकक्‍त-हृदयसे निकली सदभावनाओकों पढकर मेरा हृदय गदुगद हो 
गया। विश्व-शान्ति और नि.शस्त्रीकरणपर अमेरिकी ईसाइयोको मेरा यही सन्देश 
है कि यह प्रइन ऐसा नहीं है जिसके सम्बन्ध्म आदान-प्रदानकी नीतिसे काम लिया 
जाये। अगर कभी सच्ची शान्ति और निःशस्त्रीकरण हुआ तो वह अमेरिका-जैसे 
किसी सबलरू राष्ट्रके पहल करनेसे ही होगा --चाहे दूसरे राष्ट्रोकी सहमति और 

सहयोग उसमे हो या न हो। 


१. अथंशास््रके पेवा-निदृत्त आध्यापक स्टेनली णेवन्सने गांधीजीते मुछकातका समय भाँगा था। 
२. अमेरिकी पादरी, देट स्ट्रेंन छिटिक आाउन सेन - गांधी के छेखक। वे १९२० से ३० तक 
कल्पत्तामें रहे थे। उन्दोने गाधीजीते अमेरिकी ईसाइयोंके लिए सन्देश देनेको कहा था। 


९६ सम्पूर्ण बाघी वाहमय 


सघर्षेके बीच शान्तिको प्राप्त करने और ईदवरकी प्रेम-शक्ति और हमारी 
रक्षा करनेकी उसकी क्षमताका अनुभव करके सभी दछास्त्रोका त्याग करनेके लिए 
किसी व्यक्ति अथवा राष्ट्रके लिए यह आवश्यक है कि उसे अपने-आपमें विद्वास हो 
और यह भरोसा हो कि ईदवर सबका रक्षक है। और जबतक सबल्‍रू राष्ट्र निर्बेल 
राष्ट्रीका शोषण करना पाप नहीं मानने रूगते तबतक में ऐसी शान्ति असम्भव ही 
समझता हूँ। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 

परम पृज्य बिद्यप फिक्षर ' 
माफत -  क्रिद्चियन हेराल्ड 
न्यूयॉर्क 

[ भग्नेजीसे | 

* दद स्ट्रेंज लिदिल श्राउन सेन -गांबीमे प्रकाशित मूल पत्रकी अनुकृतिसे, एस० एच० 
१७८७२ भी 


६४. पत्र : एवलिन क्लेयरकों" 


८८, नाइट्सब्रिज 
लत्दन, डब्ल्यू० 
२९ सितम्बर, १९३१ 
प्रिय मित्र, 
आपका इसी २४ तारीखका पत्र मिला। तदर्थे धन्यवाद। 
आपकी सोसाइटीके दोपहर अथवा रातके भोजमे से सहर्ष शामिकू होऊेगा-- 
और किसी कारण नही तो केवल पुरानी स्मृतियोको ताजा करनेके लिए ही। लेकिन 
में चाहेँंगा कि आप मोटे तौरपर ऐसी दो-चार तारीखे बता दे जिनमें से किसी एक 
दिन आप आयोजन करना चाहती हो, और साथ ही यह भी कि उसमें कितना 
समय छगनेकी सम्भावना है। 
हृदयसे आपका, 


कुमारी एवलिन क्लेयर 
फ्रटेरियन सोसाइटी 
डॉडिंगटन, केट 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७८३७) से। 
२१, प्रटेरिंयन सोसाइदी (फरलाद्वारीअण्डछ ) की भवैतनिक भन्‍्त्री | 


६५. पतन्न: ए० फेनर ब्रॉकवेको 


८८, नाइट्सब्रिज 
लन्दन, डब्ल्यू० 
२९ सितम्बर, १९३१ 
प्रिय श्री फेनर ब्रॉकवे, 
मेरठ-केसके कैदियोसे सम्बन्धित घोषणापत्रके' साथ भेजे आपके पत्रके लिए 
धन्यवाद । मैने अपने ढगसे कोशिश की है और यहाँ भी कर रहा हूँ, लेकिन में 
समझता हूँ कि मुझसे इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करनेको न कहा जाये। इसका 
पहला कारण तो यह है कि इससे, में और आप जिस उद्देश्यका पक्ष-पोषण करना 
चाहते है, उसीको क्षति पहुँच सकती है। 
दूसरा कारण यह है कि आपसे कही गई सारी बातोंको में सही नहीं 
मानता ।' 


हृदयसे आपका, 
अग्रेजीकी फोटोन्‍नकल (एस० एन० १७८७७) से। 


१, यह घोषणापत्र प्राथनापत्रके ढयका था और इसमें कहा गया था: “ हम नीचे हस्ताक्षर करने- 
वाले छोग उन छोगोंकी गिरफ्तारी और लगातार कैदमें रखे जानेका तीव्र विरोध करते है जिनपर मेरठ, 
भारतमें सप्राटके खिलाफ पड़थन्त्र करनेके आरोपमें मुकदमा चलाया जा रहा है। 

“हम मानते है कि इन ३१ राजनीतिक केदियोंको मां, १९२९ में इसलिए गिरफ्तार किया गया 
था कि उन्होंने, जिन असझ्य परिस्थितिषोंमें भारतीय मज्दूरोंको काम करना पढ़ता है, उनके खिलाफ मजदूरोंके 
विद्ोहका नेतृत्व किया और वे सफलतापूर्वक ऐसे अमिक-संगठन खडे कर रहे थे जो तिश्शि साम्राज्यवाद 
और भारतीय शोषकोंके लिए सचमुच एक चुनौती थे। 

“ इन कैदियोंकों सुकदमेंके सिलसिकेमें दो वर्षंते मी अधिक समपतक जेलमें रखा गया है; कई 
सौ गवाहोकी गवाहियाँ छी गई है और अमिक-वगेका झण्डा उठानेवाे इन बदादुरोंपर चलाये मुकदमेमें 
सरकारने हजारों पोंड खंचे किये दे। 

“हम न केवछ उनकी बिना शर्ते और तत्कार रिहाईकी माँग करते है, बल्कि यह माँग भी करते 
है कि उन गढवाली बन्दूकचियोंकों तुरन्त रिहा कर दिया जाये छिन्होंने अपने देशभाश्योंके निहत्ये समूहपर 
गोलियों चलानेसे इनकार करनेकी बहादुरी दिखाई भऔौर फलतः जिन्हें आजीवन कारावासका दण्ड दिया 
गया है।” (एस० एन० १७८४० )। फेनर ब्रॉकवैने गाधीजी से, अगर वे ठीक समझें तो, इसपर अपने 
हस्ताक्षर करनेको कद्दा था। 

२. साधन-दत्रमें यह वावय जिस रूपमें है उसका अनुवाद यही द्ोता है। 


४८-७ 


६६. पत्र: जी० हाइनीजको 


८८, नाइट्सब्रिज 
लन्दन, डब्ल्यू० 
२९ सितम्बर, १९३१ 
प्रिय मित्र, 
आपने मुझे पत्र छिखा और मेरे स्वास्थ्यके लिए इतनी चिन्ता दिखाई, इस 
कृपाके लिए धन्यवाद। 
आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यद्यपि मैं संतरेका रस और शहद 
मिलाकर नही छेता,' लेकिन प्रतिदिन तीन सतरे और सुबह-सुबह नीवूके थोडे-से 
रसके साथ शहद भी अवश्य लेता हूं। 


हृदयसे आपका, 
श्रीमती जी० हाइनीज 
एबॉट्सफोड्ड 
१०, मार्कट प्लेस, वाविक 
अग्रेजीकी फोटो-्नकल (एस० एन० १७८८३) से। 
६७. पन्न : एस० एस० जहीरको' 
ह ८८, नाइट्सब्रिज 
लन्दन, डब्ल्यू ०-१ 


२९ सितम्बर, १९३१ 
प्रिय जद्दीर, 
तुम छोग मुझसे अछग्से क्यो मिलना चाहते हो? क्‍या विद्याथियोकी किसी 
सभामें तुम नही मिलोगे? मैं चाहता हूँ, ये सभाएँ ऐसी हो जहाँ तुम लोग मुझसे 
चाहे जो भी प्रइन पूछ सको। इससे एक सही उद्देश्यकी पृत्ति होगी और मेरा बहुत- 
सा समय भी बचेगा। 
हृदयसे तुम्हारा, 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७८७४) से। 


१. औमती दाइनीज नते थीं और उन्होंने गाधीजी को “थोढा-सा उंतरेका रस और शहद प्रतिदिन ” 
छेनेका सुझाव दिया था। 
२, एस० एस० जहीरने गाधीजी के राजनीतिक अथवा सामाजिक विचारोंसे सहमति न रखनेवारे कुछ 


भारतीय विद्यार्थिषोंकी ओरसे उनसे मिलनेका समय माँगा था। 


६८. पन्न: क्रिश्चियन शोेल्डरुपको 


८८, नाइट्सब्रिज 
लन्दन, डब्ल्यू० 
२९ सितम्बर, १९३१ 
प्रिय मित्र, 
आपके इसी २१ तारीखके पत्रके लिए धन्यवाद । नॉर्वेको बिलकुल छोड दिया 
गया हो, ऐसा कुछ मुझे तो मालूम नहीं है। 
खेर, जो भी हो, आप जो लेख चाहते है,' उसे न छिख सर्कनेके लिए मुझे 
क्षमा करेगे। मुझे एक मिनटकी भी फुरसत नही है। अगर मै नॉ्वें बिलकुल आ ही न 
पाऊँ तो मुझे फिर लिखिएगा। हो सकता है, तब मै कुछ लिखकर आपको भेज सकूँ। 
हृदयसे आपका, 
डॉ० क्रिश्चियन शोल्डरुप 
ओसलो विश्वविद्यालय, नॉवें 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७८१०) से। 


६९. पत्र: जे० थियोडोर हैरिसको 


८८, नाइट्सब्रिज 
लन्दन, डब्ल्यू० 
२९ सितम्बर, १९३१ 
प्रिय मित्र, 
श्री अलेक्जेडरन आपका पत्र मुझे दिया है। में अगले बुधवारकों डॉ० मॉप्टे- 
सरीसे' मिलनेकी आशा कर रहा हूँ। अगर वे ठीक १० बजे यहाँ नही पहुँच पाईं 
तो भी में उनकी प्रतीक्षा करूँगा। 
हृदयसे आपका, 
श्री जे० थियोडोर हैरिस 
४, ग्राहम रोड, ई०-८ 
अग्रेजीकी फोटो-तकल (एस० एन० १७८७३) से। 
१, क्रिश्चिषन शेल्डरुपने फ्रिट ऑर्ड नामक पत्निकाके छिए गाधीनी से “आजऊके मनुष्यके लिए 
ईसा भमसीदका सन्देश ” पर अपने विचार लिख भेजनेका अनुरोध किया था। 


२. होरेस भदेवजेंडर । 
३. शिक्षाशाज्री डॉ० मारा मोप्टेसरी; इनकी मुछाकातके लिए देखिए शीर्षक १०१। 


७०. पत्र: आर० बी० प्रेगको 


“८, नाइट्सब्रिज 
लन्दन, डब्ल्यू० 
२९ सितम्बर, १९३१ 


प्रिय गोविन्द, 

तुम्हारा गत २७ जुलाईका पत्र मि्ा। अगर मै भारतको फिरसे वस्तु-विनि- 
मय-पद्धति अपना छेनेके लिए राजी कर सकूँ तो सचमुच यह बहुत बडी बात हो। 
लेकिन, में नही समझता, अभी इसके प्रति किसी भी हलकेसे कोई अनुकूल प्रतिक्रिया 
दिखाई जायेगी) छेकित, इसके अलावा भी उत्त विज्ञामें बहुत-कुछ सम्भव है और 
उनको आजमाकर देखा जा रहा है। 

मेरे पास समयकी बडी कमी है, इसलिए इसमें ज्यादा तफसीलमे नहीं उतर 
रहा हूँ। 

यह पत्र में लत्दनमें वेठकर लिखा रहा हूँ। मुझे छगा कि ईइवर मुझे यहाँ 
आनेका स्पष्ट निर्देश दे रहा है, सो मैं यहाँ चला आया। अगर मै तुम्हे विस्तारसे 
वताऊँ कि मुझे कैसे छन्दन आना पडा, तो तुम भी आइचर्यमे पड जाओगे -- जब 
सब-कुछ समाप्त हो गया छरूगता था तब फिर यह कैसे हो गया? में तो आश्रमके 
लिए प्रस्थान करनेके लिए अपना सामान बाँध रहा था छेकिन हुआ यह कि जिस 
जहाजसे में आया उसपर पहुँचनेके लिए विशेष गाडी पकड़नेकी जल्दीमे मुझे आधे 
घटेके अन्दर सारा सामान बाँधकर ठीक करना पडा। 


२, फ्रमें लिखा था: “, . , हालमें मेरे मनमें एक सवार उठता रहा है कि स्वतन्वता-आप्तिके 
बाद थदि भारत भपने यह्ँ सदियों पूवे प्रचलित लगानक्ी उस व्यवस्थाकों लागू कर दे ज्िमें क्रिसानोंको 
अपनी उपजका एक इिंस्सा राज्यकों देना पड़ता था, तो क्या यह उनके छिंए एक बहुत वडी राहत नहीं 
होगी। . , . इधर मैंने अपने एक अग्रेज मित्रसे वातचीत की, जो पहके हाखडे काछेजमें अध्यापक थे। 
» » » उनका नाम्र है एच० जे० छास्‍्की | उन्होंने मुझे बताया कि पहली गोल्मेज परिषद््मे वे न्यायमूर्ति 
सैकीके मुख्य साचिविंक सहायक (चीफ सेक्रेंटरिंएल एसिस्टेट) ये।. . - स्पष्ट ही उनको कुछ ऐसा अम 
दो गया दे कि वहाँ जिन आयिक संरक्षणोंक्रा अस्ताव किया गया है, वे व्यवहारमें भारतीयोकि ही नियन्नेणमें 
रहेंगे, हालाँकि मेरी समझमें नहीं आता कि मैस्नाक्रार्यते परिचित कोई भी इंमानदार अग्रेज ऐसा केसे 
सोच सकता है।. . .और अब चूँकि सरकारने अतिनिषिधोकी सूचीमें मालवीयडी का भी नाम शामिल 
कर लिया है, इसलिए मुझे छगता है, त्रिर्शि सरकार ऐसा मानती है कि आपपर छितना अभाव 
मालवीयजी का है, उतना और किसीका नहीं है। इस तरह वह पक्र ओर छोंडे इविन द्वारा और दूसरी 
भोर माल्वीबजी द्वारा आपको प्रभावित करनेकी कोशिश करेगी।. . . ये दोनों भादमीके रूपमें बहुत 


अप बकरे हो सकते है, छेकिन में नहीं समझता कि जिस प्रणालीकी रक्षा करनेकी वे कोशिश 
५ कै उसके कि वे वाकिफ है।. . -” (एस० एन० १७३९४) 
हैं कक 


पत्र : जूलियट ई० ब्छूमको १०१ 


प्रो० छास्कीसे तो मैं मित्र भी चुका हूँ और उनसे में काफी निकट-सम्पर्क 
बनाये हुए हूँ। 

ऐसा मत मानना कि मालवीयजी और. श्रीमती नायडू यहाँ काग्रेसकी मर्जीके 
खिलाफ आये है। वे यहाँ इसलिए आये है कि उनका एक स्वतन्त्र दर्जा है और वे 
काग्रेसकी सहमतिसे आये है। काग्रेस उन्हे प्रतिनिधि-मण्डलमे शामिल भी कर सकती 
थी, लेकिन मुझे काग्रेसका एकमात्र एजेट नियुक्त करनेका निर्णय पूरा विचार-विमर्श 
करने के बाद किया गया और उस निर्णयके बहुत-से कारण थे, जिससे उसे किसी भी 
वजहसे बदला नहीं जा सकता था। 

यहाँ क्या चल रहा है, उसका पूरा विवरण देनेकों मेरे पास समय नहीं है। 
जो-कुछ हो रहा है, उसमें से ज्यादातर तो अखबारोसे मालूम ही हो जाता होगा। 
होष सब महादेव या प्यारेछाल अथवा देवदाससे या मीराको समय मिला तो उससे 
मालूम हो जायेगा। 

सबको मेरा स्नेह-वन्दन, ॥॒ 

शुभाकाक्षी, 
बापू 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४६६५) से, एस० एन० १७८७६ भी। 


७१. पतन्न : जूलियटद ई० ब्लूमको 


८८, नाइट्सब्रिज 
लन्दन, डब्ल्यू० 
२९ सितम्बर, १९३१ 

प्रिय मित्र, 
आपके इसी १३ तारीखके पतन्रके लिए धनन्‍्यवाद। मेरा खयारू है, आपने औप- 
निवेशिक स्वराज्यका जो अर्थ” उद्धत किया है, वह प्रशसनीय है। लेकिन, भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेसका उद्देश्य तो बराबरकी साझेदारी या सन्धि-सम्बन्ध कायम करना है। 
स्वशासित उपनिवेगोमे तो आमतौर॒पर अंग्रेजीभापी जातियाँ ही रहती है, जिन्हें 
दूसरे शब्दोमे  अगज राष्ट्र ” भी कहा जाता है। इस अर्थमें भारत एक विजातीय 


१. जूलियट ४० ब्लूमने, जो कोलम्बिया विश्वविद्याल्यकी छात्रा थीं, छॉंडे बाऊ्फोर द्वारा औपनि- 
वेशिक स्वराज्यकी की गई परिभाषा उद्धुत करते हुए गाधीजी को पत्र लिखा था। उस परिमाषाके अनुसार 
ओऔपनिवेशिक खराज्यका मतलब था; “ ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत आनेवाछे ऐसे स्वशासित समुदाय जो 
एक-दूसरेकी वरावरीके दर्जके हों और अपनी घरेलू या व्दिशी नीतिके किसी भी क्षेत्रमें किसी भी प्रकारसे 
किसीके अधीन न हों, यथपि ताज्के प्रति व॒फादारीके सामान्य सूत्रसे एक-दूसरेसे स्थुब॒ह हों और 


स्वेच्छाते त्िशिशि राष्ट्रमण्डलके सदृस्थके रूपमें एक-दूसरेसे सम्बद्ध दों।” पथ-छेखिकाने गांधीजी से औपनि- 
वेशिक स्वराज्यकी अपनी परिभाषा बतानेको कह्दा था। हु 


१०२ सम्पूर्ण गांधी वाडूमय 


राष्ट्र है, इसलिए उचित रूपसे तो वह केवछ एक साझेदार या सन्धि-सम्बन्धोमे बेंधा 
मित्र ही हो सकता है। 

जो कथन मेरा बताया गया है और जिसे आपने उद्धत किया है,' वह तो 
उस बातसे ठीक उल्टा है जो मैने हजारों भचोसे कही है। अहिंसा-धर्म तो ऐसा 
धर्म है जिसमे उससे तनिक भी भिन्न आचरणकी कोई गुजाइश ही नही है। 
इसलिए मेने ऐसी कोई बात नहीं कही होगी जिससे किसी भी प्रकारसे इस धर्मके 
मूल्यका क्षय होता हो। काग्रेसने अपने आचरण गौर सिद्धान्तमे स्वेच्छासे ही हिसाको 
कोई स्थान नहीं दिया है, क्योकि वह यह मानती है कि यही सही चीज है। 
लेकिन, भारत और इग्लैडके राष्ट्र-सघके सदस्य होने-भरसे दोनोमें से किसीके हिसाका 
सहारा छेनेकी सम्भावना खत्म नहीं हो जायेगी। अगर इनमे से कोई भी राष्ट्र हिसाका 
सहारा छेना चाहे --इग्लैड भारतपर अपना प्रभुत्व बनाये रखनेके लिए मौर भारत 
उस प्रभुत्वसे निकलनेके लिए--तो राष्ट्र-सअघकी सदस्यता उसे उससे रोक नही सकती। 
आज भी जो स्थिति है उसमें भारत नाम-मात्रको ही सघका सदस्य है, वह उसका 
सदस्य अपने अधिकारके बलपर नही, बल्कि ग्रेट ब्रिटेनकी संरक्षकताके बलपर और 
उसीकी इच्छासे है। 


हृदयसे आपका, 

कुमारी जूलियट ई० ब्लूम 

७७१, वेस्ट एड ऐवेन्यू 

न्यूयॉर्क, स० रा० अ० 

अंग्रेजीकी फोटो-वकल (एस० एन० १७८७८) से | 
७२. पत्र : दी० जी० कूर्माकों 

८८, नाइट्सब्रिज 
लन्दन, डब्ल्यू० 


२९ सितम्बर, १९३१ 


प्रिय मित्र, दे क 
पत्नके' लिए धन्यवाद। मैं इतना ज्यादा व्यस्त हूँ कि आपको मिलनेका कोई 
निश्चित समय देनेकी हिम्मत नहीं कर सकता। अगर आप किसी दिन सुबह १० 


१. जुल्यिट ब्छसने अपने पत्रमें गांवीजीके कमनके रूपमें यह वाषय उद्धृत किया था; “ स्वतलवताते 
वंचित ३६ करोड छोग सदैव अद्दिलाका पाडन करते नहीं रद सकते ।” देखिए खण्ड ४७, ए४ ४६४९१! 

२, वी० जी० फूर्माने, जो भारत सरकारके दक्षिण आफ्रिका-स्थित एजेंट्के निजी सचिव रहे चुके 
भे, छिखा था कि उन्हें गाधीजी को दक्षिण भाफ़िकी भारतीय काग्रेसका एक सन्देश देना है। श्सी उद्देश्य 
उन्दोंने उनसे मिलनेके लिए समय माँगा था। 


पत्र: एच० सी० ढाँडाको १०३ 


बजे ८८, नाइट्सब्रिज आ जाये तो में आपको कुछ-एक मिनटका समय देनेकी 
कोशिश करूँगा। 

में चाहेंगा, आप मुझे जो-कुछ भी बताना चाहे उसे लिख रखे। में आपसे 
वादा करता हूँ कि आपकी टिप्पणियाँ पढ़ जाऊंगा और उनमें उठाये किसी भी 
सवालूपर आपसे बातचीत करना जरूरी छूंगा तो फिर आपसे मिलगा। 


हृदयसे आपका, 
श्री वी० जी० कूर्मा 
रैगलन होटल 
अपर बेडफोड्ड प्लेस, डब्ल्यू० सी०-१ 
अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७८८५) से। 


७३. पन्न: एच० सो० ढाँडाको 


८८, नाइट्सब्रिज 
लन्दन, डब्ल्यू ० 
२९ सितम्बर, १९३१ 
प्रिय ढाँडा, 

इधर कई दिनोसे पत्रकी प्रतीक्षा करता रहा हूँ।! जब भी तुम्हारी इच्छा 
हो, आकर मुझसे ८८, नाइट्सब्रिजमें मिल छो। अगर ऐसा हो कि जिस समय तुस 
आजो उस समय में अपने आवासपर न रहेूँ या किसी और काममे व्यस्त रहूँ तो 

मिलनेंके छिए उसी दिनका कोई और समय निश्चित करा छेना। 


हृदयसे तुम्हारा, 
श्री एच० सी० ढाँडा 
८६, विक्टोरिया रोड 
ऑक्सफोर्ड 
अग्रेजीकी फोटो-नकलू (एस० एन० १७८८१) से। 


१. एच० सी० ढाँडा छाछा दुनीचन्दके पुत्र भे। इनके २४ सितम्बरंके पत्रके अनुसार शायद दुनीचन्दने 
उनके बारेमें गांवीजी को छिखा था? 3 हे 


७४. पत्र: आर्थर हैरिसनको 


८८, ताइट्सब्रिज 


लन्दन, उडब्ल्यू० 
२९ सितम्बर, १९३१ 


प्रिय मित्र, 


पत्रके' लिए धन्‍्यवाद। अगर आप . . . तारीखको ८८, नाइट्सब्रिज आ जायें 
तो में आपको कुछ मिनटका समय दे सकता हूँ। 


हृदयसे आपका, 

श्री आर्थर हैरिसन 

ब्रदरहुड ऑफ द वे हाउस 

६१, हू स्ट्रीट, एस० डब्ल्यू०-१ 

अंग्रेजीकी फोटो-नकरू (एस० एन० १७८२५) से। 
७५. पन्न: सर हेनरी स्ट्रेकॉशको 
८८, नाइद्सब्रिज 

लन्दन, डब्ल्यू० 


३० सितम्बर, १९३१ 


प्रिय सर हेनरी, ु े 
पत्रके लिए धन्यवाद। आपकी और श्री विडलाकी आगामी बातचीतमें में सहर्ष 
दामिल होऊेंगा। क्या अगले दनिवारकों ११ वजेका समय आपके लिए ठीक रहेगा ? 

आपका उत्तर मिलनेपर मै श्री विडलाकों वातचीतके समयके वारेमे लिखूंगा। 
हृदयसे आपका, 


सर हेनरी स्ट्रैकॉइ, के० सी० वी० 
अग्रेजीकी फोटो-्नकलसे (एस० एन० १७८८७) | 


२. जार्यर हेरिसन “समेन ऑन द माउट” (गिरि-म्वचन) पर आधारित शदरहुड ऑफ द वे 
नामक सजान्दोठनसे सम्बद्ध ये। उन्होंने गाँवीडी से सुलाकातके लिए समय माँगा था। 
२, साधन-सूत्रमें यहाँ स्थान खाली दे । 


७६. पत्र: एस० एन० हाजीको 
८८, नाइट्सब्रिज 
लन्दन, डब्ल्यू० ई० 
३० सितम्बर, १९३१ 
प्रिय हाजी, 


पत्रके लिए धन्‍्यवाद। 'सिटीजन ” (नागरिक ) शब्दकी परिभाषाके सम्बन्धमे 
भेजी आपकी टिप्पणी पाकर प्रसन्नता हुई। यह मेरे काम आयेगी। 


हृदयसे आपका, 
श्री एस० एन० हाजी 
र्गून 
अग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७६७९) से। 
७७. पत्न : पेस्टर फॉरेलको 
नाइट्सब्रिज 
लन्दन, डब्ल्यू ० 


३० सितम्बर, १९३१ 


प्रिय मित्र, 


भारतीय आन्दोलनपर सुन्दरमके भाषणकी खबर देते हुए आपने जो तार ' 
भेजा है, उप्तके लिए धन्यवाद देता हूँ; और मेरे कार्यके प्रति आपकी सहानुभूति 


१. गोल्मेज परिषद्‌्में तेजवद्दादुर सप्रने कद्दा था कि “ इडियन सिटीजन” (“भारतीय नागरिक ”) की 
ऐसी परिसापा की सकती है, जिसते उसमें भारतमें रहनेवाले अंग्रेजोंक्रों भी शामिल किया जा सके । इसपर 
आपत्ति करते हुए एस० एन० हाजीने छिप्ता था कि शस तरह तो जिटिश सरकारके किसी भी नागरिकको 
चाहे वह अंग्रेज हो था दक्षिण आफिकी, कनेड्ियन हो या आस्टेलियाई, भारतमें जन्मे भारतीयोकी वरावरीके 
ही अधिकारोंका उपभोग करनेका हक मिल दायेगा। उन्होने यह सुझाव दिया था कि “सिंटीजन ” शब्दकी 
ऐसी परिभापा की जाये जिससे उसमें भारत-विरोधी उपनिवेशोके नागरिक शामिल न हो सकें। 

२. तार इस प्रकार था * “कल रात गाधीनी के मान्दौलनपर माई सुन्दरमके माषण सुननेकों एकत्र 
भारतके स्त्रीडिश मित्र आपके कार्येके प्रति अपनी सहानुभूति और उसकी सफलताके लिए शुभकामनाएँ 
भेज्ते है।” पेस्टर फॉरेलने ही इस समाकी अध्यक्षता की थी। (एस० एन० १७८४६) 


१०६ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


तथा उसकी सफलताके लिए की गई आपकी शुभकामनाओके लिए अपनी कतज्ञता 
व्यक्त करता हूँ। 


हृदयसे आपका, 
हर पेस्टर फॉरेल 
स्वीडिश चर्च 
बलिन 
अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७८९८) से। 
७८. पन्न ; डॉ० सॉड रॉयडनको 
लन्दन 


३० सितम्बर, १९३१ 
प्रिय मित्र, 
पत्रके लिए धन्यवाद। आपसे मिलना और आप लोगोकी सभामें भाषण देना हु 
मेरे लिए सौभाग्यका विषय था। आपके लोगोने मुझे चन्दा दिया और भब अगर 
मै वह राशि फिर आपको दे दूँ तो आपको परेशानी क्यो होनी चाहिए ? इस मेंटका में 
इससे अच्छा और कोई उपयोग नहीं कर सकता था।' 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गाधो 
[ भग्नेजीसे ] 
गिल्डहाउस, नवम्बर १९३१ 
७९. भेट: रेम्जे मेकडॉनाल्डसे 
लन्दन 


३० सितम्बर, १९३१ 


गांधीकी बातोंसे ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि वे परिषद्को भंग कर देना 
चाहते है। उनकी शिकायत यह थी कि यह परिषद्‌ निरर्थक है, क्योकि केवल वही 
जनताके सच्चे प्रतिनिधि है और शोष छोग तो सरकारके नामजद किये हुए है। उतेला 
खयाल था कि जो छोग मुसलमानों और दलित वर्गोके प्रतिनिधियोंके रूपम आये 


१. देखिए “ भाषण . गिल्‍्डहाउस चचेमें” २३-९-१९३१। 

२, गांधीजी चाहते ये कि चन्देकी राशिका उपयोग वहाँके वेरोजगारोके बीच किये जानेवाढे कामके 
लिये किया जाये। हर 

३- इस दफ्तरी टिप्पणीके अछावा इस झुछाकात की और कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है । 


भाषण : भारतीय व्यापार-मण्डलमें १०७ 


है, इन दोनों समुदायोंका उनसे कहीं अच्छा प्रतिनिधित्व स्वयं गांधी कर सकते हे। 
यदि उन्हे सबका प्रतिनिधि मान लिया जाये तो वे और ब्रिटिश सरकार पूरे सवालका 
निबटारा कर सकते हे। प्रधान सन्‍त्रीनें कहा कि परिषद्‌ कमसे-कस इस हृदतक 
तो सफल हुई ही कि इसके कारण गांधी लन्दब आये और यहाँ सरकारसे उनका 
सीधा सम्पर्क हुआ। उन्होंने गांधीकी बातोंका खण्डन करते हुए कहा कि सबिनय 
अवज्ञा आन्दोलन गलत चीज है ओर उससे ब्लिठिश सरकारके भारतके प्रति अपनी 
सदिच्छाओंको कार्य-रूप देनेके मार्गमें केवल बाधा हो पड़ती है। 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९३८१)से। सौजन्य : इडिया ऑफिस 
पुस्तकालय 


८०. भाषण ; भारतीय व्यापार-मण्डलसे' 


रुन्दंन 
३० सितम्बर, १९३१ 


गांधीजी ने फहा कि राष्ट्रहितमें भारतके व्यापारियों द्वारा किये गये बलिदानोंसे 
में भल्नी-भाँति अवगत हूँ। उन्होंने बहुत-कुछ किया है, लेकिन राष्ट्र उनसे अभी 
बहुत अधिककी आह रखता है। दादाभाई नौरोजी और सर फोरोजशाह मेहताको 
श्रद्धांजलि अपित करते हुए गांधीजीने कहा कि उन दोनों नेताओंने इस बातको समझ 
लिया था कि जबतक भारतके व्यापारी छोग कांग्रेसकी प्रवृत्तियोंके साथ सहयोग नहीं 
करते तबतक भारत अपने स्वतनन्‍्त्रताके लक्ष्यकी ओर ठीक प्रगति नहीं कर सकता। 

जो लोग सचमुच जानते हे कि भारत क्‍या चाहता है, उनके विचारोंकी कोई 
परवाह न करके भारत-भन्‍्त्रीके निर्देशपर वित्तीय मामलोंके सम्बन्ध्सें भारत सरकार 
जो हेराफेरी कर रही है, उसकी गांधीजी ने आगे आलोचना की। 

आपकी तरह मेरा मन भी इस बातसे आशकित है कि आज हमारे मनमे 
यह भाशा तो जगा दी गई हें कि सत्ता हमे हस्तान्तरित कर दी जायेगी, किन्तु 
वास्तवमे केन्द्रके रवेयेमे तो किसी प्रकारके परिवर्तेतका सकेत ही नहीं मिलता। मुझे 
लगता है कि सत्ता हमे एकाएक नहीं मिलने जा रही है, लेकिन अगर महामहिमके 
सलाहकार सचमुच बडे-बडे परिवर्तनोकी बात सोच रहे हो तो हमें ऐसे मामलोमे 
उन परिवर्तेनोका कुछ पूर्वानुभव तो करा ही दिया जाना चाहिए। 

काग्रेस बहुत सोच-समझकर ही इस निष्कषंपर पहुँची थी कि वित्तीय मामलछोपर 
पूर्ण नियन्त्रण रखे बिना किसी भी प्रकारका स्वशासन राष्ट्रकी आवश्यकताओकी पूर्ति 


१. भारतीय व्यापार-मण्डलने होटछ मेटोपोलमें गाधीजी के सम्मानमें एक स्वागत-समारोहका आयोजन 
किया यथा। 


(०८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


नही कर सकता। मुझे जो भ्रादेशपत्र दिया गया है उसके एक हिस्सेमे इसी वातपर 
तो जोर दिया गया है कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामछो और वित्तपर पूर्ण नियन्त्रण 
प्राप्त किये बिना स्व॒राज्य लेनेंका कोई मतलब नही है। मैं तो ऐसी किसी भी 
सरकारके उचरदायी सरकार कहे जानेकी कल्पना ही नहीं कर सकता जिसका इन 
मामछोपर नियन्त्रण न हो। 

उन्होंने भारतमें व्यापार करनेवाली ब्रिटिश पेढ़ियोंको आइवस्त किया कि उनके 
ऐसे हितोको राष्ट्रीय सरकारकी ओरसे फोई खतरा नहीं है जिन्हें उन्होने न्यायोचित 
और यैध तरीकेसे निर्मित किया है और जो भारतकी आम जनताके महत्त्वपूर्ण हितोके 
खिलाफ नहीं है। 

कोई भी सरक्षणात्मक उपाय भारतकी सद्भावनाकी वरावरी नहीं कर सकता। 
भारतके पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेनेंके वाद भी यही वने रहनेकी इच्छा रखनेवाला 
व्यक्ति अगर भारतकी सदभावनापर भरोसा करके चलेगा तो उसका कोई नुकसान 
नही होगा। मगर इस सद्भावनाके बिना चाहे जितने भी सावधानीपूर्वक चुने शब्दोमे 
सरक्षणात्मक उपाय किये जाये, उनकी कीमत उस कागजके वराबर भी नहीं होगी जिस 
प्र वे लिखे जायेंगे। प्रतिनिधिगण जिस भारी समस्यापर अपना दिमाग लडा रहे है, 
उसके समाधानमें वो ऐसे सरक्षणात्मक उपाय सहायक होनेके वजाय वाघक ही होगे। 

गांधीजी ने कहा कि साम्प्रदायिक प्रदनके सम्बन्ध्में, जो सचमुच बहुत पेचोदा 
है, कांग्रेसने तो लाहौर प्रस्ताव और फिर उसमें कार्यसमिति द्वारा किये संशोधन- 
परिवर्धतके रूपमें अपनी नीति अधिकसे-अधिक स्पष्ट ब्रब्दोममें रख दी है। 

उसके बाद तो में अपनी ओरसे केवछक यह निजी आइवासन ही दे सकता हे 
कि कोई समाधान ढूँढनेके लिए मैं कुछ भी उठा नही रखूँगा, लेकिन साथ ही आपको 
यह भी बता दूँ कि मैं अपने रास्तेमे बहुत वडी-वडी वाधाएँ देख रहा हैं। में तो 
आपसे शुद्ध मससे सहायता करने और विभिन्‍न समुदायोपर जितना भी प्रभाव आप 
डाल सकते हो उतना प्रभाव डालनेकी ही आगा कछूंगा। 

[अग्रेजीसे ] 
हिन्दू, १-१०-१९३१ 


१, तात्पय॑ काग्रेसके ज्नवरी, १९३० के छाहां? अविवेशनमें पास किये गये प्रस्ताव (देखिए 
खण्ड ४२, पृष्ठ ३७०) और कार्मसमिति द्वारा वम्बईकी बेटकमें ऊुछाई महीनेमें स्वीइृ-त पस्तावंसे ( देखिए 
खण्ड ४७, पृष्ठ ३५७-७८) है। 


८१. पत्र: आर्थर जे० डेविसको 


८८, नाइट्सब्रिज 
दन्दन, डब्ल्यू ०-१ 
१ अक्टूबर, १९३१ 
प्रिय मित्र, 

पत्रके' लिए धन्यवाद। नीचे में अपना सन्देश दे रहा हूँ: 

“पूर्ण मद्य-निषेध अमेरिकाके लिए सबसे कठिन कार्य है, किन्तु इसे सम्पन्न 
करनेका बीडा उठाकर उसने एक ऐसा बहादुरी-भरा कदम उठाया जो अमेरिकाके 
योग्य ही था। अगर अमेरिकाको किसी भी कारणसे अपनी इस नीतिका त्याग करके 
फिरसे मद्यपानकी बुराईमे फेंसना पडा तो यह 'दुनिया-मरके सुधारकोके लिए बहुत 
लज्जास्पद और ग्रहरा आघात पहुँचानेवाली बात होगी। 


द्वदयसे आपका, 
श्री आर्थर जें० डेविस 
मैसाचुसेट्स एटी-सैलून लीग 
३४५, ट्रेमोट बिल्डिग 
७३, ट्रेमोट स्ट्रीट 


बोस्टन, मैसा० 
अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७८०८) से। 


८२. पत्र : उज्जलसहको 


८८, नाइट्ूसब्रिज 
लन्दन, डब्ल्यू ० 
१ अक्टूबर, १९३१ 
प्रिय सरदार उज्जलूसिह, 
आपका पिछले माहकी ३० ता० का पत्र मिला, तद॑र्थ घन्यवाद। 
यह बात बिलकुछ सही है कि मैने व्यक्तिगत तौरपर कहा है कि मसलमानोकी 
माँगोके सम्बन्ध में उन्हे मनचाही करनेकी छूट देनेको तैयार हूँ, लेकिन इस 
कथनके साथ यह बात भी सहज ही जुडी हुई है कि सिखोको, और सिखोको ही 
क्यो, सभी समुदायोकों मैं इसी प्रकारका आश्वासन देता हूँ। 


१. अपने २१ सितम्बरके पत्रमें आयेर जे० ढेविंसने १६ अव्टूबरकों होनेवाली राज्य-ब्यापी मय्य-निषेष 
काफरेंसके लिए गाधीजी से सन्देश माँगा था। 


११० सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


में सारी जिन्दगी यही मानता आया हूँ कि जो राष्ट्रकी सेवा करना चाहता है 
उसे अपने लिए किसी अधिकारकी माँग नही करनी चाहिए और जो छोग अधिकारोकी 
माँग करे उनके लिए अधिकारोकी गुजाइश कर दें, छेकिन मुसलमानोको पूरी छट 
दे देनेसे मेरा मतलब यह कभी नहीं था कि सिखो अथवा किसी भी अन्य समदायकी 
न्‍्यायोचित माँगोकी पूर्णत. अथवा अबशतः उपेक्षा हो। 


हृदयसे आपका, 
सरदार उज्जरूसिह 
सैट जेम्स कोर्ट 
बकिंघम गेट, एस० डब्ल्यू ०-१ 
अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७९२५) से। 


८३. वक्‍तव्य : समाचारपत्रोंको" 


हमने गोलमेज परिषद्की अल्पसख्यक-समस्या समितिकी बैठकको एक हफ्ता और 
स्थगित रखनेका अनुरोध करनेका निर्णय किया है। 
अगले हफ्ते यह बातचीत जारी रहेगी। कोई गतिरोध नहीं है। कुछ भी तय 
नही हो पाया है। जो स्थिति है, उसकी मुझे न खुशी है, न गम। प्रधान मन्‍्त्रीसे 
हुई मेरी बातचीतका साम्प्रदायिक सवालसे कोई सम्बन्ध नहीं था। 
भिग्नेजीसे| 
न्‍यूज ऋॉनिकलकू, १-१०-१९३१ 


८४. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको 


लन्द्न 
१ अक्टूबर, १९३१ 


इतनी दूर रहकर बजटके फलितार्थोको समझना मुईिकिल है, छेकिन यह बात 
मुझे बहुत भयावह छगती है कि गरीबो द्वारा इस्तेमाल किये जानेवाले नमकपर 
लगे करमे भी वृद्धि की गई है। मे जानता हूँ कि काग्रेस इसके खिलाफ भी लडेगी। 
बजटको सतुलित करनेका उपाय करोमे वृद्धि करना नही, बल्कि सैनिक तथा असैनिक 
खर्चोमे मारी कटौती करना है। मै परमश्रेष्ठ वाइसराय महोदयकों इस बातके लिए 
बधाई देता हूँ कि उन्होने स्वेच्छासे अपने वेतनमें कटौती करना स्वीकार किया हैं, 


१. गाधीनी ने यद वक्तव्य रिंटज द्योट्छमें भागालों तथा अन्य मुसछ्मान नेताओसे ढाईं धरेतक 
बातचीत करनेके वाद जारी किया था। 


कुछ प्रइनोंके उत्तर १११ 


लेकिन मै अपने मनसे इस भावनाकों दूर नहीं कर सकता कि अगर भारतको असली 
स्वशासनमे हिस्सेदार बनना है तो कठौती भारी परिमाणमे की जानी चाहिए। 
[अग्रेजीसे] 
हिन्दू, १-१०-१९३१ तथा बॉम्बे कॉनिकल, २-१०-१९३१ 


८५. कुछ प्रइनोंके उत्तर" 


लन्दन 
१ अक्टूबर, १९३१ 


श्री गांधीनें कहा कि इस पैसेका उपयोग कांग्रेसके रचनात्मक कार्यक्रमकी 
सदसें किया जायेगा। करोड़ों भारतीय गरीबीमें इस तरह गरक हे कि उनमें अपनी 
जीविका आप उपाजित करनेकी आद्या जगा सकना रूगभग असम्भव है। इसलिए 
कांग्रेसके सामने बहुत दुष्कर कार्य पड़ा हुआ है। अगर में छोगोंको जीवनको दूसरी 
आवदयकताके सम्बन्धमें, अर्थात्‌ कपड़ेके सम्बन्धर्में, स्वावरूस्बी बननेको समझा सकूँ तो 
उन्हें सच्चा स्वराज्य मिल जायें। ; 

(१) काग्रेसका मौजूदा लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य है। यहाँ में तत्काल स्वतन्त्रता 
देनेकी माँग करने आया हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नही है कि ब्रिटेनके साथ 
पूर्ण समानताके दर्जेपर ऐसी साझेदारी करनेकी कोई सम्भावना नहीं है जिसमे कोई 
भी साझेदार इच्छा होनें-भरसे साझेदारीसे अलग हो जा सकता है। ऐसी साझेदारीको 
भी में पूर्ण स्वराज्य ही मानूंगा। 

(२) काग्रेसका आशय (लाहौर प्रस्तावके अनुसार) ब्रिटिश साम्राज्यसे सम्बन्ध 
तोड लेनेका था, लेकिन साम्राज्यसे सम्बन्ध तोड लेना और ग्रेट ब्रिटेनके साथ 
सम्मानजनक साझेदारी न करना, दोनो एक ही बात नहीं है। अगर भारतके 
साज्राज्यमे रहनेका मतलब उसका अधीन राष्ट्र होना है तो भारत साम्राज्यमे नहीं 
रहेगा, लेकिन अगर भारत और ग्रेट ब्रिटेन दोनो चाहे तो भारत ब्रिटेनके साथ एक 
सम्मानजनक साझ्षेदारीका सम्बन्ध कायम करना चाहेगा। 

गौर भारत ऐसी साझेदारी चाहता है, यह तो इसी बातसे स्पष्ट है कि मैं यहाँ 
जिस पूर्ण स्व॒राज्यकी माँग करने आया हूँ उसमे साझेदारीके लिए भी गुजाइश रखी 
गई है, वशर्ते कि इग्लैडको भी ऐसी साझेदारी कायम करनेकी उतनी ही इच्छा हो। 

(३) स्वराज्य चाहनेवाले छोगोका प्रतिनिधित्व काग्रेसकी ओरसे मै कर रहा हूँ। 

(४) देणी राज्योकी प्रजाका प्रतिनिधित्व उनके द्वारा नियुक्त या चुने प्रतिनिधि 
नहीं कर रहे हूँँ। देशी राज्योके इन प्रजाजनोके प्रति भी में अपना एक' कत्तंव्य 


१, गाघीजी के जन्म-दिवसंसे एक दिन पहके लन्दनवासी भारतीयोंने गिल्ड हाउसमें उनके सम्मानमें 
एक स्वागत-समारोहका आयोजन किया था। समारोहकी अध्यक्षता विट्वुलभाई पंटेलने की थी। वहाँ गाधीजी को 
०-७५ पौंडकी एक यैली भी भेंट की गई यी। 


११२ सम्पूर्ण गांधी चाइमय 


मानता हूँ और अपनी समझ तथा योग्यताके अनुसार मै उसे पूरा करनेकी जाशा 
रखता हूँ। 

(५) में जिस महान्‌ छक्ष्यकी प्राप्तिका प्रयत्त कर रहा हूँ उसकी तुलनामें 
यह सौदा कुछ भी नहीं है। इसलिए मुझे कहना पडेगा कि में अपनेको इतना भोला 
तो नहीं मानता हूँ कि मनमें ऐसा कोई भ्रम रखूँ कि इस सौदेवाजीके बलपर मैं 
भारतको स्वतन्त्रता दिला सकता हूँ। 

मैने जो दूसरे देशोंके कपड़ेकी तुलनामे ब्रिटेनके कपड़ेको प्राथमिकता देनेकी 
बात की है, उसका अपना कारण है और वह कारण इस प्रकार है: अगर ग्रेट ब्रिटेन 
हमारा साझीदार वन जाता है तो जिस प्रकार मैं किसी भी अन्य कपडेके मुकावले 
भारतीय कपडेको तरजीह दूँगा उसी प्रकार जो देश हमारे साझेदार नहीं है उनकी 
तुलनामे में अपने साझेदार द्वारा तैयार किये कपडेको प्राथमिकता दूँगा। 

(६) सघ-सरचना समितिमें मताधिकारका प्रइव उठने पर मेरा इरादा उस 
बातको साबित करनेमे अपनी सारी शक्ति छगा देनेका है जो अभी मैने मोटे 
तौरपर कही है। तात्पर्य यह कि में अपनी पूरी शक्तिसे इस वातको सिद्ध करनेकी 
कोशिश करूँगा कि मैने जो तरीका सोचा है, उस तरीकेसे वयस्क मताधिकारको 
तत्काल लागू किया जा सकता है। 

में निएचयपूर्वक यह नहीं कह सकता कि पूरी कार्ये-समिति मेरे विचारोसे 
सहमत है, छेकिन कार्य-समितिने मुझे जो अधिकार दिये है, उनमे यह वात भी 
शामिल है कि वयस्क मताधिकारके तरीकोंके वारेमे मैं अपनी समझके अनुसार काम 
कर सकता हूँ। 

जहाँतक वयस्क मताबिकारका सवाल है, मेरे हाथ वेधे हुए है, लेकिन उसके 
क्या तरीके हो सकते है, इस सम्वन्धर्मे मुझपर ऐसा कोई वन्यन नही है। कार्ये- 
समितिमे कुछ ऐसे सदस्य भी हैँ जिन्हे वास्तवमें यह मालूम नहीं है कि इस 
तरीकेसे मेरा तात्पर्य क्‍या है। 

(७) मुझे दिया गया काग्रेसका वह लिखित प्रदेशपत्र में सरकारके सामने 
पेश कर चुका हूँ जिसमें काग्रेसकी सारी माँगे विलकुल स्पष्ट शब्दोमे रख दी गई हैं। 

सरकारने अवतक साफ-न्‍साफ यह नही बताया है कि उसके मनमें क्या है, 
छेकिन वह समय बहुत जल्दी आ रहा है जब सरकारको अपनी नीति इस या उस 
दिशामें विलकुछ स्पष्ट कर देनी होगी, क्योकि मैं समझता हूँ कि गोलमेज परिपदके 
सभी सदस्य बहुत व्यस्त आदमी है और कक शायद अपने-आप कुछ हो जाये, ऐसी 
निरथंक आशा करते हुए वे यहाँ अपना समय गंवानेवाले नहीं है। 

मुझे निश्चित आदेग मिले है कि में यहाँ अपना समय व्यर्थ न गेँवाऊँ। इस- 
लिए ज्यो ही मुझे मालूम होगा कि मेरे 'यहाँ रहनेसे कुछ वननेवाला नहीं है, मुझे 
भारतके लिए प्रस्थान कर देना होगा। 

(८) गढ़वाली कैदियों (उनका उल्लेख इसी नामसे किया जाता है)ने जान- 
वूझ्कर आदेशोका उल्लघन किया। मै यह स्वीकार करता हूँ कि उनकी वह कार्रवाई 


जान्य न अु 


अल्पसंख्यक-समस्या समितिकी कार्यवाहीका अड्म ११३ 


अहिंसात्मक थी, लेकिन साथ ही यह उन लोगोके ह्वारा, जिन्होने अपने अधिकारियोके 
आदेशोका पालन करनेकी शपथ ली थी, अनुशासन-भगका भी मामछा है। 

लेकिन जबतक वत्तंमान सरकार कायम है तबतक में उसके पास जाकर उन्हे 
रिहा कर देनेको नहीं कह सकता। इतना अवश्य कह सकता हूँ कि उन्हे जो सजा 
दी जा रही है वह उनके जुर्मको देखते हुए बहुत भारी है। 

आखिरकार उन्होने तो यही सोचकर वैसा किया कि ये आदेश दुष्ठतापूर्ण है। 
अगर ठीक सजा दी जाती तो शायद उन्हें कोई शिकायत न होती। 

इस समय तो मैं इस विषयमें सरकारसे बातचीत करनेवाल्‍हा नही हूँ। मुझे 
जिस चीजके लिए यहाँ भेजा गया है, उसे अगर मे पा लेता हूँ तो में सरकारसे 
बातचीत कर सकता हूँ, अन्यथा ऐसा करना तो उस आन्दोलनकी पूरी भावनाके ही 
खिलाफ है जिसमे हम यह मानकर चल रहे हैं कि कुछ लोगोको कारावास -- 
आजीवन कारावास भी --भोगना पड़ सकता है। 

(९) आप कृपया इस बातकों समझनेकी कोशिश कीजिए कि जिस तरीकेको 
मै राष्ट्रकी गरिमाके अनु कूछ समझता हूँ उस तरीकेसे मेरठके कैदियोके सम्बन्धमे मैने 
अपनी शक्ति-भर सब-कुछ करनेका प्रयत्न किया है। 

जब-कभी में उनके लिए कुछ कहनेकी स्थितिमे होऊँगा, मैं अपने उस कत्तंव्यसे 
कभी जी नही चुराऊँगा।' 

[अग्रेजीसे ] 
अमृतबाजार पत्रिका, ३-१०-१९३१ और ३०-१०-१९३१ 


८६. अल्पसंख्यक-समस्या समितिकी कार्यवाहीका अंश 


लन्दन' 

। १ अक्टूबर, १९३१ 

श्री गाघी : प्रधान मनन्‍्त्री महोदय, पिछली रात महाविभव आगाखाँ और अन्य 
मुसलमान भाइयोसे बातचीत करनेके बाद हम इस निष्करषपर पहुँचे है कि यहाँ हम 
जिस उद्देश्यसे इकटूठे हुए है, उसके हकमे यह ज्यादा अच्छा होगा कि हम समितिकी 
कार्यवाहीको एक सप्ताहतक स्थगित रखनेका अनुरोध करे। मुझे अन्य सदस्योसे 
परामशें करनेका मौका नहीं मिला, छेकिन इस बातमें मुझे कोई सन्देह नहीं है कि 
में जो प्रस्ताव कर रहा हूँ उसपर वे भी सहमत हो जायेगे। मुसलमान मित्रोके 
साथ मेरी बातचीत बहुत गम्भीरतापूर्वक चलती रही है, और पिछले दिन दोपहर 
बाद मुझे कुछ अन्य समुदायों या वर्गोके लोगोसे भी मिलनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। 


१. राषव्रकी एक रिपोर्टेके अनुसार इस बातचीतके भन्तमें कुछ भारतीय साम्थवादियोंने उपद्रव मचा 
दिया, जिससे वहाँसे उन्हें जबरदस्ती निकाल देना पडा। 


४८-८ 


११४ सम्पूर्ण गावी वाइमय 


हम ज्यादा प्रगति नही कर पाये, लेकिन वे छोग भी ऐसा महसूस करते है कि हमारे 
पास समय इतना कम है कि विचार-विनिमय भी ठीकसे नहीं हो सकता। खुद अपनी 
हृदतक में यह कह सकता हूँ कि इस सप्ताहके एथगनके अलावा मैं और स्थगनकी 
माँग नहीं करूँगा, वल्कि में इस समितिको यह सूचित कर दूंगा कि अगले सप्ताह 
में जो प्रयत्न करूँगा उसका परिणाम क्‍या हुआ। 

इस समितिकों यह बता देनेमें में कोई हज नहीं मानता कि महाविभवने और 
जिन अन्य सज्जनोंके साथ कर रात मैंने विचार-विमर्श किया, उन सबने मेरे सिर 
यह जिम्मेदारी डाछी है कि में विभिन्‍न समुदायोके प्रतिनिधियोको साथ बुलाकर उनसे 
सलाह-मशविरा करूँ ताकि कोई अन्तिम समाधान निकर सके। प्रधान मन्‍्त्री महोदय, 
अगर मेरा यह प्रस्ताव आपको और इस समितिके शेष सदस्योको ठीक छूगता है तो 
मेरे लिए यह खुशीकी वात होगी। मै जानता हूँ कि महाविभव इस प्रस्तावका अनु- 
मोदन करेगे और अब हम सवको यही आशा करनी चाहिए कि सप्ताहके अन्तमें 
में किसी-त-किसी प्रकारके समाघानकी सूचना दे सकूँगा। 

लेकिन यह आशा व्यक्त करते हुए में एक बात साफ कह देना चाहता हैं, 
अर्थात्‌ कोई यह न समझे कि चूंकि मे ऐसी आज्ञा व्यक्त कर रहा हूँ इसलिए कोई- 
न-कोई ऐसी अनुकूछ बात जरूर होगी जिसे मै जानता हूँ और जिसके आधारपर 
में ऐसी आशा कर रहा हूँ। सचाई यह है कि में हर परिस्थितिमें आगावान रहने- 
वारा आदमी हूँ और मेने अपने जीवनमे अकसर ऐसा पाया है कि जब सारी सम्भा- 
बनाएँ स्वेथा प्रतिकूल दीख रही हो, तभी कोई ऐसी बात हो गई है जिससे आशा 
करनेका कोई अच्छा-सा आधार मिल गया है। खैर, चाहे जो भी हो, मुझे इसमे 
कोई सन्देह नहीं है कि इस समितिके बहुत-से सदस्य कोई समाधान ढूँढनेंके लिए, 
जितना आदमीके वसमे है, उतना प्रयत्न अवश्य करेगे। 

इन शब्दोके साथ में आपके विचारार्थ अपना यह भ्रस्ताव पेश करता हूँ कि 
आजसे एक सप्ताहके लिए समितिकी कार्यवाही स्थगित रखी जाये। 

समहाविभव आगालखाँ: मे इस प्रस्तावका सहर्ष अनुमोदन करता हूँ। 

सरदार उज्जरूसिह: में इस श्रस्तावका हृदयसे समर्थन करता हूँ और 
श्रो ग्रांधीके साथ स्वर मिलाकर यह आशा व्यक्त करता हूँ कि अगर दोनो ओरतसे 
सदुभावनासे काम लिया गया तो हम कोई समाधान ढूंढ़ सकेगे। 

डॉ० अम्बेडकर : इस समितिको जिस समस्यासे निबटना है उसके समाघानके 
लिए किये जानेवाले किसी भी सम्भव प्रयत्नके सार्गमें मे बाघक नहीं बनना चाहता, 
और अगर महात्मा गांधीके सुझाये तरीकेसे समाधान ढूंढ़ा जा सकता हो तो जहाँ 
तक खुद मेरा सवाल है, मुझे उस प्रस्तावपर कोई आपत्ति नहीं होगी। 

लेकिन दलित बर्गोके प्रतिमिधिकी हैसियतसे एक कठिनाई मेरे सामने आती 
है। में नही जानता कि जबतक इस समितिको कार्यवाही स्थगित रहेगी तबतक इस 


अल्पसंख्यक-समस्या समितिकी कार्यवाहीका अंश ११५ 


सवाल्‍रूपर विचार करनेके लिए महात्मा गांधी किस प्रकारकी समिति नियुक्त करेंगे, 
लेकिन में समझता हूँ कि उसमें दलित वर्गोकों भी प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। 


श्री गाधी : बेशक। . . ' 

प्रधान मनन्‍्त्री महोदय और मित्रो, में देखता हूँ कि हममे से कुछ लछोगोने जो काम 
करनेका निईचय किया है उसकी व्याप्तिके सम्बन्ध सदस्योके मनमें कुछ गलतफहमी 
है। मै तो समझता हूँ कि जो-कुछ होने जा रहा है उसको लेकर डॉ० अम्बेडकर, 
करने ग्रिडनी और कुछ अन्य मित्र बेकार ही परेशान है। भारतके किसी भी हित 
या वर्ग, बल्कि व्यक्तिको भी वाजिब राजनीतिक दर्जा देनेसे इनकार करनेवाला मै 
कौन होता हूँ? यदि मै राष्ट्रके किसी भी हितकी बलि चढा देनेका दोषी बनता हूँ 
तो काग्रेसके प्रतिनिधिकी हैसियतसे में उस दायित्वके अयोग्य साबित होऊेंगा जो मुझे 
सौपा गया है। यह सही है कि इन बातोके सम्बन्ध मैने अपने विचार व्यक्त किये 
है और मै यह स्वीकार करता हूँ कि में उन विचारोपर कायम भी हूँ, छेकिन 
प्रत्येक हितको सुरक्षा प्रदान करनेके अनेक अछूग्र-अलग तरीके है। हममे से जो लोग 
मिल-बैठकर परामर्श करेगे उनका यह कत्तेंव्य होगा कि इसके लिए कोई योजना 
तैयार करे। इस अत्यन्त अनौपचारिक काफरेस या बैठकके सदस्योको अपना दृष्टिकोण 
समझानेसे किसीको रोका नहीं जायेगा। सच तो यह है कि इसे समिति कहनेकी भी 
जरूरत नही है। मुझे किसी समितिका सयोजन करने या गठन करनेका कोई अधिकार 
नहीं है। में तो केवल शान्तिके एक अदना सन्देशवाहककी ही तरह काम कर सकता 
हूँ, विभिन्‍न हितो और समुदायोके प्रतिनिधियोको विचारार्थ एकत्र करके इस बातका 
पता लूगानेकी ही कोशिश कर सकता हूँ कि एक कमरेमे बैठकर आपसमे दिल खोल 
कर बाते करके क्‍या हम गलतफहमियोके कुहासेको दूर नहीं हटा सकते और हम 
अपने लक्ष्यतक ले जानेवाले उस रास्तेको साफ-साफ नहीं देख सकते जो आज बहुत 
घूमिल बना हुआ है। 

इसलिए में नहीं समझता कि इसमें किसीके भी अपना विचार व्यक्त करने 
या दूसरोसे स्वीकार करवानेके बारेमे आशका रखनेका कोई कारण है। वहाँ में 
अपना विचार भी व्यक्त करूँगा, लेकिन उसकी वकत उतनी ही होगी जितनी कि 
किसी और के विचार की होगी। किसी भी अन्य व्यक्तिके विचारके मुकाबले उसका 
ज्यादा वजन नहीं होगा। मुझे ऐसी कोई सत्ता प्राप्त नहीं है, जिसके बलूपर मैं 
किसीके भी खिलाफ अपने विचारकों स्वीकार करवा सकूँ। मैने तो राष्ट्रहितका ध्यान 
रख कर केवल अपने विचार व्यक्त किये है और आगे भी जब-कभी उपयुक्त अवसर 
आयेगा में इन्हें व्यक्त करूँगा। उन्हे स्वीकार अथवा अस्वीकार करना आपका काम 


१. इसके बाद बोल्तेवाढे समी छोगोने आम तौर॒पर स्थगन-स्तावका समर्थन किया, छेकिन डॉ० 
अम्बेडकर, सर हेनरी गिडनी और रावबहादुर पन्निरसेलवमने थथपि प्रस्तावका विरोध नहीं किया तथापि 
यदद सवार उठाया कि चूँकि गाधीजी मुसह्मान और सिंख, इन्हीं दो अल्पतत्यक समुदापोंकों मान्यता देते 
हैं, इसलिए हमारी समझमें यद बात नहीं भाती कि हम छोग उस समित्तिके कार्योमें कैसे शामिल हो 
सकेंगे जिसका गठन वे मनौपचारिक विचार-विमशेके लिए करना चाहते है। 


११६ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


होगा, आपका ही काम है। इसलिए आप सबसे प्राथंना है कि अपने मनमें ऐसा 
कोई विचार न रखे कि इस काफरेसमे और मैने जिन अनौपचारिक बैठकोकी चर्चा 
की है उनमें सबको दबा देनेवाली स्टीम-रॉलर-जैसी कोई चीज होगी। लेकिन अगर 
आपको छूगता हो कि इस तरह मेजके चारो ओर सख्त रुख अपनाये बैठे रहनेके 
बजाय परस्पर एक-दूसरेके निकट आनेका यह एक रास्ता है तो आपसे अनुरोध करूँगा 
कि आप न केवलछ इस स्थगन अस्तावकों पास कर देगे, बल्कि मैने इन अनौपचारिक 
बैठकोके सम्बन्ध जो प्रस्ताव रखा है उसके कार्यान्वयनमे भी आप हादिक सहयोग 
करेगे। ' 

[भग्रेजीसे ] 

इंडियन राउंड टेबल कांफरेंस (सेकेड सेशन) भप्रोसीडिंग्स ऑफ फेडरल स्टूक्‍्चर 

कमिटी ऐंड साइनॉरिटीज़ कमिटी, पृष्ठ ५२८-९ 


८७. एवलिन क्लेयरको लिखा पूर्जा 


[१ अक्टूबर, १९३ १के पदचात्‌ |" 
१-१५। ३० अक्टूबर। डेंढ धटेसे ज्यादा समय न लीजिएगा। 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७९२७) से। 


८८. भेंठ : “ज्यूइश कॉनिकल ' के प्रतिनिधिको 


लन्दंन 
[२ अक्टूबर, १९३१के पूर्व | 


यहूदियोके बीच मेरे मित्रोकी सख्या बहुत अधिक है। दक्षिण आफ्रिकामे तो 
मैं यहूदियोसे घिरा ही रहता था, और मेरी आश्युलिपिक और टाइपिस्ट एक यहूदी 
लडकी थी, जो परिवारकी एक सदस्य ही मानी जाती थी। 

फिर भी, मै यह नहीं कह सकता कि मेने यहुदी धर्मका ठीक अध्ययन किया 
है। हाँ, उसका उतना अध्ययन जरूर किया है, जितना एक सामान्य व्यक्ति कर 
सकता है। मैं मानता हूँ कि यहुदी घर्म एक उत्ह्ृष्ट धर्में है और कई दृष्टियोसे 


१. अध्यक्षने प्रस्तावको सदस्थोंकी राप जाननेके लिए रखा और वह पास दो गया। 

२. एवलिन वढेयरके यूचनाथे ये वावय गाधीजी ने उन्हींके लिखे १ अक्टूबर, १९३१ के' एक पत्रपर 
छिखे थे। पत्रमें एवलिन क्डेयरने फ्रटेरियन सोसाइटी, डॉड्गिटन, केंटकी पक्त वैव्कमें आधोजित भोजमें 
गाधीजी को निमन्त्रित किया था। पवन क्ठेयरके दी छिखे एक अन्य पत्रके अनुसार यह आधोजन डन्दनके 
ऑसवेनर द्वाउस होट्छमे हुआ था। 


भेट: ज्यूइश क्रॉनिकल ' के प्रतिनिधिको ११७ 


ईसाई धर्मसे इसका बहुत निकटका सम्बन्ध है। उदाहरणके लिए “ओल्ड टेस्टामेट के 
सभी मसीहा यहूदी है और खुद ईसा मसीह भी यहूदी थे। 

यहूदियोके 'पासओवर ' पर्वेके अवसरपर में जोहानिसबर्गके यहूदी उपासना-गृह 
(सिनेगॉग) मे जाया करता था, और लगभग ऐसा कहा जा सकता है कि अपने यहूदी 
मित्रोके साथ मैं भी 'पासओवर ' के न्नरतका पाकन किया करता था, क्योकि में हर 
रोज रातमे उन यहूदी मित्रोके घर जाता था और वहाँ आप लोग उन्हे क्या कहते 
हैं? ... 

यहाँ हमारे प्रतिनिधिनें बताया, 'सतजों।* 

हाँ, हाँ, 'मतजो” खानेका पूरा आनन्द उठाया करता था। मेरा ख़याल है, वे 
बडे स्वादिष्ट और खस्ता होते है। 

जो हो, मै यहूदियोके दो-तीन सार्वजनिक उपासना-समारोहोमे शामिल हुआ हूँ, 
और मैं समझता हूँ ये बहुत भव्य होते है, छेकिन खुद मुझे ऐसा लगता है कि उनमें 
“ हुदय-तत्त्वका अभाव था।” मतलरूब यह कि पूजाकी सच्ची भावनाका अभाव था। 
उनमे विधि-विधानोकी बडी बहुलता थी, हालाँकि मुझे कहना चाहिए कि ये विधि- 
विधान बहुत अच्छे थे। यहूदी ' रेवान्‌ ” (धर्मशास्त्री) एक जाना-माना विद्वान्‌ था, और 
उसने बहुत ही विद्वत्तापूर्ण प्रवचन दिया, किन्तु वह मेरे हृदयको स्पर्श नहीं कर पाया। 

यहूदियोके प्रति मेरा रुख बहुत सहानुभूतिपूर्ण है, उनके प्रति मेरा बहुत आकर्षण 
है। इसका पहला कारण तो स्वार्थ-प्रेरित है; मतरूब यह्‌ कि बहुत-से यहूदी मेरे 
मित्र है। दूसरा और इससे बहुत गहरा कारण यह है कि उनमें एकताकी अद्भुत 
भावना है। तात्पयें यह कि आप जहाँ-कही यहूदियोकों देखेंगे, उनमे सहचर-भावना 
होगी ही। इसके अलावा वह ऐसी जाति है जो अपने मनमे एक भव्य भविष्यकी 
कल्पना सँजोये हुए है। वैसे अगर इसे धृष्टता न माना जाये तो में कहूँगा कि 
अपनी इस कल्पनाके फलितार्थ और पूरे अर्थंकों वे खुद भी नहीं समझते। 

मुझसे कभी-कभी यह पूछा जाता है कि क्‍या में यहूदियोकों दुनियामे कुछ 
विद्विष्ट कार्य करनेके लिए ईदवर द्वारा चुनी गई विशेष जाति मानता हूँ। मेरा 
उत्तर यह होता है कि एक अर्थमे तो में ऐसा मानता हूँ। छेकिन वैसे तो सभी 
जातियाँ अपनेको ऐसा ही मानती है। 

अपने आध्यात्मिक अर्थमे तो यहुदीवाद एक बहुत ही ऊँचा आदर्श है। आध्या- 
त्मिक अथेसे मेरा मतरूूब यहूदियोसे की जानेवाली इस अपेक्षासे है कि वे अपने 
जीवनम अन्दरके जेरूसलेम [तीथ्थेस्थछ ]को साकार करे। जहाँतक यहुदीवादका 
मतलब यहूदियों द्वारा फिरसे फिलस्तीनपर अधिकार कर लेना है, वहाँतक तो इस 
चीजके श्रति मुझे कोई आकर्षण नहीं है। किसी यहूदीकी फिलस्तीन छोट चलनेकी 
वाछाको में समझ सकता हूँ और अगर वह अपनी अथवा ब्रिटेनकी सगीनोके जोरके 
विना वैसा कर सके तो यह अच्छी बात होगी। उस हालतमे वह शान्तिपूर्वंक और 
भरबोके प्रति पूरा मैत्री-भाव लेकर फिलस्तीनमे प्रवेश करेगा। सच्चा यहूदीवाद, जिसका 
अर्थ मेने अभी आपको बताया है, एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए प्रयत्न करना, जिसकी 


११८ सम्पूर्ण गाधी वाड्मय 


वाछा करना और जिसके लिए मर मिटना श्रेयकी बात होगी। जिओन (दिव्य 
जेलूसलेम) तो मनुष्यके हृदयमें निवास करता है। वह ईदवरका निवास-स्थलू है। 
सच्चा जेलूसलेम आध्यात्मिक जेरूसलेम ही है। इस प्रकार वह यहूदीवादको दुनियाके 
किसी भी हिस्सेमे रहकर अपने जीवनमे साकार कर सकता है। 

श्री गांधीने आगे कहा कि दुर्भाग्ययज्ञ बे अबतक फिलस्तीन नहीं गये हे, 
लेकिन किसी दिन वहाँ जानेकी आशा अवश्य रखते हे। 

वहाँ जाकर मुझे बडी प्रसन्नता होगी, क्योकि उस पवित्र स्थलके बारेमे मैने 
बहुत-कुछ पढा है। सामी-विरोधी प्रवृत्ति वास्तव बबरताका एक अवशेष है। यहुदियोके 
प्रति इस विरोधकी भावनाको मै कभी समझ ही नही पाया हूँ। मैने जैगविलकृत 
“चिल्डरन ऑफ द धेटो” पढा है और उसे पढकर मैने जाना कि बिना किसी 
अपराधके यहूदी छोग पहले ही कितनी यातना सह चुके है। मुझे तब भी छगा था 
और अब भी छूगता है कि यह सारा प्रपीडन, यदि ऐसा कहना धृष्टठता न हो तो 
कहूँगा, उन लोगोके लिए बडे अपयशकी बात है जिन्होने चिरकालसे कष्ट सहनेवाली 
इस जातिको ईसाई-धर्ंके नामपर यातनाएँ दी है। 

सवाल यह है कि इसका उपाय क्‍या है? मै तो दुहरा उपाय सुझाऊेंगा। 
एक ओर तो जो लोग अपनेको ईसाई कहते हैँ उन्हे सहिष्णुता और उदारताका गुण 
सीखना चाहिए और दूसरी ओर यहूदियोको, उन पर जो दोषारोपण' न्यायपूर्वक किया 
जा सकता हो, उसके कारणोको दुर करना चाहिए। 

[ भग्रेजीसे ] 
ज्यूइश कॉनिकल, २-१०-१९३१ 


८९. भेंट: हेनरी कार्टरको 


लन्दत 
[२ अक्टूबर, १९३१ 


भारतमे मद्यपानका प्रदन ऐसा प्रइन है जिसका समाधान तत्काल ढूँढना आव- 
श्यक है। हिन्दुओं और मुसलमानों, दोनोके धर्मोकी यह सीख है कि मद्यपान न 
करो। भावी अखिल भारतीय विधानमण्डलः निष्चय ही सभी तरहके नशीछे पेयोका 
आयात, उत्पादन या बिक्रीका निषेध कर देना आवश्यक समझेगा और इस मामलेमे 
उतनी ही छूट देगा जितनी कि औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनोके लिए 
आवश्यक एलकोहल मुहैया करनेके लिए जरूरी होगी। औषधीय प्रयोजनोके लिए 
चह उतना ही दिया जायेगा जितना कि डाक्टरके नुस्खेपर लिखा रहेगा। निषेष तो 
भारतमे शराब तैयार करने और विदेशोसे आयात करने, दोनोपर समान रूपसे छाग्रू 


होना चाहिए। 
१. का्ठैरके अनुसार यह मेंउ-वार्सा गाधीणी के जन्म-दिविसपर हुईं थी। 


भेंट : हेनरी कार्टरको ११९ 


मेने श्री गांधीसे पुछा कि फिर आप, भारत सरकारको आबकारीसे जो भारी 
राजस्व प्राप्त होता है, उसकी कमीको कैसे पुरा करेंगे? उन्होंने जवाब दिया कि 
इसका उपाय है -- भारतके सैनिक ख्चमें उतनी ही कठौती करना। 

हमने भारतकी मचय-समस्यथाओके समाघानके विभिन्न त्रीकोंकी चर्चा की। मेने 
उन्हें बताया कि यहाँ इंग्लेडमें तो हम लोग स्कूलोंमें विद्याथियोंको वैज्ञानिक ढंगसे 
यह समझानेपर जोर देते हे कि नशीले पेय क्या होते हे और उन्हें पीनेके क्या-क्या 
परिणाम हो सकते हें। भ्री गांधीने कहा कि एक हृदतक तो इस विषयकी शिक्षा 
भारतोय स्कूलोंमें भी दी जाती है, केफिन में तो मानता हुँ कि शराबलोरीके खिलाफ 
राष्ट्रके विरोधको कायम रखनेंके लिए लोगोंकी धामिक भावनापर भरोसा रखना 
काफी है। मेरी समझसे भारतमें मद्यपानकी वृद्धिका औद्योगीकरणसे निकट-सम्बन्ध है। 
उन्होंने इस बातपर जोर दिया कि कारखानोंका नोरस वातावरण मद्यपानकों बढ़ावा 
देता है। 

लोगोंकी इच्छापर स्थानीय रूपसे सद्य-निषेध लागू करने और राष्ट्रीय पैमानेपर 
भद्य-निषेध लागू करनेमें उनके विचारसे निम्नलिखित अन्तर हैः 

ब्रिटेन-जैसे देशमें, जहाँ मद्यपानकी जडें परम्परासे जमी हुई है और जहाँ शायद 
अधिकाश लोग मच्चपान करते है, लोगोकी इच्छापर स्थानीय रूपसे मच्य-निषेघ-नियम 
लागू किया जा सकता है। लेकिन भारतको कोई बीचकी नीति अपनानेकी जरूरत 
नही है। वह तो राष्ट्रीय पैमानेपर पूर्ण मद्य-निषेष छाग्रू किये जानेके लिए पूरी 
तरहसे तैयार है। देशमे इस चीजके प्रति लोगोकी जो भावना है, वह असन्दिग्ध 
रूपसे ऐसे निपेघके लिए अनुकूल है। 

अफीम खानेकी लरूतके बारेमें उन्होंने बताया कि अब भारतमें यह रूत उतने 
बड़े पेमानेपर भौजूद नहीं है, जितने बड़े पेमानेपर मह्मपानकी आदत देखनेको मिलूतो 
है। पिछले कुछ बर्षोमें यहाँ पोस्तका उत्पादन कम हो गया है। सरकारने अफीसके 
निर्यातकी मात्रा निर्धारित कर दी है, जिससे अफीसके निर्यातमें प्रतिवर्ष १० प्रतिशतकी 
कसी होती जा रही है। यह बहुत ही समझदारी-भरा और लाभदायक कदम साबित 
हुआ है। श्री गांधीने कहा: 

वैसे तो अफीमखोरीको आदत भारतमे किसी और देशसे नहीं आईं लेकिन 
भारतीयोकी नैतिक भावनाका तकाजा यही होगा कि अफीमके सम्बन्ध भी जल्दी ही 
पूर्ण निषेघ छागरू कर दिया जाये। भारतमें अफीम खानेंके खिलाफ राष्ट्रीय पैमाने 
पर निषेध लागू कर देना आवश्यक है। हाँ, जहाँतक औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयो- 
जनोके लिए वह्‌ आवश्यक है, वहाँतक उसके उपयोगकी छुट देनी चाहिए। 

[ अग्रेजीसे ] 
सेंचेस्टर गाडियन, १४-१०-१९३१ 


९०. भाषण : भोजके अवसरपर" 


लन्दन 
२ अक्दूबर, १९३१ 
में जबसे रन्दन आया हूँ, मुझे लोगोका मैत्रीभाव और सच्चा स्नेह ही प्राप्त 
होता रहा है। हर दिन नये-नये लोगोसे मेरी मैत्री होती रही है। लेकिन, महोदय, आप 
सबने मुझे फिर यह दिखा दिया है कि आप मेरे मुसीवतके साथी है और मुसीबतके 
साथी ही तो सच्चे साथी, सच्चे दोस्त होते है। जब यह छग रहा था कि भारत, 
वल्कि कहिए, कांग्रेसियोका साथ शायद दुनियाके सभी लोग छोड देंगे, तब आपने 
दृढतासे काग्रेसका साथ दिया और काग्रेसकी स्थितिको अपनी स्थिति वना लिया। 
आज आपने काग्रेसके कार्यक्रममें फिरसे अपनी आस्था व्यक्त की है और इस तरह 
मेरा काम आसान कर दिया है। 
काग्रेसके प्रतिनिधिकी हैसियतसे मुझे यहाँ जो सन्देश देनेको भेजा गया है वह 
सन्देश आपको देना तो वैसा ही होगा जैसा कोयलेके भण्डार न्यूकंसलमे किसी और 
जगहसे कोयछा पहुँचाना। काग्रेसके पक्षके औचित्यसे आप भली-भाँति अवगत है और 
मेरा यह निश्चित विववास है कि आपके हाथोमे काग्रेसका पक्ष बिलकुल सुरक्षित 
है तथा अपने आजके कार्यके द्वारा, काग्रेसके माध्यमसे, भारतके ग्राँवोेके करोडो मूक 
ओर अध॑-वुभुक्षित मानवोके साथ अपनी मैत्रीपर आपने अन्तिम मुहर छगा दी है। 
यह मान लिया गया है कि आप छोग भोजमे शामिल हो रहे है। आपके साथ 
मेरी पूरी सहानुभूति है। अग्रेजी ढगकी भोज्य सामग्रीको मैने देखा-ही-देखा है, उसका 
स्वाद नहीं लिया है। और जब मैने फलोसे भरी यह मेज देखी तो महसूस किया 
कि भोजके नामपर सिर्फ ये फल खाना आपके लिए कितने बड़े त्यागका विपय 
है। आशा है, चायका समय आनेपर जब आप अग्रेजी होटछो और उपाहारणगृहोमें सुलभ 
कुछ थोडी-सी सुस्वादु खाद्य सामग्रीका आस्वादन करेगे उससे पहले तक तो आपकी 
त्यागकी यह भावना कायम ही रहेगी। मगर ऊपरसे परिहास दीख पडलेवाली इस 
वातके अन्दर एक गम्भीरता भी छिपी हुई है। मैं जानता हूँ कि आपने कुछ त्याग 
किया है। आपमें से कुछ छोगोको भारतकी ' स्वतन्त्रता ' का --अग्रेजीमें इस शब्दका जो 
पूरा अर्थ होता है, उस अर्थमे उसका -- पक्ष-पोषण करनेके कारण बहुत-कुछ बलिदान 
करना पडा है। छेकिन हो सकता है कि अगर आप आगे भी भारतके पक्षका समर्थन 
करते रहेगे तो आपको इससे बहुत अधिक बलिदान करना पडें। यहाँ आनेका निदचय 
करते समय मेरे मनभे किसी प्रकारका भ्रम नहीं था। मेरे हरून्दनमें प्रवेश करने पर 


१. गाषीजी के ६३ वें जन्म-द्िवसतके उपलक््यमें इस भोजका आयोजन इडिपेंडेंट ठेवर पार् इढ्पिन 
नेशनल काग्रेस लीग और गाघी सोसाइटीने वेस्ट मिस्टर पैंडेस-कक्षमें किया था। गयक्षता फेनर तथा 
की थी। कुछ ३८८ भादमी भाँजूद ये। इस गपसरपर गाधीणी को एक चरखा भी मेंट किया गया था। 


भाषण : भोजके अवसरपर १२१ 


पहले ही दिन आपने मुझे यह कहते सुना कि मेरे रन्दन आनेका एक सबसे महत्त्वपूर्ण 
कारण यह था कि मैं एक सम्माननीय अग्रेजको दिये गये अपने वचनका पालन 
करना चाहता था और उस वचनको पूरा करनेके लिए ही मै अपनेसे मिलनेवाले 
प्रत्येक अग्रेज पुरुष और स्त्रीको अपनी शक्ति-भर समझानेकी कोछ्षिश कर रहा हूँ 
कि काग्रेस जो चीज चाहती है वह वही है जिसका भारत योग्य पात्र है, और साथ 
ही यह बतानेकी कोशिश कर रहा हूँ कि काग्रेस अपनी माँगें बहुत गम्भीरतापूर्वक 
कर रही है और मै काग्रेसके प्रादेशपत्रमे शामिल प्रत्येक वस्तुकी माँग करके उसको 
और भारतको उसका प्राप्य दिलानेके लिए यहाँ आया हूँ। काग्रेसकी जो माँग है 
उसमे मुझे, जिस हृदतक काग्रेसका प्रादेशपत्र मुझको इजाजत देता है, उससे आगे 
कोई कमी करनेका अधिकार नही है। स्थिति चैँंकि ऐसी है, इसलिए यहाँ रहते हुए 
मुझे प्रतिदिन इस बातकी अधिकाधिक प्रतीति होती जा रही है कि मेरा काम बहुत 
कठिन है-- भनुष्यकी शक्तिसे लगभग बाहर। यहाँ तो भारतकी स्थितिके बारेमे इतना 
अज्ञान है कि कुछ समझमे नहीं आता; सच्चे इतिहाससे लोग इतने अनभिज्ञ है कि 
आदचये होता है। जब मै यहाँ आनेवाढा था, एक नौजवान क्वेकरने मुझे आगाह 
करते हुए कहा था कि जबतक हम लोगोको [अग्रेजोको| बचपनसे ही सच्चे और 
यथार्थ इतिहासकी नहीं, बल्कि गलत इतिहासकी शिक्षा दी जा रही है, तबतक आपके 
[गाघीजी के ] यहाँ आनेसे कोई लछाभ होनेवाला नहीं है; और यहाँ मैं जैसे-जैसे अग्रेज 
पुरुषों और स्त्रियोके सपर्कंम आता हूँ, उस क्वेकर मित्र द्वारा कहा सत्य उदाहृत 
होता देखता हूँ। 

उनके लिए यह समझ सकना अत्यन्त कठिन, छग॒भग असम्भव, है कि कमसे- 
कम भारतीय लोग तो ऐसा ही मानते है कि भारतमे ब्रिटिश प्रशासनके कार्य-कलापका 
कुल परिणाम राष्ट्रके लिए छाभदायक होनेके बजाय हानिकारक ही सिद्ध हआ है। 
भारतको ब्रिटेनसे सम्बन्ध रखनेसे जो-कुछ छाभ मिल सकता था, उसकी बात करना 
व्यथे है। पक्ष-विपक्षकी तमाम बातोपर विचार करके यह निश्चित करना अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण बात है कि वास्तवमे ब्रिटिश शासनके अन्तर्गत भारतपर कैसी बीती है। 

मैने इसके लिए दो अचूक कसौटियाँ रखी है: यह तथ्य है अथवा नहीं कि 
भारत आज दुनियाका सबसे गरीब देश है और यहाँके करोडो छोग वर्षके छ' महीने 
बेकार रहते है? 

यह तथ्य है या नही कि भारतको न केवल अनिवाये रूपसे नि शस्त्र रखकर, 
बल्कि किसी भी स्वतन्त्र राष्ट्रके सदस्योको जिन अनेक सुअवसरोका छाभ उठानेका 
बराबर अधिकार होता है, उनसे भारतीयोको वचित रखकर इस देशको पौरुषहीन 
बना दिया गया है? 

अगर जाँच-पडताल करने पर आपको पता चले कि इन दो मामलोमे इग्लैड 
असफल रहा है--मेरा मतलब सर्वथा असफल होनेसे नहीं, बल्कि बहुत हृदतक 


१, लोड इविन। 


१२२ सम्पूर्ण गांवी वाइमय 


असफल होनेंसे है-- तो क्या अब वह समय नहीं आ गया है जब उसे अपनी नीतिमें 
परिवर्तेत करना चाहिए। 

जैसा कि एक मित्रने कहा और जैसा स्वर्गीव छोकमान्य तिलकने सार्वजनिक 
मंचसे हजारो वार कहा था, “ स्वतन्त्रता और स्वाधीनता भारतके जन्मसिद्ध अधिकार 
है।” मेरे छिए यह समझाना कोई जरूरी नही है कि ब्रिटियण जासन अन्तत. ब्रिटिण 
कुणासन ही सावित हुआ है। मेरे लिए तो इतना ही वता देना काफी है कि चाहे यह 
जासन शुणासन रहा हो या कुशासन, जिस क्षण भारतके करोडो मूक जनोक्ी ओरसे 
स्वतन्त्रताकी माँग की जाती है, उसी क्षण उसे उसको पा छेनेका अविकार है। 

उत्तरमें ऐसा कहनेका कोई मतलव नही होगा कि भारतमें कुछ लोग ऐसे हैं 
जो “स्वतन्त्रता” और स्वाधीनता ” गब्द सुनकर डरते है। मैं स्वीकार करता हूँ कि 
हममें से कुछ छोगोको, जिसमें स्वतन्त्रता देनेंके साथ-साथ भारतसे ब्रिटिग संरक्षण 
-- तथाकथित ब्रिटिग सरक्षण --हटा छिया जाये भारतकी वैसी स्वतन्त्रताकी वात 
करते भी डर रूगता है। लेकिन मै आपको विब्वास दिलाता हूँ कि करोड़ों अुघार्त्त 
मानवों और जिन लछोगोमें राजनीतिक जागृति आ गई है उन लोगोकों ऐसा कोई 
डर नहीं है और वे स्वतन्त्रताके लिए जो जरूरी हो वह कीमत चुकानेके लिए 
तैयार है। लेकिन जबतक कांग्रेसके मौजूदा कार्यकर्ता बने हुए हैं और जबतक 
काग्रेसकी आस्था अपनी वर्तमान नीतिमें वनी हुईं है तवतक इस सम्बन्धर्में कुछ 
निब्चित भर्यादाएँ वनी हुईं हैं। अगर भारतकी आजादी दूसरोंकी जान लेकर ही 
मिलती है -- यदि इसे हम जासकोका खून वहाकर ही पा सकते हँ--तो हम ऐसी 
आजादी नही चाहते। लेकिन अगर उस आजादीको पानेंके लिए राण्ट्रके द्वारा, हम 
सबके हारा कोई वलिदान किया जा सकता है तो आप देखेंगे कि जिस आजादीसे 
हमें इतने दिनोतक वचित रखा गया है उसे प्राप्त करनेके छिए हम भारतमे अपने 
खूनकी नदी वहा देनेंमें भी कोई हिचकिचाहट नहीं व्खाण्ंगे। और, महोदब, जैसा 
कि आपने याद दिलाया है, मैं यह जानता हूँ कि आपके वीच में कोई अजनबी नहीं 
हूँ, वल्कि मैं आपका साथी-सहयोगी रह चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे इस बातका 
पूरा आव्वासन प्राप्त है कि जहाँ आपका और जिनका जाप प्रतिनिवित्व करते 
है उनका सम्बन्ध है, आप सब हमेशा हमारे साथ रहेंगे और एक वार फिर बह 
सिद्ध कर ढेंगे कि आप भारतके मुसीवतके दोस्त और इसलिए सच्चे दोस्त हैं। 

आपने मेरा जो इतना स्वागत-सत्कार किया है, उसके लिए में आपका एक 
वार फिर धन्यवाद देता हूँ। में जानता हूँ कि यह सव मेरा सम्मान नहीं है। 
आपने यह सम्मान उन सिद्धान्तोको दिया है जो, मुझे आद्या है, आपको भी उत्तन् 
ही प्रिय हैं-- वल्कि जायद उससे ज्यादा प्रिय है -- जितने कि मुझे हैँ। में यह आता 
करता हैँ कि आपकी शुभकामनाएँ और सहायता अ्राप्त रही तो मैंने आज जिन 
सिद्धान्तोकी घोषणा की है उनसे मैं कभी विचलित नही होऊँगा। 

[अग्रेजीसे | 
यंत्र इंडिया, १५-१०-१९३१ 


व हा 


९१. भाषण : अल्पसंख्यक-समस्या-सम्बन्धी गोष्ठीसें' 


लन्दन 
२ अक्टूबर, १९३१ 


श्री गांघीने कांग्रेसकी ओरसे दलित वर्गोके लिए विशेष प्रतिनिधित्वकी व्यवस्थाका 
भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि में तो केवल मुसलूसानों और सिखोंके लिए ही 
एक अनिवार्य बुराईके रूपमें विशेष प्रतिनिधित्वका समर्थन करूँगा। « « « 
जान पड़ता है कि श्री गांधीनें गोष्ठीको यह चेतावनी दी कि अगर विशेष 
प्रतिनिधित्व दिया गया तो सभी अल्पसंख्यक समुदायों और वर्गोको देना पड़ेगा। 
[अग्रेजीसे ] 
हिन्दू, ३२-१०-१९३१ 


९२. भाषण : महिलाओं हारा आयोजित 
स्वागत-ससारोहमें 


लन्दन' 
२ अक्टूबर, १९३१ 


श्री गांधी पौन घंटा देरसे पहुँचे। इस देरीका कारण बताते हुए उन्होंने कहा 
कि वे अल्पसंख्यकोंकी समस्यापर विचार करनेके लिए बुलाई गई अनौपचारिक बेठकमें 
भाग छे रहे थे। उन्होने कहा: 

मैने अपने सिर बहुत वडी जिम्मेदारीका काम ले लिया है, और जिस उद्देश्यको 
लेकर में भारतसे यहाँ आया हूँ, उसीके सम्बन्धमे चल रही बैठकसे बीचमे ही उठकर 
में नहीं आ सकता था। 

श्री गांधीनें कहा कि भारतमें ७,००,००० गाँव हे, जो अभावसय परिस्थितियोंमें 
जीवन व्यतीत करते हे। कांग्रेसकी एक सबसे अच्छी रचनात्मक प्रवृत्ति यह है कि 


१. गोलमेज परिषद्से वाहर परस्पर सझाह-मशविरा करनेके छिए एक अनोपचारिक समझौता समित्तिकी 
बेठक बुलाई गई थी। उक्त गोष्ठीसे तात्पयें इसी समितिसे है। देखिए “ अव्पसंख्यक-समस्था समितिकी 
कार्यवाहीका भश ”, १-१०-१९३१ | 

२. गाघीजी के जन्म-द्विसके मवसरपर उनके स्वागताये वीमेंस इडियन एसोसिएशन तथा सरोज नलिनी 
दत्त भेमोरियछ एलोसिएशनकी भोरसे दोपहर वाद सेंट य० में० क्रि० ए० के किंग जोर्जेज हॉल्में इस 
समारोदका आपोजन किया गया था। अध्यक्षता श्रीमती जिजछाछ नेहरूने की थी। इस भवस्तरपर गाघीणी को 
१६७ पौंडकी एक थैली भी भेंट की गईं थी। 


१२४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
यह गाँवोंके बेरोजगार स््री-पुरुषोंको, जाति, धर्म या वर्णका भेव-भाव किये बिना 
रोजगार दे रही है। इस समय शायद ५०,००० स्त्रियोंको घर बैठे ही कताईका काम 
मिल रहा है। स्त्रियों और पुरुषोको दान-भिक्षा नहीं, बल्कि काम देकर गरोबीको 
दूर करनेसे बड़ा रचनात्मक कार्य भारतमें और कुछ नहीं है। विशाल ग्रामीण 
समुदायके पास सालमें छः महोने कोई काम नहीं होता। जब हम इस पुरानी और 
गहरी बेरोजगारीके विषयमें सोचते हे तो इंग्लेंडमें मौजूद बेरोजयारी नगण्य जान 
पड़ती है। मेने लंकाशायरमें बेरोजगारी देखी है और इस देश्षमें इस तरहकी बेरोज- 
गारीसे उत्पन्न होनेवालो कठिनाइयोको मे कम नहीं बताना चाहता, लेकिन यह अवद्य 
कहता हूँ कि भारतकी बेरोजगारी सारी दुनियाकी सहानुभूति और सहायताकी पात्र 
है! मेरा मतलब आ्िक सहायताके रूपमें व्यक्त की गई सहानुभूतिसे नहीं है। अगर 
हम भारतमें छोगोंको काम दे सकें तो फिर पैसेकी कोई कमी हो नहीं रह जायेगी, 
क्योकि श्रम तो पैसेका ही एक दूसरा रूप है। इसके बाद श्री गांधीने “भारतके 
पिछले स्वातन्ध्य संग्राममें भारतकी महिलाओंके योगदान ” की प्रदांसा की।' 

भारतके पिछले सत्याग्रह आन्दोलनके दौरान महिलाओने जिस शक्ति, निष्ठा और 
वलिदानकी भावनाका परिचय दिया, वह चमत्कारसे कुछ भी कम नहीं था। यद्यपि 
मुझे पूरा विश्वास था कि उनमें अपने कत्तंव्यका अच्छी तरह पालन करनेकी क्षमता 
है, किन्तु यह नहीं सोचता था कि उनमे ऐसी जागृत्ति आयेग्री जैसी कि आईं। इस 
जागृतिके परिणामस्वरूप देश गायद देखते-ही-देखते एकाएक इतना आगे वढ गया 
जितना आगे बढनेमे उसे कई वर्ष छगते। अठारह महीने पूर्व भारत जहाँ था, यदि 
आज वह उससे वहुत आगे वढ गया है तो इसमें महिल्वओका योगदान सबसे अधिक 
रहा है। मुझे यह देखकर आइचर्य नहीं होता कि भारतका विजश्ञाक महिला-समाज 
विदज्येष सरक्षण और विशेष सुविधाओके लिए छीना-अपटीमे नहीं पडना चाहता। 
महिलाओलने विशेष सुविधाओकी माँग न करके पुम्पोके सामने एक सुन्दर उदाहरण 
प्रस्तुत किया है। ह 

जो कार्य मुझे सौपा गया है, उसे सम्पादित करनेमे मुझसे कोई चूक न हो, 
इसके लिए में उनका आगजीर्वाद प्राप्त करना चाहूँगा। 

[अग्रेजीसे ] 
टाइम्स, ३-१०-१९३१ और अमुतबाजार पत्रिका, ४-१०-१९३९१ 


१. भागेका भंश अद्धतबाजार पन्निका से लिया गया दे । 


९३. दिगम्बर म॒त्रि 


दिगम्बर जैन मुनियोके सम्बन्ध मैने जो अभिप्राय प्रकट किया था उसके 

सम्बन्धमे कुछ गलतफहमी पैदा हो गई मालूम होती है। मैने जो लेख लिखा उसका 
यह मतलब कभी नही था कि कोई व्यक्तिगत रूपसे कानूनको अपने हाथमे ले और 
दिगम्बर मुनियोको सताये अथवा उनका अपमान करे। मेने सुना है कि माडवोमें 
आजकल तीन दिगम्बर मुनि ठहरे हुए है। वे चातुर्मासमे कही दूसरी जगह नहीं जा 
सकते। माडवीमे जैनोकी काफी सख्या है। किन्तु मेरे कानोतक बात पहुँची है कि 
वहाँ कुछ दूसरे छोग मेरे लेखका आधार लेकर उन मुनियोको सताते है। यदि यह 
सच है तो कहना चाहिए कि मेरे लेखका अनथे हो रहा है। मैने नीतिके प्रइनकी 
चर्चा की थी। उससे किसीको, और उसमे भी दिगम्बर मुनियोको, कष्ट पहुँचे, यह 
मैं कैसे चाहेँगा? में आशा करता हूँ कि कोई व्यक्ति उन्हे या उन-जैसे मुनियोको 
नही सतायेगा। यह टिप्पणी में शिमलाकी आखिरी मुछाकातसे पहले लिखना चाहता 
था, किन्तु दूसरे जरूरी काम और दौड-धूपमे लिखना रह गया, इसका मुझे दुख है। 
में आशा करता हूँ कि मेरे मूल छेखका आधार लेकर किसीने भी कोई उपद्रव न 
किया होगा। हु 

[गुजरातीसे | 

नवजीवन, ४-१०-१९३१ 


९४. वक्तव्य: खातेदारोंके मामलेके सम्बन्धमे 


[ लन्दन 

५ अक्टूबर, १९३९१के पूर्व | 

वारडोली और बोरसदमे लगान-वसूलोके सम्बन्धमे प्रारम्भसे ही साफ-साफ ऐसा 
समझा जाता रहा है कि सविनय अवज्ञासे प्रभावित खातेदार उतना ही छगान देगे जितना 
वे पैसा उधार छिये बिना दे सकते है। खेडाके कलक्टर श्री' पेरी और उनके उत्तरा- 
घिकारी श्री भद्पुर और सूरतके कलक्टर श्री कोठावालाके बीच हुई बातचीतमे यह 


१. देखिए खण्ड ४७, पृष्ठ १२०-२२। 

२. बारडोली-जाँचमें जिन अनेक मुद्दोके सम्बन्धमें फैसला होना था, उनमें से एक यह था कि 
खातेदारोसे वचूछ किया गया लगान क्या उससे भधिक था जितना कि उनसे उत्त हालतमें वसूछ किया 
जाता जब, इन गाँवोंकि सम्बन्ध भी वही मापदण्ड लागू किया जाता जो दूसरे गाँवोंके सम्बन्धमें छागू 
किया गषा था। देखिए खण्ड ४६ भी । 

३. पह ५ अवटूबर, १९३१की तिथि-पक्तिके अन्तगेत छपा था। 


१२६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


बात बार-बार स्पष्ट की गई थी। उनके साथ हुए पत्न-व्यवहारसे इस कथनकी पुष्टि 
होती है। जहाँतक जाँच-अधिकारीको विचारार्थ सौपे विषयोका सम्बन्ध है, मैने 
साफ-साफ यही समझा है कि उसमे जिस सापदण्डका उल्लेख है उसका मतलरूब पैसा 
उधार लिये बिना अदायगीकी क्षमतासे ही है। 

[अग्नेजीसे ] 

बॉम्बे ऋॉनिकल, <-१०-१९३१ 


९५. भाषण : अल्पसंख्यक-समस्या-सम्बन्धी गोष्ठीमे 


लन्दन 
५ अक्टूबर, १९३१ 
अल्पसंस्यकोसे सम्बन्धित समस्यापर विचार फरनेके लिए बुराई गई गोष्ठीकी 
कार्यवाही दोपहर बाद ३ बजे छुरू हुई और ५.४५ तक भी चल ही रही थी। 
ऐसा समझा जाता है कि अल्पसंख्यक-समुदायोंकी पूरी "माँगें ठीक-ठीक सामने आ 
जायें, इस खयालसे सभी समुदायोके प्रतिनिधियोने अपनी-अपनी स्थितिकी एक सोटी 
रूपरेखा प्रस्तुत की और जिन प्रइनोपर विचार किया गया उनका सम्बन्ध भुख्यतः 
- प्रतिनिधित्वके अनुपात और वर्गे-विशेषकों अनुपातसे अधिक सोढें देने और सीटोंके 
आरक्षणसे था। 
' चचके दौरान अल्पसंख्यक-समस्याके केन्द्र-बिन्दुके रूपमें हिन्दु-मुस्लिम प्रइनके 
हल किये जानेको बड़ा महत्त्व दिया गया। बहससे एक ऐसी धारणा बनी कि अगर 
हिन्दू-मुस्लिम समस्याका निबटारा हो जाये तो अन्य अल्पसंख्यक समुदायोकों माँगोंका 
निबटारा अपने-आप हो जायेगा। 
खबर है कि इस अनौपचारिक समितिको बेठकके अन्तसें, जब विभिन्न अल्प-* 
संख्यक-समुदायोके प्रतिनिधि पृथक्‌ प्रतिनिधित्व और प्रतिनिधित्वके अनुपातके सस्बन्धमें 
अपने-अपने दावे प्रस्तुत कर चुके, श्री गांधीने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व और पृथक्‌ 
प्रतिनिधित्वके खिलाफ अपना दृष्टिकोण पेद किया। 
समाचार है, श्री गांधीने कहा कि अगर सभी दावोंको ज्योका-त्यों सही मान 
लिया जाये तो यह तो अवास्तविकतापूर्ण स्थिति होगो। दावोंके इस ढेरके बीच तो 
में अपने-आपको जकड़ा हुआ महसूस करता हूँ। यद्यपि में कोई बेकार नहीं बैठा 
रहा हूं, फिर भी अबतक मुझे प्रकाश नहीं दिखाई दिया है, लेकिन अगर दिखाई 
दिया तो उसके अनुसार से काम करूँगा। 
खबर है कि श्री गांधीने ऐसा विश्वास प्रकट किया कि वे इस काममें सहायता 
देनेमें सक्षम हे, लेकिन साथ ही ऐसा भी सुना गया है कि उन्होंने गोष्ठीमें भाग 
लेनेवाले लोगोंको इस बातके लिए आमन्त्रित किया कि वे जरूरी समझें तो दूसरा 


पत्र : ई० डॉल्बी शोल्टनको १२७ 


अध्यक्ष चुन लें, क्योकि उन्हें यह कहनेमें किसी प्रकारका संकोच नहीं होगा कि उन्होंने 
कोशिश करके देख लिया और वे असफल रहे है। 

खबर है कि श्री गांधीने समझोतेकी भावनाकी आवश्यकतापर जोर देते हुए 
गोब्ठीसें भाग लेनेवाले सदस्योसे कहा कि जरूरत हो तो आप लोग ज्यादा समय 
भी ले सकते हे, लेकिन साथ ही उन्होंने साफ-साफ कहा कि इस विषयमें अपनी 
बुनियादी मान्यताओंमें कोई परिवत्तेंन करनेको में तेयार नहीं हूँ और यद्यपि कांग्रेस 
भारतको एक महान्‌ राष्ट्रके रूपमें देखनेकी इच्छुक है, फिर भी वह फभी भी सास्प्र- 
दायिक प्रतिनिधित्वको स्वीकार नहीं करेगी और अगर वह पृथक्‌ प्रतिनिधित्वको मंजूर 
कर लेती है तो कांग्रेस कांग्रेस नहीं रह जायेगी। 


[ अग्रेजीसे ] 
हिन्दू, ६-१०-१९३१ 
९६. पत्र: ई० डॉल्बी शेल्टनको 
६ अक्टूबर, १९३१ 
प्रिय मित्र, 


पत्र पाकर बडी प्रसन्नता हुईं। उसे पढकर मुझे वेटनरमे आपके धर बिताये 
आनन्दपूर्ण दिनोका स्मरण हो आया।' 

मैने वेजिटेरियन न्‍यूज” नही देखा है।' मे तो जन्मसे ही निरामिषाहारी 
था, लेकिन जवानीके दिनोमे मूर्खेतावश कुसगतिमे पड़कर कुछ दिनोके छिए उसका 
त्याग कर दिया था। रून्दन आने पर जब मैने श्री सॉल्टका लेख पढा तो पक्‍का 
निरामिषाहारी बन गया। 

बात स्पष्ट हो गई न ? 


हृदयसे आपका, 
अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७८८९) से। 


२. अत्मकथामें ऐसा उल्ठेख मिरता है कि एक बार गावीजी बेंटनरमें किसी भन्‍नाहारी परिवारमें 
बदरे ये। पद्दां तापवें शायद उसीसे है। देखिए खण्ड ३९, पृष्ठ ५२। 

२. गाषीजी यहाँ उक्त पत्रिकाके दवालके भंकके सम्बन्धमें कद रहे है। वेसे तो वे उससे परिचित 
थे भौर उन्होंने १८९०-९१ में उसमें कुछ केख भी लिखे थे; देखिए खण्ड १। 


९७. भाषण : फ्रेंड्स ऑफ इंडियाकी सभामें' 


लन्दन 
[७ अक्टूबर, १९३१] 
जहाँतक मानवीय प्रयत्नोका सम्बन्ध है, लगता है, मैं विफल हो रहा हूँ। 
मुझपर ऐसी जिम्मेदारियाँ डाली जा रही है जिन्हे सेमालनेमें मै असमर्थ हूँ। यह 
काम बहुत कठिन है और हो सकता है, इसके अन्तमे आगे कुछ भी करने को न 
रह जाये और इन प्रयत्नोका कोई परिणाम न निकले। लेकिन इससे कोई फरक नही 
पडता | ईमानदारीसे किया कोई भी सच्चा प्रयत्न कभी विफल नही हुआ है। अपने 
कार्यके सम्बन्धर्में यदि मुझे पस्त करनेवाली जबरदस्त कठिनाइयोका सामना करना 
पड रहा है तो काफरेस और कमेटियोके बाहर मुझे आनन्द और उल्लास भी प्राप्त हो 
रहा है। ऐसा जान पड रहा है कि सामान्य लोग स्थितिको सहज ही समझ् छेते 
है। यद्यपि मे उनके लिए बिलकुल अजनबी हूँ, फिर भी वे मेरी और मेरे उद्देशयकी 
सफलताकी कामना करते हैँ। वे जानते हैँ कि मै और मेरा उद्देश्य एक ही है और 
इसलिए वे मुस्कराते हुए और मेरी सफलताके लिए शुभकामनाएँ करते हुए मुझसे 
मिलते है। छोटे-बडे सभी ऐसा ही करते है और इसलिए मुझे यह सोचकर राहत 
मिलती है कि जबतक मेरा उद्देश्य सत्यपरक और उसे प्राप्त करनेके साधन पवित्र 
और अहिंसामय है तबतक निराशाकी कोई बात नही है। 
[अग्नेजीसे ] 
यंग इंडिया, २२-१०-१९३१ 


९८. भाषण : अल्पसंख्यक-समस्या समितिकी बेठकमें 


लन्दन 
२ अक्टूबर, १९३१ 

प्रधान भनत्रीजी और मित्रो, ४ 
मुझे यह घोषणा करते हुए गहरा खेद और उससे भी गहरी लज्जा अनुभव 

हो रही है कि विभिन्न दलोके प्रतिनिधियोके साथ अनौपचारिक वातचीतमें में साम्प्र- 
दायिक प्रइनका कोई सर्वेसम्मत समाधान निकालनेमें पूर्णतया असफल रहा हूँ। एक 
मूल्यवान सप्ताह यो ही वेकार गया, इसके लिए, प्रधान मल्त्रीजी, में आपसे और अन्य 


१. महादेव देसाईके “लूदन लेटर” (हलन्दनका पत्र ) से उद्बुत। ॥॒ 

२, महादेव देसाई कहते दे कि यह सभा अत्पसंत्यक-समस्था-समितिकी उस नेठकसे एक दिन पूर्व 
हुईं थी जिसमें गाथीजी ने साम्प्रदायिक समस्याके सम्बन्धमें कोई समझौता करा सकनेमें भपनी विफल्ताकी 
घोषणा की थी। 


भाषण : अल्पसंस्यक-समस्या समितिकी बैठकमें ११९ 


संहयोगियोसे क्षमा चाहता हूँ। मुझे तसल्ली सिर्फ इस बातसे है कि इस वात॑चीतकों 
चलानेका भार जब मैने लेना स्वीकार किया था तब भी मैं यह जानता था कि 
सफलताकी बहुत आशा नहीं है। इससे भी अधिक तसल्ली इस बातसे है कि किसी 
समाधानपर पहुँचनेके लिए मैने अपने जानते कोई भी कोशिश उठा नही रखी 
लेकिन यह कहना कि बातचीतका असफल रहना हमारे लिए बहुत ही लज्जाकी 
बात है, पूरी सचाई नहीं है। असफलताके कारण भारतीय प्रतिनिधि-मण्डलके गठनमें 
ही निहित थे। हममे से प्रायः सभी, हम जिन दलो या समुदायोके प्रतिनिधि समझे 
जाते है, उनके निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। हम यहाँ सरकार द्वारा मनोनीत होकर 
भाये है, और जिनकी उपस्थिति एक सर्वेंसम्मत समाधानके लिए अत्यन्त आवश्यक 
थी, वे भी यहाँ आपको नहीं मिलेगे। इसके अलावा, आपकी यदि अनुमति हो तो 
में यह भी कहूँ कि अल्पसख्यक-समितिकी बेठकके लिए यह समय उपयुक्त नहीं था। 
इसमे वास्तविकताकी भावनाका अभाव है, क्योकि हमे यह नहीं मालूम कि हमे क्‍या 
मिलनेवाला है। यदि हमे निश्चित रूपसे यह माढछूम होता कि जो-कुछ हम चाहते है 
वह हमें मिलनेवाला है तो हम उसे इस अपराधपूर्ण वाक-कलहमे उलझकर. गँवा देनेसे 
पहले पचास बार सोचते। लेकिन यदि हमसे यह कहा जाये कि उसका मिलना 
साम्प्रदायिक ग्ृत्थीका एक सर्वंसम्मत समाधान निकालनेकी इस प्रतिनिधि-मण्डलकी 
योग्यतापर निर्भर करेगा तो परिणाम जो-कुछ हुआ वही होगा। वह समाधान स्व- 
राज्यके सविधानका शिखर हो सकता है, उसका आधार नहीं हो सकता, यदि और 
किसी कारण नहीं तो केवल इस कारण कि विदेशी आधिपत्यने हमारे मतभेदोकों 
अगर पैदा नही किया तो दुढ तो किया ही है। मुझे इसमे रत्ती-मर भी सन्देह नहीं 
है कि साम्प्रदायिक मतभेदोका हिम-शैल स्वतन्त्रताके सूर्यकी गर्मीसे गल जायेगा। 
इसलिए, मै यह सुझानेकी धुष्टता करता हूँ कि अल्पसख्यक-समिति अनिश्चित 
कालके लिए स्थगित कर दी जाये और सविधानके मूल सिद्धान्त शीघ्रातिश्रीत्र तैयार 
किये जाये। इस बीच साम्प्रदायिक समस्याका वास्तविक समाधान खोजनेका अनौप- 
चारिक कार्ये जारी रहना चाहिए और जारी रहे। अलबत्ता वह सविधानकी रचनाकी 
प्रगतिमे बाधक नहीं वनना चाहिए और उसे बाघक नही बनने देना चाहिए। हमें 
अपना ध्यान उधरसे हटाकर, जो ढाँचा हमें खडा करना है, उसके मुख्य भागपर 
केन्द्रित करना चाहिए। 
मुझे समितिको यह बतानेकी आवश्यकता नही है कि मेरी असफलताका अर्थ॑ 
एक सर्वेसम्मत समाधानकी समस्त आशाका अन्त नहीं है। मेरी असफलताका अर्थ 
मेरी पूर्ण पराजय भी नहीं है। इस तरहका कोई शब्द मेरे भाषा-कोशमे है ही 
नहीं। मेरी इस स्वीकृतिका अर्थ केवल उस विशेष प्रयासकी असफलता है जिसके 
लिए मेने एक सप्ताहका समय माँगा था और आपने उदारतापूर्वक दे दिया था; 
मेरा विचार इस असफलताको सफलताकी सीढीकी तरह इस्तेमाल करनेका है, 
और में आप सबसे भी ऐसा ही करनेकी प्रार्थना करता हूँ। छेकिन अगर गोलमेज 
परिषद्का कार्यें समाप्त होनेतक भी समझौतेकी हमारी सारी कोशिद बेकार ही 
'४८-९ 


१३० सम्पूर्ण गांवी वाहुमय 


पु कप 


रहे, तो म यह नमुजझाव रखूंगा कि प्रत्याणित संविवानमें एक थारा इस आजयकी 
जोड दी जायें कि एक न्यायाविकरण नियुक्त किया जायेगा, जो सभी दावोकी जाँच 
करेगा और उन सभी मुदोंपर, जो सुलझ नहीं पाये हूँ, अपना अन्तिम निर्णय देगा। 
न ही इस समितिको यह सोचना चाहिए कि अनौपचारिक वातचीत चहछानेके 
दिए जो समय टिया गया था वह विछकुल वेकार गया है। आपको यह जानकर 
खुबी होगी कि वहुत-से मित्र, जो इस प्रतिनिवि-मण्डलके सदस्य नहीं हैं, इस प्रब्नपर 
ध्यान दें रहे है। इनमें में सर जॉफरे कॉवेटका उल्लेख करना चाहूँगा। उन्होने 
पजावके पुनविभाजनकी एक योजना प्रस्तुत की है। यद्यपि वह स्वीकृत नहीं 
पर, मेरे खयाल्म, वह इस लायक है कि उत्तका अच्छी तरह अध्ययन किया जाये। 
में सर जॉफरेसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि वे कृपया उसे विस्तृतरूपमें प्रस्तुत कर 
सदस्योर्मे वितरित कर दें। हमारे सिख सहयोगियोनें एक और योजना प्रस्तुत की 
है। वह भी कमसे-कम इस लायक तो है ही कि उसका अध्ययन किया जाये। सर 
ह्यूबर्ट कार ने कछ रात एक मौल्कि और अनोखा सुझाव रखा कि पंजावमें विवान- 
मण्डल्के ढो सदन स्थापित किये जायें -- निम्न सदन मुसलमानोंके ठावेकों पुरा करनेके 
लिए और ऊपरी सदन सिन्वोंके दावेकों पुरा या छग॒रभग पूरा करनेके लिए। यद्यपि मेरा 
दो सदनोवाले विवान-मण्डरूमें विग्वास नहीं है, फिर भी सर ह्मवर्टके नुझावने मुझें 
बहुत आकर्षित किया है, और मैं उनसे प्रार्थना कलूँगा कि जिस उत्साहके साथ उन्होनें 
अनौपचारिक विचार-विमर्णकी सुना है और उसमें योग व्यिा है -- जिसके किए में 
उनका आभारी हूँ--उसी उत्साहके साथ वे सुझआवकों और आगे बढ़ायें। 
अन्तमें, क्योंकि इस विचार-विमर्णमें मेरी उपस्यितिका एकमात्र कारण यह है 
कि मेँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका प्रतिनिवित्व करता हूँ, इसलिए उसकी स्थिति मुझे 
स्पप्ट कर ठेनी चाहिए। ऊपरमे देखनेमें स्थिति यद्यपि कुछ और ही छगती है, विद्येपकर 
इंग्लरंड्में, पर काग्रेसका यह ढावा हैं कि वह पूरे राषप्ट्रका प्रतिनिवित्व करती है, बीर 
उन छाखो मृक छोगोंका तो विलकुछ निब्चितरुपसे प्रतिनिवित्व करती है जिनमें 
असख्य अस्पथ्य आमिल हूँ, जो अपेलाइृत अधिक उचित बार उत्तीड़ित हूँ 
एक तरहसे पिछड़ी जातियोंके नामसे जाने जानेवाले वर्ग भी झामिलत 
भी अधिक अभागे और उपेक्षित हूँ 
काग्रेसकी स्थिति संलोपमें यह है। इस विपयपर कांग्रेसका प्रस्ताव में आपके 
भाग्रे पढ़ता हूँ। 
कांग्रेसने, आरम्भसे ही, विगुद्ध राष्ट्रीयताको अपना बादर्श रखा है, उसकी 
प्राप्तिमें वह चाहे कितनी ही असफल क्‍यों न रही हो। साम्प्रदायिक बाबाबोंको 
तोड़नेके लिए वह श्रयत्त करती रही है। निम्नलिखित लाहौर शस्ताब राष्ट्री- 
यताकी ओर उसकी प्रगतिका चरम बिन्दु था: 
४ जेहरू रिपोर्टको अवधि बीत जानेंके कारण वह समाप्त हो गई है, इस- 
लिए साम्प्रदायिक प्रव्नोके सम्बन्धमें कांग्रेसकी नीति घोषित करना आवदयक है: 
कांग्रेसका यह विश्वास है कि स्व॒तन्त्र भारतमें साम्प्रदायिक प्रदन केवल 


५ 


भाषण : अल्पसंख्यक-समस्या समितिकी बैठकमें १३१ 


राष्ट्रीय नीतियोंसे ही सुलझाये जा सकते है। परन्तु क्योंकि नेहरू रिपोर्टमें सुझाये 
गये सास्प्रदायिक प्रदनोके समाधानपर सिखोंने खासतोरपर और मुसलमातों 
व अन्य अल्पसंख्यकोंनें आमतोौरपर, असन्तोष प्रकट किया है, इसलिए यह 
सम्मेलन सिखों, मुसछमानों और अन्य अल्पसंख्यकोंको यह विश्वास दिलाता 
है कि भावी संविधानमें उन प्रशनोंका कोई भी ऐसा समाधान, जो सम्बन्धित 
पक्षोंकों पूर्ण सन्तोष प्रदान न करता हो, कांग्रेसको स्वीकार नहीं होगा।” 

अतः कांग्रेसके लिए साम्प्रदायिक समस्याका कोई साम्प्रदायिक समाधान 
पेश करना सम्भव नहीं है। लेकिन राष्ट्रके इतिहासकी इस नाजुक घड़ीमें ऐसा 
महसूस किया गया कि कार्य-समितिको देशके आगे स्वीकृतिके लिए कोई ऐसा 
समाधान रखना चाहिए, जो चाहे देखनेमें साम्प्रदायिक लगता हो, पर यथा- 
सम्भव बहुत-कुछ राष्ट्रीय हो और सम्बन्धित समुदायोंको आमतौरपर स्वीकार 
हो। इसलिए कार्य-समितिने, पूर्ण और मुक्त विचार-विमरशके बाद, सर्वेसम्मतिसे 
निम्नलिखित योजना पास की है: 

१. (क) संविधानके मूल अधिकारोंसे सम्बन्धित अनुच्छेदर्मे सम्बद्ध 
समुदायोंके लिए उनकी संस्कृतियों, भाषाओं, लिपियों, शिक्षा, अपनी इच्छानु सार 
किसी भी धर्मको भाननें और उसका आचरण करनें तथा धर्मादायोंकी रक्षाकी 
गारन्दी रहेगी। 

(ख) वेयक्तिक कानूनोंकी रक्षाके लिए संविधानमें विशिष्ट व्यवस्थाएँ रहेंगी। 

(ग) विभिन्न प्रान्तोंमें अल्पसंस्यक समुदायोंके राजनीतिक और अन्य 
अधिकारोंकी रक्षा संघीय सरकारके अधिकार-क्षेत्रक्मा विषय होगी। 

२. सभी बालिग पुरुषों और स्त्रियॉंको मताधिकार प्राप्त होगा। 

और फिर इसपर एक टिप्पणी है * 

कार्य-समिति कांग्रेसके कराची प्रस्ताव हारा बालिग सताधिकारके लिए 
प्रतिबद्ध है और किसी और तरहके मताधिकारका स्वागत नहीं कर सकतो। 
फिर भी, कुछ क्षेत्रोंम मोजूद आहद्वंकाओकों ध्यानमें रखते हुए, समिति यह 
स्पष्ट कर देना चाहती है कि मताधिकार, हर हालतमें, एक-समान होगा 
और इतना व्यापक होगा कि प्रत्येक समुदायका आबादीमें जो अनुपात है वह 
निर्वाचक-सुचीमें प्रतिबिस्बित होगा। 

३. (क) भारतके भावी संविधानमें संयुक्त चुनाव पद्धति प्रतिनिधित्वका 
आधार होगी; (सर) हिन्दुओके लिए सिन्धर्मे, मुसलूमानोंके लिए असमर्मे, सिखोंके 
लिए पंजाब और पद्चिमोत्तर सीमाप्रान्तमें और हिन्दुओं व मुसलमानोंके लिए 
हर उस प्रान्तर्में, जहाँ उनकी संख्या आबादीके २५ प्रतिशत भागसे कम है, 
संघीय और प्रान्तीय विधानसण्डलोमें, आबादीके आधारपर, सीटें सुरक्षित रहेंगी 
और उन्हें अतिरिक्त सौटोंके लिए चुनाव लड़नेंका अधिकार होगा। 


१३२ सम्पूर्ण गांधी वाड्मंय॑ 


४. नियुक्तियाँ निर्देदोय लोकसेवा आयोगों द्वारा होगी, जो न्यूनतम 
योग्यताएँ निर्धारित करेगे और जो लोकसेवाकी कार्य-कुदछताका और सभी 
समुदायोंको देशकी छोकसेवाओंमें उचित हिस्सा देनेंके लिए बराबरीका अवसर 
देनेके सिद्धान्तका समुचित खयाल रखेंगे। 

५. संघीय और प्रान्तीय सन्त्रिमण्डलोंके निर्माणमें अल्पसंख्यक समुदायोंके 
हित रूढ़ि द्वारा मान्य होगे। पश्चिमोत्तर सोमाप्रात्त और बहूचिस्तानमें 
सरकार और प्रश्ासनचका रूप अन्य प्रान्तों-जेसा हो होगा। 

६- सिन्धके लोग यदि एक पृथक्‌ प्रान्तके वित्तीय भारकों बहन करनेको 
तैयार होगे तो सिन्धको एक पृथक्‌ प्रान्त बना दिया जायेगा। 

७. देशका भावी संविधान संघीय होगा। आगे और जाँचसे यदि यह 
चोज भारतके सर्वोच्च हितोंके विरुद्ध सिद्ध नहीं हुई, तो अवशिष्ट अधिकार 
संघकी इकाइयोंके पास रहेगे। 

कार्ये-समितिने पुर्वोक्त योजना खालिस सास्प्रदायिकता और खालिस राष्ट्री- 
यतापर आधारित सुझावोके बीच एक समझौतेके तौरपर स्वीकार की है। कार्ये- 
समितिको जहाँ एक ओर यह आशा है कि पुरा राष्ट्र इस योजनाका समर्थन 
करेगा, वहाँ इसरी ओर वह उन लोगोंको, जो चरम-पंथी विचारोके हे और 
इसे स्वीकार नहीं कर सकते, यह विश्वास दिलाती है कि यदि फोई अन्य 
योजना सभी सम्बन्धित पक्षोको मान्य होगी तो समिति उसे खुशीसे, बिना- 
किसी शतंके स्वीकार कर लेगी, क्योंकि वह लाहौर श्रस्ताव द्वारा इस बातके 
लिए वचनबद्ध है।' 
यह है काग्रेसका प्रस्ताव। परन्तु यदि कोई राष्ट्रीय समाधान सम्भव न हो और 

काग्रेसकी योजना किसीको स्वीकार न हो तो किसी ऐसी अन्य युक्तियुक्त योजनाका 
समर्थन करना, जो सम्बन्धित पक्षोको स्वीकार हो, मेरे लिए निषिद्ध नही है। इसलिए 
काग्रेसकी स्थिति इस प्रशनपर सम्बन्धित पक्षोके विचारोको यथासम्भव ज्यादासे- 
ज्यादा मान लेनेकी रही है। जहाँ वह सहायता नहीं दे सकती वहाँ वह रोडे नहीं 
अटकायेगी। यह बतानेकी कोई जरूरत नही है कि काग्रेस गैरसरकारी पच-फैसलेकी 
किसी भी योजनाका पूरे दिलसे समर्थन करेगी। यह कहा गया छगता है कि मैं 
विधानमडलसे अस्पृश्योके प्रतिनिधित्वके विरुद्ध हैँ। यह सचाईका मजाक है। जो-कुछ 
मैने कहा है, और जिसे फिर दोहराना जरूरी है, वह यह है कि में उनके विशेष 
प्रतिनिधित्वके विरुद्ध हूँ। मुझे यकीन है कि इससे उनकी कोई भलाई नहीं हो सकती, 
और बहुत हानि हो सकती है। परन्तु काग्रेस बालिग' मताधिकारके लिए वचनबदद्ध 
है। इसलिए, उनमे से छाखोके नाम मतदाता-सूचीमे आ सकते है। अस्पृश्यता क्योकि 
तेजीसे समाप्त हो रही है, इसलिए यह सोचा नहीं जा सकता कि इन मतदाताओं 
द्वारा मनोनीत व्यक्तियोका और लोग बहिष्कार कर सकते है। लेकिन इन छोगोको, 


१. देखिए खण्ड ४७, पृष्ठ शष७-८। 


भाषण : ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैडकी मिशनरी संस्थाओके सम्मेलनमें १३३ 


विधानमंडलोमे उनके प्रतिनिधियोका चुनाव हो, उससे कही ज्यादा आवश्यकता 
सामाजिक और धाभिक अत्याचारसे सुरक्षाकी है। रूढियोने, जो अकसर कानूनसे भी 
अधिक शक्तिशाली होती है, इन्हे इतना नीचे गिरा दिया है कि हर विचारशोल 
हिल्दूको उसपर लज्जा और पर्चात्ताप अनुभव होना चाहिए। इसलिए मै एक ऐसा 
बहुत ही कठोर कानून बनाना चाहूँगा जो तथाकथित उच्च जातियो द्वारा मेरे इन 
देशवासियोपर होनेवाले सभी तरहके विशेष अत्याचारको अपराध करार देगा। हमे 
ईद्वरको धन्यवाद देना चाहिए कि हिन्दुओका विवेक जाग रहा है, और अस्पृश्यता 
शीघ्र ही हमारे पापपूर्ण अतीतका एक अवशेष-मात्र रह जायेगी। 

[अग्रेजीसे ] 

इंडियन राउंड टेबल कांफरेंस (सेकेंड सेशन) : प्रोसीडिग्स ऑफ फेडरल स्टक्‍्चर 
कमिटी ऐंड माइनॉरिटोज कसिटी, पृष्ठ ५३०-१ 


९९. लॉड इविनको लिखें पत्रका अंश 


८ अक्टूबर, १९३१ 


आपने भेरे प्रथम प्रयत्नोकी विफलताका समाचार दुखी मनसे देखा होगा। 
लेकिन में हताश नही हूँ। प्रयत्न जारी रखूँगा। आपको दिया अपना यह वचन 
फिर दोहराता हूँ कि हमारे बीच जिन महत्त्वपूर्ण प्रइनोपर बातचीत हुईं थी उनके 
सम्वन्धमे निर्णय ढेनेसे पहले आपसे मुछाकातका समय लेकर अपनी कठिनाइयाँ आपके 
सामने अवश्य रखूँगा। 
[ अग्नेजीसे 
हैलिफंक्स, पृष्ठ ३१७ 


१००. भाषण : ग्रेट ब्रिटेन और आयरलंडकी 
मिशनरी संस्थाओंके सम्सेलनसे' ' 


ल्न्दन 
८ अक्टूबर, १९३९१ 


सभा कुछ क्षणके समोनसे आरस्भ हुई। रेवरेंड डब्ल्यू० पैठन ने, जो अध्यक्ष थे, 
गांधीजी का स्वागत किया और मिद्नरी संस्थाओकी ओरसे इस बातकी सराहना की 
कि गांधीजी कासके जबरदस्त वबावके बीच भी उनसे मिलनेके लिए समय निकाल पाये है। 
गांधोजी ने कहा कि उन्हे वहाँ आकर और ऐसे लोगोसे मिलकर, जो उपस्थित 
श्ोताओंसे कहीं अधिकका प्रतिनिधित्व करते है, प्रसन्नता हुई है और फिर वे बोले: 


१. सम्मेलन चने मिशनरी हाउस, ६ सैल्सिवरी स्ववेयरमें हुआ था और रेवरेंड ढब्ल्यू० पैरन उसके 
अध्यक्ष थे। सभा अन्तरग थी और उसकी जो रिपोर्ट समाचारपत्रोंके लिए जारी की गईं उसमें केवछ इतना 
ही कहा गधा था कि हममें मेन्रीपूण विचार-विमशे हुआ है। 


१३४ सम्पूर्ण गाधी वाइडमय 


मैं आपके आगे आज इस तरह उपस्थित हो रहा हूँ जैसे कोई कंदी अदालतके 
आगे उपस्थित होता है। पर मेरे जो जेढूर है वे दोस्त है। हमारे बीच कोई 
दीवार नहीं होनी चाहिए और किसी भी पक्षकों अपने मनमे कोई शिकायत नहीं 
रखनी चाहिए। थुवावस्थासे ही दुनिया-भरके मिशनरियोके साथ मेरे बहुत ही मैत्री- 
पूर्ण सम्बन्ध रहे है और दक्षिण आफ्रिकामे तो मेरा कुछ उच्च कोटिके ईसाई मिश्न- 
नरियोके साथ घतनिष्ठ सम्पर्क था। में बहुत ही नियमित रूपसे आपके गिरजापरोमें 
जाता रहा हूँ और अन्तरग प्रार्थना-सभाओमे भी भाग छेता आया हूँ, और जो विचार 
मैं अब व्यक्त करनेवाला हूँ वे मैने तब भी व्यक्त किये थे। 

आपके और भेरे बीच कुछ अस्थायी गलतफहमी पैदा हो गई थी। अखबारवाले 
जब सावेजनिक नेताओके मामछोकी टोह छेते है तो, कभी-कभी दुर्भावनावज्ष और 
कभी अनजाने ही, वे उन्हे गछत रूपमे पेश करते है। 

जिम्मेदार लोगोकों मेरे बहुत ही कटु अनुभवसे यह सीख लेता चाहिए कि 
रिपोर्टर जो कहे उसपर आमतौरपर विश्वास नहीं करना चाहिए। मिशनोके प्रति 
मेरे रुखके बारेमे हालमे ही जो रिपोर्ट निकली थी वह अनजानमे हुई ग्रलतबयानी 
थी, क्योकि उसके स्लोत और उस रिपोर्टरका मुझे पता चेल गया। में उस समय 
थका हुआ था और वहुत तडके सैरकों निकला था। रिपोर्टर मेरे साथ चछ रहा 
था और मुझपर सवालोकी बौछार कर रहा था। वह कोई नोदूस नही ले रहा 
था और हम बहुत तरहके विषयोपर बातचीत कर रहे थे। जब मैने आलोचना 
और व्यग्योक्तियाँ देखी तो मै तुरन्त समझ गया कि उस रिपोर्टरने, यद्यपि वह 
मित्र था, जो-कुछ लिखा है, मुझे उसका फल भोगना होगा। 

एक सार्वजनिक कार्यकर्ता और तीस सालका अनुभव रखनेवाले एक गैरपेशेवर 
पत्रकारकी हैसियतसे मैं यह वात कह रहा हूँ। सच, पूरा सच और केवल सच 
कहनेसे जो कठिनाई है, और अपने विरोधियोके साथ न्याय करनेमे जो भारी 
कठिनाई है, और उससे भी अधिक तथ्योकों ढगसे रखनेमे जो कठिनाई है, उसे में 
जानता हूँ। रिपोर्टर मेरे वारेमे जो-कुछ कहते है, उसपर आप आमतौरपर यकीन 
मत कीजिए। उनके वयानोके बारेमें यदि आपको कोई सन्‍्देह हो तो आप बयान भेरे 
पास भेजिए और उनके बारेमे मुझसे पृछिए। मेरे पास भारतके सभी भागोसे और 
इस्लैड और अमेरिकासे पत्र आये है, जिनमे मुझसे पूछा गया है कि क्या यह सच 
है कि में समस्त मिदनरी गति-विधिपर और खास कर धर्म-परिवरतेनपर प्रतिवन्ध 
लगाना चाहूँगा। मेरा जो आशय था वह इससे बिलकुल उल्टा था। 

में किसी भी तरहकी जबरदस्तीका समर्थन नहीं केर सकता। मिज्ञनरी गति- 
विधिपर प्रतिबन्ध लगाने या दूसरोके धार्मिक विदवासोमे हस्तक्षेप करनेके लिए में 
कोई कानून चाहता हूँ, इस तरहकी बातकी कल्पना तक नही की जा सकती। 

लोगोको भाषण और छेखो द्वारा, उनकी बुद्धि और भावनाकों उकसाकर, 
और उन्हे यह समझाकरः कि उनके पूर्वजोका धर्मे बुरा है, अपने धर्म दीक्षित 
करनेसे, मेरे खयालमें, मानव-सेवाकी सम्भावनाएँ सीमित हो जाती है। मेरा यह 


भाषण : ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैडकी मिशनरी सस्थाओके सम्मेनमे. १३५ 


विश्वास है कि ससारके सभी बडे धर्म, कमोबेश, सच्चे है और वे हमारे पास भगवानसे 
आये है। परन्तु क्योकि वे हमारे पास मनृष्यके माध्यमसे आये है, इसलिए उनमे 
दोष मिल गये है। यह विश्वास रखनेके कारण, मेरी यह भी धारणा है कि कोई 
भी धर्म सर्वथा पूर्ण नही है। भगवान्‌के यहाँ तो कुछ भी अपूर्ण नही है, परन्तु जैसे 
ही वह मनृष्यके माध्यमसे आता है, उसमे बराबर परिवर्तत और विकार आने लगता 
है। सत्यका अन्वेषक इस सम्भावनाको अत्यन्त विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर छेता है। 
मैने देखा है कि बोला गया शब्द सत्यकी प्रगतिको रोकता है, क्योकि उसमे विचार 
सीमित हो जाता है। कोई भी व्यक्ति विचारको शछब्दोंमे पूर्णतम अभिव्यक्ति नहीं 
दे सका है। विचार अपनी प्रकृतिसे ही असीम और अनन्त है। 

प्राथना करनेवालेका यह विश्वास होता है कि ईइहवर रहस्यात्मक ढगसे काम 
करता है, और वह यह चाहता है कि जिस सत्यको उसने स्वय देखा है वह समस्त 
ससारको प्राप्त हो। वह औरोमे बट जाये, इसके लिए वह प्रार्थना करता है। और 
वह सत्य आगे बढता है; उसके पख लग जाते है। 

में एक उपमा दूँ, जिसे देते में कभी थकता नहीं हूँ, और आशा है, आप 
मुझे इसके लिए क्षमा कर देगे। धर्म गुलावकी तरह है। वह अपनी सुगध छोडता है, 
जो हमे चुम्बककी तरह आकर्पिक करती है और हम बरबस उसकी ओर खिंच जाते 
है। धामिक ससगंकी सुगध गुलाबकी सुगधसे अधिक तीत्र होती है। धर्म-परिव्तंनके 
सम्बन्धमे इसीलिए मेरा ऐसा विचार है। जब हमें यह सनन्‍्तोष हो जाये कि हमने 
ईद्वरको पा लिया है और उसकी वाणी हमने सुनी है, तो हममे उस रहस्यको 
बाँटनेकी इच्छा होना अच्छा और उपयुक्त ही है। परन्तु जिस तरह ईश्वरकी वाणी 
हमारे पास रहस्यात्मक ढगसे आई है. हमारी यह रहस्यात्मक प्राप्ति भी हमारे 
पाससे दूसरोकी ओर उसी तरह जानी चाहिए। 

' मिजनरी कार्यके इस अशकी जहाँ मे आलोचना करता हूँ, वहाँ मै स्वेच्छासे 
यह भी स्वीकार करता हूँ कि मिशनोने परोक्ष रूपसे भारतकी भलाई की है। इसमे 
जरा भी सन्देह नहीं है। यदि मुझपर ईसाई धर्मका प्रभाव न पडा होता तो अपने 
सामाजिक कार्योमे से कुछकों तो मैने कभी हाथ लगाया ही न होता। मे खुशौके 
साथ यह कहता हूँ कि बारू-विवाहके प्रति मेरी तीव्र घुणा ईसाई प्रभावके कारण ही 
है। मे ऐसे बहुत-से लोगोके सम्पर्कमे आया हूँ जो ईसाई मिशनरियोके शानदार नमूने 
थे। मतभेदोके बावजूद, मै उनकी योग्यतासे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। 
इसीलिए आपको मेरे आश्रममे बडी उम्रकी अविवाहित लडकियाँ मिलेगी, यद्यपि उन्हे 
इच्छा होने पर विवाह करनेकी स्वतन्त्रता है। मे विश्वविद्याल्योकी शिक्षा प्राप्त 
करनेवाली महिलाओकी नही, बल्कि उन लडकियोकी वात कर रहा हूँ जो अशिक्षित 
परिवारोकी है। 

ईसाई धर्मके बारेमे कुछ भी जाननेसे पहले ही में छुआछुतका दुश्मन था। 
मेरी माँ, जिसकी में पूजा करता था, जब अपने वस्त्रोकों अछूतोके स्पर्शसे बचाती 
थी तो मुझे उसका वह कार्य समझमें नहीं आता था। इस बुराईपर ईसाई क्षेत्रोके 
जबरदस्त आक्षेपस्ते मेरी भावगाओमे और तीज़ता आ गई। 


१३६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


आदर्श मिशनरीका यदि मै कोई नमूना बताना चाहूँ तो में सी० एफ० एन्ड्रयूजका 
उदाहरण रखूंगा। यदि वे यहाँ होते तो जो-कुछ में कहना चाहता हूँ उसे सुनकर वे 
शरमा जाते। मेरा यह विश्वास है कि ससारके अन्य मुख्य धर्मोके प्रति सहिष्णुताका 
एख अपनानेके कारण वे आज पहलेसे कही अधिक सच्चे, उदार और अच्छे है। 
यद्यपि हम बहुत ही गहरे मित्र है, पर वे मुझसे कमी घर्म-परिवर्तेत और लोगोको 
ईसाई बनानेकी वात नही करते है। मेरे बहुत-से मित्र है, परन्तु चार्ली एन्ड्रयूजकी 
और मेरी मित्रता खास तौरपर गहरी है। 

पहली बार जब मैने उन्हे डववेनमे देखा तो पहली भेटमे ही हममे प्रेम हो गया। 
यदि आप मुझसे यह पूछे कि क्‍या मुझे उनमे अपनी मूलस्थितिके वारेमे कोई ढील 
या उदासीनता नजर आई है, तो में कहूँगा कि वे अपनी निष्ठामे और दूसरोके प्रति 
अपने प्रेममे पहलेसे अधिक दृढ हो गये है। मेरा ऐसा खयाल है कि जहाँ वे पहले 
हिन्दू धर्ममें दोप देखा करते थे, वहाँ आज शायद वह उन्ही दोषोकों एक और 
परिवेशमे देखते है, और इसीलिए हिन्दुओके अधिक निकट आ गये है। वे आज सैकडो- 
हजारो हिंदुओके जीवन-सुधारका एक शक्तिशाली हेतु बने हुए है। 

दक्षिण आफ़रिकाके उनके भारतीय मित्रोने मुझे लिखा कि वे तो 'दीनवन्धु' 
है। वे भगियों, अछूतोतकके प्रिय हो गये है। वे उनके पास स्वाभाविक रूपमे 
गये और उनके आचरणको उन्होने बिलकुछ सीधे ढगसे प्रभावित किया, और आज 
वे लोग उनसे बहुत ही प्रेम करते है। यदि में उनके साथ इस बातकी होड करूं 
कि दक्षिण आफ्रिकामे इन लोगोपर हममे से किसका प्रभाव अधिक है, तो वे मुझे 
परास्त नहीं करेगे --यह मैं निश्चयके साथ नहीं कह सकता। 

मै आपके सामने अपने विचार साफ-साफ रख देना चाहता हूँ और आपसे 
भी ऐसा ही करनेकी अपेक्षा रखता हूँ। मुझे आशा है कि आप अन्तर्म है कह 
सकेंगे, 'उस दिन शामकों हमने उस बूढेकी बातें सुनी और उनमे कुछ भी ऐसा 
नही था जो सच्चा और हांदिक न हो। 

गांधीजी के भाषणके बाद, और भ्रदन पूछे जानेंसे पहले, भी पैटनने वह 
प्रस्ताव पढ़कर सुनाया जो १९२४ में दिल्‍्लीके एकता सम्मेलनमें धार्मिक स्वतरंत्रतापर 
पास किया गया था।' हि 

इस सस्सेलनका यह दृढ़ मत है कि अन्तःकरण और धर्मंकी अधिकसे- 

अधिक स्वतन्त्रता अत्यावश्यक है, और सम्मेलन किसी भी उपासना-स्थानके, 

चाहे बह किसी भी धर्मका क्यों त हो, अपवित्रीकरणकी निन्‍्दा करता है, किसी 

भी व्यक्तिको कोई धर्म अपनाने या उसमें लौटनेपर किसी भी तरह शत 

या दण्डित करनेकी निन्‍दा करता है, और लोगोंको जबरदस्ती अपने धर्मस 

दीक्षित करने या दूसरोंके अधिकारोको कुचलते हुए अपने घाभिक आचारको 


१. यह उस समपक्की बात है जब गाधीजी दिल्डीमें, सितम्बर १९१४ में, साम्प्रदायिक एकताके लिए- 
अनशन कर रहे थे। देखिए खण्ड २५। 


भाषण : ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैडकी मिशनरी सस्थाओंके सम्मेलनमें. १३७ 


जबरदस्ती लागू करनेके हर प्रयासकी निन्‍दा करता है। यह सम्मेलन भारतके 
विभिन्न सम्प्रदायो्में और भी अच्छे सस्बन्ध विकसित करनेके आम सिद्धान्तोंको, 
जो पुर्वोकत प्रस्तावमें रखे गये है, प्रयोगमें छानेकी दृष्ठिसि और सभी धर्मों, 
विश्वासों और धामिक आचारोंके प्रति पूर्ण सहिष्णुता पैदा करनेकी दृष्टिसे, 
अपना यह मत व्यक्त करता है: 
कि प्रत्येक व्यक्ति या समुदायकों, दूृसरोंकी भाववाओका समुचित आदर 
करते हुए और उनके अधिकारोंमें हस्तक्षेप किये बिना, अपने विश्वासोंको रखने 
और व्यक्त करने और किसी भी धामिक आचारका पालन करनेकी पूर्ण 
स्वतन्त्रता होगी। इस तरहके व्यक्ति या समुदायकों, किसो भी हालतमें, किसी 
अन्य धर्मके संस्थापकों, पुज्य व्यक्तियों या सिद्धान्तोंका अपमान नहीं करना 
चाहिए। 
कि प्रत्येक व्यक्तिको किसी भी धर्मका अनुगमन करने और जब इच्छा 
हो तब उसे छोड़ देनेकी स्वतन्त्रता है और इस तरहके धर्मे-परिवर्ततके कारण 
जिस धर्मको उसने छोड़ा है उसके अनुयायी उसे कोई दण्ड नहीं दे सकेंगे 
ओर उसपर कोई अत्याचार नहीं कर सकेंगे। 
कि प्रत्येक व्यक्ति या समुदायकों यह स्वतन्त्रता है कि वह तकंसे या 
समझा-बुझाकर किसीका धर्स-परिवर्तत कर सकता है, या उसे उसके पुराने 
धर्मंमं फिरसे ला सकता है। पर उसे बल-प्रयोग, धोखाधड़ी या अन्य अनुचित 
साधनोसे, जसे कि भौतिक प्रलोभन बेकर, ऐसा करने या इसे रोकनेकी कोशिश 
नहीं करनी चाहिए। १६ वर्षसे कम आयुवालोंका, यदि उनके माता-पिता था 
संरक्षक घर्मं-परिवर्तत न कर रहे हों तो, धर्मे-परिवर्तत नहीं करना चाहिए। 
यदि अपने माता-पिताके या संरक्षकके बिना, और अपने लोगोंसे बिछुड़ा हुआ 
१६ बर्षसे कम आयुका कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्सवालेको मुसीबतर्मे पड़ा 
मिल जाये तो उसे तुरन्त उसके अपने धर्मके किसी व्यक्तिको सौंप देना चाहिए। 
घसम-परिवर्तत या पुराने धर्ममें फिरसे छौटनेकी कोई भी घटना गुप्त नहीं 
रहनी चाहिए। 
मिस्टर पैटनने बताया कि गांधीजी यद्यपि उस समय अनद्न कर रहे थे, फिर 
भी उन्होंने इन भ्रस्तावोंका ससविदा तैयार करनेमें मुख्य भाग लिया था। उन्होंने 
कहा, मुझे आशा है कि ये प्रस्ताव गांधीजी के विचारोंका अब भी प्रतिनिधित्व 
करते हे। 
इस बातको गांधीजी ने स्पष्टरूपसे स्वीकार किया। 
लन्दन मिशनरी सोसाइटीके रेवरेड गॉडफ्रे फिल्प्सने कहा: 
में चाहता हेँ कि ईसाई मिशनोंको लेकर अछूतोंमें इस समय जो-कुछ चल 
रहा है, उसके बारेमें हम एक-दूसरेको अच्छी तरह समझ लें। दुनियामें ऐसे स्थान 


(२८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


है जहाँ 'गुलाबकी सुगंध” नहों है। अपने अनुभवसे हमने यह देखा है कि असली 
अछूत, यानी ऐसे अछूत वर्गके वे लोग, जो ससाजसे सर्वथा बहिष्कृत होते हे, जब बिलकुल 
हो दोन-हीन और असहाय अवस्थामें होते हे तब हम, उनके अन्तःकरणमें कोई ऐसी 
चीज रोपे बिना जो जीवनदायो शक्ति रखती हो, कोई स्थायी कार्य नहों कर सकते। 
और हमारा अनुभव हमें बताता है कि वह चीज है --ईसाके माध्यमसे ईदवरके 
साथ नाता जोड़ना। हम उत्ततक उनकी पूरी बिरादरीके जरिये ही पहुँच सकते 
है। भूले जन-साधारणके लिए महात्माजी की जो भावनाएँ हे उन्हें हम स्वीकार करते 
है। छुआछूतको मिटानेकी उनको जो आकांक्षा है उसमें भो हम उनके साथ है। 
पर, हम यह भी महसूस करते हे कि अछूतके भीतर हमें कोई चीज ऐसी भी रखनी 
चाहिए जो उसके भोतर सदा काम करे। क्या हम एक-दूसरेको और अच्छो तरह 
समझ नहीं सकते ? कभी-कभी जब हम अपने कार्यके लिए जमीन लेनेकी कोशिश 
करते है, तो महात्माजी के अनुयायी ही हमें रोकते हे। महात्माजी चाहे यह न चाहते 
हो कि हम लोगोका धर्म-परिवर्तत करे, पर घसे-परिवतेनमें हमारा जो विश्वास है 
उसका कारण यह तथ्य है कि हमें सचमुच कोई और सागे दिखाई नहीं देता। 


गाधीजी * श्री फिलिप्सने जो प्रश्न रखा उसके लिए में उनका आदर करता 
हैँ। कानून या बल-प्रयोगसे में धर्म-परिवर्ततके कार्यको रोकना नहीं चाहता हूँ। पर, 
मैं श्री फिलिप्स और अन्य मिशनरियोको यह जरूर समझाना चाहता हूँ कि मेरी 
अपनी विनम्र रायमें यह एक गलत तरीका है। उन्होने गुलाबकी मेरी उपमाका 
प्रयोग किया है। उनका कहना है कि मिशनरीको मानो अछूतोके पास गुलाब छे 
जाना होता है। में तो उसे एक चलता-फिरता गुलाब कहना चाहूँगा, और उसे कुछ 
और बननेकी जरूरत ही नहीं है। उसे ईश्वरकी चर्चा करनेकी जरूरत नही है, 
क्योकि ये छोग ईदइवरको उसमे और उसके आचरणमे अकित देख ही सकेंगे, जैसे कि 
यदि किसी अछूतके घरके बाहर गुलाब रोप दिया जाये तो वह चुपचाप अपनी सुगव 
फैलायेगा। गुलाबको बोलनेकी जरूरत नहीं होगी। यदि श्री फिलिप्स यह सोचते 
है कि अछृतोकी सहायताकों जानेसे पहले उन्हे अछूतोके पास ईश्वरका सन्देश, या 
बाइबिलका सन्देश ले जाना चाहिए, तो मुझ-जैसे आदमीके पास तो उन्हे वह सन्देश 
और अधिक ले जाना चाहिए। हजारो अछूतोसे मिलने-जुलने और इस तरहका बहुत 
काम करनेके बाद ही मैं इस चीजपर जोर दे रहा है। उनकी [ मिशनरियोकी ] 
भाषा वे लोग नही समझते। मैं क्योकि उनकी भाषा बोलता हूँ, इसलिए मुझे वे ज्यादा 
अच्छी तरह समझते है। मै उनसे उनकी अधोदशाके बारेमे बात करता हें, ईइवरके 
बारेमे मैं बात नहीं करता। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इसी ढगसे मे उनके 
पास ईइ्वरका सन्देश ले जाता हूँ, जैसे कि किसी भूखे आदमीको जो रोटी मे देता 
हूँ उसीके द्वारा मैं उसके पास ईब्वरका सन्देश ले जाता हूँ। मुझे कोई स्वार्थ सिद्ध 
नही करना है। मुझे उसका शोषण नही करना है। मै उसे बस रोटी दे देता हूँ । 
यदि मैं ईद्वरको अछूतके पास छे जाना चाहता हूँ, तो मुझे उसे उसी रूपमे ले 


भाषण : ग्रेट ब्रिटेत और आयरलैडकी मिशनरी सस्थाओके सम्मेलनमें १३९ 


जाता चाहिए जिस रूपमें उसे उसकी जरूरत है। में अछृतोके पास जाता हूँ और 
कहता हूँ, 'जिस ईश्वरकी आपको जरूरत है उसके सिवा और कौन-सा ईइवर मैं 
आपको दे सकता हूँ।' 

गांधीजी ने फिर “अछूत” जातिके एक बूढ़ेकी दमनीय दशाका उदाहरण विया, 
जिसे किसीके सामने आनेतककी इजाजत नहीं थी। गांधीजी ने कहा: 

उसे एक मान-पत्र भेट करनेंके छिए मेरे पास छाया गया था। वह हर चीजसे 
डरता था, जैसे कि किसी देहातीको“ लन्दनकी रेल्पेठके बीच खडा कर दिया गया 
हो। जो मान-पत्र उसे देना था वह उसके हाथसे ग्रिर पडा। पर मैने उसे उठा लिया 
और उसे उसको पकडनेका सही ढग बताया। अपने रवेयेसे में उसका विश्वास प्राप्त 
करनेमे सफल हो गया, और मुझे छुगा कि ऐसा करके मैने उसे ईइवरका एक सन्देश 
दिया है। यदि में एक ईसाई मिशनरी होता (और ईसाई मिशनरियोके हृदयमे में प्रवेश 
कर सकता हूँ) तो उन छोगोके बीच मैं उसी तरह जाता जिस तरह कि एल्विन' 
गये है। वे आजकल अछूतोमे काम करनेकी योजना बना रहे है। वे अछूतोके 
बीच एक ईसाई आश्रम स्थापित करेगे, जिसमे मिट्टीकी एक झोपडीके अन्दर उनके 
अपने लिए और उनके साथियोके लिए एक गिरजा होगा। वे अपने जीवनको 
ईदवरके निर्देशानुसार चछाते हुए, केवल उनके वीच रहना चाहते है। 

बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटीके रेवरेंड सी० ई० बिल्सनने कहा: 

मेरे बिचारसे धामिक जीवनकी व्याख्या एक शिष्यके जीवनसे की जा सकतो 
है। हम सब शिक्षार्थी हे। सच्चा घर्म-प्रचारक अपनेको एक शिष्य मानता है, जिसपर 
अपने प्रभुके आदेशको पूरा करने और दूसरोंको शिष्य बननेंके लिए राजी करनेका 
वायित्व होता है। मुझे रूगता है कि श्री गांधी धारमिक शिक्षाकों नापसन्‍्द करते है, 
उसकी रूगभग निनन्‍्दा करते है। वे ऐसा कहते मालूम होते हे कि हमें छोगोके बोच 
जाना चाहिए और रहना चाहिए, पर उन्हे शिष्य बनाने या उनमें नई आस्था 
जगानेकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह चीज मुझे ञी गांधीके पूरे जीवनका खण्डन 
करतो लगती है। क्‍या श्री गांधीका आद्यय यह है कि यद्यपि हम ईसा मसीहको ज्ञात 
विभूतियोंमें सर्वोच्च मानते है, तो भी हसारा भारत या किसी जगह जाना और 
लोगोंकों शिष्य बनानेकी कोशिश करना, ईसाके परम सत्यको शिक्षा देना ठोक नहीं 
है? गांधीजी आज हमें उपदेश ही तो देते रहे है। क्या उनका आशय सचमुच समस्त 
उपदेशके बहिष्कारसे है? 

गाधीजी . भाषा अर्थके सप्रेषणमे असफल रहती है, बोला गया शब्द विचारको 
सीमित कर देता है। लिखने और बोलने दोनोके लिए गुजाइश है, यद्यपि मुझे 
लगता है कि यदि मैं कम लिखूँ और वोलूँ तो वह प्राय ज्यादा अच्छा रहेगा। 
पर मेँ किसीको अपने धर्ममे दीक्षित करनेकी कोशिश नहीं करता हूँ। अपनी 
मान्यताओमें मेरी निष्ठा इतनी दृढ़ तो अवश्य है कि मैं उनके लिए अपने 


१. वैरियर एल्विन। 


१50 सम्पूर्ण गाधी' वाहमय 


आ्राण भी दे दूँ, छेकिन इतनी नही कि मै अन्य छोगोसे भी उन्हीं वातोमे विश्वास 
करनेको कह सकूँ। में यह जानता हूँ कि ईश्वर मेरे छिए कया चाहता है। पर मै इतना 
अहकारी नही हूँ जो यह मानूं कि मै यह भी जानता हूँ कि ईदवर औरोके लिए 
क्या चाहता है। धामिक सत्य हमारे पास रहस्यात्मक ढगसे पहुँचता है। पॉल और 
दूसरोके जीवनमे जो क्रान्ति आई वह किस तरह अचानक ही आ गई थी! धर्म 
एक ऐसा मामला है जिसे ईइवरपर छोड देना चाहिए। में यह नहीं कहता कि 
उपदेश मत दो'; [में इतना ही कहता हूँ कि) मनुष्यकों उस चरम प्रकाश 
तक ले जाओ जो उसका अपना धर्म उसे देता है। में यह जानता हूँ कि वाइविलका 
सन्देश जिनके लिए स्वय अपने जीवन-जितना ही पवित्र है, उनसे एक विलकुछ अनजान 
व्यक्तिका यह सव कहना कितनी धृष्टता है। पर मैं आपसे एक ऐसे व्यक्तिकी 
हैसियतसे वात कर रहा हूँ जिसे ईश्वरकी तछाश है--ठीक उसी तरह जिस तरह 
कि आपको भी है। 

एक बार मेरे कुछ मित्रोनें सोचा कि यदि मेरी श्री एफ० बी० मेयरके 
साथ बातचीत हो तो में धर्म-परिवर्तत कर रूगा। उनका यह खयाल था कि ईसाके 
सन्देशको स्वीकार किये विना में अपूर्ण हूँ, और इसलिए बे मुझे श्री मेयरके 
सम्पर्कमे लाये। उन्होने मुझसे पूछा . “क्या आपको जान्ति भ्राप्त हो गई है?” मैने 
जब कहा “हाँ,” तो वे बोले, “मुझे आपसे अब कुछ नहीं कहना है।” धर्म एक 
व्यक्तिगत मामला है, और मै किसी दूसरे आदमीसे हिन्दू या पारसी वननेके लिए 
नही कहुँगा। ऐसा करके मै अपने विद्वासके प्रतिकूल आचरण करूँगा। में आपके 
आगे अपना अनुभव रख रहा हूँ और आपको, साथी कार्यकर्ता होनेके नाते, यह 
दिखानेकी कोशिश कर रहा हूँ कि यदि आप मेरे दृष्टिकोणसे चीजोकों देख सके 
तो आपका कार्य अधिकाधिक फूले-फलेगा। आपमे आत्मत्यायकी आइचयेजनक भावना 
है, आप महान्‌ सगठनकर्त्ता है, आप भले आदमी है। आपके लिए सेवाके अब- 
सरोको मै बढाना चाहता हूँ। में आपके और भी निकट आकर काम हज चाहता 
हूँ। पर मैं यह नहीं चाहता कि आप भारतसे उसका धर्म बदलवायें। 

कलकत्ताके ऑवक्सफोर्ड मिद्वानके रेवरेड डब्ल्यू० एच० जी० होम्सने कहा: 

दक्षिण भारतमें में कुछ भारतीय छात्रोके साथ एक पगडंडोसे जा रहा था 
जो एक खेतमें से गुजरती थी। जब हम भारतीयोकी एक टोलीके पास पहुँचे तो वे 
छोग एकदम कोई ४० गज दूर, खेतके बीच चले गये। मेने उत भारतीयोके पास 
जाकर पूछा कि आपने ऐसा क्‍यों किया। उन्होनें ऐसा इसलिए किया था कि उन्हे 
डर था कि हम ब्राह्मण है और इसलिए उन्हें बहाँसे हट जाना चाहिए । से तब 
उनसे कहा, आपको ऐसा करनेकी जरूरत नहीं थी, क्योकि हम ईसाई हैं और जापको 
अपना भाई मानते है, स्वगंर्में एक पिता है, जिसे आप हमारे-जितने ही प्रिय हैं। 
उन्होने जबाब दिया, “ये शब्द मधुर है, क्या आप हमारे गाँव आने और वहाँ एक 


१, देखिए खण्ड ४६, पृष्ठ २७-९। 


प्षाषण: प्रैट ब्रिटेन और आयरलैडकी मिश्षनरी संस्थाओंके सम्मेलन. १४३ 


स्कूल खोलनेंकी कृपा करेंगे।” क्या हमारे लिए यह ठीक नहीं होगा कि हम उन्हें 
उस परम पिताके बारेमें उपदेश दें जिसके विषयमें मेने उनसे कहा था कि वह उनसे 
उतना ही प्रेम करता है जितना कि हमसे ? और क्या भरी गांधी उन्हें इस बातके लिए 
प्रोत्साहित करेंगे कि वे हमें इन लोगोंकी शिक्षाके लिए जमीन छेने दें और उसपर 
इमारत आदि बनाने दें? 

गाधीजी . हाँ, मैं ऐसा करूँगा, पर एक शर्तंपर कि आप उन्हें उस धर्मेके 
द्वारा, जो उनका है, उनके पूर्व॑जोके धर्मकी शिक्षा दे। उनसे यह मत कहिए: “उस 
पिताकों जाननेका एकमात्र मार्ग केवल हमारा मार्ग है।' ईश्वर अछूतोका पिता है, 
हम सबका पिता है। पर वह पिता आपके आगे एक और वेझमे प्रकट होता है। 
अछूतको वह पिता उस रूपमे दिखाइए जिस रूपमे वह उसकी परिस्थितियोमे प्रकट 
होता है। वैसे यदि आपको यह विश्वास हो कि असली पिताको हम बिलकुल 
जानते ही नहीं है, तो और बात है। तब, नि सन्देह, यह कहना आपका कत्तंव्य हो 
जाता है कि “जिसे तुम पिता समझते हो वह पिता है ही नहीं। तुम जिस बातपर 
विश्वास करते हो वह शैतानकी बात है।” मुझे कभी-कभी ऐसे पत्र मिलते है जिनमें 
यह कहा गया होता है कि मै अच्छा आदमी हूँ, पर शैतानका काम कर रहा हूं। 
मुझे ऐसा महसूस होता है कि में भी उसी पिताकी पूजा करता हूँ, यद्यपि एक भिन्न 
रूपमे करता हूँ। “गॉड ' के रूपमे उसकी पूजा करना मेरे लिए उचित नही होगा। 
वह नाम मुझपर कोई प्रभाव नही डालता, पर जब में उसे रामके रूपमे सोचता हूँ 
तो वह मुझे पुलकित कर देता है। ईश्वरको गॉडके रूपमे सोचनेसे मुझमे वह भावावेद्ञ 
नही आता जो रामके नामसे आता है। उसमें कितनी कविता है। मैं जानता हूँ कि 
मेरे पूर्वजोने उसे रामके रूपमे ही जाना है। वे रामके द्वारा ही ऊपर उठे है, और 
में जब रामका नाम छेता हूँ, तो उसी शक्तिसे ऊपर उठता हूँ। मेरे लिए गॉड ' 
नामका प्रयोग, जैसा कि वह बाइबिलमे प्रयुक्त हुआ है, सम्भव नहीं होगा। वह 
अनुभवके इतना प्रतिकूल है कि मै उसकी ओर आकर्षित नहीं हूँगा। उसके द्वारा मेरा 
सत्यकी ओर उठना मुझे सम्भव नही छगता। इसलिए मेरी समूची आत्मा इस शिक्षाको 
अस्वीकार करती है कि राम मेरा ईश्वर नहीं है। अछूतोके पास जाइए, उनके लिए 
स्कूल खोलिए, उन्हे सब-कुछ दीजिए, पर अपने इस विचारकों मनमे रखकर नही। 
यदि कोई मुझे यह समझा सके कि परमेश्वरतक एक विशेष मार्गसे ही पहुँचा जा 
सकता है, तो मैं एक क्षणके लिए भी शिझ्कूँगा नहीं, बल्कि उसको पानेके लिए मेँ 
दुनियामें कही भी जा सकूँगा। छेकिन तब मुझे अपने जीवनको नये सिरेसे ढालना 
होगा। मेरा अपने सिवा कोई शिष्य नहीं है, और वह शिष्य जबरदस्त है। मेरे 
अनुगामी है, पर वे शिष्य है, ऐसा में नहीं मानता। मुझे शान्तिकी तलाश है, और 
जो जीवन मैं जीता हूँ उसीमे से मुझे ईश्वरकों दिखाना है। में अपनेकों अपने वधु- 
मानवोके लिए समर्पित करता हूँ। शान्तिका और सुखका भी यही रहस्य है। 


१. देखिए खण्ड ४०, पृष्ठ ६१-७। 


रा सम्पूणं गाघी वाड्मय 


सम्मेलनके एक सदस्यने दो प्रदन पुछे। पहला यह कि क्या गांधीजी ने 
माँटले अपनी भेंटमें यह कहा था कि ईसाई िज्लॉ का आधा सर्वया बुरा रा! 
गांधीजी नें कहा कि उनका इस कथनसे कोई सम्बन्ध नहीं है, और यह बात फिर 
दोहराई कि उन्हें गलत पेश किया गया है। प्रहनकर्त्ताने इसके बाद इंसाइयोंको दिये 
गये इस आदेशका उल्लेख किया कि सारी दुनियामें जाओ और प्रत्येक प्राणीकों बाह- 
बिलका उपदेश दो। इसका उत्तर गांधीजी ने यह दिया कि यदि प्रइनकर्त्ताकों यह 
चिहवास है कि ये बाइबिलके ईइ्वर-प्रेरित शब्द हे, तो उसे निएचयके साथ उनका 
पालन करना चाहिए--एक गैर-ईसाईसे वे इसको व्याख्या क्‍यों चाहते हे? 

श्री पेटननें सभी उपस्यित छोगोकी ओरसे ग्रांधीजी को हृदयसे इस बातके लिए 
धन्यवाद दिया कि वे उनके आगे निइछलता और सौहार्दपुर्ण ढंगसे बोले। - . . 

चर्च मिशनरी सोसाइटीके रेवरेंड डब्ल्यू० बिलसन कंशने श्री गांधीकी सभाकी 
ओरसे धन्यवाद दिया। 

[अग्रेजीसे ] 

स्रेट ब्रिटेग और आयरलैडकी मिशनरी सस्थाओके सम्मेलनके रेकार्ड से। 

सौजन्य . रेवरेड सी० बी० फर्थ 


१०१. भेंट: मदास मॉन्‍्टेसरीसे 
[९ अक्टूबर, १९४३१ था उसके पूर्व | 


गांधीजी ने उनका अभिवादन करते हुए कहा: 

हम एक ही परिवारके सदस्य है । 

सदाम सॉन्‍्टेसरी बोलीं: “से आपके लिए बच्चोंका अभिवादन लाई हूँ। 

गाधीजी . यदि आपके बच्चे है तो मेरे भी बच्चे है। भारतमें मित्रगण मुझसे 
आपका अनुकरण करनेके लिए कहते है। मैं उनसे कहता हूँ, नहीं, मुझे आपका 
अनुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको और आपकी प्रणालीमें जो मूल सत्य है 


उसे आत्मसात्‌ करना चाहिए। 
भदास सॉन्‍्टेसरी: में अपने बच्चोसे गांधीजी के हृदयकों आत्मसात्‌ करनेके लिए 
कहती हूँ। से जानती हूँ कि वहाँ, विध्वके आपवाले भागमें मेरे लिए यहाँसे अधिक 
गहरी भावनाएँ हे। 
गाधीजी : हाँ, यूरोपसे बाहर, भारतमें आपके सबसे अधिक अनुगामी है। 
[ अग्नेजीसे | 
यंग इंडिया, २२-१०-१९३१ 
२. यह मेंट्वार्ता महादेव देसाईके ९ अक्टूबरके “लन्डन ऐेटर ” ( उन्दनका पत्र) से छी गई है। 
व सेंट अनुमानत ७ अक्टूवरकों हुई होगी, देखिए “ पत्र: जे० थिभोडोर ईरिसको ”, पृष्ठ २९-९-१९३१। 
बुधवार ७ अक्टूबरकों था 


१०२. भेंट: ज्ञॉ डेसमंडको' 


लन्दन 
[९ अक्टूबर, १९३१ या उसके पूर्व | 
उन्होंने बच्चेकी शिक्षाके प्रन्‍नपर बातचीत कौ। गांधीजी ने आत्मसंयमका महत्त्व 
और वयस्क आदसोकी तरह बच्चेके जीवनरमें भी वह कितनी भहान्‌ भूमिका अदा 
करता है -- इसका अपना जीवन-भरका अमूल्य अनुभव उन्हें बताया, और उन्होंने 
बहुत ही एकाग्रतासे वह-सब सुना। उन्होंने पूछा, “ आजकी इस विश्यृंखहताका कारण 
क्या है? ” गांधीजीने कहा: 
शोषण, शक्तिशाली राष्ट्रो द्वारा दुर्ब राष्ट्रोका तो में नहीं कहँगा, पर बधु 
राष्ट्रो ढ्वारा बन्धु-राष्ट्रीको झोषण। और मशीनपर मेरी आपत्तिका मूल आधार यह 
तथ्य है कि इन राष्ट्रोको दूसरोका शोषण करनेकी सामथ्यं मशीन ही देती है। 
अपने-आपमे वह एक जड वस्तु है और उसे अच्छे या बुरे किसी भी उद्देश्यमे लगाया 
जा सकता है। पर, जैसा कि हम जानते है, उसे आसानीसे बुरे उद्देश्यमे रूगाया 
जा सकता है। 
श्री डेससंडने पूछा: “आपके खयालमें क्या यहाँ इन सब लोगोंको आवद्यकतासे 
अधिक खाना नहीं मिलता है? हम इन्हें कम खानेकी शिक्षा कंसे दे सकते हे?” 
गांधीजी ने कहा: 
परिस्थितियाँ शिक्षा देगी। इन्हे जल्दी ही एक दिन यह समझना होगा कि 
इस्लेड अपनी पुरानी खुशहालीपर अब लौटनेवाला नही है। इन्हे यह समझ लेना 
चाहिए कि बहुत-से राष्ट्र इस लूटमे इसके साथ हिस्सा बाँटनेकी घातमे है। जैसे 
ही उन्होने ऐसा किया, ये फिर जितनी चादर होगी उतने ही पाँव फैलायेगे। 
/ इसलिए यह संकट ”, श्री डेसमंड अपनी बातपर पूरा जोर देते हुए बोले, 
/ निशसन्देह, एक बड़ी चीज है।” 
[अग्नेजीसे ] 5 
यंग इंडिया, २२-१०-१९३१ 


१. महादेव देसाईके ९ अक्टूबर के “ऊूडन छेटर” (रून्दनका पत्र ) से उद्धत्त है। 


१०३. पत्र: अरेस्ट एस्डेलको 


८८, नाइट्सब्रिज 
लन्दन, डब्ल्यू० 
$ अक्टूबर, १९३१ 
प्रिय मित्र, 


आपके पत्रके' लिए धन्यवाद। यदि सोमवार, इसी १९ तारीखको ८ बजेका समय 
आपके लिए सुविधाजनक रहे, तो क्लबके सदस्योके आगे भाषण देना मुझे सह 
स्वीकार है। हि 
हृदयसे आपका, 
श्री अर्नेस्ट एस्डेल, 
कास्टीट्यूडनल क्लब 
नॉर्दम्वरलैड एवेन्यू, डब्ल्यू० सी०-२ 


अग्नेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १ ८०४५) से । 


१०४. पतन्न: महमृदुल्लाको 


८८, नाइट्सब्रिज 


लन्दन, डब्ल्यू० 
९ अक्टूबर, १९३१ 


आपका पत्र मिछा। आप अकारण क्षुव्ध है। में आपको अपना विद्वासपात्र 
नही मानना चाहता, ऐसी कोई बात नही है।' बात केवल यह है कि जिसे विश्वास- 
पात्रको ही दिया जा सके, ऐसा कुछ गुद्य मेरे पास था ही नहीं। मेरे पास अपना कोई 
रहस्य नही है, हाँ, कभी-कभी मुझे दूसरोके रहस्य ,अपनेतक रखने होते है। पर 
मुझसे आपके सम्वन्धोपर उसका कोई असर नहीं पड सकता। 


१. शी भर्नेर्ट एस्डेलने ७ भवटूबरके अपने पत्रमें गाधीजी से “ढन्दनके सबसे महत्तपूर्ण राजनीतिक 
वेंठठ *, कार्टीट्यूडनछ बल्वमें भाषण देनेकी प्राथना की थी। अर्नेस्ट पस्ढेल्के श्स पत्रते ज्ञात होता है 
कि इससे पके भी गाघीजी ने उन्हें एक पत्र छिखा था, छेकिन उक्त पत्र उपलब्ध नहीं है। पे 

२. ओऔरी महमूदुल्छाने ७ अवटूबरके अपने पत्रमें कद था कि वे “ हिन्दू-मुस्िम विवादको निपटनेमें ? 
हाथ वैंटाना चाहते हे, पर “आपका विश्वासप्राञ्न होनेका ठावा न कर सकने ” के कारण इसमें अडचन 
गाती है। 


पत्र : एस० सत्यमू्तिको १४५ 


यदि कोई बातचीत चलानी थी तो वह श्रीमती नायडू चला रही थी। इसलिए 
ऐसा कुछ नहीं था जो मै वस्तुत. कर सकता। आप मुझे कुछ सूचना देनेके लिए 
आये, और में इसके लिए आपका आगभारी हूँ। 

जहाँतक हिन्दू प्रतिनिधियोका सवाल है, में शिकायत को सचमृच समझ नही 
सका। मे हर उस आदमीसे मिला हूँ जो मूझसे मिलना चाहता था। जहाँ परामरँकी 
इच्छा प्रकट की गई, वहाँ मैने इस तरहके परामशंमे भाग लिया। जहाँतक नेतृत्वका 
सवाल है, में अपनेको किसी एक वगेका नेतृत्व करनेके योग्य नहीं समझता, और 
आम नेतृत्वके लिए मेरे पास कोई आधार नहीं है। 


हृदयसे आपका, 
श्री महमूदुल्ला 
अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १८०४६) से । 
१०५. पन्न: एस० सत्यम्‌तिको 
८८, नाइट्सब्रिज 
लन्दन, डब्ल्यू ० 
९ अक्टूबर, १९३१ 


प्रिय सत्यमूर्ति, 

आपका पत्र मिला, जिसमे आपने हमारी माँगोकी व्याप्तिके बारेमे-- 
भारतीय रियासतरोकी प्रजा, प्रतिरक्षा, विदेशी मामलो और वित्तके बारेमे -- मुझे 
अपने विचार लिखें हैं। पता नही, इन विषयोपर हम कब पहुँचेगे, पर इन चार 
मुद्दोपर जो-कुछ आपने कहा है, बेशक में उसका ध्यान रखूँगा। 


हृदयसे आपका, 
श्री एस० सत्यमू्ति 
२/१८, कार स्ट्रीट 
ट्रिप्लीकेन, 


सद्रास 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १८०४७) से । 


४८-१० 


१०६- टिप्पणी: सी० लेवेलीन हॉवेलके पतन्नपर 


९ अक्टूबर, १९३१ 
असम्भव। 


अग्नेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७७१९) से। 


१०७. भाषण : संघ-संरचना समितिके समक्ष 


लन्दन 
- ९ अक्टूबर, १९३१ 
श्रीमान्‌ छॉर्ड चासूर, में जानता हूँ कि इस समितिकी कार्यवाहीके स्थगित 
होनेमे कुछ हृदतक में हेतु रहा हूँ; और उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिमें होनेंके कारण 
मुझे अब यह कहते हुए कि हम एक मिनट भी वरबाद नहीं कर सकते, ' सकोच 
महसूस हो रहा है। जैसा कि आपने वहुत ही ठीक फरमाया है, हम यहाँ, कई हजार 
मील दूर, काम करनेके लिए आये है, मनोरजनके लिए या छुट्टियाँ विताने नहीं आये 
है। इसलिए निदचय ही मैं यह कहूँगा कि यदि यह किसी तरह सम्भव हो तो हमें 
एक मिनटकी भी प्रतीक्षा किये बिना सघ-सरचना समितिका काम जारी रखना चाहिए। 
यदि हमारे मनमे, व्यक्तिगत या सामूहिक रूपसे, कही यह विचार छिपा है कि चाहे 
हम सघ सरचना समितिकी कार्यवाहीमे भाग लेते रहे, पर जबतक अल्पसख्यकोका 
प्रशन सुलझता नहीं है, हम वस्तुतः अपने कार्यमें आगे बढे बिना प्रतीक्षा ही करते 
रहेगे --- यदि सचमुच हमारे मनमे यह भावना है जिसे व्यक्त करनेकी हममे इच्छा 
था हिम्मत नही है--तो में यह सुझाव दूँगा, कि हम इस भावनाकों व्यक्त करे और 
एक निरचयपर पहुँचे। 
मैने खुद कछू अपना यह सुचितित मत व्यक्त करनेकी कोशिश की थी कि 
इस समितिके कार्यसे उसका कोई वैसा अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है। अल्पसख्यकोका 
प्रथ्त यदि सबसे महत्त्वपूर्ण नही तो एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रदन तो है ही। 
मेरे अपने मनमे उसका सदा एक स्वाभाविक स्थान रहा है। पर, वह दूसरे उतने 
ही महत्त्वपूर्ण प्रननोपर कभी भी हावी नहीं हुआ है। और अब, सात दिनतक 
इस प्रइनपर इतनी मेहनत करनेके बाद, मेरे आगे यह चीज पहलेसे भी अधिक साफ 


१, यह टिप्पणी ोॉवेल्के १४ सितम्बरके पत्रके ऊपर लिखी थी। पत्रमें गाधीणी से “ मेरी पुस्तकमें से 
लिये गये कुछ पृष्ठोपर इस्ताक्षर” करने का भनुरोध किया गधा था। 
२, अध्यक्षने यद्द छुझाव रखा था कि समा मगल्वार १३, अक्टूबरतकके छिए स्थगित कर दी जाये। 


भेट : एच० एन० ब्रेल्सफोड्डको १४७ 


हो गई है कि जबतक बडे बुनियादी प्रइन सुलझ नही जाते, अल्पसंख्यकोंका प्रदन 
शायद सुलझेगा ही नहीं। अपनी इस घारणाके कारण मे यह चाहूँगा कि इस समितिकी 
कार्यवाहीमे वास्तविकता छाई जाये और कई मुद्दोपर, जिनका आप अपती आइचर्ये- 
जनक कमंशीलताके साथ कई दिनो और सप्ताहोंसे हमारे सामने बराबर ढर लगाते 
जा रहे है, हमे अब भाषण देनेके बजाय शीक्र ही निर्णयपर पहुँचना चाहिए। 
इसलिए अगर मुझे अपनी राय साफ-साफ बतानेकी इजाजत हो तो मे कहूँगा कि 
यदि हम महसूस करते है---जैसा कि में करता हँ--कि इस समितिके सामने 
मौजूद सवालोपर हमे उनके गुण-दोषके आधारपर ही विचार करना है, और अल्प- 
संख्यकोकी समस्याके सन्दर्भभे उनका क्या होगा, इसकी कोई फिक्रे अभी नहीं करनी 
है, तो फिर हमे सारी छुट्टियाँ छोड़ देनी चाहिए, और अगर हम सचमुच इस 
कामको निबटाना चाहते है तो में जानता हूँ कि हमे इसे सकुशल निबटा देनेकी 
शक्ति भी प्राप्त होगी। 
परन्तु अन्तमे, मे यह बात फिर दोहराता हूँ कि यदि हमारे मनमे कही यह 

भाव है कि हमे कामको जारी रखते हुए भी करना नही चाहिए, तो मैं समझता हूँ 
कि यह भारतके साथ न्याय नही होगा, यह हमारे साथ न्याय नहीं होगा और यह 
ब्रिटिश मन्त्रियोके साथ भी न्याय नहीं होगा। इसलिए में बहुत ही तीकब्रताके साथ 
यह महसूस करता हूँ कि हमें किसी छूट्वीकी जरूरत नही है। हमारा प्रत्येक मिनट 
वस्तुतः किसी और बातके लिए नही, इसी कार्यके लिए निर्धारित है। 

[अग्रेजीसे ] 

इंडियन राउंड टेबिलू कांफरेंस (सेकेंड सेशन) : प्रोसीडिग्स ऑफ फेडरलर स्टूक्चर 
कमिटी ऐंड माइनॉरिटोज कमिटी, सण्ड १, पृष्ठ १६० 


१०८, भेंद: एच० एन० ब्रेल्सफोर्डको' 


लन्दन 
[११ अक्टूबर, १९३१ या उसके पूर्व |" 

गांधीजी : यदि ये ठेठ किसानोके ' चित्र बनाना चाहती है तो इन्हे गुजरात 

नही जाना चाहिए। गुजरात अपेक्षाकृत खुशहाल है। इन्हे उडीसा जाना चाहिए। 
वहाँके किसानोके बस खाल और हड्डियाँ है, और कुछ नहीं है। बैलतक ककाल- 
मात्र हैं। आप उनकी पसलियाँ गिन सकते है। इन्हें निश्चय ही उड़ीसा जाना 


१. स्यं मेल्सफोड द्वारा दिये गये मेंट्के विवरणते उद्धत। यहाँ जिस कछाकारका जिंक्र है वह 
ब्रेस्सफोडकी मित्र थी। 


२. इसके प्रकाशित होनेके ठीक एक दिन पहछे, १९ अक्टूबरकों, मौन-दिवस था। इसलिए अनुमान 
है कि यह मेंट ११ अक्‍्टूबरकों, पा उससे कुछ पूर्वे हुईं होगी। 
३- शेल्सफोर्डने कहा था कि उक्त कलाकार भारतीय किसानेंके जीवनके चित्र बनानेक्रों उत्सुक थीं। 


१४८ सम्पूर्ण गाधी वाइडमय 


चाहिए। एक कछाकार दुनियाको यह दिखाकर कि ये किसान किस तरह रहते है, 
सहायता कर सकता है। 

कलाकार : आपको उन्हे मानव-जातिका वाकई एक बढ़िया भमना बनानेमें 
कितना समय लगेगा? क्‍या मलेरिया इसमें एक बड़ी बाघा नहीं है? 

ग्राधीजी . मेलरियाकों खत्म करना बिलकुल आसान है। सिर्फ अच्छी खराककी 
जरूरत है। प्रचुर दृध और फलसे उसका इलाज हो सकता है। 

कलाकार: मेरा खयाल है, आपको उन्हे इस खुराकके बारेमें शिक्षा देनी होगी। 

गाधीजी . उन्हे शिक्षाकी जरूरत नही है। उन्हे क्या चाहिए, यह वे खूब अच्छी 
तरह जानते हूँ। गरीबी ही सारी मुसीवत है। हम भारतमे फल उगा सकते है, 
फिर भी किसान उन्हे कभी नहीं खाते। आप उन्हे इग्लैडमे नहीं उगा सकते, फिर 
भी आपके गरीब लछोगोकों फल खानेको मिलते है। यहाँ आसपासकी ग्दी बस्तियोमं 
लोग उस तरहका जीवन विताते है जैसा कि भारतमें मध्यमवर्गके छोगोका है। जब 
में सोचता हूँ कि हमारे किसान कैसी गरीबीमे रह रहे है तो मुझे इस बातसे शर्म 
महसूस होती है कि मेरे पास खानेको फल है और पीनेको फलोका रस है। जबतक 
यह अष्टभूज दानव हमारा खून चूस रहा है, सत्त्व खीच रहा है और हमपर वरावर 
दबाव डाछे हुए है, हम कुछ कर नहीं सकते। अरे, वे तो हमारे नमक तकपर 
जो जीवनके लिए हवा और पानीसे कुछ ही कम आवश्यक है, कर छगाते है। वह 
हवा और पानीकी तरह मुफ्त होना चाहिए। में जानता हूँ कि इग्लैडमे आप लोग 
जल-कर देते है। पर यह नमक-कर किसी भी महसूलसे बुरा है। यह एक एकाधिकार 
है। इस तरहकी प्राकृतिक और जरूरी चीजपर --जो हवा और, पानीके बाद सबसे 
जरूरी है-कर लगानेकी बात कितनी अजीब है। प्रकृति हमे वह देती है, पर हम 
उसका उपयोग नही कर सकते। समुद्रके पास नमक फैला है, पर उसे वे हमे इकट्ठा 
नही करने देते। 

एच० एन० ब्रे०: नसमक-कर खत्म करनेके बाद आप राजस्वकी कमीको पुरा 
करनेके लिए क्या विकल्प रखेंगे? 

गाधीजी * नमककी वात तो एक छोटी वात है। वाकई जिससे फर्क पडता है, 
वह है ताडी और अफीमका उत्पादन-शुल्क। राजस्वका वस्तुत वह एक बडा भाग 
है। जबतक हम सेनाका खर्च कम न कर सके, उस कमीको पूरा करनेका कोई उपाय 
नही है। 

यही वह अष्टभुज दानव है जो हमे जकडे हुए है। यह जबरदस्त खर्च जरूर 
खत्म होना चाहिए। 

एच० एन० ब्रे०: सेरे खयालसे यह ग्रोलमेज परिषद्‌्मे मुख्य प्रइन होगा। 

गाधीजी बेशक होगा, हम इससे मुँह नहीं चुरा सकते। 

कलाकार : तो क्या आप गोरी सेनाको हटा देना चाहते हें? 

गाधीजी : निश्चय ही मै उसे हटा देना चाहता हूँ। 


भेंट : एच० एन० ब्लेल्सफोर्डको १४९ 


कलाकार : क्या आप प्रश्मासन-अधिकारियोंको भी सेनिकोंमें शामिल करते हे? 

गाधीजी : वे उस बोझका एक हिस्सा है जो हमे ढोना पडता है; उनसे 
शासन बहुत महँगा हो जाता है। वे जो मोटी-मोटी तनख्वाहे लेते है, उनका कोई 
ओऔचित्य नही है। जिस वर्गके वे है उस वर्गके लोग अपने देश [ इस्लैण्ड |मे जैसा 
जीवन जीते है, वे उससे बहुत अच्छा जीवन बिताते है। 

एच० एन० ब्रें०: इन ऊँची तनख्वाहोंकी आम सफाईमें क्या कुछ भी नहीं कहा 
जा सकता ? ये प्रदासन-अधिकारी परदेशमें और बहुत ही कष्ठकर जलवायु्ें रह रहे हे। 

गाधीजी . अब वह हालत नही है। सचारकी बेहतर सुविधाओंसे सारी स्थिति 
बदल गई है। सप्ताहमे दो बार डाक आती है, देशमे अपने परिवारके साथ वे सम्पर्क 
रख सकते है, और गरभियोमे वे पहाडोपर चले जाते है। यदि वे हमारे बीच 
भारतीयोकी तरह रहे तो हम उनका स्वागत करेगे। पर वे अपनेको अलग-अलग 
रखते है । वे अपनेको अपनी छावनियोमे बन्द रखते है। इस नाममें ही एक सैनिक 
गध है और ये छावनियाँ वस्तुत अब भी फौजी कानूनके अधीन है। उन इलाकोके 
किसी भी मकानपर, सेनाके सिर्फ यह कहनेपर कि उसे उसकी जरूरत है, कब्जा 
किया जा सकता है। हमारे एक मित्रके साथ यही हुआ, यद्यपि उसने वह मकान 
अपने रहनेके छिए बनवाया था। 

एच० एन० ब्रे०: सेनाके बारेमें दो अलूग-अलग प्रइन हे, या कहिए कि एक 
ही प्रदन है, जिसकी दो शाखाएँ हे। एक सिद्धान्तका, सेनापर भारतके नियन्त्रणका, 
प्रथनन है। और एक आधिक प्रइन है, जो सेनाको घटानेसे सुलझ जायेगा। क्‍या आप 
दोनोंपर जोर देते हे? 

गाधीजी * मुझे इसका खयार रखना होगा कि अपनी सेनापर मेरा नियन्त्रण 
रहे । 

एच० एन० ब्लें०: जबतक ऐसा न हो, कोई राष्ट्र पूरी तरह राष्ट्र नहीं है। 

ग्राधीजी . वे मुझसे कहते है कि मुझे पठानोसे अपनी रक्षाके लिए यह सेना 
जरूर अपने पास रखनी चाहिए। मुझे उसका सरक्षण नही चाहिए। मै अपना रास्ता 
चुननेकी स्वतन्त्रता चाहता हूँ। मैं उनसे लडनेका निश्चय कर सकता हूँ, और उनसे 
समझौता करनेका निश्चय भी कर सकता हूँ। पर मै यह सब अपने-आप करनेकी 
स्वतन्त्रता चाहता हूँ। हम कुछ समयके लिए भारतमे गोरी सेना रखनेको राजी हो 
जायेगे, पर वे हमसे कहते है कि गोरे सैनिकोको भारतीय सरकारके नियन्त्रणमे नही 
सौंपा जा सकता। । 

एच० एन० ब्रे०: उनकी भर्जीके बिना उनका तबादला नहीं किया जा सकता। 
मेरा खयाल है कि उनमें से बहुत-से छोग तो सनन्‍्तोषजनक परिस्थितियोंमें भारतीय सेनामें 
फिरसे भरती होनेको राजो हो जायेंगे। 

गाधीजी . हाँ, यह समाधान हो सकता है, पर जब सेना घटा दी जायेगी तो 
मुझे डर है कि उससे आपके बेरोजगार कछोगोकी सझुया बढ जायेगी। 


१५० सम्पूर्ण गांवी वाडूमय 


एच० एन० ब्रे०: तो, यदि भारतके नियन्त्रणका सिद्धान्त स्वीकार कर लिया 
जाये, तो क्‍या आप घटाई जानेबाली गोरी सेनाके--जिसे आप कुछ सालोंके लिए 
रखनेको राजी होंगे--सैनिकोंकी संस्या और खचेके बारेमें बातचीतके लिए सहमत 
हो जायेंगे? 

गाधीजी . हाँ, यदि वह भारतके हितमें हुआ तो हम उस तरहकी किसी भी 
चीजके लिए सहमत हो जायेंगे। 

एच० एन० ब्रे०: देखिए, मेरे खयालसे वह आपके हितमें उतना नहीं होगा 
जितना हमारे हितमें होगा। 

गाधीजी . कोई वात नहीं, हम उसके लिए सहमत हो जायेंगे। 

एच० एन० श्रे०: सारी कठिनाई नियन्त्रणके सिद्धान्तकी है।मेरे खयारूसे वह 
आपको प्राप्त नहीं होगा। सेनाको घटानेकी बात दूसरी है, कुछ हदतक वह चीज 
आपको मिल जायेगी। शीघ्र हो हम निरल्त्रीकरण-सम्मेलनमें भाग लेनेवाले है। यह 
चीज बविदव-निरस्त्रीकरणमें हमारे योगदानका एक हिस्सा हो सकतो है। 

गाधीजी : मै क्‍या चाहता हूँ, यह मैने वता दिया है। मेरी शर्तें सवको मालूम 
हैँ । पर वे अपनी छिपा रहे है, मानो उन्हें यह कहते डर छगता हो कि वे क्‍या 
मजूर करेगें। लेकिन मैं इतजार करनेको विलकुछ तैयार हैँ । 

एच० एन० ब्रे०: जबतक हस अपने आर्थिक संकटमें फंसे है, प्रगति धीमी ही 
रहनी है। पर यह चीज सुविधाजनक भी हो सकती है। यह ऐसी परिस्थिति है जब 
सुूझ-बूझवाला राजनीतिज्ञ इस भयसे मुक्त रहकर समुचित समझौता कर सकता है 
कि उस समझौतेके खिलाफ कोई जन-आन्दोलन भी उठ सकता है। 

गराधीजी . मुझे जिस चीजसे आखउ्चर्य हुआ वह यहाँ, वो, के मजदूरोका -- जिनसे 
में मिलता रहा हँ--मैत्रीभाव है। 

कलाकार: विरोध तो मध्य बर्गकी हो ओरसे है। 

गावीजी : मैं मजदूरोके द्वारा उनतक पहुंचूगा। असछ कठिनाई यह है कि 
उन्हे इस वातकी कोई कल्पना ही नही है कि भारत कंसी यातना सह रहा है। 
वे हृदयसे यह विश्वास करते हैँ कि भारत ब्रिटिश ताजका सबसे उज्ज्वल रटन है। 
ब्रिटिश शासनके कृतित्वोपर वे ईमानदारीसे गवे करते है। उसमें कोई दोष हो सकता 
है, यह चीज उनके दिमागर्मों कभी आती ही नही है। 

कलाकार: में महज एक बाहरी व्यक्ति हूँ; पर क्या एक और कठिनाई नहीं 
है? क्या भारतीय नरेश आपके रास्तेमें सबसे बड़ी बाघा नहीं है 

गांधीजी - नरेशकी तो वही स्थिति है जो ब्रिटिश अधिकारीकी है, उसे आज्ञा- 
पालन करना होता है। हि 

एच० एन० ब्ले०: तो, क्‍या आप नरेशोको वाइसरायके नियस्त्रणमें छोड़ 
सकते हे? 

गाघीजी . हमे भारतीय सरकारका नियन्त्रण स्थापित करना होगा। 


भेट : एच० एन० ब्रेल्सफोर्डको १५१ 


एच० एन० ब्लें०: पर क्या वे बाइसरायके नियन्त्रणमें रहना पसन्द नहीं 
करते हे ? 

गांधीजी : उनमे से किसीसे भी पूछिए, वह ऐसा ही कहेगा। पर क्‍या यह 
सम्भव है कि वे इस स्थितिसे हृदयसे, सन्तुष्ट रह सके? आखिर वे भी उसी 
रगके हैं जिस रगके कि हम है। वे भी भारतीय है। 

एच० एन० ब्रे० : लेकिन मौजूदा व्यवस्थामें उन्हें कुछ लाभ हे, जो आप कभी 
नहीं दे सकते। नौकरदाही उन्हें विनम्रता और सही राजनीतिक शिष्टाचारका 
पालन करनेके लिए बाध्य करती है। पर वह उन्हें अपनी प्रजाके साथ जैसा वे 
चाहते हे वैसा बरताव करने देती है। 

गाधीजी * “विनम्रता ” इसके लिए ठीक शब्द नही है। उसकी बजाय “ निःक्ृृष्ट 
दासता ” कहिए। उनमे से कोई भी अपनी आत्माकों अपनी नहीं कह सकता। मान 
लीजिए, निजाम कोई योजना या कोई और चीज शुरू करते है। वाइसरायका एक 
क्रोध-भरा पत्र ही उन्हें उससे रोकनेके लिए काफी है। छलॉड रीडिंगके समयमे क्या 
हुआ था, आपको मालूम ही है। 


एच० एन० ब्रे०: नियन्त्रणके इस प्रइनके अलावा, यदि नरेश संघीय विधान- 
मण्डलके ४० प्रतिशत सदस्योंको नामजद करते हे, तो क्या आपके “करोड़ों अध- 
पेट खानेबालोंकी ” ओरसे कानून बनाये जाने कोई आधा है? 

गाधीजी * जैसे हम आपसे निवटे हैँ वैसे ही उनसे भी निबट सकते हैँ। वह 
कही' ज्यादा आसान होगा। 

एच० एन० ब्रे०: मेरा खयाल है, उनका उत्तर हमारेसे अधिक क्र होगा। 
हमने लाठी इस्तेमाल की थी। वे रायफल इस्तेमाल करेंगे। 


गाघीजी : यह आपका जाति-गव॑ है। और यह ठीक ही है। इसके कारण आप 
मुझे अच्छे छंगते है। हम सबमे यह होना चाहिए। पर आप यह नहीं समझ रहे 
है कि भारतमे ब्रिटिश सत्ता किस हृदतक अपने झुतबेपर टिकी हुई है। भारतीय उससे 
सम्मोहित है। “आप एक बहादुर जाति है, और अपने झरुतबेके कारण आप हमे 
आतकित कर पाते हैं। मै यही चीज दक्षिण आफ्रिकामे देख चुका हूँ। जुलू एक 
योद्धा जाति है, फिर भी एक जुलू रिवालवरको देखते ही, चाहे वह खाली ही क्यों 
न हो, काँपने छग्रेगा। यदि हमारा नरेशोके साथ सघषे हुआ, तो उन्हे रुतबेका छाभ 
प्राप्त नही रहेगा। यदि हमारे छोगोको मराठे सैनिकोका सामना करना पडे तो 
वे अपने मनमे सोचेगे* “हम भी मराठे है।” दक्षिण आफ्रिकाकी बातसे मुझे उस 
परिवतंनका एक दृष्ठात मिरता है जो हम नरेशोसे अपने सम्बन्धोमे लाना चाहते 
है। स्वाजीलैड पहले डाउनिंग स्ट्रीटके नियन्त्रणमे हुआ करता था, लेकिन जब सघ 
बनाया गया तो नियन्त्रण उसे सौप दिया गया। हमारा तके यह है कि इसी तरह 
नरेशोको भारत सरकारके नियन्त्रणमे सौप दिया जाना चाहिए। 


१५२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


कलाकार: भारतके स्वतन्त्र हो जानेपर क्या आपके लिए ब्रिटिश मालका कोई 
उपयोग होगा ? 

गाधीजी * हाँ, हम तब भी उन चीजोकों चाहेंगे जो आप निर्यात करते है, 
पर एक चीज इसका अपवाद होगी। सूती कपडेके सिवा हम हर चीज चाहेगे। वह 
हमे खुद ही बनाना होगा। 

एच० एन० ब्रे० : हमारे निर्यातर्में काफी भाग मशीनोंका होता है। क्या आपके 
लिए उनका कोई उपयोग होगा? 

गाधीजी . जरूर होगा। में खुद साबुन बनानेके लिए मशीन इस्तेमाल करता 
हैँ और वह मैने इस्लेडसे मंगाई थी। केवल थोडें-से निष्ठावान आदमी ही ऐसे है 
जो बिना मशीनके सादा जीवन बिता सकते है। जन-साधारणका उसके बिना कभी 
काम नहीं चलेगा। फिर भी, उसके बिना काम चल सकता है। वहुत-स्री चीजें, 
जिन्हे आवश्यक समझनेकी हमे शिक्षा मिली है, कतई आवश्यक नही है। साबुनकी 
ही मिसाल लीजिए। तीन महीनेसे में साबुनकी एक टठिकिया इस्तेमारू कर रहा हूं, 
और वह अब भी खत्म नहीं हुई है। शरीरकों अच्छा रखनेके लिए वह सचमुच 
आवश्यक नही है, यद्यपि पहले में खुद ऐसा सोचता था, और जवानीमे उसका बहुत 
अधिक उपयोग करता था। मशीनों द्वारा पैदा की गई कृत्रिम आवश्यकताओके बिना भी 
सभ्यता --- ऐसा सुसस्क्ृत जीवन, जिसमे साहित्य और कलछाओका स्थान होगा -- सम्भव 
है। पर मैं अपने-आपको धोखा नहीं देता। मैं यह जानता हूँ कि जन-साधारण 
इस तरहका जीवन कभी नहीं' बितायेगा। बह तो थोडे-से व्यक्तियोके लिए है। 

ये वाहियात कृत्रिम आवश्यकताएँ व्यापारको कितना बढाती है, यह देखकर 
आदचर्य होता है। बहिष्कारसे मैने यह जाना है। खिलोनो और चीनी आतिशबाजीका 
भी कुछ महत्त्व है, यह भला कौन सोच सकता था ? पर आप इस तरहकी चीजे 
भारतमे भारी मात्रामे निर्यात करते है। इन महीनोमें हमने बहिष्कारकी जबरदस्त 
शब्ति जानी है, वस्तुत हम उसे पूरी तरह सिर्फ अभी समझने लगे हैँ। मैने जब 
उसे शुरू किया था तो मै सिर्फ कपडेकी बात सोचता था, पर उसमे सभी तरहके 
छोटे व्यवसाय, इत्र-फुलेलतक आते है। छोटे छोग्रोको इससे जो क्षति पहुँची, उसके 
लिए मुझे खेद है, यद्यपि लकाशायरकी बडी-बडी कम्पनियोके लिए मुझे उतनी 
चिन्ता नही है। नस 

एच० एन० ब्रे०: हाँ, बहिष्कारका बड़ा असर पड़ा है। यदि आप पीछेंको 
ओर. देखें तो भारतीय स्वज्ञासनके प्रति आजका ब्रिटिधा रख लगभग 
लगता है। कल 

गाधीजी * हाँ, आप आगे वढे है। पर आप बब भी हमे आजादी देनेको 
तैयार नहीं है। अभी ऐसा नहीं होगा। भारतको कुछ महीने और प्रतीक्षा करनी 
होगी। इस परिषदूसे मुझे कोई आशा नहीं है। में यहाँ सिर्फ इसलिए आया कि 
लॉ्ड इविनसे मैने वादा कर लिया था कि मैं इसमें भाग झूँगा और हर चीजप र 
विचार-विमर्श करूँगा। 


पत्र : हे० सॉँ० लि० पोलकको १५३ 


कलाकार : आप यह मत सोचिए कि आपके विदा किये बिना हम चले 
जायेंगे। ' 
गाधीजी : (हँसते हुए) इस विषयमे में आपके जनरल डायरसे सहमत हूँ। 
आपको उनका यह महान्‌ कथन याद होगा कि एक अग्रेजका जीवन हजार भारतीयोके 
बराबर है। उनकी स्पष्टवादिताकी मैने सदा सराहना की है। तो, इस समय मेरे 
लिए एक अग्रेज हजार भारतीयोके बराबर है। 
[अग्रेजीसे 
मेचेस्टर गाडियन, १३-१०-१९३१ 


१०९. पत्र: हे० साँ० लि० पोलकको 


८८, नाइट्सब्रिज 
लन्दन, डब्ल्यू० 
१२ अक्टूबर, १९३१ 
प्रिय हेनरी, 
हाँ, मैने “टाइम्स की रिपोर्ट पढी है। में दोषी नहीं हूँ। बातचीतमे जब 
निश्चित कुछ था ही नहीं, तो मै क्‍या रिपोर्ट देता।' सम्बद्ध अशकी मैने अनौपचारिक 
समितिको रिपोर्ट दे दी थी। टाइम्स की सभी रिपोर्टोकी तरह यह भी एकपक्षीय, 
अभिप्रेरित और दुष्टतापूर्ण है। उस पत्रमे इससे कही अधिक दुष्टतापूर्ण बाते छपी 
है और उसने प्रतिवादोकी उपेक्षा की है। परन्तु मित्रोको उससे धक्का लरूगना चिन्ता- 
जनक है। इस दुष्टताका क्या इलाज किया जाये, मे नहीं जानता। आप बीचमे 
आइए और राह दिखाइए। में इतना सकोची हूँ कि अपने-आपको आगे नही कर 
सकता। मेरे अपने कोई रहस्य नही है। में सभी मित्रोसे मिलने, उनकी सहायता 
लेने और जितनी सेवा में उनकी कर सकता हूँ उतनी सेवा करनेको उत्सुक हूँ। 
बीमारी क्‍या है, यह आप जानते है, और आप मुझे व शिकायत करनेवालो को 
भी जानते हैं। आपको इसका इलाज दूँढना चाहिए और उसे अमलमे छाना चाहिए। 
सप्रेम, 
भाई 
अग्नरेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १८०६३) से । 


१. यह बात इसलिए कही गईं कि म्यूरियक छेस्टरने गाधीजी को तभी यद थाद दिलाथा था कि कई 
भारतीय मुलाकाती उनसे मिलनेके लिए इतजार कर रहे है। 


११०. पन्न : नारणदास गांधीको 


१२ अक्टूबर, १९३१ 

चि० नारणदास, 

तुम सबके पत्र मिले किन्तु यहाँ तो मुझे लिखनेका समय नहीं मिलता। अत. 
अन्य चार साथी जो-कुछ लिखें उतनेसे ही सनन्‍्तोष करना। 

आज सोमवार है और कमेटीकी वैठक नहीं हो रही, इसलिए इतना लिखनेका 
समय मिल गया। लोग तो मेरे पास बैठ ही हुए है। किन्तु वे आपसमे बातचीत 
कर रहे है और इस बीच में यह लिख रहा हूँ। 

ऐसा छगता है कि तुम्हारी और छगनलछाछककी आपसरमें वनती नहीं। अब तुम 
उससे बातचीत करना। वह दुखी रहता है। यदि वातचीतसे कुछ न बने तो मेरे 
लौटनेतक इस मामलेकों स्थग्रित रखना। 

जमना फिर क्‍्योकर वीमार हो गई ? 


बापूके आणीर्वाद 
[पुनण्च : ] 


सूरजभानकी कहानी कझुणाजनक है। आणा है, अब वह शान्त हो गया होगा। 
रुक्मिणीके वारेमें जो-कुछ तुम कहना चाहते हो सो मैं समझ गया। 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१)से। 


१११. भाषण: नेशनल लेबर क्लबके स्वागत-समारोहमें 


लन्दन 
१४ अक्टूबर, १९३१ 


उन्होने श्री हेंडरसनकों धन्यवाद विया कि « - « ४ उन्होने यह दिखानेंके 
लिए कि में उनसे कितनी सहायता और सहानुभूतिकी अपेक्षा कर सकता हूँ ईंः सभामे 
आनेका कष्ट उठाया है।” गांधीजी ने श्रोताओको प्रदन पूछनेके कक पा 
और कहा कि र्पष्टबादितासे बहुत हो सहायता मिलती है। उन्होने बताया कि 
प्रदनोंके भिःसंकोच उत्तर देंगे। अपनी धात जारी रखते हुए गांधीजी ने कहा: 

यद्यपि मै यहाँ परिषद्के लिए आया हूँ, पर मेरा यह विश्वास है कि हक 
कार्य परिषदुके बाहर इस तरहके सम्पकको स्थापित करनेमें है। परिषद्र्म में अपने 


१. स्वागत-समारोह वीक्सटन हॉल्में भायोजित किया गया थी और भागैर दँडरसनने उत्की अध्यक्षता 
की थी। 


भाषण : नेशनल लेबर क्लबके स्वागत-समारोहमे १५५ 


हृदय खोलकर रखने और अपनी सारी योजनाएँ उजागर करनेको कितना ही उत्सुक 
क्यों न होऊेँं, पर प्रत्येक अन्य प्रतिनिधिकी तरह, मै भी कुछ प्रतिबन्धोंके अधीन हूँ, 
जिनका मुझे अवश्य पालन करना होता है। इसलिए मैं अपता पक्ष पूरी तरह रखनेमे 
सफल नहीं होता। यद्यपि मुझे यकीन है कि एक मैत्रीपूर्ण समझौतेकी अपनी सारी 
कोशिश्ोंके बावजूद, मुझे खाली हाथ जाना है, फिर भी मैं यदि उन छोगोके आगे 
जो भारतके बारेमे जानने-समझनेकी सच्ची इच्छा रखते है पर दुर्भाग्यसे, जो काग्रेसके 
विषयसे पूर्णतया अवगत नही है, अपना पक्ष रख सका, तो मुझे पूर्ण सन्‍्तोष होगा। 
मेरा यह दावा है कि काग्रेस भारतके जन-साधारणका प्रभावशाली ढगसे प्रतिनिधित्व करती 
है और में आपसे यह चीज मान छेनेको कहता हूँ कि मैं यहाँ उस स्वाधीनताकी 
वकालत करने आया हूँ जिसके लिए हजारो-छाखो नर-तारियोने जेल-यात्रा की है, 
लाठियाँ खाई है और जिसके लिए कुछने अपने अमूल्य आणतक न्यौछावर कर दिये 
है। पूर्ण स्वाधीनता ग्रेट ब्रिटेनके साथ ऐसी साझेदारीका, जो पूर्ण समानतापर आधा- 
रित हो, और जो किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त की जा सकती हो, बहिष्कार नहीं 
करती है। 

इसके थाद गांधीजी ने कांग्रेसका पक्ष रखा और यह बताया कि आरक्षण तथा 

संरक्षणोंके बारेमें उन्हें अपने विवेकते कितना-कुछ करनेकी अनुसति है। 

क उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजोर्में एक लॉर्ड इविन ही ऐसे है जो उन्हें खींच- 
कर इंग्लेड ला सके है। भारतके हितके रिए आवद्यक संरक्षणोंकी चर्चा करते हुए, 
गांधीजी ने कहा कि संरक्षण पारस्परिक हितके लिए होंगे, क्योंकि वे ऐसी व्यवस्थाएँ 
नहीं चाहेगे जो ब्रिटेनको नैतिक क्षति पहुँचाती हों, यद्यपि उनमें से कुछका अर्थ 
भौतिक हामि भी हो सकता है। 

भारतमे हम इस निष्कर्षपर पहुँचे है कि ब्रिटिश सरकारके कुछ आधिक' सौदे 
ऐसे है जिनके औचित्यके बारेमे शंका की जा सकती है। उनसे भारतीय जनताकों 
जबरदस्त आधिक हानि हो रही है। यह आवश्यक है कि भारतके साथ -- देरसे सही 
“न्याय करते हुए ब्रिटेन कुछ आथिक हानि उठाये। 

अन्तमें, महात्मा गांधीने अपनी यह हादिक आज्ञा व्यक्त की कि भावी इतिहास- 
कार यह कहेंगे कि भारत स्वतन्त्रताके लिए बिना किसीका खून बहाये लड़ा था 
और विजयी हुआ था।'* 

प्रइत्त : यदि हम भारतसे ब्रिटिश सेनाके नियन्त्रणकों पुरी तरह हटा लें, तो क्या 
हिन्दुओं ओर मुसल्मानोंके बीच पारस्परिक झगड़ा खड़ा नहों हो जायेगा और क्या 
उससे एक गम्भीर और भयानक परिस्थिति पैदा नहों हो जायेगी ? भारतसे भानेवाले 
लोग मुझे यह यकीन विलाते हे कि परिणाम यही होगा। 

उत्तर : यह एक अच्छा प्रइन है और एक ऐसा प्रइव है जो जबसे मैं यहाँ 
आया हूँ मुझसे बहुत वार पूछा गया है और भारतमे भी पूछा जाता रहा है। 


१. पदाँतक इंडियन न्यूज़ते लिया गया दे। इसते भागेका भंश अखुतबाजार पत्निकासे है। 


१५६ सम्पूर्ण गांवी वाइमय 


मेरा उत्तर यह है कि ऐसा हो सकता है। यह सम्भव है कि अगर ब्रिटिग 
सेना हटा ली जाये तो हम, हिन्दू और मुसचमान, एक-हूसरेसे लड़ने छंगें। यदि 
हमारी दशा इसी तरहकी होनी है, तो मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं है। यह बहुत 
सम्भव है। लेकिन अगर हम इस अग्नि-परीलामें से इसी समय नहीं गृजरते हैं, तो 
इससे पीडा केवल कुछ समयके लिए टल-भर जायेगी! इसीलिए व्यक्तिगत रूपसे 
मुझे इसको कोई चिन्ता नहीं है और पूरी कांग्रेसने, जो आज करोड़ो छोगोंके मतो और 
मनोंपर अधिकार रखती है, यह खतरा मोर छेनेंका निब्चय किया है। साथ ही, 
मुझे स्वय यह आजा है कि यदि हम सचमुच अहिसात्मक रूपसे और सचाईके माथ 
सघर्प करते रहे, तो हम उस भयानक सकटको टाल सकेंगे। पर मुझे जो च्रीज 
हैरान करती है वह यह है कि ब्रिटिश प्रशासक या ब्रिटिंग जनसावारण इस चिन्तासे 
परेशान क्यों है कि व्रिटिंग सेनाकों हटा लेनेपर क्‍या होगा। वे अपने खुदके इति- 
हासको थाद क्यो नही करते? क्या ब्रिटिग छोगोंने अपनी स्वतन्त्रता कायम रखनेके 
लिए खुद उन्मत्त होकर वहुत ही विकट खतरे मोल नही लिये थे? क्या उनके यहाँ 
'वार्स ऑफ रोजेज के नामसे भयानक युद्ध नही हुए थे? क्‍या अग्रेज छोग स्कॉट 
लोगोसे नहीं छडें थे? क्या अग्रेजों और आयरिजोतकके वीच छड़ाई नहीं हुई 
थी? अगर आप विदेशी भासनको थोपे रखते है, तो पुंसत्वहीनता रोज गहरी होती 
जायेगी और आप इस दुलंब्य स्थितिपर पहुँच जाते है कि ये छोग एक-दूसरेसे 
अपनी रक्षा नही कर सकते, इसलिए हमारा वहाँ सदेव शासक बने रहना जरूरी है। 
इसलिए मै जो भी खतरा हमारे भाग्यमें है, उसे उठाकर आज ही स्वतन्त्रता प्राप्त 
करना चाहेंगा। 

प्र० : हिन्दुओं और मुसलमानोंके दो पक्षोको जिसका भय है, वहु चीज जआजिर 
क्‍या है? 

उ०: मैं नहीं समझता कि हिन्दुओं और मुसल्मानोने यह प्रण्त उठाया है। 
उन्हे भय न हो, यह वात नहीं है। जहाँतक मुझे मालूम है, यह प्रब्न प्रभासकार्का 
ओरसे उठाया गया है, भारतीयों या भारतकी ओरमे नहीं उठाया गया है। 

लेकिन, आज जो चीज हिन्दुओं और मुसलमानोंके दिमायमें काम कर रही है 
वह मैं आपको बताता हूँ। हिन्दुओको, जिन्हे गान्त और सौंम्य कहा गया है-- यह 
प्रयोग प्रायः लाक्षणिक ढगसे उनकी कायरताकों ही भूचित करनेंबाला माना जाता 
" है--दुर्माग्यसे यह भय है कि हो सकता है, ब्रिटिम सेनाओंके हंदनेपर केले 
पर्चिमसे लुटेरोंके झुंड भारतपर ढृट पडें और उसे सभी तरहकी क्षति पहुँताव। हू 
भय निरिचत रूपसे है, पर हमें खतरा मोल लेना चाहिए। निकल 

मुसलमान कहते है कि वे हिन्दुओसे कम पढ़ें-लिखे हैं, संख्यामें कम हैं जरि 
आधिक झूपसे भी उतने खुणहाल नहीं है। इसलिए उन्हे पता नहीं कि उनका का 
होगा। हिन्दू, अग्रेजोके आनेसे पहले, आखिर मुसलमानोंके साथ आजादी और वद्ा- 
बरीसे रहते ही ये। भारतमें आज हजारों गाँव हैं और उनमें से अविकॉलर्स 02002 


बहुत ही छितरी आवादी है। 


भाषण : नेशनल लेबर क्लबके स्वागत-समारोहमे १५७ 


परन्तु वे लोग पूरी शान्तिसे एकसाथ रह रहे है। आप पजाब और बगाल जाइए, 
सिंघ जाइए, वहाँ आपको हजारों गाँव ऐसे मिलेगे जहाँ आबादी मुख्यतया मुसलूमानोकी 
है, हिन्दू सिर्फ थोडे-से है। आप मुझसे पूछते है, क्या उन हिन्दुओको अपनी जानका 
डर है। अगर उन्हे डर होता, तो वे उन गाँवोमें न रह रहे होते। 

यदि आप बलूचिस्तान जाये, जहाँ प्राय” मुसलूमान-ही-मुसलमान है, तो 
आपको वहाँ हिन्दू अकेले व्यापार करते मिलेगे, और आप मेरी इस बातपर आम 
तौरपर विश्वास कर सकते है कि वे वहाँ त्रस्त और आतकित अवस्थामे नही रह रहे 
है। इसी तरह काबुलमे आपको अनेक हिन्दू और उनसे भी अधिक सिख मिलेगे। 

इससे निष्कर्ष यह निकछता है कि यह तथाकथित भय असलमे बहुत-कुछ गढ़ा 
हुआ है और यह उतना भय नहीं है जितनी कि सत्ताके उपभोगकी इच्छा है। मै 
मानता हूँ कि यह बहुत ऊँची महत्त्वाकाक्षा नहीं है। पर दुनियामे कोई भी-- छेबर 
पार्टीतक -- इस महत्वाकाक्षासे मुक्त नहीं है। 

प्र०: युद्धके बाद यूरोपके जिन छोटे राज्योंको स्वतन्त्रता दे दी गईं थी उनमें 
घटनेवाली घटढनाओंको ध्यानमें रखते हुए, क्‍या श्री गांधीके खयालसें यदि भारत अपनो 
मौजूदा नीति जारी रखता है तो वहाँ एक युद्धप्रिय राष्ट्रवादके विकसित होनेकी 
आहंका नहीं है, जो विदवके लिए एक खतरा होगा ? और क्या श्री गांधीके खयालमें, 
उनका यह कहना कि स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिए वे लाखों छोगोके जीवनके बलिदानके 
लिए भी तैयार रहेंगे, एक खतरनाक विचार नहीं है? 

उ० : अपने खुदके जीवनकों बलिदान करना मेरे खयारूमे कोई खतरनाक आदर 
नही है, और ये अमूल्य जीवन एक ऐसे राष्ट्र द्वारा बलिदान किये जायेंगे जो जबर- 
दस्तीके निरस्त्रीकरणमे रह रहा है। मुझे डर है कि हमारे मित्रने शायद मुझे उतने 
ध्यानसे नही सुना है जितनी कि में आशा करता था या यदि वीरोचित ढगसे में 
दोष अपने सिर ले लूँ तो कहूँगा कि में अपने आहयको बिलकुर स्पष्ट नहीं कर 
पाया हूँ। 

भारत आज अहिंसाके लिए वचनवबद्ध है, इसलिए किसी औरकी जान लछेनेका 
कोई सवाल पैदा नहीं होता। हम अपने जीवनको इतना सस्ता नहीं समझते है कि 
वह व्यर्थ त्याग दिया जाये। पर हम अपने जीवनको स्वतन्त्रतासे अधिक महँगा भी 
नहीं समझते है। इसलिए यदि हमे लछाखो जीवन भी बलिदान करने पडें तो हम 
कल ही ऐसा करनेको तैयार है, और इसके लिए ईदवर इसके सिवा और कुछ 
नही कहेगा कि बच्चो, शाबाश ! * 

हम अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करनेकी कोशिश कर रहे है। दूसरी ओर, आप 
एक साम्राज्यवादी विचारोवाली जाति रहे है। आतक पैदा करनेकी आपकी आदत 
रही है। स्वर्गीय जनररू डायरने अदालतमे एक प्रइनका उचर देते हुए कहा था: 
“हाँ, मैने यह आतक जान-बूझकर पैदा किया था।” मैं यहाँ यह कहना चाहता 
हूँ कि आतकका सहारा लेनेकी योग्यता रखनेवाले अकेले एक जनरक डायर ही 
नही थे। 


१५८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


आप नही चाहेगे कि मैं आपके अपने ही इतिहासके अनेक और उदाहरण द। 
इसलिए, यदि हम अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके इस प्रयासमें अपने-आपको बलिदान 
करते है, तो मेरे खयालसे इस हॉलमे किसीको हमारी आलोचना नही करनी चाहिए। 
यह आप छोगोका, जिनपर ब्रिटिश राष्ट्रके सम्मानकी रक्षाका दायित्व है, काम है 
कि यदि आप इस विनाशको रोक सकते है तो रोके! 

आप छोगोसे यह सम्पर्क स्थापित करनेमें भेरा उद्देश्य आपके आगे मूल स्थिति 
रखना और यह कहना है कि “यह भारतका अधिकार है।' 

प्र०: आपको स्वाधीनता देकर क्या हम गरूती नहीं करेगे? * 

उ०; मेरा खयारू है कि यदि आप किसीको भी स्वाधीनता दें तो गलती 
करेगे। इसलिए कृपया यह याद रखे कि मैं स्वाधीनताकी भीख माँगने नहीं आया 
हैं, वल्कि पिछले सार हमने जो कष्ट भोगे उनके फलस्वरूप और उनके अन्तमे आया 
हैँ। हमे छगा कि वह घडी आ गई है जब हम भारतसे यह देखनेके लिए यहाँ आ 
सकते है कि क्‍या हम अपने कष्टोसे ब्रिटिश मनको इतना प्रभावित कर चुके है कि 
में एक सम्मानपूर्ण समझौतेके साथ यहाँसे जा सकूँ। 

लेकिन यदि में एक सम्मानपूर्ण समझौतेके साथ यहाँसे जाता हूँ तो मैं अपने 
मनमें यह विश्वास लेकर नहीं जाऊँगा कि इस राष्ट्रसे मुझे कोई दान मिला है। 

एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्रको स्वाधीनताका दानदेने-जैसी कोई चीज इस दुनियामें 
नही है। वह अपने खूनसे प्राप्त करनी और खरीदनी होती है, और मैं ऐसा महसूस 
करता हूँ कि हम इस प्रक्रियामे, जो १९१९ से सोच-विचारकर चलाई जा रही है, 
अपना काफी खून वहा चुके है। पर यह हो सकता है कि ईश्वर यह समझता हो 
कि हमने अभी काफी यातना नहीं सही है, कि हम अभी आत्मशुद्धिकी प्रक्रियामें से 
पूरी तरह नही गुजरे है। 

उस स्थितिमे मे यहाँ यह घोषित करूँगा कि हम आत्मबवलिदानकी इस प्रक्रियाको 
उस समयतक जारी रखेगे जब कि कोई भी ब्रिटेनवासी शासककी हैसियतसे भारतमें 
रहना नही चाहेगा। 

प्र०: इस समय प्रचलित इस विचारके बारेमें श्री गांधीकी क्या राय है कि 
यदि ब्रिटिश छासक भारतसे हट गये तो रूसी बल-प्रयोग द्वारा अपना प्रभाव-दोत्र 
उस देदपर फंलाना चाहेगे। 

उ०: में आपसे स्पष्ट कहूँ कि मै इसपर एक क्षणके लिए भी विश्वास नही 
करता हूँ। लेकिन मान लीजिए, रूसके भारतके वारेमे इस तरहके गदे इरादे है और 
वह यह सोचता है कि ब्रिटेवके बाद उसे वहाँ एक' साम्राज्य स्थापित करता है, वो 
में सिफे यही कह सकता हूँ कि जिन साधनोसे ब्रिटिश यह समझ पायेंगे कि भारत- 
पर शासन असम्भव है और वृद्धिमता इसीमें है कि वहाँसे अपना शासन हृदा लिया 
जाये, वही साधन हम रूसके खिलाफ भी सफलतापूर्वक काममें छायेगे। 


१. यह प्रश्न यंग इंडिया, २९-१०-१९३१ में प्रकाशित मद॒देव देसाईके “ल्डन छेटर” (्नका 
पत्र) से लिया गया हैँ। 


भेंट : समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोको १५९ 


एक मिनटके लिए कल्पना कीजिए कि रूस एक विरोधी जनताके खिलाफ 
क्या कर सकता है। कोई भी जनता, अपनी मर्जीके बिना, किसी दूसरे राष्ट्र द्वारा 
अभी तक शासित नही हुईं है। मुझे आशा और विश्वास है कि मेरे छोगोने यह 
चीज सीख ली है कि अब अनिच्छासे भी सहयोग देनेकी जरूरत नहीं है। इसके साथ 
बलिदानका कुछ अश --असहयोगके साथ जुडा बलिदान--रहता ही है। 
यदि हम रूसियोके साथ व्यापार करने, उनकी चीजे और उपाधियाँ लेने, उनका 
धन छेनेसे इनकार कर दे, तो रूसी या पृथ्वीका कोई भी और राष्ट्र क्या करेगा ? 
में यह मानता हूँ कि भारत अभी किसी भी राष्ट्रसे युद्ध करनेको तैयार नही है, 
पर मुझे आशा है कि इस अवसरका उपयोग में अपने छोगरोंको एक कदम और आगे 
ले जानेके लिए कर सकूगा। 
यदि आप यह समझ गये है कि हम सचमुच काफी यातना सह चुके है और 
हमारे पास इस असहयोग और, सत्याग्रहके रूपमे, विदेशी आक्रमण और शोषणसे 
अपनी रक्षा करनेके अनोखें साधन है, यदि आप यह समझ गये है, तो आप मुझे 
अपने लोगोके लिए स्वतन्त्रता प्राप्त करनेमे सहायता देगे। फिर आप यह भी देखेंगे 
कि जो लोग इन साघनोसे स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते है वे इन साधनोसे उसे 
कायम भी रख सकते है। तब आपको छग्ेगा कि भारतने युद्धके खिलाफ छेडे युद्धमे 
बडेसे-बडा योगदान किया है। 
[ अग्रेजीसे ] 
इंडियन न्यूज़, १५-१०-१९३१ और अमृतवाजार पत्चिका, ३०-१०-१९३१ 


११२- भेट : समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंको 


लन्दन 
१३ अक्टूबर, १९३१ 

में आक्रामक रुख अपनाना नहीं चाहता हूँ। मैं यह कहता हूँ कि साम्प्रदायिक 
प्रदनका हल खोजनेमे यह असफलता बहुत हृदतक नये सविधानके बारेमे जानकारीके 
अभावके कारण है, और इस कारण भी है कि परिषद्मे आये लोग प्रातिनिधिक 
हैसियत नहीं रखते है। सरकार यह वात खूब अच्छी तरह जानती है कि अकेली 
काग्रेस ही ऐसी सस्था है जो कुछ करके दिखा सकती है। फिर उसकी इस दिखावटी 
बातसे क्‍या फायदा है कि काग्रेस विभिन्‍न दलछोमे से -- जैसे हिन्दु, दलित वर्ग, ईसाई, 
जागीरदार, जमीदार --- एक दल है। जब सघधर्ष चल रहा था तो हिन्दू सभा काग्रेससे 
भिन्न नही थी। मुझे यकीन है कि यदि आज जनमतन-सग्रह हो, तो हिन्दू और दलित 
वर्ग भारी वहुसरुयामे काग्रेससे सहानुभूति रखनेवाके निकलेगे। मुझे यकीन है कि 
राष्ट्रवादी मुसलमान अपना महत्त्व सिद्ध कर पायेगे। यदि मेरा बस चले तो मैं 
निदचय ही मुसलमानोके आगे आत्मसमर्पण कर दूँगा। पर सरकारको उन मतभेदोको 


१६० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


बढा-चढ़ाकर रखनेसे, जो ज्यादातर प्रतिनिधि-मण्डलके गठनके कारण है -- और यह 
गठन उसका ही किया हुआ है, कोई छाभ नहीं होगा। यदि सरकार साम्प्रदायिक 
समझौता होनेसे पहले सविधान तैयार करनेके सचमुच पक्षमे नहीं है, तो में उसे इस 
काममे जुटनेके लिए आमन्त्रित करता हूँ। मै काग्रेसकों मान्य न्यनतम शर्तोपर 
सरकारके साथ सहयोग करनेको तैयार हूँ। काग्रेस इस बातपर जोर देती है कि सेना, 
विदेशी नीति और वित्तपर हमारा पूर्णतम नियन्त्रण रहना चाहिए। अब सरकार 
काग्रेसकी इन माँगोको चाहे स्वीकार करे, चाहे रद कर दे। 
मुझे सरकारसे यह अपेक्षा नहीं है कि वह भारतके प्रदनको इस सम्मेलनमें 

सुलझायेगी। पर में इसमें इसलिए भाग ले रहा हूँ कि मैने छॉ्ड इविनसे हर मुद्देपर 
विचार-विमश करनेका वादा किया था, जो मुझे पुरा करना है। और फिर 
सम्मेलनके बाहरके सम्पर्क मेरे लिए और भी अधिक मूल्य रखते है। 

[अग्रेजीसे ] 

अमृतबाजार पत्रिका, १५-१०-१९३१ 


१२१३. भाषण : भारतीय छात्रोंकी सभामें' 


लन्दन 
१३ अक्टूबर, १९३१ 


गांधीजी ने, भारतके बुनियादी दावोंकों दोहरानेके बाद, कहा कि में भारतसे 
रवाना होनेसे पहले ही यह जानता था कि इनके मंजूर होनेकी सम्भावना नहीं है, 
क्योंकि किसी भी राष्ट्रको अपनी खोई हुई आजादी अभीतक अपनी बात | प्रतिपक्षी- 
की ] बुद्धिको समझाने-बुझानेसे नहीं मिली है। उसके लिए सदा इससे कहीं अधिक 
गम्भीर चीजकी जरूरत रही है। भारत इसका अपवाद होगा, ऐसा में नहीं सोचता 
हैं। अब यह चीज और भी साफ हो गई है कि विजय केवल कष्ठ सहकर ही प्राप्त 
की जा सकती है। पर में यह आज्ञा कर रहा था कि जो कष्ट अबतक हमने सहे हे 
उनका ध्ायद ब्रिटिश सनपर इतना असर तो पड़ा ही होगा कि वह तर्क और वात्तकि 
लिए अनुकूछ हो। 

मुझे यह बात अवश्य स्वीकार कर लेनी चाहिए कि जैसे-जैसे में आगे बढता 
हूँ, यह मुझे भगीरथ प्रयत्न लगता है। शायद इसमें से कुछ भी नही निकलेगा। पर, 
आश्ञावादी होनेके कारण, मैं तबतक बिलकुल आश्ञा नहीं छोड़ूंगा जबतक कि मुझे 
यह न छगने छगेगा कि अब कुछ और किया ही नहीं जा सकता। फिर भी ईइवरसे 
मेरी प्रार्थता है कि जो बीज इस समय बोया जा रहा है वह इस देशकी चेतनाम 


२. सभा गोवर स्ट्रीट दोस्टल, ब्दस्सबरीमें हुईं थी भौर भारतीय यं० में० क्रिं० ए० के सर एव 
ओन्‍्ज उसके समापति थे। 


भाषण : भारतीय छात्रोकी सभामे १६१ 


फलीभूत हो और मनन्‍्त्री लोग उस राष्ट्रके साथ समझौता करनेको अपनेको बाध्य 
अनुभव करे जिसके छोग अपने अधिकारोके लिए इतना अधिक कष्ट सह रहे है।' 

यह हो सकता है कि जो बीज इस समय बोया जा रहा है उसके फलस्वरूप 
अग्रेजोका रुख नरम हो जाये और इस तरह मनुष्यके पाशवीकरणकी यह प्रक्रिया 
रुक जाये। पजाबमे मैने ब्विटिश स्वभावके घिनौने रूपको जाना है। मैने उसे अन्यत्र 
भी जाना है। इन पन्‍्द्रह वर्षोके अनुभव और इतिहाससे मैने जाना है कि यही चीज 
हो रही है। मेरा उद्देय अपने पास उपलब्ध सभी साधनोसे इस तरहके विनाशकी 
पुनरावृत्तिकों रोकना है। अपने छोगोके कष्टोको रोकनेसे भी अधिक मुझे मानव- 
स्वभावके पाशवीकरणको रोकनेकी चिन्ता है। 

मैने प्राय: अपने लोगोके कष्टोपर हर्ष प्रकट किया है। में जानता हूँ कि जो 
लोग स्वेच्छासे कष्ट सहते है, वे अपने-आपको और समस्त मानव-जातिको ऊपर उठाते 
है। परन्तु मैं यह भी जानता हूँ कि जो छोग अपने विरोधियोपर विजय प्राप्त करने, 
या दुबेल राष्ट्रो या छोगोका शोषण करनेके अपने दु साहसिक प्रयत्नोमें अपना पाशवी- 
करण कर लेते है, वे न केवल अपने-आपको बल्कि मानव-जातिको भी नीचे छे जाते 
है। और मानव-स्वभावको रसातलमे जाते देखना मेरे या किसी औरके लिए आनन्द- 
दायी नही हो सकता । यदि हम सब एक ही ईइवरकी सनन्‍्तान है और एक ही दिव्य 
सत्त्वके भागीदार है, तो हमे प्रत्येक व्यक्तिके, चाहे वह हमारी जातिका हो या किसी 
औरका, पापका भी भागीदार बनना चाहिए। आप यह समझ सकते है कि किसी 
मानव-प्राणीमे पाशविकताकों चेताना कितना घृणित होगा, और अग्रेजोमे, जिनमे मेरे 
अनेक मित्र है, ऐसा करना तो बहुत ही अधिक घृुणित होगा। इसलिए जो प्रयत्न मै 
कर रहा हूँ उसमे में आपसे यथाशक्‍्य अधिकतम सहायता देनेका अनुरोध करता हूँ। 

भारतीय छात्रोसे मेरी यह अपीछ है कि वे इस प्रइनका पूरी तरह अध्ययन करे। 
और यदि आपका अहिसा और सत्यकी शक्तिमें सचमुच विद्वास है, तो ईदवरके लिए 
इन दोनोको केवल राजनीतिक क्षेत्रमे ही नहीं, बल्कि अपने दैनिक जीवनमे व्यक्त 
कीजिए। आप देखेंगे कि इस दिशामे आप जो कुछ भी करेगे उससे मुझे इस सघर्षमे 
सहायता मिलेगी । यह सम्भव है कि जो अग्नेज स्त्री-पुरुष आपके निकट-सम्पर्कमे आये वे 
ससारको यह विश्वास दिलाये कि भारतीय छात्रो-जैसे अच्छे और सच्चे छात्र उन्होने 
पहले कभी नहीं देखे थे। आपके खयालमें क्‍या उससे हमारे राष्ट्रकी माँगके 
न्‍्यायसगत सिद्ध होनेमे बहुत सहायता नहीं मिलेगी? १९२० के काग्रेसके एक 
प्रस्तावमे' आत्मणुद्धि छब्दका प्रयोग हुआ है। तबसे काग्रेसने यह महसूस किया कि 
हमे अपने-आपको शुद्ध करना है। हमें आत्मवलिदान द्वारा अपनेको शुद्ध करना है, 
जिससे कि हम स्वाधीनताके अधिकारी हो सके और ईदवर भी हमारे साथ हो सके। 
यदि ऐसा होता है तो ऐसा प्रत्येक भारतीय, जिसका जीवन आत्मबलिदानकी भावनाका 


१. इसके बादका अंश यंग इंडियामें प्रकाशित महादेव देसाईके “लन्दन छेटर” (लन्दनका पत्र )से 
लिया गया है। 
२, कल्कतामें ४ से ९ सितम्बर, १९२० तक हुए काग्रेसके विशेष अधिवेशनमें पास किया गया भ्रस्ताव । 
४८-११ 


१६२ सम्पूर्ण गाधी वाडमथ 


भ्रमाण होगा, कुछ किये बिना ही, अपने देशकी से 
जो साधन अपनाये है, मेरे खयालसे, ४ इसी ताजक लि है पर 8; 
सग्राममें यहाँके हर छात्रकों अपने-आपको शुद्ध करने और ऐसा चरित्र पेश करनेके 
सिवा, जो अपवाद और सन्देहसे परे हो, और कुछ करनेकी आवद्यकता नही है। 

प्र०: सुना यह गया है कि छॉर्ड इधिनने सेंट्रल हॉलमें एक भाषणमें 
ने यह जानते थे कि आप पूर्ण स्वाघीनतापर जोर नहीं देंगे ला बह से है। थ 

उ० * देखिए, पहली बात तो यह है कि जो भाषण छोड इधिनका दिया बताया 
जा है वह उन्होने दिया है, यह मुझे नहीं मालूम। दूसरे, छॉ्ड इविनकी ओरसे 
मुझे कुछ कहना नही चाहिए। वह प्रइन उन्हीसे किया जाये तो बच्छा हो। पर मैने 
लॉर्ड इविनसे यह कभी नहीं कहा कि मै पूर्ण स्वाधीनतापर जोर नही दँगा। इसके 
विपरीत, यदि मेरी स्मृति मुझे धोल्ता नही दे रही है तो मैने उन्हे बता दिया था कि 
में पूर्ण स्वाधीनतापर जोर दूँगा, और मेरे लिए उसका अर्थ भारतपर एजेटोके 
जरिये -- अग्रेज एजेटोकी बजाय भारतीय एजेटोके जरिये--शासन नहीं है। पूर्ण 
स्वाधीनताका अर्थ मेरे लिए राष्ट्रीय सरकार है। 

प्र० : आप ब्रिटिश सेनिकोको रखनेसे पुर्ण स्वाधीनताका मेल कैसे बैठाते हे ? 

उ०: ब्रिटिश सैनिक भारतमे रह सकते हैं और यह चीज उस व्यवस्थापर 
निर्भर करेगी जो दोनो पक्ष तय करेगे। यह चीज एक सीमित अवधिके लिए भारतके 
हितमें होगी, क्योकि भारत हतवीयें हो चुका है और राष्ट्रीय सरकारके अधीन और 
उसकी सेवामे ब्रिटिश सैनिको या ब्रिटिश अधिकारियोके कुछ अशको रखना आवश्यक 
है। में साझेदारीका समर्थन करूँगा और उन सैनिकोको रखनेका भी समर्थन करूँगा। 

प्र० : स्वाधीन भारतकी बात करते हुए क्या आप वहाँ वाइसरायके रहनेकी 
कल्पना करते हें? 

उ० वाइसराय रहता है या नहीं, यह एक ऐसा प्रदन है जिसका दोनों पक्ष 
निर्णय करेगे। अपनी ओरसे यदि में कहूँ तो में वाइसरायके रहनेकी कल्पना नहीं 
कर सकता। किन्तु में एक ब्रिटिश एजेटके वहाँ रहनेकी कल्पना कर सकता हूँ, 
क्योकि बहुत-से ब्रिटिश हित वहाँ होगे जो ब्रिटेनवासियोने पैदा किये है और जिन्हे 
में व्यक्तिगत रूपसे नष्ठ करना नहीं चाहता हूँ। वह एजेट उन हितोका प्रतिनिधित्व 
करेगा। गरज यह कि उन हितोकों ध्यानमे रखते हुए और यदि वहाँ कुछ ब्रिटिश 
सैनिक और अधिकारी रहे तो उनका भी खयार' करते हुए मेरे लिए यह कहना 
नामुमकिन है कि "नही, वहाँ कोई ब्रिटिश एजेंट नही रहेगा।' और क्योकि इससे नरेश 
भी सम्बद्ध है, इसलिए नरेश क्या करेगें, यह में नही कह सकता। इसीलिए मेरे मनमें 
जो योजना है उसमे वहाँ कोई ब्रिटिश एजेट--चाहे उसे वाइसराय कहिए या गवर्नर- 
जनरल -- नही होगा, ऐसी मुझे आशा नही है। किन्तु मैं उसका एक ऐसी साझेदारीके 
रूपमे समर्थन करूँगा जिसमे यह शर्ते रहेगी कि वह पूर्ण समानताके आधारपर होगी 
और किसी भी पक्षकी इच्छापर समाप्त हो सकेगी। मैं एक ऐसी स्लेटपर लिख 
रहा हूँ जिसपरसे मुझ्ले बहुत-सी चीजे मिटानी है। ह 


भाषण: भारतीय छात्रोंकी सभामे १६३ 


पभ्र०: इस तरहको साझेदारी किन समान उद्देश्योंको आगे बढ़ायेगी? 

उ० : वह साझेदारी जिस समान्र उद्देशरको आगे बढानेवाली है वह है, पृथ्वीपर 
जातियोके शोषणकों समाप्त करना। भारत यदि शोषणके इस अभिशापसे, जिसमें वह 
इतने सालोसे तडप रहा है, मुक्त हो जाता है तो भारतको यह देखना होगा कि 
अब और शोषण न हो। सच्ची साझेदारी एक-दूसरेके छाभके छिए होगी। वह साझ्े- 
दारी ऐसी दो जातियोके बीच होगी जिनमे से एक अपने पौरुष, शूरवीरता, साहस 
और सगठनकी अपनी अतुरूनीय शक्तियोके लिए प्रसिद्ध है, और दूसरी एक प्राचीन 
जाति है, जिसकी ससस्‍्कृति शायद किसी भी अन्य सस्कृतिसे नीची नही है, जो अपने 
आपमे एक महाद्वीप है। इन दो राष्ट्रोकी साझेदारीका फल दोनोकी भराई और 
मानव-जातिकी भलाई ही हो सकता है।*' 

साम्प्रदायिक समस्याकी विस्तारसे चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वे अल्पसंझुयकों- 
के अधिकारोंको बेच नहीं सकते और इस बातपर फिर जोर विया कि कांग्रेस मुख्य 
रूपसे करोड़ों मूक लोगोंकी प्रतिनिधि है। 

स्वणिम नियम यह है कि इस तरहके मामछोपर समाचार-पत्र जो-कुछ कहते 
है उससे बिलकुल उलटा मानों। मै हिन्दुओ और सिखोको इस चीजके लिए राजी 
करनेकी कोहिश कर रहा हूँ कि मुसलमान जो चाहते है वह उन्हें दे दिया जाये, 
और मुसकूमानोको इस बातके छिए राजी करनेकी कोशिश कर रहा हूँ कि वे अपनी 
भाँगे ऐसी रखे कि वे अन्य सम्प्रदायोको स्वीकार हो सके। 


छोटे अल्पसंख्यक समुदायोंकी चर्चा करते हुए, उन्होंने बम्बईके पारसियोंकी 
भूमिकाको इस बातके उदाहरणके तोरपर रखा कि संस्याकी दृष्टिसे नगण्य समुदाय, 
विशेष सुविधाओंके बिना, क्या-कुछ कर सकते हैँ और यह बताया कि बालिग 
मताधिकार सबको समान रूपसे कितने महान्‌ अवसर प्रदान करेगा। 

मुसलूसानों व्‌ सिखोके सिवा अन्य अल्पसंख्यकों और अछूतोंके दावोंका गांधीजी ने 
बहुत ही डटकर विरोध किया। उन्होंने कहा: 


में अपनी जानकी बाजी छगाकर भी उन दावोका विरोध करूँगा और आपसे 


यह अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे साथ उन प्रतिनिधियोको इतनी शर्म दिलाये कि 
वे उन्हें वापस ले ले। 


उन्होंने इस बातका खण्डन किया कि उन्होंने मुसलूमानोंके आगे यह प्रस्ताव 
रखा है कि यदि बे अछूतोंकी भाँगोके विरोधमें उनका साथ देंगे तो थे उनकी साँगें 
स्वीकार कर छेगे। उन्होंने कहा कि वे मुस्लिम और सिख-माँगोंको स्वीकार करनेके 
लिए ऐतिहासिक कारणोसे बाध्य हुए हे, पर वे किसी अन्य समुदायके विदेष प्रति- 
निधित्वको मंजूर करनेके लिए किसी भी हालतमें राजी नहीं होंगे। 


१. इससे आगेका अंश हिन्दूसे लिया गया है। 


१६४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


इंग्लेडके लोगोके सदुभावनाके प्रदर्यानोते उन्हें यह विश्वास हो गया है कि 
अंग्रेज जनता भारतमें दमनको फिर कभी सहन नहीं करेगी। उन्होंने छात्रोंसे यह 
अपीर की कि यदि भारतीयोके लिए अहिसात्मक प्रतिरोध और असहयोग फिर शुरू 
करना आवश्यक हो जाये तो उनको आदर्श व्यवहार करना चाहिए और उन्हें अंग्रेज 
जनताका सम्मान अजित करना चाहिए। 

[ अग्रेजीसे | 

हिन्दू, १४-१०-१९३१, और यंग इंडिया, २९-१०-१९३१ 


११४- तार: डॉ० मु० अ० अन्सारीको 


८८, नाइट्सब्रिज 
[१४ अक्टूबर, १९३१ के पूर्व |' 
डॉ० अन्सारी 
दरियागंज 
दिल्ली 
आपके वारेमें तीन कष्टदायी वार्ताएँ हो चुकी हैं जिनका कोई फछ 
नही निकका | उन्हें बता दिया है कि उनकी माँगका में आपकी 
स्वीकृत विना समर्थ नहीं कर सकता और यह कि आपकी 
सहायता प्रतिमण आवशध्यक है। फिर भी इसपर सहमत हो गया 
हैँ कि आपके विना भी समझौतेके हर प्रयत्वमें सहायता करूँगा, 
यद्यपि सफलताकी कोई सम्भावना नहीं है। 
गांधी 


अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १८२१७) से। 


३. साधन-सूतमें तारीख नहीं ढी गई है। किन्तु गाधीनीने “ वक्तव्य : समाचार-पत्रोंकों ”, 
१४-१०-१९३१ में डॉ० भन्तारीके उपस्थित न रहनेके कारण “बावा” का उल्लेख किया है। 


११९५७. वक्‍तव्य: “आइलेड ' को' 


लन्दन 
[१४ अक्टूबर, १९३१ या उसके पूर्व | 


कलाकारों और कवियोका अपने-आपको इस युगके व्यापारिक और ओऔद्योगिक 
प्रभावोकी बेडियोसे मुक्त करनेका आन्दोलन एक बहुत ही प्रशसनीय साहसिक कार्य 
है, बस उनमें उसे करने-लायक शक्ति होनी चाहिए। धर्म कलाका सही और चिर- 
कालीन साथी है। धर्म छोगोको जिसकी शिक्षा देता है, कलाकार उसीको शिल्पके 
धघरातलपर रूपमें उनके निकट छाता है। "कला कलाके लिए ' की बातसे, जो मेरे 
विचारमे मानव-मनकी एक शोचनीय भूल है, मुझे नफरत है। कलराकी धम्मेसे इस 
बातमें गहरी समानता है कि उन दोनोमे मूल अनुभूतिका क्षेत्र मनुष्यका ईश्वरसे 
सम्बन्ध होता है। भारतोय कला इस सम्बन्धकों प्रतीकोमे व्यक्त करती है और साथ 
ही धामिक उपासनाकी क्रिया-विधिकों भी व्यक्त करती है। यदि कोई कलाकार, यह 
मानकर कि उसके इर्द-गिर्द जो लोग है उनमें कोई धामिक' भावना नहीं है, धर्मका 
मजाक उडाता है, तो वह अनिवाय रूपसे अपने पेशेको निरर्थक बनाता है। दूसरी ओर 
यदि वह ऐसा महसूस करता है कि उसका एक ध्येय है, तो कवि या कलाकारकों 
यह अधिकार है कि वह प्रचलित विश्वास या विश्वासहीनताका विरोध करे, और उसके 
अपने अन्तर्ज्ञानके बृहत्तर मूल्यके कारण उसका वह कार्य न्‍्यायोचित होगा। कलाके 
बारेमे कुछ जाननेका मे दावा नहीं करता, पर मेरा यह दृढ विश्वास है कि धर्म 
और कहा दोनोको नैतिक और आध्यात्मिक उत्थानके एक-जैसे उद्देश्योकी पूर्ति करनी 
है। ईश्वरके साथ मनुष्यका सम्बन्ध ही सदा जीवनका केन्द्रीय अनुभव रहेगा, और 
कोई अन्य चीज कभी भी उसपर हावी नहीं होगी या उसका स्थान नही छेगी, जैसे 
कि मानव-शरीर कभी भी गुरुत्वाकषणके नियमसे मुक्त नहीं होगे। ईश्वरके साथ 
मनुष्यके इस सम्बन्धर्म रहस्यात्मक शक्तियोका ही महत्त्व है, शब्दोमे अभिव्यक्त 
अपर्याप्त वचनोका महत्त्व नही है। जैसा कि मानव-जातिके विभिन्न और पूर्वापर धर्म 
दिखाते है, ईदवरके साथ मनुष्यके इस सम्बन्ध परिवर्तत हो सकते है। पर काडिनल' 
न्यूमनके शब्दोमे “मेरे लिए एक डय काफी है।” 

अग्रेजीकी फोटो-तकल (जी० एन० १०५५-ए) से। 


१. गाधीजी ने यह वक्तव्य पत्रके सम्पादक जोजेफ बार्डके साथ अपनी बातचीतमें दिया था। सम्पादकने 
उसे लिप्बद्धकर उसकी प्रति स्वीकृतिके लिए गाघीजी को भेजी। गाधीजी ने अन्तिम परेको छोड बाकीकी 
स्वीकृति दे दी। अन्तिम पैरा इस प्रकार था: “ उपासक और कलाकार, दोनों तरहके मनुष्य जो पवित्र है, 
उसतक पहुँचनेकी भाकांक्षा रखते हैं और असंस्कृत मनवाके जब उनके बलिदानेकि कारण उनपर तरस 
खाते है, तो वे यह भूल जाते है कि वे वल्दानमें आनन्दका अनुभव करते है, उनके लिए बल्दिन 
--' सैक्नीफाइस ?--अपने मूल अथे, “ पविन्रतक पहुँचनेके मागे? का ही ब्ोतक होता है।” 

२. आइलेडमें इसपर १४ अक्टूबरकी तारीख दी गई थी। 


११६. वक्तव्य: समाचारपत्रोंको 


हन्दन 
१४ अक्टूवर, १९३१ 
यद्यपि यह बहुत ही दु खकी वात है कि साम्प्रदायिक समझौतेकी वार्ता विफल 
रही, पर मैने सफलताकी आज्ञा छोडी नही है। 
प्रधान मन्त्रीके जबरदस्त प्रतिवादके वावजूद, मेरी अब भी यही धारणा है कि 
विफलताके कारण सम्मेलनके गठनमे ही निहित थे। मुझे अब इस वातपर और भी 
अधिक विश्वास हो गया है कि सविधानकी रचना साम्प्रदायिक प्रइनके पहले सुलक्षाये 
जानेपर निर्भर नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्रधान मन्त्रीका यह सुझाव गलत था कि 
सविधानकी रचनामे आगे और: प्रगति, बहुत हृदतक, साम्प्रदायिक 'समझौतेपर निर्भेर 
करती है। यहाँकी घटनाओका विवेचन करते हुए, भारतीय जनताके लिए सरकारी 
प्रक्रियोके इन दो दोषोकों ध्यानमें रखना अच्छा रहेगा। तब वह हर विफलतापर 
विक्षुब्ध नही होगी। 
मुस्लिम प्रतिनिधि-मण्डलके साथ मेरी कई हूम्वी वार्ताएँ हुई है, पर हम किसी 
अन्तिम निष्कर्पपर नहीं पहुँच सके। डॉ० अन्सारीकी अनुपस्थिति मुझे एक भारी 
बाघा लगी, पर जबतक मुस्लिम प्रतिनिधि-मण्डल एक प्रतिनिधिकी हैसियतसे उनके 
चुनावको चाहता या स्वीकार नहीं करता है, उनका कोई वास्तविक उपयोग नहीं 
हो सकेगा। है 
मैने जो रुख अपनाया है वह दो तरहका है। व्यक्तिगत रूपसे मे अपना 
पहलेका रुख़ कायम रखा है, अर्थात्‌ सभी पक्षोकी सभी बाते मात लेना । परन्तु 
काग्रेसके एक प्रतिनिधिकी हैसियतसे मैने एक मध्यस्थकी तरह काम करनंका अयत्त 
किया है, जिसमें अवतक सफलता नही मिली है। मैने यह चीज स्पष्ट कर दी है कि 
किसी भी योजनाको स्वीकार करनेसे पहले मुझे कार्य-समितिकी स्वीकृति लेनी होगी। 
मेरे आगे क्योकि निरिचत कुछ भी नहीं है, इसलिए मैने कार्ये-समितिस कुछ नही 
पूछा है। न 
प व ही मैं सभी पक्षोसे सम्पर्क रख रहा हूँ। ९४५४ मेरे है नि है 
ऐसी आयेगी जिसपर मुझे कारंवाही करनी होगी, मै निर्देश माँग हूँ ्व 
मै जन-साधारणको इस चीजसे सावधान करना चाहूँगा कि वह समाचारपत्रोकी रिपोर्टसि 
प्रभावित या उत्तेजित न हो। 
[अग्रेजीसे | 
हिन्दू, १५-१०-१९३१ 


११७. भाषण: संघ-संरचना समितिके समक्ष 


लत््द्न 
१४ अक्टूबर, १९३१ 
लॉ्ड चासछकर महोदय और मित्रो, 
बहसमे हस्तक्षेपके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा इरादा आपसे यह प्रार्थना 
करनेका था कि इस विचार-विमशंके अन्तमे मुझे संक्षेपमे कुछ बाते रखनेके लिए 
कुछ मिनट दिये जाये। छेकिन कछ विचार-विमशंको सुनते हुए मैने सोचा कि शायद 
में एक ऐसा सुझाव रख सकूँ जिससे, जिस कठिनाईसे इस समितिको जूझना पडा, वह 
दूर हो सकती है। श्री जिन्‍नाने जब अपनी कठिनाई रखी तो मुझे इस बातका और 
भी ज्यादा यकीन हो गया। इसीलिए, लॉर्ड चांसलर महोदय, डॉ० शफात अहमदसे 
क्षमा चाहते हुए मैने आपसे यह प्रार्थना की कि मुझे बीचमें बोलने और कुछ बाते 
रखने दी जाये। मै ऐसा, यदि सम्भव हो तो, समय बचानेके लिए कर रहा हूँ। 
अपना सुझाव रखनेसे पहले, मै लॉड पीलूकी उप-समितिको, जो श्रम उसने 
किया है और जिस तरहकी विस्तृत रिपोर्ट हमे दी है, उसके लिए अपनी बधाई देना 
चाहता हूँ। पर में ऐसा महसूस करता हूँ कि उप-समितिने अपना लक्ष्य अत्यधिक 
ऊँचा रखा और इसलिए, अनजाने ही, हमारे बीच झगडेका बीज वो दिया। यह 
सकेत, साफ-साफ, उन आम सिद्धान्तोके विवेचन और उनकी रिपोर्टकी ओर है जिनके 
आधारपर भारतके वित्तीय साधनो और दायित्वोका सघ आदिके बीच बेंटवारा होना 
चाहिए। मेरी विनम्न रायमे, यदि उप-समितिने अपना लक्ष्य अत्यधिक ऊँचा न रखा 
होता, तो वह हमें एक सुनिश्चित योजना दे सकती थी। श्री जिन्‍नाकी आपत्तिसे 
मुझे सहानुभूति है, पर मेरे खयालमे उनकी आपत्तिका मूल कारण सर तेजबहादुर 
सप्रूने अपना जो पक्ष रखा है, उसे ठीकसे न समझना है। यदि में उनकी बात ठीकसे 
समझ पाया हूँ तो मुझे तो यही लगता है। जिननाकी आपत्ति यह है कि जबतक किसी 
तरहकी एक योजना न हो, किसी भी तरहका कोई सध हो ही नहीं सकता। मेरे 
विचारसे यह आपत्ति यदि सच्ची हो तो एक घातक आपत्ति होगी। सर तेजबहादुर 
सप्रूकी बातको यदि मैने ठीक-ठीक समझा है तो वह यह है कि योजना तो होनी 
चाहिए, पर--- अगर सघीय सरकार बनती है तो--- सधीय सरकार द्वारा बनाईं गई 
एक विशेषज्ञ समिति हो सकती है और होनी चाहिए, और यह समिति सारे प्रइनपर 
नये सिरेसे विचार करे और उस सरकारको एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। वह रिपोर्ट, 
जैसा कि स्वाभाविक है, विचार किये बिना ही उठाकर रखी जा सकती है, फाडी 
भी जा सकती है और सभी पक्ष उसपर विचार भी कर सकते है, और यदि वह 
उन्हे अच्छी लगे तो सघीय सरकार उसे स्वीकार कर सकती है। उस रिपोर्टको 
किसी सविधानका अग बनानेका कोई सवाल नहीं था। सविधान तो सधीय सरकारके 
अस्तित्वमे आनेसे पहले बन चुका होगा। निजी तौरपर, मै यह स्वीकार करता हैं 


१६८ सम्पुर्ण गाधी वाइमय 


कि में किसी ऐसे सविधानकी कल्पना नहीं कर सकता --चाहे वह ससारकी बडीसे- 
वडी ससद द्वारा ही निभित क्‍यों न हो -- जो हमे सारे खतरों और सारी कठिनाइयौ- 
से बचा सके। में यह मानता हूँ कि सधीय सरकार यदि अस्तित्वमें आई तो उसके 
सामने आरम्भमे ही वहुत-सी ऐसी कठिनाइयाँ आयेगी जिनसे उसे साहसके साथ 
जूझषना होगा। लेकिन में यह महसूस करता हूँ कि हमे एक ऐसी प्राथमिक योजना 
देना, जिसके वारेमें सभी पक्ष सहमत हो, इस उप-समितिकी सामथ्येसे बाहरकी वात 
नही होगी। यह योजना कितनी ही साधारण हो, मुझे उसकी चिन्ता नही है, पर 
वह ऐसी योजना होनी चाहिए जो रियासतोको अच्छी छगें। रियासतोको इस 
सम्मेलनके अन्य सदस्योके साथ परामर्ण करके स्वय यह निर्णय करना चाहिए कि वे 
कहाँतक जानेको तैयार है। 

जो-कुछ में कह रहा हूँ उसे एक उदाहरणसे स्पष्ट करता हूँ। यहाँ, क्योकि 
उन्होंने वात उन कठिनाइयोसे छुरू की है जिनसे उन्हे जूझना होगा, यह 
पूरी रिपोर्ट एक प्रयोगात्मक रिपोर्ट है और इसका अन्तिम रूपः उन दो विशेषज्ञ 
समितियोपर निर्भर करता है जो इस उप-समिति द्वारा सुझाई गई है। में यह महसूस 
करता हूँ कि जैसे उसने अनुच्छेद १० मे यह कहा है कि इतनी मदे सघीय ' बताई 
गई है, उसी तरह यदि वह अपनी बैठक फिर करे और यह रिपोर्ट उसीको फिर 
वापस भेज दी जाये, तो वह फिर हमारे सामने कोई प्रयोगात्मक सुझाव लेकर नही, 
वल्कि' इस बातका एक सम्मत सुझाव छेकर आयेगी कि राजस्वकी इतनी म॒दे सघीय 
होगी । यदि एक विद्येषज्ञ समिति नियुक्त कर भी दी जाती है, तो भी हमें निश्चय 
ही बिलकुल सही आँकडें नहीं मिलेगे। विलकुल सही आँकडे तो सिर्फ घटनाके बट 
चुकनें -- राजस्वके एकत्रित हो जाने--के वाद ही मिल सकते है। पर हमें घशुरू 
करनेके लिए कुछ चीज चाहिए। मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि कौन-सी मर्दे 
संघीय समझी जायेगी और कौन-सी नहीं समझी जायेगी--इसपर हमारा कोई 
समझौता होनेंसे पहले, इस तरहकी चीज हमारे प्रयोजनके लिए आवश्यक नही है। 
इसलिए मै केवल इन मदोको छेता हूँ और कहता हूँ कि उसे हर दूसरी चीजसे हटकर 
अपना सारा ध्यान इन मदोपर ही केन्द्रित करना चाहिए और निब्चित र्पसे कहना 
चाहिए, 'हाँ वैदेशिक सीमा-कर, निर्यात शुल्क-समेत, सघीय होगा ' या संघीय 
नही होगा।” तव वह तुरन्त यह जान जायेगी कि राजस्वके स्रोत क्या है। बसी 
तरह उसे अपनी वैठकमे विचार करके कहना चाहिए, ये वे दायित्व हैं जो सधीय 
होगे ”, और रियासतोको अपने लिए खुद फैसला करना चाहिए। आखिर उन्हे यहाँ 
आनेके लिए निमन्त्रित किया गया है, या वे अपनी इच्छासे यहाँ आये हैं। महाविभव 
नवाब भोपालने, और महाविभव वीकानेर नरेशने भी, जो आइवासन दिया है, कमल का 
कृतज्ञताके साथ स्वागत करता हूँ। सर अकवर हैदरीकी इस बातसे मुझे पूर्ण सहानु- 
भूति है कि वे, हैदराबादके प्रतिनिधिकी हैसियतसे या रियासती कप 
प्रतिनिधिकी हैसियतसे भी, अँधेरेमे छलाँग नही छगा सकते। इसलिए में कहता हू 
कोई भी अँपेरेमें छलाँग न लगाये, और, इस तरहकी विपत्तिसे वचनेके लिए, इसी 


भाषण : संघ-संरचना समितिके समक्ष १६९ 


समय साझेदारीकी एक बहुत ही साधारण योजना होनी चाहिए और हमे वह साधा- 
रण योजना शुरू कर देनी चाहिए। तब सघीय सरकारकों यह गुजाइश' रहेगी कि 
वह जो भार वहन करना पसन्द करे वह वहन करे; और जैसा कि महाविभव नवाब 
भोपालने कहा है, स्वयं सविधानमे काफी लूचक रहनी चाहिए, जिससे कि सधोय 
सरकार और सघीय ससद ऐसा कर सके। हम कोई फोलादी सविधान नहीं चाहते 
जिसमे से हम कभी निकल ही न सके या जिसमे हम कभी कोई सशोधन या परि- 
वर्धन ही न कर सके। यदि हमारे पास एक छचकदार सविधान हो तो सवीय सरकार, 
जैसे-जैसे उसका अनुभव बढेगा, एक विश्येषज्ञ समिति नहीं, बल्कि दस विशेषज्ञ समितियाँ 
नियुक्त कर सकेगी, जो बहुत-सी चीजोकी जाँच करेगी। और तब सधीय सरकार 
जब अपना अभियान शुरू करेगी तो और जिम्मेदारियाँ लेगी और जैप्तेन्‍्जैसे वह 
जिम्मेदारियाँ लेती जायेगी उसे विभिन्न स्लोतोसे राजस्व प्राप्त करनेके मार्ग भी मिलते 
जायेगे। यदि एक बार शुरुआत हो जाये तो, मैं समझता हूं, आगे किसी तरहकी 
भी कोई कठिनाई या भुसीबत नही होगी। 

इसलिए मेरा ठोस सुझाव, यदि यह आपको अच्छा लगे, तो यह है कि! हम इस 
रिपोर्टको धन्यवाद-सहित उप-समितिको वापस भेज दे और उप-समितिसे कहे कि जो 
सामग्री उसे उपलब्ध है उससे वह हमे एक ऐसी न्यूनतम योजना दे जो रिय्रासतोको 
स्वीकार हो, और हम उस योजनाको, किसी विशेषज्ञ समितिकी शकक्‍्लूमे कोई अडंगा खडा 
किये बिना, एक प्रारम्भिक योजनाके रूपमे स्वीकार कर छे। यदि हम ऐसा करते 
है तो मेरे खयालमे, हम श्री जिन्ताकी आपत्तिका पूरी तरह समाधान करः देते 
हैं। सर अकबर हैदरीकी न्यायोचित आशकाओकों भी हम इस तरह दूर कर देते 
है। और जो चीज मुझ-जैसे आदमीको अधिक युक्तियुकत छगती है वह यह कि 
इस तरहके महत्त्वपूर्ण विषयषर भी हमारा और समय बरबाद नही होता। मुझे 
आपके आगे यह बात मान छेनी चाहिए कि मुझे एक ऐसी समितिसे, जो अपनी 
रिपोर्ट शायद बारह महीनोमे या तीन भहीनेमे या एक महीनेमे या तीन सप्ताहमे 
ही देगी, डर लगता है। मै समझता हूँ कि यह परिषद्‌ एक विशेष भारको वहन 
करनेके छिए बुलाई गईं है। इसे साहसके साथ उस भारकों अपने कघोपर छेना 
चाहिए और जिम्मेदारियोको किन्ही और समितियोपर नही फेंकना चाहिए। जो भी 
ढाँचा हम गढ़ सकते है, उसे हमे सम्राट्की सरकारके आगे, पाछियामेंटके आगे और 
भारतकी जनताके आगे भी रखना चाहिए। पर मेरा यह खयाल है कि जबतक हमारा 
इस कायेके प्रति इस तरहका रुख नहीं होगा, जहाँतक मे सोच सकता हूँ, हम आजके 
इस अभेद्य अधकारमें कदापि प्रकाश नही देख सकेगे। 

बीचमे मेरे हस्तक्षेपका वस्तुतः यही कारण है। मेरा खयाल है कि मैने जिस 
सुझावको इस समितिके आगे रखनेकी हिम्मत की है उसे मैने काफी स्पष्ट कर दिया है। 

[अग्रेजीसे ] 
इंडियन राउण्ड टेबल कांफरेंस (सेकेण्ड सेशन) : प्रोसीडिग्स ऑफ फेडरर स्ट्रक्चर 

कमिटी ऐंड साइनॉरिटीज कमिटो, खण्ड १, पृष्ठ १९२-३ 


११८. पत्र: केटरबरीके आकंबिशपको 


८८, नाइद्सब्रिज 
लब्दन, डन्हयू० 
१५ अक्टूबर, १९३१ 
प्रिय आकंबिशपजी, 
आपका पत्र पाकर बडी प्रसन्नता हुई। श्री एन्ड्रय्ूजने मुझे आज प्रात उसके 
लिए तैयार कर दिया था। मगलवार २० तारीखको सायकारू ५-३० पर मै पैलेस 
पहुँच जाऊँगा। आपसे परिचित होने और जिस कार्यके लिए यहाँ आया हूँ उसपर 
आपके साथ विचार-विमर्श करनेके लिए मै बहुत उत्सुक था। 
इस विषयमे में आपसे बिलकुर सहमत हूँ कि हमारी बातचीत केवल हम 
दोनोतक ही सीमित रहनी चाहिए। 


| हृदयसे आपका, 
अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १८१०८) से। 


११९. संघ-संरचना समसितिकी बेठककी कार्यवाहीके कुछ अंश" 


लन्दन 
१५ अक्टूबर, १९३१ 


सर भानेकजी दादाभाई: श्रीमान्‌, महात्माजीने आगे बढ़कर यह कहा है कि 
उनका ठोस सुझाव, यदि यह इस सभाको अच्छा लगे तो, यह है कि यह रिपोर्ट 
घन्यवाद-सहित उप-समितिको वापस भेज दी जाये और उप-समितिसे कहा जाये कि 
जो सामग्री उसे उपलब्ध है उससे वह इस परिषद्कों एक ऐसी न्यूनतम योजना दे जो 
रियासतोको स्वीकार हो, और कि हम उस योजनाको, किसी विशेषज्ञ समतिकी शवलस 
कोई अडुंगा खड़ा किये बिता, एक प्रारम्भिक योजताके रूपमें स्वीकार कर लें। 
परन्तु महात्माजी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि न्यूनतम योजनासे उनका अभिप्राय क्या 
है। न्यूनतम योजनाका अर्थ क्‍या है, यह में अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ। पर, 
मुझे एक गस्भोर वेधानिक आपत्ति है। यदि आप संघको चालू करने जा रहे हैं। 
तो यह काम आप थेगलियाँ लगाकर और थोड़ा-थोड़ा करके नहीं कर सकेंगे। 
यदि संघको कार्य करना है तो वह पूरा, सस्पृ्ण, सर्वप्राही संघ होना चाहिए, जिसमें 

२. जिस विषयपर बहस हो रही थी वह था, सघ और उसकी इकाइयोंके बीच वित्तीय साधनोंका 
बैंटवारा । 


भाषण : छात्रोकी सभामे १७१ 


सन्देहु या कठिताईकी कोई गुंजाइश न रहे। आप एक प्रकारके आंशिक संघकी व्यवस्था 
नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त, यदि संघकी स्थापना करती है तो वह उन आम 
सिद्धान्तोंके अनुरूप होना चाहिए जो इस तरहके सभी संघोंका आधार होते हे। 
इसके अतिरिक्त, कया सहात्मा गांधीको यह विद्वास है कि यदि हमारे पास एक 
न्यूनतम योजना हो भी तो रियासतें उससे सहमत हो जायेंगी? 
गाधीजी : मेरी योजनामे इसी मूल कठिनाईको हलक करनेकी बात है। 

[ अग्नेजीसे ] 

इंडियन राउंड टेबिल कांफरेंस (सेकेंड सेशन) : प्रोसीडिग्स ऑफ फेडरल स्टूक्‍्चर 
कमिटी ऐंड साइनॉरिटीज कमिटो, खण्ड १, पृष्ठ २०५ 


१२०. भाषण : छात्रोंकी सभामे' 


ल्न्द्न 
[१५ अक्टूबर, १९३१] 


सहाध्यायिओ, 


मैं लोगोंके आगे सभी तरहके विषयोपर, लेकिन खास तौरसे उस' ध्येयके बारेमे 
बोलता रहा हूँ जो मुझे यहाँ लाया है, और अपने ध्येयके सिलसिलेमे मुझे जो कहना 
है वह तो अबतक आपको जबानी याद हो गया होगा। मेरा इरादा आपके आगे 
किसी खास विषयपर बोलनेका नहीं था। इसलिए मैने सोचा कि एक नपे-तुले 
भाषणमें समय नष्ठ न करके यदि मै प्रइनोके उत्तर दूँ तो वह शायद हमारे समयका 
सवसे सुन्दर उपयोग होगा। 
आप अपनी इच्छानुसार कोई भी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विपयके 
बारेमे आप पूछते है यदि उसकी जानकारी मुझे नही हुई तो मैं अपना अज्ञान साफ- 
साफ स्वीकार कर छूंगा। इसके सिवा, और कोई असमजस आप मेरे लिए पैदा 
नही करेगे। आप भी यदि मेरे प्रति स्पष्टवादिताका रुख अपनाये तो यह आपका 
सौजन्य होगा। मेने आपको “सहाध्यायी” कहा है। यह कोई औपचारिकता नहीं 
है। में अपनेको मूल रूपसे अध्येता ही समझता हूँ और यदि आप समझदार है, 
जैसा कि मे हूँ (हँसी), तो जीवनमे आगे चलकर आप भी अपनेको अघ्येता ही 
समझेगे, विद्यार्थी ही मानेगे। 
जीवनके अपने अवतक के विविध अनुभवोसे में इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि 
हमारा विद्यार्थी-जीवन अपने कॉलेजो, विश्वविद्यालयों और लॉ चेम्बरोसे निकलनेके बाद 
आरम्भ होता है। वहाँ हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपने पढ़ाईके विषयोको 
१. सभा इट्सनेशनछ स्टूडेंट्स मूवमेंट द्ाउस, रसेल खवेयरमें हुई थी। विश्वके सभी भारगेकि ऊगभग 
२०० छात्र उसमें उपस्थित थे। 
२, तारीख मदांदेव देसाईकी ढायरीके मनुसार दी गईं है। 


१७२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


शानकी कुजी मानकर और उनसे अतरग भावसे जुडकर अध्ययन करे। और उन स्थानोकों 
जव हम छोडते है तो जो-कुछ हमने सीखा होता है उस सवको छग़भग भूल जाते 
है। वस्तुत, वादके जीवनमे ही हमे बहुत-सी चीजें सीखनी होती हैं। तथाकथित 
विद्यार्थीजीवन असली विद्यार्थी-जीवनके लिए महज एक तैयारी हीती है। आप जब 
कालेजमे या कहीं अन्यत्र होते है, तो आपके पास निश्चित विषय होते है। वैकल्पिक 
विषयोम भी आपको उन्हे एक विश्येष ढगसे सीखना होता है, क्योकि आप एक 
स॑चेमे कसे हुए होते है। परन्तु जब वह अवस्था समाप्त हो जाती है, तो आप एक 
आजाद पछीकी तरह हो जाते है, जो अपने पस्लोसे खूब ऊँचा उड सकता है। और 
आप जितना ऊँचा उडते है उतने ही शक्तिशाली होते जाते हैं। इसलिए मैं अभी भी 
एक ऐसा विद्यार्थी हूँ जो ससारके इस विद्याल्यमें अभी अपनी विक्षा समाप्त नही 
कर पाया है। 

जब आप इधर-उधरसे लहरोके थपेडे खाते है और आपको अपनी सुझन-वूझका 
ही सहारा रह जाता है, तो एक कठिन समस्या सामने आती है। यदि आप अपने- 
को अध्ययनमे लगाये, यदि आप अपनेको अध्ययनके लिए, अनन्त गोधके लिए समपित 
कर दे, तो उस अध्ययनसे मिलनेवाले उल्लास और आनन्दकी कोई सीमा नही होगी। 
सत्यकी खोज वरावर मेरे अध्ययतका विषय रहा है। अध्ययन और खोजके अपने 
प्रारम्भिक दिनोमे मैने देखा कि मैं सत्ययो तबतक नहीं खोज सकता जबतक कि 
दूसरोपर नही वल्कि खुद अपनेपर चोटको न्योता न दूँ। मैं सत्यकों केवछ तभी 
खोज सकता था जब दूसरोको चोट पहुँचानेकी सारी भावनाकों त्याग देता वल्कि 
आवश्यक होनेपर, खुद अपनेको चोट पहुँचाता। क्योकि जैसा कि आप जरूर जानते 
होगे, सत्य और हिंसा एक-दूसरेके विरोधी है। हिंसा सत्यको छिपाती है, और यदि 
आप सत्यको हिंसासे पानेकी कोशिश करते है तो आप सत्यकी खोजमें अपने भयानक 
अज्ञानका परिचय देते है। इसलिए सत्यकी खोजके लिए बिना किसी भी तरहके 
अपवादके अहिंसा ही एकमात्र साधन है। जीवनका सार मैने जो पाया है वह अहिंसा है। 

इस सक्षिप्त भूमिकाके साथ में अपनेको आपकी सेवामे प्रस्तुत करता हैँ। आपको 
मुक्षसे सभी तरहके प्रइन पूछनेकी स्वतन्त्रता है। 

गोल्ड कोस्टका एक नीग्रो छात्र: अपनी दांडी थयात्रामें आपने पुलिसको और 
नस्वरदारोंको --- सरकारके साथ वफादारीसे बंधे पुलिसके सिपाहिमोको --- इस्तीफे देनेकी 
सलाह दी थी। आपने गोरखाओसे भी कहा था कि वे आदेक्षोंको न सानें। क्या यह 
अहिसाके विपरीत नहीं है? 

गाधीजी प्रदन रोचक है, पर यह ऊपरी ज्ञानका सूचक है। लेकिन छाचारी 
है, क्योकि यह दर्शन पुस्तकोसे पढा नहीं जा सकता। अन्तविरोध कोई नही है। 
पहली बात तो यह है कि मैने नम्बरदारोसे यह कहा था कि अगर वे यह जान 
गये हो कि वे ऐसी सरकारकी सेवा कर रहे हैं जो गलत काम कर रही है, वो वे 
इस्तीफा दे दे। गछत काम करनेके लिए कोई ब्रत, वचन या सकत्प नहीं हो 
सकता -- जैसे कि किसी पुरुष या स्त्रीका प्रतिदिन ५० सिगार पीने या प्रतिदित 


भाषण . छात्रोंकी सभामे १७३ 


व्हिस्कीकी दो बोतले पीने या भोजनसे पहले एक आदमीकी जान हेनेका ब्रत या 
सकलप कोई ब्रत नहीं हो सकता। यदि पुलिसका सिपाही ऐसी सरकारकी सेवामे 
नियक्त है जो गलत काम करती है, तो उस सेवाको छोडना उसका आवश्यक कत्तंव्य 
हो जाता है। इसलिए मैने लोगोको यह समझाया कि वे अपने साथ और अपने 
देशके साथ हिंसा कर रहे है और खुद सरकारको भी हानि पहुँचा रहे है। उसका 
परिणाम यह हुआ कि वे जेल गये और उन्होने उसे बिना किसी शिकायतके सहन 
किया। सत्य और अहिंसाका उसमे कोई उल्लघन नहीं था। वह उनके लिए और 
भेरे लिए अच्छी चीज थी। 

नम्बरदारो और दाडीके पुलिसके सिपाहियोको छोडकर अब मैं पजाबपर आता 
हँ। गढवाली सैनिकोंको अपने अधिकारियोसे आदेश मिला था। मैने उसकी कभी 
हिंसाका कार्य कहकर निन्‍दा नहीं की है। वह भी देशभक्तिका कार्य था। उन्हे जेल 
हुईं, जो और भी खराब थी। वह अनुशासनकों तोडना था और उनमे से कुछको माशेल 
लॉ के अधीन सजा दी गई। जहाँ में उनकी इस बातके लिए सराहना करता हूँ कि 
उन्होने अपने देशवासियोपर गोली चलानेसे इनकार कर दिया और उसके लिए अभी 
भी कष्ट सह रहे है, वहाँ में उनके लिए एक अहिसात्मक प्रतिरोधीकी हैसियतसे 
दयाकी प्रार्थना नहीं कर सकता। 

यदि सरकारकी बागडोर काग्रेसको दे दी जाये, तो काग्रेस उन्हे कल ही रिहा 
कर देगी। इस तकंमे क्योकि कोई दोष नहीं है, इसलिए उसमे कोई अन्तविरोध 
नही है। जिसे पूरे इतिहासका पता है वह पूरे समझौतेको उठाकर मेरे मुँहपर फेक 
सकता है। उन्होने यही किया। कुछ देशवासियोने बिना विचारे ही मुझसे यह कहा 
कि में इन लोगोकों रिहा करवाऊँ। परन्तु मैने कहा, “नहीं।” यह चीज काग्रेसके 
आन्दोलनका अग नहीं थी कि इस तरहके सैनिकोको अनुशासन भग करना चाहिए। 
काग्रेसने इस तरहके आदेश नही दिये थे। वे अहिसात्मक प्रतिरोधी नहीं थे, और 
यह बात याद रखिए कि हर देशभक्त अहिसात्मक प्रतिरोबी नहीं है और न हर 
प्रतिरोधी देशभक्त ही है। 

एक खुसी छात्र : यदि आप कसम धार्मिक होते तो क्या आप जल्दी किसी सम- 
झौतेपर नहीं पहुँच जाते ? 

गाघीजी : ओह, में आपका प्रइन समझा। आप यह सुझाना चाहते है कि मुझे 
वादा कर लेना चाहिए और तोड देना चाहिए (हँसी)। मैं आपको अब यह 
बताता हूँ कि में राजनीतिमे क्यो आया। मै राजनीतिमे राजनीतिको इस बदनामीसे 
मुक्त करनेके लिए आया हूँ। आमतौरपर राजनीतिज्ञ कानूनके हर दावेसे मकक्‍त होता 
है। परन्तु मेने सोचा कि इससे काम नहीं चलेगा। राजनीति साँपकी कुडलीकी तरह 
आपको चारो ओरसे कस लेती है और पीस डालती है। यह देखकर कि मै इसके 
बीचमे हूँ, मे छाचारीकी अपनी स्थितिको समझता हूँ और राजनीतिको काबूमे छानेकी 
कोशिश करता हूँ। यह माना जाता है कि मै, किसी-न-किसी तरह, विश्वके सबसे 
बडे सगठन-- भारतीय राष्ट्री०ण काग्रेसका सचालन कर रहा हैं। वह आज करोड़ो 


(७४ सम्पूर्ण गांधी वाइमंय॑ 


छोगोका प्रतिनिधित्व करती है, जो उसकी पुकारका जवाब देते है। यदि काग्रेस 
वास्तवम सचाईके साथ अहिंसा और सत्यके आधारपर राजनीतिक कार्य करे, तो 
राजनीतिज्ञ इस निष्कषंपर पहुँचेगे कि झूठे वादे करना आवश्यक नही है, और 
कि जब आप इस तरहके किसी साधनको अपनाते है तो राजनीति भ्रष्ट हो जाती 
है। क्योकि कुछ धामिक व्यक्ति ख़राब है, इसलिए यह कहना कि धर्म ही खराब 
है, एक गलत अनुमान है। इस तरहका दृष्टिकोण बनाना बिलकुल गलत होगा। 
इसी तरह, क्योकि राजनीतिज्न कुटिल तरीके अपनाते है, इसलिए यह कहना कि 
राजनीतिको सुधारा नहीं जा सकता, गरूत है। 

श्री कौर हार्डीकी उकताहटके कारण ऐसा महसूस हुआ कि कॉमस सभा एक 
सच्चे ईसाईके लिए अच्छी जगह नही है, क्योकि उसमे बहुसख्या बुरे छोगोकी है। 
पर यह चीज गलत है। हमें असहाय पक्षोके समर्थनमे अवश्य खडे होना चाहिए 
और उनके लिए छडनेकों हमारा कॉमस सभामे होना सर्वथा न्‍्यायोचित होगा । 
सफलतापर अधिकार मानव-प्राणियोको नहीं दिया गया है, पर प्रयत्नपर अधिकार 
हममे से प्रत्येककों दिया गया है। साथ ही, यह भी मत भूछिए कि यह दम 
भरना कि आप हर चीज अपनी निजी कोशिशसे ही करते है, अहकार है, क्योकि 
आप घासका तिनकातक हिला नहीं सकते। ऐसा करनेसे पहले, आपका हाथ 
पक्षाघातका शिकार हो सकता है, क्योकि जीवन इतना अनिश्चित है। हम ईदवरकी 
दयापर निर्भर है। हमें सारी महत्त्वाकाक्षा छोड देनी चाहिए। हर कीमतपर सच्चे 
रहो और प्रयत्न करो, और फल ईरहवर॒पर छोड दो। 

एक कोरियाई छात्र : अहिसाके आधारपर आप पुलिस या राज्य या सेनाका 
विरोध वक्‍्यो [नहीं | करते ? 

गाधीजी, में मानता हूँ, यह असगगति है। यदि मैं यह कहूँ कि सेना राज्यके 
लिए आवश्यक है, तो यह असगत होगा। में सभी राज्योको पुलिस या सेनाके विना 
काम चलानेके लिए आमन्त्रित तो कर सकता हूँ, पर में अभी इस विश्वासपर नहीं 
पहुँच पाया हूँ कि आप पुलिसके बिना समाजकों कायम रख सकते हैँ। यदि हम 
चोरो और लुटेरोको समाजमे स्वच्छन्द विचरने दे तो मे पुलिस-विहीन समाजकी 
कल्पना कर सकता हूँ। टॉल्स्टॉयने “दुखोबोर्स ' की कल्पना की है। ससारमे सव-कहीं 
ऐसे लोग है जिन्हे पुल्सिकी रक्षाकी जरूरत नही है। परन्तु उन्हे यह बात स्वीकार 
कर लेनी चाहिए कि यदि उनके आस-पासका परिवेश व्यवस्थित न हो, तो वे वसा 
जीवन भी जी नहीं सकेंगे | यह चीज मेरी योजनाके बाहर नहीं है, पर में इस समय 
अपने सीमित कार्यमे फेसा हूँ। इसलिए आप यह कह सकते है कि मेरा पुलिसको 
बरदाइत करना अहिंसाको मर्यादित करना है। सेना अहिंसाके विपरीत है। पहले मामलेमे 
कारण मुझमें साहसका अभाव है, और दूसरेमें अपने छोगोको यह विदवास दिलानेकी 
असमर्थंता है कि वे सेनाके बिना काम चला सकते है। मैने अभी इतनी शक्ति 
अजित नही की है कि चोरो, बदमाशों और ह॒त्यारोके विरुद्ध अहिंसाको रख सकें, 
परन्तु मैं लोगोसे यह कह सकता हूँ कि वे सेनाके शुडोके विरुद्ध अहिसाको रखें। 


भाषण : छात्रोकी समभामें १७५ 


यदि भारत देवयोगसे अहिसा द्वारा अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेता है, तो गायद 
हम दुनियाको यह दिखा सकेंगे कि सैनिक राज्य आवश्यक नहीं है। सेना-विहीन 
राज्यके विचारकों मैं कोरा काल्पनिक नहीं मानता हूँ, पर उसके लिए और भी 
उच्च कोटिका साहस और पवित्रता आवश्यक है। 

एक अंग्रेज छात्र: आपके लोग भूमिपर जीवन-निर्वाह करते हे, हमारे लोग 
कामपर जीवन-निर्वाह करते हे। वे हड़तालको अनिश्चित कालतक चला नहीं सकते। 
आप इसका कया इलाज सुझाते हे? 

गांधीजी : यह सचमृच असमजसमे डालनेवाछा प्रइन है। मेरे लिए कोई इलाज 
बताना धृष्टता होगी। इस देशमे में बिलकुल अजनवी हूँ और यहाँकी परिस्थितियोकी 
मुझे जानकारी नही है। पर क्योकि हम सहाध्यायी है, इसलिए परस्पर विचार-विनिमय 
कर सकते है। में अपने निजी विचार रखूँगा। में आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि 
आपकी विपत्ति मुझे भी व्यथित करती है। यदि ईइ्वरने मुझे इसे समाप्त करनेकी 
हिम्मत दी तो में खुशीसे ऐसा करूँगा। तो देखिए, मैने हड़ताले चलाई है। अपने बारेमें 
मेरा यह दावा है कि मैं हड़तालोंको काफी सफलताके साथ चलानेमे विशेषज्ञ हूँ। 

पर एक अनिवायें शर्तें यह है कि हडतालियोंको दानसे गुजारा नहीं चलाना 
चाहिए, उन्हे अपनी मेहनतसे गुजारा चलाना चाहिए। जिन छोगोने उन्हे हड़ताल 
करनेकी सलाह दी थी और जो उसमे उनका नेतृत्व कर रहे थे, उनमें एक मिल- 
मालिककी वेटी थी।' हड़तालियोंने जब नगरपालिकाके लिए इमारत वनाई तो वह 
उनके साथ काम करती रही और रेत इधरसे-उधर पहुँचाती रही । एक और अवसर- 
पर जब मैं जेलमे था, मेरे छोगोने हड़तालियोको कताई और बुनाईका काफी काम 
दिया और उस कामके लिए उन्हे बाजारमे मिलनेवाली मजदूरीसे अधिक मजदूरी 
दी। वे आठ घटे कास करते थे और अपने गुजारे-छायक पैदा कर छेते थे। परन्तु 
लन्दनमे, जहाँ एक सुसंगठित समाज है, परिस्थिति कठिन है। लेकिन हम कठिनाई- 
पर अवश्य काबू पा सकेंगे, क्योकि जहाँ चाह है वहाँ राह है। कमर कस लीजिए 
और दानसे जीवन-निर्वाह करनेको तैयार मत होइए। कोई उपाय खोजिए। 

इस समस्यापर जो अग्रेज मुझसे सलाह-मदविरा कर रहे है, उनसे मैं कहता 
हूँ: इस अत्यन्त संगठित औद्योगीकरणको तोड़ दो। गाँवोको छोटो। आपको जीवन- 
की अपनी धारणाकों बदलना है। आपका रहन-सहनका स्तर वनावटी है, यह ज्यादा 
दिन टिकनेवाछा नहीं है। आधुनिक सभ्यता एक खिलौना है। आप अपने रहन-सहनके 
स्तरको वढ़ाते जा रहे हैं। आदमीकी जरूरते जितनी वढती जाती है, उतना ही वह 
दूषित होता जाता है और उनके वोझसे टूटता जाता है। लकागायरके एक अंग्रेजने 
कहा था: “भूखों मरनेकी मुझे चिन्ता नहीं है, पर में खुद अपनी नजरोमें गिर 
गया हूँ।” में एक ऐसे आदमीको जानता हूँ जो सच्चरित्र और देगभक्‍त था, पर 
अपने लोभके कारण जब उसने दस छाख रुपया कमा लिया, तो मैने उसे बधाई 
नही, वल्कि अपनी संवेदना भेजी। परन्तु वादमें उसने सव-कुछ खो दिया। तब वह 


१. मनसूया साराभाई, देखिए खण्ड १४, पृष्ठ २०२ । 


१७६ सम्पूणं गाधी वाइमय 


किसीके सामने ही नही आ पाता था और आखिर एक दिन उसने जहर खा लिया। 
अफस्तोस, इस तरहका एक सच्चरित्र और अच्छा मित्र अपनी उत्तरोत्तर वढती जरूरतो- 
के कारण ही आज नही रहा। मेरे तरीकेकों अपनानेके लिए आपको, खासकर अग्रेज 
जातिके छोगोको अपने जीवनका ढंग बदलना होगा | 
आपकी जाति शोषकोकी जाति है। (हँसी) 
आपका राजा इग्लेड और “डोमीनियनो' का भहाराजा है, परन्तु वह भारतका 

सम्राट है। यह चीज उसके पीछे छिपे गवंकी सूचक है। इसलिए आपकी स्वतन्त्रता 
शूढठी है। आपने भारतीयोको अपनी इच्छानुसार झुकाने और आपकी वस्तुएँ छेनेको 
बाध्य करनेके लिए अनेक अपराध किये है। आपका सबसे धनी देशोमें होना कोई 
आइचर्यकी बात नहीं है। पर आपने अपनी यह दौरूत कहाँसे प्राप्त की है” इस 
घरतीसे तो नहीं की है। यह साम्राज्यके सभी भागोसे आई है। आपके लोग कहते 
है, उनकी भारतमें रुचि है। किसलिए? क्योंकि वहाँ इतने-सारे छोगोको जीविका 
मिलती है” मेरी योजनापर यदि आप चले, तो जिस क्रान्तिका मैं आपके आगे 
सुझाव रखना चाहूँगा वह यह है कि अपने जीवनका ढंग बदलो। उस वक्‍तका इतजार 
मत करो जब आपको ऐसा करनेके लिए मजबूर हो जाता है। जो चीज मेरे मनको 
उद्देंलित कर रही है वह मैने आपके आगे रख दी है। यद्यपि में यह चाहता था 
कि मैं अपने रास्तेपर चलूँ और आप अपनेपर, पर सहाध्यायियोकी हैसियतसे आपने 
मुझे चुनौती दी। इसलिए मैने अपना हृदय खोलकर रख दिया। 

[अग्रेजीसे ] 

बॉम्बे कॉनिकक, १७-१०-१९३१। महादेव देसाईकी हस्तछिखित डायरी १९३१, 
से भी; सौजन्य : नारायण देसाई 


१२१. प्र्नोत्तर' 
ल्त्दन 
[१६ अक्टूबर, १९३९के पूर्व] 


प्र० : यदि सब बातोसे सास्प्रदायिक प्रइनका अधिक महत्त्व नहीं है तो खुद 
आपने एक समय यह क्यो कहा था कि जबतक यह प्रदन हछ न हो जायेगा, जाप 
गोलमेज परिबद््में जानेका विचार भो न करेंगे? न्‍ रे 
उ०: आप ठीक कहते है। परन्तु आप यह भूछ जाते है कि भारतमें मेरे 
अग्रेज मित्र और दूसरे मित्रोने इस वातके लिए कि मुझे इस्लैंड जाना ही चाहिए, 
ह्द्कि 
१. महादेव देसाईके “ लंडन छेटर ” (लन्दनका पत्र)से उद्धृत। भददादेव देसाई बताते 
ये प्रश्षोत्तर एकही व्यक्तिके साथ नहीं हुए, रकम हा लोगोंके साथ हुई गावीणी की 
पूछे प्रक्ष और गाघीदी के उत्तर दिये जा रहे दै। हि 
हर हक कक में महादेव देसाई भन्यन कहते दे कि ज्व में पह छेख दिख का मच- 
मिषेषवादी कार्यकर्ताओंके साथ गाधीणी की बात्तचीतका समय निकट जाता जा रहा है। इन साथ 


गांधीजी की बातचीत १६ मवटूबर को हुईं थी। 


प्ररनोत्तर १७७ 


मुझपर इतना दबाव डाछा कि में विवश हो गया। और मुझे भी ऐसा छगा कि 
और किसी कारण नही तो छॉड इविनको दिये गये वचनकी रक्षा करनेके लिए ही 
मुझे यहाँ आना चाहिए। अब यहाँ में अपनेको उन छोगोके सामने पाता हूँ जो 
राष्ट्रवादी नहीं है और केवल साम्प्रदायिक नेता होनेके कारण ही चुने गये है। 
इसलिए यद्यपि मैने कहा कि किसी निर्णयपर न पहुँच सकना हमारे लिए शमंकी 
बात है, फिर भी इसका कारण तो इस«समितिके सदस्य जिस तरह चुने गये है, 
उसीमे समाया हुआ है। स्थिति ऐसी अवास्तविक है कि शब्दोमे उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता है। कुछ सदस्य तो ऐसे है कि यदि वे भारतमें हों तो जिन 
साम्प्रदायिक समुदायोका प्रतिनिधित्व करनेका वे दावा करते है, उन्हीं समुदायोंका 
मत लिया जाये तो वे उन्हे अस्वीकार कर देगे। 
अस्पश्योंके विषयमें क्‍या स्थिति है? डॉ० अम्बेडकर आपपर बहुत बिगड़े 

थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेसको अस्पृश्योंका प्रतिनिधि होनेका दावा करनेका कोई 
अधिकार नहीं है? 

उ० : आपने यह प्रइन पूछा, इससे मुझे प्रसन्‍नता हुई है। डॉ० अम्बेडकरकी 
बातका मैं बुरा नहीं मानता। हरएक अस्पृश्यकी तरह डॉ० अम्बेडकरकों मुझपर थुकने 
तकका अधिकार है। और वे मुझपर थूके तो भी में हँसता ही रहूँगा। परन्तु मैं 
आपको यह बताना चाहता हूँ कि डॉ० अम्बेडकर देशके उसी एक भागकी तरफसे बोलते 
हैँ जिस भागमे वे रहते है। हिन्दुत्तानके दूसरे भागोकी तरफसे वे नहीं बोल संकते। 
मुझे देशके कई भागोसे तथाकथित “अस्पृश्यों की ओरसे असल्य तार मिले है, जिनमे 
उन्होने डॉ० अम्बेडकरकों अपना प्रतिनिधि माननेसे इनकार किया है और काग्रेसमे 
अपना पूरा विश्वास प्रगट किया है। इस विद्वासका कारण भी है। काग्रेस उनके लिए 
जो काम कर रही है उसे वे जानते है और वे यह भी जानते है कि यदि अपनी 
आवाजकी ओर छोगोंका ध्यान आकर्षित करनेमे वे सफल न होगे तो उनकी तरफसे 
मैं उनके सत्याग्रह-सग्रामका नेतृत्व करूँगा और यदि कट्टरपथी हिन्दुओकी ओरसे कोई 
विरोध हुआ तो उसे ठण्डा कर दूँगा। दूसरी ओर अगर उन्हे पृथक्‌ प्रतिनिधित्व, 
जिसकी माँग डॉ० अम्बेडकर इतना आग्रहपूर्वंक कर रहे है, दे दिया जाता है तो 
इससे खुद उन्हीका बहुत बडा नुकसान होगा । इससे हिन्दू समाज दो सशस्त्र छावनियोमे 
बट जायेगा और उससे अनावश्यक विरोध-भाव पैदा होगा। 

प्र०: मे आपकी बातकों समझता हूं, और आप न्यायतः अस्पृश्योंकी तरफसे 
बोल सकते हे, इसमें भी मुझे कोई सन्‍्देह नहीं है। परन्तु मालूम होता है, आप 
इस बातपर ध्यान नहीं दे रहे हे कि दुनियासें सब जगह सब कौमें अपने लोगोंको 
ही अपना प्रतिनिधि बनानेका आग्रह रखती है। उत्तरके निष्ठावान उदारदलीय नेता 
मजदूरोके सच्चे प्रतिनिधि बन सकते हे, परन्तु वे अपने लोगोंमें से ही अपने प्रतिनिधि 
भेजना पसन्द करते हे और आपके विरुद्ध जो सबसे बड़ी बात है, वह यह है कि 
आप अस्पृदय नहीं हे। 


४८-१२ 


१७८ सम्पूर्ण गांधी वाड्मंय 


उ० * मै यह अच्छी तरह जानता हूँ। परन्तु मै उनका प्रतिनिधि होनेका दावा 
करता हूँ, इसका यह मतल्‍ूब नही है कि मै व्यवस्थापिका सभाओमे भी उनका प्रतिनिधि 
बनकर जाऊँगा। ऐसा तो किसी भी तरह नहीं हो सकता। मै तो चाहूँगा कि 
व्यवस्थापिका सभाआमें उन्हीमे से चुने हुए लोग उनका प्रतिनिधित्व करे, और यदि वे 
न चुने जा सके तो में ऐसा कानून चाहूँगा जिससे चुने गये सदस्य उन्हे अतिरिक्त 
सदस्योके रूपमे चुन के। जब में उनका प्रतिनिधित्व करनेकी बात कहता हूँ तब 
गोलमेज परिषद्मे प्रतिनिधित्व करनेकी बात कहता हूँ। और मै आपको विद्वास 
दिलाता हूँ कि यदि कोई हमारे इस दावेको चुनौती देता है तो में खुशीसे जनमत- 
सग्रहका सामना करूँगा और उसमे सफल होऊँगा। 

प्र० : मुसलमानोके बारेमें भी आप जो-छुछ कहेंगे, उपर्युक्त दृष्टिसे उसे सुतना 
रोचक होगा। आप यह तो नहीं कहते कि जो मुसलमान यहाँ हे वे अपनी कौमके 
प्रतिनिधि नहीं हे? 

उ० वे चुने नहीं गये है, और मै आपको यह बताता हूँ कि मैने कई सच्चे 
राष्ट्रवादी मुसलमानोको इससे अलूग रहनेको कहा है। ऐसे युवा मुसवमान नेताओकी 
एक बहुत बडी तादाद है जो इस समस्याके साम्प्रदायिक हलके खिलाफ है। यहाँ 
मैं दो के ही नाम बताता हूँ, जिन्हे मै उन्ही मित्रोके जरिये जान पाया हूँ जो आज 
काग्रेसके खिलाफ खडे है। ये दो नेता है श्री ख्वाजा और श्री शेरवानी। मै खुद 
तो मुसलूमानोको जो-कुछ भी वे माँगते है देनेके लिए तैयार हें, और हिन्दुओ तथा 
सिखोको इस विषयमे मेरा साथ देनेपर राजी करनेको मैं आधी-आधघी रातके बाद 
तक जागता रहा हूँ, छेकिन अपने प्रयत्नमे सफल नहीं हो पाया हूँ। यदि सिख प्रति- 
निधि सिख्रो द्वारा चुने गये होते और सरकार हारा नामजद न होते तो क्या आप 
समझते है कि मैं असफल हुआ होता ? तब ज्ञायद मास्टर तारासिह ' यहाँ होते। मै 
उनके विचारोको जानता हूँ और श्री जिन्ताकी १४ माँगोके सामने उनकी १७ माँगे है । 
परन्तु मुझे विश्वास है कि मै उन्हे समझा लेता, क्योकि आखिरकार वे कन्घेसे-कन्धा 
मिलाकर लडनेवाले हमारे साथी ही तो है। फिर यदि वर्तमान परिस्थितिमे समझौता 
करनेमे हम असफल हो जाते है तो क्या यह कोई आइचयेकी बात होगी ? इसी- 
लिए तो मैने यह कहा कि पहले ही हमारे मार्गमे अडचने डाली गई है और अब 
यह कहकर, कि शासन-विधानकी रचनाके प्रदनका निर्णय होनेके पहले साम्प्रादयिक 
समस्याका निर्णय हो जाना चाहिए, हमारे मार्गमें और अधिक बाधा न डाले। में 
उनसे यह कहता हूँ कि हमे क्‍या मिलेगा, यह्‌ जान हेने दीजिए, ताकि उसके आधार- 
पर मै इस बेमेल चुने हुए मण्डलमे भी एकता छानेका भ्रयत्न करूं। 

ईदइवरके लिए हमारे सामने कोई ठोस चीज तो रखिए। हमारे धनुषकी यह 
दूसरी डोरी होगी और वह मसलेको हल करनेमे मदद करेगी, क्योकि फिर में उनसे 
यह कह सकूंगा कि वे एक बेशकीमती चीजको नष्ट कर रहे हैं। परन्तु आज में 


१. सिख नेता। 


भेंट : कैलेण्डरको १७९ 


उनके सामने कुछ भी नहीं रख सकता हूँ। मसलछा हल न भी हो तो मैने खानगी 
पच-फैसला, न्यायाधिकरण आदि कई मार्ग सुझाये है। यही स्थिति है। मै अपने 
मित्रोका सेवक हूँ, और छॉर्ड इविनकी में अपने मित्रकी तरह इज्जत करता हूँ, इसी- 
लिए मै यहाँ आया हूं। परन्तु अब में यह देखता हूँ कि यह एक ऐसी विकट स्थिति 
है, जिससे निबटना असम्भव है। 
प्र०: क्या यह बिलकुल असम्भव है? क्‍या आप यह मानते हे कि आपको 
आना ही नहीं चाहिए था? 
उ०: बिलकुल ऐसा तो नही है, और प्रयत्न करना मे आख़िर तक नहीं 
छोडेंगा। जहाँतक केवल मेरे यहाँ आनेका सम्बन्ध है, में यहाँ आया, इसके लिए 
मुझे जरा भी दुख नहीं है। कारण यह है कि मे जानता हूँ, परिषद्के बाहर, 
अप्रत्यक्ष रूससे जो काम मैं कर रहा हूँ वह सम्पूर्णतया सन्‍्तोषजनक है और यहाँ मैं 
ऐसे सम्पर्क स्थापित कर रहा हूँ जिन्हे में अपने मनमे एक धरोहरकी तरह सेँजोकर 
रखूंगा। 
प्र०: तो इससे क्या में यह्‌ समझ लूँ कि आप साम्प्रदायिक प्रइनको अधिक 
भहत्त्व नहीं देते हे? 
उ० : मैने यह कभी नहीं कहा। में यह कहता हूँ कि जिस मुख्य बातपर खास 
जोर देना चाहिए था, उसे इस प्रइनके द्वारा दब जाने दिया गया है। 
[अग्रेजीसे ] 
यँग इंडिया, २९-१०-१९३१ 


१२२. भेंट: केलेण्डरको' 

लन्दन 
[१६ अक्टूबर, १९३१] 
प्र०: गांधीजी, क्या आप ऐसा मानते हे कि थोक उत्पादनसे जनताका जीवन- 

स्तर ऊँचा हो जायेगा? 
उ०: में तो ऐसा कतई नही मानता। श्री फोर्डकी दलीलमें एक बहुत बडी 
अ्रान्ति है।' यदि थोक उत्पादनके साथ वितरण भी उतने ही बडे पैमानेपर नहीं 
हुआ तो इसके परिणामस्वरूप दुनिया बहुत बडी विपत्तिमे फेस सकती है। फोर्डकी 


१. एक अमेरिकी पत्र-प्रतिनिधि। यह प्यारेलाल नेयरके छेख “थोक उत्पादन बनाम जनसताधारण द्वारा 
उत्पादन ” से उद्धुत किया गधा दै। शसमें उन्दोने मेंटकर्ताका नाम नहीं बताया है! उस्तका नाम और 
भेंटकी तिथि दोनों महांदेव देसाईकी १९३१ की डापरीकी पाण्डुलिपिसे छिये गये हैं। 

२. भेंठकर्ता इससे कुछ दिन पूर्व अमेरिका फो्ंसे मिके ये। उन्होंने पद विचार व्यवत किया था 
कि सस्ती वस्तुओंकी माँगे बढ़े पैमानेपर उत्पादनकों प्रोत्साइन मिलेगा । 


१८० सम्पूर्ण गाधी वाइडूमय 


मोटर ग्राडियोको ही छीजिए। देर-सवेर ऐसी स्थिति आयेगी ही जब और ज्यादा 
उत्पादनकी गुजाइश नहीं रह जायेगी। मोटर गाडियोका उत्पादन उस बिन्दुसे आगे 
नही बढाया जा सकता। फिर क्‍या होगा ? 

थोक उत्पादनमे उपभोक्‍ताकी सच्ची आवश्यकताका कोई खयाल नही रखा जाता। 
अगर थोक उत्पादन अपने-आपमें कोई अच्छाई होती तव तो इसमे अनन्त वृद्धिकी 
गुजाइश होती | लेकिन, यह वात साफ-साफ दिखाई जा सकती है कि थोक उत्पादन- 
की अपनी सीमाएँ भी है। अगर सभी देश उत्पादनके इसी तरीकेको अपना छे तो 
इतना अधिक उत्पादन होगा कि उसके लिए वाजार ही नहीं मिलेगा। फिर थोक 
उत्पादन बन्द करना पडेगा। 

प्र०: आप ऐसा तो नहीं मानते कि पाहचात्य संसारमें उत्पादन उस चरम 
बिन्दुपर पहुँच चुका है? श्री फोर्ड कहते हे कि ऊँचे स्तरको जरूरतसे ज्यादा वस्तुओं- 
का उत्पादन कभी हो ही नहीं सकता; दुनियाकी जरूरतें लगातार बढ़ती जा रही 
हैँ और इसलिए यद्यपि किसी खास वस्तुका उत्पादन उस सीमातक पहुँच सकता 
है जिससे आगे बाजारमें उसको खपत न हो सके, लेकिन सभी वस्तुओके उत्पादनके 
सम्बन्धमं वह चरम-स्थिति कभी नहीं आयेगी। 

उ० बहुत विस्तारसे अपनी दलीछ पेश किये बिना मैं अपना यह विश्वास 
साफ-साफ जाहिर कर देना चाहूँगा कि थोक उत्पादनका जो भूत आजकल हमपर 
सवार है, वही दुनियाकी मुसीवतोका कारण है। एक क्षणको यह मान भी छे कि 
मणीनोसे मानव-समाजकी सभी आवश्यकताएँ पूरी की जा सकती है तो भी यह तो 
है ही कि उत्पादन कुछ विश्येप क्षेत्रोमे सिमट आयेगा, जिससे वितरणका नियमन करनेके 
लिए बहुत घुमावदार रास्ता अपनाना पडेगा। इसके विपरीत यदि किसी वस्तुका 
उत्पादन और वितरण उसी क्षीत्रमें होता है जिसमें उसकी आवश्यकता है तो बितरणका 
नियमन अपने-आप हो जायेगा और घोखा-घडीकी कम गुजाइश रहेगी और सट्टेवाजी- 
की तो कोई गुजाइश रहेगी ही नही। 

इसके बाद उस अमेरिकी मिन्रननें श्री फोर्डईकी एक प्रिय योजनाका उल्लेख 
किया। उसने बताया कि कोयले और वाष्पकी बुराईके सम्भावित उपचारके खूपमें 
बिजलीको अपनाकर और तारों द्वारा दूरूदूरके क्षेत्रोमें विद्युत-अविति पहुंचाकर वे 
उद्योगोका विकेन्द्रीकण करना चाहते है। इस योजनाके लागू कर द्यि जानेपर छोटे- 
छोटे साफ-सुथरे और घुएँसे मुक्त ऐसे हजारो गाँव होंगे जिनमें अनेकानेक कारजशा। 
होगे और उन फारखानोका संचालन स्वयं ग्रामीण समुदाय करेगे। अन्तर्म उसने 
गांधीजी से पूछा, “ अगर यह मान लें कि यह सब सम्भव है तो इससे आपकी आपत्तिका 
निराकरण किस ह॒ृदतक हो जाता है? ” 

उ० : इससे मेरी आपत्तिका निराकरण नहीं होता, क्योकि जहाँ यह सच है 
कि उस योजनाके अन्तर्गत उत्पादन अनगिनत क्षेत्रोमे होगा, वही यह भी सही है 
कि शक्तिकी आपूत्ति किसी एक विद्येष केसे ही की जायेगी। मेरा खयाल है, अन्त 


भेट : कैलेण्डरको १८१ 


यह चीज घातक साबित होगी। इससे एक ही भानव-सस्थाके हाथोमे इतनी अधिक 
शक्ति आ जायेगी कि उसके बारेमे सोचते हुए भी मुझे भय छगता है। उदाहरणके 
लिए, शक्तिके स्नोतके ऐसे नियन्त्रणका परिणाम यह होगा कि मुझे रोशनी, पानी, 
यहाँतक कि हवा आदिके लिए भी उसीपर निर्भर रहना होगा। मैं तो मानता हूं 
कि यह स्थिति बहुत भयकर होगी। 

प्र०: . : बहुत अधिक अन्त्रोंके उपयोगके कारण यूरोप और अमेरिका जो 
समस्या खड़ी हो गईं है उसके समाधानके सम्बन्धर्में क्या आपका कोई सुझाव है? 

उ० : ये राष्ट्र दुनियाकी तथाकथित कमजोर या असगठित जातियोका शोषण 
कर रहे हैं। ज्यों ही इन जातियोको इस चीजका भान होगा और वे यह निश्चय 
कर लेगी कि अब वे अपना शोषण नही होने देगी, तुरन्त ऐसी स्थिति आ जायेगी 
कि वे केवल उन्हीं चीजोसे सन्‍्तुष्ट हो जायेगी जिनका उत्पादन वे खुद कर सकती 
है। उस हालतमे, कमसे-कम जहाँतक जीवनके लिए अत्यन्त आवश्यक वस्तुओका 
सम्बन्ध है, थोक उत्पादनका सिलसिला बन्द हो जायेगा। 

प्र०: आपका मतलब क्‍या यह है कि यह एक जागतिक प्रणालीके रूपमें लुप्त 
हो जायेगा? 

उ० हाँ, यही है। 

प्र०: लेकिन, इन जातियोंको भी तो, जैसे-जैसे इनकी आवश्यकताएँ बढ़ेंगी, 
अधिकाधिक वस्तुओंकी जरूरत पड़ेगी। 

उ० . तब वे अपनी जरूरतकी चीजोका उत्पादन खुद करेगी। और जब ऐसा 
होगा तो थोक उत्पादनका जो तकनीकी अर्थ है, उस अ्थेमे वह बन्द हो जायेगा। 

प्र०: मतलब यह कि बेसा उत्पादन स्थानीय तौरपर होने रूगेगा? 

उ० . जब उत्पादन और उपभोग दोनो सम्बन्धित क्षेत्रोततक ही सीमित हो 
जाते है तो किसी भी कीमतपर जितना बन पडे उतना अधिक उत्पादन करनेका 
प्रलोभन समाप्त हो जाता है। उस हालतमे हमारी आजकी अथं-व्यवस्थासे उत्पन्न 
तमाम कठिनाइयाँ और समस्याएँ भी समाप्त हो जायेगी। अब एक ठोस उदाहरण 
लीजिए। आज इस्लेड सारी दुनियाके लिए कपडेकी मण्डी बना हुआ है। इसलिए 
इसे दुनियाको अपनी दासतामे रखने और अपने कपडेके लिए बाजार कायम रखनेंकी 
आवश्यकता है। लेकिन, मैने जिस परिवर्ततकी तजवीज की है, उस परिवर्तनके सम्पन्न 
हो जानेपर वह अपने उत्पादनको अपनी साढ़े चार करोडकी आबादीकी वास्तविक 
आवश्यकताओतक ही सीमित रखेगा। जब उस आवश्यकताकी पृत्ति हो जायेगी तव 
उत्पादन अनिवार्यत. रुक जायेगा । तब केवछ विदेशोसे सोना छानेके लिए एक राष्ट्रके 
लोगोकी जरूरतोका खयाल रखे बिना और उन्हे दरिद्रताकी स्थितिमे पहुँचा देनेका 
खतरा उठाकर उत्पादनको जारी नहीं रखा जायेगा। फिर, चन्द लोगोकी थैलियोमे 
अस्वाभाविक रूपसे धन इकट्ठा नहीं होगा और न उस अतिसम्पन्तताके वीच शोष 
लोग अभावकी जिन्दगी जियेंगे, लेकिन आज हो तो यही रहा है। उदाहरणके लिए 


(८२ सम्पूर्ण गांधी बाडमय 


हम अमेरिकाकों छे सकते हैं। वह तरह-तरहकी चमक-दमकवाली वस्तुओं या अपने 
अद्वितीय कौशलको वेचकर --इन्हे वेचनेका उसे अधिकार है--दुनियापर अपना 
आशिक साम्राज्य कायम किये हुए है। वह थोक उत्पादनके चरम-विन्दुपर पहुँच गया 
है, फिर भी अपने यहाँसे न तो बेरोजगारीको दूर कर पाया है और न अभावको। 
आज भी अमेरिका ऐसे हजारो, वल्कि शायद छाख्रो छोग हैं जो कष्टपुर्ण जीवन 
व्यतीत कर रहे है, हालाँकि चन्‍न्द लोगोके पास अपार घन-वेभव है। थोक उत्पादनसे 
पूरे अमेरिकी राष्ट्रको लाभ नही हुआ है। 

प्र०: वहाँ दोष तो वितरणके सम्बन्ध्में है। इसका मतलब यही है कि जहाँ 
हमारे उत्पादनके साधनोंमें बहुत अधिक प्रगति हुईं है, वितरण-व्यवस्था अब भी वोष- 
पूर्ण है। यदि वितरणमें समानता छाई जा सके तो क्या थोक-उत्पादनकी बुराइयाँ 
दूर नहीं हो जायेंगी ? 

उ० : नही, नही होगी, क्योकि यह बुराई तो अनिवाय॑त. इस प्रणालीसे ही जुडी 
हुई है! वितरणमे समानता तभी आ सकती है जब उत्पादन स्थानीय आवश्यकताओोके 
लिए किया जाये। दूसरे शब्दोमें कह सकते है कि समान वितरण तभी सम्भव 
है, जब उत्पादन और वितरण दोनो साथ-साथ चले। जवतक आप अपने मालकी 
खपतके लिए दुनियाकी और मण्डियोकी टोहमें है तवतक वितरण कभी समान 
नही हो सकता। इसका मतलरूव यह नहीं कि पाइचात्य राष्ट्रोने विज्ञान तथा सगठन- 
कौदलके क्षेत्रमे जो अद्भुत प्रगति की है, उसका दुनियाके छिए कोई उपयोग ही 
नही है। इसका मतलब इतना ही है कि पदिचिमी राष्ट्रोको अपने कौशरूका उपयोग 
अपने घरमे ही करना चाहिए। अगर वे उसका उपयोग परोपकारकी भावनासे विदेशोमें 
करना चाहते हो तो अमेरिकाकों कहना चाहिए, हम पुल बनाना जानते है, इस 
कौशलको हम दुनियासे छिपाकर नहीं रखना चाहते, वल्कि दुनियासे हमारा यह कहना 
है कि हम तुम्हे पुल वनाना सिखायेगे और उसके लिए कोई कीमत नहीं लेगे। अमेरिका 
कहता है, जहाँ दूसरे राष्ट्र गेहूका एक पौधा उगा सकते है वहाँ हम दो हजार 
पौधे उगा सकते है।” उस हालतमें अमेरिकाकों, जो सीखना चाहे, उन्हे वह कौगल 
नि.शुल्क सिखाना चाहिए, छेकिन अपने मनमे सारी दुनियाके लिए गहूंका उत्पादन 
करनेकी हवस नहीं रखनी चाहिए, क्योकि उससे तो दुनिया सचमुच हुंदिनमें पड 
जायेगी । 

इसके बाद उस अमेरिकी मित्रने रूसका उल्लेख करते हुए गांबीजी से पूछा कि 
क्‍या वह ऐसा वेश नहीं है जिसने, आप जोषणका जो अर्थ लगाते हैं, उस अप 
उद्योगीकृत राष्ट्रॉंका ज्ञोषण किये बिना या असमान वितरणकी खाईमें गिरे बिना 
थोक उत्पादन-पद्धतिका विकास कर दिखाया है। 

उ०: मतलूव यह कि आप मुझसे राज्य-नियत्रित उद्योगपद, अर्थात्‌ जिस 
अर्थ-व्यवस्थामे रूसकी तरह उत्पादन और वितरण दोनोका नियन्त्रण बोर नियमन 
राज्य करता है, उस व्यवस्थापर अपने विचार व्यक्त करनेको कहते है। तो सुन 


भेट : कैलेण्डरको १८३ 


लीजिए मेरा विचार। यह एक नया प्रयोग है। अन्ततः यह कहाँतक सफल होगा, 
में नही कह सकता । अगर यह बल-प्रयोगपर आधारित न होता तो मै इस व्यवस्था- 
पर मुग्ध हो जाता। छेकिन, आज चूँकि यह बल-प्रयोगपर आधारित है, इसलिए मै 
कह नहीं सकता कि यह व्यवस्था हमें कहाँतक और किघर ले जायेगी। 

प्र० : तो भारतके आदर्श भविष्यकी आपकी जो कल्पना है, उसमें थोक-उत्पादनके 
लिए स्थान नहों है? 

उ०: क्यो नहीं, उसके लिए तो स्थान है, लेकित बरल-प्रयोगपर आधारित थोक 
उत्पादनके लिए कोई स्थान नही है। आखिरकार चरखेका सन्देश भी तो वही चीज 
है। यह भी बडे पैमानेपर किया जानेवाला उत्पादन ही है, छेकिन आम लोगोके 
अपने ही घरोमे किया जानेवारा | यदि आप एक व्यक्ति द्वारा किये गये उत्पादनको 
लाखोकी सख्यासे गुणा कर दें तो परिणाम क्या एक बहुत बडे पैमानेपर थोक उत्पादन- 
के रूपमे ही सामने नही आयेगा? लेकिन मै यह समझता हूँ कि आप जिस “थोक 
उत्पादन ” शब्दका प्रयोग कर रहे है, वह एक पारिभाषिक दब्द है, जिसका मतलब 


- होता है कमसे-कम लोगो द्वारा अत्यन्त जठिल यन्त्रोंकी सहायतासे अधिकसे-अधिक 


उत्पादन। में इसी निर्णयपर पहुँचा हूँ कि यह गलत चीज है। मेरा यन्त्र बहुत ही 
साधारण ढगका होना चाहिए जिसे में करोडो लोगोके धरोमें रख सकू। फिर, मेरी 
प्रणालीके अन्तगंत आथिक विनिमयका साधन मुद्रा नहीं, श्रम ही होगा। जो भी 
अपने श्रमका उपयोग कर सकता है उसके पास वह साधन अर्थात्‌ धन होगा। वह 
अपने श्रमको कपडेकी शक्ल देता है, अन्नका रूप प्रदान करता है। अगर उसे पैरॉफिन 
तेलकी जरूरत होती है, जिसे वह खुद नहीं बना सकता, तो वह अपना अतिरिक्‍त 
अन्न देकर उसे प्राप्त करता है। यह स्वतन्त्र, उचित और समान शततोपर श्रमका 
विनिमय है और इसलिए यह लूट और डाकाजनी नहीं है। आप कह सकते है कि 
यह तो वस्तुओकी अदला-बदलीकी आदिम विनिमय-व्यवस्थाकों फिरसे स्वीकार कर 
लेना है। लेकिन क्या सारा अत्तर्राष्ट्रीय व्यापार उसी विनिमय-व्यवस्थापर आधारित- 
नही है ? 

इस प्रणालीके एक अन्य लाभकी ओर भी ध्यान दीजिए। इस छाभको आप 
चाहे जितना गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन उत्पादनके निस्सीम केन्द्रीकरणका परिणाम 
बेरोजगारी ही हो सकता है। आप कह सकते है कि सुधरे हुए आधुनिक यन्‍्त्रोंके 
प्रयोगके कारण बेरोजगार होनेवाले सजदूर कोई और धन्धे ढूंढ लेगे। लेकिन आप तो 
अपने अनुभवसे जानते ही होगे कि किसी सगठित देशमे, जहाँ रोजगारके निश्चित 
और सीमित मार्ग ही है और जहाँ मजदूर छोग एक ही ढगके यन्त्रके प्रयोगमे बहुत 
दक्ष हो गये है, यह चीज सम्भव नहीं है। क्‍या आज इस्लैडमें तीस छाखसे ज्यादा 
लोग बेरोजगार नही पड़े हुए है? अभी पिछले ही दिनो मुझसे एक सवाल पूछा 
गया था: “इन तीस लाख बेरोजगारोके लिए आज हम क्‍या कर रहे ह? ” उन्हें 
एकाएक काोरखानोसे हटाकर ख़ेतीके काममे तो लगाया नहीं जा सकता। यह बहुत 
भारी समस्या है। 


१८४ सम्पूर्ण गांवी वाह्रमय 


प्र०: क्‍या यान्त्रिक कृषिसे अमेरिका और कैनेंडाकी तरह भारतको भी बहुत 
रूभ नहीं होगा? 
उ०: जायद होगा। छेकिन यह ऐसा सवाक है जिसका जवाब देने छायक्त 
अपनेको नहीं मानता। मारतमें तो हम अभीतक कृपिके लिए वहुत जटिक बन्त्रों- 
का प्रयोग करके कोई छाम नहीं उठा पाये हैँ। हम अन्त्रोंका प्रयोग विछकुछ न करते 
हों, ऐसी वात नहीं। हम समर-सेंमलकर उनका प्रयोग कर रहे हँ। केकिन भक्ति- 
चालित कृषि-यन्त्रोंका प्रयोग हमें आवध्यक नहीं जान पड़ा। 
प्र० : कुछ लोगोंकोी ऐसी घारणा है कि आप तो यन्त्र-मात्रके विरोवी हैं। 
मेरा खयाल है, यह सही नहीं है? 
उ० : हाँ, यह बिलकुल ग्रलत वारणा है। त्र॒रखा भी तो बन्त्र ही है। यह 
एक युन्दर कछा-कृति है और यह बन्त्रके सावंत्रिक प्रयोगक्ा प्रतीक है। यह ऐसा 
यन्त्र है, जिसे सर्वत्तावारणके उपयोगके छायक वनाया ग्रया है। 
प्र०: तो आप यन्त्रोके विरोबी इसीलिए हैं और वहीं है जहाँ वह उत्पादन 
और वितरणको चन्द हाथों सोमित कर देनेका सावन बन जाता है? 
उ०: विलकुछ। मुझे विशेषाविकार और एकाविपत्यसे चिढ़ है। जो चीज 
सर्वताधारणको सुूम व हो सके उसे मैं अपने छिए त्वाज्य मानता हूँ। बस, इननी 
ही वात है। 
[ अंग्रेजीसे | 
हरिजन, २-११-१९३ १ 


है 


3 + 


१२३. प्रच्नोत्तर' 


प्र० : जप सफलताकी आजा रखते हें? हर 

उ० . मैं आगावादी हूँ, इसलिए कभी जाणा नहीं छोड़ता। परन्तु मुझ यह 
कहना चाहिए कि मसलेके हल होनेके वारेमें वम्बईमें जो स्थिति थी, उच्चचे में कुछ 
भी आगे नहीं वढ़ सका हूँ। उसमें वड़ी कठिनाइयाँ हैं। मैं जानता हूँ कि जी वाता- 


१, महादेव देसाईके “ लंडन छेटर” (लन्दनका पत्र) से चद्ुता सेंगेंय होट्डने मेरिली पकारों 
द्वारा दिंवे गे प्रीततिमोजमें ये प्रश्न पूछे गये ये। महादेव वेखाई ऋह्ते है कि गांवीदी ने इन 
चन्यवाद देते हुए इसे उस्ता बहुत बडा सौडन्य वताया। छुछ निनत्तलन उन्होंने त्को रह उतर ब्यावर 
कि प्तकार किस मझार उनकी वातोंकों गछ्त रुपमें उद्धुत करते रहे हे और छिल्त मार कुछ हा 
बार उनकी गतोंको गलत उसे पेश करनेके कारण उनदी छानपर बन भाई थी, उसमा मनवदकत्र क्परा। 
उन्दोंने कद्या कि भारतके एक पत्रकारंके ही झच्ठोमे, ज्व पहकार छाव-दूअकर चल रक्ड्हना सर आ48 
और. “उसमें अपनी ओरसे कुछ जोडरूर' उत्े गे वरतेई तो ब्ड्ताना प्याछा भर छाता 22 ड्न 
प्रकारोंते 'त्प, उम्यूणे-सथ चौर उत्पके गतिरिक्त और छुछ नहीं? के विद्धान्कका पाइन दा हर 


प्रदनोत्तर १८५ 


वरण आज यहाँ है, उसमे छोगोको काग्रेसकी माँगे बहुत अधिक जान पडती है, 
यद्यपि में ऐसा नहीं मानता। ' 

प्र० : इस कठिनाईमें से निकलनेका कोई उपाय नहीं है? 

उ० : कई उपाय है। परन्तु जिन लोगोका इससे सम्बन्ध है, वे उन्हें प्रहण 
करेगे या नही, में नही जानता। हम लोगोसे यह कहा गया है कि शासन-विधानका 
प्रइन साम्प्रदायिक प्रइनके हल होनेपर निर्भर है। यह सच नहीं है और मेरा खयाल 
है कि इस तरह बातको उलटकर कहनेसे ही प्रशनको अधिक कठिन बना दिया 
गया है और उसे सर्वेथा क्त्रिम महत्त्व दिया गया है और क्योकि इसीको मूलाधार 
बनाया गया है, इसलिए सम्बन्धित पक्षोका खयाल है कि वे अपनी मॉगे जितनी 
वे बढा सके, उतनी बढाकर रख सकते है। और इस तरह हम एक भारी दुश्चक्रमे 
उलझ गये हैँ और सुल॒ह-समझौतेका काम अधिकाधिक मुश्किल होता जाता है। 
लेकिन में तो किसी भी तरह इन दोनो प्रश्नोमे कोई खास सम्बन्ध नहीं देख पा 
रहा हूँ। साम्प्रदायिक प्रश्न हल हो या न हो, भारत स्वतन्त्र होगा ही। स्वतन्त्रता 
प्राप्त करनेके बाद बेशक हमारे सामने बहुत बडी-बडी कठिनाइयाँ आयेगी। परन्तु 
इस प्रइनके लिए स्वतन्त्रता रोकी नहीं जा सकती। क्योकि जैसे ही हम उसके 
लायक होगे स्वतन्त्रता हमें मिल जायेगी और उसके लायक होनेके मानी है उसके 
लिए काफी कष्ट उठाना, स्वतन्त्रताके बेशकीमती इनामके लिए बडी कीमत चुकाना | 
परन्तु यदि हमने उसके लिए कष्ट नहीं उठाया, उसकी कीमत नही चुकाई तो 
यह प्रइदन हल होगा तो भी इससे हमे मदद नहीं मिलेगी। यदि हमने काफी कष्ट 
उठाया है, काफी बलिदान किया है तो कोई दलील या समझौता-वार्त्ता आवश्यक 
नहीं होगी। हमने काफी कष्ट उठाया है, इसका निर्णय करनेवाका में कौन हूँ? 
हमने काफी कष्ट उठाया है, इसी आशासे मैं यहाँ आया और यहाँ आनेके लिए 
मुझे जरा भी दुख नही है, क्योकि में देखता हूँ कि मेरा काम तो परिषदुके बाहर 
है और इसीलिए अनेक प्रकारसे बहुत व्यस्त रहनेके बावजूद में यहाँ आनेको राजी 
हुआ, क्योकि इसे भी में अपने कामका ही एक अग मानता हूँ। 

प्र ०: इंगलंडके आम चुनावके कारण क्या आपका कार्य मुश्किल नहीं होगा? 

उ०: होना तो नहीं चाहिए। यदि ब्रिटिश राजनयिक यह समझ जाये कि 
हिन्दुस्तान और इग्लैडके बीच सघर्ष होनेपर-- वह संघर्ष चाहे जितना अहिंसक हो 
““ आर्थिक स्थिति अधिक कठिन हो जायेगी, तो वे आम चुनावकों हमारे प्रइनको 
हल करनेमे बाधा-रूप न होने देगे। उन्हे यह समझ लेना चाहिए कि यदि हिन्दुस्तान- 
की माँग स्वीकार नही कि गई तो जोरदार बहिष्कार आन्दोलन चलाया जायेगा और 
ग्रेट ब्रिटेनको अपना सारा ध्यान भारतमे तेजीसे नष्ट हो रहे अपने व्यापारिक हितोकी 
भोर छूगाना होगा। इसके बदले यदि दोनोमे बाइज्जत साझेदारी कायम हो गई तो 
अपने घरेलू मामलोकों सुलझानेका ब्रिटेनकों अधिक समय मिलेगा। जबतक ब्रिटेन 
सगीनोके जोरपर भारतपर अपना प्रभुत्व जमाये हुए है, तबतक ब्रिटिश मन्त्रियोकी 
गिद्ध-दृष्टि भारतकी क्षुधात्तं जनतापर छगी ही रहेगी और वे भारतसे रत्ती-रत्ती 


१८६ सम्पूर्ण गाधी वादमय 


चाँदी और सोना खीच ले जानेके नये-तये उपाय निकालते रहेगे। जरूरी नहीं कि 
उनके इस व्यवहारका कारण भारतके प्रति उनकी दुर्भावना ही होगी । इसके बजाय 
यह भी सम्भव है कि वे परिस्थितियोसे मजबूर होगे, क्योकि जब देद्य में बेरोज- 
गारी और अभाव बहुत बढ जाता है और किसी भी ओरसे कुछ राहत मिलनेकी 
सम्भावना दिखाई देती है--भलले ही किसी अन्य देशका शोषण करनेसे ही वह 
राहत क्यो न मिलनेवाली हो-- तब आप राजनयिकोसे औचित्य-अनौचित्यका पूरा 
विचार करने और अपना आचरण सोलहो आने नैतिक नियमोके अनुसार निर्धारित 
करनेकी अपेक्षा नही रख सकते। मजबूर होकर वे भारतकी मुद्राका मूल्य अपनी 
सुविधानुसार धघटाने-बढाने-जैसे उपायोका सहारा छेगे ही। उससे कुछ समयके लिए 
दुख भले दूर हो जाये, लेकिन आखिरकार तबाही और बरबादीको आनेसे ज्यादा 
दिन नहीं रोका जा सकता। 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २९-१०-१९३१ 


१२४. संघ-संरचना समितिकी बेठककी कार्यवाहीके कुछ अंश" 


लन्दन 
१६ अक्टूबर, १९३१ 


श्री गाघधी: छॉर्ड चासछर महोदय, देशी राजाओ या उनके प्रतिनिधियों तथा 
मेजके इस ओर बैठे प्रतिनिधियोके बीच श्ञीत्र ही जो -वार्तता होनेवाली है, उसको 
घ्यानमे रखते हुए मेरे लछिए शायद यह जरूरी नहीं है कि इस समितिके सामने 
रखे अपने सुझावके पक्षमे कुछ कहूँ; लेकिन अगर मैं साफ-साफ यह न बता दूँ कि 
अब भी (डॉर्ड पीछकू या सर अकबर हैदरीका जो-कुछ भी कहना हो सकता था, 
उसे पूरे आदर और ध्यानसे सुननेके बाद भी) मैं कायल नहीं हो पाया हूँ और 
अब भी अपने विचारोपर कायम हूँ तो इसका मतलब होगा कि मै छोड पील और 
सर अकबर हैदरीके साथ ईमानदारीका व्यवहार नही कर रहा हूँ। हो सकता है, में 
इतनी मोटी बुद्धिवाला होऊँ कि उन कठिताइयोको समझ पाना मेरे लिए सम्भव ही 
न हो, हो सकता है, मै ठोस चीज सामने देखनेके लिए इतना अधिक व्यग्र होऊ 
कि उन कठिनाइयोको देख पाना मेरे लिए सम्भव ही ली हो, लेकिन साथ ही हि 
यह भी जानता हूँ कि स्वय अपनेमे और अपने देशभाइयोमे मेरा इतना विश्वास अल 
है ही कि मैं इस बातके लिए आइवस्त रहें कि हम इस भारको और भर 
परिणामस्वरूप हमपर जो जिम्मेदारियाँ आयेंगी उन्हे भली-भाँति ढो सकते हैं, और 
इसलिए कठिनाइयोसे, चाहे वे सच्ची हो या काल्पनिक, मुझे कोई धबराहट नही 
होती | 

१. समितिने शीर्पक ४, अर्थात्‌ संघ तया उसके धटकोके बीच वित्तीय साधनेंके बँटवारेके अश्षपर 
विचार करना जारी रखा। 


सघ-सरचना समितिकी बैठककी कार्यवाहीके कुछ अश १८७ 


लेकिन भारत सरकारके राजस्व और व्ययके बँटवारेके इस प्रदइनपरः मे अपनी 
अत्यन्त साधारण बुद्धिके अनुस।र कुछ कहना चाहता हूँ। हम सिद्धान्तोकी बात करते 
रहे है। मगर हमारे सामने जो काम है, उसे जित सिद्धान्तोके आधारपर किया 
जा रहा है उनमे से कई में नहीं समझ पाया हूँ । निश्चय ही एक मामलेमे तो सिद्धान्त 
होना ही चाहिए अर्थात्‌ हमें यह तो तय करना ही होगा कि हम आय-व्ययका 
बंटवारा किस मापदण्डके अनुसार करे। इस सम्बन्ध हमें कोई मोटा और सहज- 
सुलभ सिद्धान्त अपनाना ही होगा और हमे इस सिद्धान्तके बारेमे निर्णय लेना है। 
मेरी कल्पनाके अनुसार तो वह सिद्धान्त यह है कि भारतके ब्रिटेन-शासित हिस्सेके 
सिरपर आज जितना बोझ है, क्या सघ बन जानेपर उसे उसके अलावा और भी 
बोझ उठाना पड़ेगा, और इसी तरह क्‍या देशी राज्योको भी कोई अतिरिक्त भार 
उठाना है, अथवा क्‍या संघमें शामिल होते हुए दोनो पक्षोमे से कोई भी पक्ष, 
समझ लीजिए अभी कुछ समयके लिए, कोई भी अतिरिक्त भार अपने सिरपर नहीं 
लेनेवाल्य है। मेरे विचारसे, आय-व्ययके उचित बँटवारेके सम्बन्धमे हमे इसी सिद्धान्तके 
अनुसार निर्णय लेना होगा। 

इसलिए, इन सारे भाषणोकों सुननेके बाद मुझे वास्तवमे जो कठिनाई प्रतीत 
हुईं है वह सिद्धान्तकी कठिनाई नही है, बल्कि सदस्योकी अनिच्छासे उत्पन्न कठिनाई 
है। अगर हममे यह निश्चय हो कि हम सघ चाहते है, हम प्रत्येक पक्ष या प्रत्येक 
साक्षेदारके आत्मसम्मानकी रक्षा करते हुए कोई भी कीमत चुकाकर सघ चाहते है 
तो जैसा कि मैने पहले भी कहा है, एक विशेषज्ञकी हैसियतसे नहीं बल्कि केवल 
सामान्य ज्ञान रखनेवाले व्यक्तिके रूपमे मैं फिर कहता हूँ कि मुझे तो सघकी स्थापनामें 
कोई कठिनाई दिखाई नही देती। हमें सिर्फ इतना ही करना है कि राजस्वकी जिन 
मदोको हम आसानीसे समझ सकते है, उनका निश्चय करके कहे, “ये राजस्वकी 
ऐसी मदे है, जिनपर हमारा सयुक्त अधिकार रहेगा। शेष या तो सघ सरकारके 
अधिकारमे रहेगी या प्रान्तोके अधीन।' मेरे विचारसे यह विभाजन आसानीसे किया 
जा सकता है। आज हमारे सामने सबसे बडी कठिनाई यह है कि हम देशी राज्योके 
प्रतिनिधियों तथा अन्य प्रतिनिधियोको एक-दूसरेके निकट छाकर किसी निष्कर्षपर 
कँसे पहुँचे । अगर हम यह सिद्धान्त अपनाते है कि अभी किसी भी पक्षकों अपने सिर 
कोई अतिरिक्त भार नही उठाना है, तो हम राजस्वकी मदोका विभाजन तदनुसार 
करेगे, या अगर थोडा-बहुत आदान-प्रदान होना है और प्रत्येक पक्षको थोडी अधिक 
जिम्मेदारी अपने सिर लेनी है तो हम उसी सिद्धान्तके अनुसार किसी निष्कर्षपर पहुँचेगे । 
इसी तरह मुझे यह तय करनेमे भी कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती कि राजस्वकी 
किन भदोपर हमारा संयुक्त अधिकार रहेगा। अगर हम इस निष्कर्षपर पहुँच जाते 
है कि इस समय हमारे पास राजस्वके 'क', 'ख', और 'ग*, ये तीन साधन होगे, 
तो जहाँतक हमारी जानकारी है, हम यह जानते है कि इन तीनो साधनोसे हमें 
इतना राजस्व प्राप्त होगा। इसके बाद हम व्ययकी ऐसी मदोंकों छेगे जिनपर वह 
पारा राजस्व खर्चे हो जायेगा। मै जानता हें कि सम्भव है, हमारा अनुमान गढत 


१८८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


निकले। लेकिन उस धाटे या वचतको सनन्‍्तुल्ति करनेका काम सघ सरकार अपनी 
सुविधासे करती रहेगी। अगर बचत हुई तब तो कोई कठिनाई ही नहीं होनी चाहिए, 
लेकिन अगर घाटा हुआ तो स्वभावत कुछ कठिनाई होगी, छेकिन हममे से कोई भी 
ऐसा मानकर तो नहीं चल रहा है कि जब सघ सरकार जिम्मेदारियोके तूफानी 
समुद्रमे अपनी पतवार सँमालेगी, उस समय उसे कोई कठिनाई होगी ही नही। 
देखता हूँ, कुछ प्रतिनिधियोके मनमें सघ सरकार द्वारा निर्णय लिये जानेके 
सम्बन्धम भय है। इस भयका कारण यह है कि अबतक हम सघ सरकारमें ब्रिटिश 
भारतीय पक्षके वहुमतकी ही कल्पना करके चले है, जिससे यह धारणा बनी है कि 
संघ देशी राज्योका भाग्य पूर्णरूपसे उस वहुमतके हाथोमें चछा जा सकता है। 
अगर मनमें ऐसा कोई भय हो तो उसे छिपाकर रखनेकी जरूरत नही है। या हो 
सकता है, हमारे मनमें कोई ऐसी बात हो कि जबतक किसी प्रइनपर एक ओर 
राजाओके दो-तिहाई वहुमतके बीच मतैकक्‍्य न हो और दूसरी ओर दूसरे पक्षके बीच 
भी उस प्रदनके सम्बन्धर्में वैसा ही वहुमत न बने तबतक कोई भी निर्णय दोनों पक्षोके 
लिए वन्धनकारी नहीं होगा। यह सव मैं पहले से सोचकर नही बोल रहा हूँ, वल्कि 
बोलते हुए मुझे जैसे-जैसे सूमता जाता है, वैसे-वैसे उदाहरणके रूपमें आपके सामने 
रख रहा हूँ। मेरा तो इतना ही कहता है कि ऐसी कठिनाइयोसे हमें चकरा नहीं 
जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि हमे हर मुद्देपर विगेपज्ञोकी सलाह लेनेंके 
इस भूतसे छुटकारा पा लेना चाहिए। आखिरकार, हम एक गरीब देशके निवासी 
है और हमे हर मोडपर विशेपज्ञोकी सहायता मिलनेवाली नही है। मैं मानता हूँ कि 
भारतमे हम छोगोमे, विशेषज्ञोके मार्गदर्गनके विना ही, इतना समझ सकने छायक 
बुद्धि तो है ही कि हम क्‍या चाहते है, और दुनियाका मुझे जो भी थोडा-वहुत 
अनुभव प्राप्त है, उसमें तो मैने यही देखा है कि विगेषज्ञोके पास जाकर तो 
कभी-कभी हम वडें चक्‍करमे पड जाते है, क्योकि एक विशेषज्ञ एक वात कहता है 
और दूसरा दूसरी और जब हम वित्तीय मामछोपर आते है तो साधारण लोगोंके 
लिए, जिनकी वुद्धिके लिए यह एक अत्यन्त जटिछ विपय है, यही तय कर पाना 
कठिन होता है कि वे किस विशेषज्ञके पास जायें। फलत यह कहते हुए कि हम 
इन विद्येषज्ञोकी बातोमे पडकर निर्णय छेना छोड नही सकते, वे भविष्यपर भरोसा 
करते हुए पर्ची डालकर निर्णय ले छेते है, और मैं छॉर्ड चासूर महोदयके प्रति 
सम्पूणं आदर रखते हुए कहूँगा कि कानूनके मामलेमें भी हम ऐसा ही करते है। 
महाविभव महाराजा बीकानेर: आप तो खुद ही एक जाने-माने वकील हैं। 
श्री गाधी . तभी तो मै अपने कटु अनुभवोके आधारपर यह सब कह रहा 
हूँ। डाक्टरोसे हमे भगवान्‌ वचाये ! हमारे मार्गमें विशेष लोग जो वाघाएँ खडी 
करते है, उनसे हमे छुटकारा पाना चाहिए। अगर हम कोई गलती करेगे तो उसका 
परिणाम भी तो आखिरकार हम ही भोगेंगे। छेकिन अगर हम इस राहाः जप 
मनमें भय और आशका छेकर चलते हैँ तो हम ऐसी कोई योजना तैयार नही कर 
पायेंगे जो हमारे महान्‌ और प्राचीन देशकी गरिमाके अनुरूप हो। इसलिए मैंने इस 


भाषण : मद्य-निषेधवादी कार्यकर्ताओकी सभामे १८९ 


समितिके समक्ष एक अत्यन्त साधारण व्यक्तिकी हैसियतसे अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी 
है, ताकि जब हमारे बीच अनौपचारिक वार्त्ताएँ हो तो हम इस प्रइनपर भयाकुल 
मनसे नहीं, बल्कि ताजा मनसे विचार कर सके। 
अन्तमे, क्‍या में राजाओसे यह कह सकता हूँ कि वे अपने विद्येषज्ञोको भी 

साथ लेकर यहाँ आये है। वे अपने सबसे अच्छे आदमियोको लाये हैँ। मै उन विशे- 
षश्चोपर भरोसा करूँगा और अगर उन्होने मुझे गुमराह करनेकी हिम्मत की तो अपनी 
सामान्य बुद्धिका भी उपयोग करूँगा। लेकिन मै पूर्णत. सन्तुष्ट हो जाऊँगा और कुछ 
ही घंटोमें निश्चित कर लेगा कि में क्या चाहता हूँ और क्‍या नहीं। इसलिए में अब 
भी पूर्णत. यही मानता हूँ कि हमे यह चीज या तो छॉर्ड पीकूकी उप-समितिके पास 
भेजकर निश्चित निष्कषंपर पहुँचनेकी जिम्मेदारी उसीपर डाल देनी चाहिए, या उस 
उप-समितिको तकलीफ देनेके बजाय हममे से कुछ छोगोको मिल-बैठकर कोई बहुत ही 
साधारण और सबको स्वीकार्य योजना तैयार कर छेनी चाहिए, जिसके आधारपर 
हम सघके वित्तीय मामलोके बारेमे विचार-विमर्श शुरू कर सके। 

[अग्रेजीसे | 

इंडियन राउंड टेबल कांफरेंस (सेकेंड सेशन) : प्रोसीडिगस्स ऑफ फेडरल स्टूक्‍्चर 
कमिटी ऐंड साइनॉरिटीज़ कमिटी, खण्ड १, पृष्ठ २२०-१ 


१२५. भाषण: मसतह्य-निषेषवादी कार्यकर्त्ताओंकी सभासें' 


लन्दन 
१६ अक्टूबर, १९३१ 
वक्‍ताने . . , इघर-उघरकी बातोंमें अपना समय गेंवाये बिना सीधे कामकी 
बात शुरू कर दी। उनके पास घंदे-भरका समय था। इसमें से आधे घंदेमें उन्होंने 
भारतमें शराब और मादक पदार्थेके व्यापारके सम्बन्धर्मं बहुत ही स्पष्ठ, नपी-तुली 
ओर कायकू करनेवाली शल्लीमें तथ्योका विवरण प्रस्तुत किया। शेष समय, स्वयं 
उन्होंके अनुरोधपर पुछे गये प्रइनोंके उत्तर देनेमें बीता। उनके विचारसे प्रइनोत्तरका 
तरीका “श्रोताओंके साथ सम्पर्क स्थापित करनेका सबसे अच्छा तरीका” था। और 
प्र) भी कुछ कम नहीं पुछे गये, बल्कि सचमुच तोखे-पैने प्रइनोंकी कड़ी छूगा दी 
गई। लेकिन इन सबका जवाब उन्होने बहुत स्पष्ट ढंगसे और शिष्टतापुर्वक दिया। 
उन्होंने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा यूरोपीय महाद्वीपकी तरह 
भारतमें मद्यपानका आस चलन नहीं है। सच तो यह है कि वहाँके सभ्य समाजमें 
यह एक 'वजित” चोज , है। भारत शराबके व्यापारसे छुटकारा पाना चाहता है, 
लेकिन अफसोस यह है कि इससे प्राप्त होनेवाला राजस्व प्रान्तीय सरकारोके पास जाता 


१, वेस्टमिस्टरके केन्द्रीय कक्षमें इंसाई धमें-सगठनोंकी मद्य-निषेषवादी समिति द्वारा आयोजित सभामें। 


१९० सम्पूर्ण गांधी वाइमय॑ 


है और शिक्षाका खर्च चलानेका यह मुल्य साधन है। भारतीयोंकों जब सरकारतसे 
किसी प्रकारकी सहायताकी आशा नहों रह गईं तब हालके वर्षो्में उन्होंने शराबको 
दुकानोंपर श्वान्तिपूर्ण धरना देकर शराब आदिके व्यापारसे होनेवाली बुराइयोंको कम 
करनेकी कोशिश की। इस फासको (जिसमें बहुत ही त्याग-बलिदान अपेक्षित था) 
भारतकी स्त्रियोंने, जिनमें से कुछ तो बहुत ही ऊँची स्थितिवाली थीं, बहादुरीके साथ 
अपने हाथोमें लिया और जब ओ गांधीने लॉर्ड इविनसे इस विषयपर विस्तारसे 
बातचीत फी तो उन्होने स्वीकार किया कि “इन दो पापपुर्ण व्यापारों' के खिलाफ 
अपनी मुहिम चलानेके लिए भारतीयोंको यह्‌ रास्ता अख्तियार करनेका अधिकार है। 

हस विलक्षण ओर सन्‍्त-जैसे दिखनेवाले नेताके मुंहसे हमें ऐसी ही कुछ बातें 
मालूम हुईं। तथ्योंका ब्योरा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने केवड दो बार फुछ भावाबेश 
या जोश दिखाया। इसका प्रसंग एक बार तो तब आया जब एक प्रइनकर्त्तानें कहा 
कि अगर भारतीय सचमुच इस थध्यापारको समाप्त करनेको उत्सुक हे तो निश्चय 
ही विधान परिषदोंमें उनके प्रतिनिधियोके लिए राजस्वके वेकल्पिक साधन (जैसे नमक 
और आम लोगों द्वारा प्रयुक्त किसो अन्य वस्तुपर थोड़ा-बहुत कर छगाना) सुझाना 
मुद्िकल नहीं होना चाहिए। गांधीजी ने इस सुझावको तुरन्त और बहुत ही तिरस्कार- 
पूर्ण भावसे अस्वीकार कर विया। उन्होंने कहा कि लोगोंके सिर जितना बोझ आज 
पड़ा हुआ है उससे अधिक बोझ डालनेकी किसी योजतामें मेरी सहमति नहों हो 
सकती। भारतकी स्थायी सेनापर होनेवाले अनावश्यक ख्चमें और भारतीय असेनिक 
सेवापर जो अत्यधिक व्यय किया जा रहा है; उसमें कटौती करना ही वेकल्पिक 
उपाय हे। जब किसीने उनसे शराबके व्यापारके परवानोंसे बंचित व्यापारियोंकों मुला- 
बजा विये जानेंके बारेमें पुछा तो उन्होंने इस बातपर बड़ा आदचरय प्रकट किया कि 
किसीके दिमागममें उनको मुआवजा देनेकी बात कंसे आ सकती है। उनके विचारसे, 
मुआवजेके हकवार उस व्यापारको चलानेवाले नहीं, बल्कि उसके कारण जिनकी तबाही 
हो रही है, वे लोग है। 

[अग्रेजीसे 
ब्रिटिश बीकली, २२-१०-१९३१ 


१२६. तार: जवाहरलाल नेहरूकों' 


[१६ अक्टूबर, १९३१के परचात्‌ | 
जवाहरलाल नेहरू 
इलाहाबाद 


तुम्हाशया तार मिला | तुम्हे हर स्थितिका मुकाबला करनेके हिए 
जेसा जरूरी लगे वैसा कदम बेहिचक उठाना चाहिए। यहाँसे किसी 
प्रकारकी अपेक्षा मत करो । 


अग्रेजीकी फोटो-तकल (एस० एन० १८२२४) से । 


१२७. पत्र: लॉड इविनको 


किले हॉल 
बो 
१७ अक्टूबर, १९३१ 
प्रिय मित्र, 

आपका पत्र,* तो मानो मेरी प्रार्थनाके उत्तरमें ही आया। आपसे मुलाकातका 
समय माँगनेके लिए में आपको पत्र लिखने ही जा रहा था कि यह पत्र आ गया, 
जिसे पाकर बडी प्रसन्नता हुई। में बुधवारकों १० बजे सुबह आपसे मिलना चाहूँगा, 
बदतें कि १० बजेका समय आपके लिए बहुत जल्दी न हो। जहाँतक में देख सकता 
हूँ, गोलमेज परिषद्मे मेरा काम ऊगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन आपसे बातचीत 
किये बिना मैं कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता। इस सबके बारेमे आपसे मिलकर 

ही बातचीत करूँगा। 


१. यद जवाहरलाल नेहरूके १६ अक्टूबरके तारके उत्तरमें था। अपने तारमें जवाहरलाछ नेहरूने 
लगानकी वस्ूठी वगैरहके विषयमें स्थितिके बहुत बिगढ जानेकी चचना दी थी। उन्होंने छिख्वा था कि 
इस सिलसिलेमें जोर-जबरदस्ती की जा रही है, जमीन नीलाम की जा रही है; बहुत-से किसानोने जमीनपर 
भपना स्वामित्व सदाके छिए गैँवा बैठनेके भयले अपने पशु बेचकर और कर छेकर लगान चुकाया है, 
अब चाद, मौसमका लगान भी माँगा जा रहा है; किसानोंकी स्थिति बहुत बुरी है; गत छ. मददीनोंसे 
उन्हें इतना परेशान किया गया है कि वे थक गये है। इन परिस्थितिषोंमें इलाहाबाद जिला काग्रेस 
कमेटीने सत्याग्रह करनेकी इजाजत छेनेका फैसला किपा दै। (एस० एन० १८२२३ ) 

२, लोढे इविनिने अपने पत्रमें सोमवार, १९ तारीखकों अपने लन्दन आनेकी सूचना देते हुए लिखा 
था कि बुधवार, २१ तारीखको /भापके पास समय हो तो एक-आध घटेके लिए मिलना चाहूँगा। 
( एस० एन० १८१०० ) 


१९२ सम्पूर्ण गांवी वाइमय 
वायें हाथसे पत्र लिखा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ । 
हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
अंग्रेजीकी फोटो-नकल (स्री० डब्ल्यू० ९४३९) से। 


१२८. भाषण : नॉटिधिम युनिवर्सिठी कॉलेजों 


नॉटिघम 
१७ अक्टूबर, १९३१ 
गांधीने कहा कि भारतीय कांग्रेस, स्वतन्त्रता शब्दका जो पूरा अर्थ है, उस अर्थमें 
पूर्ण स्वतन्त्रताकी माँग कर रही है। भारत अपनी प्रतिरक्षा, सेना, विदेशी भामलों 
तथा वित्त-व्यवस्याके पूरे नियन्त्रणकी सत्ता चाहता है। 
मैने माँग जब्दका प्रयोग किया है। सचाई यह है कि माँग करनेसे आजतक 
किसी भी टाप्ट्रको स्वतन्त्रता नहीं मिली है। स्वतन्त्रता तो बलिदान और कष्ट- 
सहनके द्वारा प्राप्त करनी होती है। इतिहास यह वताता है कि राष्ट्र खूनकी 
नदियाँ बहाकर स्वतन्त्र हुए है। उन्होने आक्रान्ताओ, उत्पीड़को या णोषकोकों मार 
भगाया है। लेकिन इस प्रक्षियामें खुद उन्हे भी वहुत मार सहनी पड़ी है। 
हम सत्य और अहिसामय उपायोसे अपनी स्वतन्त्रताके लिए, जो हर राष्ट्रका 
जन्मसिद्ध अधिकार है, लड़ रहे है। मे दूसरोके प्रति हिंसा करनेवाले छोगोसे ऊब 
चुका हूँ। इस तरह न्याय नहीं मिक्ता। सविनय अवज्ञाकी अपनी मर्यादाएँ हैं, 
क्योकि करोड़ो छोग सविनय अवज्ञा नहीं कर सकते। हमारी रचनात्मक श्रवृत्तियोमें 
मय-अफीम आदिका निषेघ तथा अस्पृश्यता-निवारण शामिल है। हममें अवतक 
कोई समझौता नहीं हो पाया है, इससे आप यह न समझें कि हममें कही कोई 
मेल है ही नही। 
[भग्रेजीसे ] 
बमिधम पोस्ट, १९-१०-१९३१ 


१२९. भेंट: एवलिन रेचको' 


लन््दन 
[१७ अक्टूबर, १९३१ के पूर्व ] ' 


रेच: स्पेक्टेटर ' के पाठकोंके छाभके लिए आपसे बातचीत करनेका यह सुयोग 
प्राप्त करके मुझे बहुत खुशी हुई है। 

गाधीजी इग्लेंडमे रहते हुए में जो-कुछ करना चाहता था उनमे से एक “ स्पेक्टे- 
टर ” के सम्पादकसे वातचीत करना भी था, क्योकि ग्रेट ब्रिटेनकी जनताकों भारतीय 
समस्याओकी जानकारी कराते रहनेके लिए ' स्पेक्टेटर ' जो-कुछ करता रहा है, उसकी 
भारतमें हम लोग बडी क॒द्र करते है। में जानता हूँ कि आप शायद मेरे सभी 
विचारोसे सहमत न हो, लेकिन साथ ही इस बातसे भी में बाखबर हूँ कि आपने 
“ स्पेक्टेटर ' के स्तम्भोमें बार-बार ऐसा कहा है कि ग्रेट ब्रिटेन और भारतके भावी 
सम्वन्धोका एकमात्र सनन्‍्तोषजनक आधार मैत्रीपूर्ण समानता और इस तथ्यकी' स्वीकृति 
ही हो सकती है कि अपने भाग्यके अन्तिम निर्णायक भारतके लोग है। 

प्र०: देखें, क्या होता है। मच्छा श्री गांधी, यह बताइएगा कि आप पिछली 
बार कब इंग्लेड आये थे? मेरा तो खयाल है कि लड़ाई छिड़नेसे कुछ समय पहले 
आये थे? 

उ० . हाँ, में १९०९ में इस्लेड आया था और फिर लडाई छिडनेंके ठीक दो 
दिन बाद।' उस अवसरपर मैने रेड क्रॉस दलके सगठनमे सहायता की थी, लेकिन 
दुर्भाग्यवश में वीमार हो गया और प्लूरिसीके आघातके कारण में वह सब नहीं कर 
पाया जो उस वर्ष नवम्बर महीनेमे भारत लौटनेसे पहले करना चाहता था। 

प्र०: भारतीय समस्‍्याके बारेसें ब्रिटेतवालोंके मौजूदा रुखके सम्बन्धमें आपकी 
प्रमुख प्रतिक्रिया क्या है? क्‍या आप ऐसा समझते हे कि छोकमतमें बहुत परिवत्तंन 
आया है? 

उ० : हाँ, साघारण जनोके रुखमें मुझे बहुत परिवर्तन नजर आता है और 
मैने ब्रिटेनके सभी बर्गोके लोगोसे बातचीत करनेका खास खयाल रखा है। लन्दन 


१. स्पेक्टेटरके सम्पादक। यह विवरण रँचकी रिपोर्ट “एन इंवनिंग विंद मिं० गावी” (श्री 
गाधीके साथ एक शाम ) से लिया गया है। यह मेंटवार्ता रेंचके आवासपर रातके ८ और ११ बजेके 
बीच हुईं थी। 

२. साधन-सूत्रमें मेंट्क्री तिथि नहीं बताई गई है। सिफफे इतना कहा गया दै कि मेंथवार्ता “पिछले 
हफ्ते” हुईं थी । 

३. अगस्त, १९१४ में प्रारम्भ होनेवाला प्रथम विश्व-युद्ध। इस अवसरपर गाधीणी के इस्लैंड-प्रवासके 
लिए देखिए खण्ड १२॥ 

४. गाधीजी ने भारतके लिए १९ दिसम्बर, १९१४ को प्रस्थान किया और ९ जनवरी, १९१५ को 
वे वम्बई पहुँचे। 


४८-१३ 


१९४ सम्पृर्ण गाधी वाडूमय 


आकर मै खुश हूँ और आपके यहाँके सामान्य जनोसे मुझे अद्भुत स्नेह प्राप्त हुआ 
है। ईस्ट एडमे लोगोने मेरे प्रति जैसा मंत्री-भाव दिखाया है उससे मैं बडा प्रभावित 
हुआ हैं। लोग अपने-अपने घरोसे निकलकर मुझसे हाथ मिलाते है और मुझे अपनी 
शुभेच्छाएँ देते है। लकाशायरमें मेरा जैसा स्वागत हुआ, उससे में बडा प्रसन्न हुआ 
और भारतमे मेरी नीतिके कारण लकाशायरको बहुत नुकसान पहुँचनेकी खबरोके 
बावजूद वहाँ मुझसे किसीको कोई शिकायत नहीं थी और कम॑चारियों तथा मालिको, 
दोनोने समानरूपसे मेरे प्रति मैत्रीभाव ही दरसाया। 

प्र० : लेकिन तथाकथित उच्चतर और अधिकारी-वर्गके विषयर्में आपका क्या 
खयाल है? क्‍या आप ऐसा मानते हे कि उनके सतमें कोई परिवत्तेन हुआ है और 
भारत जो-कुछ चाहता है, वह उसे देनेको तैयार हे? 

उ०: मुझे लूगता है कि वे तो अब भी स्थितिको नहीं समझते और हमे 
स्वतन्त्रता, जिसका दावा हम अपने अधिकारके रूपमे कर रहे है, देनेके लिए तैयार 
नही हैं। वे मानते है कि भारत अभी अपना कारोबार खुद चलानेमें समर्थ नही है, 
और मुझे ऐसी आशका है कि उनमें से बहुत कम छोग यह भाननेके लिए तैयार 
होगे कि हम भी वैसी ही स्वतन्त्रताके अधिकारी है जैसी कि प्रेट ब्रिटेनको प्राप्त है। 
स्वतन्त्रताके उस अधिकारसे मेरा मतलब सेना, वित्तीय और परराष्ट्रीय मामछोको 
अपने नियन्त्रणमे रखनेका अधिकार है। 

थ्र० : श्री गांधो, आप यह तो जानते हो है कि “स्पेक्टेटर” सदासे उस चीजमें 
विदवास करता रहा है जिसे ओपनिवेशिक स्व॒राज्य कहा जाता है। हम मानते हे 
कि इस व्यवस्थाके अन्तगंत परस्पर विरोधी-से छगनेवाले दों तत्त्वों, अर्थात्‌ सहयोग 
और स्थतल्मताके बीच तालसेल बैठानेका वह काम कर दिखाया गया है, जो असम्भव 
प्रतीत होता था। आपके विचारसे क्या भारत उस बजेंको प्राप्त करके सन्‍्तुष्द हो 
जायेगा जो ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलके अन्तर्गत एक उपनिवेशके रुपमें वक्षिण आफ्रिकाको 
प्राप्त है? 

उ० : भारतकी स्थितिकों मै सबसे अछूग मानता हूँ। आखिरकार हमारे देशमे 
मानव-जातिका पाँचवाँ हिस्सा निवास करता है। इसलिए मैं ऐसा तहीं समझता 
कि जो राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलके दूसरे उपनिवेशोके लिए ठीक हो सकता 
है वह भारतके लिए भी ठीक हो ही। आपको याद रखना चाहिए कि भारत दीर्षे 
कालसे एक पराधीन राष्ट्र रहा है। अगर ग्रेट ब्रिटेन दोनो देशोके छोगोके भावी 
सम्बन्धोकी समस्याके समाधानके लिए मनमे कोई दुराव रखे बिता मैत्री-भावसे आगे 
आता है, तो वह देखेगा कि उसकी इस सद्भावनाका उत्तर सद्भावनासे देनेमे भारत 
कभी पीछे नही रहेगा। एक बार जब हमारे स्वतन्त्रताके. अधिकारको मान्यता दे दी 
जायेगी तो हम समानताके स्तरपर उससे कोई ऐसी सन्धि करने अथवा 
साथ कोई ऐसी साझेदारी कायम करनेके लिए तत्पर रहेगे जिससे ग्रेट ब्रिटेन और 
भारतके सम्बन्ध एक सन्तोषजनक आधारपर स्थापित हो जाये। 


भेट : एवलिन रेचको १९५ 


प्र०; भ्रेट ब्रिटेन जब अन्तिमरूपसे और सदाके लिए ऐसी घोषणा कर देगा 
कि भारतकी जनताकों अपने भाग्यका निर्णायक आप बननेका वसा ही अधिकार प्राप्त 
है जैसा कि हमें है, तो आपके विचारसे क्‍या तब भी भारत ऐसी शतर्तोंपर जिन्हें 
पूरा करना उसके बससें हो, अंग्रेज अफसर, सिपाही और तकनोशियन रखेगा और 
भावी भारत राज्यके निर्माणमें हमारे अनुभवोंका ढछाभ उठायेगा ? 

उ० . बेशक, वह ऐसा करेगा। एक बार जब ग्रेट ब्रिटेन उस चीजको स्वीकार 
कर लेगा जिसे हम अपना न्यायसम्मत अधिकार मानते है तो निश्चय ही में सभी 
अग्रेज अफसरोको भारतसे निकाल देना नही चाहूँगा। 

में तो आपके सारे अनुभवोका लाभ उठाना चाहता हूँ। जब आपकी ओरसे 
आदेश देना बन्द हो जायेगा तो मेरा खयाल है कि हम आपसमे ऐसी व्यवस्था कर 
सकते हैँ जो हम दोनोके लिए सनन्‍्तोषजनक हो। 

प्र०: क्‍या यह सच है, जैसा कि मेरे कुछ अधिक उम्र राष्ट्रवादी मिन्रोंने 
कहा है, कि भारतको जब यूरोपीय सलाहकारोकी जरूरत होगी तब वह अंग्रेजोके 
बजाय यूरोपीय महाद्वीपके देशोके विशेषज्ञों, जैसे जर्मनों, फ्रांसीसियों, स्वीडनवासियों, 
डचों आदिकी सहायता लेना ज्यादा पसन्द करेगा? 


उ०: नही, मैं नही समझता कि सामान्यरूपसे यह बात सच है। बेशक, हमे 
कई बातोमे यूरोपकी सलछाह और मार्ग-दर्शनकी आवश्यकता होगी। अगर हमें यह 
सलाह और मार्ग-दशन ग्रेट ब्रिटेनसे ऐसी शर्तोपर मिल सके जिन्हे हम पूरा कर 
सकते हो तो हम उसका स्वागत करेगे। एक ही स्थिति है जिसमे हमे ग्रेट ब्रिटेनसे 
विमृुख होना पडेगा। वह स्थिति तब आयेगी जब ग्रेट ब्रिटेन हमे वह चीज न दे 
जिसे हम अपनी वाजिब माँग समझते है। 

अगर आप हमारे साथ न्यायका व्यवहार करेगे और अपनी सुरक्षा-व्यवस्थाको 
अपने नियन्त्रणमे रखनेके हमारे अधिकारको स्वीकार कर छेगे, तो हम आपके विशेषज्ञो- 
से बातचीत करके यह जानकारी प्राप्त करेगे कि हमारी आवश्यकताओके लिए 
कमसे-कम कितने ब्रिटिश सैनिक रखना जरूरी समझा जाता है। मै भारतस्थित ब्रिटिश 
सेनापतिको अपना सैनिक सलाहकार मानूंगा, लेकिन भारतस्थित ब्रिटिश सेनाको तो 
निस्सन्देह भारतकी राष्ट्रीय सरकारके अधीन 'रहना होगा। 

प्र०: और इस कथनके बारेसें आपका क्या कहना है कि अपने-आपको भारत 
सरकारके भाड़ेके सैनिकोंकी स्थितिमें रखना ब्रिटिश प्रजाजनोके लिए अप्रतिष्ठाका 
विषय होगा ? 

उ० : मैने यह दलील सुनी है, लेकिन यह मुझे किसी तरह जँंचती नहीं। इस 
आपत्तिके पीछे यह विश्वास छिपा हुआ है कि साझेदारी नामकी ही साक्षेदारी 
होगी और वास्तवमे हम सब एक गुलाम राष्ट्रकी तरह रहेगे। अगर ऐसा खयारू न 
हो तो फिर किसी साक्षेदार राष्ट्रको अपनी सेवा प्रदान करनेवाले ब्रिटिश सैनिकको 
भाडेका सैनिक कैसे कहा जा सकता है? लेकिन अगर ब्रिटिश सैनिक राष्ट्रीय 


१९६ सम्पूर्ण गराधी वाडमय 


सरकारके अन्तर्गत काम करनेको तैयार न होगे तो हमें उनके विना ही काम 
चलाना होगा। 

प्र०: गरज यह कि ब्रिटेनके स्वार्थकी दृष्ठिसि भी आप ऐसा मानते है कि 
प्रेट ब्रिटेनके साथ सन्धि-सम्बन्धों और साक्षेदारीके बन्धनमें बेंधा, हमारे प्रति मैन्रीपूर्ण 
रुख रखनेवाल्ा भारत हमारे लिए शक्तिका स्नोत-हूप होगा? 

उ० यह तो आप लोगोके ही तय करनेकी वात है। मैं तो ऐसा मानता हूँ 
कि भारतीय समस्याके ऐसे समाधानसे जो भारतकी आकाक्षाओकी पूत्तिकी दृष्टिसे 
सनन्‍्तोषजनक हो, ग्रेट ब्रिटेतककों अपनी आथिक समस्याकों हल करनेमे बहुत अधिक 
सहायता मिलेगी। इससे ग्रेट ब्रिटेत को छाभ होगा, मारतको और सारी दुनियाको 
भी लाभ होगा। यदि ग्रेट ब्रिटेन भारतके साथ स्वेच्छापर आधारित, अर्थात्‌ दो 
समान पक्षवालोके बीच होनेवाली साझेदारी कायम करता है तो उसे व्यापार करनेंके 
लिए एक मित्र राप्ट्र मिलेगा और इसके अलावा अन्य सारे ब्रिटिज मालका वहिष्कार 
बन्द हो जायेगा। मुझे ऐसी आशका है कि छूकाशायरकों कुछ अधिक सहायता नहीं 
मिल पायेगी, क्योकि हम लोग अपनी जरूरतका कपडा खुद ही तैयार करनेको कृत- 
सकलप है; किन्तु हमें दूसरी वहुत-सी वस्तुओकी भी जरूरत है, जिन्हे विवेयोसे 
मेंगाना होगा । उदाहरणके लिए, मे समझता हूँ, भारत अठारह करोड रुपयेकी चीनी 
और सात करोड रुपयेके छोहेका सामान वर्गरह आयात करता है। 

निदचय ही, अभी बहुत दिनोतक हम अपनी जरूरतकी सारी चीजें खुद ही 
तैयार नहीं कर पायेंगे। 

प्र०: तो श्री गांधी, में समझता हूँ, आप यह चाहते हैं कि अपने भाग्यका 
निर्णायक स्वयं होनेके भारतके अधिकारकों तत्काल सदाके लिए स्वीकार कर लिया 
जाये? और भाप यह मानते हे कि मगर ऐसा कर दिया जाये तो सारा चातावरण 
बदल जायेगा और तब ग्रेट ब्रिटेन उस भारतको, जिसका आप प्रतिनिधित्व करते 
है, पारस्परिक सहयोगसे सम्बन्धित तफसीलकी बातोका निबढारा करनेंके लिए सर्वया 
तत्पर पायेगा ? और गोलमेज परिषद्‌ विफल हो जायें, इससे बेहतर आप यह मानते 
है कि भारतको अपने भाग्यका सम्पूर्ण नियामक बननेका अधिकार है, इस सिद्धान्तको 
स्वीकार कर लिया जाये और सास्प्रदायिक समस्या-जैसे प्रदतोंका हू पंच-फैसलेके 
लिए छोड़ दिया जाये? 

उ० * हाँ, बात ऐसी ही है, मैं समझता हूँ कि जैसे ही ब्रिटिश सरकार दुनिया- 
के सामने यह घोषणा कर देगी कि भारतको उतनी ही स्वाधीनताका अधिकार है 
जितनी स्वाधीनताका अधिकार ग्रेट ब्रिटेनको है, हम कठिन साम्प्रदायिक समस्याके 
सम्बन्धमे पच-फैसलेके सिद्धान्तकों स्वीकार करनेके लिए पूरी तरह तैयार हो जायेंगे। 
छेकिन, मैं नहीं समझता कि गोलमेज परिषद्‌में जितना समय लगा है, सव व्यर्थ गया 
ही सिद्ध होगा। आप सच मानिए, काग्रेस समझौतेकी राहमें कोई वाघा नहीं डाल 


रही है। 


भेंट : एवलिन रेंचको १९७ 


परिषद्मे से सर जॉफ्रे कॉर्वेटकी योजना सामने आई है। सर ह्बर्ट कारकी 
योजना भी ऐसी है जिसपर घ्यानसे विचार किया जाना चाहिए --उस योजनाके 
अन्तगंत लोक-निर्वाचित सदनमे मुसलमानोको लगभग वह सब-कुछ मिल जाता है 
जो वे चाहते है और इसी प्रकार द्वितीय सदनमे सिख छोग जो-कुछ चाहते है वह 
सब उन्हे भी मिरू जाता है। लेकिन जैसा कि मेने कहा है, सबसे अच्छा तरीका 
तो ज्ञायद यही होगा कि सीटोकी व्यवस्था और पृथक्‌ अथवा सयुक्त निर्वाचक-मण्डलोके 
सवालका निबटारा एक निष्पक्ष न्‍्यायाधिकरणके ऊपर छोड दिया जाये। कहनेकी 
जरूरत नहीं कि जब अन्यथा कोई समझौता न हो पाये तभी ऐसा न्यायाधिकरण 
नियुक्त किया जायेगा। 

प्र० ; लेकिन अस्पु्योंके बारेमें आपका क्‍या कहना है? में जानता हूँ कि कुछ 
हलकोंमें ऐसा माना जाता है कि उनके लिए पृथक्‌ निर्वाचन-सण्डलोंकी व्यवस्था को 
जानी चाहिए और आपको उनकी ओरसे बोलनेका हक नहीं है। 

उ० . मुझे इस बातकी खुशी है कि आपने इस प्रइनकी भी चर्चा की। मै 
वेहिचक कह रहा हूँ कि अगर भारतके सभी भागोके अस्पृश्योके मत लिये जायें तो 
उनका प्रतिनिधि मैं ही चुना जाऊँगा। डा० अम्बेडकर निस्सन्देह बडे चतुर और 
उत्साही आदमी है। उनके मनमें कटुता होना सभी तरहसे उचित है। मैने अपना 
अधिकांश जीवन अस्पृश्योका पक्ष-समथन करनेमे लगाया है। मैं भारतके सभी भागोमे 
जाकर उन लोगोसे मिला हूँ। उनमे से कई मेरे आश्रममे है। एक अस्पृदय छडकीकों 
तो मैने गोद भी लिया है। मेरी ही तरह बहुत-से काग्रेसनन यह सोचते और 
महसूस करते हैँ कि अस्पृश्योकी समस्या कितनी गम्भीर है। 

अस्पृरयोके ही हितोका खयाल करके में ऐसा मानता हूँ कि विशेष निर्वाचक- 
मण्डल या स्रीटोका आरक्षण उनके लिए घातक होगा। अगर इसे प्राप्त करनेकी 
कोशिश की गई तो फिर उनके खिलाफ विरोध भड़केगा। मेरा खथार है उनके 
“खुले दरवाजेसे आनेसे ”, उन्हे सामान्य हिन्दुओ-जैसे मताधिकार दिये जानेंसे ही 
उनके हितोंकी सबसे अच्छी तरह रक्षा होगी। वे देखेंगे कि भारतीय जनमतका दिद्या- 
दर्शन करनेवाले नेता उनके सामाजिक दर्जेको उठाने और उनको मन्दिरोमे प्रवेश 
करनेका अधिकार दिलानेको कटिबद्ध है और साथ ही उन तमाम बाघाओं और 
असुविधाओको दूर करनेको तैयार है, जिन्हे वे लोग अतीतमे झेलते आये है। 

प्र०: कुमारी मेयोकी पुस्तक पढ़नेवालोंकी समझमें पशुओंके प्रति भारतीयोंका 
व्यवहार किसी तरह समझमें नहीं आता। वे जानते हे कि हिन्दू किसीकी जान छेना 
पाप समझते हे, लेकिन यह बात उनकी समझसें नहीं आती कि उन्हे रुग्णावस्थामें 
सड़कोके किनारे मरनेको छोड़ दिया जाये, लेकिन उन्हें उच्के कष्ठोंसे मुक्ति न दी 
जाये। इस विषयमें आपका क्‍या कहना है? 


१. सदर इंडिया, उक्त पुस्तककी गाधीजी द्वारा लिखी आलोचनाके लिए देखिए खण्ड ३४, 
पृष्ठ ५८०४-९४ । 


१९८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


उ० यहाँ आपने, भारतके सुधारक वहाँ जिन समस्याओको यथासमय हल 
करनेकी आशा कर रहे है, उन्हीमे से एककी चर्चा छेडी है। मेरे आश्रममें एक वछडा 
मर रहा था।' वह लेगडा था और उसके कई जख्म हो गये थे जिनसे दुगन्ध आ 
रही थी। मैने ऐसी सुइययाँ लगवाकर, जिन्हे लगाते हुए उसे कोई कष्ट नहीं हो 
सकता था, उसका प्राणान्त करवा दिया। इसपर मेरे कई देशभाइयोने मेरी तीक्र 
आलोचना की। मेरे विचारसे अभी वे यह नहीं सीख पाये है कि अहिंसाका मतलूब 
यह नहीं कि जिस कष्टका अत किया जा सकता है उसे किसीको सहते रहने दिया 
जाये। मेरा खयाल हैं कि भारतमे आज पशुओको जो कष्ट सहने पडते है उनमें से 
अधिकाशका कारण अहिंसाके असली अ्थंका अनर्थ करना ही है। 

प्र० : अब हम एक दूसरे विषयकों ले। में आपके धामिक विद्ववासोंके बारेमें 
कुछ जानना चाहूँगा। आपके मनमें क्या कभो धर्मको लेकर शंकाएँ भी उठी है और 
पहुले-पहल ईइवरमें आपकी गहरी आस्था कब हुई और इस आस्थाके उदयके बादसे 
क्या कभी आपकी आत्माको हांकाओके अन्धकारसे भी गुजरना पड़ा है! 

उ० हाँ, अपने छुटपनमें में ईद्वरके प्रति अविश्वासके दौरसे गुजरा था। मैं 
वास्तवमे नास्तिक था। यह वात तव की है जब मैं चोदह सालहका था। छेकिन 
तबसे ईह्वरमें मेरी आस्था वरावर वनी रही है। 

प्र०: तब क्‍या आप आत्माकी अमरतामें विश्वास करते हे? 

उ० * हाँ, उसमें मेरा विदवास अवश्य है। यहाँ में आपको सागरका उदाहरण 
देना चाहूँगा। जलूकी बूंदोसे सागर बनता है। प्रत्येक बूँदका अपना एक अलग अस्तित्व 
है, छेकिन फिर भी वह सम्पूर्णका अश है, अनेकमे-से-एक है। इस जीवन-समुद्रम 
हम सब छोटी-छोटी बूंदोके समान है। 

मेरे धामिक सिद्धान्तका मतलब यह है कि मुझे [सृष्टिमे जो जीवन-तत्त्व नाना 
रुपोमे प्रगट हो रहा है] उस सम्पूर्ण जीवनसे, जो-कुछ भी है उस सबसे अपनी 
एकता साधनी है और ईइवरकी उपस्थितिमे विराट जीवनके उस बैभवका हिस्सेदार 
बनना है। अपनी समग्रतामे यह जीवन ही ईइवर है। 

प्र०; क्‍या किसी पुस्तकनें आपको बहुत अधिक प्रभावित किया और क्या उससे 
आपके जीवनमें एक नया सोड़ आया? 

उ० हाँ, जिस पुस्तकका मुझपर संवसे अधिक प्रभाव पढा वह है रस्किनढते 
“अनट दिस छास्ट”। उन दिनों मै दक्षिण आफ्रिकामे रहता था। १९०४मां ३; 
वर्षकी अवस्थामे रेलगाडीसे डर्बन जाते हुए मैने वह पुस्तक पढी और उसीको पढ़कर 
मैने अपना बाह्य जीवन पूर्णतः बदल देनेका निश्चय किया ।* उसको हज - 
मुझपर जो प्रभाव हुआ उसका वर्णन मै यही कहकर कर सकता हूँ कि कक 
मुझे अभिभूत कर लिया। मै पुस्तककों एक ही बारमें पढ़ गया और उसे प 


१. देखिए खण्ड ३७, पृष्ठ ३३३-७ 
२५ देखिए खण्ड ३९, ए४ २२८-९ 


भेंट: एवलिन रेंचकों १९९ 


बाद में पूरी रात जागता रहा और तभी मैने अपने जीवनकी सम्पूर्ण योजनाको बदल 
देनेका निए्चय किया। टॉल्स्टॉयको में उससे बहुत पहले पढ गया था। उन्होने मेरे 
आन्तरिक जीवनको प्रभावित किया। 

प्र०: उन दिनों तो आप काफी सफल वकील थे न? आपकमें जो यह परिवत्तंन 
आया उसका मतलरूब क्या यह था कि आप ऐसा मानने रंगे कि इस जीवनकी अच्छी 
चीजोंका उपभोग करना गलत है? तब आपकी आय क्‍या थी? 

उ० * जहाँतक मुझे याद आता है, में वकालतसे प्रतिवर्ष रृभग ३,००० कमा 
लेता था। जिसे आप मुझमें “परिवतेतन आना” कहते है, उस घटनाके बाद मैने 
तय कर लिया कि भविष्यमे में अपनी सारी कमाई ऐसे उद्देश्योपर खर्चे करूँगा 
जो मुझे अपने मानव-बन्धुओके लिए कल्याणकर लगे और आगेसे अपना गुजारा केवल 
शारीरिक श्रमके बलपर करूँगा। वेसे तो इस लक्ष्यों पुरा करनेकी कोशिशमे मै 
सर्वथा सफल नही रहा हूँ, लेकिन में जानता हूँ कि इसी तरह रहकर मनकी शान्ति 
प्राप्त की जा सकती है। 

प्र० ; आपमें मुझे आइचर्यजनक धाक्ति और स्फूर्त दिखाई दी है और उससे 
में बहुत प्रभावित हें। बासठ सालकी उम्नरके बहुत कम लोगोंमें इतनी अधिक स्फूरति 
होती है। अखबारोंमें मेने आपके आहारके सम्बन्धर्मे कुछ पढ़ा है। क्‍या आप मुझे 
यह बतायेंगे कि आपके दैनिक आहारमें क्या-क्या होता है? 

उ० . वेशक। मेरा निरिचत मत है कि अधिकाश लोग बहुत ज्यादा खाते 
हैं। अपने मौजूदा आहारपर रहकर में जितना अच्छा महसूस करता हूँ, उतना अच्छा 
और कभी नहीं महसूस किया है। दवाओसे तो मुझे भय छगता है। मेरा देनिक 
आहार इस प्रकार है* सुबहके आठ बजे नाइतेमे मै सोलह औस बकरीका दूध और 
चार सनन्‍्तरे लेता हूँ, दोपहरका भोजन एक बजे करता हूँ और उसमे फिर सोलह 
ओऔस दूध, दाख, नाशपाती या कोई और फल लेता हूँ। शामका भोजन पाँच और 
छ बजेके बीच करता हूँ। उसमे एक छोटा चम्मच पिसे हुए बादाम, बीस-तीस 
खजूर, कई टमाटर और लेटिस था अन्य कोई सलाद होता है। इससे बदहजमी नही 
होती। इस सूचीसे आपको यह तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि मै इवेतसार या 
अन्न बिलकुल नही खाता। 

प्र०: अन्तमें मे यह पूछना चाहूँगा कि क्या आप ऐसा मानते हे कि परिबद्के 
विफल हो जानेपर यदि भारतीयोकों आंशिक स्वशासनाधिकार दे दिया जाये और इस 
बातको गंजाइद रखी जाये कि दस-बीस वर्ष बाद जब ब्रिटिश संसद यह समझ ले 
कि भारत अपना सारा कारोबार आप ही संभाल सकता है तब एक और परिषद्‌ 
बुलाई जा सकतो है तो क्‍या उससे वे सन्तुष्ट हो जायेंगे? 

उ०. मुझे विश्वास है कि मेरा क्‍या उत्तर होगा, यह आप जानते है। इस्लैडमे 
रहते हुए में इस बातकी कोशिश करता रहा हूँ कि उत्तेजित करनेवाली कोई बात न 
कहूँ, केकिन आपके प्रइनके उत्तरमे इतना जरूर कहूँगा कि भारतमे हममे से जिन 


च् 
मजा 
है 


मी सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


लोगोने अपने प्राणोकी बाजी लगा रखी है, वे किसी अधूरी चीजसे सन्तुष्ट होनेवाले 
नही है। अगर इस परिषद॒के बाद भारतकी जनताको यह विश्वास हो जाता है कि 
ग्रेट ब्रिटेनकी भारतको तत्कारू स्वराज्य देनेकी सच्ची इच्छा नहीं है तो वह उसे 
प्राप्त करनेके लिए अपनी सारी शक्तिका प्रयोग करेगी। 
प्र०: अब “स्पेब्टेटर ' के पाठकोको आपका अन्तिम सन्देश क्‍या है? 
उ० . आपके पाठकोको मेरा अन्तिम सन्देश यह है कि वे अपने मित्रोको हमारा 
दृष्टिकोण समझानेके लिए अपने पूरे प्रभावका उपयोग करे और हमारे देशोके बीच 
समानताके आधारपर स्थित सच्ची साझेदारी कायम करनेके महान्‌ उद्देश्यके लिए 
कार्य करे। मेरा खयाल है कि इन दोनो अथवा दो से अधिक राष्ट्रोकी स्वेच्छापर 
आधारित सगठनका उपयोग विश्वकी अनेक समस्याओके समाधानके लिए किया जा 
सकता है--सों केवछः अधिकतम लछोगोके अधिकतम छाभके लक्ष्यको ही सामने 
रखकर नही, वल्कि सवके लाभके लक्ष्यको सामने रखकर। 
[ अग्रेजीसे | 
स्पेक्टेटर, २४-१०-१९३१ 


१३०. पत्र : अलछबटं आइन्स्टीनको' 


ल्न्दंन 
१८ अक्टूबर, १९३१ 


प्रिय मित्र, 
सुन्दरम्की मार्फत आपका सुन्दर पत्र पाकर मुझे बहुत असन्नता हुई। इससे 
मुझे बहुत सन्‍्तोष मिलता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, उसका आप समन 
करते है। सचमुच मेरी बडी अभिलाषा है कि हम दोनोकी मुलाकात होती और 
वह भी भारत-स्थित मेरे आश्रममें। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


प्रोफेसर आइन्स्टीन 
अग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९५००)से। 


२. आाइन्स्टीनके २७ सितम्बरके पत्रके उत्तरमें जिसमें लिखा था: “ अपने कारनामोंसे आपने बता 
दिपा है कि हम अपने आदशशोंकों बिना दिसाका सहारा लिए भी द्ासिड कर सकते है। इम कि 
समर्थकोंको भी अद्दिंसक उपायोंसे जीत सकते है। आपकी मिसाल्से मानव-समाजको प्रेरणा 2 
अन्तर्राष्ट्रीय सहकार और सह्ायतासे हिंसापर आधारित झगड़ोंका अत करने और विश्वशातिको 


रखनेमें सहायता मिलेगी। ५, 
हट बेर रए पर उल्लेखके साथ में माशा करता हूँ कि आपसे साक्षात्वार कर सह्ूगा। 


5 


१३१. भेंट: बमसिघमके बिशपसे' 


सेली ओक 
बमिघम 
१८ अक्टूबर, १९३१ 


वैज्ञानिक बिशपने विज्ञान व मश्ीनोंकी जबरदस्त वकालत की। उन्होंने कहा 
कि इनके द्वारा मानवकों शारीरिक असते बचाया जाये ताकि उसका सारा या अधि- 
कांश समय बौद्धिक कार्यके लिए बच सके। गांधीजी ने बिशपको याद दिलाया कि 
मुझे यह विश्वास नहीं है कि औसत आदमी अपने बचे हुए समयका उपयोग लछाभ- 
कारी कार्योमें करेगा; क्योंकि एक पुरानी कहावत है, 'बेकारीमें शैतानी सूझती है। 
लेकिन बिशपने इसपर आपत्ति करते हुए कहा, “मे पूरे दिनमें एक घंटेसे अधिक 
शारीरिक श्रम नहीं करता। अपना बाकी समय में बौद्धिक कार्योंमें छूगाता हूँ।” 
गांधीजी ने हँसते हुए कहा: 
मैं जानता हूँ, लेकिन यदि सभी बिशप वन जाये तो वे विशप पायेगे कि 
उनका धन्धा तो खत्म हो गया। 
[ अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ५-११-१९३१ 


१३२. सन्देश: इंग्लेडमें रहनेवाले भारतीयोंको' 


सेली ओक 
वमिघम 
१८ अक्टूबर, १९३१ 


ब्रिटिश दीपसमूहमे रहनेवाले मुट्ठी-मभर भारतीय भारतके सुनामके थातीदार 
हैं। इसलिए आप सब सावधान रहे।' 

अपनी प्रतिभाका उपयोग यहाँ पैसा कमानेके लिए करनेके बजाय देश-सेवामे 
कीजिए। अगर आप चिकित्सक हैँ तो भारतमे इतना अधिक रोग है कि उसमे 
आपका सारा चिकित्सा-सम्बन्धी कोश खप सकता है। अगर आप वकील है तो 


१. महादेव देसाईंकी “वमिंघम-बात्रा” से उद्धृतत २४-१०-१९३१ के अखस्तबाजार पन्निकाकी 
रिपोर्के अनुसार यह भेंट प्रात काछ हुईं थी। 

२. महादेव देसाई द्वारा लिखे “ वमिवम-ब्ात्रा ” के विवरणसे उद्धृत । है 

३. इस छोटे-से सन्देशके वाद गाधीजी ने लोगों द्वारा पूछे गये प्रश्नोंके उत्तर दिये। 


२०२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


मतभेदो और क्षयडोकी कमी नहीं है। तकरार बढानेके बजाय आप उन झगडोको 
शान्त कीजिए और मुकदमेबाजी बल्द करवाइए। अगर आप इजीनियर है तो ऐसे 
आदर्श घर बनाइए जो हमारे देशभाइयोकी औकात और आवश्यकताओके लायक 
भी हो और साथ ही बहुत स्वास्थ्यप्रद तथा हवादार हो। आपने जो-कुछ सीखा 
है, उसमे से ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसका सदुपयोग वहाँ न किया जा सकता हो। 
आप वह कीजिए जो कुमारप्पा', जो आपकी ही तरह एक चार्टर्ड एकाउठेट है, 
कर रहे है। काग्रेस तथा उससे सयुक्त सगठनोके हिसाब-किताबकी जाँचके लिए 
लेखा-परीक्षकोकी सभी जगह बहुत ज्यादा जरूरत है। आप भारत आइए। वहाँ मै 
आपको काफी काम दूँगा और पारिश्रमिकमे ४ जाने रोज भी। यह राशि भारतमे 
करोडो लोगोको जितना मिलता है, उससे तो ज्यादा ही है। 

पूर्व इसके, कि अग्रेज लोग यह कहनेके लिए बाध्य हो कि 'हमे खेद है, जो काम 
हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था वह हमने नही किया ', भारतको अग्नि-परीक्षा- 
में से गुजरना पडेगा। एक सबरू राष्ट्र उतनी आसानीसे तो हार नहीं मान लेगा 
जितनी आसानीसे उसके हार मान छेनेकी बात हम शायद सोचते हो, और अहिसा- 
घमंको माननेवाले व्यक्तिकी हैसियतसे मे यह नहीं चाहूगा कि इग्लैडकी इच्छाके 
खिलाफ उसे कुछ भी देनेपर विवश किया जाये। इग्लेड अपनी सत्ता छोडे, उसके 
पहले उसे यह प्रतीति हो जानी चाहिए कि यह चीज इग्लैड और भारत, दोनोके 
हितमे है कि इग्लैड भारतको उसकी स्वतन्त्रता दे दे। और भारत अपनी स्वतन्त्रता 
प्राप्त कर ले। 

प्र० : क्या आप समझते हे कि इंग्लेडको इस बातकी प्रतीति करानेके लिए 
आपको कुछ दिन और यहाँ रहना चाहिए ? ॥॒ 

नही, मैं निश्चित अवधिसे ज्यादा समयतक यहाँ नही रह सकता। अगर में 
जितना उचित है, उससे ज्यादा दिन यहाँ रह गया तो भेरा प्रभाव समाप्त हो 
जायेगा और लोग मेरे प्रति उत्साह दिखाना बन्द कर देगे। आज जो मेरा प्रभाव 
है वह स्थायी नही, अस्थायी: ही है। मेरा स्थान तो भारतमे अपने उन देशभाइयोके 
बीचमे है जिन्हें कष्ठ-लहनका एक और आन्दोलन छेडनेको निमन्त्रित करना पड 
सकता है। सच तो यह है कि आज अग्रेजोपर जो अनुकूछ अतिक्रिया होती दिखाई 
देती है, उसका कारण यही है कि वे जानते है कि में ऐसे राष्ट्रका प्रतिनिधित्व 
करता हूँ जो कष्ट-सहन कर रहा है। और जब मै अपने देशभाइयोके साथ बात 
कर. रहा होऊँगा तो मैं भारतमे रहकर भी इग्लैडवासियोको उसी तरह तप 02 
सुनाऊँगा जिस तरह हृदय, हृदयतक अपनी बात पहुँचा देता है। 

[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ५-११-१९३१ 


१. जे० सी० कुमारप्पा, अर्थश्ञास्त्री। 


१३३- भाषण : बमिघसमकी सभासें' 


सेली ओक 
बसिधम 
१८ अक्टूबर, १९३१ 


अन्य स्थानोपर तो मे कार्यवश, लछोगोसे अपनी बात कहनेके लिए जाता रहा 
हैँ, लेकिन यहाँ तीर्थ॑यात्रीके रूपमें आया हूँ--तीर्थयात्रीके रूपमे यो आया हूँ कि 
यही वह स्थान है जिसने श्री हॉरेस अलेक्जेडरकों अपने यहाँसे छुट्टी देकर ऐसे 
समय' हमारे यहाँ भेजा जब हमें एक मित्रकी आवश्यकता थी। . यह वह 
समय था जब सत्याग्रहका समाचार भारतसे कही बाहर नहीं भेजा जा सकता था। 
जो भी चीज भेजी जाती थी उसे रोककर जाँचा जाता था, उसमें काट-छॉट की 
जाती थी और देशके प्रमुख छोग जेलोमे थे। ऐसे ही समय “मित्रो "ने यह तय 
किया कि भारतकों एक मिशन भेजा जाये और इस कामके लिए श्री अलेक्जैडरको 
भेजा गया। न केवल आप सबने, बल्कि उनकी अपग पत्नीने भी उन्हे छुट्टी दे 
दी। अब आप समझ गये होगे कि मेरा यहाँ आना मेरे लिए तीथेयात्रा क्यो है। 

भेरे सामने जो काम है, उसके विषयमे मैने यही सोचा कि अभी उससे सम्ब- 
न्धित बातें बताकर मुझे आपका समय नही लेना चाहिए। अधिकाश लोग अब जान 
गये है कि भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस राष्ट्रकी ओरसे क्या माँगती है। आप यह भी 
जानते हैँ कि अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके छिए हमने कौन-सा उपाय अपनाया 
है। इस तरहका उपाय इतिहासमे शायद पहली बार अपनाया गया है। आप यह भी 
जानते है कि देशने अपने लिए जो सिद्धान्त निश्चित किया है, उसके अनुसार वह 
गत वर्ष कहाँतक आचरण कर पाया है। में आपको यह समझाना चाहूँगा कि गोल- 
मेज परिपदर्मे जो काम किया जा रहा है उसे अगर सफल होना है तो वह तभी 
होगा जब उसपर प्रवुद्ध लोकमतका दवाव पडेगा। मैने अक्सर कहा है कि इस्लैडमे 
भेरा असली काम परिषद्के अन्दर नहीं, बल्कि बाहर ही है। अपने कुछ सावंजनिक 
भाषणोम मेने ऐसा सकेत देनेमे भी सकोच नहीं दिखाया है कि परिपद्‌र्में कुछ नहीं 
किया जा रहा है, वह सिफ समय बिता रही है और भारतसे आये सदस्यों तथा 
ब्रिटिश हितोका प्रतिनिधित्व करनेवाले सदस्योका बहुमूल्य समय नष्ट कर रही है। 


गाधीजी की “ वमिधम-यात्रा ” के महादेव देसाई द्वारा छिखे विवरणसे उद्धुतत। यह सभा दिनके 
तीसरे पहर बुदजक सटलमेंटमें हुईं थी, जिसकी अध्यक्षता हॉरेस गलेवजैंदरने की थी। १९-१०-१९७१ के 
घममिघम पोस्टमें प्रकाशित विवरणके अनुसार उक्त समामें महापौर डब्ल्यू० डब्ल्यू० घोण्डसे, तथा बमिधमके 
विशप भी उपस्थित थे। यह सभा दो धटे चछी थी। 
२० सप्रू-जयकर मन्त्रणाकी विफलताके बाद, १९३० में; देखिए खण्ड ४४। 
३. चवेकर सम्मदायके सदस्य 


२०४ सम्पूर्ण गांधी वाडूमय 


चूँकि परिपद्के विषयमे मेरा विचार ऐसा है, इसलिए मैं इस बातके लिए जितना 
आग्रह करूँ कम होगा कि ब्रिटिश द्वीपसमूहमे छोकमतका दिल्यादर्शन करनेवाले जिम्मे- 
दार नेताओकों उस सघर्पषका सच्चा स्वरूप जान लेना चाहिए जिसे भारतीय बहुत 
ही कठिनाइयोको झेलते हुए चला रहे है। कारण, जबतक आप इस सघप्पके सच्चे 
और आन्तरिक अर्थकों नही समझते तबतक आप उन लोगोपर कारगर ढगसे दबाव 
नही डाल सकते जो यहाँ राज-काज चला रहे है। 

इस सभामे आये श्रोताओोके विषयमे मुझे इतनी जानकारी तो है ही कि में कह 
सकूँ कि आप सभी लोग सच्चे सत्यान्वेषी है और जो उचित है, वह करनेकों उत्सुक 
है -- सो विशेषरूपसे कुछ इसी मामलेके सम्वन्धमें नहीं, वल्कि ऐसे हर उद्देश्यके 
सम्बन्धम जो मानव-सहायताके योग्य है। और अगर आप इस प्रइनको इस दृष्टिकोणसे 
देखेंगे तो बहुत सम्भव है कि गोलमेज परिषद्‌र्मे चछ रही वार्त्ताएँ सफल हो जायें। 

गांधीजी के भाषणके अन्तमें उनसे जो प्रदन पूछे गये उनमें से एक यह था कि 
क्या भारतीय प्रतिनिधियोंके बीच साम्प्रदायिक प्रइनपर आपसमें कोई सहमति न 
हो पानेके कारण हो समझौता असम्भव नहीं हो गया है। गांधीजी ने इस आक्षेपका 
तीत्र प्रतिवाद करते हुए कहा: 

मे जानता हूँ कि आपको इसी ढगसे सोचना सिखाया गया है! यह वात बडी 
आकरषेक ऊगती है और आप इसके व्यामोहसे छुटकारा नहीं पा सकते। मेरा कहना 
यह है कि विदेशी शासकोने भारतपर 'फूट डालो और राज्य करो के सिद्धान्तके 
वलूपर शासन किया है। अगर शासक छोग कभी इस पक्षकों और कभी उस पक्षको 
त फुसलाये-वहकाये तो भारतमे कभी भी किसी विदेशी साम्राज्यका गाव नहीं 
चल सकता। जबतक विदेशी शासन-रूपी पच्चर कायम है कक वह अधिकाधिक 
गहरा घेंसता जा रहा है तवतक हम आपसमे विभकत ही रहेगे। पच्चरका कात ही 
यही है लेकिन आप ज्यो ही पच्चरको निकाल छेगे, विभक्त हिस्से आपसभे मिलकर हस्त 
एक हो जायेगे। फिर इस परिपदूका जिस तरह गठन हुआ है, हल शक 2५ 
प्राप्त कर सकना अत्यन्त कठित कार्य हो गया है, क्योकि यहाँ जितने सदस्य आय 
है, सभी मनोनीत हूँ और कोई भी विधिवत्‌ निर्वाचित सदस्य नहीं है। पक 
लिए, अगर राष्ट्रवादी मुसलमानोसे अपना प्रतिनिधि चुननेकी कहा गया होता कक 
डॉ० अन्सारी चुने गये होते। और अन्तमे, हमे हा हे | ३३ कि जो प्रति- 
निधि आज यहाँ है, यदि चुनकर भी वही भा ज्य॒ 
भावनासे हम कस । इसके विपरीत, हम छोग यहाँ ब्रिटिश प्रवान मन्‍्त्रीकी अर 
आये हैँ। हम किसीके प्रति जिम्मेदार नही है, हमारा कोई निर्वाचन-क्षीत्र 5 
जिसे हमे किसी बातके लिए मनाना पडें। इसके अछावा हम यह याद कार नही 
है कि जबतक हम साम्प्रदायिक मसलेके सम्बन्धभे आपसभे किसी हे हेपी 
पहुँचते तबतक किसी तरहकी प्रगति सम्भव नहीं है। इसलिए स्थिति हू के पर 
है कि हर सदस्य परिषद्की गाडीकों एक अलग ही दिशाकी ओर खीचता 
जितना ज्यादा मिल सके उतना ऐंठ छेनेकी फिक्रमे रहता है। फिर 


भाषण : बमिघमकी सभामे २०५ 


तो कोई स्वंसम्मत साम्प्रदायिक हल प्रस्तुत करनेकी अपेक्षा की जाती है, लेकिन 
उन्हे यह नहीं बताया जाता कि उनके बीच सहमति हो जानेपर उन्हे क्या मिलेगा, 
और इस तरह उस प्रेरणा-स्नोतको प्रारम्भभमे ही समाप्त कर दिया गया है जिसके 
आधारपर सहमति पहले ही हो चुकी होती । निदान, समझौता हो पाना रूगभग असम्भव 
हो गया है। सरकार जरा यह तो कहकर देखे कि भारतीयोमे आपसभमे सहमति 
हो या न हो, हम तो भारतको छोडने ही जा रहे है। फिर आप देखिएगा कि 
भारतीय प्रतिनिधियोके बीच किस प्रकार तत्कारू सहमति हो जाती है। सचाईं यह 
है कि किसीको ऐसा नहीं लगता कि उसे सच्ची और जीवन्त स्वतन्त्रता मिलने जा 
रही है। जो-कुछ देनेकी तजवीज है वह केवलढ भारतका शोषण करनेके लिए नौकर- 
शाहीकी सत्तामे साझेदारी है। यह चीज हमारे बीच फूटके बीज बोती है। फिर 
चूँकि सरकारने सविधान-रचनाके प्र॒इनको साम्प्रदायिक समस्याके समाधानपर आश्रित 
कर दिया है, इसलिए हर पक्षकों सहज ही अपनी माँग अधिकसे-अधिक बढाकर पेश 
करनेका प्रलोभन होता है। अगर सरकार सचमुच कुछ करना चाहती हो तो वह 
बेहिचक मेरा सुझाव स्वीकार कर लेगी। मेरा वह सुझाव यह है कि साम्प्रदायिक 
प्रदनका निर्णय करनेके लछिए एक न्यायाधिकरण नियुक्त कर दिया जाये। अगर ऐसा 
कर दिया जाये तो इस बातकी पूरी सम्भावना है कि न्यायाधिकरणके हस्तक्षेपके 
बिना ही कोई स्ेसम्मत समाधान निकल आये। 

इसके बाद यह सवारू पुछा गया कि अगर ब्रिटिश सरकार वहाँ अपने दायित्वों- 
का निर्वाह करना बन्द कर दे तो संक्रान्ति-कालसें भारतमें क्या होगा। उत्तरमें 
गांधीजी ने कहा: 

विदेशी शासन किसी सजीव शरीरमे स्थित बाह्य तत्त्वके समानहै। शरीरसे जहरको 
दूर करते ही शरीर अपनी खोई हुईं शक्ति पुन. प्राप्त करने छग जाता है। यह 
कहना तो बिलकुल असगत है कि अगर ब्रिटिश सरकार भारतसे हटेगी तो वह अपने 
दायित्वोके निर्वाहका त्याग करेगी। आज वह जिस एकमात्र दायित्वका निर्वाह कर 
रही है वह है भारतका शोषण। ब्रिटेन भारतका शोषण बन्द कर दे तो भारत 
तुरुत ही अपनी आ्थिक समृद्धिको प्राप्त कर छेगा। 

प्र०: क्या खुद भारतके लोगोंके बीच आधारभूत बातोंके सम्बन्धर्में कोई सहमति 
हो गई है? 

काग्रेसने साम्प्रदायिक समस्याका एक सर्वेसम्मत हलक पेश किया है, छेकिन इसे 
स्वीकार नहीं किया जा रहा। यहाँ परिषद्र्में तो जिन विभिन्न पक्षोके प्रतिनिधियोके 
शामिल होनेकी वात कही जाती है, कांग्रेस उनमें से एक पक्ष-मात्र है। लेकिन मूलभूत 
तथ्य यही है कि काग्रेस ही एकमात्र प्रातिनिधिक सस्था है और वह भारतके एक 
बहुत बड़े जनसमुदायका भ्रतिनिधित्व करती है। यही एक सजीव, जीवन्त और, स्वतन्त्र 
सगठन है, जो लगभग पचास वर्षोसे काम करता रहा है। सरकारके साथ समझौता 
काग्रेसने किया था और आप चाहे जो कहे, यही एकमात्र ऐसी संस्था है जो किसी 
दिन वर्तेसान सरकारका स्थान लेगी। मेरा दावा यह है कि इसने अपने मत्रि-मण्डल 


शक सम्पूर्ण गाधी वाइडमय 


एक सिख, एक मुसलमान और एक हिन्दू सदस्यकी समितिके माध्यमसे जो योजना 
तेयार की है वह, जहाँतक ओचित्य और न्यायका सम्बन्ध है, किसी भी न्याया- 
घिकरणकी कसौटीपर खरी उतरेगी। 

शोताओंमें से एक व्यक्तिनें पुछा कि क्‍या गोलमेज परिषद्‌ विफल हो गई है 
और अब क्‍या भारतको स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए एक दूसरी परिबद॒के गठनतक 
प्रतीक्षा करनो पड़ेगी। गांधीजी ने उत्तरमें कहा: हु 

जबतक मैं ग्रोलमेज परिषद्से अपने सारे सम्बन्ध तोड नहीं छेता तबतक यही 
समझना चाहिए कि मैने पूरी तरह आशा नहीं छोड दी है। इसलिए स्पष्ट है कि अब 
भी मेरे मनसे कुछ आशा है, हालाँकि मुझे कहना चाहिए कि मेरे पास इस आश्ञाका 
कोई आधार नही है। लेकिन यह मेरे स्वभावके विरुद्ध है कि जिस सगठनके साथ 
में सहयोग करता रहा हूँ उससे एकाएक अछूग हो जाऊँ। में यह नहीं कह सकता 
कि आगे जब समाधान होगा तो वह किसी दूसरी गोलमेज परिषद्मे ही होगा या 
नही, लेकिन इतना जरूर जानता हें कि अगर यह परिषद्‌ विफल हो जाती है तो 
भारत तबतक अपना छक्ष्य प्राप्त नहीं कर पायेगा जबतक कि वह बहुत ही कठित 
अग्नि-परीक्षासे -- जैसी परीक्षासे वह पिछले साल गुजरा था उससे भी बहुत अधिक 
कठित परीक्षासे -- नही गृजरता। 

प्र०६ आप कहते है कि भारत अंग्रेजोके शोषणके कारण दरित्र हुआ है, लेकिन 
क्या यह सच नहीं है कि किसानोंके कष्टोंका असली कारण बनियोकी छूट-खसोह 
ओर ब्याह-आड़के अवसरोंपर की जानेवालो फिजूलखचों है? अन्तमें, आप ब्रिटिश 
सरकारपर फिजूलखर्चोका आरोप लगाते हे। कछेकिन देशो राजाओंकी फिजूललर्चीके 
बारेसें आप क्‍या कहेगे? 

उ० : यद्यपि भारतीय बनिये अग्रेज बनियोके पासगके बराबर भी नहीं है, किन्तु 
अगर हमारा तरीका हिंसात्मक होता तो भारतीय बनिये गोलीसे उडा दिये जानेंके 
पात्र माने जाते। छेकिन, अग्नेज बनिये तो इस व्यवहारके सौ गुना अधिक पात्र है। 
भारतीय मुद्राके साथ वे किस तरह खिलवाड करते रहते है। रूगरान वसूल करनेमे 
फंसी हृदय-हीनतासे काम छेते है! इस तरह उन्होने वहाँ जो छूट भचा रखी है 
उसकी तुलतामे भारतीय बनियो द्वारा लिये जानेवाले सूदकी दर तो कुछ भी नहीं है। 
मुझे तो इतिहासमे इतनी असगठित और विनम्र जातिके इतने सगठित शोषणका 
कोई दूसरा उदाहरण ही दिखाई नहीं देता। और जहाँतक वेशी राजाओकी फिजूल- 
खर्चीका सम्बन्ध है, अगर मेरे हाथमे सत्ता हो तो उन्हे गरीबोका उपहास करने- 
वाले उनके राजप्रासादोसे निकाल बाहर करनेमे जहाँ मुझे कोई सकोच नहीं होगा, 
वहाँ ब्रिटिश सरकारको नई दिल्‍लीसे निकाल बाहर करनेमे मुझे और भी कम हिंचक 
होगी। जब जनसाधारण भूखों मर रहा था, उस समय भारतमे इग्लैडकी नकल 
खड़ी करनेकी वाइसरायकी सनकको तुष्ट करनेके लिए नई दिल्‍छीपर जो हंदयहीन 
ढगसे करोड़ो रुपये पानीकी तरह बहाये गये, उसकी तुलूनामे देशी राजाओकी 


फिजूलखर्ची कुछ भी नही है। 


भाषण : बमिघमकी सभामे २०७ 


इसके बाद एक भाईने एक बहुत ही मजेदार सवाल पूछा। उसने “सेचेस्टर 
गार्डियन ' के एक पत्रका उल्लेख किया, जिससें पत्न-लेखकने गांधीजी के अस्पृद्योंका 
प्रवक्ता होनेके अधिकारकों चुनौती दी थी, क्योंकि उसके अनुसार गांधीजी तो खुद 
ही उस पुरोहित वर्गके हे जिसने आजतक अस्पृद्योको वलित अवस्थाममें रखा है। यह 
बतानेके बाद उसने पुछा कि क्‍या गांधोजी खुद ही समझौतेके सार्गमें एक बहुत बड़ी 
बाधा नहीं हे। 
मुझे नही मालूम था कि मै ब्राह्मण हूँ। अलूबत्ता में बनिया जरूर हूँ, और 
निस्सन्देह इस शब्दके साथ एक कष्टप्रद तिरस्कारकी भावना जुडी हुई है। छेकिन 
मै श्रोताओको बता दूँ कि आजसे ४० वर्ष पूर्व जब में इग्लैड आया, मेरी जाति- 
वालोने मुझे जाति-बहिष्कृत कर दिया और मे जो काम कर रहा हूँ वह मुझे किसान, 
जुलाहा और अस्पृश्य कहलानेका पान्न बनाता है। जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, 
उससे भी बहुत पहले मैने अस्पृद्यता-निवारणका काम अपना छिया था। अपने 
दाम्पत्य जीवनमें दो बार मेँ इस दुविधामे पडा कि अस्पृश्योके छिए काम करूं 
या पत्नीके साथ रहें। अगर कोई रास्ता न निकल्‍ता तो मै पत्नीके साथ रहनेके 
बजाय अस्पृश्योके लिए काम करना जारी रखना ज्यादा पसन्द करता। लेकिन में 
अपनी पत्नीका ऋृतज्ञ हे कि यह सकट दूर हो गया। मेरा परिवार मेरा आश्रम है 
और उसमें कई अस्पृश्य रहते है, जिनमे वह प्यारी छेकिन नटखट लड़की भी 
शामिल है जो वहाँ मेरी बेटीकी तरह रह रही है। जहाँतक समझौतेके मार्गमे 
मेरे वाधक होनेका सम्बन्ध है, मुझे स्वीकार करना पडेगा कि मैं बाधक हूँ---और 
इसका सीधा-सादा कारण यह है कि भारतकी सच्ची और पूर्ण स्वतल्त्रतासे कम कोई 
भी बात मुझे सनन्‍्तुष्ट नहीं कर पायेगी। 


प्र०: आपने संगठित विरोधके जिस विशिष्ट तरीकेकी शोध की है, उससे 
बुद्धिकि धरातकूपर समझाने-बुझानेके तरीकेका सेल बेठा पाना कभी-कभी हमको बहुत 
मुश्किल रुगता है। क्‍या कारण है कि कभी-कभी आपको ऐसा लरूगता है कि समझाते- 
बुझानेके तरीकेसे काम लेनेंके बजाय ज्यादा कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए? 

उ०: १९०६ तक तो मै केवल' समझाने-बुझानेके तरीकेपर ही निर्मर रहा। 
में बडा लगनशील सुधारक था। सत्यका निष्ठावान उपासक होनेके कारण तथ्योको 
मैं बहुत ठीक ग्रहण करता था और इसलिए मे एक अच्छा मजमूननवीस भी था। 
लेकिन जब दक्षिण आफ्रिकामें सकटकी घडी आई तब मैने पाया कि समझाने-वुझानेके 
तरीकेका तो कोई असर ही नही हो रहा है। मेरे देशभाई बहुत उत्तेजित थे --- कभी- 
कभी तो गायको भी यदि ज्यादा छेड़ा जाये तो वह सीग दिखायेगी और वास्तवमें दिखाती 
भी है--और प्रतिशोधकी चर्चा गरम थी। तब मेरे सामने दो ही रास्ते थे--- 
या तो हिसात्मक तत्त्वोसे गठबन्धन कर लू या फिर इस सकटका मुकावला करने 
ओर परिस्थितिको विगडनेसे रोकनेका कोई और उपाय निकाल्‍ूँ। तभी मेरे मनमे 
यह विचार आया कि हमे ऐसे कानूनकों माननेसे इनकार कर देना चाहिए जो 


कण सम्पूर्ण गावी वाइमय 


७. 


अपमानजनक हो और इसपर अगर सरकार हमें जेल मेजना चाहे तो खुची-बुबी जेल 
चले जाना चाहिए। इस प्रकार समस्त्र युद्धकी वरावरीके एक नैतिक उपायका जन्म 
हुआ। उन दिनो में राजभकत था, क्योकि मेरा यह दृढ़ विव्वास था कि ब्रिटिग 
साम्राज्यकी प्रवृत्तियोका कुल परिणाम भारत और सम्पूर्ण 'मानवजाति' के लिए 
लाभदायक है। युद्ध प्रारम्भ होनेके जीघ्र वाद इग्लैंड पहुँचकर मं युद्धयत्नोमें कद 
पडा, और वादमे जब मुझे प्छूरिसी हो जानेंके कारण भारत जानेकों विवण होना 
पडा तो जानकों जोखिममे डालकर मैने रगरूटोकी भरतीके अभियानका नेतृत्व किया, 
जिसे देखकर मेरे कुछ मित्र काँप उठे। मेरा न्रम १९१९ में टूटा, जब कि रॉलट 
अधिनियम नामक काछा कानून पास हुआ और जब सरकारने प्रमाणित अन्यायोंके 
मार्जनके लिए हमारी बहुत ही सावारण-सी माँगोकों भी ठुकरा दिया। और इस 
तरह १९२० में में बागी वन गया। तबसे मेरी यह प्रतीति बढती ही गई है। जनता- 
के लिए जो चीजे आधारभूत महत्त्वकी है वे केवल वुद्धिपुवंक समझानें-वुन्नानेतते ही 
नही मिल जाती, बल्कि उसकी कीमत कंप्ट-सहनके रूपमें चुकानी पड़ती है। कप्ठ- 
सहन मनुष्यका धर्म है, युद्ध पगु-जंगत्‌ृका। छेकिन विरोवीका हृदय-परिवर्तेन करने 
और उसके कानोको, जो अन्यथा वन्द हूँ, वुद्धिकी भाषा सुननेकों तैयार करनेकी 
दृष्टिसि कप्ट-सहनका तरीका पणु-जगतृके नियमसे छाख गुना अविक सक्षम है। मुझसे 
ज्यादा प्रार्थना-पत्र शायद किसीने नही लिखें होगे, और जिनके वारेमें सभी ओर 
निराणा-ही-निराणा दिखाई देती थी, ऐसे जितने उद्देश्योकी पैरवी मैने की है उतनेकी 
पैरवी भी जायद ही किसीने की हो। छेकिन आखिरकार मै इस आधारभूत निष्कर्प- 
पर पहुँचा हूँ कि अगर हम सचमुच कोई महत्त्वपूर्ण वात मनवाना चाहते है तो हमें 
लोगोकों समझा-वुझाकर ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, वल्कि उनके हृदयको 
प्रभावित करता चाहिए । वुद्धिके घरातछपर कही गई वातका असर मस्तिप्कपर ज्यादा 
होता है, छेकिन किसीके हृदयकों तो कप्ट-सहनके द्वारा ही प्रभावित किया जा सकता 
है। कष्ट-सहन मनुष्यके अन्त चक्षुको खोलता है। मानवजातिका ख़्गार तलवार भहा, 


कृष्ठ-सहन है। 
[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ५-११-१९३१ 


१. पंजाब भौर खिलाफत सम्बन्धी अन्याय; देखिए खण्ड श८६ 


१३४. प्रदनोत्तर' 


[१८ अक्टूबर, १९३१ के परचात्‌ |' 

प्र०: क्या आप नहीं समझते कि जब अंग्रेज भारतसे हट जायेंगे, तो वहाँ 
विभिन्न जातियोंमें आपसमें भयंकर रूपसे लड़ाई होनेकी आशंका है? 

उ० मैने ब्रिटिश जझ्ासनकी उपमा पच्चरसे दी है। यह पच्चर अलग हुआ 
नहीं कि आज जो हिस्से अछूग-अलग है, वे आपसमे मिल जायेगे। किन्तु यदि हम 
लडते ही रहे, तो में इसे भी ईश्वरका भेजा वरदान समझूँगा। जो व्यक्ति हमेशा बुराई- 
ही-वुराईका खयाल करता रहता है, वह यदि अधिक नहीं तो उतना बुरा तो अवश्य 
है जितना कि बुराई करनेवाला व्यक्ति और इसलिए यदि हम एक-दूसरेका गला 
काटनेसे केवल ऊपरसे थोपी गई विदेशी सत्ताके कारण ही रुके हुए है, तो जितनी 
जल्दी वह सत्ता समाप्त हो जाये, उतना ही अच्छा है। कुछ समयके लिए हमे भले 
ही अधिक लडना पडे, किन्तु अन्तमे हम अच्छी तरह मिल जायेगे। 

प्र० : क्या आपको इस बातका पूरा विश्वास है कि यदि परिषदमें चुने हुए 
प्रतिनिधि होते तो आप सब तुरन्त एक हो जाते ? 

उ०. हाँ, मुझे तो पूरा विश्वास है। उस हालतमें हम बहुमतके निर्णययका 
पाछन करते। मौजूदा स्थितिमे छोगोका उतना दोष नही है, जितना उत्तरदायित्वके 
उस अभावका, जिसमे कि हम काम कर रहे है। यही लोग यदि चुनें हुए होते तो 
दूसरी ही तरह काम करते। 

प्र० : क्या आप बजटको सनन्‍्तुल्ति करनेके लिए नसकपर टेक्स रूगराया जाना 
पसन्द नहीं करेगे? ' क्या आप संघको कुछ वस्तुओंपर, जिनमें नमक भी शासिल 
है, कर लगानेकी असीम सत्ता देनेकी बात स्वीकार न करेगे? * 

उ० नही, सघको नमकपर कर लगानेका अधिकार नहीं होना चाहिए। जबतक 
में गरीबोपर कर लगानेका पाप न करना चाहूँ, में नमकपर कर रूगाकर बजटकों 
सन्तुलित करनेकी कल्पना नहीं कर सकता। यदि आप बजटको सन्‍्तुलित करना चाहते 
है तो सैनिक व्ययको कम क्यो नहीं करते? पहलेसे ही अत्यधिक करके बोझसे दबे 


१. यद महादेव देसाईके “मूलभूत बातें” शीषेक छेखले लिया गया है। मद्ददेव देसाईका कद्दना 
है कि इस छेसमें उन्होने लन्दनमें अयवा अन्यत्र इस या उस सभामें गाधीजी ने जो-कुछ कहा, वह सब 
गाधीजी के ही शब्दोमें प्रश्नोत्तरके रूपमें प्रस्तुत कर दिया है। 

२. महादेव देसाई कहते हैं कि इसे १८ अक्टूबर, १९३१ को बमिघमकी सभामें गाधीनी की कहद्दी 
वार्तोके साथ जोड़कर पढ़ना चादहविए। 

३- यह भ्रश्न वर्मिधमकी सभामें पूछा गया था। 

४. यद्द प्रइन छोंडे सैकीने पूछा था। 
ड८-१४ 


२१० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


हुए गरीब भारतीय करदाताओपर और कर छगाना मानवताके विरुद्ध अपराध करना 
होगा। नमकपर कर लगाना तो कुछ एसा ही होगा जैसे आप हवा और पानीपर 
कर लगाकर भारतसे जिन्दा रहनेकी अपेक्षा करे। 

[ अग्रेजीसे 

यंग इंडिया, ५-११-१९३१ 


१३५. पतन्न: भोपालके नवाबकों 


८८, नाइट्सब्रिज 
लन्दन, परिचमी 
१९ अक्टूबर, १९३१ 
प्रिय नवाब साहब, 

आज रात क्लेरिज होटलमे जो बैठक होनेवाली है, उसमे निम्नलिखित 

प्रस्तावोपर विचार करनेका मेरा सुझाव है। 

राजस्वके केवल कुछ मुद्दोपर, जैसे . 

के सीमा-शुल्क--इस विषयमे देशी राज्योके मौजूदा अधिकारोको अवाधित 
रखते हुए। 

ख. नमक्‌-- इसी तरह। 

ग॒ निर्यात की जानेवाली अफीम । 

घ ॒सीमा-शुल्कके अतिरिक्त वस्तुओपर लगाया जानेवाला (मौजूदा ) आबकारी-शुल्क | 

ड. सघके व्यावसायिक विभागों - जैसे रेलवे, डाक और तार - से होनेवाली आय | 

च सघकी मुद्रासे होनेवाला लाभ। 

छ. प्रान्तोसे सीधे प्राप्त होनेवाले मौजूदा राजस्व, जेसे आय-कर और इसी 
तरह देशी राज्योके, उन्होने ब्रिटिश -सरकारको अपने जो इलाके दे दिये 
है, माध्यमसे तथा अन्य प्रकारसे प्राप्त राजस्वको [सघकी ओररसे प्रान्तो या 
देशी राज्योपर किये जानेवाले] सघकी आयके सामात्य साधनोके रूपमे 
लिया जाये और खर्चकी पूत्ति इन मदोके अन्त्गंत इस आयकी सीमातक 
ही की जाये। इस प्रणालीके अन्तर्गत देशी राज्योकों अपनी असली आयसे 
अधिक दायित्व लेनेका खतरा नही रह जायेगा। 

अगर राजस्वके अन्य साधन ढूंढना आवदयक' जान पडे तो उसको ध्यानमें रख- 

कर सविधानमे यह व्यवस्था की जा सकती है कि जबतक सघीय ससदमे देशी राज्यो- 
के दो-तिहाई या इससे भी अधिक श्रतिनिधि सहमत नहीं होगे तबतक ऐसा कोई 
राजस्व सघीय राजस्व नहीं माना जायेगा। 


महाविभव नवाब साहब भोपारू 
देशी नरेश-मण्डलके चासरूर 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १८१४२) से। 


१३६- संघ-संरचना समितिकी बेठककी कार्यवाहीके कुछ अंश" 


लन्दन 
२० अक्टूबर, १९३१ 
श्री गाधी . अगर ऐसा कहा जानेको है कि इनके सम्बन्ध निर्णय हो चुका 
है तो मेरा खयाल है कि इसपर मुझे दो जब्द कहने चाहिए। 
अध्यक्ष : तो क्या आप समझते हे कि इसकी कुछ सर्यादा होनी चाहिए ? 
श्री गाधी इतना ही नहीं, वल्कि व्यक्तिश मैं तो नमकपर कोई भी कर 
लग़ानेका विरोध करूँगा। इस विषयमे केवल मर्यादा लगानेसे ही काम नहीं चलेगा। 
इसके अतिरिक्त, में नहीं समझता “कि पूरी तरह सोचे-विचारे बिना मेरे लिए यह 
कहना मुनासिव होगा कि सीमा-शुल्कोके सम्बन्धमे कोई मर्यादा होनी ही नहीं चाहिए। 
ऐसी बहुत-सी चीजे है जिनके बारेमे मैं कहँगा कि “नहीं, मै इससे आगे नहीं 
जाऊेंगा।” यही वात अफीमपर भी छागू होती है। 
अध्यक्ष : अफीमके विषयरमें आपका क्‍या कहना है? 
श्री गाधी . अफीमपर कर छगानेके सम्बन्धर्में तो में किसी भी तरहकी मर्यादा 
नही चाहूँगा। 
अध्यक्ष : यह बहुत अच्छी बात है। कम्से-कम अफीमके सम्बन्धमें तो हम सबसें 
सहमति है। लेकिन श्री गांधी, सीमा-शुल्कोके बारेमें आपका क्‍या कहना है? क्या 
इस सम्बन्धमें आप कुछ भर्यादा रखना चाहेंगे? 
श्री गाधी: में तो समझता हूँ कि रखनी चाहिए। 
अध्यक्ष : तो आप किस तरहकी सर्यादा रखना चाहेंगे? 
श्री गावी: में सीमा-शुल्क-माजके वारेमे ऐसी कोई मर्यादा नही रूग़ाना चाहूँगा। 
मलग-अलग वस्तुओके वारेमे में अलछग्र-अछग निर्णय करना चाहूँगा ौर में किसी 
भी विशेषज्ञको यह कहनेका अधिकार नही दूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए और 
क्या नही, क्योंकि यहाँ तो हम किसी नीतिके अनुसार ही चढेगे। 
अध्यक्ष : इसका मतलब तो यही हुआ कि संघकी सत्तापर कोई अआंकुदा नहीं 
लगाना चाहिए और इस तरह आप सीमा-शुल्कके सम्बन्धमें तो हमसे सहमत हे। 
अफोमके सम्बन्ध तो हम सब सहमत हे ही और इस अर्थमें सौमा-शुल्कोके सम्बन्धमें 
१. अध्यक्षने समितिके विचाराय यद्द सवाल सामने रखा कि वजट्कों सन्तुरति करनेके लिए संघक्ो 
कुछ कर छगानेका अधिकार होना चाहिए या नहीं। सदस्थगण भाम तौरपर संघको पद अधिकार देनेके 
पक्षमें थे। सर भकबर हैदरीने कहा कि यह तो पदछे ही स्वीकार किया जा चुका है कि सीमा-शुल्क, 
नमक-कर और अफीम-करपर सबका अधिकार हो। इसके बाद एक प्रश्न यह था कि ये कर छूगानेके सम्बन्धमें 


क्या कोई मादा होनी चाहिए। कई वक्ताओंने कहा कि कोई मर्यादा नहीं होनी चाहिए। इसपर अध्यक्षने 
पूछा कि वया अब यद मान लिया जाये कि इसपर निगैय हो चुका। 


३२१२ सम्पूर्ण गांवी वाहषमय 


भी क्योकि आप कहते हे, “में किसी भी विशेषज्ञको यह्‌ अधिकार नहीं दूंगा कि बह 
कहे मुझे क्या करना चाहिए और क्‍या नहीं।” संघ-सरकार भी यह नहीं चाहेगी। 
अब हम नमकके सम्वन्धर्में विचार करें। में जानता हूँ कि यह सबालू कुछ कठिन है। 
लेकिन हम इस विषयकी गहराईमें उतरना चाहते हे। नमक-करके सम्वस्धर्में, आपके 
विचारसे, संघ-सरकारकी क्‍या स्थिति होनी चाहिए? कया आप समझते हेँ कि इसपर 
संघको कोई कर लूगाना ही नहीं चाहिए? 

श्री गावी: केवछ इतना ही नहीं कि इसपर कोई कर न ल्याया जाये, वल्कि 
में तो चाहँगा कि आज नमकपर जो कर छूगा हुआ है उसे भी उठा लिया जाये। 

लॉर्ड पील: श्री गांधी अपना निजी मत व्यक्त कर रहे हे; लेकिन क्या उनका 
यह कहना है कि संविधिमें ही ऐसी व्यवस्या की जानी चाहिए कि संघ-सरकारको 
नसकपर कोई कर छगानेक्ा अधिकार व हो ? 

श्री गांवी: हाँ, मेरा यही कहना है। 

अध्यक्ष : ठीक है, हम इस बातका खयाल रखेंगे कि श्री गांवोंको चमकपर 
कर छगानेंमें आपत्ति है। 

लॉर्ड पीर: नहीं, बात इतनो ही नहीं है; वे जो-छुछ कह रहे है; वह व्यक्ति- 
गत आपत्तिसे कुछ अधिक हैं। उनका विचार है कि नमककों संघको आयके सावनोंमें 
शामिल ही न किया जाये। 

अध्यक्ष : अच्छा, तो वे मानते हे कि नमकको संघीय आयके साथनोंमें शामिल 
न किया जाये। लेकिन श्री गांधी, इस सम्बन्धर्में क्या जाप हमारी सहायता 
कोजिएगा ? सबसे पहली बात तो यह हैं कि क्या कोई मुझे यह बता सकता है कि 
नमकपर अभी जो कर छगा हुआ है, उससे कितनी आमदनी होती हैं? 

श्री गावी: छ. करोड़। हि 

सर अकबर हैदरी: ६-७ करोड़, जिसमें से १.२३ करोड़ घटा दिया जाये। 

श्री गांवी: हाँ, अगर कोई छः और ७ करोंडके वीच बताये तो में माननंका 
तैयार हूँ! 

अध्यक्ष : ठीक है। तो हम ७ करोड़ कहेंगे। 

सर अकवर कदर : जात सरकारके आँकड़ोके अनुस्तार तो वह छूगभ्ग ५-१० 
करोड़ होगा। । 

न्‍ अध्यक्ष : श्री गांधी, अब आप इस तरह हमारी चहायता तह सकते हू: सा 
लोजिए हम कहें, “भी गांधोका कहना ठीक है और यह कर नहीं छान 83 
अब में आपसे यह पूछना चाहूँगा कि यह पचास छाख-- अगर समक-करसे हाल 
मायको हम इतना ही मानें तो--कहाँते जायेगा। क्या आप इस बातमे हमार 
सहायता कर सकेंगे? आप इसके वारेमें कया कहेंगे!» पी 

श्री गांवी: मेरा उत्तर यह है कि सैनिक खर्चमे ६ करोड़की कटर्ति का ग 


संघ-शासन समितिकी बैठककी कार्यवाहीके कुछ अश २१३ 


अध्यक्ष : तो आप इस सम्बन्धमें ख्चेमें कटौती करनेका तरीका अपनाना चाहते हे । 

श्री गाधी . हाँ, ऐसा ही है। 

अध्यक्ष : सर अकबर, अब आप यह बताइए कि आपके विचारसे संघको आय- 
के साधनोंमें और कौन-से कर ज्ञामिल किये जाने चाहिए। 

सर अकबर हैदरी: दो-तीन साधन है, जिनका संकेत उप-समितिकी रिपोर्टमें 
किया गया है; फिर एक-दो साधनोंका उल्लेख भोपालके नवाब साहबने अपने 
भाषणमें भी किया यथा। लेकिन इनके सम्बन्धर्मे अपना सत से तभी व्यक्त करूँगा जब 
अन्तिमरूपसे जाँचे गये आँकड़े मेरे सामने आ जायें। यहाँ से “विदयेषज्ञ' दाब्द- 
का प्रयोग नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ लोगोंको यह दाब्द एक तरहसे अरुचिकर-सा 
जान पड़ता है और ऐसा लगता है कि इससे एक उलझन पैदा हो जाती है -- यह 
उलझन कि ये विद्येषत्त इस मामलेका निबदारा करनेवाले पंच होंगे, अथवा समस्याको 
केसे हल किया जाये, इसकी जॉच-पड़ताल करनेवाले छोग होंगे या इन्हें जो-कुछ तय 
किया जायेगा, उसकी सम्पुष्ठि करनेका अधिकार होगा। इसीलिए मेने कहा कि पहले 
मुझे आवश्यक आँकड़े प्राप्त हो जाने चाहिए, जिससे से यह जान सकूँ कि बजटकों 
सन्तुलित करनेके लिए साधारणतया कितनी राशिकी जरूरत है या होगी और उक्त 
साधनोंसे कितनी आय होनेकी सम्भावना है। - « « 

श्री गाघी . छॉर्ड पीछ, क्या आप कोई ठोस फार्मूछा सोच निकालनेकी कृपा 
करेगे ? अगर आप कोई फार्मूला नहीं तय करते तो फिर शायद कोई और भी 
तय नहीं कर सकेगा और तब हम किसी तरह आगे नही बढ पायेगे। छेकिन अगर 
आप हमारे विचारार्थ कोई ठोस फार्मूला प्रस्तुत करके हमारा मार्गदर्शन करे तो मैं 
आपके सुझावका स्वागत करूँगा | 

लॉर्ड पीलः मेरा खयाल है, से तो यही कह सकता हूँ कि सरकार अध्यक्ष 
अथवा अपने किसी अन्य सदस्यके साध्यमसे समितिके विचारार्थ कोई सुझाव सामने 
रखनेमें कोई हज नहीं मानेंगी। 

शी जिश्चा: जेसा में समझता हूँ, आपका प्रस्ताव केवल विचारार्थ विषयोंके 
निर्धारणसे ही सम्बद्ध है। 

लॉड पोल: नहीं, मे इसे केवक विचारार्थ विषयोंतक ही सीमित नहीं रखना 
चाहता। अपने भ्रस्तावमें में यह सुझाना चाहता हैं कि इस समितिको वास्तविक 
कार्यविधि कया हो और उसका कार्यक्षेत्र क्या हो। इसे में अधिक व्यापक भावामें 
रख रहा हूँ। इसे मे बहुत मर्यादित नहीं करना चाहता। ; 

श्री जिज्चा: मतलब यह कि इसे समितिके विचारार्थ सौंपना ही है। 

[ अग्रेजीसे ] 

इंडियन राउंड टेबल कांफरेंस (सेकेंड सेशन) : प्रोसीडिस्स ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर 

कमिटी ऐंड माइनॉरिटोज कमिटी, खण्ड १, पृष्ठ २२४-८। 


१३७. भाषण: चेथम हाउसकी सभामे' 


लन्दन 
२० अक्टूबर, १९३१ 


आपने यह कहनेका सौजन्य दिखाया है कि बहुत व्यस्त रहनेंके बावजूद इस 
सस्थाके तत्त्वावधानमें आयोजित सभामे बोलनेके लिए मैने कुछ समय निकाल, लिया 
है। मुझे स्वीकार करना होगा कि मुझसे जहाँतक बन पडता है, ब्रिटेनकी जनता- 
के सम्परकमें आनेके हर अवसरका मैं छाम उठाता हूँ और अपने यहाँ आनेका उद्देश्य 
उसके सामने रखता हूँ। इसलिए में आपके पास सर्वथा स्वार्थवश ही आया हैं, 
और मै आशा करता हैँ कि आजकी इस शाममे मैं आपसे जो-कुछ कहेंगा उसे आप 
अपने हृदयमे स्थान देगे। मुझे जो-कुछ कहना है उसे कह चुकनेके बाद में यह चाहूँगा 
कि आप मुझसे जिरह करे, जो भी प्रइन पूछना चाहे, पूछे। मैने अनुभवसे यह जाना 
है कि गलतफहमीके कुहासेको दूर करनेका यही एकमात्र उपाय है। मैने देखा है 
कि भेरे रास्तेमे सबसे बडी बाधा यह है कि आप छोग असली तथ्योसे बिलकुल 
अनभिन्ञ है। वैसे, इसमे आपका कोई दोष नहीं है। कारण आप दुनियाके एक सबसे 
न्यस्त राष्ट्रके सदस्य है, आपकी अपनी अछूग समसस्‍्याएँ है और इस समय तो आपका 
यह महान्‌ द्वीप-समूह ऐसे सकटमे से होकर गुजर रहा है, जैसा सकट इसे आपके 
जीवन-कालमे कभी नहीं झेलना पडा। आपकी इन कठिनाइयोमे आपके साथ मेरी 
पूरी सहानुभूति है और में आशा करता हूँ कि अपनी अद्भुत शक्तिके बलपर आप 
शीघ्र ही इन कठिनाइयोमे से कोई-न-कोई रास्ता निकाछ छेगे। फिर भी, इसमे 
कोई आदचयंकी बात नहीं है कि अपनी समस्याओमे व्यस्त रहनेके कारण आपको 
भारत-जैसे सुदृरवत्ती देशको प्रभावित करनेवाली समस्याओोके अध्ययनके लिए 
समय नहीं मिल पाता। इसलिए मुझे यह देखकर बडा हर्ष हो रहा है कि आपमें से 
इतने-सारे छोग समय निकालकर, मैं जो-कुछ भी कह सकता हूं, उसे सुननेके लिए 
यहाँ आये है। और इस बातके लिए सचमुच मुझे दुख है कि आपमे से बहुतोको, 
जो मेरी आवाज सुन रहे है, इस कमरेमे बैठनेका स्थान नहीं मिल पाया है। इन 
कुछ-एक प्रारम्भिक बातोके बाद अब मे असलछी विषयपर आता हूँ। कम है 

भारतके भविष्यकी मेरी जो कल्पना है उसका चित्र प्रस्तुत करनेके लिए में 
यथासम्भव कमसे-कम शब्दोमे आपको बताऊँगा कि आज भारत क्‍या है। भारत 
अपने-आपमे एक उपमहाद्वीप है, जो उन्‍नीस सो मील रूम्वबा और पन्द्रह सो मील 
चौडा है और वहाँकी आबादी लगभग ३५ करोड है। इनमें से कोई २१ करोड हिन्दू 


१. रॉयछ इस्टिट्यूट ऑफ इट्रनेशनछ अफेयर्सके तत्त्वावधानमें आयोजित इस समामें म्रतिष्ठित, प्रभाव- 
शालो अग्रेज स्त्री और पुरुष उपस्थित थे। अध्यक्षता लॉडे छोदियनने की थी। श 


भाषण : चैथम हाउसकी सभामे २१५ 


है, ७ करोड मुसलमान, और ३० छाख सिख है। इनके अछावा भारतीय ईसाई भी 
अच्छी खासी तादादमें है और कुछ थोडे-से यूरोपीय, बल्कि ज्यादा ठीक कहूँ तो 
अग्रेज लोग भी है। संख्याकी दृष्टिसे ये छोग नगण्य है, लेकिन जैसा कि आप जानते 
है, इन्हे वहाँ एक विशेष दर्जा प्राप्त है और इनसे अधिक प्रभावशाली वर्ग तो कोई 
है ही नही। इसका कारण यह है कि ये छोग शासक-जातिके है। 

इस आबादीके अन्दर हमारी एक समस्या है-- हिन्दू-मुस्लिम-सिख समस्या, या 
इसके लिए जिस शब्दका प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग करूं तो कहूँगा अल्प- 
सख्यकोकी समस्या। यह समस्या दूसरे अल्पसख्यक समुदायोको किस तरह प्रभावित 
करती है, इसके ब्योरेमें मै नहीं जाऊँगा, और न इन अल्पसंख्यक समुदायोके सम्बन्धमें 
अपने विचार स्पष्ट करनेमें ही आपका समय लँगा। लेकिन एक अल्पसल्यक समुदाय, 
अभागे अस्पुष्योंकी चर्चा किये बिना में नहीं रह सकता। अस्पृदय शब्द भारतके 
बहुसर्यक हिन्दू समाजके लिए स्थायी कककका ग्योतक है। अस्पृश्यता हिन्दू धर्मके 
लिए अभिजाप-रूप है, और मुझे यह कहनेमें तनिक भी हिचक नहीं होती कि अगर 
हिन्दू ध्ंसे अस्पृश्यताका उन्मूलन नहीं किया गया तो यह धर्म एक दिल अवदय ही 
नाशको प्राप्त होगा। वह समय भा गया है जब हर प्रणालीको, चाहे वह जितनी 
प्रतिष्ठित और प्राचीन हो, तक और बुढ्धिके प्रकाशकों सहन कर सकना चाहिए, 
तीज्रसे-तीज्ष आछोचनाकी कसोौटीपर खरा उतरता चाहिए। और अगर हिन्दू धर्म 
अस्पृश्यताको प्रश्नय देता है तो धरित्रीपर इसके लिए कही कोई स्थान नहीं है। 

आपको यह बताते हुए मुझे ह्षका अनुभव हो रहा है कि अस्पृर्यता-निवारण- 
को काप्नेसने अपने कार्यक्रका एक अभिन्न अग बनाया है और काग्रेसकी प्रेरणासे 
सैकड़ों, बल्कि शायद हजारों युवा हिन्दू सुधारकोंने हिन्दू धर्म और हिन्दुस्तानकों इस 
कलकसे मुक्त करनेके लिए अपने जीवन अर्पित कर दिये है। ये युवा स्त्री-पुरष 
थस्पृष्योकी तरह-तरहसे सहायता कर रहे है। हम उनके लिए कुएं खोद रहे है, स्कूल 
खोल रहे है, नये मस्दिर बनवा रहे है और पुराने मन्दिरोमें उन्हें प्रवेशका अधिकार 
दिला रहे हैं। हम अधिक नही तो कमसे-कम पच्चीस हजार अस्पुदय महिलाओंकों घर 
बंठे ही काम दे रहे है। हमने उनके बीच चरखा चालू करवाया है। कई हजार 
अस्पृशयोंको हमने फिरसे उनके पुराने धन्धे, मोटे कपडोंकी बुनाईके धन्धेमें प्रतिष्ठित 
किया है। आधुनिक मिलोंके बने कपड़ोंकी प्रतियोगिताके कारण उनका यह धन्धा 
बन्द हो गया था। परिणाम यह हुआ था कि उन्होंने या तो भगीका काम अपना 
लिया था या कोई और काम, क्योकि वे बुनाईके अपने नेक पैतृक भन्धेसे अपनी 
जीविका कमानेमे असमर्थ हो गये थे। ईदवरकी कृपासे और इन युवा सुधारकॉके 
प्रयत्तोसे कई हजार अस्पृश्योने मोटे कपडोकी बुनाईके अपने पुराने धन्धेकों फिरसे 
प्राप्त कर लिया है। बहुत-से ऐसे परिवार है जो पहले कर्जके बोझसे दबे हुए थे, 
किन्तु जिन्होंने आज न केवछ उस बोझसे छुटकारा पा लिया है, बल्कि भपने 
पास काफी पेसा भी जमा कर लिया है। मुझे स्मरण है कि एक परिवारने तो 
इतनी राशि जमा कर ली है जो भारतके गरीब परिवारके लिहाजसे काफी अच्छी 


२१६ सम्पूर्ण गाघी वाइमय 


राहि है। उसने दो हजार रुपये जोडे है। शिक्षकोके रूपमे इस परिवारकी माँग 
सारे देशमे हो रही है, क्योकि पति-पत्नी दोनो निष्णात बुनकर और ईमानदार तथा 
कुशल कार्यकर्ता है। जहाँ पहले उनकी माँग भगियोकी तरह होती और उनके साथ 
लगभग ऐसा व्यवहार किया जाता मानों वे किसी महामारीके वाहक हो, वहाँ आज 
सवंत्र शिक्षकोके रूपमे उनकी माँग की जा रही है। आप सोच सकते है कि इससे 
उनमे आत्मसम्मानकी भावनाकी कितनी वृद्धि हुईं होगी। 

यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण अल्पसख्यक समुदाय है-- महत्त्वपूर्ण इस अर्थंमे कि इसे 
जितनी सहानुभूति और सहायता दी जाये, यह उस सबका पात्र है। मुझे इसमें तनिक भी 
सन्‍्देह नही है कि अस्पृश्यता तेजीसे मिटती जा रही है, और अगर ईदवरक़ी कृपासे 
गोलमेज परिषद्म चल रही वार्त्ताओके परिणामस्वरूप अथवा और किसी तरह भारत 
अपना प्राप्य प्राप्त कर छेता है तो आप देखेंगे कि हमारे देशसे अस्पृश्यता सदाके 
लिए चली गई है। 

लेकिन भारत जैसा है, उसका वर्णन मैं अभी पूरा नहीं कर पाया हूँ। ये २३५ 
करोड लोग कर क्‍या रहे है? इनमे से ८५ प्रतिशतसे भी अधिक लोग कृषि-कार्येमें 
लगे हुए है और मैने जिस भूखण्डका वर्णन किया है उसमे फैले सात छाख्र गाँवोमे 
रह रहे है। कुछ गाँवोकी आबादी सौ-सो से ज्यादा नहीं है, मगर कुछ ऐसे भी 
गाँव है जिनकी आवादी पाँच हजारतक है। भारतमे खेती-बाडी मुख्यत अनिद्चित 
वर्षापर निर्भर करती है, बल्कि इसे निर्भर रहता पडता है। उस उपमहाद्वीपके 
चेरापूँजी-जैसे कुछ हिस्सोमे तो प्रछ्यकारी वर्षा होती है--छ“8" सौ इचत्तक। 
लेकिन सिन्ध और मध्यभारत-जैसे कुछ क्षेत्रोमे ५ इच भी मुश्किल्से होती है और 
वह भी उस क्षेत्रमे सर्वत्र समानरूपसे नहीं; यानी, कही-कही ५ इचसे भी कम 
होती है। 

खेतोका रबा औसतन एक या पौन एकडसे लेकर ढाई एकडके बीच होता 
है। यदि हम इस दृष्टिसे एक-एक प्रान्तको लेकर देखे तो मेरा खयाल है कि किसी 
भी प्रान्तमें जोतका रक़्वा प्रति व्यक्ति ढाई-तीन एकडसे ज्यादा नहीं आयेगा हो 
सकता है कि मुझसे भूल हो रही हो, छेकिन मेरा खयाल है, मेरा अनुमान तथ्यसे 
ज्यादा भिन्न नहीं होगा; और हजारो-हजार किसान ऐसे है जिनके पास एक-एक एकड 
जमीन भी नहीं है और दसियों हजार किसानोके पास बिलकुल भी जमीन नहीं है, 
जिससे वे भारतमे कृषि-दासो (सर्फ), बल्कि शायद कक ६४4 है हम ४ 
तरह ही जी रहे है। इसे कानून-सम्मत दासताकी स्थि नही कह! 
सकते वास्तवमें यह स्थिति दासताके बहुत पासतक पहुँचती है। चूँकि जो वर्षा 
होती है, दो, तीन, चार या बहुत कहे तो पाँच महीने ही होती है, इसलिए इस 
आबादीको वर्षमे छूगभग छ' महीने बिना किसी नियमित धन्धेके रहना पडता है। 
जिन कुछ-एक क्षेत्रोमे दो फसले होती है, वहाँ चार महीने काम नहीं मिलता, 
छेकिन मोटे तौरपर कहा जा सकता है कि भारतके ये किसान आधे वर्ष बिना 
किसी नियमित धन्धेके रहते है। 


भाषण : चैथम हाउसकी सभामे २१७ 


तो स्वभावत सर्वसाधारणके बीच गरीबी बहुत अधिक है और वह उत्तरोत्तर 
बढती चली जा रही है। भारतके लोगोकी औसत आय प्रतिदिन दो पैस 
है। अगर इन ३५ करोड लोग्रोकी औसत दैनिक आय प्रति व्यक्ति दो पैस 
है-- और यह औसत निकालनेमे चन्द करोडपतियोकी सम्पत्ति भी शामिल कर ली 
गईं है--तो आप आसानीसे समझ जायेगे कि ऐसे छाखो छोग है जो रोजाना 
यह दो पैस भी नहीं कमा पाते। नतीजा यह है कि लगभग दस प्रतिशत लोग 
आधा पेट खाकर जी रहे है। उन्हें प्रतिदिन एक बार ही खानेको मिलता है--- 
सो भी सूखी चपाती और चुटकी-भर नमकके अछावा और कुछ नहीं। आपकी 
“ब्रेड "जैसी कोई चीज वे नहीं जानते, साल-साल-भर वे यह नही जानते कि दूध 
क्या होता है, यहाँतक कि उन्हे मट्ठा भी देखनेकों नहीं मिलता, उन्हें नहीं मालूम 
कि मक्खन क्‍या होता है; वे नहीं जानते कि तेल क्‍या होता है, उन्हे कभी भी 
हरी सब्जियाँ नहीं मिलती। भारतमे विशाल जन-समुदाय आज इसी दलितावस्थामे 
जी रहा है। 

अब मुझे आप छोगोकों यह बताना है कि भारतका भविष्य होना क्‍या चाहिए 
और अगर काग्रेसका बस चला तो वह क्‍या होगा) इस वर्णनमे मैने भारतके नगरो- 
को शामिल नहीं किया है; क्योंकि भारत नगरोमे नहीं, गाँवोंमे रहता है। इसी 
तरह मैने देशी नरेशोकी भी बात नहीं कही है। इनके अधीन भी इनमे से कुछ गाँव 
है और इन गॉवोमे भी लोगोका जीवन बहुत-कुछ वैसा ही है जैसा कि ब्रिटिश 
भारतके अधीनस्थ गाँवोका है। अगर दोनोमे कोई अन्तर है-- और अन्तर थोडा-सा 
है--तो वह परिमाणका ही अन्तर है, प्रकारका नहीं। राजे-महाराजे आयेगे और 
चले जायेगे, साम्राज्य बनेंगे और मिठेगे, लेकिन गाँवोमे रहनेवाला भारत 
ज्योका-त्यो बना रहेगा। सर हेनरी मेनने 'विलेज कम्युनिटीज ऑफ इडिया” नामक 
एक प्रबन्ध लिखा है। उसमे लेखकने कहा है”कि एक समय ये गाँव आत्म- 
निर्भर “रूघु गणतन्त्रो ”के समान थे और एक सीमातक आज भी है। उनकी अपनी 
सस्कृति है, अपनी जीवन-पद्धति है, सुरक्षाके अपने तरीके है, अपने स्कूलमास्टर है, 
अपने पण्डित-पुरोहित, बढई-हज्जाम, बल्कि वास्तवमे किसी गाँवके लिए आवश्यक 
सब-कुछ है। निश्चय ही आज भी गाँवोमे किसी प्रकारका शासन या हुकूमत देखनेको 
नही मिलती, और उनका जीवन चाहे जैसा भी हो, ये आत्म-निर्भेर तो है ही और 
अगर आप वहाँ जायेगे तो देखेंगे कि ग्रामवासियोमे एक प्रकारका अनुबन्ध-्सा है, 
जिसपर ग्रामीण समाजका ढाँचा खडा है। जायद इन्ही गाँवोसे उस चीजका जन्म 
हुआ है जिसे आप जाति-प्रथाका फौलादी नियम कहते है। जाति-प्रथा भारतके लिए 
अन्दर-ही-अन्दर सडाँध पैदा कर देनेवाला कीडा साबित हुआ है, छेकिन साथ ही 
इसने इन ग्रामीण छोगोके लिए एक प्रकारके सुरक्षा-कवचका भी काम किया है। खैर, 
मुझे जाति-प्रथाकी जटिकता और रहस्य समझानेमे आपका समय नही लेना चाहिए। 

में कोशिश इस बातकी कर रहा हूँ कि आज भारत जैसा है, उसकी जितनी 
सच्ची तस्वीर में आपके सामने रख सकूँ, रखूँ। भारतपर अग्रेजी हुकूमतने क्या प्रभाव 


२१८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


छोडा है, वह हुकूमत आज कसी है और उसके क्‍या परिणाम हो रहे है, यह सब 
बतानेमे भी मुझे आपका समय नहीं लेना चाहिए। इस सवपर मै दूसरी सभाकोमें 
बोल चुका हूँ और आपके पास इसके सम्बन्धर्म कुछ साहित्य भी है। लेकिन भारतके 
भविष्यके विषयमे आपके पास कोई साहित्य नही है। यह पृष्ठभूमि बताये विना मैं 
आपके सामने भविष्यका चित्र प्रस्तुत नहीं कर सकता था। अगर में भारतके इस 
कृषक समुदायके बारेमे कुछ और कहेँ तो आश्ञा है, अब आपको आइचयें नहीं होगा। 
काग्रेसने अपना परम सिद्धान्त वना लिया है कि उसके कार्य और प्रगतिका मापदण्ड 
उसका प्रमुख रूपसे किसानोका सगठन बनाना होगा, और हमने यह नियम बना लिया 
है कि भारतके ऐसे किसी भी हितका हम खयाल नही करेगे तो देशकी आवादीके 
इन अस्सी प्रतिशत छोगोकी आधारभूत कल्याण-साधनाके विरुद्ध हो। 

अब सवाल यह है कि उस आबादीकी सरकार कैसी होनी चाहिए ? भारतका 
भावी राज्य जिस चीजका सबसे अधिक ध्यान रखेंगा वह है इस जनसमुदायका आ्थिक 
कल्याण । इसलिए आप सहज ही इस निष्करषंपर पहुँचेगे कि वह सरकार किसानोकी 
बेकारीके इन छ. महीनोमे उन्हे देनेंके लिए कोई धन्धा ढूँढेगी। वास्तवमे इस जबरदस्त 
कामको अपने हाथोमें छेनेवाले आदमीको सबसे पहले इसी वातकी ओर ध्यान देना 
चाहिए। प्रयोग और अनुभवकी पद्धतिसे जो उपाय हमारे कामके नही है उन्हे छोडते 
हुए हम इस निष्कर्षपर पहुँचे हैँ कि आपसमे सुसम्वद्ध और एक जैसी इस आवादीके 
लिए कोई एक मुख्य धन्या होना चाहिए। वह घन्वा आसान होना चाहिए; उसके 
लिए ऐसे ही साधन होने चाहिए जिन्हे गाँवोमे ही बनाया जा सके गौर ग्रामोद्योगसे 
जो चीज तैयार की जाये उसकी खपत भग्रामवासियोके वीच ही हो सकनी चाहिए। 
अगर आप कोई ऐसा घन्वा उन्हे दे सके जो ये तमाम शर्ते पूरी करता हो तो 
उसमे उत्पादन और वितरणकी आत्म-निर्भेर प्रक्रिया काम करेगी ओर किसी विचौ- 
लियेका सहारा लेनेकी जरूरत नहीं होगी। हाथ-कताई और हाथ-बुनाईका प्राचीन 
धन्धा इसी तरहका था। अब मे आपको यह सब नही बताऊँंगा कि यह धन्वा कंसे 
नष्ट हुआ। लेकिन आप देखते है कि काग्रेसके प्रयत्नोके परिणामस्वरूप चरला सत्र 
जितनी शीघ्रतासे कर सकता है, उतनी शीध्रतासे भारतके हजारो गाँवोर्मे प्रवेश कर 
रहा है। इस तरह हम दो हजार गाँवोमें प्रवेश कर चुके है, इस वन्धेने ग्रामीण 
लोगोकी आय लगभग हूनी कर दी है। आप समझ सकते हैं कि किसी गरीबकी 
दो पैसकी कमाईमे दो पैस और जुड जानेका मतलब क्या होता है। मै तो कहूंगा 
कि इसका मतलूव भाग्यका खुल जाना होता है। फिर आप कपडेंसे सम्बन्धित दूसरे 
घन्ोको के, जिनमे हाथ-कताई और हाथ-वुनाईसे ढेकर छपाई-रंगाई और घुछाईतक 
शामिल हैं। इन तमाम घन्धोपर विचार करनेपर आप पार्येंगे कि कपडा तैयार करने- 
का घन्धा वास्तवमे लोगोकी आयको बहुत अधिक प्रभावित करता है, और जब हम 
लोगोको यह धन्धा दे देंगे तो उसका मतछूब यह होगा कि हमने उनके निराशामय 
जीवनमें थोड़ी आशा, कुछ साहसका सचार किया है और उनकी बुझी आँखारम 
कुछ चमक पैदा कर दी है। अगर आप मेरे साथ चलकर उडीसाके गाँवोका अमण 


भाषण : चैथम हाउसकी सभामे २१९ 


करे तो आप तिहरी मुसीबतके मारे उस प्रदेशमे जीती-जागती मृत्युको चलते-फिरते 
देखेंगे । वहाँ आपको मानव-जातिके ऐसे नमूने देखनेको मिलेगे जो अपनी मर्जीसे नही, 
बल्कि लाचारीके मारे हाड और चामके ढाँचे-मात्र रह गये है और जिनके अग्रोपर 
भासका कही कोई नामोनिशान नहीं है। अगर हम उन्हे यह धन्धा देते है तो वास्तव- 


में उनमे नये जीवन, नई आशाका सचार करते 
लेकिन नय राज्यकी प्रवत्तियाँ यही समाप्त नहीं हो जायेगी। ये लोग सफाईके 


नियमोसे सर्वथा अनभिन्न है और हमें इनके स्वास्थ्यकी, सफाईकी भी देख-भाल करनी 
है। इसलिए हम उनके बीच डॉ० पुअरके स्वास्थ्य-सम्बन्धी उपायोको दाखिल करनेकी 
कोशिश करते है। डॉ० पुअरने ग्राम-आरोग्य-शास्त्रपर एक पुस्तक लिखी है। सक्षेपमे 
कहूँ तो इसमे यह बताया गया है कि मानव-मलसे खाद कैसे तैयार की जाये। 
मानव-मरछके उपयोगके ज्ञानकी दृष्टिसे दुनियामे चीनियोकी बराबरी कोई नहीं कर 
सकता, और डॉ० पुअर कहते है कि आ्थिक दृष्टिसि छाभकर ढगसे मानव-मलरकों 
ठिकाने छगानेके उपायकी खोजमे उनके शिक्षक चीनी ही थे। हम दो काम करनेकी 
कोशिश कर रहे है--एक तो राष्ट्रका धन बढानेकी और दूसरे, उसका स्वास्थ्य 
सुधारनेकी । अगर हम छोगोकों मानव-मलकों ठिकाने लगानेका यह तरीका सिखा 
देते है तो हम किसी हृदतक अपनेको मक्ख़ियोके उत्पातसे मुक्त कर छेगे और कुछ 
हृदतक जहरीले मच्छरोकों भी समाप्त कर देगे। मे जानता हूँ कि इस उपायसे यह 
काम पूरी तरह सम्पन्न नहीं हो जायेगा, छेकिन यह सही दिलज्लामें उठाया गया 
कदम तो है ही। 

फिर, इस मलेरिया-प्रस्त देशमें उन्हे चिकित्सा-सम्बन्धी कुछ सहायता देना 
भी आवश्यक ही है। भारतमे रोग तो बहुत है, लेकिन मलेरिया मुख्यतः अभावकी 
बीमारी है। ग्रामवासियोको केवल कुननकी गोलियोके पैकेट दे देनेसे ही यह रोग 
दूर नहीं हो जायेगा। कुनेन आवश्यक तो है, लेकिन यदि आप उन्हें थोडा दूध या 
फल' नही देते तो वह बेकार ही है; क्योकि उनकी पाचन-प्रणाली कोई और चीज 
अ्रहण करने लायक होती ही नहीं। तो हमसे जहाँ भी बन पडता है वहाँ हम उन्हे 
चिकित्सा-सम्बन्धी साधारण-सी सहायता देनेकी कोशिश कर रहे है। यहाँ मै आपको 
यह वतानेकी कोशिश नही कर रहा हूँ कि हम यह काम कर चुके है, मैं तो भावी 
राज्यकी बात कह रहा हूँ, लेकिन कल्पना-छोकमे विचरण करते रहनेवाले व्यक्तिके 
रूपमे नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक आदमीकी हैसियतसे। हमने छोटे पैमानेपर इसे 
आजमाकर देखा है, और अगर हम भावी राज्यकी सहायतासे इस भ्रवृत्तिमे कई 
गुता वृद्धि कर सके तो आप समझ सकते है कि बहुत बड़ी पूँजी छूगाये बिना 
भारत क्‍या हो सकता है। चिकित्सा-सम्बन्धी यह सहायता हम पश्चिमी डाक्टरो 
द्वारा सिखाये अत्यन्त व्ययसाध्य तरीकेसे नहीं देते, बल्कि उपचारके अपने प्राचीन 
तरीकोसे ही हम फिरसे काम छेते है। किसी समय प्रत्येक गाँवमे एक वैद्य हुआ 
करता था। आप कह सकते हे कि वह तो नीमहकीम था और हमारी इस छोदटी-सी 
कायाका नियमन करनंवाले मोटे-मोट सिद्धान्तोसे भी वह सर्वथा अनभिज्न था। यह 
सव सच है, लेकिन तब यह बात भी तो है कि वह ऐसा आदमी था जो उन 


३२० सम्पूर्ण गांधी वाडूमय 


लोगोको थोडी-बहुत राहत दे सकता था और चूँकि उसका धन्धा पुर्तैनी था, इस- 
लिए यदि वह बेईमान नहीं होता था तो सचमुच बडी कुशलतासे अपने समाजकी 
एक आवश्यकता पूरी करता था। अगर आप आरोग्य-विज्ञानकी यह प्राथमिक जान- 
कारी उसे दे देते है और लोगोको मलेरियासे छुटकारा दिलानेका यह सीधा-सादा 
तरीका सिखा देते है तो समझिए कि आपने इस दिशामे बहुत-कुछ कर लिया। 
मैने आज आपको जो-कुछ बताया है, उसका अनुमोदन बम्बई प्रान्तके सर्जन-जनरलने 
भी किया था। जिन दिनो मैं सैसून' अस्पतालमें पडा हुआ था उन्ही दिनो जब वे 
मुझे देखने आये तो उनसे इस विषयपर मेरी चर्चा हुईं। इस चर्चाके दौरान मैने 
उनसे कहा कि “ चिकित्साकी आपकी अग्नेजी पद्धति तो इस गरीब देशके लिए वडी 
खर्चीली है और अगर आप किसी याँवमे अपनी पद्धतिसे रोग-निवारण करना चाहे तो 
उसमे दो-तीन सदियाँ लग जायेगी।” उन्होने मेरी बातसे सहमति प्रकट करते हुए 
पूछा कि “लेकिन तब आप क्या करेगे?” इसपर मैने उनको अपनी योजना बताई। 
भविष्यका यह चित्र इतनेसे ही पूरा नहीं हो जाता। इस भावी 'ाज्यकी 
शिक्षाकी समस्या भी होगी। मेरे दिये ऑकडोकों कोई गलत सिद्ध कर सकेगा, मनमें 
इसकी तनिक भी आशका रखे बिना मैं कहता हूँ कि आज भारत पचास या सो 
साल पहलेकी वनिस्बत ज्यादा निरक्षर है और यही हाल बर्माका भी है। इसका 
कारण यह है कि अग्रेज प्रशासक जब भारतमे आये तो यहाँकी चीजोको ज्योका-त्यो 
स्वीकार करके आये बढनेके बजाय उन्होने उनका मूलोच्छेद करना शुरू किया। उन्होने 
मिट्टी पलठकर जड देखना छुरू किया, लेकिन बादमे फिर उस' जडपर मिट्टी नही 
डाली और नतीजा यह हुआ कि वह सुन्दर वृक्ष नष्ट हो गया। ग्राम्य पाठशालाएँ 
ब्रिटिश प्रशासकोके प्रयोजनोके लिए पर्याप्त अच्छी नहीं थी और इसलिए वे एक 
नई योजना छेकर सामने आये। उनके अनुसार प्रत्येक स्कूलमे अमुक साज-सामान, 
उसका ओपना एक भवन आदि होना ही चाहिए। मगर ऐसे स्कूल देशमें नही थे। 
एक ब्रिटिश प्रशासक कुछ ऐसे तथ्य-आँकडे छोड गया है जिन्हे देखनेसे पता चलता है 
कि उन छोगोने इस सम्बन्धर्में जहाँ-जहाँ सर्वेक्षण किया, वहाँ-वहाँ यह पाया कि प्राचीन 
पाठशालाएँ धीरे-धीरे नष्ट हो गईं है, क्योकि उन पाठशालाओको मान्यता नहीं दी जाती 
थी, और चूंकि यूरोपीय ढगपर खोले गये स्कूल आम जनताके लिए बहुत खर्चीले 
थे, इसलिए वे शिक्षाकी आवश्यकताओको पूरा नहीं कर सके। मेरी यह चुनौती है 
कि कोई भी इस देशमे एक सदीके अन्दर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाका कार्यक्रम पूरा 
करके दिखा दे। मेरा गरीब देश ऐसी व्ययसाध्य शिक्षा-पद्धतिका भार वहन नहीं कर 
सकता। हमारा राज्य प्राचीन ग्राम-शिक्षककी परम्पराकों फिरसे चालू करेगा और 
इस तरह हर गाँवमे लड़को और छडकियो, दोनोके लिए स्कूलकी व्यवस्था ५2002 
हो जायेगी। ४ 
अब एक दूसरी चीजकों छे। अग्रेजोने कुछ-एक सिंचाई-योजनाओको ध्वुरा 2 
करोडो रुपये खर्च किये है, लेकिन हमारा दावा है कि इस कामम जितनी 


१, जनवरी १९२४ में, जब गांधीजी का भरपेंडिसाइट्सिका ऑपरेशन हुआ था; देखिए खण्ड र३।॥ 


भाषण : चैथम हाउसकी सभामे २२१ 


प्रगति की जा सकती थी, उतनी तेजीसे वे प्रगति नही कर पाये है। सैनिक प्रयोजनो- 
से देश-भरमे तैयार किये गये रेलूमार्गं, परिवहन-कार्यमे निस्सन्देह कुछ लाभप्रद सिद्ध 
हुए है, लेकिन सिंचाईके हारा देशको जितना छाभ पहुँचाया जा सकता था वैसा 
कोई छाभ इनसे नही हुआ है। सिचाईकी ये योजनाएँ वास्तवमे इतनी व्ययसाध्य 
थी' और है कि पूरे देशमे इन्हे लागू किया ही नहीं जा सकता। लेकिन सिंचाईके 
हमारे अपने प्राचीन तरीके है कुछ हिस्सोमे गहरे कुओसे की जानेवाली सिंचाई 
और कुछमे ,ऐसे कुओसे की जानेवाली सिचाई जो बहुत गहरे नही है। में यह स्वीकार 
करता हूँ कि इस क्षेत्रमे मै कोरा ही हूँ, लेकिन एक अग्नेज सज्जन, जो सघन कृषिका 
प्रयोग कर रहे है और इस समय यहाँ है, मुझसे कह रहे थे कि वे कविगुरु ठाकुरके 
गाँवमे काम करते रहे है। उस ग्राम्य प्रयोगको वास्तवमे श्री एमहस्ट॑ने ही जीवन 
प्रदान किया, और उस प्रयोगके परिणामस्वरूप नहरसे सिंचाईकी व्यवस्था की जा 
रही है, जिसके लिए ऐसे किसी कौशलकी आवश्यकता नहीं होती जो गाँववालोको 
मालूम न हो। उन्होने बताया है कि अब उन छोगोने सरकारको यह स्वीकार करने- 
को विवश कर दिया है कि उनका तरीका ज्यादा अच्छा है। में तो इन सज्जन 
द्वारा नहर-सिंचाईके सम्बन्ध दिया साक्ष्य ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, 
लेकिन खुद इतना जानता हूँ कि सिंचाईके ऐसे प्राचीन तरीके भी है जो जनताकी 
सामथ्यंके अनुरूप है। 

आपको मैने यह तो बता दिया कि हम निर्माणके कौतन-कौनसे कार्य करेगे, 
लेकिन हमें कुछ ध्वसात्मक कार्य भी करने पडेगे। अन्यथा हमारा काम नहीं चल 
पायेगा, क्योकि दुर्वह सैनिक और असैनिक (सिविल) व्ययको वहन करनेके लिए 
भारतसे साल-दर-साल जो राजस्व जबरदस्ती वसूल किया जाता है, यह देश वास्तवमे 
उतना देने योग्य नहीं है। सैनिक व्यय ६२ करोडका है; जिस देशके लोगोकी औसत 
देनिक आय केवल दो पैस हो उसके लिए यह रकम बहुत बडी है। इसकी तुलना 
आप दुनियाके किसी भी देशके सैनिक व्ययसे करके देख लीजिए। आप पायेगे कि 
भारत एक दुवंह भारसे दबा हुआ कराह रहा है। इसलिए हमे तत्काल पुन. सन्तुलन 
करनेमे जुट जाना होगा, और अगर मेरी चले तो हमे तीन चौथाई सैनिक व्ययसे 
छुटकारा पा लेना चाहिए। अगर हम सचमुच यह दिखा देते है कि हमने अपनी 
स्वतन्त्रता अहिसक साधनोसे प्राप्त की है तो भारतके छोगोको इस बातकी प्रतीति 
करानेके लिए कि इसी अहिंसाके बलपर वे अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षा भी कर पायेगे, 
ज्यादा दलील देनेकी जरूरत नहीं होगी। कांग्रेसको अफगानो अथवा जापानियोके 
आक्रमणकी आशका नही सताती--बोलशेविक' रूसके आक्रमणकी आशका तो बिलकुछ 
भी नहीं। काग्रेसकों ऐसा कोई भय नहीं है, और अगर हम अहिंसात्मक असहयोगके 
पाठकों समझ ले तो दुनियाका कोई भी राष्ट्र हमें अपनी इच्छाके आगे झुका नहीं 
सकता। अगर हम अग्नेजीका केवल एक दाब्द, जिसके पर्याय भारतीय भाषाओमे 
भी है--सीख ले, तो हमें केवल इतना ही कहना होगा-- नो” (नही), और 
भारतपर अपनी लोलूप दृष्टि डालनेवाके किसी भी आक्रमणकारीके पाँव वही रुककर 


२२२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


रह जायेगे। हमारा यह निश्चित मत है कि भारतके पास जो शस्त्रास्त्र है, उनकी 
उसे कोई आवद्यकता नही है। 

असैनिक (सिविल) मामलोसे सम्बन्धित व्ययके बारेमे मुझे यहाँ भी वह दृष्टान्त 
देना पडेगा जो में कई सभाआओमे दे चुका हूँ। यहाँ प्रधान मन्‍्त्रीकों औसत राष्ट्रीय 
आयका पचास गुना वेतन मिलता है, भारतमे वाइसरायको वहाँकी औसत आयका 
पाँच हजार गुना मिलता है। इस एक उदाहरणसे आप खुद ही यह निष्कर्ष निकाल 
सकते है कि यह असैनिक व्यय भारतके लिए क्‍या अर्थ रखता है। यह सेवा चाहे 
जितनी सक्षम और कार्यकुशछ हो, भारत इसका वोझ नहीं सह सकता। अगर मै 
भारतके प्रत्येक गाँवमे चिकित्सा-शास्त्रके विशेषज्ञ मेज सकूँ तो वहुत सम्भव है कि 
वहाँ कोई रोग न हो, लेकिन चूँकि प्रत्येक गाँवको ऐसा विशेषज्ञ भेजना हमारे बसका 
नही है, इसलिए हमे उन तीमहकीमोसे ही सन्तुष्ट रहना पडेगा जो हमारे गाँवोमे 
सुलभ है। दुनियाका कोई भी देश अपनी आमदनीसे ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, 
वह वैसी ही सेवाओका लाभ उठा सकता है जिनका खर्च उठाना उसके लिए 
शक्य है। अगर मै प्रत्येक भारतीय ग्रामीणके लिए स्ट्राबरी और मक्खन चाहें तो 
मैं जानता हूँ कि वह दिवा-स्वप्न देखना ही होगा और यदि मै प्रत्येक ग्रामवासीको 
ये चीजे देना चाहूँ तो में महामूर्ख समझा जाऊँगा। तो में आपसे कहता हूँ कि 
यह सैनिक और असेनिक (सिविल) व्यय भारतके लिए स्ट्राबेरी और मक्खनके समान 
है। में अपने देशभाइयोको यह भोजन नही दे सकता। 

में भविष्यका चित्र रूग्भग पूरा कर चुका हूँ। अगर आपको इसमें कही कोई 
स्थान खाली मिले तो मुझे स्मरण दिलाइए। फिर में आपके प्रश्नोके उत्तर देकर 
रिक्त स्थानोकी भी पृत्ति कर दूँगा। हे 

प्र० : क्या आप यह स्वीकार नहीं करेगे कि फसलोंके खराब हो जानेंसे जो 
आधिक तबाही होती थी, हमारी यादसें ही ग्रामीण छोगोंकी उसका मुकाबला करनेकी 
दाक्ति बहुत बढ़ गई है और आज जब कि जनसाधारणके अधिक खुशहाल हो जानेके 
कारण अकाल कष्ट-निवारण नियमोंकी वैसी आवद्यकता नहीं रह गईं है, इन नियमोकी 
संहिताको और भी निर्दोष-नीरन्श्र बना दिया गया है? 

उत्तरमें श्री गांधीने कहा कि मेरा अनुभव तो यह है कि जनताकी कष्टोंका 
मुकाबला फरनेकी शक्तिमें कोई वृद्धि नहीं हुई है; हुआ यह है कि रेलपथ यातायातके 
कारण अब लोगोंको दूसरी जगहोसे अन्न मिल जाता है, जबकि पहले नहीं मिलता 8 

सर फिलिप हार्टोगः क्या आप अपने इस कथनकी पुष्ठिसें कोई प्रमाण देंगे 
कि गत पत्तास वर्षोमें भारतमें साक्षरता कम हो गईं है? हा 

श्री गांधोनें कहा कि मेरा प्रमाण पंजाब सरकारकी रिपोर्ट है, और यंग 
इंडिया ' में मेने पंजाबके शिक्षा-सम्बन्धी आँकड़ोंका अध्ययन प्रकाशित किया है। 

सर फिल्िप हा्टोंग : क्या आप इसका कारण बतायेंगे कि पुरुषोंके बीच साक्षरो- 
की संख्या चौदह प्रतिशत और स्त्रियोंके बीच केवल दो श्रतिशत ही क्‍यों है और 
ब्रिटिश भारतकी अपेक्षा कइ्मीर और हैदराबादमें अधिक निरक्षरता क्यों है! 


जन 


भाषण : चैथम हाउसकी समामें २२३ 


श्री गांधीने इसका उत्तर देते हुए कहा कि स्त्रियोंकी दिक्षाकी उपेक्षा की गई 
है, जो पुरुषोंके लिए बड़ी धार्ममाक बात है। कदमीरके ऑकड़ोंके सम्बन्धर्में तो में 
ऐसा कुछ अनुमान ही रूगा सकता हूँ कि अगर वहाँ ज्यादा निरक्षरता है तो उसका 
कारण या तो शासककी उदासीनता है या यह कि वहाँ सुख्यतया मुसलमान रहते 
है, लेकिन मेरा खयाल है कि वास्तवमें वोष दोनोंका बराबर-बराबर ही है। 

प्र० : क्‍या कांग्रेसी ब्राह्मण अस्पृदयोंकी सहायता कर रहे है? अगर बात ऐसी 
है तो अस्पृश्योंके लिए अलूग कुएँ खोदनेंकी आवदयकता क्यों पड़ती है? क्‍या बे 
ब्राह्मणोके कुओंकों हो इस्तेमाल नहीं कर सकते ? क्‍या अस्पृश्योंके बीच अधिकांश 
काम करनेका श्रेय साल्वेशन आर्मोवालों और समिशनरियोंकों ही नहीं है? 

उत्तरमें श्री गांधीनें कहा कि जब सेने यह कहा कि अस्पृद्यता हिन्दू धर्मका 
अभिज्ञाप है तो आपके इस सवालका उत्तर तो दे ही दिया कि अस्पृश्य लोग ब्राह्मणों- 
के कुओंका उपयोग क्‍यों नहीं कर सकते। अगर सभी ब्राह्मणोंमें यह सुधार जा गया 
होता तब तो कोई कठिनाई ही नहीं रह जाती। लेकिन यह सही है कि जो कायें- 
कर्ता अस्पुदयोके लिए कुएँ खोदने और उन्तकी अन्य सेवाओंमें रूगे हुए हे उनमें 
ज्यादातर ब्राह्मण ही हे। वे ऐसा सानते हे कि इस तरह वे, उनके जातिवालोंने 
अस्पृश्योंको जो कष्ठ दिया है, उसका थोड़ा-सा प्रायद्चित्त करते हे। साल्वेशन आरसों- 
वालो और सिशनरियोंका काम हिन्दू सुधारकों द्वारा किये जा रहे कामसे भिन्न है 
और इस समय में इस ससलेकी चर्चा नहीं करना चाहता। 

प्र० : प्रस्तावित सुधारोंका भारतको आबादीपर क्‍या असर होगा? अगर 
स्वास्थ्य-सफाईकी अवस्था सुधर गईं तो उससे मृत्यु-दर कम हो जायेगी और आबादी 
बढ़ेगी, ओर अगर व्यक्तिगत उचद्यमशीलता तथा सार्वजनिक व्यय किफायतशारीके 
परिणामस्वरूप लोगॉका जीवन-स्तर ऊँचा हो जायेगा तो क्‍या किसी ऐसी व्यवस्थाको 
तजवीज है जिससे जन्म-दर इतनो न बढ़े कि जनसंल्यामें बहुत वृद्धि हो जाये और 
फलतः लोग फिर ऐसी अवस्था पहुंच जायें कि किसी प्रकार निर्वाह-भर कर सकें? 
क्या जन्म-दरपर रोक न हूगाना स्थायो सुधारमें बाघक न होगा? 

ओ गांघीने उत्तरमें कहा कि यह समस्या केवल भारतके साथ ही तो नहीं 
है। यह तो एक आधुनिक भान्यता है, जन्म-दरमसें स्वाभाविक वृद्धिकों में बुराई नहीं 
समानता और अगर कांग्रेसी कार्यकर्ता यह दिखा सकें कि स्वास्थ्य-सफाईकी दिद्यामें 
तथा अच्य क्षेत्रोमें उनके किये सुधारोके परिणामस्वरूप भारतकी जन्म-दरमें वृद्धि हुई 
है तो में उन्हें बधाई हो दूँगा। जन्म-दरमें वृद्धिके परिणामस्वरूप गरीबी बढ़नेसे मुझे 
भय नहों छगता। हम अपने देशभाइयोंको ऐसे जीवनकी शिक्षा दे रहे हे जिसमें 
जन्म-दरमें होनेवाली स्वाभाविक बुद्धिकों एक चोज और विषय-भोगके अतिरेकसे होने 
वाली वृद्धिको बिलकुल दूसरी चीज माना जाता है, और इस तरहकी शिक्षापर 
जितना जोर दिया जाये, कम हो होगा। मेने इस प्रदनपर बहुत शान्त मौर 


र्रेड सम्पूर्ण गाघी वाइमय 


एकाग्न सनसे विचार किया है और इस बविषयपर में सारे यूरोप और अमेरिकाक्े 
विचारकोसे पतन्न-व्यवहार कर रहा हूँ। में इस निष्कषंपर पहुँचा हूँ कि आधुनिक सुवा- 
रकों द्वारा सुझाये सन्तति-निग्नहके तरीके अन्ततः मृत्युपाश साबित होगे। अगर यह 
सिद्ध कर भी दिया जाये कि इंग्लंड, हालेड, फ्रांस तथा यूरोपके इसरे हिस्सोंमें और 
अमेरिकाके कुछ भागों जन्म-दर रोकनेके आधुनिक तरीकोसे कुछ लाभ हुआ है, तब 
भी भारतको तो इससे अपरिमित हानि ही होगी, क्योकि वहाँ आम छलोगोकों इन 
उपायोका लाभ नहीं दिया जा सकता। जब भारत इन तरीकोको किसी भी रुपमें 
समझ ही नहीं सकता तो उसके लिए इनका सुझाव देना दुष्टतापूर्ण बात होगी। 

प्र०: क्‍या आप संक्षेपर्में यह बतायेंगे कि भारतमें किस सिद्धान्तके आधारपर 
एक सबल और सुस्थिर कार्यकारिणीका गठत किया जा सकता है? 

इसका उत्तर देते हुए भरी ग्रांधोने कहा, सबक और सुस्थिर कार्यकारिणी बनाने- 
का सबसे अच्छा तरीका सवलहू और सुल्थिर हृदयवाले व्यक्तित दूंढ़ निकालना है और 
भारतमें ऐसे लोगोंकी कमी नहीं है। मेने प्रइनके राजनीतिक पहलूपर विचार नहीं 
किया है, क्योकि भारतके भविष्यकी मेरी जो कल्पना है, उसमें बहुत अधिक राजनीतिक 
उपायोंकी गुंजाइश नहीं है? आर्थिक कष्टका इलाज आर्थिक ही है, लेकिन में 
राजनीतिमें इसलिए हाथ-पैर मार रहा हूँ कि राजनीतिमें पड़े बिवा आर्थिक समस्याका 
समाधान नहीं किया जा सकता। अपनी राजनीतिक मान्यताओंका इजहार में कई 
मंचोसे कर चुका हूं, और मेने यह माना था कि आप उन सिद्धान्तोसे अवगत हे 
जिनपर कांग्रेस चलती है, लेकिन अगर आप चाहे तो में अपनी राजनीतिक माज्यताएँ 
आपको फिरसे बतानेकों तैयार हूँ। में टॉल्स्डॉयके इस विचारसे सहमत हूँ कि उस 
देशका शासन सबसे अच्छा है जहाँ सबसे कम झासन किया जाता है, और अगर 
कांग्रेका बल चला तो राजनीतिवालोको घरेलू जीवन्में जो-कुछ निजी और पवित्र 
है, उसपर हाथ नहीं डालने दिया जायेगा, बल्कि उनसे अपनी सीमाके भीतर रहनेकी 
अपेक्षा की जायेंगी। 

प्र० : ब्राह्मण सुधारकोके प्रशस्त वृष्टिकोणसे देश-भरके सबर्ण हिन्हू कहाँतक 
सहमत है ? 

उत्तरमें ओ गांधीने कहा कि जो अपनेको कांग्रेसी कहते हे उनमें से तो बहुत 
अधिक लोग उनके दृष्टिकोणसे सहमत हे, लेकिन अभी बहुत-कुछ करना दोष है। 
फसल तो पक चुकी है, लेकिन कठाई करनेवाले मजदूर वहुत कम है। ऐसे इछ-एक 
हजार लोग है, छेकिन जिस दोषने राष्ट्रके ढाँचेको खोखछा बना दिया है उससे मुक्त 
होनेके लिए इस तरहके दसियों हजार लोगोंकी जरूरत है। में विश्वासइुनक उह 
सकता हूँ कि अस्पृश्यता तेजीसे दम तोड़ रही है; क्योंकि कुछ लोगोने अपने मे 
तक होम कर दियें है और इस अभिद्ञापको दूर करनेंके लिए अपने प्राणोंका कोई 


भाषण : चैथम हाउसकी सभामे २२५ 


मूल्य नहीं समझा है। अब तो स्थिति यह है कि या तो हिन्दू धर्म खण्ड-खण्ड होकर 
बिखर जायेगा या फिर चन्द वर्षोमें हो अस्पुश्यता समिट जायेगी। 

इसके बाद अध्यक्षने पुछा कि क्‍या आप राजनीतिक स्थितिके बारेमें कुछ और 
कहनेकी छुपा करेगे। 

श्री गांधीने फहा कि कांग्रेस पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता, और इसलिए सेना, 
विदेशी भासलों और वित्तपर सम्पूर्ण नियन्त्रणसे कम किसी भी चोजसे सन्तुष्ठ होने- 
वालो नहों है। कांग्रेसक्तों मनोवुत्तिका सही अन्दाज लगानेका सबसे अच्छा तरीका 
यह है कि आप अपनेको भारतीयोंकी स्थितिसें रखकर सोचें। कल्पना कीजिए कि 
आप सब भारतमें रह रहे हे और भारतीय छोग ग्रेट ब्रिठेनमें। अब मान लोजिए 
ब्रिटिश द्वीपसम हमें रहनेवाले भारतीय आपसे कहे कि “आप छोग अपना शासन 
आप चलाने रायक नहों हें; हमें यह देखना होगा कि आप अपनी सेनाको व्यवस्था 
खुद कर सकते हे अथवा नहीं या आपके यहाँसे हमारे हट जानेपर चीन, तिब्बत, 
अफगानिस्तान या रूससे जो आक्रमणकारी आपपर टूट पड़ेंगे उनसे आप अपनी रक्षा 
कर सकते हे अथवा नहीं।” इसपर आपका उत्तर यही तो होगा कि “हम अपना 
हिताहित खुद देख लेंगे या कमसे-कम वैसी कोशिश तो करेगे। ” ज्यादासे-ज्यादा यही तो 
होगा कि भारतीय छोग एक राष्ट्रके रूपमें दुनियासे मिट जायेंगे। मौजूदा परिस्थितिसे 
हजारों भारतीयोंको मर्मान्तक पीड़ा हो रही है और वे विदेशी दासताके जुएकों अपने 
कन्धोसे किसी भो कौमतपर उतार फेंकनेको कटिबद्ध हे -- चाहे ब्रिटिश सिह अपने 
पंजे फटकारकर भारतीयों हारा को जानेवाली सविनय अवज्ञाका कितना भी विरोध 
करे। भारतमें प्रेट ब्रिटेनके बहुत बड़े आथिक हित हे। छॉर्ड रॉदरमेयरके अनुमानके 
अनुसार उसकी कौसत, एक अरब पौण्ड है। अगर ये हित उचित और न्यायसम्मत 
है तो भारतीय उनकी रक्षा करेगे, क्योंकि वे जो लड़ाई लड़ रहे है, वह बवला 
लेनेके लिए नहीं, बल्कि भारतके जन्मसिद्ध अधिकारका उपयोग करनेके लिए लड़ 
रहे हे। भारतीय अंग्रेजोंकी तरह शस्त्रसज्जित नहीं हे। वे युद्ध-कला नहीं जानते; 
उन्हे एक विनश्न जाति कहा जाता है और सुझे इस बातका हुवे है कि में ऐसी 
जातिमें जन्मा हूँ, लेकिन, अगर उनके हृदय भजबूत हे. तो शारीरिक कमजोरीसे कोई 
फर्क नही पड़ता। भारतीय महिलाओंके हृदय फौलादी है। उन्होंने सीना तानकर 
लाठियोके प्रहार झेले, उन्होंने भागनेकी बात नहीं सोची, प्रहारोंकी ओर अपनी पीठ 
नहीं फेरी। ऐसे ही मजबूत हृदय ग्रामवासियोंके हे, जिन्होंने अंग्रेजी स्कूलोर्में शिक्षा 
नहीं पाई है; और उनमें भी सबसे बहादुर एक स्त्री है, जो खुद अपनी मातृभाषाका 
एक अक्षर भी शायद ही पढ़ सकतो हो। वे ऐसा इसलिए कर रहे हे कि अपने 
देशकी आजादी हासिल कर सकें। भारतके जनसाधारणमें जागृति आ रही है, और 
अब वह समय वीत चुका है जब उन्हें ऐसा समझाया जा सकता था कि विदेशी 
सुशासन स्वदेशी कुशासनसे बेहतर है। सर हेनरी कंम्बेल-बैनरमेनने कहा था कि स्व- 

४८-१५ 


२२६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


शासनका स्थान सुदासन नहीं छे सकता। गलतों करनेमें तो ब्रिदेनके लोग लासानी है, 
और छोॉर्ड सैलिसबरीने कहा भी था कि अंग्रेज लोग गलतियाँ करते हुए और उनसे 
सबक छेते हुए सफलताकी मंजिलतक पहुँचनेकी कला जानते है। फिर अंग्रेज भारतीयोंको 
ही गलती करनेके अधिकारसे वंचित क्यो रख रहे हे? जो आंकुदय भारतको अपने 
उस अधिकारके प्रयोगसे वंचित रख रहा है, उससे वे तंग आ चुके हे। यद्यपि मेरा 
धर्म अहिसा है, फिर भी जिसका उल्लेख सर हेनरी गिडनीने किया, वह विपत्ति अगर 
आने लगे तो वह खतरा भी उठानेकों में तैयार हूँ। लेकिन हम कोन-सो गलतियाँ 
कर सकते हे? सभी अल्पसंरुयक समुदायोको सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा 
देनेके अनेक तरीके हे। जिस स्वतन्त्रतासे भारत इतने दिनोंतक वंचित रहा, उसे 
उसको प्राप्त करना ही है-- सिले तो ब्रिटेनकी सहायतासे और न मिले तो उसके 
बिना ही। में न केवल ब्रिटेनवालोसे, बल्कि समग्र मानव-जातिसे यह अनुरोध करता 
हूँ कि इस राष्ट्रको, जो इतने व्यापक पैमानेपर अहिंसाका प्रयोग कर रहा है जिसका 
इतिहासमें कहीं कोई उदाहरण नहीं है, दुनियाके सभी राष्ट्रोंका पूर्ण समर्थेन प्राप्त 
होना चाहिए। 

अंग्रेजी हुकूमतसे भारतको लाभ हुआ है, यह बात अंपग्रेजोंके जाननेकी है या 
भारतोयोंके ? जिटेनवालॉंका किया सही है अथवा गलूत, इसका निर्णय खुद ब्रिठेत- 
वाले करेगे या इस सम्बन्धमें दादाभाई नौरोजी, रानडे, गोखले, सर फोरोजजाह मेहता- 
जैसे उन छोगोंके साक्ष्यको निर्णायक माना जायेगा जिन्हे इंग्लेडसे एक प्रकारका मोह 
भर पादइ्चात्य सभ्यताका गर्व॑ था, किन्तु जिन्‍्होने कहा कि यद्यपि अंग्रेजोंका आज्ञा 
शुभ है, फिर भी उनका शासन कुल मिलाकर भारतके लिए हानिप्रद सिद्ध हुआ है, 
क्योंकि उन्होंने इस राष्ट्रकों पुंसत्वहीन बना दिया है? ब्रिदेनने सौ वर्षोतक भारत 
शासन किया है और अगर इसके बाद भी उसके वहाँसे हट जानेका परिणाम यही 
होना है कि वहाँके छोग आपसमें लड़ने छगेंगे तो इसके लिए दोषी कोन है? में 
सानता हूँ कि हम असहाय है, और से ब्रिटेनकी सहायता भी चाहता हूँ, छेकिन अपनी 
दर्तोपर। भारत ऐसे द्वार-रक्षक नहीं रख सकता जो इतना ऊँचा पारिअमिक माँगें। 
अगर भारत अपनी कमाईका ७५ प्रतिशत उन्हींकों दे देगा तो शेष पच्चीस प्रतिशतपर 
चह अपना जीवन फंसे बिता पायेगा? यह तो सामान्य गणितका विषय है। देश 
आज जिन अनेक बोझोके नीचे पड़ा फराह रहा है, उन्हींके कारण वह दरिद्ग हुआ है, 
ओर चूँकि से सिवाय उन अवधियोंके, जब में जेलमें रहा, १९१६ से १९३१ तक 
बराबर सारे भारतका दौरा करता रहा हूं, इसलिए से यह दावा कर सकता हूँ कि 
वहाँके गाँवोकी दक्ाकी ब्रिंटिग अधिकारियोकी अपेक्षा मुझे ज्यादा जानकारी है। 

अपने देशके लिए संविधान तैयार करनेको मे प्रस्तुत हूँ; और जब मुझे निरपाय 
करनेके लिए मेरे सामने अल्पसंद्यकोंकी समस्या रखी जाती है तो मेरा घोरज समाप्त 
हो जाता है। अल्पसंड्यक-समस्याका यह होआ आखिर क्या है! कांग्रेस अनेक राज- 


भाषण : चैथम हाउसकी सभामे २२७ 


न्ीतिक संगठनोंमें से एक संगठन-मात्र नहीं है। यही वह संगठन है जो आजादीके लिए 
मुख्य रूपसे लड़ा है और जिसने कष्ट सहे हे। सेकड़ों गाँवोंपर जुल्म ढाये गये है, 
उनकी फसलें लष्द कर दी गईं और हजारों रुपयेकी जमीन जब्त करके बेच दी गई। 
कांग्रेसके कहनेपर उन लोगोने यह सब खुशी-खुशी सहा। क्‍या कोई छोटी-मोटी 
चीजके लिए ऐसा कष्ट सहन कर सकता है ? में ब्रिटेनवालोके चरित्रमें जो-कुछ उत्तम 
है उसीको जापग्रतकर उन्हे सम्पूर्ण सत्य बतानेको यहाँ आया हूँ। अगर इस अध्यायके 
अन्तमें मुझसे यही फहा जाता है कि जबतक मुसलमानों ओर दूसरे तमाम लोगोंसे 
सारे सतभेदोंको आप मिटा नहीं लेते तबतक कुछ नहीं किया जा सकता, तो में तो 
यहाँसे चला जाऊँगा, लेकिन उसका मतलब यही होगा कि ब्रिटेनने एक ओर भारी 
भूल की है। _ 

आपको याद रखना चाहिए कि गोलसेज परिषद्के सभी सदस्य प्रधान भन्‍्त्री 
द्वारा मनोनीत है। उन्हें कॉमन्स सभाके उन निर्वाचित सदस्योंने नहीं चुना है जिन्हें 
कोई हटा नहीं सकता। वे प्रधान सन्‍्त्रीकी इच्छाका प्रतिनिधित्व करते हे, और किसीका 
नहीं। सम्पुर्ण भारतका प्रतिनिधित्व करनेवाल्ला एकमात्र संगठन कांग्रेस ही है। जो 
लोग लड़े और जेल गये वे सबके-सब हिन्दू ही नहीं थे। उनमें कई हजार मुसलमान 
और सिख तथा ईसाई भी थे। अगर आप चाहें तो कांग्रेसको बहुसंर्पक समुदाय 
कह सकते हे, लेकिन तब कांग्रेसके पास अल्पसंख्यक-समस्याके समाधानकी अपनी 
योजना है। जो योजना प्रस्तुत की गई है, वह एकताके हकमें एक ठोस योजना है। 
बहुसंसुयक कांग्रेस जो-कुछ कहती है, हिन्दू संस्थाके रूपमें नहीं कहती । उसमें हिन्दुओंको 
अल्पसंरुयकोंकी स्थितिमें पहुँचाया जा सकता है। संविधानका निर्माण हिन्दुओंके लिए 
नहीं, हिन्दुत्तानियोके लिए करना है। यह फंसे हो सकता है कि कांग्रेस भारतकों 
हिन्दू समाजके अनेक हिस्सों, भारतीय ईसाई समाजके अनेक विभागों, आग्ल-भारतीयों 
तथा अन्य समुदायोके बीच दुकड़ें-टुकड़े करके बाँट दे ? इन परस्पर विभक्‍त समूहोंसे 
फोई राष्ट्र केसे बन सकता है? ओर अल्पसंख्यक समुदाय यही चाहते हे। इन्हें पूर्ण 
नागरिक, सामाजिक तथा घामिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका पूरा हक-है और वे खुले 
मैदानमें निर्वाचकोसे अपनी बात कह सकते हे। लेकिन वे विशिष्ट निर्वाचक-मण्डल 
क्यों चाहते हे? आंग्ल-भारतीय समाज आम निर्वाचक-समुदायका विदवास करनेसे 
भय क्‍यों खाता है? इसलिए नहीं कि वे आंग्ल-भारतोय हे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने 
भारतकी कोई सेवा नहीं की है। पारसोलोग कोई विशेष सुरक्षा नहीं चाहते। 
इसका कारण सिर्फ यह है कि उन्होंने भारतकी सेवा को है और उन्हें पुरा विश्वास 
है कि सेवाके बलूपर प्राप्त अधिकारके कारण उन्हें योग्य प्रतिनिधित्व मिलेगा ही। 
दादाभाई नौरोजीको पोन्रियोंका ' छाहून-पालन यद्यपि बड़े ऐशो-आरामसके बीच हुआ, 
लेकिन उन्होंने भारतको इतनो सेवा की है कि उनको जनताका प्रतिनिधित्व करनेका 


१, पेरीन कैप्टेन और नरगिस कैष्टेन। 


गन सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


अवसर देनेसे कोई भी इनकार नहीं करेगा। अगर दूसरे अल्पसंसुयक समुदायोंके सदस्य 
भी खुले दरवाजेंसे प्रवेश करे और भारतकी सेवा करे तो उन्हें भी चुना जायेगा। 
यह बड़ी रूज्जाका विषय है कि अंग्रेज लोग इतने गरीब देशमें विशेष सुविधाओंका 
आप्रह करे और ऐसे गरीब लछोगोंके विधानमण्डल्में अपने लिए विशेष स्थानोंकी माँग 
करे। विधानमण्डलमें प्रवेश करनेके लिए उन्हे हिन्दुओं, मुसलमानों, सिखों तथा अन्य 
सभी लोगोके मतोंपर क्‍यों नहीं भरोसा रखना चाहिए? और सुदृठी-भर अंग्रेजोंके 
भतोंके बलपर उन्हें विधानमण्डलूमें प्रवेश करनेको जरूरत भी कया है। अंग्रेजोंके हाथोंमें 
तो अब भी बहुत सत्ता है। भारतोयोंकों उनके संगठनके अद्वितीय कौशल और क्षमता- 
की, और शायद उनकी पूँजीकी, अब भी जरूरत है। फिर उन्हें अपनी-अपनी सुरक्षा- 
की चिन्ता क्यों होती है? थे भारतमें सर्वथा सुरक्षित अवस्थामें रह सकते हे। अगर 
वे सुरक्षाका पासपोर्ट माँगें तो उसे मे समझ सकता हूँ, छेकिन अगर वे विधानमण्डल- 
में प्रवेश करनेकी विज्येष सुविधा चाहें तो इस अपराध-फर्ममें मे नहीं शरीक होऊंगा। 
उनकी संझ्या बीस काख भो नहीं है। यह ऐसी माँग है जिसे न्यायाधीश्ञोंकी कोई 
भी मण्डली अस्वीकार कर देगी। जो भी हो, पूरे राष्ट्रको बॉढकर टुकड़े-टुकड़े कर 
देनेकी किसी योजनामें मेरी सहमति नहीं होगी। 

[अग्रेजीसे | 

इन्टरनेशनल अफेयर्स, नवम्बर, १९३१ 


१३८. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको 
२१ अक्टूबर, १९३१ 
चि० प्रेमा, 
तेरे पत्र अब आने छगे है। लम्बे उत्तर देनेकी इच्छा बहुत है, लेकिन समय 


नहीं है। इसलिए पत्र-प्राप्तिकी स्वीकृतिसे ही सन्‍्तोष करना! हि 
तू क्यो डरती है? किसी भी ऐसी चीजकों जो आवश्यक हो क्‍या में छोड 


सकता हूँ ” 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकछ (जी० एन० १०२६५ ) से। 


१३९. भाषण : चर्च हाउससें' 


ल्न्दन 
२१ अक्टूबर, १९३९१ 


मेरा सब अग्नेजोसे आग्रह है कि वे भारतके पक्षका अध्ययन करे और यदि 

उन्हे रंगे कि मेरी स्थिति ठीक है तो वे गोलमेज परिषद्को सफल' बनानेके लिए 
जो भी मदद दे सकते हो अवश्य दे। लेकिन मुझे कोई आशा नहीं दिखाई देती। 
लॉड सैकी समय बिता रहे है, और आजतक हम सफलताकी ओर जरा भी नहीं 
बढ़े है, यहाँतत कि इस बडे सवालके भी पहलेसे कुछ अधिक निकट नहीं पहुँचे 
है कि 'भारतको पूर्ण स्वराज्य मिलने जा रहा या नही ? अपनी प्रतिरक्षा, वित्त-व्यवस्था 
और विदेशी मामलोपर उसे पूरा अधिकार मिले या नहीं?” हमने इन विषयोकी 
चर्चातक नही' की है। हम दूसरे, बल्कि तीसरे दर्जेका महत्त्व रखनेवाली बातोपर 
विचार करनेमे ही अपना समय खो रहे है। कहा जाता है कि साम्प्रदायिक प्रइन 
मार्गम बाधक बना हुआ है, लेकिन इस तरह बाधा डालनेके लिए इसका उपयोग 
नहीं करना चाहिए था। 

[अग्नेजीसे ] 

यंग इंडिया, ५-११-१९३१ 


१४०. प्रदनोत्तर' 


लन्दन 
[२१ अक्टूबर, १९३१के आसपास ] 


प्र० : क्या यह दुर्भाग्यपुर्ण बात नहीं है कि यद्यपि आप एक बहुत हो सशकत 
लोकमतके प्रवक्‍ता हे, फिर भी आज आप ऐक्यबद्ध भारतके नता नहीं हे? 

उ० हाँ, में ऐक्यबद्ध भारतका नेता नही हूँ। लेकिन उसका कारण यह है कि 
यहाँ एकता असम्भव है। क्‍या आप यह नही देखते कि यह सरकार हारा नामजद 
सदस्योसे भरी हुईं परिषद्‌ है। अगर हमसे अपने प्रतिनिधि चुननेको कहा गया 


१. महादेव देसाईके “ ढन्डन छेटर !” ( उन्दनका पत्र) से उद्धूत। समाकी अध्यक्षता पोकेके भाके- 
विशण्ने की थी और इसमें ३९ विशप तथा च्चेके अन्य अधिकारियोंने भाग लिया था। 

२. थद मदादेव देसाईके “ लन्दनका पत्र” से लिया गधा है। उसमें उन्होंने इसका उल्केख नहीं 
किया कि ये प्रश्न कब पूछे गये या किसने पूछे थे, छेकिन इसे उन्होंने “भाषण: चचे द्वाउस्तमें” 
(देखिए पिछला शीषेक) के साथ दिया दै। 


२३० सम्पूर्ण गाधी बाइमय 


होता तो में सिवा राजाओके, जिनका अस्तित्व ब्रिटिश सरकारकी मर्जीपर कायम 
है और इसलिए जो उसके सामनन्‍्तोकी हैसियतसे बोलनेके अछावा और किसी तरह 
बोल ही नहीं सकते, अन्य सभी छोगोका प्रतिनिधि और प्रवक्ता होता । जिन मुसल- 
भानोकों अभी कुछ ही दिन पहले किसी भी शझतेपर ब्रिटेनके साथ कोई सम्बन्ध 
रखना सह्य नहीं था, वही आज प्रवकतृतम राजभकक्‍तोकी तरह बोल रहे है। 
प्र०:तो डेली हेरॉल्ड का कहना सच हो है? 
उ० नहीं, मे समझता हूँ, प्रधान मन्त्रीकी यह वात ठीक है कि सरकार जावे- 
बूझकर परिपद्की विफल करनेकी कोशिण नहीं कर रही है। छेकिन यह हो सकता 
है कि उसे सिर्फ इस कारणसे परिषद्‌ भग कर देती पडे कि यह क्छेशप्रद खीचतान 
और ज्यादा दिन जारी रखना शोभनीय नहीं छगता, और जो-कुछ हो रहा है वह 
ऐसी खीचतान तो है ही। हम ऐसे मुद्दोपर लगातार वातचीत करते जा रहे है 
जिनका बुनियादी वातोसे कोई सम्बन्ध ही वहीं है। जब हम यही नहीं जानते कि 
हमारे पास वित्तके क्या-क्या साधन होगे, हमारे पास कौन-कौनसे अधिकार होगे और 
हमे कितनी वडी सेनाका खर्च उठाना होगा तब वित्तके बेँटवारेके सम्बन्धमें बहस- 
मुवाहसा करनेसे क्या छाम्र 
[भग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ५-११-१९३१ 


१४१. पतन्न: मिर्जा इस्माइलकों 

२२ अक्टूबर, १९३१ 

प्रिय सर मिर्जा, 
यदि आप डॉ० अ० को' मना सके तो यह आपकी बडी भारी जीत होगी। 
दक्षिण आफ़िकामे मैने खुद वह सब झेला था, जो वे झेलते रहे है। इसलिए उनकी 
सभी वातोके प्रति मेरी सहानुभूति है। उनके साथ मधघुरतम व्यवहार करना चाहिए। 

आपका, 

मो० क० ग्रा० 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २१८८-१) से। 


१, ढॉ० भी० अम्बेबकर। 


१४२. भेंट: “स्टेद्समेन ' के प्रतिनिधिको 


लन्दन' 
२२ अक्टूबर, १९३१ 


श्री गांधीने कहा कि अगर सरकार कोई उदार और निशचयात्मक योजना सामने 
नहीं रखती तो मुझे भय है कि यह परिषद्‌ विफल हो जायेगी। बसे अभीतक तो 
ऐसा कोई संकेत नहीं सि्ा है कि वह ऐसी कोई योजना पेश करेगी। 

अगर परिषद्‌ विफल हो जायेगी तो सुझे इस बातकी पूरी आशका है कि 
काग्रेसके सामने, जितनी जल्दी आवश्यक हो उतनी जल्दी, बहिष्कार और सविनय 
अवज्ञा फिरसे शुरू कर देनेंके अलावा और कोई चारा नहीं रह जायेगा। 

श्री गांधीने कहा कि यह आरोप तो सही है कि गोलमेज परिषदूर्म जो देर 
होती रही, उसका दोष सरकारपर है, लेकिन में यह नहीं कह सकता कि देरका 
सिलसिला राष्ट्रीय सरकार बननेके साथ ही शुरू हुआ अथवा उससे पहले । 

इस प्रदनके उत्तरमें कि साम्प्रदायिक ससलेके समाधानका सबसे अच्छा तरीका 
क्या है, भी गांधोने कहा कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि सरकार घोषणा कर 
दे कि मतभेद दूर हो या न हों, संविधान-निर्माणका कार्य चालू रहेगा और अगर 
आपसी बातचीतसे इस प्रदनका हल नहीं निकलता तो तीनों दावेदारोंके दावोंके बारेमें 
निर्णय करनेके लिए एक न्यायाधिकरण नियुक्त कर दिया जायेगा। 

श्री गांधीने कहा कि मेरी समझमें यह बात बिलकुल नहीं आती कि “डेलो 
हेरॉल्ड ' को मेरे और प्रधान मन्‍्त्रीके बीच चल रहे पन्न-व्यवहारकी जानकारी कंसे 
मिली। इस पत्न-व्यवहारको जानकारी तो केवल मेरे बहुत नजदीकी सहययोगियोंको 
ही थी और निश्चय ही फिसीने गोपनीयता भंग की। 

इस पतन्न-व्यवहारमें मेने श्री सेकडॉनाल्ड पर नीति-परिवर्ततका कोई आरोप नहीं 
लगाया। 

आम चुनावपर अपना भत व्यक्त करते हुए कांग्रेसके नेतानें कहा कि चुनाव- 
सम्बन्धी भाषणों और साहित्यमें भारतका कोई उल्लेख न किया जाना इस बातका 
सबूत है कि भारतके प्रति सभी वलोंकी नोति एक ही है। 

[अग्रेजीसे | 
स्टेट्समेन, २३-१०-१९३१ 


१४३. संघ-संरचना समितिकी बंठककी कार्यवाहीके कुछ अंश 


लन्दन 
२२ अक्टूबर, १९३१ 
अध्यक्ष : - - - जिस कारणसे देशी राज्य अपन मामले संघीय न्यायाल्‍ूयमें 
पेश करनेको तैयार होंगे वह यह होगा कि अपनी प्रभुसत्ताका प्रयोग करके थे अपने 
ऊपर उस न्यायाल्‍रूयके न्‍्यायाधिकारकों स्वीकार करनेकों राजो होगे ओर उसे बह अधि- 
कार सौंप देंगे।. - « तत्काल आपके उत्तर देनेंके लिए नहों, वल्कि केवल आपके विचार 
करनेके लिए में आपके सामने यह सुझाव रखनेका साहस करता हूँ कि अगर आप 
चाहे तो जिस प्रकार आप अपनी प्रभुसत्ताका प्रयोगकरके संघीय न्यायाल्य-जेली 
नई अदालतको अपने ऊपर न्यायाधिकार प्रदान करेंगे उसी प्रकार बह अधिकार भ्रिवी 
कौंसिलको भी प्रदान कर सकते हे। 
श्री गांधी: अगर इजाजत हो तो में सर मिर्जा इस्माइकछसे एक सवाल पूछना 
चाहूँगा। सर मिर्जा, क्या आप ऐसा-कुछ भी सोचते है कि देणी राज्योकी प्रजाको 
किन्ही खास परिस्थितियोममोें इस सघीय व्यायाल्यमें अपील करनेका अधिकार हो 
सकता है? 
सर सिर्जा इस्माइल: हाँ महात्माजी, में ऐसा अवदय सोचता हूं। संविधान 
अथवा संघीय फानूनोसे उठनेवाले मामलोके सम्वन्धमें उन्हे, सामान्यतः ऐसे सवालोका 
निबटारा करनेके अधिकारसे युक्त उच्चतम न्यायाधिकरणके पास अपील करनेंका 
हक होगा। - « « 
लॉर्ड पीर: . - - सबसे पहले तो देशी राज्योके अंगदान, ब्रिटिश सरकारको 
उनके हारा दिये इलाकों, तटवर्त्ती राज्यों आदिसे सम्बन्धित प्रत्नोपर विचार करनेंके 
लिए एक छोटी-सी निष्पक्ष समिति होनी चाहिए। में समझता हूँ कि विधेयकके पास 
हो जानेसे पूर्व तटवर्त्ती राज्योके सवालका निवटारा हो जाना कोई जरूरी नहीं है, 
लेकिन दूसरे सामलॉपर--देशी राज्योंके अंशदान और ब्रिटिश सरकारको देशी 
राज्यों हारा दिये इलाकोंके मामहोपर-- विचार किया जाना चाहिए और ध्यान- 
पूर्वक किया जाना चाहिए। इसलिए पहला सुझाव यह है कि वह छोटीन्सी निष्पक्ष 
समिति उन्त समस्याओंपर विचार करेगी और वेशक, अपनी रिपोर्ट जितनी जल्दी 
हो सके उत्तनी जल्दी सौंप देगी। « - « 
जो दूसरी समिति नियुक्त करनेका सुझाव दिया गया है बह किसी हृदतक 
भूल भ्रस्तावमें बताई गईं समितिसे भिन्न है। भूल श्रस्तावर्में सुझाई गईं समितिको 
उसके विचारार्थ प्रस्तुत की गई विभिन्न समस्याओंपर विचार करना था और उसे 


सघ-सरचना समितिकी बेठककी कार्यवाहीके कुछ अश २१३३ 


सिद्धान्तके मामलोंमें कुछ वेकल्पिक सुझाव देतेंकी भी स्वतन्त्रता मिलनेवाली थी। 
लेकिन इस समितिको लेकर कुछ हलफे बहुत चिन्तित हो उठें। में ऐसा तो नहीं 
कहूँगा कि उन्हे वित्तीय उप-समितिकी रिपोर्ट्में निर्धारित सिद्धान्तोंके घ्वस्त कर दिये 
जानेकी आशंका थी, लेकिन फससे-कम ऐसी आहांंका उन्हें जरूर होने छगी थी कि 
इस तरह समितिको बहुत ज्यादा छूठ मिल जायेगी। नये सुझावमें समितिके कारे- 
क्षेत्रतों बहुत कम कर दिया गया है और उसके अधिकार भी सीमित कर दिये गये 
हैं। ऐसा सुझाव है कि इसे तथ्योंकी जानकारी प्राप्त करनेवाली समिति होना चाहिए 
और इसको नियुक्ति भारतमें होनी चाहिए तथा ऐसे अधिकारी इसके सदस्य हों जिन्हे 
वित्त-व्यवस्थाकी --- कहनेकी जरूरत नहीं कि देशी राज्योंकी वित्त-यवस्थाकी भी -- 
जानकारी हो। « « « 

मुझे उम्मीद है कि ये सुझाव इस समितिके सदस्षों हारा व्यक्त विचारोंके 
अनुकूल होंगे। मे अपनी बातका सार बहुत थोड़े-से शब्दोंमें प्रस्तुत कर सकता हूँ। 
; सबसे पहले तो विधेयक तैयार करनेके लिए वित्तीय उप-समिति द्वारा निर्वारित 

सिद्धान्तोके आम तौरपर स्वीकार कर लिये जानेकी बात है। फिर इच दो समितियों- 

की नियुक्तिकी बात है, जिनमें से छोटी समिति तो देशी राज्योंके सवालपर विचार 
करेगी और दूसरीका काम तथ्योंका आकलन करना होगा। यह दूसरी समिति जल्दी 
ही काममें लंगकर वह सामग्री प्रस्तुत कर सकतो है जिसके आधारपर अल्तिम निर्णय 
लिये जायेंगे। और तीसरी वात यह है कि इस परियद॒के समाप्त होनेते पहले सर- 
कारकों अपने प्रस्ताव बता देने चाहिए और साय ही इन सम्रितियोंके लिए अपनी- 
अपनो रिपोर्ट प्रस्तुत कर देनेंके बाद जिन कुछ-एक मुद्दोपर निर्णय छेना दोष रह 
जाये उनके वारेमें सम्बन्धित पक्षोंसे परामर्श करनेके सबसे अच्छे तरीकेके 'सम्बन्धमें 
अपनी सिफारिशों भी पेश कर देनी चाहिए।. - « 

अध्यक्ष : हम छॉड पोलके बहुत आभारी हे। निश्चय हो हम सबके बीच कोई 
सहमति हो सकनेकी दिद्यामें बहुत अधिक प्रगति हुई है और मेरा खयाल है कि 
लगभग सारे मतभेद निबट ग्य हे। से आज्ञा करता हूँ कि इस तथ्यको स्वीकार 
कर लेनेकी हम सब पूरी कोशिदा करेगे। 

सर अकबर हैदरी: महोदय, छॉर्ड पीलकी कही बातोंका में पुरा अनुमोदन 
करता हु। उन्होंते वास्तवर्में वही सब कहा है, जो हमारे मन था। 

डॉ० अम्वेडकर : से एक बात कहना चाहूेगा। अभी-अभी छॉड्ड पोलने कहा 
है कि संघीय वित्त उप-ससिततिक्री रिपोर्ट्से निर्धारित सिद्धान्तोके सम्बन्ध्मं हम छोग 
सामान्यतया सहमत हेँ। संघ-शासव योजना समितिके अन्य सदस्योंके चाहे जो भत 
हों, लेकिन जहॉतक खुद मेरी बात है, में संघीय वित्त उप-समिति द्वारा निर्षारित 
सिद्धान्तोसे निद्चय ही सहमत नहीं हैँ। और से अपनी ओरसे इतना कहना चाहूँगा 
कि इस समितिकी नियुक्तिपर सुझे कोई एतराज नहीं है, बश्चतें कि यह बात साफ 


२३४ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


हो जाये कि संघ-सरकारकी भावी वित्त-व्यवस्था ठोस और मजबूत बनायी जा सझ्ले, 
इस खयालसे उक्त सिद्धान्तोंमें संग्ोधत-परिवत्तंन करनेका अधिकार समितिको प्राप्त है। 


श्री गाधी * लॉर्ड चान्सलर महोदय, आपकी इजाजत हो तो मै कुछ बाते कहना 
चाहेगा। इस प्रस्तावित समितिके परिणामके बारेमे मेरे मनमे गम्भीर आशकाएँ है, 
यद्यपि इसके कार्य॑-क्षेत्रकों बहुत मर्यादित कर दिया गया है और इस तरह आपत्तिके 
लिए कम अवकाश रह गया है। फिर भी, वातचीतके इस अवस्थातक पहुँच जानेपर 
में अपनी आपत्तिके दूर कर दिये जानेपर आग्रह न करूँ, इस खयालसे, जो रास्ता 
लॉर्ड पीलने बताया है, ठीक उसी रास्तेपर में सुझाव देता हूँ कि इस प्रश्नपर बादमे, 
जब हम बची-खुची बातोकों निबटाकर अपने कामको अन्तिम रूप देने छंग्रेगे, विचार 
किया जाये। वे कहते हैं--और मेरा खयाल है, उनका यह कहना बहुत ठीक 
है-- कि महामहिमकी सरकार इस समय यह वतानेकी स्थितिमें नहीं है कि कोई 
समिति या मण्डली, जो एक प्रकारसे गोलमेज परिषद्‌की प्रतिनिधि ही होगी, प्रस्तावित 
समितिके निष्कर्षोपर विचार करे, इसके लिए क्या व्यवस्था की जाये। मैं समझता 
हूँ, यह बहुत उचित आपत्ति है। इस समिति तथा गोलमेज परिषद्‌के पूर्णाधिवेशनकी 
कार्यवाही समाप्त हो जानेपर भी, निस्सन्देह, अनेक मामछोपर निर्णय छेना शेष रह 
जायेगा। 

जो अफवाह फैली हुई है वह अगर विलकुल' निराबार नहीं है तो हम ऐसी 
आशा कर सकते है कि १० नवम्बर हमारी वैठकका --यहाँ मेरा मतरूब गोलमेज 
परिषद्की वैठकसे भी है-- अन्तिम दिन होगा, और अगर वात ऐसी हो --मैं आशा 
करता हूँ कि वात ऐसी ही होगी--तो कुछ तफसीलोके सम्बन्धर्म निर्णय लेना 
शेष रह जायेगा और शायद किन्ही बुनियादी सिद्धान्तोके सम्बन्ध भी। उसके लिए 
कोई-न-कोई व्यवस्था तो करनी ही होगी। उस हालतमे उस समितिकी नियुक्तिका 
अनुमोदन करना उचित हो सकता है जिसका सुझाव छॉडड पीलने दिया हैं और 
जिसकी नियक्ति, लगता है, महामहिमकी सरकार भी करना चाहती है। अगर एसा 
कर दिया जाये तो फिर मेरे अपनी आपत्तियोपर आग्रह करनेकी कोई जरूरत नही 
रह जायेगी। लेकिन तब भी मैं अपनी आपत्तियाँ बता देना चाहूँगा। 

जैसा कि सदस्योको ज्ञात है, कांग्रेसकी ओरसे यह माँग या दावा पेश किया 
गया है कि राष्ट्रीय सरकारसे वित्त और राजस्व-विषयक जो दायित्व अपने सिर 
लेनेको कहा जायेगा, उनकी निष्पक्ष जाँच कराई जानी चाहिए। का्रेसके प्रतिनिधिकी 
हैसियतसे मैं यदि ऐसा कहूँ कि इन दायित्वोका बेंटवारा कर दिया जाये और इनके 
बेंटवारेके लिए विद्योेषशोकी एक समिति बुलाई जाये तो यह तो उल्टी गया बहाना 
होगा, क्योकि मैं जानता हूँ कि किसी-त-किसी अवस्थामें में खुद इन दायित्वोके 
खिलाफ ही आपत्ति करूँगा। यदि इस समितिको यह माछूम होगा कि ये दायित्व 
जितने भारी आज प्रतीत होते है उतने भारी नहीं है तो उनका बटवारा दूसरे ढगसे 
होगा, या अगर ये दायित्व बहुत सख्त है और उनमें एक रुपया भी इधर-उधर नही 
किया जा सकता तो बँटवारेके स्वरूपपर भी इसका प्रभाव पर्डगा। इसलिए उस 


सघ-सरचना समितिकी बैठककी कार्यवाहीके कुछ अश र्२५ 


समितिकी कार्यवाहीके परिणामोंके बारेमे मेरे मनमे बहुत ही गम्भीर आशकाएँ हैँ 
और उस हालतमे काग्रेसकी ओरसे मेरे लिए जो कार्रवाई करना उचित हो जायेगा 
उसके विषयमे भी मेरे मनमें ऐसी ही आशकाएँ है। 

मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि यद्यपि उस समितिका कार्य॑-क्षेत्र सीमित होगा, 
फिर भी वास्तवमे वह वह काम करेगी जो राष्ट्रीय सरकार या सघ-सरकारको 
करना चाहिए। अगर महामहिंमकी सरकार इस सम्बन्ध आइवस्त न हो कि सघ- 
सरकार राजस्वके उन साधनोसे, जिन्हें सयुक्त साधन माना जायेगा, अपने दायित्वोका 
निर्वाह कर पायेगी, तो निदचय ही राष्ट्रीय सरकारके सिरपर आनेवाले उचित 
दायित्वोका निर्वाह कर सकनेकी उसकी क्षमताके प्रति उसे आइवस्त करानेके और 
भी तरीके है। मेरी विनम्र सम्मतिमे, इस तरहकी समितिके द्वारा यह काम नहीं 
किया जा सकता। हि 

राजस्वके सर्वंसामान्य साधनोके सम्बन्धमं मोटे तौरपर अपनी सहमति व्यक्त 
करते समय निरचय ही मेरे मनमे यह बात थी कि मुझे नमक-कर-- इसका उल्लेख 
मैं केवल एक उदाहरणके तौरपर कर रहा हूँ--के पूर्णझ्पसे उठा लिये जानेकी 
माँग स्वीकार करवा सकना चाहिए, छेकिन अन्य करोके सम्बन्धम भी मुझे अपने- 
आपको बाँध नहीं लेना चाहिए। मै जानता हूँ कि ऐसा में कानूनन नहीं कर रहा 
हूँ; लेकिन अगर समिति कोई सिफारिण करती है या अगर उसमे बताये गये करोकी 
अपरिवत्तंनीयताके आधारपर कोई अनुमान छूगाया जाता है तो इस मामलेमे भी मुझे 
मानना चाहिए कि मैं यहाँ जिस उद्देश्यका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, उसके साथ मैने 
न्याय नहीं किया। 

इसलिए इन तीन कारणोसे इस समितिकी नियुक्तिपर सहमति देनेके सम्बन्धमे 
मेरे मनमे गम्भीर आशकाएँ है, क्योकि उसपर सहमति देकर तो मैं प्रसग आनेपर 
बुनियादी ढगके एतराज पेश करनेकी सुविधासे वचित हो जाऊँगा। इसलिए काग्रेसके 
प्रतिनिधिके रूपमे मुझे जिस बातसे सनन्‍्तोष होगा वह यह है कि इस मामलेको पूरी 
तरहसे राष्ट्रीय सरकारके जाँचने-परखने और निर्णय करनेके लिए छोड दिया जाये। 
इस समय तो महामहिमकी सरकारके लिए इतना काफी होना चाहिए कि वह स्थिति- 
को जान ले और पूरी तरहसे आइवस्त महसूस करे, और वह आइशवस्त महसूस करे, 
इसके लिए उसे कानूनी अथवा अन्य प्रकारका जो भी आइवासन चाहे, वह प्राप्त 
करनेका अधिकार है। केकिन इस नाजुक मामछेकों (मेरे लिए यह नाजुक मामला 
ही है) राष्ट्रीय सरकारके निर्णयार्थ छोड देना चाहिए। अगर यह समिति इस मुद्देपर 
तत्काल कोई मत प्रकट करना चाहे तो उक्त कारणोसे मुझे भी अपनी आपत्तियोको 
स्वीकार किये जानेका आग्रह करना ही पडेगा। अन्यथा इस खयालसे कि हम इस 
मामलेमे सर्वंसम्मत निर्णय ले सके, में यह सुझाव दूँगा कि अभी इस मामलेकों छोड 
दिया जाये ताकि जबतक हम अपने प्रयत्न समाप्त करे तबतक अपना-अपना मन 
स्थिर करनेकी दृष्टिसे ज्यादा अच्छी स्थितिमें पहुँच सके। . - « 


२३६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


सर तेजबहादुर सप्रू: में यह भान लेता हूँ कि लॉर्ड महोदयका कहना यह है 
कि तथ्योंका आकलन करनेवाली यह समिति रिपोर्टमें निर्धारित सिद्धान्तोंके अनुसार 
केवल तथ्योंका आकलन हो करेगी ? 

छॉर्ड पील: हाँ, ऐसा ही है। 

सर तेजबहादुर सप्रः जब बात ऐसी है तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, 
लेकिन श्री गांधी और श्री जिन्नाकी तरह में भी चाहूँगा कि अन्तिम निर्णयपर पहुँचने- 
के लिए अपनाये तरीकेके बारेसें मेरी शंका दूर कर दी जाये, क्योकि श्री जिन्ना 
हारा यह सवाल उठाये जानेंके बाद में यह मानता हूँ कि रिपोर्ट पेश किये जातेंके 
तुरन्त बाद निर्णय कर लेनेका कोई इरादा नहीं था, बल्कि संश्ा यह था कि उसके 
बाद अस्थायी तौरपर कुछ प्रस्ताव तय किये जायेंगे और वे प्रस्ताव समिति अथवा 
पूरी परिषद्के सामने रखे जायेंगे अथवा अन्तिम निर्णयपर पहुँचनेके लिए आप कोई 
अन्य व्यवस्था करेंगे। अगर बात ऐसी हो तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 

श्री गाधी लेकिन स्पष्ट ही उसमे उन सिद्धान्तोका तो खयाल रखा ही 
जायेगा जिनकी रूपरेखा स्वय छॉड पीलने वताई है। 

सर तेजवहादुर सप्रूः जहाँतक दूसरी समितिका सम्बन्ध है, उसपर मुझ कोई 
आपत्ति नहीं है। 

अध्यक्ष : मेरा खयाल है, सभी पक्षोक्ो सुझबूझ और सद्भावनाके परिणामस्वरूप 
अब स्थिति यह वनी है कि हस एक समाधानपर पहुँच गये है, जो काम चलानेके 
लिए अच्छा समाधान है; और इस सुखद परिणासके लिए हम लॉर्ड पील तथा उनके 
सहयोगियोके बड़े आभारी है। में श्री गांधीकी उज्दारीकी कंद्र करता हैँ और 
समितिकी कार्यवाहीमें उसका उल्लेख किया जायेगा, और इसी तरह में डॉ० अस्बेड- 
करकी आपत्तिकी भी कदर करता हूं। फिर भी, इसके कारण हम ऐसा नहीं करने 
जा रहे है कि इस समाधानकों, जो हमारे कामके लिए बड़ा सहायक है, स्वीकार 
न करे। हमने अपने भावी कार्यक्री दिज्ञामें एक बहुत बड़ा कंदम उठाया है। हम 
अपनी रिपोर्ट इसी आशयको ध्यानमें रखकर तैयार करेगे। 

जो भो हो, से लॉर्ड पील तथा उप-समितिके भ्रति अपनी तथा आपकी ओरसे 
भी व्यक्तिगत रूपसे आभार प्रकट करता हूँ। 

[भग्नेजीसे | 

इंडियन राउंड टेबल कान्फरेस (सेकेड सेशन) : प्रोत्तीडिग्स ऑफ फडरल स्ट्रक्चर 

कमिटी ऐंड साइनॉरिटीज कमिटी, खण्ड १, पृष्ठ २५२-५५ 


१४४. पतन्न : सर फिलिप हार्ठोगको 


८८, नाइट्सब्निज 
लन्दन, परिचमी 
२३ अक्टूबर, १९३१ 
प्रिय मित्र, 
आपने अपने पत्र॒पर--बेशक भूलसे ही --अपने हस्ताक्षर नही किये है, छेकिन 
चूँकि पता पूरी तरह लिख दिया गया है, इसलिए में आशा कर रहा हूँ कि यह 
पत्र आपको मिल जायेगा। 
आप यह तो मानेंगे ही कि मैं पहलेसे मालूम किये बिना एकदम ही तारीखे 
नही बता सकता था, लेकिन चूँकि आप इस पूरे प्रइनका अध्ययन खुशी-खुशी करनेको 
तैयार है, इसलिए मै 'यग इडिया ' के जिन अकोमे ये लेख' छपे थे उनका पता 
लगाकर आपको आवश्यक सन्दर्भ-सामग्नी भेज दूँगा। में यह पता लगानेकी भी कोशिश 
करूँगा कि मैने पजाबके बारेमें जो निष्कर्ष निकाले है, उनके अलावा अन्य प्रान्तोके 
सम्बन्धम क्‍या सिद्ध किया जा सकता है। फिलहाल तो पजाव और बर्माके दुृष्टान्तोके 
आधारपर अन्य प्रान्तोके सम्बन्धमे निष्कर्ष निकालनेमे मुझे कोई कठिनाई दिखाई नही 
देती। गत दस-पाँच वर्षोमें पजाबमे चाहे जितनी प्रगति हुई हो, उससे उस दलीलमे 
कोई फक॑ नहीं पडता जो मैने आपके सामने पेश की है। 
कद्मीरके वारेमे तो, जैसा मैने आपके प्र॒इनके उत्तरमे कहा था, में अनुमान 
ही छगा रहा था, लेकिन इस प्रइनमे चूँकि आपकी इतनी ज्यादा रुचि है, इसलिए 
मे वहाँ शिक्षाकी वास्तविक अवस्थाका पता लगानेकी कोशिश करूँगा। 
आप जो निदचयपूर्वक यह मानते है कि अगर मेरे तकंमे कोई दोष होगा या 
मेरे बताये तथ्य गलत होगे, तो मै तत्काल भूल सुधार कर लूंगा, वह बिलकुछ सही है, 
भर जहाँ में अपनी बातोकी सचाईके बारेमे और अधिक प्रमाण ढूंढनेकी कोशिश करूँगा, 
वहाँ आपसे भी यह अपेक्षा रखूँगा कि ऐसी सारी जानकारी जो आपके पास हो और 
जिससे मुझे वास्तविकताकों समझनेमे सहायता मिले आप मुझे भेजनेकी कृपा करेगे। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अग्रेजीकी फोटो-नकरू (सी० डब्ल्यू० ९३९५) से, सौजन्य . इडिया ऑफिस 
पुस्तकालय 


१. इन छेखोंमें पजाब प्रशासनकी रिपोट्से पजानमें शिक्षाकी स्थित्तिते सम्बन्धित भाँकढ़े ख्द्ध्त 
किये गये थे; देखिए “भाषण चेथम हाउसमें ”, २०-१०-१९३१। सर हार्सेगने गांधीजी के इस दावेके बारेमें 
सउन्‍्देद व्यक्त किया था कि जिटिश भारतमें पिछछे पचास वर्षेर्मि साक्षत्ताका अनुपात घय है। 


१४५. भेंद: रायटरके प्रतिनिधिको 


ल्न्दन 
२३ अक्टूबर, १९३१ 
आज एक विशेष भेंटमें रायटरके प्रतिनिधिने श्री गांधीसे रून्दनमें प्रकाशित 
इस खबरके बारेमें प्रइतत पुछा कि श्री यांबीने पण्डित जवाहरलाल नेहरूको तार भेजा 
है कि गोलमेज परिषद्से कुछ भी अपेक्षा नहीं की जा सकती।' उत्तरमें श्री गांवीने 
कहा कि तारमें तो मेने वह बात कही है जो मुझे महसूस होती है, लेकिन यह याद 
रखना चाहिए कि मेने वह तार पण्डित जवाहरहालके उस तारके उत्तरमें भेजा था 
जिसमें उन्होंने संयुक्त प्रान्तमें कृषि-भूमि और रूगरान बगैरहकों लेकर चल रहे झगड़ेका 
विस्तृत वर्णन किया था और मेरे तारका सम्बन्ध उसीसे था। 
रायदरके प्रतिनिधिनें जब यह पूछा कि क्या इस तारका ऐसा मतरूब निकाला 
जा सकता है कि वे गोलमेज परिषद्की सफलूताकी कोई आशा नहीं रखते तो श्री 
गांधीने कहा कि स्पष्ट ही इसमें कहीं कोई गलतफहमी है । पण्डित जवाहरलाल नेहरू- 
को भेजे तारका गोलमेज परिषद्से कोई सम्बन्ध नहीं है। मौर उसका सम्बन्ध केवल 
संयुक्त प्रान्तकी स्थितिसे हे। 
जो भी हो, जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, में तो अपनी ओरसे उसे सफलूताका 
पूरा मौका दे रहा हूँ। मे जहाँ कहीं सहायता कर सकता हूँ, करनेकी कोशिश कर 
रहा हूँ और मागंमें कोई बाधा उपस्थित नहीं कर रहा हूँ। अगर परिषद्‌ विफल 
हुई तो वह खुद उसोमें मौजूद कमजोरीके कारण होगी और इस कारण कि, जेसा 
सेने बताया है, ब्रिटिश सरकार कांग्रेसकी भाँगके प्रति कोई अनुकूल भ्रतिक्तिया नहीं 
व्यक्त कर रही है। 
[अग्रेजीसे ] 
हिन्दू, २४-१०-१९३१ 


१. देखिए “ तार: जवाहरढाल नेइरूको ”, १६-१०-१९३२१ के पतश्चाद। 


१४६. संघ-संरचना समितिको बेठककी कार्यवाहीके कुछ अंश 


लन्दन 
२३ अक्टूबर, १९३१ 


श्री गाधी: लॉर्ड चान्सलर तथा साथी प्रतिनिधिगण, मुझे इस विषयपर' जिसे 
इस वाद-विवादने बहुत प्राविधिक बना दिया है, बोलनेमे बहुत हिचकिचाहट मालूम 
हो रही है, परन्तु में अनुभव करता हूँ कि आपके प्रति तथा काग्रेसके प्रति, जिसका 
मै प्रतिनिधि हूँ, मेरा एक कत्तंव्य है। में जानता हूँ कि काग्रेसके सघ-न्यायालुयके 
प्रशनपर कुछ निद्चित विचार है और मुझे लरूगता है कि वे विचार यहाँ अनेक श्रति- 
निधियोको अप्रिय मालूम होगे। वे विचार चाहे जैसे भी हो, यह देखते हुए कि 
वे एक जिम्मेदार सस्थाके विचार है, उन्हें आपके सामने रख देना में आवश्यक 
मानता हूँ। 

मैं देखता हूँ कि इन वाद-विवादोका आधार पूरी तरह नहीं तो बहुत हृदतक 
हमारा स्वय अपने प्रति यह अविश्वास है कि राष्ट्रीय सरकार अपना कारोबार 
निष्पक्ष रूपसे नहीं चला सकेगी। साम्प्रदायिक उलझन भी हमारी बहसको प्रभावित 
कर रही है। दूसरी ओर काग्रेस अपनी सारी नीतिका आधार इस श्रद्धा तथा 
विश्वासपर रखती है कि जब अधिकार मिलेगे तब हमे अपनी जिम्मेदारियोका भी 
ज्ञान हो जायेगा और साम्प्रदायिक पूर्वग्रह अपने-आप मिट जायेगे। परन्तु यदि 
ऐसा न भी हो तो भी जिन बडेसे-बडे खतरोकी कल्पना की जा सकती है, काग्रेस 
उन्हे उठानेके लिए तैयार है, क्योकि ऐसे खतरे उठाये बिना हम वास्तविक उत्तर- 
दायित्वको संभालने योग्य न हो सकेगे। जबतक हमारे दिमागमे यह भाव बना रहेगा 
कि हमें सलाह तथा नाजुक परिस्थितिमें अपना काम चलानेके लिए किसी बाहरी 
शक्तिके सहारे रहना है, मेरे विचारसे, तबतक यही समझना चाहिए कि हमे (स्व॒राज्य- 
के अर्थमे) कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई है। यह वात भी उलझनमे डालनेवाली 
है कि हम बिना यह जाने कि हमारा ध्येय क्या है, इस विषयपर बहस करनेका 
प्रयत्त कर रहे है। यदि प्रतिरक्षा-विभाग स्वराज्य सरकारके मातहत न रहे तो मैं 
एक राय दूंगा, परन्तु यदि वह हमारे अधिकारमे रहे तो मेरी राय दूसरी होगी। 
में ऐसा मानकर चल रहा हें कि यदि हमें वास्तविक जिम्मेदारी मिलनेवाली है तो 
प्रतिरक्षा-विभाग हर तरहसे हमारे नियन्त्रणमे, राष्ट्रीय नियन्त्रणमे रहेगा। 

डॉ० अम्बेडकरने जो शका उठाई है, उसमे उनके साथ मेरी भी पूर्ण सहानु- 
भूति है। उच्चतम न्‍्यायाधिकरणका निर्णय प्राप्त करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन 
अगर उस न्यायाधिकरणके आदेशका उसकी कचहरीके बाहर कोई महत्त्व ही न हो 
तो ऐसा न्‍्यायाधिकरण सारे राष्ट्र और सारे ससारके उपहासका पात्र होगा। फिर 


१, संघीय न्यायाल्यपर | 


कल सम्पूर्ण गांवी वाइमय 


उस बादेगका क्‍या होगा? श्री जिन्नानें जो कहा वह मेरी समझमे जा गवा-- 
अर्थात्‌ यह कि इस कार्यके छिए सैनिक शक्ति होगी; परन्तु उस हाछ्तमें उस न्यावा- 
विकरणके आदेशगका पालन करवानेवाछा ताज होगा। तव मैं कहँगा कि उच्च न्याया- 
ल्‍रूय अथवा संघ-न्यायाठछ्य भी ताजके ही अधीन क्यो न रहे। मेरे व्चिरसे यदि 
हमे जिम्मेदारी मिलनी है तो सर्वोच्च न्‍्यायारूबकों स्व॒राज्य सरकारके ही मातहत 
रहना पड़ेगा; और इसलिए उस आदेगकों अमलमें छानेकी व्यवस्था भी उसीकों 
करनी पड़ेगी। खुद मुझे तो वसा कोई भय नही है जैसा डॉ० अम्बेडकरको है, 
परन्तु मेरी समझमे उनकी आपत्ति वहुत उचित है और में भी यह मानता हूँ कि 
जो अदालत न्याय करें उसे यह भी भरोत्ता होना चाहिए कि जिनपर उसके फैसलोका 
असर पड़ता है वे उनको मानेगे। इसलिए मै राय दँगा कि न्यायाधीगोंकों वह अवबि- 
कार भी होना चाहिए कि वे फैसलोसे सम्बन्धित बातोंके ठीक नियमनके लिए नियम 
भी बना सके। स्वभावतः उन फंसछोपर अमल करवाना अद्वलतका काम नहीं होगा, 
बल्कि वह कार्यकारिणीका काम होगा, परन्तु कार्यकारिणीको इस अदालतके बनाये 
हुए नियमोंके अनुसार ही कार्य करना होगा। 
किसी भी तरह हो, हम कुछ ऐसा मान रहे हूँ कि इस न्यायारूबके गठनसे 
सम्बन्वित छोटी-मोटी सभी वातोकी पूत्ति संविधान द्वारा होगी। में विनवयूर्वक इस 
विचारसे अपनी पूर्ण असहमति जाहिर करता हूँ। मेरे विचारमे यह संविवान हमें 
संघ-न्यायाछ्यका खाका बना देगा और उसका अविकास-क्षेत्र निग्चित कर देवा, 
परन्तु काकी तमाम वाते संघ-सरकारपर छोड़ दी जायेंगी कि वह उनको पूरा कर 
इस वातको कभी खयालमें नहीं छा सकता कि यह संविवान इन वातोकों 
भी तय कर देगा कि न्यायावीग्रोकों कितने सारू नोकरी करनी है या उनको ७० 
बर्षकी अथवा ९५ या ९० अथवा ६५ वर्षकी जवस्वा होनेपर इस्तीफा देना या 
अवकात प्राप्त करना है। मेँ मानता हूँ कि ये वाते तो संघ-न्याग्गलय ही निब्चित 
करेगा। इसलिए में एक विलकु नया तरीका पेश कलूँगा--आप उसे चाहे जिस 
लायक समझे। वह तरीका यह है कि सविवान जुस्आातके तोरपर न्यावाबीनाहझ 
व्यवस्था कर दे और ग्ह बता दे कि वे एक निब्चित कालतक कार्य क ताकि 


हा 2... 


7: । 


ऊ 


न्‍ 
» जी 


स्वराज्य सरकारकों उस सघ-न्यायारहब या सर्वोच्च न्‍्यायारूब्का--- उच्त चाह 
नाम दिया जायें--वोझ न उठाना पड़े जो देशकी जरूरतोकों पूरा न कर चके 

हम प्रत्येक वाक्यके अन्तर्में ताज (क्राउन) गब्द बवब्य | 
साफ बता देना चाहिए कि काग्रेसकी घारणाके जनुमार तो ताजका कोई सब 
नहीं उठता। भारतवर्ष तो पूर्ण स्वाबीनता चाहता है और यदि वह र्ण 
का उपभोग करने छगे तो उस स्थितिर्में जो कोई सी सर्वोच्च चत्ताविकारी कारी 
वही न्यायाधीगोंकी नियुक्ति तथा आज जो अनेक मामठ ताजक के अवीन हूँ, उन 
लिए जिम्मेवार होगा। था 

कात्रेसका यह मूलभूत सिद्धान्त है कि संविवानका रूप चाह जैसा हो, भारत 
हमारी अपनी प्रिवी कौंसिल हो। प्रिवी कौंसिककों अयर वास्तवम सबसे अविक 


9 
“” 2 
न्बन 


४ 
5 


हज 3 
6 
प्फि ||, 


9 
| 


६५ 


2, 
| 
. 


स्वावीनता' 


ह्या 


न 
/(॥ 
न 


| 


/ 


घक 


| 


संघ-संरचना समितिकी बैठककी कार्यवाहीके कुछ अश २४१ 


भहत्त्वकी बातोमे निर्धन छोगोकी रक्षा करनी है, तो उसके फाटक देशके दीनातिदीन 
जनोके लिए भी खुले रहने चाहिए, और मेरे विचारमें यदि यही की प्रिवी कौसिल 
महत्त्वपूर्ण विषयोमें हमारी किस्मतका फैसला करती रही तो ऐसा होना असम्भव है। 
इस सम्बन्धमें भी मैं अपने यहाँके न्‍्यायाधीशोकी वुद्धिमत्तापूर्ण तथा सर्वेथा निष्पक्ष 
फैसला देनेकी योग्यतामे पूर्ण विद्वास रखनेकी सलाह दूँगा। में जानता हूँ कि बडे- 
बडे परिवत्तंत करनेका मतलब बड़ी-बड़ी जोखिमे उठाना है। यहाँकी प्रिवी कौसिल 
एक प्राचीन सस्था है, जिसकी बडी प्रतिष्ठा तथा बडा मान है और यहू ठीक भी 
है। परन्तु इस प्रतिष्ठाकों स्वीकार करते हुए भी मैं कभी यह विश्वास नहीं कर 
सकता कि हम ऐसी एक निजी प्रिवी कौसिल नही बना सकेंगे जिसे सव्वेत्र सम्मानकी 
दृष्टिसे देखा जाये। मैं नहीं समझता कि चूँकि इग्लैंडके पास बहुत ही अच्छी सस्थाएँ 
है, इसलिए हमें उनसे बँधे रहना चाहिए। यदि हमे इस्लैडसे कुछ सीखना है तो 
यही कि हम स्वय भी ऐसी ससस्‍्थाएँ स्थापित कर सके, अन्यथा हम जिस राष्ट्रके 
प्रतिनिधि होनेका दावा करते है, उसकी उन्नतिकी कोई आशा नहीं है। इसलिए में 
आप सबसे प्राथेना करूँगा कि इस समय हम अपने-आपमे पूर्ण विद्वास रखे। हमारा 
प्रारम्भ भले ही“ छोटा हो, परन्तु यदि हमारे हृदयोमे सचाई और ईमानदारीके साथ 
फैसले देनेकी शक्ति है तो फिर इस बातसे कोई फरक नही पडता कि हमारे देशमे, 
इग्लैडके न्यायाधीश जिस न्याय-परम्पराका दावा करते है और जिसपर वे सारे 
ससारके सामने गव॑ करते है, वेसी न्‍्याय-परम्परा नहीं है। 


ऐसी राय रखते हुए, मै महसूस करता हूँ कि इस सघ न्यायारूयका अधिकार- 
क्षेत्र अधिकसे-अधिक विस्तृत होना चाहिए और वह केवल उन्ही मामलोंका फैसला 
त करे जितका सघ-कानूनसे सम्बन्ध है। सघ-कानून जरूर रहेगे, परन्तु उसको इतना 
अधिकार होना चाहिए कि भारतके किसी भी भागसे आनेवाले मामलेपर वह फैसला 
दे सके। अब यह प्रइन है कि देशी नरेशोकी प्रजाकी क्‍या स्थिति रहेगी और उनका 
क्या होगा। इस विषयमें देशी नरेशोका जो-कुछ कहना हो उसका महत्त्व तो सर्वोपरि 
होगा ही, फिर भी मैं बडे सम्मान तथा बड़ी हिंचकिचाहटके साथ कहूँगा कि यदि 
इस परिषद्का कुछ फल निकलना है तो मुझे आशा है कि अन्तमे कोई ऐसी बात 
जरूर होगी जो सारे भारत तथा सारे भारतवासियोके लिए एक-सी होगी, फिर चाहे 
वे रियासतोके रहनेवाले हों या भारतके अन्य भागोके। यदि हम सबमे कोई समानता 
है तो स्वभावत. सर्वोच्च न्‍्यूयाऊय उन अधिकारोका रक्षक हो जिन्हे हम समान 
रूपसे सबके अधिकार मान सकते है। में नही कह सकता कि ये अधिकार क्या-क्या 
होने चाहिए। यह देशी नरेश ही बतछा सकते है कि वे अधिकार क्‍या हो सकते 
है और क्‍या नहीं हो सकते। चूँकि देशी नरेश अपने-अपने घरानोंके ही प्रतिनिधि 
वनकर नंही आये है बल्कि उन्होने अपनी प्रजाके प्रतिनिधित्वकी भी बडी भारी 
जिम्मेवारी अपने सिरपर ले रखी है, इसलिए में विनम्रतापूर्वक छेकिन पूरे जोरसे 
उनसे यह अनुरोध करूँगा कि वे स्वय ही कोई ऐसी योजना लेकर आगे आये जिससे 
उनकी प्रजाकों यह लगे कि यद्यपि इस परिषद्र्मे उनका कोई प्रत्यक्ष प्रतिनिधि 


४८-१६ 


२४२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


नही है, फिर भी उनकी इच्छाओको इन नेक देशी नरेशोके 
अभिव्यक्ति मिलेगी। आज ही जा पहन 

जहाँतक तनख्वाहका सवाल है, आप लोग मेरी बातपर स्वभावत. हँंसेगे, परन्तु 
काग्रेसका -- जो धनकी दृष्टिसे वौने, बिलकुल ही गरीब लोगोके राष्ट्रकी प्रतिनिधि 
है-- विदवास है कि इस सम्बन्धमें वत्तंमान धनकुबेर इग्लैडसे स्पर्द्धा करना असम्भव 
है। भारतवर्ष, जिसकी औसत आय २ पैस प्रतिदिन है, वैसी तनख्वाहोको बरदाइत 
नही कर सकता जो यहाँ दी जाती है। में समझता हूँ कि यदि हमें भारतमे स्वराज्य 
चलाना है, तो हमे इस बातकों भूलना पडेगा। जबतक ब्रिटेनकी सगीने वहाँ मोजूद 
है तबतक भले ही इन दीन मनुष्योको निचोडकर दस हजार, पाँच हजार या बीस हजार 
रुपये मासिक वेतन दिया जाता रहे। मगर मै नहीं समझता कि मेरा देश इतना 
गिर गया है कि वह भारतकी सचाईके साथ सेवा करनेवाले ऐसे छोग पर्याप्त सख्यामे 
उत्पन्न न कर सके जो किसी दृदतक' करोडों आम लोगोसे मिलता-जुलता जीवन 
व्यतीत करते हुए भी नेकी और सचाईसे भारतकी अच्छी सेवा कर सके। में इस 
बातको स्वीकार नहीं कर सकता कि कानूनी मेघावाले लोग ईमानदार रहे, इसके 
लिए कोई बडी कीमत देनेकी आवश्यकता है। यहाँ मुझे मोतीलाल नेहरू, चित्तरजन 
दास, मनमोहन घोष, बदरुह्दीन तैयबजी आदिकी याद हो आती है, जिन्होने अपनी 
कानूनी लियाकत बिलकुल मुफ्त बाँदी और बडी वफादारीके साथ अपने देद्की बहुत 
ही अच्छी सेवा की। आप शायद मुझे ताना दे कि वे छोग इस कारण ऐसा कर 
सके थे कि वे अपने व्यवसायमे बडी मोटी-मोटी फीस छेते थे। मैं इस तकंको इस 
कारण नही मान सकता कि मनमोहन घोषके सिवा मेरा और सबसे परिचय रहा 
है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पासमें अधिक पैसा होनेकी वजहसे इन लोगोने 
भारतको आवश्यकता पडनेपर अपनी प्रतिभाका राम उदारतापूर्वक दिया। उसका 
उनके ऐशो-आरामसे रहनेकी सामथ्यंसे कोई सम्बन्ध नहीं था। मैने उनको बडें सन्तोष 
से गरीबोकी जिन्दगी बिताते देखा है। मै आपको ऐसे कई प्रसिद्ध वकीलोंके नाम 
बता सकता हूँ जो यदि राप्ट्र-कार्यमे न छूग गये होते, तो आज देशके विभिन्न हिस्सोमे 
उच्च न्यायालूयोके न्‍्यायपीठोपर आसीन होते। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब 
हम अपने देशका कारोबार खुद चलाने छग्रेगे तो हम भारतके करोडो लोग जिस 
दयनीय दक्षामे पड़े हुए है उसका ध्यान रखते हुए देशमक्तिके भावोसे प्रेरित होकर 
उसे चलायेगे। 

भें एक बात और कहकर समाप्त करूँगा। यह देखते हुए कि काग्रेसके विचारसे 
यह सघ-त्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय ---आप इसे दोमे से जो भी नाम दें-- 
देशका सबसे ऊँचा न्‍्यायाधिकरण होगा, और अपने मामले लेकर भारतका कोई भी 
निवासी उससे आगे नहीं जा सकता, मेरी रायमे उसका अधिकारु/क्षेत्र भी अपरिमित 
होगा। जहाँतक सधीय मामलोका सम्बन्ध है, उसका अधिकारक्षेत्र, देशी नरेश जितना 
चाहेगे, उसी सीमातक जायेगा। परन्तु में यह खयाल कभी नहीं कर सकता कि 
इमारे यहाँ दो सुप्रीम कोर्ट रहे--एक तो केवछ सघ-कानूनोंके लिए और दूसरा 


संघ-सरचनाके कुछ समितिकी बैठककी का्येवाहीके कुछ अश २४३ 


उन अन्य सब बातोके लिए जो सघ-प्रशासन या सघ-सरकारके अन्तर्गत न आती 
हो। इस समय जैसी बाते हो रही है उससे मुझे छगता है कि सघ-सरकार कमसे- 
कम विषयोसे ताल्छुक रखेगी और अधिक महत्त्वपूर्ण बाते सघ-शासनसे बाहर रहेगी। 
सघ-शासनसे बाहरकी बातोपर यदि यह सर्वोच्च न्यायालय फैसला नहीं देगा तो और 
कौन देगा? इसलिए इस सर्वोच्च न्यायाठ्य अथवा सघ न्यायालूयका दोहरा अधि- 
कार होगा और यदि आवश्यकता हो तो तिहरा भी। जितनी अधिक शक्ति हम 
इस सघ-न्यायारूयको देंगे, में समझता हूँ इसके प्रति उतने ही अधिक विश्वासका 
सचार हम ससारमे तथा स्वय अपने राष्ट्रम कर सकेगे। 

मुझे खेद है कि मैने परिषद्का इतना अधिक बहुमूल्य समय लिया, परन्तु मैने 
अनुभव किया कि सर्वोच्च न्‍्यायारूयके प्रइनपर बोलनेकी अनिच्छा रखते हुए भी मे 
उन विचारोको आपके सामने रख दूँ जो हम काग्रेस-जनोमे से बहुत-से लोग वर्षोंसे रखते 
चले आये है और जिनको हम, यदि हमारा बस चले तो भारतके एक कोनेसे दूसरे 
कोनेतक फैलाना चाहेगे। में जानता हूँ कि मुझे किन कठिनाइयोका सामना करना 
पड रहा है। लगभग सारे प्रसिद्ध वकील मेरे खिलाफ है, और जहाँतक इस न्याया- 
लयकी तनख्वाहों तथा अधिकारोका सवाल है, शायद देशी नरेश भी मेरे विरोधी 
है। छेकिन सघ-न्यायालयसे सम्बन्धित बातोके बारेमे काग्रेसके तथा अपने दुढ विचारो- 
को यदि में आपके सामने न रखता तो काग्रेसके प्रति तथा आपके प्रति भी अपने 
कत्तेव्यसे विमुख हुआ माना जाता। 


जध्यक्ष : हम इस बातके लिए महात्मा गांधीके बहुत आभारी हे कि उन्होंने 
बहुत साफ शब्दोंमें अत्यन्त निर्भीकतापूर्वकक अपना विचार व्यकत किया। हम यहाँ 
परस्पर विचारोंका आदान-प्रदान करने और उनके सम्बन्धर्में दी गई दल्ीलोंको सुननेके 
लिए हो एकत्र हुए हे, परिषदृका उद्देश्य यही है। मे उनसे यह कहनेकी इजाजत 
चाहूँगा कि जब आप जानते हे कि कोई क्‍या चाहता है तभी आप उसको सन्‍्तोष 
देनेकी पूरी कोशिश कर सकते हे और निस्सन्देह, वह भी आपको सन्‍्तोष देनेकी 
पूरी कोशिश करेगा। कठिनाई तो उस आदमीके साथ सुलरूहको बातचीत करनेमें होती 
है जो यही नहों जानता कि वह क्‍या चाहता है। ओ्री गांधीने इस प्रकार अपने 
विचार हमारे सामने रखे, इसके लिए से उनका बहुत आभारी हूं। मेरी इच्छा बरा- 
बर यही रहेगी कि से उन्तको भाँगोंको, बल्कि वास्तवमें सबकी साँगोंको, पूरा करनेकी 
कोशिश करूँ और उसके लिए जहाँतक जाना सम्भव हो, जाओं। मुझे पूरा बिव्वास 
है कि संघ-संरचना समितिकी पूरी कार्यवाहोके दौरान यह भावना बनी रहेगी। फिल- 
हाल में श्री गांधीको इसके लिए व्यक्तिगत रूपसे धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस 
विदयमें अपने विचार इतने साफ दब्दोमें और ऐसी निर्मोकतासे व्यक्त किये। 

ओ जिन्लाः महात्मा गांधीनें मेरी कही बातका एक बार उल्लेख किम्रा था। 
से उसे समझ नहीं पाया। 


रेड सम्पूर्ण गाघी वाइमय 


श्री ग्राधी . क्या नतीजा होगा, यह बताकर आपने डा० अम्बेडकरको घर्मंसकटमें 
डाल दिया था और उनके भनमे अपनी ही कही बातोके स्वाभाविक परिणामोके बारेमे 
आहदका पैदा हो गई थी। इसलिए मैने आपके नामका उल्लेख किया और कहा 
कि अगर भारतको दो हिस्सोमे बाँट दिया जाता है जिनमे से एकका शासन ताजकी 
ओरसे किया जायेगा और दूसरेपर खुद भारतका शासन रहेगा तो हमारे दो पाटोके 
बीच पड जानेकी सम्भावना है। 
भी जिन्ना: भेने कोई सत तो व्यक्त किया नहीं था। 
श्री गाधी' हाँ, यह तो में जानता हूँ कि आपने कोई मत व्यक्त नही किया | 
रेकिन आपने ऐसा कहा कि “मै मानता हैँ, प्रतिरक्षा ताजके मातहत है। ” 
श्री जिन्ना: मेने यह नहीं कहा कि “मे भानता हैं।” सेने यह कहा था कि 
जहाँतक संघ-संरचना समितिको रिपोर्ट जाती है, ऐसा समझा जाता है कि प्रतिरक्षा 
ताजके भातहत है। मेने कोई मत व्यक्त नहीं किया। 
श्री गाधी * हाँ, यह ठीक है। 
[अग्रेजीसे 
इंडियन राउप्ड टेबल कांफरेंस (सेकेण्ड सेशन) : प्रोसीडिंग्स ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर 
फसिटी ऐण्ड साइनॉरिटीज कमिटी, खण्ड १, पृष्ठ २६७-६८ 


१४७. भाषण: विद्याथियोंकी सभामें' 


ईटन 
'[२३ अक्टूबर, १९३१] ' 


इग्लैडमे आपका स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। आपमे से कुछ लोग भविष्यमे प्रधान 
मनन्‍्त्री और सेनापति बनेंगे, और अभी जबकि आपके चरित्रका निर्माण हो रह है 
इसलिए आपके हृदयमे प्रवेश करना आसान है, और में आपके हृदयमें प्रवेश करनेकों 
उत्सुक हूँ। में आपके सामने, परम्परासे आपको जिस झूठे इतिहासकी शिक्षा दा 
रही है, उससे भिन्न कुछ तथ्य रखना चाहूँगा। उच्चाधिकारियोमे मुझे अज्ञान देखनेको 
मिलता है। मेरा मतरूब ज्ञानके अभावसे नहीं है, बल्कि यह है कि उनका ज्ञान 
गरुत तथ्योपर आधारित है, और चूंकि में आपको साम्राज्य-निर्माताओके रूपमे नहीं, 
बल्कि एक ऐसे राष्ट्रके सदस्योंके रूपमे देखता हूँ जो दूसरे राष्ट्रोका शोषण करना 
छोड चुका होगा और शस्त्र-बल नहीं बल्कि नैतिक बलके जोरपर विद्व-शान्तिका 


१. महादेव देसाईकी रिपोर्ट “इंटन और मॉक्सफोड्ेमें सप्ताह्मन्त: भावी साम्राज्य-निर्माताओोंके 


बीच”से उद्धत्त। 
२५ कद ने अपनी ढायरीमें छिखा दे कि वे श्सी तारीखको रातमें इंटन गये और थुक्केकि सामने 
| 


भाषण : विद्याधियोकी सभामें २४५ 


सरक्षक बन चुका होगा, इसलिए में आपके सामने सच्चे तथ्य रखना चाहता हूँ। 
तो इसी सन्दर्भमे में आपको पहले यह बताता हूँ कि कमसे-कम जहाँतक मेरा सम्बन्ध 
है, हिन्दू पक्ष-जेसी ' कोई चीज नही है, क्योंकि अपने देशकी आजादीके मामलेमे में 
उससे अधिक हिन्दू नहीं हूँ जितने कि आप है। हिन्दू पक्ष है जरूर, लेकिन उसे 
हिन्दू महासभाके प्रतिनिधि पेश कर रहे है, जो हिन्दुओंका प्रतिनिधित्व करनेका दावा 
करते है, लेकिन मेरे विचारसे वास्तवमे उनका प्रतिनिधित्व नही करते। वे समस्याका 
राष्ट्रीय समाधान' चाहते है, छेकिन इसलिए नही कि वे राष्ट्रवादी है, बल्कि इसलिए 
कि यह बात उनके अनुकूल पडती है। इसे मै विनाशकारी चाल' कहता हूँ और 
चूंकि वे एक बड़े बहुमतका प्रतिनिधित्व करते है, इसलिए उनसे में अनुनय-विनय कर 
रहा हूँ कि वे छोटे समुदायोको, जो-कुछ वे चाहते है, वह सब देनेको आगे आये और 
फिर देखें कि वातावरण किस प्रकार बात-की-बातमे साफ हो जाता है। हिन्दुओंका 
विशाल समुदाय क्या महसूस करता है और कया चाहता है, यह कोई नही जानता, 
लेकिन चूंकि में इतने वर्षोसे उनके बीच घूमते 'रहनेका दावा करता हूँ, इसलिए 
में समझता हूँ कि वे इन छोटी-मोटी निरर्थंक चीजोकी परवाह नहीं करते, 
विधानसभाकी सीटो और. प्रशासनिक पदोके रूपमे मिलनेवाल्ले टुकडोके सवालको लेकर 
वे तनिक भी चिन्तित नही है। साम्प्रदायिकताका यह हौआ मुख्यत शहरोतक ही 
सीमित है और ये शहर भारत नही है। थे तो लन्दन तथा अन्य पश्चिमी नगरोके 
ऐसे प्रतिरूप-मात्र है जो जाने-अनजाने गाँवोंको चूसते है और इस्लैडफके कमीशन 
एजेटोकी तरह काम करके उनके छोषणमे आपके साझेदार बनते है। भारतकी आजादीके 
उस बडे मसलेके सामने, जिससे ब्रिटिश मन्त्रिगण अपनी आँखे चुरा रहे है, यह 
साम्प्रदायिक प्रइन कुछ भी नही है। मन्त्रिगण भूल जाते है कि असन्तुष्ट और विद्रोही 
भारतको वे ज्यादा दिनोतक अपने शिकजेमें नहीं रख सकते। यह सच है कि हमारा 
विद्रोह अहिंसात्मक है, लेकिन फिर भी यह विद्रोह तो है ही। यहाँ कुछ समयसे 
जो रोग भारतीय समाजको खोखला बनाता जा रहा है, भारतकी आजादीका सवाल 
उससे ज्यादा भहत्त्वपूणं और ध्यान देने योग्य है, और अगर सविधानके प्रइनका 
सनन्‍्तोपजनक समाधान हो जाता है तो साम्प्रदायिक समस्या तत्काल मिट जायेगी। 
ज्यों ही विदेशी शासनरूपी पच्चर देशके अगसे बाहर निकाला जायेगा, परस्पर विभक्‍त 
समुदाय निश्चय ही अपने-आप आपसमे जुड जायेगे। इसलिए हिन्दू पक्ष-जैसी कोई 
चीज है ही नहीं और अगर है तो उसे त्याग देना चाहिए। इस प्रदनका अगर आप 
अध्ययन करेगे तो आप पायेगे कि इसमे तो कुछ है ही नही और जब उसकी चिढ 
पैदा करनेवाली तफसीलोपर गौर करेगे तो बहुत सम्भव है कि आप हमारे बारेमे 
ऐसा समझने हरंगेंगे कि ये छोग तो टेम्स नदीमें डूब मरने लायक है। 

आप मेरी इस बातको परम सत्य माने कि साम्प्रदायिक प्रइनका कोई भहृत्त्व 
नहीं है और इसपर आपको परेशान होनेकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 


१. गाधीजी से कद्दा गया था कि जिस प्रकार शौकतभलीने मुसल्मानोंका पक्ष प्रस्तुत किया था, उ्सी 
प्रकार वे भी दिन्दुओंका पक्ष पेश करें। 


रश्४६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


इतिहासका अध्ययन करना चाहे तो इस महत्तर प्रइनका अध्ययन करे कि करोड़ों 
लोगोने अहिंसाकों अपनानेका निश्चय कंसे किया और किस श्र॒कार उसका दृढ्तासे 
पालन किया। मनुष्यका अध्ययन उसके पश्ु-स्वभावकों ध्यानमें रखकर न करे, उसको 
पणु-ससारके नियमोका पालन करनेवाला प्राणी मातकर न करे, वल्कि उसका अध्य- 
यन उस समस्त गरिमाके धारकके रूपमे करे जो मानवताकी शोभा है। जो साम्प्र- 
दायिक झग्रडोमों लगे हुए हे वे तो किसी पागलढखानेके निवासियो-जैसे हैं। आप इस 
बातका अध्ययन करे कि मनुष्य किसीको तनिक भी कष्ट पहुँचाये विना कैसे अपने 
देशकी आजादीके लिए अपने प्राणोकी बलि चढा देता है। मनुष्यका अध्ययन उसके 
गरिमामय रूपमे करे, अपने उच्चतर स्वभावके नियमो, प्रेमके नियमोपर चलनेवाले 
सनुप्यके रूपमें करे, ताकि बड़े होकर आप अपनी विरासतकों बेहतर बना सके। 
आपका राष्ट्र हमारे राष्ट्रपर शासन करता है, इसमे आपके लिए गौरवकी कोई वात 
नहीं हो सकती। किसीने भी अपने-आपको वेडियोमें डाले विना किसी गुरामकों 
बेडीमे नहीं डाला है। कोई भी राष्ट्र खुद पराधीन हुए बिना किसी दूसरे राष्ट्रको 
पराधीन नहीं रख पाया है। आज इग्लैंड और भारतके वीच जो सम्बन्ध है, वह 
अत्यन्त पापमय, अत्यन्त अस्वाभाविक सम्वन्ध है, और मैं आपसे अपने उद्देश्यकी सफ- 
लरूताके लिए आशीर्वाद देनेको इसलिए कहता हूँ कि हम स्वभावत. उस स्वतन्त्रताके 
पात्र है जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमने जो तपस्याकी है, जो कष्ट 
सहे है, उतके कारण तो इसपर हमारा दोहरा अधिकार हो जाता है। में चाहता 
हूँ कि वडे होकर आप अपने राष्ट्रकी कीतिमे कुछ ऐसा योगदान करे जैसा अवतक 
किसीने नहीं किया है। इसका तरीका यह है कि आप इसे शोपषणके पापसे मुक्त 
करके मानवताकी प्रगतिमे हाथ बेंठायें। 

दूसरा सवाल यह था कि अंग्रेजोंके भारतसे चले जानेके बाद वह अपने लोभो 
लटेरे राजाओकी समस्यासे कैसे निवटेगा? गांधीजी ने युवकोंको आइवस्त करते हुए 
कहा कि इन राजाओसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन अयर उनपर पागलूपन कह 
हुआ तो अंग्रेजोकी बनिस्वत उनसे निवटना कहीं ज्यादा आसान काम होगा का बसे तो 
अपनी कमजोरीके कारण ही कोई शरारत करनेको हिम्मत नहीं करेगे। गाँवीजी मे 
यह आइवासन भी दिया कि भारतका गौरब अंग्रेजोको वहंसे निकारू आहुर करें 
नहीं, बल्कि उन्हे शोवकोंके बजाम ऐसे मित्र बनाकर अपने महाँ कायल एतसत होगा 
जो जरूरत पड़नेपर भारतके सम्भानकी रक्षा करेंगे। 

[अग्नेजीसे ] 
यंग इंडिया, १२-११-१९३१ 


१४८. मिर्जा इस्माइलको लिखा पूर्जा 


है। २३ अक्टूबर, १९३१ या उसके परचात्‌ | 
अगर इस सवालका कोई सन्‍्तोषजनक हल निकल सके तो यह बहुत बडी 


बात होगी। 
मो० क० गाँ० 
अग्नेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २१८८-९) से। 


१४९. भाषण : भारतीय मजलिसमें* 


आऑकक्‍्सफोर्ड 

२४ अक्टूबर, १९३१ 

मुसलमान और सिख, ये सब तो बहुत सगठित है। लेकिन अस्पृश्योके साथ 

ऐसी बात नहीं है। उनमे राजनीतिक जागृति बहुत कम आईं है, और उनके साथ 
इतना बुरा व्यवहार किया जाता है कि में उन्हे खुद उन्हीसे बचाना चाहता हूँ। 
अगर उन्हे पृथक्‌ निर्वाचन-मण्डल प्राप्त हो जाये तो गाँवोमे, जो हिन्दू कट्टरपथिताके 
गढ़ है, उनकी जिन्दगी दूृभर हो जायेगी। युगोसे अस्पृश्योकी उपेक्षा क़रते आनेका 
प्रायश्चित्त तो उच्चवर्गीय हिन्दुओको करना है। यह प्रायक्चित्त सक्रिय समाज-सुधारके 
द्वारा और सेवाके बलूपर अस्पृश्योके जीवनकों अधिक सह्य बनाकर किया जा सकता 
है। लेकिन इसका तरीका उनके लिए पृथक्‌ निर्वाचक-मण्डलकी माँग करना 
नही है। उनको पृथक्‌ निर्वाचक-मण्डल देकर तो आप अस्पृश्यों और कट्टरपथियोमे 
वेर-वैमनस्यका बीज बो देगे। आपको यह समझ लेना चाहिए कि मै केवल मुसलू- 
मानो और सिखोके सम्बन्धमे ही, एक अनिवाय॑ बुराईके रूपमें, विशेष प्रतिनिधित्वके 
प्रस्तावको बरदाइत कर सकता हूँ। मेरा निश्चित मत है कि अस्पृश्योके लिए पृथक्‌ 


१. यह मिर्जा शस्माइलके २३ अक्‍्टूबरके पत्रपर छिखा गया था। अपने पत्रमें सर मिर्जा शरमाइरुने 
छिद्धा या: “ पिछली रात में आगाखाँसे मिछा। उन्होंने कहा कि वे सोमवारकों मुसल्मानेकि प्रतिनिधि- 
भण्डलते मिलकर उनके सामने इस मामढेकी चर्चा करेंगे और इसपर उनके क्या विचार है, यद्द मुझे 
सूचित कर देंगे। . . . में इस सानन्धमें आशान्वित हूँ कि इस उलझे सवालका कोई सन्तोषणनक 
समाधान शायद जर्दी दी निकल भायेगा।” 

२. महादेव देसाईकी रिपोर्ट “इंटन और भॉक्सफोडेमें सप्ताहमन्त भावी साप्ताज्य-निर्माताोंके बीच?” 
से उद्धृत। देसाई कहते दे कि अन्य अवसरोंपर गाधीजी ने इस विपषपर जो बातें कहीं, उनके भाषारपर 
इस रिपोटको परिवणित कर दिंधा गया दे। 


२४८ सम्पूर्ण गाधी वाड्मय 


निर्वाचक-मण्डलका सुझाव इस शैतान सरकारकी नई कारस्तानी है। आवश्यकता 
सिर्फ इस बातकी है कि उनके नाम मतदाता-सूचीमे दर्ज कर लिये जाये और सवि- 
धानमें उनके लिए मूलभूत अधिकारोकी व्यवस्था कर दी जाये। अगर उनके साथ 
अन्यायपूर्ण व्यवहार हो और उनके प्रतिनिधिको जान-बूझकर न चुना जाये तो उन्हें 
विशेष चुनाव न्‍्यायाधिकरणके पास जानेका अधिकार होगा, जो उन्हें पूरा सरक्षण 
प्रदान करेगा। इन न्यायाधिकरणोको चुने हुए उम्मीदवारका चुनाव रद करके जिसे 
ने चुना गया हो, उसे विधान-सभामे स्थान देनेका अधिकार होना चाहिए। 

अस्पृश्योको पृथक निर्वाचन-मण्डल' देनेका मतलूब उनकी बेडीकों स्थायी वना 
देना होगा। पुथक्‌ निर्वाचक-मण्डल मिर जानेपर भी मुसलमान तो सदा मुसलमान 
ही रहेगे। इसी प्रकार क्या आप यह चाहते है कि अस्पृश्य सदा अस्पृश्य ही बने 
रहे ? पृथक निवचिन-मण्डलः अस्पृश्योके इस कलरूकको स्थायी रूप दे देगे। आवश्यकता 
इस बातकी है कि अस्पृश्यताका मूलोच्छेद कर दिया जाये और जिस क्षण आप वैसा 
कर देंगे, उसी क्षण दम्भी “उच्च” वर्गवालोने एक “निम्त' वर्गंपर जो निर्योग्यताएँ 
लगा रखी है वे नष्ट हो जायेंगी। जब आप उस निर्योग्यताकों मिटा देंगे तो फिर 
पृथक्‌ निर्वाचन-मण्डल किसको देंगे? आप यूरोपके इतिहासपर गौर कीजिए। क्या 
यहाँ मजदूरों अथवा स्त्रियोके लिए पृथक्‌ निर्वाचन-मण्डलकी व्यवस्था है” अस्पृष्यो 
को वयस्क मताधिकार देकर आप उन्हे पूरी सुरक्षा प्रदान कर देगे। कट्टरपथी 
हिन्दुओको भी उनके पास उनसे वोट माँगने जाना पडेगा। 

आप पूछते है कि फिर उनके प्रतिनिधि डॉ० अम्बेडकर उनके लिए पृथक्‌ 
निर्वाचन-मण्डलकी माँग क्‍यों करते है। डॉ० अम्बेडकरके प्रति मेरे मनमें बडा सम्मान 
है। उन्हें कटु होनेका पूरा अधिकार है। अगर वे हमारा सर नहीं फोड देते तो 
इसीको उनका बहुत बडा आत्मसयम मानना चाहिएं। आज उनका मन आशकाओसे 
इतना भरा हुआ है कि वे और-कोई चीज देख ही नहीं सकते। उन्हे प्रत्येक हिन्दू 
अस्पृश्योका पक्का विरोधी दिखाई देता है और ऐसा दिखाई देना सर्वेथा स्वाभाविक 
है। मेरे दक्षिण आफ्रिका श्रवास-कालके प्रारम्भिक दिनोमे मुझपर भी यही गुजरी। 
वहाँ मैं जहाँ-कहीं भी जाता था, यूरोपीय छोग मेरे पीछे पढे रहते थे। अपना 
क्रोध प्रकट करना उनके लिए बिलकुल स्वाभाविक है। लेकिन वे जिस पृथक 
निर्वाचन-मण्डलके लिए प्रयत्नशील है, उससे उन्हे समाज-सुधारके क्षेत्रमे जो-कुछ 
मिलना चाहिए वह नहीं मिल सकेगा। हो सकता है, उससे खुद उन्हें सत्ता और 
पद मिल जाये, लेकिन अस्पृष्योकी कोई भलाई नहीं होनेवाली है। यह सब मे 
प्रमाणपूर्वक कह सकता हूँ, क्योकि में इतने वर्षोसे उनके सुख-ढु खका साझीदार 
बनकर उनके बीच रहता आ रहा हूँ। | 

प्र० : क्या आप इंग्लैडकी नेकनीयतीमें अब भी विश्वास रखते है! ॥॒ 

उ० * जिस हदतक मैं मानव-स्वभावकी नेकनीयतीमे विश्वास रखता हूं, उस 
हृदतक इग्लैडकी नेकनीयतीमे भी मेरा विश्वास है। में मानता हूँ कि कुछ ला 
मानव-जातिकी प्रवृत्ति हमें गिरानेकी नहीं; बल्कि उठानेकी है। यह अनजान किन्तु 


भाषण : भारतीय मजलिसमे २४९ 


निरिचत तौरपर काम करनेवाले प्रेमके नियमका परिणाम है। मातव-जातिका अस्तित्व 
आज भी कायम है, यह तथ्य इस बातका द्योतक है कि जोडनेवाली शक्ति अछूग 
करनेवाली शक्तिसे बडी है, केन्द्रीकरणकी शक्ति केन्द्रापपारी शक्तिसे कही जबरदस्त 
है। और चूँकि मै केवल प्रेमका काव्य ही जानता हूँ, इसलिए आपको इसपर कोई 
आदइचर्य नहीं होना चाहिए कि मैं अग्रेजोका विश्वास करता हूँ। मैं अकसर कदु हो 
उठा हूँ और अकसर मैने अपने मनमें कहा है ' “इस छद्मावरणका अन्त कब होगा 
कब ये लोग गरीबोका झोषण करना बन्द करेगे?” तब अनायास ही मेरे मनसे यह 
उत्तर निकलता है: “इन्हे रोमसे यही चीज तो विरासतमे मिली है।” मुझे तो 
भपने आचरणका नियमन प्रेमके नियमके अनुसार ही करना है और यह आशा और 
अपेक्षा रखनी है कि अन्तत मैं अग्रेजोके स्वभावपर असर डाल सकूँगा। 


प्र०: भारतके ओद्योगीकरणके बारेमें आपका क्या विचार है? 


उ० * मुझे तो ऐसी आशका है कि उद्योगवाद मानव-जातिके लिए अभिज्ञाप 
सिद्ध होनेवाला है। एक राष्ट्र द्वारा दूसरेका शोबण संदा नहीं चल सकता। उद्योग- 
वाद तो पूरी तरह आपकी शोषणकी क्षमता, विदेशोमे आपके मालके लिए बाजार 
मिलने और प्रतिस्पधियोके अभावपर ही निर्भर है। चूँकि इग्लैडके लिए ये वाते दिन- 
ब-दिन कम होती जा रही है, इसलिए यहाँ बेरोजगारोकी सख्या हर रोज बढती जा 
रही है। भारतीयों हारा किया बहिष्कार तो एक बहुत ही हलका दण था। और 
अगर इग्लैडका यह हाल है तो भारत-जैसा विशाल देश औद्योगीकरणसे राभ उठानेकी 
आशा कंसे रख सकता है” सच तो यह है कि जिस दिन भारत दूसरे राष्ट्रोका 
शोषण करने रूगेगा --और अगर उसका ओऔद्योगीकरण होता है तो वह शोषण तो 
करेगा ही ---उस दिन वह दूसरे राष्ट्रोके लिए एक अभिशाप वन जायेगा, दुनियाके 
लिए एक विपत्ति बन जायेगा। फिर दूसरे राप्ट्रोके शोषणके लिए मुझे भारतके ओद्योगी- 
करणकी बात क्यो सोचनी चाहिए” क्‍या आप इस दु खद स्थितिको नही देखते कि हम 
३० करोड वेरोजगारोके लिए रोजगार जुटा सकते है, लेकिन इग्लैड अपने तीस राख 
लोगोके लिए भी कोई काम नही ूंढ सकता और आज इ्लैडके सामने ऐसी समस्या 
उपस्थित हो गई है कि जिसने वहाँके वडेसे-वडे बुद्धिमान छोगोकी बुद्धिकों भी चक्कर 
में डाछ. रखा है ? उद्योगवादका भविष्य अन्धकारमय है। अमेरिका, जापान, फ्रास और 
जमेनी इग्लैंडके सफल प्रतिस्पर्धी बनकर आगे आ गये है। भारतमें जो कुछ थोडी-सी 
मिले है, वे भी उसकी प्रतिस्पर्धी है, और जिस प्रकार भारतमें जागृति आईं है, उसी 
प्रकार दक्षिण आफ्रिकामें भी आयेगी, जो प्राकृतिक खनिज तथा मानव-शक्तिकी 
दृष्टिसि बहुत अधिक साधन-सम्पन्न है। जबरदस्त अग्नेज जाति आफ्रिकाकी जबरदस्त 
जातियोकी तुलनामे बौनी दिखाई देती है। आप कहेगे कि आखिरकार वे शरीफ 
जंगली ही तो है। वे शरीफ तो जरूर है, लेकिन जगली नहीं है और हो सकता 
है कि कुछ ही वर्षो पश्चिमी राष्ट्रोके व्यापारिक मालके लिए आफ़्रिकाके दरवाजे 
बन्द हो जाये। और अगर उद्योगका भविष्य पश्चिमके छिए अन्धकारमय है तो क्‍या 
भारतके लिए वह और भी अन्धकारमय नही होगा? 


२५० सम्पूर्ण गाधी वाहुमय 
प्र०: आई० सी० एस० के विषयमें आपका क्या विचार है? 


उ० . आई० सी० एस० वास्तवमे इडियन सिविल सविस नहीं, ई० सी० एस०, 
अर्थात्‌ इग्लिश सिविल सर्विस है। ऐसा मे यह जानते हुए कह रहा हूँ कि उसमें 
कुछ भारतीय भी है। जबतक भारत पराधीन राष्ट्र है तबतक इग्लैडके हितोकी सेवा 
करनेके अलावा वे कुछ कर ही नहीं सकते। लेकित मान लीजिए भारत आजादी 
हासिल कर लेता है और सुयोग्य अग्रेज भारतकी सेवा करनेकी तत्परता बताते है, 
उस हालतमे वे सच्चे राष्ट्रीय सेवक होगे। आज तो आई० सी० एस० के नामपर 
वे शोषक सरकारकी ही सेवा करते है। स्वतन्त्र भारतमे अग्नेज या तो साहसिक 
वृत्तिसे प्रेरित होकर या प्रायश्चित्त करनेके भावसे जायेगे और इसलिए मोदी-मोटी 
तनख्वाहे लेकर गरीब भारतपर बोझ बनने तथा जैसी फिजूलखर्ची वे इग्लैडमे भी 
नही करते वैसी फिजूलखर्ची करके रहने और यहाँतक कि इग्लैडकी आबोहवा भी 
वहाँ पैदा करनेके बजाय वे थोडा-सा वेतन लेकर खुशी-खुशी काम करेगे और वहाँकी 
जलवायुकी कठोरताकों सहेगे। हम उन्हे सम्मानित सहयोगियोकी तरह रखेगे, लेकिन 
अगर हमपर अपना प्रभुत्व जमाने और एक उच्चतर जातिकी तरह वरताव करनेकी 
हलकी-सी इच्छा भी उनमें होगी तो हमे उनकी जरूरत नहीं है। 

प्र० : आपका सतलब यह है कि आप लोग पूरी तरहसे स्वतन्त्रता प्राप्त 
करनेके योग्य है? 

उ० . अगर नही है तो योग्य वननेकी कोशिश करेगे। लेकिन यहाँ योग्यताका 
सवाल तो उठता ही नहीं। इसका सीधा-सादा कारण यह है कि जिन्होने हमसे हमारी 
स्वतन्त्रता छीनी है उन्हे हमको वह वापस देनी है। मान छीजिए कि आपकी अपने 
किये पर पश्चात्ताप होता है, तो उस पर्चात्तापकों व्यक्त करनेका तरीका तो यही 
है कि हमे आप अपने भाग्यके भरोसे छोड दे। 


प्र०: लेकिन औपनिवेशिक स्वराज्य क्यों नहीं? बात यह है कि अंग्रेज यह तो 
समझते हे कि औपनिवेशिक स्व॒राज्यका मतलब क्‍या है। लेकिन वे यह नहीं जानते 
कि साझेदारी क्या चीज है, जबकि औपनिवेश्षिक स्वराज्य बहुत-अुछ वही चोज है जो 
आप चाहते है । अगर यह विया जाता है तो जिस प्रकार आयरलंण्डवासियोने स्वेच्छासे 
स्वतन्त्र राज्य (फ्री स्टेट) का दर्जा स्वीकार किया उसी तरह आप भी इसे क्‍यों नहीं 
स्वीकार कर छेते? क्‍या आपकी साझ्षेदारीका इससे कोई ज्यादा मतलब है रे 
उ० . पहले आप मेरे सामने अपना पक्ष रखिए, उसमे जो-कुछ है, उसकी जाँच 
करने दीजिए तब अगर मुझे आपके द्वारा प्रस्तुत औपनिवेशिक स्वराज्य ६! स्वराज्य- 
जैसा ही लगेगा तो उसे मै तत्काल स्वीकार कर झूँगा। लेकिन इसे ब्िद्ध हा 
दायित्व तो मैं उनपर ही डालूँगा जो कहते है कि आऔपनिवेशिक स्वराज्य भी वही 
चीज है जो पूर्ण स्वराज्य है। 
[ अग्नेजीसे ] 
यंग इंडिया, १२-११-१९३१ 


१५०. बातचीत: ऑक्सफोडंसे' 


ऑवक्सफोर्ड 
२४ अक्टूबर, १९३१ 


सर गिलबर्ट मरेका . . « विचार था कि अहिसक कान्ति और राष्ट्रीयता बहुत 
भयंकर रूप धारण कर रही हे और इस चीजको लेकर वे बहुत परेशान रूग रहे 
थे। उन्होंने कहा, “आज तो आपके साथ मेरा भरी विन्टटन चचिलसे भी अधिक 
मतभेद है।” 

गांधीजी ने कहा: 

आप सम्यताकी रक्षा करनेके लिए राष्ट्रोक वीच सहयोग चाहते है। में भी 
यही चाहता हूँ, लेकिन सहयोगकी एक पूर्वद़््त यह है कि परस्पर सहयोग करने 
योग्य राष्ट्र स्वतन्त्र हो। अगर मुझे शान्ति और सदूभावना पैदा करनी है या उसकी 
पुन.प्रतिष्या करनी है और उसमे पडनेवाले विध्नोको रोकना है तो मुझमें वेसा 
करनेकी सामथ्यं होनी चाहिए और जब-तक मेरे देशको स्वतन्त्रता नहीं मिल' जाती 
तबतक में वेसा नहीं कर सकता। अभी इस समय तो शान्तिकी प्रतिष्ठापनाम भारत- 
का योगदान उसका यह स्वतत्रता-आन्दोलन ही है। कारण, जवतक भारत एक पराधीन 
राष्ट्र है तबतक केवल उसीसे शान्तिकों खतरा नहीं है, बल्कि उसका शोषण करने- 
वाले इग्लैडसे भी खतरा है। दूसरे देश इग्लैडकी साम्राज्यवादी नीति और उसके 
द्वारा अन्य राष्ट्रोका झोषण भले ही बरदाइत कर ले, लेकिन निदचय ही उन्हे यह 
अच्छा नही छग॒ता, और वे इग्लैडकों दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक खतरनाक बनते जानेसे 
रोकनेके लिए खुशी-खुशी सहायता देगे। बेशक आप यह कह सकते है कि भारत 
खुद भी तो स्वतन्त्र होकर एक खतरा बन सकता है। लेकिन हमे यह मानना 
चाहिए कि अगर वह अहिसाके बलपर स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेगा तो उसके परिणाम- 
स्वरूप और फिर शोषणका शिकार होनेके नाते उसे जो कटु अनुभव हुए है उनके 
कारण वह अहिंसाके सिद्धान्तका ठीक पालन करेगा। 

मेरे क्रान्तिकी भाषामे बोलनेके सम्बन्धम जो आपत्ति की जाती है उसका उत्तर, 
राष्ट्रीयताके सम्बन्ध पहले ही जो-कुछ कह चुका हूँ, उससे बहुत हृदतक मिल जाता 
है। लेकिन मेरे आन्दोलनके साथ एक बहुत बडी शर्त जुडी हुई है और वही परेशानी 
का भी कारण है। बेशक, आप ऐसा कह सकते है कि अहिसात्मक विद्रोह तो हो ही 
नही सकता और न इतिहासमे इसका कही उदाहरण मिलता है। लेकिन मेरा कहना 


१. महादेव देसाईंकी रिपोट “इंटन भौर मॉक्सफोडमें सप्ताह्मन्त : भावी साम्राज्य-निर्माताओोके 
वोच ” से उद्धृत। बातचीतमें डॉ० गिलबर्ट मरे, ढों० गिलबट स्छेटर, प्रो० रेजिनारड बूपलेण्ड और डॉ० 
दत्त शामिल भे। 


२५२ सम्पूर्ण गाधी वाड्मय 


है कि मेरी आकाक्षा वही उदाहरण कायम करनेकी है और मेरा स्वप्न यही है कि 
मेरा देश अहिसाके द्वारा अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करे। और मैं सारी दुनियाके सामने 
इस बातको बार-बार दोहराना चाहूंगा कि अहिसाकी कौसमतपर में अपने देशकी 
आजादी नहीं खरीदूँगा। अहिंसाके साथ में इतने पूर्ण रूपसे बँधा हुआ हुँ कि उससे 
रत-मात्र भी विचलित होनेकी अपेक्षा में आत्महत्या कर छेना ज्यादा पसन्द कखरूँगा। 
इस सम्बन्धर्म मैने सत्यका उल्लेख नहीं किया है, जिसका कारण सिर्फ यह है कि 
अहिंसाके अछावा और किसी माध्यमसे सत्यकी अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। इस- 
लिए अगर आप मेरी इस अवधारणाको स्वीकार कर छेते है तो फिर मेरी स्थितिमे 
कहीं कोई दोष नहीं रह जाता। . « « 
आपका यह कहना उचित हो सकता है कि मुझे समल-सेमरछूकर चलना चाहिए, 
छेकिन अगर आप मूलभूत बातोपर ही प्रहार करे तब तो आपको मुझे कायल करना 
होगा कि आपका यह रवैया सही है। और मैं आपको यह बता दूँ कि राष्ट्रीयतासे 
भी बहिष्कारका कोई सम्बन्ध न हो, ऐसा सर्वेथा सम्भव है। यह विश्युद्ध सुघारका भी 
सवार हो सकता है, क्योकि बहुत राष्ट्रवादी हुए बिना भी हम आपका केंपड[ ने 
खरीदकर अपनी जरूरतका कपडा /स्वयं वना सकते है। सुधारक बराबर प्रतीक्षा नहीं 
कर सकता । अगर वह अपने विश्वासपर अमल नहीं करता तो वह सुधारक है ही नही ! 
या तो वह बहुत जल्दबाज होगा या बहुत आशकित अथवा बहुत चुस्त। फिर इस 
मामलेमे उसे सलाह कौन देगा या उसे अपनी गति निर्धारित करनेके लिए बेरोमीटर 
कौन देगा? सुधारक तो अपनी प्रद्षिक्षित अन्तरात्मासे ही निर्देश ले' सकता है, 
और उससे निर्देश लेते हुए उसे सत्य और अहिंसा-रूपी ढालपर भरोसा करके तमाम 
खतरे उठानेके लिए तैयार रहना होगा। सुधारक इससे भिन्न कुछ नहीं कर सकता। 
प्र० : स्वशासनका कठिन कार्य अपने हाथोंमें लेनेके लिए क्या भारत कुछ समय 
प्रतीक्षा नहीं करेगा? अगर हम अपने सिपाही वहाँ भेजते है तो हमें उनकी जानके 
लिए जिस्मेदार होना होगा और इसलिए जल्दीसे-जल्दी भारतीय सेना तैयार कर 
हेना क्या आपके लिए ज्यादा अच्छा न होगा? पिछले वर्ष भुसलसानोने एक स्वरसे 
कहा कि वे केसमें दायित्व नहीं चाहते। हम निर्णय का 5 
उ० * इसका मतलूव यह कि आप हमपर विश्वास करनेको तैयार नहीं है। 
ठीक, तो मैं कहता हूँ कि आप हमें भूल करनेकी स्वतन्त्रता दीजिए। अगर हम ४२० 
कारोबार आज नहीं सँभाक सकते तो यह कौन बतायेगा कि हम उसे सभाह हक 
कब होगे? में नहीं चाहता कि गतिका विश्चय आप करे। जाने-अनजाने कम 
विधाताकी हैसियत अख्तियार कर हछेते है। में आपसे उस उच्चासनसे का 
नीचे उतरनेको कहता हूँ। हमे आप अपने भरोसे छोड दीजिए। ३22४] दा 
कि आज जो-कुछ हो रहा है, एक पूरा का प्रकार एक छोट- 
कदमोपर पडा है, तब उससे भी कुछ बुरा होनेकी 
और कर सिपाहियोकी जानोंके लिए जिम्मेदार होनेकी क्‍या बात के 
६ सेनामें भरती होनेकी सूचना जा 
है? अगर में सभी विदेशियोके लिए भारतकी सेनामे 


बातचीत : ऑक्सफोडंमे श्५३ 


करता हूँ और अगर कुछ अग्नेज भी सेनामे भरती हो जाते है तो क्या आप उन्हें 
रोक लछेगे ? अगर वे भरती होगे तो उनकी जानके लिए जिम्मेदार हमे होना चाहिए --- 
उसी प्रकार जिस प्रकार कोई और सरकार, जिसकी वे सेवा करेगे, जिम्मेदार 
होगी। निस्सन्देह स्वशासनकी कुजी सेनापर अपना नियन्त्रण है। 

जहाँतक सर्वेसम्मत माँगका सम्बन्ध है, मुझे फिर वही बात कहनी होगी णो में 
पहले भी कई वार कह चुका हूँ --अर्थात्‌ यह कि ऐसी परिषद्से स्वंसम्मत माँगकी 
आशा ही नहीं रखी जा सकती जिसके सदस्य सरकार द्वारा जहाँ-तहाँसे उठाकर भर 
दिये गये हो। मेरा कहना यह है कि काग्रेस सबसे अधिक भारतीयोका प्रतिनिधित्व 
करती है। ब्रिटिश मन्त्री इस बातको जानते है। अगर वे इस बातको नही जानते 
तो मुझे स्वदेश वापस जाकर जितना सम्भव होगा उतना जबरदस्त छोकमत तैयार 
करना होगा। हमने प्राणोका मोह छोडकर एक लडाई लडी। एक अत्यन्त नेक 
अग्रेजने ' हमारी परीक्षा ली और पाया कि हम खोठे नहीं है। फलतः उन्होने जेलोंके 
दरवाजे खोल दिये और काग्रेससे गोलमेज परिषद्मे जानेका अनुरोध किया। हमारे 
बीच लम्बी बातचीत हुई, समझौतेके लिए सुदीर्घ वार्ताएँ हुईं। इस सबके दौरान 
हमने अधिकसे-अधिक धैर्यंसे काम लिया और अन्तमे एक समझोता हुआ जिसके 
तहत काग्रेस गोलमेज परिषद्‌ अपना प्रतिनिधि भेजनेपर सहमत हो गईं। मगर 
सरकारने इस समझोतेके पालनकी अपेक्षा उसका उल्लूधन ही ज्यादा किया। मै बडी 
हिचकिचाहटके बाद यहाँ आनेको राजी हुआ ---और किसी कारण नहीं तो कमसे-कम 
उस अग्नेजको दिये अपने वचनके पालनका खयाल करके ही। यहाँ आकर में देखता 
हूँ कि भारत तथा काग्रेसके विरुद्ध खडी ताकतोका मैने गलत अन्दाजा लगाया था। 
लेकिन इससे में निराश नही हूँ। मुझे वापस जाकर अपने-आपको इस कामके योग्य 
बनाना है और कष्ट-सहनके जरिये यह सिद्ध करना है कि वास्तवमे सारा देश उस 
चीजको चाहता है जिसकी वह माँग कर रहा है। हटरने कहा है कि रणभूमिमे 
सफलता प्राप्त करना सत्ता हस्तगत करनेका सबसे जल्दीका तरीका है। तो हमने 
भी एक अरूग तरहकी रणभूमिमें सफलता प्राप्त करनेके किए काम किया। इस 
रणभूमिमे में आपके शरीरके बजाय आपके हृदयको स्पर्श करनेकी कोशिश कर रहा 
हैं। अगर में इस बार सफल नहीं हुआ तो अग्रली बार सही । 

[अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १२-११-१९३१ 


२. भारतके वाइसराय छाडे इविन 


१५१. प्रदनोत्त र' 
आऑक्‍क्सफो्ड 
२४ अक्टूबर, १९३१ 
प्र० : जाप भारतको साम्राज्यसे कहाँतक अलग करना चाहेगे? 
उ०: साम्राज्यसे तो पूरी तरह. लेकिन अगर में भारतको नुकसान नहीं, छाम 
पहुँचाना चाहता हूँ तो ब्रिटिश राष्ट्रसे बिलकुल नहीं। ब्रिटिश साम्राज्य साम्राज्य है 
तो केवलर भारतके कारण ही। यह सम्राट्शाही खत्म होनी चाहिए, और मैं ब्रिटेन 
का बराबरीका साझेदार, ऐसा साझेदार होना वहुत पसन्द करूँगा जो उसके सुख- 
दु.खका हिस्सेदार होगा और सभी उपनिवेशोका भी साझेदार होगा। छेकिन इसे 
बराबरीकी शर्तोपर आधारित साक्षेदारी होनी चाहिए। 
प्र०: भारत किस हृदतक इंग्लंडके सुख-दुःखका साथी होगा? 
उ० : पूरानपूरा। 
प्र० : क्या आप ऐसा समझते है कि भारत अपने भाग्यको इंग्लेडके साथ अभिन्न 
झूपसे जोड़ लेगा? 
उ० : हाँ, जबतक वह इंग्लेडका साशेदार रहता है। लेकिन जिस क्षण वह 
देखेगा कि यह साझेदारी एक बहुत बडे फरीक और एक बौने फरीकके बीचकी 
साझेदारी है, या अगर इसका उपयोग दुनियाकी दूसरी जातियोके शोषणके लिए किया 
जायेगा तो उसी क्षण वह उस साझेदारीकों समाप्त कर देगा। उद्देश्य दुनियाके सभी 
राष्ट्रीोका समान रूपसे हित-साधन करना है और अगर यह उद्देश्य सिद्ध नहीं हो 
सकता तो पैवन्द रूगाकर कोई अवास्तविक साझेदारी कायम करनेकी अपेक्षा युगों- 
तक प्रतीक्षा करते रहना मैं ज्यादा पसन्द करूँगा। 
प्र० : किसी देशका शोषण किया जा रहा है या उसके साथ केबल व्यापार 
किया जा रहा है, आप यह कंसे तय करेगे? 
उ० : इसके लिए दो कसौटियाँ है: (१) इसरे राष्ट्रको हमारा माल खरीदने 
की इच्छा होनी चाहिए और वह माल उसपर उसकी इच्छाके विरुद्ध थोप न दिया 
जाये; (२) व्यापारके पीछे नौसेनाका वर नहीं होना चाहिए। और इप स्वत 
मैं यह भी कह दूँ कि जब आपको महसूस हो जायेगा कि भारत-जैसे राष्ट्रोंके साथ 
इस्लैडने कैसा अन्याय किया है तो “ ब्रिटैनिया रूल्स द वेब्ज वाला गीत आप गवें- 
पूर्वक नही गायेगे। आज अग्रेजी पाठ्य पुस्तकोमे जो बाते गौरव करने छायक माती 


२. महादेव देसाईकी रिपोर्ट “ इंटन भौर भॉक्सरोडमें सप्ताह्मन्त : मावी साम्राज्य-निर्माता्ोकि बीच 
से उद्धत। ये मश्न रेंठे क्‍लवमें हुईं वातचीतके अन्तमें पूछे गये ये! 


प्रश्नोत्तर र५१ 


जाती है उन्हे तब रूज्जाजनक मानना पडेगा और आपको दूसरे देशोकी पराजय या 
अपसानपर गवंका अनुभव करना छोडना होगा। 

प्र० : साम्प्रदायिक प्रइनपर ब्रिदेनका रवेया किस हदतक आपके सा्गमें बाधक है? 

उ० . बहुत हृदतक या कहना चाहिए कि आधा-आधा। फूट डालो और राज्य 
करोवाली नीति, जाने-अनजाने, भारतकी तरह यहाँ भी काम करती रही है। ब्रिटिश 
अफसरोने कभी इस पक्षको रिझाया-फुसलाया है तो कभी उस पक्षको। बेशक अगर 
मै ब्रिटिश अफसर होता तो शायद मै भी वही करता और ब्रिटिश शासनकों मजबूत 
करनेके लिए उनकी आपसी फूटका लाभ उठाता। हमारा दोष यह है कि हम 
आसानीसे उनकी चालमे आ जाते है। 

प्र०: क्‍या आप ऐसा समझते हे कि ब्रिटिश सरकारको साम्प्रदायिक समस्याका 
कोई हल सुझाना चाहिए? 

उ० नही। छेकिन “न” कहनेवाला पक्ष केवल मे ही हूँ। यह बहुत अपमानजनक 
बात है और न काग्रेस और न मै ही इसमे सहमति दे सकता हूँ। भारत सरकार 
तथा प्रान्तीय सरकारोके खरीतोमे सरकारकी ओरसे कुछ बाते स्वीकार की गई है, 
हालाँकि सरकारके सुझाये सभी हलोपर राजनीतिक उद्देश्योका रग चढा हुआ है। 
जहाँतक हम सबका सम्बन्ध है, करनेको तो सभी पक्ष न्‍्यायकी बात करते है, किन्तु 
पच-फँंसलेके नामसे उन्हे डर लगता है। इससे प्रकट होता है कि अपना-अपना मत- 
लब साधनेकी चाल खूब चली जा रही है और कोन सही है, कौन गरूत है, इस 
सम्बन्धमे परिमाणका ही भेद है। न्‍्यायाधिकरणपर बखूबी ऐसा भरोसा किया जा 
सकता है कि वह विभिन्न दाबोके प्रति न्याय करेगा। 

प्र०: उस न्यायाधिकरणमें कंसे लोग होने चाहिए, इस सम्बन्धर्सें क्या भाप 
कुछ बतायेंगे ? 

उ० . वे भारतीय उच्च न्यायालयके गैर-हिन्दू और गैर-मुसलमान न्यायाधीश 
हो सकते है या फिर प्रिवी कौसिलकी न्यायिक समितिके न्‍्यायाधीश। 

प्र०: क्या उनका निर्णय स्वोकार किया जायेगा? 

उ० - न्यायारूयके निर्णयको स्वीकार करनेके बारेमे किसी तरहके सवालकी 
गुूजाइश ही नहीं हो सकती। में यह स्वीकार करता हूँ कि आपके इस सवालके 
पीछे कुछ चाल भी है। अगर सरकार न्‍्यायका व्यवहार करे और मेरा सुझाव स्वीकार 
कर ले तो सारी फिजा ही बदल जाये और न्यायिक समितिकी नियुक्तिसे पूर्व ही 
सभी समुदाय कोई समाधान ढूँढ छे। कारण, अबतक जितनी प्रगति हुईं है, उसमे 
ऐसा बहुत-कुछ है जिससे राजनीतिक दृष्टिकोण रखनेवालोको सतुष्ट किया जा सकता 
है, और फिर अपने-अपने दावोकी कमजोरियाँ तो सबको मालूम ही है। 

[ अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १२-११-१९३१ 


१५०२. प्रव्नोत्तर' 


[२४ अक्टूबर, १९३१ या उसके प्रश्चातू |' 

प्र० : हिन्दू संयुक्त निर्वाचक-मण्डल क्यो चाहते हें? 

उ० : इसलिए कि दे मूर्ख हैं। मुसलमानोको तत्काल पृथक निर्वाचक-मण्डल देकर 
वे उनकी बोलती वन्द कर सकते हैं और उन्हें यह सोचनेकी स्थितिमे डाल सकते 
है कि पृथक तिर्वाचक-मण्डलमें कही कुछ अमगलकारी बात तो नही छिपी हुई है। 

प्र०: दाराव पीनेवालोंके प्रति आप इतने अनुदार क्यो हे? 

उ० : क्योंकि इस अभिश्ञापके परिमाणस्वरूप कष्ट भोगनेवालोके लिए मेरे दिलमें 
दर्द है। 

प्र० : कया आपको क्रोध भी जाता है? ' 

उ० : आप श्रीमती गावीसे पूछकर देखिए। वे आपको यही वबतायेंगी कि 
दूसरोके साथ तो मेरा व्यवहार सौजन्यपूर्ण होता है, छेकिन उनके साथ नहीं। 

मेरे साथ तो मेरे पतिका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। 

निश्चय ही श्री माइल्‍सने आपको कुछ घूस दी है। 

प्र०: चरखा क्‍या मध्ययुगीन चीज नहीं हे? 

उ० . मध्य-कालमें हम वहुतसे ऐसे काम करते थे जो वडे समझदारी-भरे थे। 
छेकिन अगर हममें से अधिकाजने आज उन्हें छोड़ दिया है तो मेरी इस समझदारीको 
आप सेरा अपराध क्यो मानते है? वह ओऔजार चाहे जितना भव्यकालीन हो, उसके 
वलपर दीनहीन ग्रामवासियोकी आयमें पचास प्रतिशतकी वृद्धि करके मुझे किसी प्रकार- 
की लूज्जाका अनुभव नहीं होता। युद्धके दौरान भाप आदू पैदा करते थे और 
लीसियम क्छबकी फैशनपरस्त स्त्रियोने पुरुषोको सिपाहियोके लिए सीधी-सादी सुई 
और धागेसे सोनेंकी पोशाकें तैयार करनेको आमन्त्रित किया था। क्‍या यह काम 
मध्यकालीन नही था? मैने यह मध्यकालीन उपाय लीसियम क्छबकी महिंलाओसे 
ही सीखा। 

प्र० : स्वराज्यके सार्गमें मुख्य बाधा क्‍या है? 

उ०: सत्ता त्यागनेकी ब्रिटिश अधिकारियोकी अनिच्छा; या अनिच्छुक लोगोते 
सत्ता छीननेकी हमारी असमर्थंता। आपको मैंने प्रत्याशित उत्तर नहीं दिया, इससे 


१, महादेव देसाईके “ छण्डन छेटर”” (लन्दनका पत्र) से उद्धृत। 

२, यहाँ महांदेव देसाईने अलग-अलग तारीखोंपर अल्ग-अछग लोगोंति हुई गावीनी की बातचीतकी 
एक साथ मिलाकर, दिया है। छेकिन वे कहते हे कि पहछा सवाल ऑक्सफोर्डके कुछ विदधार्यिग्रेनि पूछा 
था। गाधीजी मॉक्सफोर्डमें २४ गवददवरकों ये। 

३. यह अ्रश्न श्रीमती यूस्टेस माइल्सने पूछा था। 


पत्र : मिर्जा इस्माइलको २५७ 


आपको दुख हुआ होगा। मैं चाहता हूँ आप इस बातको समझ ले कि हम अपनी 
एकताके अभावके बावजूद आपसे सत्ता छीन सकते है, और जो हाथ आज सत्ता देनेको 
अनिच्छुक है, वे अगर उसके लिए तैयार हो जाये तो हमारे ये मतभेद भी मिट 
जायेगे। आप कहते है कि ब्रिटेनवाले तो निष्पक्ष प्रेक्षक-मात्र हैँ। मैने भारत सरकारपर 
हमारे राष्ट्रटहपी अगके बीच पच्चर होने और ब्रिटिश सरकारपर परिषद॒के लिए 
मनमाने ढगसे जैसे-तैसे छोगोको प्रतिनिधि नामजद कर छेनेका आरोप छग्रानेकी धृष्टता 
की है। साम्प्रदायिक समस्याका हमारा अपना एक समाधान है, जो काग्रेसने प्रबुद्ध 
मुसलमानोके साथ ढूंढ निकाला है। लेकिन अगर कुछ मुसलमान, जो अपने पक्षमे 
मुस्लिम बहुमत होनेका दावा करते है, सन्तुष्ट नहीं है और उसके कारण अगर 
सरकार यह कहती है कि उसने हमे जो बेड़ियाँ पहना रखी है, उन्हे वह नही 
उतारेगी तो में कहता हूँ कि हम उन बेडियो और अपनी इस फूट दोनोसे छुटकारा 
पानेके लिए एक साथ प्रहार करेगे। 

[अग्रेजीसे 

यंग इंडिया, १२-११-१९३१ 


१५३. पत्र: मिर्जा इस्माइलको'" 
[२४ अक्टूबर, १९३१के परचात्‌ | 


प्रिय सर मिर्जा, 

कतरनके ' लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसे में पढ गया हूँ। मुझे आज्ञा है 
कि डॉ० अम्वेडकरकों आप अपनी बात समझानेमे सफल होगे। ऑकक्‍्सफोडमे हुमायूँसे 
मिलकर मुझे बडी प्रसन्नता हुई। इच्छा हो रही है कि उसके साथ कुछ देर और 
रहता । 


आपका, 
मो० क० गां० 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २१८८-५) से। 


१. यह मिर्जा इस्माइलके बिना तारीखके उस पुजेके उत्तरमें छिखा गया था जिसमें उन्होंने कद्दा था: 
“ मेरा अनुरोध है कि आप इस कतरनको पढ़ें, विशेषकर उस पैरेको जिसपर मेने निशान छूगा दिया है। 
इसे पढकर लौटा दें तो झुपा हो। इसे में डॉ० अम्बेडकर तथा कुछ भन्‍्य लेगोंको, में जो-कुछ कहता 
आया हूँ उसे सिद्ध, करनेके लिए, दिखाना चाहता हूँ।?” 

२. भॉक्सफोर्द जानेके उल्छेखसे। 

३. यह उपलब्ध नहीं है। 


४८-१७ 


१५४. पन्न : सणिबहन पढेलको 


२६ अक्टूबर, १९३१ 

चि० मणि, 

तुम्हारे पत्र मिलते रहते है। मेरा जवाव नही मिलता इससे लिखना बन्द न कर 
देना । आजकल मुझे पत्र लिखनेंका समय ही नही मिलता। आज परिषद्की वैठकमे ही 
थोडा समय मिल गया है, उसीका उपयोग कर रहा हैं। 

डाह्मयाभाईकी तवीयत अच्छी हो गईं है, यह पढकर प्रसन्‍्तता हुई। उससे और 
यशोदासे मेरा आशीर्वाद कहना। 

लक्ष्मीदास' और मजुबहनसे ' पत्र लिखनेको कहना। में मानता हूँ अभी कमसे- 
कम एक और डाक तो मुझे इब्लैडमें मिल ही सकती है। 


वापूके आशीर्वाद 


[गुजरातीसे | 
धापुना पत्रो -४: मणिबहेन पटेलने, पृ० ७९-८० 


१५५. पत्र : वल्लभभाई पटेलकों 


लन्दन 
२६ अक्टूबर, १९३१ 


भाई वल्लभभाई, हम 

पत्र लिखनेका समय ही नहीं मिल्ता। आज भी वि बैठा 
लिख रहा हूँ। तुम्हे नाकका इलाज करा ही लेना चाहिए। यहाँ मेरा सव काम 
परिषद्‌्के वाहर ही होता है। भले ही तत्कार इसका कोई नतीजा न निकले, लेकिन 
मैं मानता हूँ, वादों इसके बहुत अच्छे नतीजे निकलेगे। यहाँसे कुछ लेकर आनेकी 
आशा कम ही है। परन्तु नाक कटाकर नही आऊँगा। वहुत-से जिम्मेदार आदमियोसे 
मिल्‍छ रहा हूँ। कर 

नवम्बरके मध्यमे परिषदुका काम पूरा हो जानेकी सम्भावना है। लगभग पूरे 
यूरोपसे निमन्‍्त्रण मिले है। इन देशोमे जानेकी हादिक इच्छा है। में सा हू, 
जानेसे लाभ ही होगा। सबसे मिलकर अपना निर्णय तार द्वारा सूचित करो । हक 
भेरा उन देगोका दौरा करना जरूरी मानो तो समझ लो कि मुझे एक महीना भर 


१, लक्ष्मीदात आासर। 
२. मजुनहन मशरूवाला। 


पत्र: लेडी ईव क्रिररको २५९ 


लगेगा। इसलिए मै वहाँ जनवरीमे ही पहुँच सकूंगा। (इतना लिखनेके बाद में 
कुर्सीपर ही ऊँघनें लगा। लिखावटसे तुम देख सकते हो कि कलम आगे नहीं चली।) 
अगर इतना वक्‍त दे सको तो दो। वहाँ तो तुम्हे जो ठीक छगे, करो। जवाहरछाल 
के तारका जवाब ' तो तुमने देख लिया होगा। यहाँ कुछ भी हो, मेरा यह निश्चित 
मत है कि वहाँ जब किसी भी प्रशनपर सरकारसे छडना जरूरी छगे तब जरूर छड़ो। 
वहाँके प्रश्नोके बारेमे अभी यहाँ कुछ भी हो सकेगा, ऐसा मुझे नहीं दीखता। सोचा 
था कि बगालके नजरबन्दोके लिए कुछ हो सकेगा, मगर मुझे कुछ करनेका अवसर 
ही नहीं मिला। कह नहीं सकता कि चुनावके बाद कुछ हो सकेगा या नही। 

में देख रहा हूँ कि गुजरातमे सत्ताधारी छोग सब काम समझौतेसे उल्टा ही 
कर रहे है। इन सब फैसलोके खिलाफ छडो। रासके बारेमें जो उत्तर आया है, उसे 
में उद्धततासे भरा हुआ मानता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इन तमाम मामलछोके 
सम्बन्धम हम सरकारसे सफलतापूर्वक निबट छेगे। 

मैं समझता हूँ, अब मेने काफी लिख दिया। 


बापू 
[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्नो -२: सरवार वल्लभभाईने, पृष्ठ १५-१६ 


१५६. पत्र : लेडी ईव क्रिररको 


८८, नाइट्सब्रिज 
लत्दन, परिचमी 
२७ अक्टूबर, १९३१ 
प्रिय मित्र, 
पत्र॒का उत्तर देनेमे इतना विरूम्ब हो जानेके लिए में क्षमा चाहता हूँ। बात 
यह है कि मेरे पास काम बहुत ज्यादा हो गया है और आपका पत्र उत्तर देनेके 
लिए बाकी बचे पत्रोके ढेरमे पडा रहा। आज उसे निकाला। अब आपको हप्ताक्षर- 
युक्त कार्ड भेज रहा हूँ। 
हृदयसे आपका, 
लेडी ईंव किरर 
क्लॉन्स्कीग 
रॉदरफील्ड 
ससेक्स 


अग्रेजीकी फोटो-तकल (एस० एन० १८१८४) से। 
१. देखिए “तार: जबादरलाल नेहरूकों”, १६-१०-१९३१ था उसके पश्चात्‌ । 


१५७, पत्र : एचलिन रंचको 


८८, नाइट्सब्रिज 
लन्दन, परिचमी 
२७ अक्टूबर, १९३१ 
प्रिय मित्र, 


पत्रके लिए वन्यवाद। स्पष्ट है कि आपको पत्र लिखनेवाले भाईने चीजको 
ठीकसे समझा नहीं। काग्रेस नरम दल ही है। बहुत ज्यादाकी माँग नहीं की जा 
रही है। स्वतन्त्रता ' माँगना तो बहुत ज्यादाकी माँग करना नहीं है। यह तो आत्म- 
सम्मानपूर्ण, तर्क-सम्मत और सर्वथा सगत माँग ही है। नरमी तरीकेमे है। काग्रेस 
किसी भी प्रकारकी हिंसाकों त्याज्य मानती है। निस्सन्देह भारतमे एक ऐसा दल है 
जो स्वतन्त्रता नही चाहता, क्योंकि उसे स्वतन्त्रतासे भय लगता है। लेकिन यह तो 
उनकी मनोरचनाका दोष है। जो उस रोगसे ग्रस्त नहीं है, वे स्वभावत उस 
चीजको चाहते है, जिसके लिए उनका मन व्याकुछ है। इसे कोई भी बहुत ज्यादाकी 
लालसा करना नही कहेगा, और न जिस आदमीकी क्षुधा तीत्र है उससे उस चीजसे 
सन्तुष्ट हो जानेकी अपेक्षा की जायेगी जो ऐसे व्यक्तिकों सतुष्ट करती हो जिसकी 
क्षुषा बिलकुल जाती रही है। 
और उस मित्रका इस तरहकी बात करना भी गलत है कि इस्लैडके त्यागका 
जवाब भारत भी समान त्यागके द्वारा दे। यहाँ मुझे डॉ० चामर्सका एक बडा ही 
महत्त्वपूर्ण वाक्य स्मरण हो आता है: “[ऋण-परिशोघके | कत्तेव्यको उदारता तभी 
माना जा सकता है जब दाता यह मान ले कि उसने जो ऋण दिया वह दान था। न्‍ 
मै मानता हूँ कि इग्लैंडने भारतसे उसका जो-कुछ छीन लिया है, उसे वह सब लौटा 
देना उसका कत्तंव्य है। दायित्वके निर्वाहमे त्यागकी बात कहाँ आती' है ? हेकिन 
जबतक इग्लैड यह मानता है कि वह भारतको जितनी भी स्वतन्त्रता देगा वह उसका 
त्याग होगा, तबतक दोनो देशोके मेलजोलके लिए कोई आधार नहीं बन सकता, 
क्योकि उस हालतमे इग्लैड, भारतका उसपर जो ऋण है, उसका मार्जन नहीं कर 
सकेगा । गे 
कह नहीं सकता कि में अपना आह्यय स्पष्ठ कर पाया था नही, 2203 
होऊँ तो आप अपनी शका बतायेगे। में फिर उसके समाधानकी कोशिश कझूँगा। 
हृदयसे आपका, 


श्री एवलिन रेच 
९९, गोवर स्ट्रीट, डब्ल्यू० सी० १ 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १८१८१) से। 


१५८, पत्र : ए० कार्काइल वाल्शको 


८८, नाइट्सब्रिज 
लन्दन, पदिचमी 
२७ अक्टूबर, १९३१ 
प्रिय मित्र, 
देखता हूँ, आपके स्वर्गीय पिताकी लिखी पुस्तिकाओकी' प्राप्ति पहले ही सूचित की 
जा चुकी है। पिछले वर्ष जब में जेलमे था, तभी आपके पिताके भारत-प्रेमके बारेमे 
सुना था। 
यद्यपि अब बहुत देर हो चुकी है, फिर भी में आपकी माताजी के प्रति आदर- 
पूर्वक अपनी समवेदना प्रकट करना चाहेगा। अगर आप मुझसे मिलनेका समय निकाल 
सके --- मसछन अगले मगलवारको उपर्युक्त पतेपर सुबहके ९ और ९-३० के बीच --- 
तो आपसे मिलना चाहूँगा। 


हृदयसे आपका, 
श्री ए० कार्लाइल' वाल्श 
नॉदेस 
एथनिअम रोड 
न्हेटस्टोन, एन० २० 


अग्रेजीकी फोटो-वकल (एस० एन० १८१८२) से। 


१५९. मिर्जा इस्माइलको लिखा पूर्जा 


[२८ अक्टूबर, १९३१के आसपास ]' 


इससे काम नही चलेगा। मसविदेका सम्बन्ध अन्य बातोसे भी है। आवश्यकता इस 
बातकी है कि सभी मामले एक पूर्णरूपेण उत्तरदायी मन्त्रि-मण्डलके अधीन होने चाहिए। 


मो० कृ० गाँ० 
अग्नेजीकी फोटो-्नकल (जी० एन० २१८८-४) से। 


१. कार्लाइछ वाल्शके पिता वाल्टर वाल्शकी लिखी पुस्तिकाओंमें एक गांधी ऐण्ड फ्री इंडिया, थी। 

२, यह मिर्जा इस्माइलके भेने निम्नलिखित पुजेपर लिखा हुमा था: “ संक्रमण काल्में सेना तथा 
विदेशी मामलोंके सम्बन्धमें जो शत मौर बन्धन भारतके द्वितमें आवश्यक हों, उन्तकी व्यवस्था किये जानेकी 
शर्तोंपर मुसलमान भारतके लिए पूणे स्वराज्यकी माँग करनेमें पूरा सहयोग देंगे। सुरक्षित मामलेकि अतिरिक्त 
सभी मामले विधान-मण्डल्के भत्ति उत्तरदापी मन्त्रि-मण्डल्के अधीन होंगे।”” 

३. दीक त्तारीख मादस नदी हो पाई है। ठेकिन, संभवत" इसके और अगे श्ञीपैकके छेक्षनका 
समय प्राय. एक ही रहा होगा। 


१६०. पत्र: सिर्जा इस्माइलको 


[२८ अक्टूबर, १९३ १के आसपास]! 

प्रिय सर मिर्जा, 

आपका मसविदा दोपपूर्ण है। भेरा तैयार किया मसविदा उन छोगोंके पास 
ही है। वह इस प्रकार है: 

१. पूर्ण स्व॒राज्य, जिसमे स्वेच्छा और पूर्ण समानताके सिद्धान्तपर आधारित 
साझेदारीकी भी गृजाइज है। 

२. इसलिए पूर्ण स्वराज्यमें प्रतिरक्षा सेनाओं, विदेशी मामछो और वित्तपर 
पूर्ण नियन्त्रण भी भामिल है। 

३. विशेष आरक्षण या पृथक्‌ निर्वाचक-मण्डलके क्षेत्रमें हर प्रकारके विस्तारका 
विरोध | 

मेरा खयाल है, मसविदेमें यही बातें कही गई है। 

हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २१८८-२) स्ले 


१६१. पत्र : अस्तुस्सल्ामको 
२८ अक्टूबर, १९३१ 
प्रिय अम्तुल, है 
तुम्हारे पत्र मिलते रहे है। लेकिन आश्रमवासियों और दूसरोंके सभी पत्रोंके 
उत्तर मे नहीं दे पाया हूँ। मुझे समय नहीं मिल पाता। में तुम्हे सविस्तार उत्तर 
नहीं दे सकता। तुम्हे आवश्यकताके अनुसार दवाई और डाक्टरी सछाह लेनी 
चाहिए ! तुम्हे जल्दी ही अच्छा हो जाना चाहिए। अविक मत सोचो। सभी बातोमें 
केवल ईव्वरपर विव्वास रखो। 
सस्नेह, 
बापू 
अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २४७) से। 
१. इस पत्रमें उल्डिखित मत्तविद्िके वाद मिंज ध्स्माइलने एक और मसविंदा भेजा था, जिसे गाबीजी 


ने ठीक बताया, देखिए “मिर्जा इस्माइलको लिखा पुर्जा”, २८-२०-१९३१ या उसके पहचात। ब्सते 
जान पढ़ता दे कि यह पत्र २८-१०-१९३२ के पूर्व ही ल्खिा गधा होगा। 


१६२. पन्न : सर हेनरी एस० लॉसरेन्सको 


८८, नाइट्सब्रिज 
दक्षिण पद्िचम १ 
२८ अक्टूबर, १९३१ 


प्रिय सर हेनरी, 

आपके हृपापत्रके लिए धन्यवाद। जहाँतक काग्रेसका सम्बन्ध है, महिलाओके 
मताधिकारके प्रइनके बारेमें उसकी नीति बिलकुल स्पष्ट है। उन्हे बिना किसी प्रति- 
बन्धके पुरुषोके समान अधिकार मिलने चाहिए। आपने जिन अन्य मुह्दोका उल्लेख 
किया है, उन सबपर मैं आपसे सहमत हूँ। बडी इच्छा हो रही है कि आपका 
निमन्त्रण स्वीकार कर आपका आतिथ्य प्राप्त करू। लेकिन जहाँतक अभी देख पाता 
हैं, इसका मौका नजर नही आता। 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १८१९७) से। 


१६३. भाषण: मॉण्टेसरी ट्रेनिंग कॉलेजों" 


लन्दन 
[२८ अक्टूबर, १९३१] 
मदाम, 


आपने मुझे अपनी वातोसे' अभिभूत कर दिया है। मुझे अत्यन्त नम्नतापूर्वक यह 
स्वीकार करना चाहिए कि आपका यह कहना सर्वेथा सत्य है कि कितना ही अधूरा 
क्यो न हो, में अपने अस्तित्वके एक-एक अझामे प्रेम प्रकट करनेका प्रयत्न कर रहा 
हूँ। में अपने स्रष्टाका, जो मेरी दृष्टिमे सत्य-रूप है, साक्षात्कार करनेके लिए अधीर 
हैँ और अपने जीवनके आरम्भम ही मेने यह शोघ कर छी थी कि यदि मुझे सत्यका 
साक्षात्कार करना हो, तो अपने जीवनकों खतरेमें डालकर भी मुझे धर्मका पालन 
करना चाहिए। और ईइवरने मुझे बच्चे दिये है, इससे में यह शोध भी कर सका 
कि प्रेम-धर्म तो बच्चोके जरिये ही सबसे अच्छी तरह सीखा और समझा जा सकता 
है। यदि हम लोग -- उनके बेचारे अज्ञानी माता-पिता --- बाधक न होते तो बच्चे पूर्ण 


२. महादेव देसाईकी रिपोर्ट “ मोण्टेसरी टेनिंग कॉलेजमें ” से उद्धुत। 

» गाधीजी की डापरीके भनुसार वे इसी तारीखको मोम्टेसरी टेनिंग कॉलेज गये थे। 

३- मदाम मंण्टेसरीने गाथीजी का स्वागत करते हुए कहा था, “हम आपका स्वागत मलुष्यके रुपमें 
नही, एक आभात्माके रूपमें करते है।” 


श्द्ड सम्पूर्ण गांवी वाहइुमय 


ल्पसे दिप्कलुप ह्दी च्ह्ने। मेरा यह पूर्ण विध्वास है कि वच्चा जन्मसे चरारी--बरे 
ब्योमें अरास्ती --- नहीं होता। यह तो नभी जानते है कि वच्चेके विकास-कालनें, जद 
वह मके उठरमें रहता हैं तव और फिर उसके जन्म छेनेके बाढ़, बढ़ मात्ता-पित्ता 
गुद्धाचारका पारून करें तो बच्चे स्वभावसे ही तत्य बार अहिसाक्षा पालन करेंगे। बौर 
पत्र जीवनक आारम्म-काल्‍लमें ही जब मुझे यह वात मालूम हुई. ठभीते मैंने जीव्नमे 
वीरे-बीरे किन्तु नुन्पप्द हेरफेर करना घुरू कर दिवा। 














/ ७० 
क] 
>च्दफ 
रद 
हि है 
नह 
23] 
तल] 
| 
श्छ् 
/)| 
हि 
दा 
हा 
्ं 

है| 
4) 
नगर 
पं 
| 
| 
ध्प 
हू 
| 
मल 
| 
ब््र 


आपका नाम सुन चुका था। मुझे वह जाननेने जद़ा भी 

कठिनाई न हुई कि यह पाठ्यान्ग आपकी विक्षण-पद्धत्िके सिर्फ हाँत्रेका ही अनुसरण 

करती थी, तत्त्वका नहीं; गौर बच्यपि वहाँ थोड़ा-बहत प्रामापिक प्रण्त भी कवि 
मे दिखावदा घा। 














जा रहा था, किन्तु साथ ही मैंने देखा छि दिखाव 

इसके वाद तो में ऐसी अनेक पाठ्याल्यबोंके सम्पर्॑र्म आया और दितना अधिक 
सम्पर्क्मं आया, उतना ही अधिक यह समझने लगा कि वच्चोंक्रों बह्ति प्रक्षतिक 
नियमोंके अनुसार --प्रकृतिके उन्त नियमोंके अनुमार नहीं जो पश्ु-जगतुके लिए हैं बल्कि 
उत्त निग्मोंके अनुसार जो मनृप्यके गौरवके अनुरूप हँ-- मिला दी जायें तो उसका 


आधार भव्य और सुन्दर हैं। वच्चोको जिस प्रकार जिला दी जाती थी, उन्तने 
सहज ही ऐसा प्रतीत हुआ कि ग्यपि उन्हें बच्छी तरह मिन्ना नहीं दी जानी. 


् ५, प 








भी उसकी मूल्ठ पद्धतिकी अववार॒णा तो इस आवारमूत निवमोंके अनुसार ही की 
गई थी। इसके वाद तो मुझे आपके अनेक थिप्योतसे मिल्वेका नुअज्नर प्राप्त हुआा। 
उनमें से एकने इट्लीकी यात्रा भी की थी आर व्यक्तिगत रूपसे आपका बाल्यीगद 
भी प्राप्त किया था। मैं इन वच्चों और आप सवसे बहाँ मिलनेकी आशा मनन 
सेंजोये हुए था और इन वच्चोंको देखकर मुझे बड़ी प्रचन्वता हो रही हैं। इन वच्चा 
के सम्बन्धर्मं मैंने कुछ जाननेका भी प्रयत्त किया है। व्हाँ मेने जो-डुछ देखा हैं. 
उच्तकी एक झलक वर्मिधमर्मे भी दिखाई दी थी। वहाँ एक णठ्याछा है। द्च्च झान्में 





और उसमें एक अन्तर है। किन्तु वहाँ 
ब्यनेका प्रयत्त किया जा रहा है। यहाँ नी 


भाषण : मॉण्टेसरी ट्रेनिंग कॉलेजमे २६५ 


मौनका गुण समझाया जाता है और अपने छ्षिक्षकके सकेत-मात्रसे, सुई गिरे तो उस- 
तककी आवाज सुनाई दे जाये, इतनी शान्तिसे किस तरह एकके पीछे एक बच्चा 
सामने आया, यह देखकर मुझे अनिर्वंचतीय आनन्द हुआ। उनकी सारी चेष्टाओमे 
एक तालबद्धता थी, जिसे देखकर मुझे बडी खुशी हुई और जब में उनकी इन 
चेष्टाओको देख रहा था उस समय मेरा मन भारतके अधे-बुभुक्षित गाँवोके करोडो 
बच्चोकी ओर चला गया और मनमें उनका खयाल करते हुए मैने स्वय अपनेसे यह 
प्रइन पूछा, “जो बाते आपकी प्रणालीके अन्तर्गत सिखाई जा रही है और जो शिक्षा 
दी जा रही है, वे बाते उन्हे सिखाना और वह शिक्षा उन्हे देना क्या सम्भव होगा ? ” 
भारतके गरीबसे-गरीब बालकोमे हम एक प्रयोग कर रहे है। वह कहाँतक सफल 
होगा, मैं नहीं जानता। भारतके झोपडोमे रहनेवाढ़े बालकोको सच्ची और जीवन- 
दायिनी शिक्षा देनेका प्रश्न हमारे सामने है, और हमारे पास कोई भौतिक साधन 
नही हैँ। 

हमे तो शिक्षक त्याग-भावसे जितनी सहायता दे सकते है उसीपर निर्भर रहना 
पडता है। लेकिन जब मैं शिक्षकोकी तलाश करता हूँ तो बहुत कम शिक्षक मिल 
पाते है -- खासकर उस ढगके शिक्षक जिस ढगके शिक्षक बच्चोको ठीकसे समझकर, 
उनकी व्यक्तिगत विशेषताओका अध्ययन करके उन्हें अपनी ही जक्तिपर इस तरह 
भरोसा करना सिखाकर मानो यह उनके लिए आनकी बात हो गई हो, उनमे जो 
अच्छेसे-अच्छे गुण हो, उनको निखार सके। और आप सच मानिए कि मैं सैकडो 
बच्चों -- बल्कि मै तो कहने जा रहा था कि हजारो बच्चो --के अपने अनुभवसे जानता 
हैँ कि उनमे अपनी आतनके प्रति शायद उससे भी अच्छी जागरूकता है जितनी 
आपमे या मुझसे है। अगर हम तनिक झु्के और विनम्नतासे काम के तो जीवनके 
सबसे बडे सबक ज्ञानी वयस्कोसे नहीं, बल्कि अज्ञानी बच्चोसे ही सीख सकते है। ईसा 
भसीहके मुँहसे जो सबसे ऊँचा या भव्य सत्य नि.सृत हुआ वह यही था कि सच्ची 
बुद्धिमत्ताकी वाते केवल' बच्चेके मुँहसे निकलती है। मैने इस बातको छक्षित किया 
है और स्वय अनुभवसे भी जाना है कि अगर हम बच्चोके पास नम्नतापूर्वकं और 
निर्दोष भावसे जाये तो उनसे हमे सच्ची बुद्धिमत्ताकी शिक्षा मिलेगी। 

मुझे आपका और समय नहीं लेना चाहिए। इस समय जो चीज मेरे मानसको 
मथ रही है, मैने तो वही आपको बताई है। मेरा मतरूव मानवीय दृष्टिसि इस 
बहुत ही नाजुक सवाल से है कि अभी मैने आपके सामने जिनकी चर्चा की, उन 
करोडो बच्चोके अच्छेसे-अच्छे गुणोको कैसे निखारा जाये। छेकिन मैने यह पाठ अवश्य 
सीखा है कि जो चीज मनुष्यके लिए असम्भव है, वही ईश्वरके लिए बच्चोके खेलके 
समान आसान है, और अगर उस विधातापर हमारी श्रद्धा है जो अपनी सृष्टिकी 
तुन्छतम वस्तुका भी नियन्ता है, तो मुझे इसमे कोई सन्देह नहीं है कि सब कुछ 
सम्भव है और इसी अन्तिम आशाके बलूपर मैं जीता हूँ और अपना समय व्यतीत 
करता हूँ तथा उसकी इच्छाका पालन करनेकी कोशिश करता हूँ। इसलिए में 
फिर कहता हूँ कि जिस प्रकार आप बच्चोंके प्रति अपने प्रेमसे प्रेरित होकर अपनी 


२६६ सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


इतनी सारी सस्थाओके जरिये उन्हे वह शिक्षा देनेकी कोशिश कर रही है जो उनके 
अच्छेसे-अच्छे गुणोको निम्वार सकती है, मैं आश्ा करता हूँ कि उसी प्रकार न 
केवल घनी और सम्पन्न छोगोके वच्चोके लिए, बल्कि गरीबोंके बच्चोके लिए भी उस 
ढगकी शिक्षा प्राप्त करना सम्भव होगा। आपने बिलकुल ठीक कहा है कि अगर हमें 
दुनियामे सच्ची शान्ति स्थापित करनी है और युद्धके खिलाफ सच्चा सधर्ष जारी 
रखना है तो हमे शुरुआत बच्चोसे ही करनी होगी और अगर उनका विकास उत्तकी 
नेसर्गिक निष्कलुताके वातावरणमें होगा तो हमारे बीच न कोई संघर्ष होगा, और 
न हमें निरथ्थंक प्रस्ताव पास करने पडेंगे, बल्कि हम प्रेम और शात्तिकी एकके- 
बाद दूसरी मजिल तय करते जायेगे और भन्तमे दुनियाके कोने-कोनेमे उस शान्ति 
और प्रेमका साम्राज्य स्थापित हो जायेगा जिसके लिए आज, जानें-अनजाने, सारा 
ससार आकुल है। 

[ भग्नेजीसे 

यंग इंडिया, १९-११-१९३१ 


१६४. मिर्जा इस्माइलको लिखा पूर्जा 


[२८ अक्टूबर १९३१ या उसके पदचात्‌ | 

इस मसविदेमे जितना कुछ कहा गया है, वहाँतक तो यह॒ठीक है, लेकिन 

आप तो जानते ही है कि इसमे सभी मुद्दे नहीं आ पाये है। कृपया उन मुहोको 
भी शामिल कर छें जो उनके पास हो और उनपर विचार करे। 

मो० क॒० गां० 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २१८८-३) से। 


१. यह टिप्पणी मिर्जा इस्माइल द्वारा गाधीणी को भेजे गये २८ अवदटवर, सा अल 
हुईं थी, जिसके साथ उन्होने एक दूसरा मसविंदा भी भेजा था; देखिए “पर: मिजों इस्माइलक। » 
२८-१०-१९३१ के आसपास । 


१६५. भेंट: चाल्से पेट्रेख तथा अन्य लोगोंको' 


लन्दन 
[२९ अक्टूबर, १९३१ | 


प्र०: आपके विचारसे भारतके देशी राजा, जमोंदार, उद्योगपति और साहुकार 
किस तरहसे धन इकट्ठा करते हे ? 

उ० ., अभी तो जनसाधारणका शोषण करके ही करते है। 

प्र०: भारतीय सजदूरों और किसानोंका शोषण किये बिना भी क्‍या ये छोग 
धनी बन सकते हे? 

उ० : एक हृदतक तो वन सकते है। 

प्र० : क्‍या इन लोगोंको ऐसा कोई सामाजिक अधिकार है कि ये उन सीधे- 
सादे सजदूरों या किसानोंसे ज्यादा अच्छी तरह रहें जिनकी मेहनतकी बदौलत ये 
अपनी दौलत बढ़ाते हे? 

उ० , नहीं, ऐसा अधिकार तो नहीं है। मेरा सामाजिक सिद्धान्त यह है कि 
यद्यपि हम सब जन्मत समान है, अर्थात्‌ हमें अवसरकी समानताका अधिकार है, 
लेकित हम सबमे एक-सी योग्यताएँ नही है। प्रकृतिका नियम ही ऐसा है कि सबमे 
एक-सी योग्यता होना, सबकी चमडीका रग एक-जैसा होना और सबमे समान 
मेघाका होना अस॒म्भव है। फलत यह स्वाभाविक है कि हममे से कुछमे दूसरोकी 
अपेक्षा सम्पत्ति अजित करनेकी अधिक योग्यता हो। जो कर सकते है, वे अधिक 
सम्पत्ति अजित करना चाहते है, और वे अपनी योग्यताओका उपयोग इस उद्देश्यके 
लिए करते है। अगर वे अपनी योग्यताओका उपयोग सही भावनासे करे तो उससे 
जनसाधारणको ही लाभ होगा। वे अपनी अजित की हुई सम्पत्तिके “न्‍्यासी ' के 
अतिरिक्त और कुछ नही होगे। 

मैं तो कुणाग्रवुद्धि व्यक्तिको अधिक सम्पत्ति अजित करनेकी छूट दूँगा और 
इसके लिए उसे अपनी योग्यताओका उपयोग करनेसे नहीं रोकूगा। लेकिन, उसके 


१. इस मेँट-वार्ताका विवरण मूछत २०-२-१९३२ के ली मांदमें प्रकाशित हुआ था और उसीसे 
वादमें छेबर मंथछीमें उद्धुत किया गया था। पेटेखका कहना है कि उन्होंने तथा उनके भारतीय मित्रोने 
याधीजी के ढन्दनसे प्रस्थान करनेके पूवे उनसे पूछनेके लिए प्रश्नोंक्री एक चूची तैयार कर छी थी। बादमें 
जब सेंट हुईं तो जैसे-जेसे गाधीजी जवाव देते जाते थे, वे उन्हें लिखते जाते थे। महादेव देसाईने इस 
मेंटका विवरण २६-११-१९३१ के यँग इंडियामें प्रकाशित गपने “लन्दनका पत्र” में प्रस्तुत किया। 
दोनों विवरणोमें कुछ शाब्दिक अन्तर है। हम ढोनोंको मिलाकर दे रहे है। 

२. दोमें से किसों भी साधन-पत्रमें मेंट-वार्ताकी तारीख नहीं दी गईं है, लेकिन महादेव देसाई कहते 
है कि सरोजिनी नायडुके पुत्र वावा भी मुलाकातिषोमें शामिल थे। गाधीजी की डापरीमें २१९ तारीखके 
इन्दराजोमें यद भी दज है कि वे वाबा तथा कुछ अन्य युवकोसे मिले थे। 


32 सम्पूर्ण गांवी वाहृमय 


लामका अतिरिक्त बण फिर आम जनताके पात्त ही आना चाहिए--ठीक उसी प्रकार 
जिस प्रकार किसी परिवारके कमाऊ पृतोंकी कमाई पूरें परिवारकी सम्पत्ति होती है। 
बे अपनी कमाई सम्पत्तिके न्‍्यासी-मात्र हूँ, इससे अविक कुछ नहीं। हो सकता 
है कि मुझे अन्तत: घोर निराणा ही मिले, छेकिन में इसी आदर्णेका हिमावत्ी हूं 
ओर मौलिक अविकारोकी घोषणामं भी यही अर्थ निहित है। ह 

प्र० : क्या आप बौद्धिक कार्यके लिए अधिक पुरस्कारकी माँग करेंगे? 

उ० : आदर्ण समाजर्म तो कोई भी अपनी वौद्विक योग्यताके लिए अधिक 
पुरस्कारकी माँग तहीं कर सकता। जो अधिक कमाता है उसे अपने अतिरिक्त वन- 
का उपयोग सामाजिक उद्देश्योंके छिए करना चाहिए। 

हमने गांधी [जी] से पूछा कि क्या आप ऐसा नहीं मानते कि भारतीय किसानों 
और मजदूरोंकी गरीबीका एक मुख्य कारण यह है कि उनके अमके फलको जमींदार 
और पूंजीपति हड़प छेते हे, क्योकि इन जमींदारों और पूंजीपतियोंके रामका एक 
बहुत ही छोटा भंश सरकारी खजानेंगें जाता है। उत्तरमें गांवी [जी ने बपनी सह- 
मति प्रकट की। 

प्र०६ क्या आप ऐसा नहीं मानते कि अपनों सामाजिक तथा आयिक मुक्ति 
और परोपजीवी वर्गोंका बोझ ढोनेसे सदाके लिए छुटकारा पानेके लिए किसानों और 
मजदूरोंका वर्ग-संघर्षमें कूद पड़ता सर्वेया उचित है? 
उ० : मैं तो स्वयं ही बिना कोई हिंसा किये उतके लिए ऋात्तिका प्रवर्तन कर 
रहा हूँ। कै 

प्र० : संयुक्त प्रान्तर्में लूगानमें कमी करवानेके अपने आन्दोलनके वलूपर आप 
किसानोंकी दह्ा सुधार तो सकते हें, लेकिन आप इस प्रणालोकी जड़पर ही प्रहार 
नहीं करते। है दि 

उ० : हाँ, नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सव-छुछ एक ही साथ ती नह किया 
जा सकता । 

भ्रू० ६ अगर किसान और मजदूर देशी राजाओं, जमोंदारो, पूंजीपतियाँ त्‌वा 
उत्तके सददगार मित्र ब्रिटिश सरकारके खिलाफ ऋन्ति करें तो आपका रवेवा वया 
होगा? भौर यह भी बताइए कि स्वतन्त्र भारतमें अथवा श्रोढेक्टोरेब्के अचीचस्य 
भारतमें या औपनिवेशिक स्वराज्य-पप्त भारतमें अथवा चाहे जिस परिस्थिति पई 
भारतमें ऐसी कान्ति होनेपर आपका रवैया क्‍या होगाश किस 

उ० : मेरा प्रयत्त यह होगा कि में ब॒नी-मानी वर्गोको समझा-वुझ्लाकर उन्ह 
उनके पास मौजूद सम्पत्तिके न्यासियोका स्थान ग्रहण करने मा कक लिए 
यह कि वे पैसा तो अपने पात्त रखेंगे, लेकिन उन्हें उन छोगोंके हित-सावनक | 


क्के लिए उन्हें 
काम करना होगा जिनकी बदौलत उन्हें वन मिलता है। इस कामके लिए उन्हे 
कमीजन मिलेगा । 


२. इससे आगेके प्रग्नोततर यंग इडियासे ट्थि गये द्दा 


भेट : चाल्स पेट्रेख तथा अन्य छोगोकों २६९ 


प्र०: आप उनमें यह न्यास-व्यवस्था (दृस्टीशिप) लायेंगे कंसे ? लोगोंको केवल 
समझा-बुझाकर ? 

उ० : केवल वातचीतसे समझा-वबुझाकर नही। में अपने साधनपर ध्यान केन्द्रित 
करूँगा। ' मुझे अपने समयका सबसे बडा क्रान्तिकारी कहा गया है। यह शायद 
सही नही है, लेकिन में इतना अवश्य मानता हूँ कि में करान्तिकारी हूँ --अहिंसक 
क्रान्तिकारी। मेरा शस्त्र 'असहयोग  है। कोई भी सहयोगके बिना फल-फूल नही 
सकता, चाहे वह सहयोग स्वेच्छासे दिया जाये या लाचारीसे। 

प्र० : क्या आप आम हड़तालका समर्थन करेंगे? 

उ० : आम हडताल एक प्रकारका असहयोग ही है। जरूरी नहीं कि हडताल 
हिंसात्मक ही हों। अगर ऐसा आन्दोलन हर तरहसे शान्तिपूर्ण और उचित हो तो 
मैं उसका नेतृत्व करूँगा। इसे रोकना तो दूर रहा, उलदटे मे इसको बढावा दूँगा। 

प्र० : पूँंजीपतियोंको न्‍्यासी किसने बना लिया है और उनको कमीदन क्यों 
मिलना चाहिए? ' 

उ० उन्हें कमीशन इसलिए मिलना चाहिए कि पैसा उनके हाथोम है। उन्हे 
कोई “नन्‍्यासी” बननेको मजबूर नही करता, बल्कि मे उन्हे न्‍्यासी बननेको आमन्त्रित 
करता हूँ। जिनके पास सम्पत्ति है, उन सबसे में न्‍्यासी बननेको कहता हूँ। मतलब 
यह कि वे न्‍्यासी इसलिए न बने कि वे बा-हक सम्पत्तिके मालिक है, बल्कि इसलिए 
बने कि जिन लोगोका उन्होने शोषण किया है वे लोग उन्हे सम्पत्तिका स्वामित्व 
सौप रहे है। में इस कमीशनके लिए कोई निश्चित प्रतिशत नहीं तय कर रहा 
हैँ, बल्कि उनसे उतनेकी ही माँग करनेकों कहता हूँ जितनेका वे अपने-आपको 
पात्र समझते है। 

उदाहरणके लिए, जिसके पास सौ रुपये होगे उससे में पचास अपने पास 
रखने और पचास मजदूरोको दे देनेके लिए कहूँगा। लेकिन जिसके पास करोड़ 
रुपये होगे उससे मैं -- समझ छीजिए -- एक प्रतिशत ही अपने पास रखनेको कहूँगा। 
तो इस तरह आप समझ सकते है कि मेरा कमीशन निरिचित अनुपातमे नहीं होगा, 
क्योकि वेसा अनुपात तय करनेसे कुछके साथ अन्याय होगा। 

प्र०: महाराजाओ और जमोंदारोंने तो अंग्रेजोंसे गठबन्धन कर रखा है और 
आप उन्हींको 'नन्‍्यासो'” बनानेको कहते है। लेकिन, आपके सबसे अच्छे अनुगामी 
आम जनताके बीच हे और वे छोग महाराजाओं और जमींदारोंको शत्रु मानते हे। 
अगर आम जनताको सत्ता प्राप्त हो जायें और वह इन वर्गोका खात्मा कर देना 
तय करे तो आपका रवेया क्‍या होगा? 

उ०: इस समय तो आम जनता महाराजाओ और जमीदारोको शत्रु नही 
भानती। लेकिन उसके साथ जो अन्याय किया जा रहा है, उसका बोध उसे करा 


१. यद वाक्य यंग इंडियासे लिया गया है। 
२. यद प्रश्न यंग इंडियासे लिया गया है। 


६ 38 सम्पूर्ण गांवी वाइमय 


देना जरूरी है। में आम जनताको पूंजीपतियोको बत्रु माननेकी गिल्मा नहीं देता, 
वल्कि यह माननेकी सीख देता हूँ कि पूँजीपति छोग अपना नुकसान आप कर 
रहे है। मेरे अनुगामियोने जनतासे कभी यह नहीं कहा है कि अग्रेज या जनरक 
डायर चुरे आदमी हैँ। उन्होनें उसे यह समझाया है कि वे एक प्रणाढीके शिकार 
है और उन्हें व्यक्तियोका नहीं, वल्कि इस प्रणालीका खात्मा करना चाहिए। यही 
कारण है कि आज यद्यपि जनता स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिए आदुल है, फिर भी 
ब्विटिग अफसर उसके बीच निः:शक भावसते रह सकते हूँ। 

प्र०: अगर आप इस प्रणालोपर प्रहार करना चाहते है तब तो ब्रिव्शि पूँली- 
पतियों और भारतीय पूंजीपतियोंमें कोई अच्तर है नहीं। फिर आप उन करोंके 
सम्बन्धर्में अपने करवन्दीके तरीकेको क्‍यों नहीं लागू करते जो खुद आपके यहाँक्े 
जमींदार आप लोगोसे माँगते हें? 

उ० : जमीदार तो इस ततन्‍्त्रका एक साथन-मात्र है। ब्रिटिन प्रणालीके साथ- 
साथ उनके खिलाफ भी आन्दोलन चलछानेकी कोई जरूरत नहीं है। दोनोमें स्पप्ट 
भेद किया जा सकता है। हमने छोगोसे जमीदारोकों छग्राव न देनेकों कहा है, 
क्योकि वे इससे प्राप्त पैसेसे ही सरकारी खजाना भरते हैँ। लेकिन, जमीदारोसे वैसे 
हमारे अच्छे सम्वन्ध हैं। 

प्र०: रवीस्धनाय, वर्नार्द ज्ञॉतया अन्य छोगोके अनुसार रततमें जमींदारों, पूंजी- 
पतियो और साहुकारोके दमन तया सोवियत शासन-प्रणालीकी स्थापनाके परिणाम- 
स्वरूप आम जनताकी सामाजिक, आ्िक एवं साँस्कृतिक स्थिति थोड़े ही दिनोंमें 
बहुत सुधर गई है। यह तो देखा ही जा सकता है कि उसमें, जो कान्तिके समय 
मुख्यतः एक कृषक देश था, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिसे बही परिस्थितियाँ सोजूद 
थीं जो आज भारतमें देखनेको मिलती है। इस सम्बन्ध्में आपके विचार जाननेकी 
हमारी बड़ी तीत्र इच्छा है। ह 

3० : अब्बरू तो मैं दूसरोंके विचारोंके आवारपर अपना विचार स्थिर करनेका 
आदी नहीं हूँ। इसीलिए में रूसकी अवस्थाके सम्बन्वमें अपनी कोई कक 
पा रहा हूँ। इसके अछावा चूंकि में यह मानता हूँ “और इसलिए मानता हूं कल 
खद सोवियत नेता भी यही कहते हैं -- कि सोवियत अगाडा ७4० काम की 
है, इसलिए उसके अन्ततः सफल होनेके वारेमें मुझे वहुत अविक सन्‍्देह हैं।. 

प्र० : किसान और मजदूर अपने भाग्यका निर्णेय स्वयं करें इसके लिए उन्हें 
पूरी सत्ता देनेके लिए आपका ठोस कार्यक्रम क्या है 4 

उ० : वही कार्यत्रम जिसपर मैं कांग्रेस ढवारा अमछ करवा सह हैं। मेद्य निश्चित 
मत है कि उसके परिणामस्वरूप किसानों जोर मजदूरोकी अवस्था 4 मकर 
पहले कभी भी जैसी रही है, उसकी बपेक्षा ढाख् हूं बच्छी हो गई ढ। 


5 जा शट ड्स जायति 
मतल्‍रूब उनकी आधिक स्थितिसे नहीं है, वल्कि उनमें आड़ + असावारण जाय 


भेट : चार्ल्स पेट्रेठ तथा अन्य लोगोको २७१ 


से है जिसने उन्हे बहुत अधिक प्रभावित किया है और जिसके कारण अन्याय और 
शोषणका प्रतिरोध करनेकी उनकी क्षमता बहुत बढ गई है। 

प्र०: आप किसानोको पॉच अरबके ऋणसे कंसे छुटकारा दिलायेंगे ? 

उ० : ऋणकी ठीक राशि कोई नहीं जानता। अभी जो स्थिति है उसमे तो 
अगर काग्रेसको सत्ता प्राप्त हुई तो वह किसानोके तथाकथित दायित्वोकी उसी प्रकार 
जाँच करेगी जिस प्रकारकी जाँचका आग्रह वह उन दायित्वोके सम्बन्धमे कर रही 
है जो भावी भारतीय सरकार यहाँसे जानेवाली विदेशी सरकारसे अपने सिर छेगी। 

गांधीजी से जो अगला सवाल पूछा गया--अर्थात्‌ यह कि उन्होंने गोलमेज 
परिषद्में देशी राज्योंकी प्रजाके प्रतिनिधियोके शामिल किये जानेकी मॉँग क्यों नहीं 
को --- उसका भी उन्होंने बेसा ही विशिष्ट उत्तर दिया। उन्होने कहा कि जिस 
परिषद्के गठनमें कांग्रेसका कोई हाथ ही नहीं था, उसमें किसीके भी शामिल किये 
जानेकी भसाँग करना कांग्रेसकी गरिसाके अनुकूल न होता। उन्होंने समझाते हुए 
कहा : 

मै काग्रेसकी ओरसे अनुरोध नहीं कर सकता था और काग्रेस चूँकि अभी 
कलतक सरकारके खिलाफ बागी रही है इसलिए उसके लिए भी कोई अनुनय- 
विनय करना शोभनीय नहीं था--किसीके परिषद शामिल किये जानेके लिए तो 
नही ही। 

प्र०: सदीनसे आपका क्‍या सतलब है? क्‍या चरखा मशीन नहीं है? क्या 
कुछ मज्ञीनें ऐसी होती हे जिनसे शोषण नहीं किया जा सकता या आप यह मानते 
है कि वास्तवमें उनके इस्तेमालका तरीका ही उन्हें जोषणका साधन बनाता है? 

उ०: चरखा और इस प्रकारके दूसरे साधन स्पष्ट ही मशीने है, और इसीसे 
आप मेरी मशीनोकी परिभाषा भी समझ सकते है । इस बातको में खुशी-खुशी स्वीकार 
करता हूँ कि दुनियाके मजदूरोके शोषणका कारण मुख्यतः यन्त्र-प्रणालीका गलत ढगसे 
उपयोग किया जाना ही है। 

प्र०: आप जनसाधारणका शोषण खत्म करनेंकी बात कहते हे, जिसमें पूँजी- 
वादके दमनकों बात भी निहित है। क्‍या आप पूँजीवादके दमनका इरादा रखते हे, 
और अगर रखते हे तो क्‍या आप पूंजीपतियोसे उनका अतिरिक्त घन छीननेको तैयार 
है, ताकि वे फिरसे नया पूंजीवाद आरम्भ न कर सकें? _ 

उ० : अगर मुझे सत्ता प्राप्त होगी तो मैं पूँजीवादको तो अवश्य खत्म कर 
दूँगा, लेकिन पूँजीको नहीं। जाहिर है कि मे पूँजीपतियोको भी खत्म नहीं कखरूँगा। 
मेरा निश्चित मत है कि पूँजी और श्रममे सामजस्य स्थापित करना बिलकुछ सम्भव 
है। मैने कुछ-एक मामलोमे ऐसा होते देखा भी है और जो वात एक मामलेपर 
लागू होती है वह सबपर भी लागू हो सकती है। में नही मानता कि पूंजी अपने- 
आपमे कोई बुरी चीज है--उसी तरह जिस तरह मैं मशीन-प्रणालीको अपने-आपमें 
बुरा नहीं मानता। 


२७२ सस्पूर्ण गाधी वाइमय 


इसके बाद हमने धामिक सामछोंकी चर्चा शुरू को और गांधी [ जी] से पृछा 
कि क्‍या आप ऐसा समझते हे कि हिन्दू-मुस्लिम समस्या-जैसी कोई चीज है। उनका 
उत्तर स्पष्ट रूपसे स्वीकारात्मक था। इसके बाद हमने पूछा कि क्‍या यह समस्या 
+ पाधारणके लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है और अगर है तो क्या आप यह मानते हे 
कि इसका उपचार राजनीतिक उपायों द्वारा किया जा सकता है या यह समझते 
है कि आपसी समझौता ही इसका इलाज है। 

उ०: में नहीं समझता कि जनसाधारणके बीच इस समस्याक्रा कोई अस्तित्व 
है, और अगर है भी तो बहुत कम। राजनीतिक उपायोसे इसका समाधान नही 
किया जा सकता लेकिन समझौतेसे किया जा सकता है, क्योकि जिस सीमातक 
समझौता जीवनके सिद्धान्तकी जडोकों कोई नुकसान नही पहुँचाता उस हृदतक यह 
वास्तवमे जीवन-कछाका एक आवश्यक अग है। 

प्र०: अगर संघबद्ध भारतमें, जिसमें देशी राजाओंको अपने-अपने क्षेत्रोंमें 
स्वशासनका अधिकार प्राप्त होगा, उन राज्योंकी प्रजा भी उन मूलभूत राजनीतिक 
अधिकारोकी भाँग करे जिनका उपभोग ब्रिटिश भारतके लोग करेगे और उसके लिए 
वह सविनय अवज्ञाका सहारा ले तथा उसकी माँगोंको स्वीकार करवानेके लिए 
जनान्दोलन शुरू हो जाये तो क्‍या उस आन्दोलनको दबानेमें राजाओंको सहायता 
देनेके लिए संघकी सेनाकों भी बुलाया जायेगा? और उसके सम्बन्धर्मे आपका रवैया 
क्या होगा ? 

उ०: अगर मुझे सत्ता हो तो सविनय अवज्ञाको दबानेके लिए मै न खुद उस 
सेनाका उपयोग करूँगा और न किसी औरको करने दूंगा --- चाहे सविनय अवज्ञा जिस 
रूपमे भी और जहाँ भी हो। कारण यह है कि सविनय अवज्ञाकों मै मानव-जीवनका 
ऐसा स्थायी नियम मानता हूँ जो पूरी तरहसे हिंसाका स्थान ले सकता है-- हिंसाका, 
जो पशु-जगत्‌का धर्म है। 

प्र०: क्या यह सच है कि ब्रिटिश भारतमें आप जो अधिकार अंग्रेजोंसे माँगते 
है वही अधिकार देशी राजाओंसे भाँगनेके लिए देशी राज्योंमें शुरू किये गये 
जनान्दोलनोका समर्थन करनेसे आपने हाथ खींच लिया? 

उत्तरमें गांधीजी] ने आइचर्य प्रकट करते हुए इस आरोपको अग बेराओ हे 

हमने उनसे पुछा कि “ स्वतन्त्रता ” और “ साम्राज्य-सम्बन्धी मामलोंस बराबरीके 
स्‍तर पर सहयोग फरने ” में उनके विचारसे क्‍या अन्तर है। 

उ० : इन दोनोमे अन्तर है भी और नही भी है। मतरूब यह कि साम्राज्यके 
अन्तगंत दो स्वतन्त्र राज्य सच्चे अर्थोमे साझेदार हो सकते है और साज्राज्य-ल्पी 
सगठनमे एक-दुसरेसे सहयोग कर सकते है। लेकिन, स्पष्ट ही भारत ऐसी स्थितिमे 
नही है। फलत* एक ही साम्राज्यके अन्तर्गत ब्रिटेतके साथ भारतका सम्बन्ध होता 
ऐसी अवस्था--या कहिए परिस्थिति--है जिसकी तुलना स्वतन्त्रतासे नहीं की जा 
सकती, क्योकि तुलना दो समान ढगकी चीजोके बीच ही की जा सकती है। इसलिए 


भैट : चार्ल्स पेट्रेव तथा अन्य छोगोको २७३ 


अगर ब्रिटेन और भारतके बीच समानताके दर्जेपर कोई सम्बन्ध कायम होना है तो 
। सामज्राज्यका अस्तित्व मिटना ही चाहिए। 

इसके प्रत्युत्तरमें हमने कहा कि लाहौर कांग्रेसमें तो साम्राज्यके अन्तर्गत बरा- 
बरीके दर्जेके सम्बन्धता कोई उल्लेख नहीं किया गया। 

गांधी| जी ] ने जवाब दिया कि कांग्रेसमें इसका उल्लेख करनेकी कोई जरूरत 
नहीं थी, लेकिन भाषणोंमें तो इस सवालका जिक्र किया ही गया था। 

प्र०: तो क्‍या सम्बन्धोंके बराबरीके स्तरपर होनेकी बात में ऐसी भी फोई 
तजबीज है कि भारतमें वाइसराय न रहे? 

उ०. “साम्राज्य ” की कल्पना तो बिलकुल समाप्त होनी ही चाहिए। लेकिन 
में निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकता कि राजत्वकी कल्पनाकों भी समाप्त कर देना 
चाहिए या नहीं। इस समय में यह कहनेकी स्थितिमे बिलकुल नही हूँ कि ग्रेट 
ब्रिटेनका राजा भारतका राजा नही रह जायेगा। 

प्र० : क्या जाप इस बातका खयाल करके चल्ू रहे हे कि लाहौर कांग्रेसके 
समयसे, जब कि स्वतनन्‍्त्रताके लक्ष्यकी घोषणाने कलकत्तामें स्वीकार किये गयें समझौता- 
परक प्रस्तावका स्थान ले लिया, भारतके नौजवान यह मानते रहे हे कि वे ऐसे 
स्वतन्त्र भारतके लिए लड़ रहे हे जिसमें राजाके लिए कहीं कोई स्थान नहीं होगा? 
क्या अब भारतके नौजवानोंसे यह कहना कि राजत्व कायम रहेगा, अप्रामाणिक राज- 
नीति नहीं है? 

गांधी[ जी | इससे तनिक भी विचल्ति नहीं हुए और उन्होंने कहा कि यहाँ 
विदवासघातकी कोई बात ही नहीं है। अगर यह सवाल मुझसे कराची पुछा गया 
होता तब भी से यही जवाब देता। 

प्र०: तब यह बताइए कि आपमें और मालवीय[ जी ] में, जो राहौर कांग्रेसके 
प्रस्तावके विरुद्ध थे, क्या अन्तर है? 

उ०: अन्तर यह है कि जहाँ मालवीय [जी] साम्राज्यो एक मौका और 
देना चाहते है, में बिलकुल नहीं देना चाहता। 

प्र०: क्या आप राजा जॉर्ज तथा उनके पूुर्वजोंके बारेमें ऐसा मानते हे कि 
उन्होंने भारतको जबरदस्ती हथिया रखा है? 

उ०: हाँ, मे यह मानता हूँ कि ग्रेट ब्रिटेन और राजा जॉर्जने भारतकों 
जबरवस्ती हथिया रखा है। 

हमने इसके बाद उनसे पुछा कि क्‍या वे शोषणके विरुद्ध रड़नेवाले देशका 
कसजोर जातियोके शोषणपर आधारित साम्राज्यका अंग बने रहना सम्भव मानते हे । 

उ० .. नहीं, यह तो असम्भव है। ब्रिटिश शासन-प्रणाली और साथ ही पूजी- 
वादके निर्मूलनके प्रयत्नमे भी में जी खोलकर सहायता दूँगा, लेकिन पूँजी और पूंजी- 
पतियोके विनाशके प्रयत्नमें नहीं। अगर ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर जातियोका शोषण 


४८-१८ 


रृषड सम्पूर्ण यांवी वाइमय 


बन्द नहीं करता तो हम उसके साथ सहयोग करनेसे इनकार कर ढंगे। साम्राज्यवादी 
बोषणको समाप्त होना चाहिए। सहयोग स्वेच्छापर आवारित होगा और भारतक्ों 
यह अधिकार होगा कि वह बाहे तो ब्रिटेनसे अपने सम्बन्ध तोड़ सकता है। 
म्र० : आपने छॉडर्ड इचिनके साय युद्ध-विराम समझौता किन कारणोतसे क्रिया था? 
क्या इसका कारण--जैसा कि हमें बताया गया है “-यह था कि कांग्रेस-आन्दौरून 
एक हो पक्षके सहारे चल रहा था और अगर समझौता थ किया गया होता तो 
उसके बिलकुल कुचल दिये जानेका बहुत बड़ा खतरा था? और क्या इसका मतलब 
यह है कि कांग्रेसो जौर आपको यह डर था कि ब्विडिश सरकारकों हिसात्मक 
कार्रवाई आप सबको कहाँ कुचल न दे? क्या अहिसाक्षे सिद्धान्तके हकमें यह ज्यादा 
गच्छा न होता कि आपमें से जो छोग उस सिद्धान्तमें विग्वास रखते है वे संधर्ष जारी 
रखते और ब्रिटिश सरकारके सामने किसी भी तरह झुकनेकों तैयार न होते? उससे 
अगर आान्दोलसमें दकाबट भी आतंो तो उम्तकी पराजय ही उसकी विजय होती। 
उ० : हमारे आन्दोलनके ठप हो जानेकी स्रम्भावनाक्े सम्बन्व्में जो-कुछ कहा 

जाता है, विल्कुल बक्तत है। आन्दोछूनक मिथिल्ष पढ़नेके कोई छक्षण नहीं दिखाई 
दे रहे थे। यह सम्भव है, वल्कि ऐसा हुआ भी हो, कि कही-कहीं उत्साहमें कुछ 
कमी भाई हों, रकिन मुझे इसके बारेमें कुछ मालूम नहीं हुआ, क्योकि तब मैं जेलमें 
था। लेकिन, जब सत्याग्रहियोमें कुछ भी पत्ती व्खिई दे रही हो, उस्त समय कोई 
समझौता करना तत्याग्रहके निवमोके बिरकुल खिलाफ होगा। दस्मसछ तो उसी 
समय वे कोई समझौता करनेको तैयार नहीं होते। मुझे ऐसा कोई भय नहीं था क़ि 
आत्दोलन कमजोर पड़ रहा हैं और जब म॑ने सुलहकी वात रखी, न तव मेरे सनम 
ऐसा कोई खाल था। युद्ध-विरामकी बात अपनी ही दूविबंक्ति कारण स्वीकार की गई 
* और जब उपयुक्त घर्तें सामने रखी जायें तव समझौता न करना सत्वाग्रहके सिद्धान्तोंके 

खिलाफ >> 

2 हमने कप्ट-सहनके भवसे युद्ध-विराम पा म होता तो आपकी राय 
सही होती, केकिन अगर कोई सत्याग्रही अपने को बकारण ही कप्ट-चहनकी 
स्थितिमें डाले तो वह बपने आदत च्युत हुआ माना जावेगा। अगर हमने क्छी लव्म 
अथवा स्वार्थमव उद्देब्वसे प्रेरित होकर युद्ध-विराम स्वीकार किय होता तो आपका 
कहना विलकुल सही होता। 

अर अप भार्च १९३२ और यंग इंडिया, २६-११-१९३१ 


१६६. वक्तव्य: समाचार-पत्रोंको 


लन्दन 
३० अक्टूबर, १९३६१ 


श्री विलियर्स' तथा श्री डुर्नोकी हत्या करनेके प्रयत्नोंके विषयमें सुनकर मुझे 
बहुत दुःख हुआ है। हमारा काम बहुत कठिन है, लेकिन इस तरहकी नासमझी-भरी 
कारवाइयोंसे वह और भी कठिन हो जाता है। मेरा यह निश्चित विश्वास है कि 
ऐसे आक्रमणोंसे कोई लाभ नहीं होता, उलटे हानि ही होती है, क्‍योंकि इनसे दोनों 
पक्षोंमें प्रतिशोधकी भावना बढ़ती है। मैं जानता हूँ कि इसपर मुझे दूसरे पक्षकी 
ओरसे लगातार की जानेवाली उत्तेजनात्मक कारवाइयोंका स्मरण दिलाया जायेगा --- 
जैसे कि चटगाँवकी वह घोर बर्बरता जिसपर कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुरका भी मन 
क्रोधसे भर उठा था और हिजलीके नजरबन्द शिविरमें अन्धाधुन्ध गोलियाँ बरसाया 
जाना। 
लेकिन मैं कहना यह चाहता हूँ कि आपको बड़ीसे-बड़ी उत्तेजनाका कारण 
होनेपर भी अहिंसाकी भावनताको कायम रखना चाहिए। हमारी सफलूताका मार्ग 
अहिंसा ही है। 
काश, ये अधीर युवक कांग्रेसके कार्यक्रको सफल बनानेमें सहायता देकर 
मुक्तिके दिनको निकट लाते--मुक्ति, जो मेरे जानते उन्हें भी उतनी ही प्रिय है 
जितनी कि कांग्रेसको ! 
[अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे निकल, ३१-१०-१९३१ 


१६७. भाषण : कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया लोगकी सभासें* 


लन्दन 

३० अक्टूबर, १९३१ 

उन्होंने कहा कि भारतकी वास्तविक स्थितिके सम्बन्धमें अंग्रेजोंके बीच बहुत 
अधिक अज्ञान है। यहाँ भारतके इतिहासके सस्बन्ध्मं भी बहुत-सारा झूठ फंलाया 
गया है। मेरे विचारसे अंग्रेज लोग भारतके इतिहासपर जो पुस्तकें पढ़ते हें, उनमें से 


१, कल्कत्ताके यूरोपीय संघके अध्यक्ष ई० विल्यिसेपर २९ अक्टूबरकों उनके कार्याल्यमें ही गोली 
चलाई गई थी, जिससे उन्हें मामूली चोट पहुँची थी। 

२. ढांकाके जिलाघीश। 

३. सभा सेन्टल हॉल, वेस्टमिन्स्टरमें हुईं थी और उसकी अध्यक्षता हॉरैबिनने की थी। 


की सम्पूर्ण गांधी वाडूमय 


भविकांधाम एकांगी दृष्टिकोण पेश किया गया होता है। उदाहरणके लिए कलकत्ताकी 
काली-कोठरीकी दुर्घटना ” को लोजिए। अब पता चला है कि यह अधिकांशतः 

सनगढ़न्त ही थी। कारू-कोठरीको दुर्घटना-जैसी कोई बात हुई ही नहीं। भारतीय 
इतिहासकारो तथा अन्य निष्पक्ष लेखकोने पाया है कि उतने सारे छोगोंको उस कमरेमें 
रखा ही नहीं जा सकता था। 

आधुनिक इतिहाससे भी मैं अनेक दृष्टान्त दे सकता हूँ, और जिन बातोको 
किसी समय परम सत्य माना जाता था, परवर्त्ती शोधोसे प्रकट हुआ है कि वास्तवमे 
वे कपोल-कल्पनाएँ ही थी। इसलिए कॉमनवेल्थ लीग-जैसी सस्थाओका यह कत्तंव्य 
है कि वे भारतके अतीत और वत्तंमान दोनोके सम्बन्ध सही ज्ञान प्राप्त करे। 

देखता हूँ, भारतमे आज जो-कुछ हो रहा है, उसके सम्बन्ध भी चुप्पी' लगाये 
रहनेकी एक साजिश चल रही है। चट्गाँवमे बबंरता--या कहना चाहिए नृशसता 
--बरती गई है। चटगाँव वगालका एक महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह और शहर है। उसकी 
आबादी बहुत अधिक है और वहाँ वहुत बडे-बडे व्यापारियोके कारोबार थे और 
है। वगारूके एक किशोरने, जिसकी उम्र लगभग १६ साहू थी, एक अधिकारीकी 
हत्या कर दी। इसका बदला छेनेके लिए दुकाने लूटी गई और ऐसे नृशस कृत्य किये 
गये कि कविगुरु ठाकुरका मन भी आक्रोशसे भर उठा। 

आपमे से बहुत-से छोगोको मालूम होगा कि उनका स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं 
रहता औरः उनका शरीर जजंर हो गया है अत सामान्यतः वे कभी आश्रमसे बाहर 
नही निकछते, बल्कि शान्तिनिकेतनमें अपने ढगके एक अनोखे महाविद्यालय ओर 
विद्यालयका सचालन करते हुए और तरह-तरहके प्रयोग करते हुए अपना समय 
पुस्तकोंके बीच बिताते है तथा अपने सपनोकी दुनियामे खोये रहते है। उनके लिए 
बाहर जाना बहुत कठिन है, लेकिन इस प्रसगपर तो उन्हें बाहर आये बिना चैन 
ही नहीं मिल सकता था। 

चटरगाँवके बाद हिंजलीकी घटताकों लीजिए। यहाँ उन लोगोको रखा जाता है 
जिन्हें नजरबन्द कहा जाता है। अब शायद आप जानना चाहेगे कि नजरबन्दका 
मतलव क्या होता है। मैं अभी बताता हूँ। तजरबन्द आदमी ऐसा आदमी है जिसे 
बिना मुकदमा चलाये जेलमे रखा जाता है। उसे यह भी नहीं मालूम रहता कि 
उसके खिलाफ क्या आरोप है। केवल आतकवादी होने अथवा किसी आतकवादी 
सगठनका सदस्य होनेंके सन्वेहपर उसे नजरबन्द करके रखा जाता हैं और सो भी 
अनिर्चित काझके लिए। वह किसी भी तरह साधारण कैदीकी कोटिमें नहीं रखता 
जा सकता। 

ऐसा कहा जाता है कि 
तैनात गार्ड ठीक समझें, वेसा ठीक 
बारोमें छपी खबरे या हालमें हुई एक जाँचकी 
सार-मात्र बता रहा हूँ। उनके अनुचित व्यवहारके लिए उनपर 
जिसमें दोकी मृत्यु हो गई और कई घायछ हुए। 


हिंजलीके इन नजरबन्दोने ठीक -- मतलब, जिसे वहाँ 
क--व व्यवहार नही किया। मैं आपको सिर्फ अख- 
रिपोर्टके रूपमे प्राप्त साक्ष्यका केवल 
गोली चलाई गई, 


भाषण : कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया छीगकी सभामे २७७ 


हिजलीकी नृशंसतापर कविगुरुका मन आक्रोशसे भर उठा है। मैने आपके सामने 
केवल' उन्हीके नामका उल्लेख इसलिए किया है कि उन्हे सव छोग जानते है। उनके 
अछावा भी बहुत-से ख्यातनाम छोग इस नृशसतापूर्ण कृत्यकी भत्सेना करनेके लिए 
बुलाई गईं सभाओमे शामिल हुए है। 

छेकिन एक यह देश है! आपको मालूम ही नहीं कि भारतमें क्‍्या-कुछ हो 
रहा है और जो-कुछ हो रहा है उससे जनमानस किस तरह उद्ेल्ति है। 

आपको तो ब्रिटेनके अखबार केवल इतना वता देते है कि वे नजरबन्द छोग 
वहुत खराब है। वे उसी व्यवहारके पात्र है जो व्यवहार सरकार कानून और 
व्यवस्थाके नामपर उनके साथ कर 'ही है। 

अब मैं श्री विलियर्स और श्री डु्नोंकी जान छेनेके प्रयत्नोके बारेमे आपसे कुछ 
कहूँगा । यह बात बहुत खेदजनक है और मेरे दृष्टिकोणसे तो कछक-रूप है तथा 
मैं जिस चीजको लेकर चल रहा हूँ उसके खयालसे मुझे बहुत ही अठपटी स्थितिमें 
डालनेवाली है। फिर भी मेरी समझमें नहीं आता कि ऐसी घंटनाओपर इतना शोर 
क्यो मचाया जाता है। मुझे आपसे साफ-साफ कहना चाहिए कि चटगाँव और हिजली- 
जैसी घटनाओकी भी आपको, ब्रिटेनकी जनताको, उतना ही महत्त्व देना चाहिए। 

आप इस तथ्यकों नजरअन्दाज नहीं कर सकते कि भारत सरकार दमन-नीतिपर 
चल रही है, और परिणामस्वरूप, जिन लछोगोपर पागछपन सवार हो गया है, जो 
लोग, मुझे कहना चाहिए, अपना सन्तुलून खो बैठे है, वे आतंकवादी नीतिका सहारा 
छे रहे है। वे छोग प्रतिशोध लेनेपर उतारू है और कुछ छोगोकी जाने लेनेको कृत- 
सकलप है। 

वे जो-कुछ कर रहे है, उप्ते सवंथा अनुचित माननेका जितना दावा मैं करता 
हैँ उससे अधिक कोई नहीं कर सकता। मुझे हिंसासे चिंढ है--खासकर जब वह 
मेरे अपने ही लोगो द्वारा की जाये। इससे मेरे प्रयोगमे बाघा पड़ती है। मैं अहिसाके 
जिस उद्देश्यको लेकर इतने वर्षोसे चल रहा हूँ, ऐसी कार्रवाई करना उसमे अविश्वास 
करना है। 

यद्यपि ये नौजवान काग्रेसमें शामिल नहीं है और न उसके कार्यक्रमसे ही सह- 
मत है, फिर भी इस तरहकी परिस्थितिसे मेरी कठिनाई और भी बढ जाती है। 
इससे प्रकट होता है कि कांग्रेस इन लछोगोपर इतना प्रमाव नहीं डाक सकी है कि 
वे ऐसे पागलपन-भरे कामसे बाज आ जाये। हे 

चंटर्गाव और हिजलीमे जैसी बातें हुई है, वैसी वाते अगर किसी और देशमें 
होतीं तो वहाँ व्यापक विद्रोह भडक उठता, लेकिन मेरे देशमे चीजें इतनी तेजीसे 
नहीं होती। इसके दो कारण है। 

आप विद्वास कीजिए, मै सचमुच ऐसा मानता हूँ कि मेरे देशवासी इतने पस्त 
हो गये है कि वे हिंसाका मुकावछा कर ही नहीं सकते, और गत दस वर्षोसे में 
उन्हे जिस अहिंसा-धर्मकी शिक्षा देता आया हूँ, उसने उन्हे दुविधामे डाल दिया है। 
अहिंसासे लोगोमे बडी जागृति आ गई है। इसीसे सरकार द्वारा की गई ऐसी उत्ते- 


१७८ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


जनात्मक कार्रवाइयोके बावजूद थे शान्त है। लेकिन यहाँके अखबार और प्रेस भारत 
की सही स्थितिका जायजा लेनेकी कोई चिन्ता ही नहीं करते। उन्हे वही करना 
चाहिए जो रसेलने क्रीमियाकी छडाईके समय किया था।' दुर्भाग्यवश्ञ आज हमारे 
बीच रसेल-जैसे छोग नही है, जो इग्लैडकी जनताको सही स्थिति बताये। इसी प्रकार 
आज ऐसे अख़बार भी नही है जो पूर्ण सत्य और मात्र सत्यको ही प्रकाशित करे। 
वेतो अपने हितोके अनुकूछ अधूरा विवरण, बिलकुछ गलत चित्र पेश करनेपर ही' 
आरूढ है। 

वाइसरायने एक और अध्यादेश स्वीकार किया है। क्‍या आप जानते है कि 
अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश विधान-सभाकी उपेक्षा करके पास किया जाता 
है और उसे वाइसराय अपने विद्येषाधिकारके वलपर पास करता है। अध्यादेशसे पुलिस 
को लोगोको बिना मुकदमा चलाये गिरफ्तार करने और उन्हें नजरबन्द रखनेका 
विस्तृत अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह कुछ इस तरह किया जाता है मानो पुछिस- 
को पहलेसे जो अधिकार प्राप्त है, वे काफी नहीं है। खुद मै समझता हूँ कि इन 
नये अधिकारोकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भारत सरकार तो जब ऐसी कोई 
आतकवादी कारंवाई होती है तव--अनुचित न हो तो कहूँ कि--- अपना आपा ही 
खो बेठती है। इसे प्रतिशोध नहीं, बल्कि दमन कहा जाता है। आज यह घुरू हुआ 
है और बहुत दिनोतक चलता रहेगा। लेकिन इस दमनके बावजूद आतकवादी विचार- 
भाराके छोग सक्रिय हो उठे है। उन्होने सारा भय त्याग दिया है और अगर मैं 
ऐसा कहूँ कि वे बेवकूफी-भरी वहादुरी दिखानेपर उतारू हो गये है तो अनुचित न 
होगा। वे कुछ भी करनेसे नहीं डरते। जान तो उन्होने पहलेसे ही हथेलीपर रख 
ली है। वे समझते है कि देश-सेवाके आगे उनकी जानकी कोई कौमत ही नही है। 

चटगाँव और हिजली-जैसी घटनाओकों रोकनेका एकमात्र उपाय यही है कि 
भारतको अपना कार्य-व्यापार खुद सँभालने दीजिए। अगर वह अपने काय्ये-व्यापारका 
कुप्रवन्ध ही करता है तो उसे वह भी करने दीजिए। जिस प्रकार आपको अपने 
कार्य-व्यापारका कुप्रबन्ध या सुप्रबन्ध करनेका अधिकार है उसी प्रकार उसे भी यह 
अधिकार है। अभी हालमे आपने ऐसा किया है। आपने अपने कार्य-व्यापारका निरा 
कुप्रवन्ध ही तो किया। आप जिस आदमीको जहाँ रखना चाहिए उसे वहाँ नहीं 
रखते, जिसे जहाँ नही रखना चाहिए उसे वहाँ रख देते है। यह तो ढेकुछका खेल 
है। गलती कीजिए तो आप अनुभवसे उसे सुधार भी छेगे। यह बहुत अच्छा खेल 
है (जोरोकी हँसी)। मानव-स्वभाव ही ऐसा है। छेकिन' भारतमे क्या स्थिति है! 
हम अपने कार्य-व्यापारकी व्यवस्था खुद नहीं कर सकते। आज भारत एक बडा कद- 
खाना बनकर रह गया है। हम सब कैदी है। अग्रेज स्त्री-युरुष हमारे जेलर है। 


१. सर विलियम ह्वावढ रसेलने टाइम्समें प्रकाशित अपनी क्रिमियासे भेजी रिपोटमें क्रिमियाई-चुद्धके 
संचालनकी अव्यवस्थाका पर्दाफाश किया था भौर फ्लॉरेन्स नाइथ्गेल्को सैनिकोंकी सेवा करनेक्री अेरणा 
दी थी। 


भाषण : कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया हीगकी सभाममें २७९ 


आपको अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए--जिस प्रकार हमें अपने कामका 
लेखा-जोखा देना है उसी प्रकार आपको भी जेलरके रूपमे अपने कामका हिसाब 
देना होगा। 

तो इससे कया प्रकट होता है? इससे हमारा अस्वाभाविक सम्बन्ध प्रकट होता 
है। मुझे आपसे साफ कह देना चाहिए कि इस अस्वाभाविक सम्बन्धको समाप्त करना 
चाहिए। हम भारतीयोको केवल अपनी स्वाधीनता प्राप्त करनी है। ईदहवरने चाहा 
तो देनेवालेकी इच्छा न होनेपर भी हम अपनी स्वाधीनता प्राप्त करके रहेगे। एक 
नेक अग्रेजके प्रयत्नोसे हमें अपना-अपना दायित्व निभानेके लिए जो कुछ दिनोंका 
सुअवसर मिला है वह अब शायद जल्द ही समाप्त हो जाये। उसने सोचा कि हम 
काफी कष्ट भोग चुके है और इसलिए हमे जेलकी चारदीवारीसे निकाल दिया। 
उसने हमसे सुलहकी बातचीत की, जिसके परिणामस्वरूप एक समझौता हुआ; उसी 
समझौतेके कारण कांग्रेसके लिए गोलमेज परिषद््में आ पाना सम्भव हुआ। 

उसने हमारे सामने जो प्रस्ताव रखा उसे अगर मैं स्वीकार नहीं करता तो 
एक सत्याग्रहीके नाते मेरा यह आचरण गरूत होता। 

अब मैं आपके सामने कुछ बहुत बडे सत्य रख रहा हूँ। भारतमे जो स्थिति 
है उसे समाप्त कर देना बेहतर है, सचमुच बेहतर है। लेकिन आपको बता दूँ कि 
इसमे आपका कोई दोष नहीं है। यह मेरी अपनी कमियोका नतीजा है। हमने अभी 
पर्याप्त कष्ट नहीं सहा है। में भारत जाकर अपने देशभाइयोका एक बार फिर उस 
अग्नि-परीक्षासे गुजरनेके लिए आह्वान करनेमे सनन्‍्तोष मानूंगा। 

चटगाँव और हिजलीकी घटनाएँ मेरे लिए प्रकाश-स्तम्म है। वे हमें किसी 
बातका सकेत दे रही है--इस बातका कि मुझे तुरन्त भारत चल देना चाहिए। 
लेकिन मे क्रोषमे आकर परिषद्को छोडकर एकाएक नही चला जाऊँगा। 

इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कभी क्रोध नहीं आता। लेकिन ईश्वरने मुझे 
क्रोधको दबानेकी पूरी शक्ति दी है। छेकिन चाहे मुझे क्रोध आये या न आये, मै 
इन बातोके कारण यहाँसे तुरन्त चला जानेवाला नही हूँ। मै परिस्थितियोको देखूंगा, 
प्रतीक्षा और प्रार्थना करूँगा तथा लछोगोसे अनुनय-विनय करूँगा, लेकिन मै अपना यह 
अधिकार सुरक्षित रखता हूँ कि अगर गोलमेज परिषद्‌ विफल हो जाती है, तथा 
कांग्रेस जो-कुछ माँगती है और जिसे पानेका उसे अधिकार है वह सब नहीं देती 
तो में वही करूँगा जो अभी कुछ ही दिन पहले हमने किया था। 

में आशा करता हूँ कि समय आनेपर हमे जो-कुछ करना है, उसमे हम कुछ 
कम नही पाये जायेगे। तब आपकी बारी आयेगी कि आप इंग्लैडको जगाये। 

इसलिए आप आजसे यह समझनेकी कोशिश करे कि काग्रेसका क्या मतलब 
है, चटगाँवका क्या मतरूब है और हिजली-काड क्या अर्थ रखता है। 

[अग्रेजीसे ] 
अमृतबाजार पत्रिका, ४-११-१९३१ 


१६८. तार: बल्‍्लभभाई पटेलको 


२१ अक्टूबर, १९३१ 
सरदार वल्लभभाई 
बारडोली (भारत) 


बगालके दमन' और अन्य वातोसे में चिन्तित। यहाँ अपनी असहायावस्था 
महसूस करता हूँ फिर भी अभी यहाँ रहना और उसके वाद यूरोपका 
दौरा करना जरूरी भानता हूँ! इसका मतहूब यह हो सकता है कि 
में जनवरीके मध्यसे पूर्व भारत न छौट सकूँ। सोच-विचारकर अपनी 
राय भेजिए।* श 

बापू 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १८२११)से। 


१६९. तार: शेलेन्द्रनाथ घोषको 


३१ अक्टूबर, १९३१ 


घोष 
३१ यूनियन स्ववेयर 
न्यूयार्क 
आपका तार मिला। खेद है कि अमेरिका न आ सकूँगा। श्रीमती घोषके 
पत्रमे पूरा कारण बता दिया है। 
गांधी 


अग्रेजीकी फ़ोटो-नकल (एस० एन० १८२०९)से। 
१. सन्‌ १९३१ के बगाल अपराध-कानून अध्यादेश सें० ९ के भन्तगंत बगाल सरकारको और अधिक 
सत्ता देकर दमनकी कार्रवाई (देखिए पिंछछा शीर्षक) शुरू की गई थी। 

३. इसके उत्तरमें वल्छभमभाई पंटेल्ने तार द्वारा चूचित किया था कि भारतमें स्थिति वहुत का 
होती जा रही हैँ भौर गाघीणी का परिषद्कै सिंलसिटेमें सके रहना का्े-समितिकी दृष्टिसि कल के 
भी, इस बारेंमें अन्तिम नि्णेप गाधीजी पर द्वी छोड़ दिया गया था, वर्षोकि इस्लैंडकी परि दा 
ज्यादा भच्छी तरह जानते ये। फेकिन गाधीजी के यूरोपके ४१ बारेंमें कहा था कि उससे बात 
सकती है और गाधीजी के लिए जल्दी लौट गाना वाहनीय है। कि 

३. यह शैकेन्द्रनाथ घोषके २०-१०-१९३१ के उत्त तारके उत्तरमें दिवा गधा था हर री 
गाधीजी को अपनी पत्नीके नाम डिखे पत्रके लिए पन्यवाद देते हुए अमेरिका भानेकी सझाह वो थ 


१७०. भाषण : फ्रेंड्स हाउसमें' 


लन्दन 
३१ अक्टूबर, १९३१ 


१ सक्षेपमे मुझे कहना चाहिए कि इस दाब्दका प्रयोग इसके शब्दकोशवाले 
अर्थमे ही किया जा रहा है, लेकिन काग्रेसके प्रादेशपत्रमे कहा गया है कि किसी 
भी पक्षकी इच्छा होनेपर साझ्षेदारीको समाप्त कर देनेकी बातको इससे बाहर नहीं 
माना गया है। किसी प्रकारकी उलझन और अनिश्चितता न रहे इसलिए प्रादेशपत्रमें 
इस बातका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसमें तीनो महत्त्वपूर्ण विषयोपर [| जनताके 
प्रति जिम्मेदार] सरकारका नियन्त्रण भी शामिकू है। किन्तु इन विषयोपर उसका 
नियन्त्रण उस हृदतक मर्यादित रहेगा जिस हृदतक भारतके हितकी दृष्टिसे ऐसी मर्यादा 
लगाना नितान्त आवश्यक समझा जायेगा। ऐसे दो राष्ट्रोके लिए जिनमें से एक पराधीन 
रह चुका है और दूसरा उसका शोषण करता रहा है, एक-दूसरेका साझेदार बनना 
कोई आसान बात नहीं है। अगर हमारा संघर्ष अहिसात्मक न होता तो स्वाधीनता 
और, साझेदारी, इन दो बातोके बीच किसी भी तरहसे समति नही बैठाई जा सकती 
और उस हालतमे पूर्ण सम्बन्ध-विच्छेद आवष्यक होता। 

२. कनाडाको भ्रेट ब्रिटेनका साझेदार नहीं माना जाता। वह तो ग्रेट ब्रिटेनका 
ही एक शाखा-राज्य है। दोनोकी सभ्यता एक है -- जीवन-पद्धति एक है--और वैसे 
तो कहा जा सकता है अन्ततः सारी मानवता ही एक है, छेकिन हमारी एक अछूग 
सम्यता है। स्वाघीनताका उल्लेख इसलिए किया गया कि हमारे दिमागमें गुलाम 
राष्ट्र होनेका कोई भाव न रह पाये। इसके अलावा इसका प्रयोग औपनिवेशिक 
स्वराज्यके दर्जेसि हमारे दर्जेमे फके बतानेके लिए किया गया है। किसी समय तो 
में औपनिवेशिक दर्जके पक्षमें था, लेकिन जब विधि-विशेषज्ञोने भेरे विचारके खिलाफ 
दलील देते हुए यह समझाया कि स्वाधीनता ओऔपनिवेशिक स्वराज्यसे उच्चतर वस्तु 
है तो मैने मनमे कहा कि निश्चय ही मै स्वाधीनतासे कम किसी दर्जेके पक्षमे 
नही हूँ। मैने उनसे कहा कि अगर औपनिवेशिक स्व॒राज्य निम्नतर वस्तु है तो में 
स्वाघीनताके पक्षमे हूँ। 

३. ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलसे तो अछूग नही, लेकिन अगर भारत वास्तवर्में स्वाधीन 
होना चाहता है तो साम्राज्यते यह कोई सम्बन्ध नहीं रखेगा। यह साम्राज्य 
इसलिए है कि इसके अधीन राजे-महाराजे है, सामन्त राज्य है; प्रेट ब्रिटेनको इन 
राजाओ-महाराजाओपर अपना प्रभुत्व रखना छोडना होगा। इसका मतलरूब साम्राज्य 


१. बवेकरोंके साथ गाधीनी की इस बातचीतका एक सक्षिप्त विवरण महादेव दसाश्ने थंग इंडिया, 


१९-११-१९३१ के अकमें प्रकाशित अपने “लन्दतका पत्र ” में दिया दे। 
२, साझेदारी । 


२८२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


और साम्राज्य-भावनाकी समाप्ति है। जो राष्ट्र शोषणमे विश्वास रखता है और 
अपना व्यापार वकछके आधारपर चलाता है, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं रखना 
चाहिए। यहाँ सवाल एक बहुत बडे सिद्धान्तका है। हम न केवल घोषणसे छुटकारा 
पानेको आतुर है, वल्कि भारतकों बहुत अधिक ओऔद्योगिक राष्ट्र बनने और किसी 
भी राष्ट्र या व्यक्ति-समूहपर अपना श्रभृत्व स्थापित करनेसे रोकनेको भी व्याकुल है। 
राष्ट्रोको बीच सच्ची और जीवन्त समानता होनी चाहिए, और अगर इस स्थितिके 
आनेमे अभी वर्षों छयने है तो जबतक हम उसे पा नही छेते, हम वीरानेमें भटकते 
रहना पसन्द करेगे। यह कोई जब्दोका ढकोसछा नहीं, वल्कि मानव-स्वभावकी एक 
मौलिक आकाक्षा है। 

प्र०: अभी कुछ वर्ष तो प्रेटल्रिटेन गोल्ड कोस्ट-जैेसे कतिपय क्षेत्रोंकी अधीन 
रखेगा। क्या आपको इसपर भी आपत्ति है? 

उ० बेशक मुझे आपत्ति होगी। निस्सन्देह भारत ब्रिटेतकी नीतिको प्रभावित 
करना चाहेगा। मान लीजिए कि वैस्ट कोस्ट या स्वाजीलैडमे स्वाधीनताकी माँग की 
जाती है तो भारत यह महसूस करेगा कि . ।' में भारतकों दमनका साधन 
नहीं बनने देना चाहता! मैं वह दिन देखनेकों आतुर हूँ जब भारत दूसरे राप्ट्रोकी 
आक्रामक प्रवृत्तिपर एक अकुशका काम करेगा। लेकिन मैं तत्काल सम्वन्ध-विच्छेद 
नही करूँगा, यद्यपि मै यह जानता हूँ कि जुलू और स्वाजी लोगोकों भ्रप्ट किया जा 
रहा है और उनका शोषण हो रहा है। यह नीति सवंधा गलत है। इन्हें अपना 
उपनिवेश कहना गर्वकी वात नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहना बेकार है कि जबतक 
ये ताजके उपनिवेश हैँ तवतक हम इनके लिए सब-कुछ करते है, और जब इन्हे 
स्व॒राज्य मिल जायेगा तो हम कुछ नही करेगे। 

प्र०: साझेदारीका मतलूव आर्थिक गठ-बन्धन है या इस सम्बन्धका आधार 
साक्षेदारोके रहिए एक सामान्य ब्रिटिश ताज होना है? 

उ० यह सवाल मेरे मनको बहुत परेशान करता रहा है। ताज तो है, छेकिन 
उससे मुझे कहांतक सम्बन्ध रखना चाहिए, यह मैं नहीं कह सकता। इसपर 
मित्रोसे वातचीत करनी चाहिए। यह बहुत ही वास्तविक और अच्छा श्ररन है कि 
भारतको ताजके साथ क्या सम्बन्ध रखना चाहिए। कौसिलकी क्‍या परिभाषा को 
जायेगी, इसमे नैतिक अडचन कम उपयुक्त भाषाके प्रयोगका सवाल ज्यादा है। दे 

प्र०: आप राए्ट्रोक बीच सन्धि-सम्बन्धोंकी तरह साझेदारीके समाप्त किये 
जानेकी बात कहते है, लेकिन उसकी समाप्तिकी शर्ते क्या का ला 

उ० * यह कि अगर साझेदारी ब्रिटेनके लिए छाभदायक न गा 
अलरूग हो जाना चाहिए। सामान्य सम्वन्धोका स्वरूप अनुवन्धात्मक सम्बन्धवाला हैं हे 
सर्वैधानिक साझ्षेदारीके लिए मैने कोई छर्तें निर्धारित नहीं की है। हाँ; इसमे सात 
दारीसे अलग होनेसे पहले उसकी सूचना देनेकी बात जरूर शामिल है। 


२. मूलमें पदाँ कुछ शब्द स्पष्ट नहीं हैं। 


भाषण : फ्रेंड्स हाउसमे २८३ 


४. अभीतक मैने [किसीके लिए भी] विशेष सुरक्षाकी व्यवस्थाको स्वीकार 
नहीं किया है। जब मुझे जवाब देनेके लिए बाध्य किया गया है तो मैने भारतीय 
सिविल सेवा तथा सेनाके उन अधिकारियोके सम्बन्धमें जिन्हें आप वहाँ रहने देगे, 
सुरक्षाकी बात कही है। कारण, हम दुनियाके सामने एक साखवाले राष्ट्रके रूपमे 
जाना चाहते है। हम अपने सिर जो जिम्मेदारियाँ ले रहे है, उनके सम्बन्ध हमें 
अपने-आपको पूरी तरह आश्वस्त कर लेता चाहिए . . ।' मेरे बारेमें सरासर 
झूठी बात कही गईं है कि मैं तो कोई भी देनदारी स्वीकार करनेको तैयार ही नहीं 
हैँ । [भारत सरकार द्वारा चालू किये गये | कर्जोमे पैसा देनेवाली विधवाओकी वरबादी 
आदिका भयावह चित्र.पेश किया गया है। यह बिलकुल झूठ है। उस पक्षका तो 
किसी भी तरह कोई नुकसान किया ही नहीं जा सकता। इन देतदारियोके सम्बन्धमे 
साक्षेदारकी हैसियतसे ग्रेट ब्रिटेनकी ईमानदारी, प्रतिष्ठा बल्कि सब-कुछ कसौटीपर चढा 
हुआ है। जो-कुछ किसी व्यापारिक पेढीमे होता है, वह सब ब्रिटेन और भारतके बीच 
भी होना चाहिए। हमे लेनदारोको इस बातके लिए आइवस्त कर देना चाहिए कि 
हम जो देनदारियाँ अपने सिर छे रहे है, उन्हे चुकाया जायेगा। एक तीसरी चीजके 
सम्बन्धमें भी सुरक्षात्मक पूर्वोपायकी बात आती है। वह चीज है भारतमे यूरोपीयोके 
मौजूदा हित। . ' प्रत्येक न्‍्यायोचित हितको कानूनन सुरक्षा प्रदान की जायेगी। 
हमारा जातिगत भेदभाव बरतनेका कोई इरादा नही है। हम दक्षिण आफ्रिकाम तथा 
अन्यत्र भी लडते रहे है। लेकिन यह एक बात है और विनाशकारी स्पर्धासे राष्ट्रकी 
रक्षा करना बिलकुल दूसरी बात है। स्वीडनकी दीयासलाईके कारखानोकी एक' 
व्यावसायिक पेढी है। एक महारोगकी तरह वह अब भारतमे उतर आई है और 
उससे भारतके कारखानोकी बरबादीका खतरा पैदा हो गया है। उन व्यापारियोने बहुत 
अच्छी शर्तोपर सरकारसे सोदा कर लिया है। उन्हे बहुत उपयुक्त जमीन मिल गई है 
और यहाँतक कि वे अण्डमानमें भी प्रवेश कर गये है। इसपर मुझे आपत्ति इसलिए 
नही है कि ये स्वीडनके व्यवसायी है। यह तो भारतीय व्यवसाय्रियोकी पेढी होती 
तब भी इसपर में आपत्ति करता। हमारी साझेदारीमें विशेष सुविधा-प्राप्त राष्ट्रके 
दर्जेसे सम्बन्धित एक धारा रहेगी, लेकिन उसमे जातिगत भेद-भावकी कोई बात 
नही होगी । 

५ भ्रक्तिया तो स्वभावत. वही होगी जो अरूग होनेवाली और शामिर होने- 
वाली पेढियोके बीच होती है। . अगर ब्रिटेन यह चीज करना चाहता है तो उसे 
शोभनीय ढगसे करना चाहिए। सुरक्षात्मक पूर्वोपायोसे स्वतन्त्रतामे किसी भी तरहकी 
कभी नहीं आती। 


हॉरेस अलेक्जेडर : शूस्टरका कहना है कि एक रिजव बंक स्थापित करने और 
नया आन्तरिक ऋण इकट्ठा करनेका आदइवासन दिया जाये। 


१, यहाँ कुछ शन्द स्पष्ट नही है। 
२ व ३. यहाँ कुछ वावय, जिनका आशय स्पष्ट नहीं है, छोड़ दिये गये ह। 


र्टडें सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


६. गाधीजी : हमे यह करना पडेगा । हम भी रिजर्व वैक चाहते है, लेकिन 
उसके लिए कोई आरक्षित निधि नहीं है। हमारे पास आरक्षित स्वर्ण-निधि 
नही है। मै क्‍या चाहता हूँ, मैने आपको इसका एक सकेत दे दिया है। स्वेच्छापर 
आधारित साझेदारी। छेकिन अवधिके बारेमें मै कुछ नहीं कह सकता। 

७. कोई भी चुनावके बलपर नहीं जाया --निमनन्‍्त्रणपर भी कोई नहीं आया। 
अगर प्रधान मन्‍्त्री चाहते तो मुझे परिषद्स शामिल होनेसे रोक सकते थे। किसी 
ससद-सदस्यकों बाहर नहीं रखा जा सकता। किसीको वाहर रखनेके लिए किसी 
भी निद्िचत कार्य-विधिकी आवश्यकता नहीं है। यह स्थिति बहुत अटपटी है। में 
एक राष्ट्रके अतिथिके रूपमे आया हूँ और मुझे सँमल-सेभलकर चलना चाहिए और 
में आपको यह नही बता सकता कि मैं कितना सँभल-सेमलकर चल रहा हूँ। .« 
मेरे सामने एक बहुत वडी नैतिक दुविधा है। मुझे राजाके यहाँ एक भोज-समारोहमें 
निमन्त्रित किया गया है। भारतमें जो-कुछ हो रहा है उससे मेरा मन इतना व्यथित 
है और मैं इतना आहत महसूस कर रहा हूँ कि उस समारोहमे न जाना ही मुझे 
अच्छा लगेगा। अगर मै निर्वाचित प्रतिनिधि होता तो भुझे वहाँ जानेमे कोई सकोच 
न होता। वैसे तो यह समारोह सामाजिक है, छेकिन इसका असली स्वरूप 'राज- 
नीतिक है। लेकिन मैं जल्दीमे कोई निर्णय नहीं लेने जा रहा हूँ। मैने व्हाइट 
हॉलसे सम्पर्क किया। मैं हर क्षण किसी चीजकी वैधता नहीं, वल्कि उसके नैतिक 
ओऔचित्यको समझकर ही चलनेवाला आदमी हूँ। 

इस परिषद्मों सदस्य जहाँ-तहाँसे नामजद करके भर दिये गये है। दूसरे अति- 
निधि वाइसरायके चुने हुए है। परिषद्के गठनके सम्बन्धमं उनकी सारी कल्पना ही 
गलत थी। चुनाव उन्होनें किया और उनके लिए ऐसा निर्णय करना सम्भव नहीं था, 
जिसमें गलती न हो। मैं आपको बता सकता हूँ कि इस सबके पीछे कितनी चाल रही 
है, और जो-कुछ हुआ है उसमें कितना जोड-तोड किया गया है। महासभाको हम 
निरचय ही अपने बसमें कर छेते। अस्पृद्योका एकमात्र निर्वाचित भतिनिधि मैं ही 
होता । अगर मैं पृथक्‌ प्रतिनिधित्वकी इस गन्दी योजनाकों स्वीकार कर छेता हूँ तो 
उसका मतलरूव उनके जन्मसिद्ध अधिकारकों बेच देना होगा। मुजे मेरे मित्र हैं, 
छेकिन प्रतिक्रियावादी है। क्या कांग्रेस कभी भी देशी राज्योकी प्रजाके अधिकारोका 
इस तरह बेच दिया जाना स्वीकार कर सकती थी? राजाओके लिए यह कहना 
कि वे अपनी प्रजाका भी प्रतिनिधित्व करते है, शैतानी है। राजा छोग यहाँ दो 
हैसियतोसे आये, यह परिषदुके गठनमे एक घातक दोष है। एक दवेशी-राज्य प्रा 
परिषद्‌ है, छेकिन उनको अपने फौछादी नियमोमे वाँधकर मैने ही रोक रखा है। 
उन्हे मेने ही रोक रखा है और यद्यपि वे बडे ऊँचे दर्जेके और काफी योग्य हक 
है, फिर भी मैने उनसे अपनी वर्तमान स्थितिसे सन्तुष्ट रहनेको कहा है। | 
इससे आपको यह तो स्पष्ट हो गया होगा कि परिषद्‌ सर्वथा अप्रातिनिधिक ४8: 
आज सम्प्रदायवादियोकी चर्चा अखबारोके मुख पृष्ठपर की जाती है। मैं तो मुसलू- 


१, पहाँ मूलमें कुछ शब्द भस्पष्ट दे। 


भाषण : फ्रेड्स हाउसमें २८५ 


मानो और सिखोसे बेहिचक कहँगा कि आप जो ले सकते है, ले छलीजिए। आज 
यह एक स्वप्लदर्शीका स्वप्न-मात्र है। इसलिए मैने तीन सुझाव दिये है' (१) मेने 
गोलमेज परिषद्के सामने हिन्दुओ, मुसलमानों और सिखो, तीनोकी समिति द्वारा तैयार 
की गई काग्रेसकी योजना रखी है। उन छोगोने सभी प्रमुख मुसलमानों और प्रमुख 
सिखोसे मिलकर यह योजना तैयार की है। (२) यह योजना स्वीकार न हो तो 
आपसमे पच-फंसले द्वारा निबटारा कर लिया जाये। (३) यह भी न हो सके तो 
एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाये। चौथी चीज -- अर्थात्‌ यह कि सरकारसे कोई 
समाधान सुझानेको कहा जाये --ऐसी है जिसमे में कभी शरीक नहीं हो सकता। 
इसका मतल्‍रूब तो देशको बेच देना होगा। कारण, ऐसे मामलोमे कोई भी सरकार 
ऐसा समाधान नही सुझायेगी जो खुद उसके अनुकूल न हो। मैने कहा कि ज्यादासे- 
ज्यादा यही किया जा सकता है कि हम इस सवालको छेकर ब्रिटिश न्यायालयमे 
जाये। न्यायाधिकरणमें गर-हिन्दू और गैर-मुसलछमान न्यायाधीश हो अथवा प्रिवी 
कौसिलकी न्यायिक समितिके सदस्य । ये मेरे ठोस वैकल्पिक सुझाव है। अगर सरकार 
साहससे काम नहीं के सकती तो परिषद्का विफल होना निश्चित है। सरकारने यह 
कहकर कि साम्प्रदायिक मसलेके हलके बिना कुछ नहीं किया जा सकता अपनेकों 
बहुत अटपटी स्थितिमे डाल लिया। साम्प्रदायिक सवालसे सुरक्षा-व्यवस्थाका क्‍या 
सम्बन्ध है? काग्रेसने मामलेके साम्प्रदायिक समाधानकी बात मान लेनेकी मूखंता की 
और उससे जो भूछ हो चुकी है, उसका मार्जन अब आसानीसे नहीं किया जा 
सकता। डाकगाडीसे कूदकर में हवाई जहाजपर कैसे सवार हो सकता हूँ? वह तो 
अपने विनाहको निमनन्‍्त्रण देना होगा।' . . « 


मैने आपको मोटे तौरपर यह बंता दिया कि कौन-सी चीजें मुझे परेशान कर 
रही है। भाप चाहे तो यह सोच सकते है कि काग्रेसको स्वराज्यके लिए किसी भी 
अल्पसख्यक समुदायके अधिकारोका सौदा करनेका हक नहीं है। पृथक्‌ निर्वाचक-मण्डल 
स्वीकार करना काग्रेसकी दृष्टिमे मुसलमानो, सिखो, हिन्दुओं और समूचे राष्ट्रके लिए 
बुरा है। लेकिन सबसे वुरा अस्पृश्योके लिए है। अस्पृश्योकी समस्या इससे ऊपर 
है। मै, जिसने अस्पृश्योके सुख-दुःखको अपना सुख-दु.ख समझा है और जो उनके 
जीवनको जानता-समझता है, ऐसा मानता हूँ कि उन्हें पृथक्‌ निर्वाचक-मण्डल देना 
उनको मार देनेके समान होगा। वे उच्चतर वर्गोके हाथोमे हैं। वे लोग उन्हे पूरी 
तरह दबा सकते है और इनसे, जो पूरी तरहसे उनकी दयापर निर्भर है, प्रतियोध 
ले सकते है। 


में आपके सासने अपनी श्षमेनाक' स्थितिका भले इजहार कर रहा हूँ। लेकिन 
मौजूदा परिस्थितियोमे पृथक्‌ निर्वाचक-मण्डल स्वीकार करके मैं उनके विनाशको 
आमन्त्रण कंसे दे सकता हूँ? में इस अपराधका भागी नही बनूँगा। अपनी समस्त 
योग्यताओके बावजूद डॉ० अम्बेडकर इस सवालूपर अपना विवेक खो वैठे है। जहाँ- 


१. आगेके कुछ शब्द स्पष्ट नहीं है। 


हर सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


कही भी हिन्दू धर्म है, वहाँ उन्हे अन्याय ही दिखाई देता अगर 
सच्चे प्रतिनिधि होते तो में अलग हो जाता। आज वे इस बना व 
और विवेकके साथ विचार नहीं कर सकते। मे उनका अस्पृश्योका प्रतिनिधि होनेका 
दावा स्वीकार नहीं करता। उनका प्रतिनिधि मै हैँ। आप उनसे पुछकर कस | 
निकल, हर ए। 
हो अल अक वे मुझे न चुने, लेकिन डॉ० अम्बेडकर तो कदापि नहीं चुने जायेगे। 
ही शोगगजे गलखलक दुबे बन हलक खा शाला ह। 
५ की जोडना चाहूँगा--न्यायाधिकरणसे सम्बन्धित। मैने 
कहा था कि मैं यह धारा थ॑ सुझाव रखता हें और मैं कोशिश करूँगा कि इसे” 
स्वीकार कर लिया जाये। 
अब दूसरे छोरपर बैठे लोगोकी बात छे। यूरोपीयोके लिए पृथक्‌ प्रतिनिधित्वकी 
बातका विरोध मुझे छूसरे कारणोंसे करना चाहिए। वे तो शासक जातिके है। उतका 
इतना वोलबाला रहा है कि उन्होने एक भारतीय गवनेरतक की निगहबाती की और 
उसका जीवन दूभर बना दिया। खुद सिन्हाके सचिवाकूयके लोग उनपर जासूसी 
करते थे। यहाँतक कि उनके नौकर भी उनपर जासूसी करते थे। उत्तका मन इतना 
व्यथित हुआ कि उसीसे उनका देहावसान हो गया। मैने उन्हें अपनी सत्ताकी 
पराकाष्ठा पर देखा था। और जब वे बिलकुल टूट चुके थे तब भी में उनसे मिला। 
मैने सर ह्यूवर्ट कारसे मुस्कराते हुए कहा था: ” आप हमारे मत लेनेके लिए हमारे 
पास क्यों नहीं आते ? आप इस बातके लिए आइवस्त रह सकते है कि श्री एन्ड्रबूज- 
जैसे लोग भारतीय मतदाताओ द्वारा हर समय, हर स्थानमें चुन लिये जायेगे।” ' 
कारने कहा कि एन्ड्रयूज अग्रेजोके ठीक प्रतिनिधि नहीं हो सकते। जिस तरह कोई 
भारतीय अग्रेजोंके मानसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता उसी तरह एन्ड्रयूज भी नहीं 
कर. सकते। इसपर मैने कहा कि “अगर अग्रेजोको भारतमें रहना है तो उन्हें तो 
भारतीय मानसका ही श्रतिनिधित्व करना चाहिए। दादाभाई तौरोजी, जिन्हें लॉर्ड 
सैलिसबरी काछा आदमी कहते थे, सेन्ट्रल फिन्सबरीके मतदाताओ द्वारा चुने गये थे। ” 
अब आउरल-भारतीयोकी बात छे। उन्हे जितना करने गिडती जानते है, उससे 
बहुत ज्यादा मै जानता हूँ। मैने उन्हें अपने सामने रोते देखा है। वे मेरे पास आकर 
कहंते है, “ हम तो दोगले है। अग्रेज लोग हमे इज्जत नहीं देते, भारतीय अपनानेको 
तैयार नहीं है। में कहता हूँ, “. भाप हमारे पास आइए, अपना नकली रूप उतार 
फेकिएं, फिर हम आपको अवश्य अपनायेगे। ” मैं एक मोदे-ताजे आरल-भारतीयसे मिला । 
उसे यह विचार ही असह्य था कि उसकी माँ एक भारतीय स्त्री थी। राष्ट्रीय सर- 
कारके अधीन अगर उन्हे पृथक्‌ निर्वाचक-मण्डल मिल गया तो वे समाजके चाण्डाल 
और अस्पृदय बनकर रह जायेगे। सर हेवरी गिडनीकी स्थिति बहुत अच्छी हो सकती 
है, लेकिन दूसरोको भी तो नाइटकी उपाधिसे विभूषित नही किया जा सकता। छेंकिन 
अगर वे हमारे पास आयेगे और अपने उचित व्यवहारके बलपर हमारे 


३, यह वावय यंग इँडियासे लिया गया द्ै। 


भाषण : फ्रेड्स हाउसमें २८७ 


मताधिकारका लाभ उठाना चाहेगे तो हम उनका स्वागत करेगे --कुमारप्पा -- 
जोजेफ कुमारप्पा'---अपनी सेवाओके बरूपर गुजरातको अपनी अँगुलीके इशारेसे 
नचा सकते है। 

हॉरेस एलेक्जेंडर : तो आप परिषद्का गठन निर्वाचनके आधारपर कराना पसन्द 
करते। जरा बताइए तो यह काम आप कंसे करते ? 

गाधीजी * किन लोगोको बुलाया जायेगा इसके सम्बन्धमे ठीक सिद्धान्त निश्चित 
किया जाना चाहिए था। जैनों और लिगायतोकी ओरसे भी तार आये है। अगर 
इन तथाकथित कृत्रिम समुदायोकों भी सन्तुष्ट करनेकी बात हो तो आप वह कैसे कर 
सकते है ” 

काग्रेसकी योजनामें (१) समुदाय-विशेषको अतिरिक्त प्रतिनिधित्व देना, (२) 
अगर आर्थिक दृष्टिसे सम्भव हो तो सिन्धकों एक अछूग प्रान्त बनाना, (३) सयुक्‍त 
निर्वाचक-मण्डल और वयस्क मताधिकार, (४) अल्पसर्यक-समुदायोके लछिए सीटोका 
आरक्षण और उन्हे अतिरिक्त सीट देना तथा (५) सभी समुदायोके लिए सुरक्षा 
एवं अधिकार तथा स्वतन्त्रताकी समुचित व्यवस्था करना, ये तमाम चीजे स्वीकार 
की गई है। 

प्र०: क्‍या यह सच नहीं है कि अगर बहुमतकी समस्याका समाधान ने हो 
सके तो उस हालतमें अधिकांश मुसलूूमान जिम्मेदारी केल्धके हाथोंमें रखनेपर 
सहमत हे ? 

उ० * मेरा कहता है कि चाहे वे परिषद्मे शामिल हो या न हो, उसकी काय॑- 
वाही सम्पन्न होनी ही है। अगर ब्रिटिश सरकार सत्ता त्यागना चाहती है, तो उसकी 
प्रगतिके मार्गमे काग्रेसकों भी बाधक नही बनने देना चाहिए। अगर कोई ठीक योजना 
तैयार की जाती है तो किसी पक्षके उसका विरोध करनेसे क्या फर्क पडता है? 
आखिरकार काग्रेस तो मुसलरूमानोका भी प्रतिनिधित्व करती है। न्यायाधिकरणमे 
पारसी, ईसाई या इन सभी जातियोके न्यायाधीश हो, ढेकिन हिन्दू या मुसलमान 
नही । यह टालमटोलछका खेल मूख॑तापूर्ण, चिढानेवालछा और अपमानजनक है। 

सर फ्रांसिस यंगहस्वेडः क्‍या पालियामेंट द्वारा पास किये किसी कानूनमें पेश 
किये गये ऐसे उपायसे कास चलेगा जिसमें इस बातका संकेत हो कि भारतकी जनता 
अलूग होना चाहती है या नहीं ? 

उ०: हाँ, चलेगा, लेकिन साझेदारी काफी मजबूत होनी चाहिए और ऐसी 
नही कि विघटनकारी तत्त्व उसे जब चाहे तोड दे। 


[अग्रेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, १९३१; सौजतन्य : नारायण देसाई 


१. डॉ० जे० सी० क्ुमारप्पा। 


१७१. पतन्न: रेजिनाल्‍ड रेनॉल्ड्सको* 


[अक्टूवर|नवम्बर, १९३१ ] 
प्रिय रेजिनॉल्ड, 
परिपद्मे वैठे-वैंठे ही ये दो पक्तियाँ तुम्हारे प्रब्नके उत्तरमें दिख रह हूँ। 
कृठिनाईमें पडे बपने साझ्षेदार राष्ट्रको सहायता करनी चाहिए, इस दृप्टिसे --- वेधक 
यह मानते हुए कि साझेदारी सम्भव है-- मैं लंकाआयरको प्रायमिकता देनेके पननमें 
हैं। अगर में मुसीवतमों पड़े अपने एक साझेंदारको प्राथमिकता देता हैँ तो उसपर 
जापानको क्यों बुरा छगना चाहिए? अगर भारत परावीन राष्ट्रके वजाय साप्नेदार 
बन जाता है तो साम्राज्य रह ही नहीं जायेया। तुम्ह मेरे सारे कार्योको अहिसाके 
सन्दर्भभें रखकर देखना चाहिए। गहिसा अनैतिक कार्य-प्तावक उपायोका सहारा 
लेनेकी छूट नही देती। 
मेरे प्रस्थान करनेसे पहले मुझसे मिलना तो होगा। 
सस्नेह, 
वापू 
अग्रेजीकी फ़ोटो-ननकल (मी० डब्ल्यू० ४५४१) से; सौजन्य: स्वार्मोर कॉलेज, 
फिल्डेल्फिया 


१७२. भाषण: पेम्न्नोक कॉलेजमें' 
कैम्न्रिज 
[१ नवम्बर, १९३१ |! 
साझेदारी वरावरकी णर्तोपर होनी चाहिए। ऐसा न हो कि सुन्दर बच्दोंमें 
साझेदारीके वजाय “पराघीनता ही दे दी जाये। इसका मतरूव यह हुआ कि अगर 


२. रेजिनाल्‍ड रेनॉल्डस हु लिये इन मेनकाइर्ड में ल्खिते है: “ सका हैना उचित 
माननेक्री नीतिंका विरोध करते हुए मैंने एक और नाजुक अश्ष पूछा था, ल्तिक्े जवाव्मे पह पत्र 
भाया। उनकी इस न्ीतिका कारण में अमवश हृठताका अभाव मानता था। उनके पत्रसे स्पष्ट हो गया 
कि उन्दोंने कमणोरीके कारण ये रियायतें देनेकी बात नहीं कही बल्कि इसका कारण तो ब्रिव्शि ज्नताके 
प्रति उनकी सहानुमूति थी, जिसकी आध्िक समस्पाभकि बारेमें उन्होंने बहुत-कुछ जान लिया या। 
लंकाशापरके वल्ष-उद्योग कर्मेचारियोंक्री अवस्थामें उनकी विंगेष रुचि थी।”” ह 

२. मद्दादेव देसाईके “ छन्दनका पत्र ” से उद्बृत। महदेव देसाईके अनुत्तार यह कई घटे के चल्ने- 
वाली वार्ताका सार है। उप्त बैठकमें एल्सि बाकैर, छाविज ढिंकिंसन, ढों० जॉन मरे, ढॉ० बेकर ओर 
एबडिन रेंच शामिल थे। के 

३- तारीख गांवीनी की डापरीके गनुसार दी गईं है। ढायरीके अठुस्तार यह बेठ्क उत्त व्नि सुबह 


हुईं थी। 


भाषण : पेम्न्नोक कॉलेजमे २९१ 


इच्छा हुई तो हम उस आगमे से अवश्य गुजरेगे जो हमे शुद्ध और सक्षम बनायेगी। 
मेने दूसरोके खूनकी नदियाँ बहानेकी वात नहीं कही है, क्‍योंकि में जानता हूँ कि 
भारतमे हिंसावादी दक मिटता जा रहा है। लेकिन, मैने हमारे अपने खूनकी गया 
वहा देनेकी -- परिस्थितिका सामना करनेके लिए स्वेच्छापूर्वक पवित्र आत्मवलिदान 
करनेकी --- बात अवद्य कही है। अगर भारतको उस आँचको सहना चाहिए तो उसे 
सहनेसे उसको लाभ ही होगा। जैसा आप सोचते है, उस तरह में तो नहीं सोचता 
कि बहुत ज्यादा साम्प्रदायिक दंगे होगे। भारतके नब्बे प्रतिशत लोग गाँवोमे रहते है 
और यह झगडा शहरोमे रहनेवाले दस प्रतिशत लोगोतक ही सीमित है। इस धीमी, 
गहित और गरिमाविहीन मृत्युके सामने उस रक्‍तपातकों में कुछ भी नही मानूंगा। 
बेशक, इसमें यह तथ्य तो निहित है ही कि भारतकों उसपर कब्जा जमाये रखनेवाली 
विदेशी सेना और दुनियाकी सबसे अधिक व्ययसाध्य सिविक सेवाका खर्च उठानेको 
मजवूर करके उसे भूख़ो मारा जा रहा है। जापानके पास बहुत बडी सेना और 
वहुत ज्यादा सैनिक साज-सामान है, किन्तु वह भी सेनापर उतना खर्च नहीं करता, 
जितना हमें करना पड़ता है। 

आपसे मेरा यही क्षगड़ा है। मै जानता हूँ कि हर ईमानदार भग्नरेज भारतको 
स्वतन्त्र देखना चाहता है। छेकिन उनका ऐसा मानना क्‍या दु खकी बात नहीं है कि 
ब्रिटेनकी सेनाके वहाँसे हटते ही दूसरे देश उसपर टूट पडेंगे और देशके अन्दर आपसरमें 
भी भारी मार-काट मच जायेगी? इसके विपरीत, में यह मानता हूँ कि आन्तरिक 
अश्ञान्तिका कारण अग्नेजोंका वहाँ मौजूद रहता है, क्योकि आपने “फूट डालो और 
राज्य करो ' के सिद्धान्तके अनुसार ही भारतपर शासन किया है। आप अपने नेक 
इरादोके कारण ऐसा महसूस करते है कि “पढटेला मेंढककों चोट नहीं पहुँचाता !। 
लेकिन, उससे चोट न पहुँचे, यह हो ही नहीं सकता। आप भारतमे हमारे बुलानेसे 
नही बने हुए हैँ। आपको इस वातको समझना चाहिए कि सर्वत्र घोर असन्तोष है 
ओऔर हर आदमी कह रहा है कि “हम विदेशी शासन नहीं चाहते।” और आपके 
विना हमारा क्‍या होगा, इसकी इतनी अधिक चिन्ता आप लछोगोंकों क्‍यों हो रही 
है? आप अग्रेजोंके भारत आनेसे पूर्वके इतिहासको देखे। उसमे आपको हिन्दू-मुस्लिम 
दगोके आजसे ज्यादा उदाहरण नहीं मिलेगे। सच तो यह है कि मेरे जमानेका इति- 
हास और भी ज्यादा काला है। सचाई यह है कि ब्रिटिश सेना दंगोंको रोकनेमें 
असमर्थ है, यद्यपि उसमे दोषी और निर्दोष दोनोको सजा देनेकी पर्याप्त सामर्थ्यं है। 
ओऔरगजेबके शासन-कारूमे भी हमें दगोंका कोई हवाला नहीं मि्तता। और जहाँतक, 
विदेशी आक्रमणका सम्बन्ध है, भयकरसे-भयंकर आक्रमण भी ग्राम्य जीवनकों नहीं 
छ सका। महामारी भारतमे समय-समयपर प्रकट होती रही है। अगर उससे बचनेके 
लिए ---जो हो सकता है, एक प्रकारसे हमारे शुद्धीकरणकी ही प्रक्रिया साबित हो -- 
हम डाक्टरोकी एक पूरी फौज रखे और उसका खर्च चलानेके लिए अपनेको भूख्रों 
मारे, इससे तो अच्छा हम यही समझेंगे कि अगर हमे शुद्ध करनेवाली उस विपत्तिको 
आना है तो वह आये। वाघो और सिहो द्वारा यदा-कदा मचाये जानेवाले उत्पातोको 


४८-२९ 


२९२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


लीजिए । क्या हम उन्त हिल्ल पणुओसे सीधे छड छेनेका खतरा उठानेके 
बचनेके लिए करोडो रुपये खर्च करके किले वनवायेगे? माफ कीजिएगा, मोर गे 
ऐसे कापुरुषोका राष्ट्र नहीं है जो सदा खतरेसे भागते रहेगे। विदेशी सगीनोके वरूपर 
जीवित रहनेसे दुनियासे बिलकुल मिट जाना ही हमारे लिए बेहतर होगा। नहीं, 
आपको हमपर इतना भरोसा करना ही होगा कि हम अपने झगड़े आपसमें ही निबटा 
छेना जानते हूँ, विदेशी आक्रमणोका मुकाबछा करना हमें आता है। भारतने बहुत-से 
आक्रमण झेले हैँ और उसने ऐसी सभ्यता और सस्कृतिको जन्म दिया है जिससे 
अच्छी सम्यता और सस्कृतिका जन्म दुनियामे कभी नही हुआ | तो अब उसपर तरस 
खाने और उसे मुलायम रुईमे लपेटकर रखनेकी कोई जरूरत नहीं है। 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १९-११-१९३१ 


१७३. भाषण : भारतीय मजलिसमें 
कीम्न्रिज 
१ नवम्बर, १९३१ 
गोलमेज परिषद्में आये प्रतिनिधियोंका रवेया भारतकी जनताके रवेयेकाः प्रति- 
रूप नहीं है। अगर गोलसेज परिषद्‌ विफल हुई तो निश्चय ही भारतमें फिरसे 
सविनय प्रतिरोध आरम्भ किया जायेगा। वह तत्काल शुरू नहीं किया जायेगा। 
सबिनय प्रतिरोध ऐसा आन्दोलन है जिसे फिलहाल समेद लिया गया है। और वह 
फिरसे तभी शुरू किया जायेगा जब कांग्रेस समुचित विचार-विमे करनेके बाद विधि- 
पूर्वक उसे शुरू करनेका निरुचय करेगी। 
कंम्ब्रिजमें भारतीय सजलिसकी एक सभामें बोलते हुए श्री गांधीने उक्त विचार 
व्यक्त किये। 
बोलते हुए उन्हे यह भी स्मरण हो आया कि १९०८ में ' भी उन्होंने मजल्सके 
सामने भाषण दिया था। 
एक प्रइतके उत्तरमें उन्होंने कहा कि मेरा समाधान तो वही है जो कांग्रेसका 
है, लेकिन वह चूँकि भुसलमानोको स्वीकार्य नहीं है, इसलिए मेने सुझाव दिया है 
कि सासलेको या तो आपसी पंच-फँंसले द्वारा तय कर लिया जाये या उसे एक 
स्पायाधिकरणके निर्णयार्य सौंप दिया जाये। अगर थे दोनों बैकल्पिक सुझाव स्वीकार 
नहीं किये जाते तो समय ही इसका समाधान निकाल सकता है। 


१, तातपे शायद १९०९ से है, जब गाधीजी एक शिष्टमण्डलके सदस्यके रूपमें म्िटेन गये थे। 


भाषण : पेम्ब्रीक कॉलेजमें २८९ 


भारत इग्लैंडसे अलग न भी हो तो भी वर्तमान सम्बन्बोमे आमूल परिवर्तन किया 
जाये। इग्लैडसे भारतका जो लगाव रहे वह सम्पूर्ण रूपसे मानव-जातिके कल्याणके 
लिए ही रहे। भारतमे अकेले दुनियाके राष्ट्रोंका शोषण करतेकी सामर्थ्य नही है, 
लेकिन ग्रेट ब्रिठेनकों सहायतासे वह वैत्ता कर सकता है। साझेदारीका मतलूव यह 
भी होता चाहिए कि आगे शोषण न किया जाये और यदि इस्लैड उससे वाज न 
जाये तो भारतको उससे सम्बन्ध तोड लेना चाहिए। आवश्यकता केवढू इस बातकी 
है कि ब्रिटेनकी शोषणकी नीतिमे परिवर्तत किथा जाये। साझेदारी कायम हो जानेके 
बाद ब्रिटेनको इस बातपर गवे॑ नहीं कर सकना चाहिए कि उसके पास एक जबरदस्त 
नौसेना है जो जलमा्ोंकी रखवाली करती है और जहूमार्गसे होनेवाले उसके 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारकी रक्षा करती है। 

सवार है कि ब्रिटेनके दक्षिण ऑफ़िकी उपनिवेशके बारेमे क्या किया जाये। 
हमारी साझेदारीकी पूर्व-शर्तके रूपमे में दक्षिण आफ्रिकाके साथ ब्रिटेनके सम्बन्धोमे 
परिवतंन किये जानेका आग्रह नहीं रखूँगा। लेकिन, निश्चय ही में उन दक्षिण आफ्रिकी 
जातियोकी मुक्तिके लिए प्रयत्न करूँगा जिन्हें --में अपने अनुभवके आधारपर कह 
सकता हैं कि--शोबण-चक्रमे पीसा जा रहा है। ढेकिन अगर यह न हो सके 
तो फिर ब्रिटेनके साथ साझेदारी रखनेसे मेरा कोई मतलब नहीं होगा--भले ही 
वह साझेदारी भारतके लिए छाभदायक ही क्यो न हो। मेरा निजी विचार पूछे तो 
कहूँगा कि दुनियाकों शोषणसे मुक्त करनेकी सम्भावनासे युक्त साझेदारी मेरे राष्ट्रके 
लिए गवंका विषय होगी और में उसे सदा कायम रखूँंगा। लेकिन भारत शोषणकी 
किसी भी नीतिको किसी भी त्तरहसे स्वीकार नहीं कर सकता ओर खुद मेरी बात 
पूछे तो में कहँगा कि अगर काग्रेसने कभी साज्ाज्यवादी नोति अपनाई तो मे उससे 
भी अपने सम्बन्ध तोड़ लूंगा। 

अब सवाल यह है कि क्या काग्रेस कमसे-कम फिलहाल दक्षिण आफ्रिका या 
कताडाके समान दर्जा दे देनेसे सन्तुष्ट नही होगी। 'हाँ” कहनेमे जो खतरा है, उसे 
में देख रहा हूँ। यदि आपकी कल्पनामे इससे कोई ऊँचा और श्रेष्ठ दर्जा हो, जिसको 
पानेके छिए हमे आगे काम करना पडेंगा तो मै कहूँगा “नहीं!। लेकिन अगर यह 
ऐसा दर्जा है जिससे अधिक ऊँचे दर्जेजी आकाक्षा रखनेकी हमें जरूरत ही नही है 
तो मेरा उत्तर होगा-- हाँ !। जो दर्जा दिया जाये उसे ऐसा होना चाहिए कि 
साधारण लोग भी समझ सके कि वह आजके दर्जेसे बिलकुल भिन्न है। इसलिए मै 
ऐसा अन्तरिम कार स्वीकार नहीं करूँगा जिसमें हमे, जो दर्जा हम पाना चाहते है, 
उससे घटिया दर्जपर ही सनन्‍्तुष्ट रहना पडे। काग्रेस श्रेष्ठम दर्जेसे कम किसी भी 
दर्जसे सन्तुष्ट नहीं होगी। 

लेकिन राजाओके बारेमे क्‍या किया जाये? वे तो स्वतन्त्रता नहीं चाहते? 
में जानता हूँ कि वे नहीं चाहते --- चाह भी नहीं सकते, क्योकि वे ब्रिटिश सरकारकी 
ही बोली तो वोलते है। छेकित उनके अछावा भी ऐसे लोग है जो सोचते है कि वे 
ब्रिटेनके सरक्षणके विना रह ही नहीं सकते। जहाँतक मेरी बात है, सेनाके पूरे निय- 


२९० सम्पूर्ण गावी वाइमय 


न्‍्त्रणसे कम किसी भी चीजको में स्वीकार नहीं कर सकता। अगर 
नेता सेनाके प्रश्नपर कोई वीचकी स्थिति स्वीकार कर छे यो कक 
तरहके समझौतेसे में अछग ही रहूंगा, छेकिन साथ ही मैं उसका विरोध भी नहीं 
करूँगा और न कष्ट-सहन करनेके लिए छोगोका आह्वान ही करूँगा। अगर कोई ऐसा 
वड़ा कदम उठाया जाता है जिससे अन्ततः और शीघ्र ही अन्तिम रूध्ष्यकी प्राप्ति 
हो जाये तो में इससे सहमत तो नही होऊेंगा, छेकिन इसे बरदाइत कर डूँगा। 

छेकिन, अगर आप यह कहे कि ब्रिटिग फौजी टुकड़ियाँ राष्ट्रीय सरकारके 
अधीन कभी भी काम नहीं करेगी तो इसका मतलब मुझे ग्रेट ब्रिटेनके साथ किसी 
भी प्रकारका सम्बन्ध रखनेके खिलाफ जबरदस्त आपत्ति करनेपर मजबर करना 
होगा। हमपर कब्जा रखनेवाली सेना हम नहीं चाहते, उसे हम वरदाइत नहीं कर 
सकते। भारतीयकरणकी किसी भी गोजनासे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नही होया, 
क्योकि कमान तो अन्ततक अग्नेजोके ही हाथोमें रहेगी और जिस तरह आज दायित्व 
सेमालनेकी हमारी क्षमतामे सन्देह किया जाता है उसी तरह तब भी किया जायेगा। 
सच्चा दायित्वपूर्ण शासन तभी स्थापित हो सकता है जब ब्रिटेनवाले भारत और 
भारतकी योग्यतामें विश्वास करने छूगरेंगें। अशान्ति तभी दूर होगी जब ब्रिटेनमे यह 
जीवन्त विश्वास पैदा हो जाये कि उसने भारतके साथ अन्याय किया है और उस 
अन्यायके मार्जेन-स्वरूप अव उसे भारतोय मन्वियोंके अधीन ब्रिटिंग सैनिक रखने 
चाहिए। आपको यह भय है कि भारतीय मन्त्रियोंके मू्खेतापूर्ण आदेशोंके परिणाम- 
स्वरूप ब्रिटिश सैनिकोको व्यर्थ ही अपने प्राण येंवाने पड़ सकते हैं। मगर आप 
वोबर युद्धको याद कीजिए, जब इस्लैडमें ब्रिटिश जनरछोको बेवकूफ कहा गया था 
और ब्रिटिश सिपाहियोको शूरवीर। अगर ब्रिटिश जनरलोंसे गलती हुई तो भारतीय 
सन्त्रियोसे भी गलती हो सकती है। भारतीय मन्‍्त्री सेनाध्यक्ष तथा अन्य सैनिक 
विशेषज्ञोसे तो हर मामलछेपर विचार-विमर्ण करेगे ही, छेकिन अन्तिम सत्ता और 
दायित्व मन्त्रियोंके ही हाथोंमें होगा। तब सेनाध्यक्ष चाहे तो त्यागपत्र दे दे या 
उनके आदेशोका पालन करे। 

स्वतन्त्रताकी कीमत अपने खूनसे चुकानेका मेरा विचार सुनकर जाप चौंक 
उठते है। मै भारतकी दशाकों ठीक-ठीक जाननेका दावा करता हूँ और मैं जानता 
हैँ कि आज वह तिल-तिरकर मर रहा है। जमीनके छगानकी जवरन वसुलीका 
मतलब है किसानोंके वच्चोंके मुँहहा कौर छीनना। किसान छोग कसी यातना भोग 
रहे है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस्त अवस्थाकों सुधारनेके लिए अन्तरिम 
व्यवस्था करनेसे काम नही चलेगा। अन्तरिम व्यवस्थाका जो अर्थ मे लगाता हूँ, क्या 
ब्रिटिश सरकार उसका वह अर्थ समझती है? क्या वह ब्विटिश सैनिकोको हमारे यहाँ 
हमारी सहायता करने, अर्थात्‌ केवल हमारे ही हितोकी रक्षा करनेके लिए ख्नेको 
तैयार है? अगर तैयार है तो हम उन सैनिकोको रखेंगे और उन्हे अपनी सामर्थ्ये- 
के अनुसार वेतन देगे। छेकिन अगर ब्रिटिश सरकार ईमानदारीसे ऐसा भानती है 
कि हम बक्षम है और इसलिए नियन्त्रण ढीछा नही किया जाना चाहिए तो ईरवरकी 


१७५. वक्‍तव्य: समाचार-पतन्नोंको' 


लन्दन 
हे नवम्बर, १९३१ 
गांधीजी का कार्यक्रम पूर्णतः भारतकी स्थितिपर निर्भर है। इस विषयकी चर्चा 
करते हुए उन्होने कहा: 
स््रीष्ट जयन्तीके अवसरपर मे यूरोपमे या भारतमे रहनेकी आशा करता हूँ। 
सव-कुछ भारतकी स्थितिपर निर्भर है। अपने ऊपर मेरा कोई अधिकार नही है, में 
तो राष्ट्रका स्वेच्छासे बना हुआ दास हूँ। 
[अग्रेजीसे ] 
हिन्वुस्तान टाइम्स, ७-११-१९३१ 


१७६. भाषण : चिल्डरेंस हाउसकी बेठकमे' 


मगलवार [३ नवम्बर, १९३१] 


उन्होंने फहा कि अगर बच्चोंको सही ढंगका प्रशिक्षण दिया जाये और वैसी 
शिक्षा दी जाये जेसी देनी चाहिए -- भर्थात्‌ वह शिक्षा जो उनमें छिपे उत्तम गुणोंकों 
निश्तार सेके -- तो हम भावी पीढ़ीसे बड़ी-बड़ी आशाएँ रख सकते हे। 
भाजकी स्थिति सामान्यतया बडी अन्धकारपूर्ण है और आशाकी एकमात्र किरण 
बच्चोकी ओरसे ही आ रही है। यदि वे हमारी गलतियों, कदुता तथा ईर्ष्या-देषसे 
सबक छे तो वे दुनियाको बेहतर बना सकते है। 
[भग्रेजीसे | 
मेचेस्टर गाडियन, ४-११-१९३१ 


१. गांधीजी ने यह वक्तव्य अधान मन्‍्त्री रेम्जे मैकडॉनाटडके साथ ३ नवम्बरकों सुबहके १०-१० से 
छेकर ११ बजे तक चल्नेवाली अपनी बातचीतके वाद दिया था । 

२. यह किग्सके धॉल वस्तीके तल्लावधानमें चलाये जानेवाके वो-स्थित चिल्दरेंस द्वाउसकी वाषिक 
बेठक थी। वेठकसे पहकछे होनेवाढे भोज-समारोहमें भी गाथीजो शक्षासिरू हुए मे । 


१७७. संघ-संरचना समितिकी बंठककी 
कार्यवाहीके कुछ अंदर" 


लन्दन 
४ नवम्बर, १९३१ 


श्री गाधी . देखता हूँ, यहाँ “ क्षेत्र-अम्यर्पंण सन्धियो “का उल्लेख किया गया 
है। पता नही, सर सैम्युअल होर इस सम्बन्धमें कोई जानकारी दे सकेगे या नहीं। 
थे सन्धियाँ गुप्त होगी या खुली? 

प्र संम्युअल होर: छॉर्ड रीडिगका कहना है कि किसी तरहकी कोई गुप्त 
सन्धियाँ हे ही नहीं । 

सर तेजबहादुर सप्रूः हाँ ऐसा ही है। 

श्री गांधी . लेकिन क्‍या नई सन्धियाँ खुली सन्बियाँ होगी? 

लॉर्ड रोडिंग: में समझता हूँ कि ऐसे मामलेमें, अर्थात्‌ जब आप एसे अधिकारों 
पर विचार कर रहे हों जिनका अभ्यर्पण किया जाना हो, संविधानमें रुचि रखने 
थालों, उसकी रचना फरनेवालों, उसमें हिस्सा लेनेवालो और उसमें सहयोग करने 
धालोंको यह मालूम होना ही चाहिए कि देशी राज्यों और भारत सरकारके बीच 
होनेवाली सन्धियोंकी ठार्ते क्या हे। « « « 

श्री गाधी * कण यहाँ आप इतना और जोड देगे कि कांग्रेसकी राग यह है, 
अथवा कांग्रेसकी ओरसे यह मत व्यक्त किया गया है कि सके सर्वोच्च न्‍्यायालूयकों 
अपीलकी अन्तिम अदालत होना चाहिए? 

[अग्रेजीसे | 

इंडियन राउंड टेबल कॉफरेंस (सेकंड सेशन): प्रोसीडिग्स ऑफ फ़ेडरल स्टूफ्चर 

कमिटो ऐंड माहमॉरिटोज़ कमिटी, सण्ड १, पृष्ठ ३३२७ 


१, प्मिति अपनी तीसरी रिपोटके मलुच्छेद ५३-६६ पर, जिसका सम्बन्ध संघ-न्यायाल्यते था, 


विचार कर रही थी। ] 

५. समिति अभी-अभी भलुच्छेद ५८ पर विचार-विमशे करना समाप्त किया था। रत कप 
कहा गया था कि सलाह छेनेके छिए किसी मामछेकों न्यायाल्यमें पेश करनेका अधिकार आप व 
जनरलकों होगा जो “इस सम्बन्ध? निससन्देह, भाम तौरपर अपने मल्तियोंकी साई 
शफाभत भदमद खाँ, मुहम्मद शफी, जिन्‍ना तथा कुछ अन्य प्रतिनिधिधेति “ अन्तियोकी सुछाइपर सर 
शा्मिक किये जानेका विरोध किया था। उनका कहना था कि इससे गवनेसजनरठके अधिकार 
हो जाते है। भण्यक्ष इन शन्दोंको निकाल देनेको राजी हो गये ये । 


भाषण : भारतीय मजहिसमें २९३ 


पंजाबके सवालका निबठारा न हो पानेका कारण हिन्दुओं, सिखों और मुसरू- 
सानोंका पारस्परिक अविश्वास था। लेकिन में आपसे कह दूं कि पंजाबके सवालको 
बहुत ज्यादा महत्त्व वेनेकी जरूरत नहीं है।' 

आप ऐसा न समझे कि भारतके हिन्दू, सिख और मुसलमान जनसाधारणको 
फाजिल मार गया है। अगर बात वैसी होती तो मैं भारतके सबसे बडे सगठनके 
प्रतिनिधिके रूपमे यहाँ नहीं होता। लेकिन मूर्खता मौजूदा मण्डलीतक ही सीमित 
है। मौजूदा मण्डलीसे मेरा मतलब यहाँ इकटूठे लोगोसे नहीं, वल्कि गोलमेज परिषद्‌के 
प्रतिनिधियोसे है, जिनमे में भी शामिल हूँ। 

प्र० : गाँवोंमं रहनेवाले बेरोजगार लोग हाहरोंमें जाकर किसी उद्योग-धम्धेमें 
काम क्‍यों नहीं करते ? 

उ०: यह उपाय तो हकृषि-सम्बन्धी शाही आयोगने भी नही सुझाया। 

प्र० : क्‍या आप यह बतायेंगे कि भारत जानेवाला अंग्रेज भारतीयोंके साथ फंसे 
सहयोग कर सकता है और किस तरह भारतकी सेवा कर सकता है? 


उ० : सबसे पहले तो उसे चार्ली एन्ड्रयूजसे मिलकर पूछना चाहिए कि उन्होने 

क्या किया और भारतकी सेवा करनेके लिए वे किस स्थितिसे गुजरे। उन्होने अपने 
जीवनका प्रत्येक क्षण भारतकी सेवाके लिए अपित कर दिया है और जो काम 
कई हजार अग्रेज कर पाते वह अकेले किया है। इसलिए वहाँ जानेवाला अग्रेज 
पहला पाठ उन्हींसे सीखे। इसके अछावा उसे अपने मनमे कुछ सिखानेका खयाल 
लेकर नही बल्कि' वह भारतकी सेवा कैसे कर सकता है, यह सीखनेका विचार लेकर 
जाना चाहिए, और अगर वह अपना काम इस भावनासे शुरू करेगा तो वह भार- 
तीयोको कुछ सिखायेगा भी जरूर। छेकिन, वेसा करते हुए वह अपने पृथक्‌ अस्तित्व 
को भूल जायेगा और अपने-आपको भारतीयोमे विलीन कर देगा। उदाहुरणके लिए, 
हम श्री स्टोक्सको ले सकते है, जो शिमछाके पहाड़ी इलाकोमें काम कर रहे है। 
वे अपने-आपको पूरी तरह भारतीयोमे मिला दे और इस तरह उनकी सहायता 
करनेकी कोशिश करे। सच्चा प्रेम क्या नहीं कर सकता? तो जिनके मनमे भारतके 
प्रति प्रेम है, वे निश्चय ही भारत जाये। वहाँ सचमुच उनकी आवश्यकता है। 

[अग्रेजीसे ] 

हिन्द; २-११-१९३१ और यंग इंडिया, १९-११-१९३१ 


१. आंगेका अंश यंग इंडियामें प्रकाशित महांदेव देसाईके “लून्दनका पत्र” से लिया गया है। 


१७४. वक्तव्य : संघ-संरचना समितिके समक्ष" 


लन्दन 
२ नवम्बर, १९३१ 

आज मेरा मोनवार है। इसलिए मैं इस रिपोर्टके मसविदेकी अन्य बातोके 
अछावा निम्नलिखित बातोसे लिखित रूपमे अपनी असहमति प्रकट करूँगा . 

में इस विचारपर अब भी दृढ हूँ कि जो उद्देश्य हमारे मनमे है, उसे पूरा 
करनेके लिए एक-सदनीय ससद सबसे अच्छी रहेगी। लेकिन, कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
कर दिये जाने पर, मे सर मिर्जा इस्माइलके प्रस्तावका समर्थन करूँगा, बश्षतें कि 
उनके मनमे जिस सस्थाकी वात है, वह केवल सलाह-मशविरा देनेवाली सस्या ही रहे। 

काग्रेस जमीदारों, यूरोपीयों, भारतीय व्यापारियों तथा श्रमिकोके हितोके पृथक्‌ 
प्रतिनिधित्वके बिलकुल खिलाफ है। इन हितोके प्रतिनिधियोको अपने चुनावके लिए 
सामान्य मतदाताओसे अनुरोध करना चाहिए। 

इसी तरह काग्रेस सदस्थोंकी नामजदगीके भी खिलाफ है। लेकिन विश्येषज्ञोंको 
जरूरी अवसरोपर सदनमें अपनी वात कहनेकी सुविधा दी जानी चाहिए। 

देशी राज्योसे सम्बन्धित अनुच्छेदोके वारेमे -- विशेषकर देशी राज्योकी प्रजाके 
प्रतिनिषित्वके मामलेपर--मै बहुत-कुछ कहना चाहूँगा। लेकिन, फिलहाल मैं अपनी 
राय जाहिर नही कर रहा हूँ। 

अप्रत्यक्ष चुनावके सम्बन्धभे--या यो कहिए कि भ्राँवोको इकाइयाँ मानकर 
उनके प्रतिनिधियों ढारा चुनावके सम्बन्धर्मे --मुझे जो प्रस्ताव पेश करनेका सोभाग्य 
प्राप्त हुआ था, उसपर मे अब भी दृढ़ हूँ। यह योजना वयस्क मताधिकारपर आधा- 
रित है, जिसके लिए कांग्रेस भ्रतिश्रुत है। 

मो० क० गांधी 


[अंग्रेजीसे | 
इंडियन राउंड टेबल कॉफरेंस (सेकेंड सेशन): प्रोसीडिग्स ऑफ फेडरल स्टूकचर 
कमिटी ऐंड साइनॉरिटीज़ कमिटी, खण्ड ६ पृष्ठ रेरे८ 


१, समितिने अपनी तीसरी रिपोटके १ से छेकर ५ तकके उन अलुच्छेदोपर विचार के 
कार्रवाई पूरी कर छी थी जिन्हें ठुछ संशोधनोंके साथ स्वीकार कर दिया गया था। गाघीणी के शत 
बक्‍्तव्यको मौनवार होनेके कारण छोंडे सैंकीने पढ़ा था। 


भाषण : डाक-कर्मचारी सघकी सभामें २९९ 


पडा। मुझे छगता है कि यह सब-क्ुछ पूर्वनियोजित ढगसे किया गया है। मेरा मतरूव 
यह नहीं कि सारी गडबडी योजनापूर्वक फैछाई गई और अग्नरेज सिपाहियोकों एक 
खास घड़ीमे बुलानेकी योजना थी। ऐसा नही है, छेकिन यह फूट डालो और राज्य 
करो की नीतिका परिणाम है। महाराजा कुछ नही कर सकते थे। आप नही जानते 
कि विदेशी शासनमे रहना और पराधीन जाति--निहंत्यथी पराधीन जाति -- होना 
क्या चीज है। अगर आम लोगोकी हालत यह है तो देशी राजाओंकी हालत तो 
इससे भी वदतर है। वे अपने मनकी नहीं कर सकते। उन्हें २१ तोपोकी सलामियाँ 
दी जाती है, उनके पास राजमहलू है, केकिन वे अपने ही राजमहलोमे कैदी है, 
क्योकि जहाँ उन्हें अपनी प्रजाको जीवन और मृत्यु देनेका अधिकार है, वहाँ वास्तविक 
अधिकार कुछ नहीं है। उनके पास सेना है, लेकिन क्‍या उन्हे, वे जैसा चाहे, उस 
ढगसे उसे प्रशिक्षित करनेका अधिकार है? ये राजा आपके शस्त्रागारके कचरेको 
सोखनेका काम करते है। जिन शस्त्रास्त्रोकों आप फेक देते है, थे उन्हीका उपयोग 
करते है। निजाम बहुत घनी है। क्‍या वे “जत्थो के खिलाफ जैसा चाहते, वैसा कर 
सके ? ये राजा बिलकुल असहाय है; उनपर छ»गे प्रतिवन्‍्ध उचित हों या अनुचित, 
वे स्वतन्त्र नही, नपुसक है। निर्णायक क्षणोमे वे जैसा चाहें, वैसा नहीं कर सकते। 
उन्हें जो अधिकार दिये गये है, उनके अलावा सारे अधिकार उनके प्रभु -- ब्रिटिश 
सरकार -- के हाथोंमे है। यह ऐसी स्थिति है, जिसके खिलाफ मेरा सारा मन-प्राण 
विद्रोह कर उठता है। [भारतीय सिविल सेवा ] आपसमे साँठ-गाँठ किये हुए छोगोंका 
एक संगठन, दुनियाकी सबसे बडी गूढ सस्था है, इसलिए इस सिविल सेवाने आपको 
जिस व्यामोहमें डाल दिया है उसे तोड देना चाहिए। मै तो खुद ही उनकी प्रशंसा 
करते थकता नहीं था। अगर में कभी एक बडा राजभकत था, तो मुझे उस बातपर 
आननन्‍्दका अनुभव होता था। लेकिन तीस वर्ष बाद मेरी आँखें खुली और तब मैने 
पाया कि ऊपरसे सोना दिखनेवाली इस चीजके नीचे तो पीतल-ही-पीतलछ है। इसलिए 
जब कोई अग्नेज हमसे कहता है कि आप अपनी रक्षा स्वय नहीं कर सकते तो 
वास्तवमे वह भारतमे ब्रिटिश शासनकी ही आलोचना करता है। हम दुनियाके प्राचीन- 
तम राष्ट्रोमे से है -- एक अद्वितीय समभ्यताके भण्डारी हैं। वेबिलोन, मिस्र, यूनान-- 
इन तमाम सभ्यताओके रचयिता जाज कहाँ हैं? किन्तु प्राचीन भारत आधुनिक 
भारतमें जीवित है। जो सभ्यता युगोसे कायम रही है, जो सम्यता चंगेज और गज- 
नवीके आक्रमणोकों झेलकर भी जीवित रही, वह भारतकी ही सम्यता है। जब अग्रेज 
भारतमे आये और उन्होने यहाँके छोगोको आपसमे लड़ाया, उस समय भारत कोई 
बहुत बुरी अवस्थामे नहीं था। हम उस लडाईको भी झेल ले सकते थे। जिस राष्ट्रने 
तमाम मुसीबतोकों सफलतापूर्वक झेला है, वह आज बिलकुल पस्त है, हालाँकि वास्तवमे 
उसे बिलकुल पस्त नहीं कहा जा सकता। में एक बहुत बड़े संगठन, दुनियाके सबसे 
बड़े सगठनके एक विनम्र प्रतिनिधिकी हैसियतसे बोल रहा हैँ! वह एक ऐसा सगठन है 
जो बिना किसी सेनाके ३० वर्षोसे छगातार लड़ता आ रहा है। दुनियाके इतिहासमे 
इस किस्मका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। यह एक रोमांचक कथा है, यद्यपि 


8 सम्पूर्ण गांवी वाइमय 


में यह सब पूरी सचाई और विनम्रताके साथ कह रहा हूँ। यह वह राष्ट्र है जिसने 
समग्र साम्नाज्यको चुनौती दी है। इस मुग्ध करनेवाली कहानीके दूसरे हिस्सेकी ओर 
-- आइईचर्यंजनक रचनात्मक कार्योकी ओर--देखिए। डाक-कर्मचारी सघो, रेलवे 
कर्मचारी सघोकी ओर देखिए, जिनमे हजारो सदस्य है। हमारे पास ऐसे छोग है 
जिन्होंने अपना सारा जीवन राप्ट्रके लिए अपित कर दिया है। उदाहरणके लिए, 
मालवीयजी । ऐसा कहना कि हम अपना कार्य-व्यापार खुद नहीं सँभाल सकते, इग्हैंड 
और भारत दोनोके लिए कलंककी वात है। आप निश्चय ही जनमतको मोड सकते 
हैँ । हमे कष्ट-सलहनकी आँचमे से गुजरना पड़ सकता है और जब आप' उसके सम्बन्धमें 
सुनेगे तो में आशा करता हूँ कि आप आजकी इस सभाको याद करेगे और हमारे 
उस सघपषंमें अपना उचित योग देंगे। अगर जान-वूझकर, इच्छापूर्वक और सोच- 
समझकर हमें यह उपहार दिया जाता है तो हम इसे अवश्य स्वीकार करेगे, सघर्ष 
अवश्य होगा । 
[अंग्रेजीसे 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, १९३१ से, स्लौजन्य . नारायण देसाई 


१८०. पतन्न: निक सॉलोसनको 


८८, नाइट्सब्रिज 
लन्दन, पदिचमी 
६ नवम्बर, १९३९१ 
प्रिय मित्र, 
पत्रके लिए धन्यवाद। हाँ, मैं आपकी वहनसे अकसर मिलता रहता हू। 
आपने मुझे जो काम दिया है, उसके लिए तो आपको मुझे माफ़ ही करना 
पडेगा ---- किसीके कहनेपर सन्देश लिखनेकी कला मुझ्षमें नहीं है। अखबार, _वहाँके 
परिवेश और जीवनके बारेमे जाने विना मैं यह सोच ही नहीं पाऊँगा कि मुझे क्या 
लिखना है। 
हृदयसे आपका, 


श्री निक सॉलोमन 
२१४, डिकिसन एवेन्यू 
स्वार्थभोर, फिलाडेल्फिया, स० रा० अ० 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १८२४९) से। 


१७८. भाषण : इंडियन मेडिकल एसोसिएशनके समक्ष 


लत्दन 
४ नवम्बर, १९३१ 


सचमृच में समझ नही पा रहा हूँ कि मुझे यहाँ छाया ही क्‍यों गया। कुछ 

चिकित्साशास्त्री मित्रोनें मेरे पास आकर कहा कि चूंकि में विद्याथियोके समारोहमे 
गया, इसलिए यह आमन्त्रण भी मुझे स्वीकार करना चाहिए। बल्कि में ऐसा कहूँ 
तो अनुचित नहीं होगा कि मुझे आनेपर छूगभग मजबूर किया गया। मेरे पास सिफ 
पाँच मिनटका समय है। मेरे सामने जो योजना ' प्रस्तुत की गई है उसके सम्बन्धर्म 
कोई राय देनेका असछी इक तो आपको ही है। में सचमुच इसपर कोई राय नहीं 
दे सकता। 

[अंग्रेजीसे 

मेचेस्टर गाडियन, ५-११-१९३१ 


१७९, भाषण : डाक-कर्मंचारी संघकी सभामें 


ल्न्दन 
५ नवम्बर, १९३ १ 


मैं तो आपको अपना साथी-सहकर्मी कहकर सम्बोधित करने जा रहा था। 
काग्रेस भारतमे सम्पूर्ण जीवन और सारी प्रवृत्तियोकों अपनी कार्य-परिधिमे छानेकी 
कोशिश कर रही है, इसलिए हमारे यहाँके मजदूर-सघ, डाक-कर्मंचारी सथ तथा 
और भी कई सगठन काग्रेसके काममे हाथ बँटा रहे है। . - - ' मुझे भारतके 
डाक-कर्मंचारियोके जीवनकी कुछ जानकारी है। लेकिन उनके सम्बन्धर्मे कुछ कहनेसे 
पहले मुझे आपको यह बता देना चाहिए कि यहाँ आना मेरे लिए कितनी खुशीकी 
बात थी। आपका उत्साह ही--विशेषकर कुष्ठाश्रमके लिए किये आपके कामकी 
जानकारी --मुझे यहाँ खीच लाई! में आपके प्रति सहज ही खिंच गया और 
यह जानकर मुझे बडी प्रसन्नता हुई कि डाक-कर्मंचारी भारतकी दलित मानवता 
इतनी अधिक रुचि छेते है। मुझे तो छगा कि क्‍या इतनी अच्छी बात सच भी हो 
सकती है! मेरे यहाँ आनेका मतलब वास्तवमे यह है कि में आपके कार्योके लिए 
आपकी प्रशस्ति कर रहा हूँ। मै श्री काडिनलठकों बधाई देता हूँ। भारतमे इस 


१, इस थोजनाका सम्बन्ध रून्दनके भारतीय भस्पताल्से था। 
२. पहाँ कुछ शब्द स्पष्ट नहीं है। 


२९८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


सम्बन्धमे' किया जानेवाछा काम दरअसल इस समसस्‍्याकी परिधिको ही छू पाया है। 
भारतमे जीवनका सयोजन परिचिमी दुनियासे बिलकुल भिन्न है। हमारे यहाँ दान-दयाका 
कार्य राज्यकी देख-रेखमे नही चछता। लोग खुद ही परमार्थका महत्त्व समझते है। 
इसलिए भारतमे छोगोकी परमार्थ-वृत्तिको सही दिशा मिल जाती है। मैं यह नहीं 
कह सकता कि . . -' परमार्थ-वृत्तिका बराबर ठीक प्रयोग ही किया जाता है। 
आप वहाँकी सडकोपर कुष्ठ-रोगियोको अपनी ओर घूरते पायेगे और उनकी उपेक्षा 
करके कुष्ठाश्रम तक जाना बहुत कठिन है। कुछ लोग धनी बन गये हैं और कुछ 
शोषक है। इन्ही परिस्थितियोमे परिचमके कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे है। यह उन थोडी-सी 
चीजोमे से एक है जो परिचमी दुनियासे भारतके लिए वरदानके रूपमे पहुँची है। 

आपके और हमारे डाक-कर्मचारियोके बीच तुलना नहीं की जा सकती। आपके 
विभागके अफसरोसे मिलकर मुझे खुशी होती है, लेकिन हमारे यहाँ इसके मुकाबलेकी 
कोई चीज नही है। हमारे यहाँ उन छोगोको बहुत कम वेतन (प्रति मास १०/६) 
दिया जाता है। उनसे काम बहुत लिया जाता है। जिन कुछ-एक विभागोका ठीक 
सचालन होता है उनमें एक डाक-विभाग भी है। - - »' डाक-कर्मंचारियोके सघ 
केवल उनकी शिकायतोको स्वर देनेके लिए ही है। मैं उनसे आपकी तरह कुष्ठ- 
रोगियोके कल्याणके लिए चन्दा देनेको कहनेका साहस नहीं कर सकता। आप कुष्ठ- 
रोगियोके लिए जो नेकीका काम कर रहे है, उसके लिए मै आपको बधाई अवश्य 
देता हूँ, लेकिन साथ ही मैं चाहूँगा कि आप भारतके अपने सहकंमियोमें अधिकाधिक 
रुचि ले। उनके पास कोई सगठित ससस्‍्था नहीं है। वे जीनेके लिए सधर्ष कर रहे 
है --और विदेशी भाषामे अपनी बात ठीक-ठीक कैसे कहे, यह वे नहीं जानते। 
अगर आप इन सवालोपर गहराईसे विचार करे तो यह आपके भारत-स्थित सहकर्मियो 
के प्रति, जो आपके छोटे भाइयोके समान है, उपकारका कार्य होगा। आपम तरह- 
तरहके काम करनेकी योग्यता है। ईदवरने आपको बहुत-कुछ दिया है। उसमे से कुछ 
उन्हे भी दीजिए । 

आप जानते है कि डाकघर हमारे लिए कया करता है। वह हमारे पत्राविको 
जाँचनेका काम करता है। मैं यहाँ अपने देशके लिए पूर्ण स्वतन्त्रता --- शब्दकोशर्म इस 
शब्दका जो अर्थ होता है उसी अर्थमे पूर्ण स्वतन्त्रता--प्राप्त करने जया हूं | के 
छोग मुझपर हंसते हैँ । वे कहते है --देखों तो इस आदमीको, जो आपसमे के 
तरह विभवत् राष्ट्रके लिए स्वतस्त्रता माँगने चछा आया है। ऐसा वे हे 
है कि उन्हें झ्रूठा इतिहास पढाया गया है--यह कि अगर अग्नेज लोग भा हक 
जायेगे तो वहाँ अव्यवस्था फैल जायेगी, घोर अन्चकारका साझा हे कार्यके 
इसका एक उदाहरण दिया जाता है--कइ्मीरका उदाहए। करनेके 
बोझसे बहुत अधिक दबे अग्रेज सिपाहियोकों व्यवस्था कायम करनेके लिए बुछाना 


१, कुष्के सम्बन्धमें ! 
२ व ३. यहाँ कुछ शब्द स्पष्ट नहीं दे। 


१८३. प्रदनोत्तर 


लन्दन 
६ नवम्बर, १९३१ 


प्र०: जब आप मुसलमानों और सिखोंको विशेष प्रतिनिधित्व दिये जानेपर 
राजी हे तो फिर दलित वर्गोको देनेसे ही इनकार क्‍यों करते हे ? 


उ०: मेरा बस चले तो मै मुसलमानों और सिखोको भी विद्येष प्रतिनिधित्व 
दिये जानेका विरोध खुशी-खुशी करूँगा, लेकिन मुसलमानोके मामलछेमे इस चीजको 
स्वीकार कर लेनेके पक्षमे मे १९१६से ही रहा हूँ। एक व्यावहारिक आदमीके नाते 
मै यह महसूस करता हूँ कि लखनऊ-समझौतेकी ' विरासतसे बच पाना असम्भव है, 
लेकिन दलित वर्गों तथा राष्ट्रके हितचिन्तकके नाते यदि में अपेक्षाकृत छोटे अल्प- 
सख्यक समुदायोको विशेष प्रतिनिधित्व दिये जानेपर राजी हो जाऊँ तो मे अपने 
कत्तंव्यसे च्युत हुआ माना जाऊँगा। मुसलमानों और सिखोको दिया गया मेरा वचन 
अब भी कायम है, लेकिन में उनसे यह अपेक्षा जरूर रखता हूँ कि वे यह स्वीकार 
करे कि जहाँ उन्हे अपने लिए विशेष सरक्षणकी माँग करनेके अछावा कोई चारा 
नही दिखाई देता, वहाँ वे यह महसूस करते है कि उनके सिवा औरोको संरक्षण 
देना अवाछनीय है। ऐसी स्थिति विशेषकर इसलिए है कि वयस्क मताधिकार, 
जिसका कि में हिमायती हूँ, राष्ट्रकी सेवा करनेवाले सभी वर्गोके छोगोकों विधान- 
सभाआओमे प्रवेश करनेकी पूरी सुविधा देता है। 


प्र०: चूँकि स्व॒राज्य तत्काल प्राप्त करना आवश्यक है, इसलिए आप दलित 
बर्गोफी माँग स्वीकार क्‍यों नहीं कर लेते ? 


उ०: क्योकि वह स्वराज्य नहीं है। इसे में बुनियादी महत्त्वी बात मानता 
हूँ। अस्पृश्योका मुझे पूरा खयाल है, लेकिन मैं समाजको टुकड़ोमे बाँटनेंके लिए तैयार 
नही हूँ! में परिषद्के विफल हो जानेसे डरता नही हूँ। और चूँकि मुझे छगता है 
कि इसे विफल ही होना है इसलिए में तो ऐसा सोचता हूँ कि हम स्वदेश लौट 
चले और स्वराज्य प्राप्त करनेंके दूसरे रास्ते ढूंढें। 
[अग्रेजीसे ] ह 
हिन्दुस्तान टाइम्स, ९-११-१९३१ 


२. काम्रेस गौर सुस्लिम लछीगके दर॒म्यान विभवत मतदाता-संघको मानते हुए। 


१८४. वक्तव्य: समाचार-पत्रोंको 


ल्त्दन 
६ नवम्बर, १९३१ 
पूर्व आफ्रिका-सम्बन्धी रिपोर्टपर अपने विचार व्यक्त करते हुए गांधीजी ने 
श्री शास्त्रीके निष्कर्षकी पुष्टि की। उनका तात्पर्य यही था कि प्रवासी भारतीयोंकी 
समस्याका समाधान स्वयं भारतकी स्वतन्त्रता है। गांबीजी ने अपनी बनृठी बो़ीमें 
कहा; 
अगर हम केन्द्रमे कुछ कर सके तो परिधि अपने-आप ठीक हो जायेगी। जब 
केन्द्र अव्यवस्थित है तव परिधि तो अस्थिर होगी ही। 
[ अग्नेजीसे | 
हिन्दू, ७-११-१९३१ 


१८५. भेंट: “स्टार ' के प्रतिनिधिको 
[७ नवम्बर, १९३ के पूर्व ] 


गांधीजी ने जोरदार शब्दोमें इस बातका खण्डन किया कि उनके समर्थक उनके 
भारत लौट आनेके लिए शोर मचा रहे हे, क्योकि वहाँ जल्दी हो क्रान्ति भड़क उठते- 
का खतरा है। उन्होनें कहा, सच तो यह है कि में परिषद्में अपना काम पूरा करने 
तक इंग्लेडमें ही रहेंगा। उसके बाद भी, सम्भव है, में जल्दी-जल्दी यूरोपका दोरा 
भी कर लेना चाहूँ और मेरे छौटनेमें और भी देर रूग जाये। उन्होनें कहा: 
उपद्रव और अगान्तिकी खबरे बहुत वढा-चढाकर दी गई है और काग्रेसके 
रवेयेको भी गलत रूपमें पेश किया गया है। अभी तो मुझे काम पूरा करनेसे पहले 
लौटनेकी कोई आशका दिखाई नही देती, लेकिन भगर वहाँ मेरी उपस्थिति जरूरी 
लगी तो में वेशक लौट जाऊँगा। 
[अग्रेजीसे | 
हिन्दू, ७-११-१९३१ 


१८५. पत्र : प्रधान मन्त्रोको' 


लन्दन 
६ नवम्बर, १९३१ 
प्रिय प्रधान भन्‍त्री, 
हम ऐसी अफवाह सुन-सुनकर बडे चिन्तित हो रहे है कि भारतके राजनीतिक 
पुनर्गठनके प्रथम चरणके रूपमें प्रान्तीय स्वायत्त शासन दिया जायेगा औौर सघ-निर्माण 
तथा केच्दमें उत्तरदायी शासनकी स्थापनाका सवाल भागेके लिए छोड दिया जायेगा। 
आज (अर्थात्‌ ६ नवम्बर)की सुबह एक अखवबारमे हमने इससे उछटी खबर 
भी पढ़ी है। लेकिन, यह अफवाह लगातार इतने जोरोसे फैल रही है कि हमे 
अपने विचार स्पष्ट रूपसे आपके सामने रख देना आवश्यक छग रहा है। 
आजकी परिस्थितिके तकाजेको केवल सर्वागपूर्ण और व्यापक योजनासे ही पूरा 
किया जा सकता है। सघोीय केन्‍्द्रमे उत्तरदायी शासनकी स्थापना उस योजनाका 
बेसा ही अभिन्न अग होनी चाहिए जैसा अभिन्न अग सघटक इकाइयोको स्वायत्त 
शासन दिया जाना होगा। योजनाको टुकडोमे बाँट देने और उसके एक हिस्सेको 
छोडकर दूसरेपर तत्कारू अमछ करनेका मतरूब छोगोके मनमे अनिश्चिततताका भाव 
पैदा करना और सरकारके मन्तव्यके वारेमे सन्देह उत्पन्न करना होगा। 
हम अल्पसख्यक समुदायोके सवालके महत्त्वो समझते है। यह भी ठीक है 
कि अवतक उसका कोई सन्‍्तोषजनक समाधान नहीं ढूँढा जा सका है। छेकिन उस 
चीजको उत्तरदायी शासतकी स्थापनाकी पूर्ण और व्यापक योजनाके मार्गमे बाधक 
नही बनने देना चाहिए, क्योकि ऐसी योजना ही तत्कार समाधानकी अपेक्षा रखने- 
वाली हमारी समस्याओका हल पेश करती है। 
भवदीय, 


मो० क० गांधी 


म० मो० मालवीय, वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री, ते० व० सम्रू, पी० सेठना, 
कावसजी जहाँगीर, मु० रा० जयकर, रामचन्द्र राव, (श्रीमती) सुब्वरायन, 
ए० रगस्‍्वामी अय्यगार, पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, घ० दा० विड़छा, जमारू 
मुहम्मद, एस० के० दत्त, उज्जलूसिंह, मुजे, (श्रीमती) सरोजिनी नायडू, ताम्वे, 
राजा नरेन्द्रनाथ, रामस्वामी मुदलरियार, जाधव, सम्पूरणर्सिह, वरुआ, ना० म० 
जोशी, व० वे० गिरि, चिमनकारू सीतछवाड और शिवराव 

[अग्रेजीसे ] 

हिन्दुस्तान ढाइम्स, ११-११-१९३१ 


१. अनुमान दै कि पत्रका मत्तविंदा गाधीजी ने ही तैयार किया था। 


१८२. भेंट: जॉर्ज बर्ताड शाँसे' 


ल्न्दन 
[६ नवम्बर, १९३१]' 
शी वर्ना शॉके सनमें गांधीजी से मिलनेकी इच्छा बहुत विनोसे थी और वे 
बड़े संकोचके साथ मिलने आये। बे गांधीजी के, साथ लगभग घंटे-भर रहे। इस बीच 
उन्होंने न जाने कितने विषयोपर भ्रदन पूछे --- मानव-जाति-शास्त्र, धर्म, समाज, राज- 
नीति, अर्थशास्त्र, किसी भी विषयको नहीं छोड़ा। अपनी बातचीतके दौरान वे अपनी 
हाजिरजवाबी ओर व्यंग्योक्तियोंकी फुलझड़ियाँ छोड़ते रहे। उन्होंने कहा, “में आपके 
बारेमें थोड़ी-वहुत बातें जानता था और उनसे मुझे रूगा कि आपके और मेरे बीच 
कहीं कोई भाव-साम्य है। हम दुनियाके उस समुदायके जीव हैँ जिसके सदस्योंकी 
संख्या बहुत कमर है।” उनके दूसरे प्रशत तो सार्वभौमिक महत्त्वके थे, किन्तु वे गोल- 
सेज परिषद्के बारेमें भो एक प्रदन पुछनेसे बाज नहीं आये। उन्होने पूछा: “क्या 
गोलमेज परिबद्की कार्यवाहियोंसे आपका घोरज छूटने नहीं छगता?” ग्रांचीजी को 
दुःखके साथ स्वीकार करना पड़ा: 
यह असाधारण घीरजकी अपेक्षा रखती है। सव-कुछ एक भारी छद॒मावरण 
है और हमारे सामने जो जोरदार तकरीरे की जाती है, वे सिर्फ समय वितानेके 
लिए दी जाती है। मैने उनसे कहा कि आप अपने मनकी बात साफ-साफ क्‍यों नही 
कह देते और अपनी नीतिकी घोषणा करके हमें निर्णये करनेका अवसर क्यो नहीं 
देते। लेकिन, शायद अग्रेजोकी राजनीतिमे इस वातके लिए गृजाइश ही नहीं है। 
उसे तो घुमावदार रास्तेसे ही चलना है। 
[ अग्रेजीसे 
यंग इंडिया, १९-११-१९३१ 


१. महादेव देसाईके “ लन्डन छेटर” (हन्दनका पत्र) से उद्धृत। इस मुछाकातकी कोई और 


रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। 
२. तिथि गाधीजी की दैनन्दिनीसे ली गईं है। 


१८६. पत्र: प्रेमाबहन कंटककों 
रविवार, ८ नवम्बर, १९३१ 


चि० प्रेमा, 

तू यहाँके वारेमे व्यर्थ चिन्ता करती है। अखवारी खबरोसे कोई अनुमान मत 
लगाना। यह विश्वास रखना कि में देशकी छाज नहीं खोऊँगा। काम लेनेकी मेरी 
पद्धति औरोसे भिन्न होनी ही चाहिए। इसलिए दूसरोके साथ तुलना नहीं की जा 
सकती। भेद कहाँ है, यह तो मे पहुँचूँ और बता सके तभी तुझे मालूम होगा। 
इसलिए अच्छा यह होगा कि यहाँ क्या हो रहा है, इसका विचार करनेमे तू अपना 
मन बिलकुल न रूगाये। मेरी वात समझमे आती है न? 

और-कुछ लिखनेका समय नही है। इतनेसे ही सन्‍्तोष करना। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०२६६) से। 
१८७ पत्र: इन्दु पारेखको 
लन्दन 
८ नवम्बर, १९३१ 


चि० इन्दु, 

तेरा पत्र मेरे सामने है। आशा है तू अपनी पढाई-छिखाई पर ठीक-ठीक 
ध्यान दे रहा होगा। मैने तुझपर जो विश्वास किया है उसे सही सिद्ध करना। 
आशा है तेरा स्वास्थ्य भी ठीक होगा। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकलछ (जी० एन० ६२६१)से। 


४८-२० 


१८८. वक्तव्य: समाचार-पतन्नोंको 


लत्दन 
८ नवम्बर, १९३१ 


यह पूछनेपर कि अगर कांग्रेसकी अस्सी प्रतिशत माँगें स्वीकार कर ली जायें 
तो भी क्या कांग्रेस संघर्ष शुरू करेगी, गांधीजी ने कहा 

खुद मुझे तो शत-अ्रतिशतसे कम कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर सचमच 
अस्सी प्रतिशत दिया जानेवाला है तो सम्भव है काग्रेस इस वातपर विचार करे कि 
वह सविधानकों कार्यरूप दे अथवा संघर्ष शुरू करे। 


[ अग्नेजीसे | 
हिन्दुस्तान टाइम्स, ११-११-१९३१ 


१८९. सन्देश : दीवालीपर' 


लन्दन 
९ नवम्बर, १९३१ 


सच्ची दीवाली तभी आयेगी जब हमे स्वराज्य प्राप्त होगा। स्मरण रहे कि 
दीवाली रावणकी सेनापर --- अर्थात्‌ हिसा और असत्यपर --- रामकी सेनाकी -- भर्थात्‌ 
अहिंसा और सत्यकी --- विजयके वार्षिक उत्सवका प्रतीक है। 
[अग्रेजीसे ] 
बॉम्बे ऑनिकल, १०-११-१९३१ 


१. जब एक सवाददाताने गाधीणी के लिए दीवालीकी शुभकामनाएँ व्यक्त की तो उन्होंने कागजके 
टुकढे पर. यह सन्देश लिख दिया, क्योकि उस दिन उनका मौनवार था। 


१९०. वक्तव्य: समाचार-पत्रोंको' 


ल्न्द्नं 
९ नवम्बर, १९३१ 


कांग्रेसकी कार्य-समितिके निर्णयका पूर्वानुमान छगाकर मैने अपने य्रोपके दौरेका 
कार्यक्रम रद कर दिया है। मेरी दृष्टि वराबर भारतके घटता-क्रमपर लगी रही है, 
लेकिन मुझे छगता है कि जबतक गोलमेज परिषद्कें कामसे मेरा इग्लैडमे रहना 
जरूरी है तबतक यहाँसे मेरा चल देना गलत होगा। मे इसी हफ्ते अपने प्रस्थानकी 
तिथि तय कर लेनेकी आशा करता हूँ। 
[अग्रेजीसे | 
अमृतबाजार पत्रिका, १०-११-१९३१ 


१९१. भाषण : फ्रेड्स हाउसमें 


लन्द्न 
९ नवम्बर १९३१ 


आपने मुझसे पूछा है कि भारतमे स्वतन्त्रताकी माँग तो की जा रही है लेकिन 
क्या वहाँ ऐसे लोग पर्याप्त सख्यामे है जो देशकी जिम्मेदारी अपने सिर छेनेको 
तैयार हो। मेरे खयालसे तो प्रइन स्वंथा उचित है। मै जितने सक्षेपमे दे सकता हें 
उतने सक्षेपम इस महत्त्वपूर्ण प्रइनका उत्तर देनेकी कोशिश करूँगा। मैं आपको बता 
दूँ कि असली समस्या यह है कि एक ओर काग्रेस अपनी माँग पेश कर रही है 
और, दूसरी ओर जो जिम्मेदार छोग है उनमे उस माँगकों पूरा करनेकी अनिच्छा 
है। काग्रेस स्व॒राज्य चाहती है, जिसका मतलब यह है कि वह प्रतिरक्षा, विदेशी 
मामलछो और वित्त-व्यवस्थापर नियन्त्रण, अर्थात्‌ स्वेच्छापर आधारित ऐसी साझेदारी 
चाहती है जिसे दोनोमे से कोई भी पक्ष इच्छा होनेपर तोड सके। यही काग्रेसकी 
माँगका सार है। क्योकि काग्रेस ईमानदारीसे ऐसा मानती है कि देशमे ऐसे योग्य 
लोग है जो हुकूमतकी वागडोर विदेशी सरकारके हाथोसे लेकर खुद सेभाल सकते है । 


१. उस दिन गाधीजी का मौनवार पढ़ता था। इसलिए उन्होने ऑक्सफोडेकी यात्रासे लौटनेपर 
११ वजे दिनमें लिखित रूपमें यह वक्तव्य दिया था। 

२. शामकों हुई इस सभाका आयोजन फेलोशिप ऑफ रिकसिल्णिशन (समन्वय वधुत्माण ) ने किया 
था। हॉल खचाखच भरा हुआ था और सभामें शरीक होनेकी इच्छाते आये ब्हुत-से लोगेंको निराश 
लौट जाना पढ़ा था। 


५ 388 सम्पूर्ण गराधी वाइमय 


लेकिन मैंने धूम-फिरकर और बातचीत करके जिम्मेदार छोगोमे जो-कुछ देखा 
है, उससे ऐसा कुछ नहीं लगता कि वे अनुकूल प्रतिक्रिया दिखानेको तैयार है। इसके 
विपरीत में देखता यह हूँ कि काग्रेसकी जो माँग सर्वंथा उचित है, उसकी स्वीकृति 
मार्गमे वे वहुत-सी वाधाएँ खडी कर रहे है। मैं आपसे निस्सकोच कहूँगा कि काग्रेस 
सारी भारतीय जनताका प्रतिनिधित्व करनेका प्रयत्न कर रही है और वह उसका 
अप न करती है। आप जानते है कि भारत कछकत्ता, बम्बई 
था मद्रास-जेसे नगरोमें नहीं, बल्कि गाँवोमे बसता है। और देशी राजाओके न चाहने 
पर भी काग्रेस उनका भी प्रतिनिधित्व करनेका दावा करती है। बेशक, वह उनके 
अधिकारोको हडप नहीं जाना चाहती, बल्कि जहाँतक उनके दावे करोडो दीन-हीन 
जनोकी माँगोसे असगत नहीं है वहाँतक उनके साथ भी न्याय करना चाहती है। 
लेकिन साथ ही, काग्रेस उनका कमसे-कम विरोध भी करती है, क्योकि यह जन- 
साधारणकी ओरसे उसका दावा पेह् करनेमे छगी हुई है। 

चूंकि आप शान्तिके रास्ते ढूँढनेके लिए प्रतिश्रुत है, इसलिए आपको काग्रेसकी 
माँग स्वीकार करनेमे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। दिल्‍लीके समझौतेसे पहलेके 
पन्द्रह महीनोका इतिहास आपको यह बताता है कि ये छोग सरकारसे सधर्ष कर रहे 
थे, छेकिन यह शान्तिपूर्ण सधर्ष था, जिसका कारण केवल यह था कि जनसाधारणने 
रक्‍्तकी एक बूँद बहाये बिना स्वराज्य प्राप्त करनेकी प्रतिज्ञा की थी। इस सपर्षमे 
हजारो स्त्रियो और वच्चोपर लाठियाँ वरसी। दसियों हजार जेल भेजें गये। भारतकी 
स्त्रियाँ, मानो जादूके असरसे, एकाएक उठ खडी हुईं। उनमे अद्भुत जागृति आई। 
काग्रेसके सन्देशके प्रति हजारो गाँवोने उत्साह दिखाया। पता नही क्यो में खुद ही 
यह नहीं सोचता था कि लोग इतना अधिक उत्साह दिखायेगे। निश्चय ही इसके 
पीछे ईदइ्वरका हाथ रहा होगा। ये सभी गाँव और ग्रामीण छोग निहत्ये थे, क्योकि 
स्मरण रहे कि मेरे देशमे छोगोको शास्त्रास्त्र रखनेकी मनाही है। 

लेकिन लाठियाँ और सगीनोसे सुसज्ज लोग यह नहीं महसूस कर रहे थे कि 
इन महिलाओ और भ्रामीण छोगोके हाथोमें एक ऐसा शस्त्र है जिसका कभी नाश 
नही हो सकता और जो उनके हस्त्रास्त्रेसे बहुत अधिक प्रभावकारी है। उनके 
शस्त्रास्त्रो और कूरतापूर्ण तरीकोके जवावमे इनके पास प्रेम, अहिंसा और सत्य-हूपी 
दस्त्र था। 

यद्यपि अग्रेजीके' शब्दकोश “इडिपेंडेस” (स्वतन्त्रता) शब्दका एक विशिष्ट 
अर्थ दिया गया है, किन्तु इन साधारण लोगोके लिए यह एक व्यापकतर और गहन- 
तर अर्थ रखता है। वे “विधान सभा, “उत्तरदायी सरकार या कौसिलो का 
मतलब नही समझते, लेकिन “ स्वराज्य ' शब्दका अर्थ वे तुरत्त समझ जाते है। आज 
वे छगान देते है, छेकिन वे यह नहीं जानते कि देशकी खातिर क्यो और कितनी * 
राशि खर्च की जाती है। वे यह भी नही जानते कि सेनापर ५५ करोड रुपये खर्चे 
किये जाते हैँ। साथ ही यह भी याद रखिए कि उन्हे सीमावर्ती राज्यों था अफगानो 
अथवा अन्य किसी देशका कोई भय नहीं है। सच तो यह है कि भारतीय गाँवोपर 


भाषण : फ्रेंड्स हाउसमें ३०९ 


आक्रमणोका कभी कोई असर ही नही होता, क्योकि भारतपर आक्रमणोका सिलसिला 
ईस्ट इंडिया कम्पनीसे ही शुरू नहीं हुआ । इससे पहले भी हमपर आक्रमण हुए थे। 
ये आक्रमणकारी छाहरोसे आगे नहीं गये। वे दिल्लीसे आगे नहीं बढे और जैसा कि 
आपको भारतके भूगोलसे ज्ञात है, गाँवोमे रहनेवाली इस देशकी आवादीके मुख्य 
हिस्सेपर इल आक्रमणोका कोई असर नहीं हुआ । इसके अलावा आन्तरिक झ्षगडोका 
असर भी गाँवोपर नहीं पडता। इसलिए उन्हें कोई सरक्षण नहीं चाहिए। आज 
अधिकाश लोग सर्वथा भुखमरीकी अवस्थामे रह रहे है। उन्हे प्रतिदित दो बार 
खाना नसीब नहीं होता। उनके पास न अपने लिए रोटी और मक्खन है और न 
बच्चोके लिए बूंद-भर दूध । 

हमने उनके जीवनको गरिमा प्रदान की है और उनमें यह आत्म-विद्वास' पैदा 
हो गया है कि वे अपनी कमाईसे अपना काम मजेमें चला केगे और दुनियाकों 
अपनेसे दूर रखेगे।' 

काग्रेसने राजनीतिको पवित्र बना दिया है। इसने राजनीतिको छगभग धर्ममय 
(स्पिरिचुअलाइज्ड) बना दिया, यद्यपि मे इस शब्दके प्रयोगको यहाँ बहुत उपयुक्त 
नहीं मानता। हम सत्य और अहिंसाके बलपर, अस्पृश्यताकों दूर करके और प्रत्येक 
गआमवासीको मनुष्यके उपयुक्त स्थिति प्राप्त करनेका अधिकारी मानकर स्वतन्त्रता 
प्राप्त करनेको कटिबद्ध हैं। हमारे असहयोग आन्दोलनका मतलरूब यह है कि दरअसल 
कोई भी किसीपर अत्याचार नहीं कर सकता। हमारा सारा आन्दोलन नैतिकता 
पर आधारित है। हम अपने शासकोकी इच्छाको सर्वोपरि माननेमे विश्वास नहीं 
रखते। आप जानते है कि भारतमे हमारा तरीका क्‍या है। जब सत्ताघारी कहते 
है कि तुम यह काम करो और वह काम हमें गलत रूगता है तो हम कहते है, 
आदेशके लिए धन्यवाद, छेकिन हम यह काम नहीं करेंगे। हम उनसे कहते है कि 
जो हमारे आत्म-सम्मानके विरुद्ध हो, जो हमारी मानवीय गरिमाकों ठेस पहुँचाने 
वाला हो, ऐसा कोई काम हम नहीं करेगे। इस सघरषमे करोड़पतियोनें भी अपनी 
सम्पत्तिपर अपना निजी अधिकार छोड दिया है और वे भारतीय ग्रामवासियोके 
कल्याणके निमित्त अपनी सम्पत्तिके न्यासी-भर बन गये है। 

अगर ब्विठेनके मनन्‍्त्री हमारी माँग स्वीकार नहीं करते और हमारे कन्धोंपर 
गुलामीका जुआ बनाये रखना चाहते है तो हमे एक बार फिर उस अग्नि-परीक्षासे 
गुजरना पड सकता है, क्योकि शायद अब भी हमें कष्ट-सहनकी आवश्यकता शोष 
है। आपकी सरकारसे हमारे देशको कोई लाभ नहीं हुआ है। इसने सिर्फ हमारे 
पुसत्वका हरण किया है। यह बडी छज्जाजनक बात है कि हमें अपने-आपको विदेशी 
दासतासे बचाने, यहाँतक कि अपने आन्तरिक मामछोको भी सँमालनेमें असमर्थ बना 
दिया गया है। यह बहुत ही शर्मनाक वात है। और हमने क्‍या किया है”? हमने 
हर गाँवमे आत्मत्यागी कार्यकर्ता तैयार किये है। ये हमारे गैर-सैनिक सेवक (सिविल 


१, पद गांधीजी का तालथे अद्विल भारतीय चरखा संघ द्वारा किये कार्योते था। 


३६० सम्पूर्ण गाधी वाइडूमय 


सर्वेट्स) हैँ और काग्रेस उनसे जो-कुछ भी करनेको कहेगी, वे करेगे । उनमे देशका 
शासन चछानेकी योग्यता है। मेरी ही तरह वे भी जानते है कि हमने अपने पीछेके 
सारे रास्ते बन्द कर दिये है और वापस छौटनेकी कोई भी गजाइश छोडे बिना 
आगे वढ रहे है -- क्योकि हम करोडो आम छोगोके लिए स्वराज्य प्राप्त करनेके 
लिए काम कर रहे है। 

[अग्रेजीसे ] 

बॉस्‍्वे कॉनिकल, १२-११-१९३१ 


१९२. भेट: जे० एस० सेनगुप्तको 


लन्दन 
१० नवम्बर, १९३१ 
ज्यादा वाते मुझे इस हफ्ते मालूम होगी। मुझे न तो चटगाँव या हिज़लीकी 
घटनाओ-जैसे' विशिष्ट सवालोके बारेमे और न सविधानके सम्बन्धमे ही किसी बात- 
की आशा है। मैने हर आदमीसे सम्पर्क बनाये रखा है। मै यहाँ इसलिए ठहरा 
हुआ हूँ कि निबटारेका कोई मौका हाथसे न जाने दूँ और परिषद्की विफलताके 
लिए मुझे दोष न दिया जा सके। अगर इस बातचीतका कोई ठीक नतीजा निकलता 
है तब तो नजरबन्दोको रिहा कर ही दिया जायेगा। लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज 
दिखाई नहीं दे रही है जिसके आधारपर मै कोई आशा बाँध सकूँ। 
[अग्रेजीसे | 
हिन्दुस्तान टाइम्स, १३-११-१९३१ 


१९३. भाषण: लन्दन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्समें' 


द्वन्दन 
१० नवम्बर, १९३६ 


जिस कामसे मैं यहाँ आया हूँ, उसमें सबसे बडी वाघा मैं खुद हूँ। बहुत-से 
लोग मुझसे कहते है कि कांग्रेसकी माँग बहुत ऊँची है। जब मे अपना दृष्टिकोण समझाने 
रूगता हूँ तो वे मेरी बात ध्यानसे सुनते है। जिनपर सरकारकी जिम्मेदारी है वे 


१, जे० एम० सेनयुप्तने गाधीजी को बगालको स्थितिका हाल सुनाधा था। है 

२. इस भाषणके विषध्में अखवारोमें छपी खबरोंके अनुस्तार श्स समामें इतने लोग इकट्ठे हुए थे कि 
स्कूलके वियार्थी-सपके सदस्थोंकों स्कूलके गियेव्रमें स्थान नहीं मिल सका था और गावीणी ने इग्लेंढमें जिन 
समाओंमें भाषण दिया उनमें सबसे बढ़ा मंग्रेण-भोतृ-समुदाय शापद पद्दी था। ओत्ताओोमें सुख्यत' बंग्रे 
विद्यार्थी दी ये | 


भाषण : रून्दन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्समें ३११ 


लोग भी कुछ कम दोषी नही है, क्योकि वे दूसरे पक्षकी वात सुननेको तैयार ही 
नही है । वैसा वातावरण ही दिखाई नही देता जिसमें कोई किसीकी बातकों सुनने- 
समझानेको तैयार हो। कुछ बहुत ही अच्छे अग्नेज स्त्री-पुरुषोको छूगता है कि स्वत- 
नत्रताकी परिभाषा करनेके लिए कुछ करना जरूरी है . . .।'* मैं जेल्से छूटकर 
इग्लैड आया हूँ। मेरे साथ और भी हजारो लोग जेलमे थे। वाइसरायके साथ हुए 
समझौतेका स्वीकृत उद्देश्य यह था कि गोलमेज परिषद्‌ काग्रेसका प्रतिनिधि भी जाये। 
गोलमेज परिषदुर्मे आम तौरपर वही छोग शामिल होते है जो जनताके चुने हुए 
होते है, जो उसमें अपने-अपने अधिकारोंके बलपर जाते है। कछेकिन इस परिषद्‌मे 
मैं अपने अधिकारके बलपर नहीं बैठता और सरकारकी इच्छासे ही इसमें शामिल 
होता हूँ। मनोनीत सदस्योसे आप बहुत शानदार नतीजेकी उम्मीद नहीं रख सकते। 
मुझे तो ऐसा एक भी उदाहरण मालूम नहीं है जब मनोनीत सदस्योकी किसी 
परिषद्‌ने सिद्धान्तोके आधारपर कोई निर्णय किया हो। 

हम अपना खून देनेकी कमर कसकर निकले है। छेकिन यहाँका रवैया इस प्रकार 
है: ' देखिए इन क्ृतध्न छोगोको, ये ब्रिटिश शासनके वरदानोकों देख ही नही पा रहे 
है।' यह मनोवृत्ति केवल अधिकारियोकी ही नहीं, उन लोगोकी भी है जो लछोक- 
मतको किसी खास दिशामे मोड सकते है। सर हेनरी कैम्बेल बैनरमैनने कहा था कि 
सुशासन स्वशासनका स्थान नही छे' सकता। जिनका ब्रिटिश हुकूमतसे साबका पडा है, 
वे ऐसा नही समझते कि ब्रिटिश हुकूमतसे उन्हें कोई लाभ हुआ है। गोखलेने कहा था 
कि विदेशी हुकूमतने हमे पुसत्वहीन बना दिया है। उस देशको अचानक अपनी शक्तिका 
बोध कैसे हो गया है? समस्याके निबटारेके मार्गमें बाधा है, अच्छेसे-अच्छे अग्रेजोका 
घोर अज्ञान। उनमें ऐसा अज्ञान है कि देखकर ऊूगभग हैरान रह जाना पडता है। 
उन्हे जो जानकारी दी गईं है, वह गलत है, जो इतिहास पढाया गया है, वह झूठा 
है। भारतमे जो-कुछ होता है, उसका कोई विवरण यहाँके अख़बारोमे नहीं छपता। 
चटर्गाँवकी घटना इतिहासका एक काहूा पृष्ठ है। अधिकारी पागरू हो उठे और 
वहाँके निहत्थे लोगो पर तबाही बरपा कर दी। हिजलीमे निर्दोष लोगोको गोलियोसे 
उडा दिया गया, १६ व्यक्ति ग्रम्भीर रूपसे घायल हो गये। और जहाँतक अग्नेजोकी 
हत्याके प्रयत्नोका सम्बन्ध है, में ऐसे प्रयत्नोकी तीत्रतम शब्दोमे भर्संना करता हूँ। 

लेकिन इस सबका मतलब क्या है? चट्गाँव और हिजलीकी घटनाओंसे अग्नेजो 
पर किये गये इन आक्रमणोका बहुत निकटका सम्बन्ध है। 

सारा भारत अशान्त है। इसके निश्चित कारण है और उन कारणोसे ब्रिटिश 
शासनका सम्बन्ध है। भारतकी नैतिक और भौतिक प्रगति ? कुछ मिलाकर बस 
शून्य । जरा देखिए कि मुझे कैसी बाधा-दौड़ दौडनी पड रही है। मे आपको पूरा 
विश्वास दिलाता हूँ कि मै कोई समाधान पानेके लिए दिन-रात एक किये हुए हूँ और 
उसके रास्तेमे कोई बाधा नहीं डाल रहा हूँ। हमने अपने पीछेंके रास्ते बन्द कर दिये 
है, अपने वापस लौटनेकी कोई गुजाइश नही छोडी है। मै अस्पृश्योके लिए, गरीब 


१. यहाँ कुछ शब्द स्पष्ट नहीं है। 


१६२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


जन-साधारणके लिए स्वराज्य चाहता हूँ। अगर उसके लिए मुझे दस लाख लोगोकी 
जाने कुरबान करनी पडे तो भी मैं समझूंगा कि हमे सस्तेमें ही आजादी मिल गई। 
करोडो लोग जिस प्रकार तिल-तिछ कर मर रहे है, उसकी तुलनामे दस राख छोगो- 
का स्वेच्छासे बलिदान हो जाना छाख गुना अच्छा है। मै इस स्थितिको नहीं सह 
सकता। . - .' हमारी केवल एक ही मर्यादा है-- यह कि हम अपने हाथ प्रति- 
पक्षीके रक्तसे अपवित्र नही करेगे और असत्यका सहारा कभी नही हछेगे। 

हम पर कब्जा कायम रखनेके लिए हमारे देशमे बरकरार एक विज्ञाल सेनाका 
बोझ उठानेको हम तैयार नहीं है। - - -'* हम अपनी बचतका अधिकाश अपने इन 
द्वारपालोको दे देते है । आपके यहाँ ऐसे द्वारपारू नही है, केवल पुलिसके लोग है -- 
ऐसी पुलिसके लोग जो दुनियामें अद्वितीय है, छासानी है। स्वाधीनता और पराधीनतामें 
धही अन्तर है| सैनिक व्ययको प्रमुखता देनेवाले वजटको समाप्त कर दिया जायेगा। जब 
मीर आलम खाँने मुझपर आक्रमण किया तो एक अग्रेजने ही मुझे बचाया और उसकी 
लडकीने मुझे “ लीड काइडली छाइट “वाला भजन सुनाया। जो दस हजार मुसलमान 
जेल गये वे क्‍या विश्वासघाती है? . . .' विदेशी शासन-रूपी पच्चरके हमारे 
वीचसे निकलते ही हम एक हो जायेगे। यदि अफगानोका भगवान्‌ उनसे यह कहेगा 
कि तुम भारतीयोकी जानें छो तो मै भी उसी ईइवरसे सहायताके लिए प्रार्थना 
करूँगा, हालाँकि वे लोग दिनमें पाँच बार उसकी इवादत करते है। यदि ईश्वर 
चाहेगा तो हम उसे भी चुनौती देगे। हमे मनुष्यसे डरना छोड देना चाहिए। 

एक हन्शी छात्र : आप अंग्रेजोंसे भी उतना ही प्रेम करते हे जितना भारती- 
योंसे करते हे, फिर भी आप ब्रिटिश सरकारसे घुणा करते हे। लेकिन सरकार भी 
तो ब्रिटेनकी जनतासे ही बनी है? 

गांधीजी : मनुष्य अपनी कार्यपद्धतिसे कही बडा होता है। किसी मनुष्य छाथ 
अपनाया तरीका वुरा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद उस भनुष्यकों बुर कहना 
उचित नही होगा। , . .* ब्रिटिश प्रणाली शैतानी प्रणाली है। इसके बावजूद मै 
ब्रिटेनवालोसे अपने भाइयोकी तरह प्रेम करता हूँ। मेरे एक लडकेने मेरे खिलाफ 
विद्रोह कर दिया है। लेकिन, फिर भी मैं उस लडकेसे उतना ही श्रम करता हूं 
जितना उसके दूसरे भाइयोसे करता हूँ। मे उसके तौर-तरीकेसे घृणा करता हूं । 
मैने पारिवारिक नियमसे ही यह सीखा है कि यदि मुझमे मनुष्यता है तो मुझ 
: ब्रिटेनवालोसे प्रेम करना चाहिए। फिर भी मैं उनकी प्रणालछीसे घृणा करता हैँ और 
उसे नष्ट करनेके लिए भरसक कोशिश कर रहा हूँ।  - : कम 

अपनी अहिंसात्मक लडाईमें हम ईइवरसे डरकर चलते है, अछे भी गोपनीय 
नहीं रखते और न मनमे धोखा-बड़ीका कोई खयाल रखते है। 


[ भग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी से, सौजन्य नारायण देसाई 


२ से ५. यहाँ कुछ शब्द स्पष्ट नहीं हैं। 


१९४. पत्र: जॉन हाइनीज होम्सको 


८८, नाइट्सब्रिज 
लत््दन, पश्चिमी 
११ नवम्बर, १९३१ 


प्रिय मित्र, 

मेरी बहु-चचित अमेरिका-यात्राकी बातके सम्बन्धर्में आप मुझे तथा महादेवकों 
बडी तत्परतासे पत्र लिखते रहे है और दूसरोको भी छिखनेके लिए प्रेरित करते 
रहे है। छेकिन में नहीं जानता कि आपको खुद अपने लिए अथवा दूसरोके लिए 
इतनी परेशानी उठानेकी जरूरत थी या नहीं। आपकी निर्णय-बुद्धिके बारेमे तो मेरे 
मनमे कभी भी कोई शका नहीं रही, और मैने प्रत्येक पत्र-प्रतिनिधिसि बिलकुल 
साफ-साफ कहा है कि जबतक आप मुझे अमेरिका ले जाना तय न करेगे तबतक 
में नही जाऊँगा। आपकी निर्णय-बुद्धिमे विश्वास रखकर चलतेका निश्चय कर लेनेके 
बाद लोगोसे अलग-अछग और सामूहिक रूपसे भी मेरा यह कहना क्‍या बिलकुल 
उचित नहीं था कि इस मामलेमे मेरे अन्तिम मार्ग-द्शक आप ही है? 

बेशक, इससे आपके सिर थोडी ज्यादा जिम्मेदारी पड गईं है, छेकिन आपमे 
इस जिम्मेदारीको उठानेकी पूरी सामथ्यं है और इघर मै दुराग्रही मित्रो तथा 
सवाददाताओके साथ दलीक करनेकी परेशानीसे बच गया हूँ। 

श्री बोमनजी कुछ दिन यहाँ रुके थे, तब मे उनसे अकसर मिला करता था। 
अब वे भारतके लिए प्रस्थान कर चुके है। 


हृदयसे आपका, 
परम पूज्य जॉन हाइनीज होम्स, डी० डी० 
अग्रेजीकी फोटो-नकलरू (एस० एन० १८२८३) से। 


१९५. पन्न : एच० एच० मांँण्टगोमरीको 


८८, नाइट्चब्रिज 
लन्दन, पच्चिमी 
११ नवम्बर, १९३१ 
प्रिय मित्र, 
आपके इस रूम्बे पत्रकों में इतने दिनो तक रखे रहा गौर उत्तरमें मुझे 
इतना ही व्िखिनिका समय मिल पा रहा है कि पत्रके लिए और उसमें 
भावनाओंंके लिए मे आपका आभारी हैं। चार्ली एन्ड्रयूजने भी यह पत्र पढ़ा। 
बारेमें आपने जो-कुछ लिखा है उसे पढ़कर वे वड़े प्रसन्न हुए। 


हि 

९ ४27 

ब्श् 

| £ 8 | 


4 
हा 
४ 


हृदयसे आपका, 
परम पूज्य विजप मॉण्ट्योमरी 
न्यू पार्क 
मोविले 
काउंटी डोनेगल, आयरलैड 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १८१३१) से। 


१९६. पत्र : विविअन बदटलर बकको 


८८, नाइद्सब्रिज 
लन्दन, पब्चिमी 
११ नवम्बर, १९३१ 


प्रिय मित्र, दिल 
मैंने उन सज्जनके नाम लिखा आपका पत्र पढा जो मेरे और आपके, दोनकि 
मित्र हैं। आपके इससे पहलेके पत्रकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। ह है 
आपने ठीक ही अनुमान लगाया है कि मेरे रन्दनसे वाहरके कार्यक्रम श्री 
एन्ड्यूज निर्वारित करते हैं। में आपके विचारसे सहमत नही हूँ। श्री एन्ड्रयूजक 3 कक 
भ्रति मेरे मनमे वहत अधिक सम्मान है। छगरभग वीस वर्षसि में उन्हे वहुत निक 


१. विविभन बटलर वर्कने कह्य था कि यह वहुत दयनीय स्थिति है कि गावीजी के गार्येक्रम 
सी० एफ० एन्‍्ड्यज निषारित करते है। इसके सम्बन्धमें उन्होंने आडरिंश भाषाकी बस गाशपक्री एक कहावत 
भी उद्धत की थी कि ” सॉड्के सींग और मंग्रेजक्री मुल्कराहट्का भरोसा कमी मत्त करो । 


पत्र * एफ० वी० फिशरको ३१५ 


जानता हूँ, और ऐसा एक भी अवसर नहीं आया जव उनकी सलाह माननेके लिए 
मुझे पदचात्ताप करना पडा हो। 

मुझे दु खके साथ आपको सूचित करना पडता है कि भारतसे तत्काल छौटनेका 
बुलावा आ जानेंके कारण मेरी आयरलैड-यात्राके कार्यक्रमके रद हो जानेकी सम्भावना 
है। लेकिन किसी तरह कोई सम्भावना निकली तो मैं आयरलैड आनेकी उम्मीद 
करता हँ। अगर आया तो एक निजी मित्रके यहाँ ठहरूँगा। 


हृदयसे आपका, 


कुमारी विविअन बठलर बके 
ड्गार्ट 
वेस्टपोर्ट, काउटी मेयो 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १८२०७) से । 


१९७. पत्र: एफ० बी० फिशरकों 


८८, नाइट्सब्रिज 
लन्दन, परिचमी 
११ नवम्बर, १९३१ 


प्रिय मित्र, + 


आपके अत्यन्त स्नेहपूर्ण पत्र मुझे मिलते रहे है। किसी तरह में इतना ही 
लिखनेका समय निकाल पाया हैूँ। 

अमेरिका जानेके विषयमे तो मेरे मनने यह कहा कि मेरे वहाँ जानेका समय 
अभी नहीं आया है। वह अब भी यही कहता है। जब वहाँ जानेकी चर्चा पहले- 


१. इसके उत्तरमें १४ नवम्वरकों विविगन वठलूर वकेने छिखा था कि “, . . मैं तो श्री एन्डयूजको 
आपके सम्बन्धमें लिखी रोमों रोलॉकी पुस्तकके जरिये दी जानती हूँ। खुद भापके भारतीय 
दी एक समय मुझे यह बताया था कि वे एन्‍्डबूजका विश्वास नहीं करते। और मुझसे कहा गया दे कि 
आयरलेड आनेके मेरे निमन्त्रणके अस्वीकार कर दिये जानेका कारण शायद वे ही हों। मुझे ऐसे एक 
मामछेकी जानकारी है जिम्तमें भारतके पूणे स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके अधिकारके सम्नमें सतत और साहस- 
पूवेक बोलते रहनेवाले चुनिंदा अंग्रेजोमेसे एकने जब श्री एन्ड्यूनको पत्र लिखा तो उनके सचिवने उसके 
उत्तरमें अपमानजनक वातें लिखी। . . . में इंसाईं धर्म प्रचारकोको सहज ही अविश्वासक्री दृश्सि देखती 
हूँ -- विशेषकर वहां जहाँ ईंसाई-पम या साम्राज्यके हितोका प्रश्न हो। ऐसे भग्नेज बहुत ही कम हे जो 
न्यायकी खातिर अपने साम्राज्यको ध्वस्त होते देखनेक्ो तैयार हो।”” 

इसका जवाब गाधीजी के आदेशानुसार इन शब्दोमे व्या गया “ओ गाधीकों आपका पत्र मिला। 
आपने ओ एन्‍्डथूजके सम्वन्ध्मं जो-कुछ लिखा, उसे लिखकर उनके भौर स्वयं अपने प्रति घोर भन्याय 
किया है। जब आप इस चीजकों महद्यत करेंगी तो आपको वहुत पश्चात्तांप होगा।?” 


३१६ सम्पूर्ण गाबी वाइमय 


पहल चछी तो मैने तय किया था कि जैसा डॉ० हाइनीज ' कहेगे, वैसा ही करूँगा। 
यह तीन सार या इससे भी कुछ पहलेकी वात है और तभी सर्वप्रथम मेरे अमेरिका 
जानेकी वात चली थी। 
और आप जानते ही है कि उसके बाद डॉ० हाइनीजसे मेरी मुलाकात भी 
हुई। वे लन्दनमें मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मैने उनसे कहा कि मेरे यहाँ आनेके 
बादसे ही अमेरिकासे जो आग्रहपूर्ण निमन्त्रण आ रहे है, उनके बारेमे मै पूरी 
तरहसे उन्हीकी सलल्‍ाहपर चढूँगा। 
डॉ० होम्स तथा अन्य अनेक मित्रोका निश्चित मत है कि अभी मेरा अमेरिका 
जाना गछूत होगा | इसलिए आपका निर्णय जानकर मुझे बडा आहचये हुआ है। भाप 
भी मेरे उतने ही प्यारे मित्र है जितने कि डॉ० होम्स। इसलिए अब में उनके साथ 
आपकी वातचीतके परिणामकी राह देखूँगा। आप रिचर्ड ग्रेगकों भी जानते ही है। 
वे भी डॉ० होम्सकी रायसे सहमत है और डॉ० होम्सकी रायके समर्थनर्में एक और 
भी दलील देते है कि सर्दीका मौसम मेरे अमेरिका जानेका ठीक समय नहीं होगा । 


हृदयसे आपका, 
परम पूज्य बिशप फिल्वर 
फस्टें मेधाडिस्ट एपिस्कोपल चर्चे । 
एन आरबर मिशिगन 
अग्रेजीकी फोटो-्नकछ (एस० एन० १८२८२) से। 
१९८. भेंट: पत्रकारोंको 
लन्दन 


११ नवम्वर, १९३१ 


मै ऐसा नहीं सोचता कि परिषद्‌ निरपचय ही विफल होगी। ऐसा सोचता त्तो 
फिर में हर ठहरता ही नहीं। हाँ, यह जरूर सोचता हूँ कि अगर कोई चौंकानेवाली 
वात घटित नहीं होती और अग्रेजोके जीवनमे जो-कुछ श्रेष्ठ हैं वह सब अगर कोई 
सनन्‍्तोषजनक परिणाम प्राप्त करनेकी दिश्ामे सक्रिय नहीं हो उठता तो परिषदके 
विफल हो जानेकी सम्भावना है। हा 

प्र०: अगर परिषद्‌ विफल हुई तो आप दोष किसको वैंगे १ 

उ० * मैं सरकार और परिषदु्े आये सभी भ्रतिनिधियोको वराबस्बरावए दोष 
दगा। मै किसी एक ही पक्षकों दोषी मानतेकों तैयार नहीं हैं लेकिन मेरा 2४ 
विदवास है कि अगर राष्ट्रीय सरकार सचमूच चाहे कि परिषद्‌ विफल न हो 
बह विफल नहीं होगी। 


३. डॉ० जॉन ह्वाइनीज होम्स। 


भेट : पत्रकारोको ३१७ 
प्र०: आपको यह जाननेमें कितने दिन लगेंगे कि राष्ट्रीय सरकारमें ऐसी इच्छा 


है या नहीं ? 

उ० : हफ्ते-भरमे जान जाऊँगा। जबतक मुझे इस बातके निद्चत प्रमाण नहीं 
मिल जाते कि अब और ज्यादा दिन मेरे इग्लैडमे रहनेसे कोई छाभ होनेवारा नहीं 
है, तबतक मे आशा बनाये रखूँगा। जबतक तनिक भी आशा है तबतक में सविनय 
अवज्ञाकी बात सोचनेवाला नही हूँ। और में सभी सम्बन्धित छोगोको पूरा आश्वासन 
दे सकता हैँ कि इस समय मे जैसी वार्तामे छगा हुआ हूँ वैसी वार्त्ता चछाते रहनेकी 
जबतक मम्भावना है तबतक परिपदके सम्बन्धभे कोई सविनय अवज्ञा नहीं की 
जायेगी। मै यहाँ अपने भनमे मिश्चित सकल्प लेकर आया हूँ कि कोई सम्मानजनक 
-- ग्रेट ब्रिटेन और भारत दोनोके लिए सम्मानजनक --समाधान प्राप्त करनेके 
लिए मै कुछ भी उठा नही रखूँगा। 

इंग्लेड्में राज-काजकी देख-रेख करनेवाले प्रशासकोंकी चर्चा करते हुए श्री गांधीने 
कहा : 

« » » लेकिन मुझे ऐसा सन्‍्देह है कि भारतके विषयमे और इन दिनो वहाँ 
जो-कुछ चल रहा है उसके सम्बन्धमे उनकी जानकारी वास्तविक वस्तु-स्थितिको जिस 
रूपमें मे जानता हूँ, उससे मेल नहीं खाती, और उन्तकी तमाम सदभावनाओ और 
शुभेच्छाओके बावजूद यह एक बहुत बडी कठिनाई है। मुझे यह देखकर बहुत दुख 
हुआ है कि पता नही क्‍यों, वहाँ घटित होनेवाली गम्भीरतम महत्त्वकी घटनाओकी 
खबर भी यहाँके अख़बारोमे नहीं दी जाती और मुझे इसमे सन्देह है कि यहाँके 
अधिकारी किन्ही अन्य सूत्रोसे इनकी जानकारी पा सके होगे। 

चटर्ाँवमे वहाँके अधिकारियोके सामने ही जो बरबरतापूर्ण कृत्य किये गये और 
जिनके पीछे, मेरे सामने पडी रिपोर्टके अनुसार “अगर उनका प्रोत्साहन नही तो 
मूक सहमति तो थी ही ”, उनके सम्बन्ध यहाँके अधिकारियोंको, लगता है, कोई 
जानकारी नहीं है और निश्चय ही, अखबारोने तो उसकी कोई खबर नही ही छापी 
है। में इस तरहके और भी बहुत-से दृष्ठान्त दे सकता हूँ । 

[ अग्रेजीसे ] 
यॉ्कशायर पोस्ट, १२-११-१९३१ 


१. साथन-सूत्रमें इस वाबयका प्रारम्भिक भंश कोई संगत और पूणे अथे नहीं देता। इसलिए उस 
अंशका अनुवाद यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 


१९९. भाषण : गोलसेज परिषद्के प्रतिनिधियोंकी बैठकमें 


लन्दन 
११ नवम्बर, १९३१ 
आज श्ास गोलमेज परिषद्के प्रतिनिधियोकी एक बैठकों महात्मा गांधीने प्रान्तीय 
स्वायत्त श्ञासचकी अपनी कल्पना विस्तारसे समझाईं। उनकी कल्पनाके प्रान्तीय स्वायत्त 
शासनका सतलब, साइमन रिपोर्ट तथा भारत सरकारके खरीतेमें उसकी जो रूप-रेखा 
खींची गई है, उसले बिलकुल भिन्न है। महात्मा गांधोका मुख्य आशय यह है कि 
सभी विषयोपर जनप्रतिनिधियोका निर्वाध नियन्त्रण हो। उनके अनुसार गवर्नेरको 
कोई सुरक्षित अधिकार नहीं होना वाहिए और प्रान्तोकी इतनी पूर्ण स्वायत्तता होनी 
चाहिए जिससे केन्द्र आन्तरिक अव्यवस्था-जेसे भामलोमें प्रान्तोके अनुरोधके बिना कोई 
हस्तक्षेप न कर सके। इसके अलावा, प्रान्तोकों यह छूट भी होनी चाहिए कि वे 
चाहे तो केन्द्रीय सरकारकों आर्थिक अंशदान देनेसे इनकार कर सके। 
[अग्रेजीसे ] 
हिन्दुस्तान टाइम्स, १४-११-१९३१ 


२००. ववक्‍तव्य : समाचार-पन्नोंको 
[१२ नवम्बर, १९३९१के पूर्व | 
सारी खबर तोड-मरोडकर सामने रखी गई है और वह उस, चीजसे ठीक 
उलटी है जिसे स्वीकार करनेको मे तैयार हूँ। यहाँ तफसीलकी बातोकी चर्चा करना 
मेरे लिए अनावश्यक है। इतना कह देना काफी होगा कि तत्त्वत देखा जाये तो 
जो-कुछ श्री शास्त्री तथा अन्य मित्र चाहते है ओर जो चीज स्वीकार करनेको में 
तैयार हूँ, उन दोनोमे कोई अन्तर नहीं है। 
[अग्नेजीसे ] 
बॉम्वे कॉनिकलछ, १४-११-१९३१ 


१. यह वक्तव्य सबसे पहले इसी तारीखके हिन्दूमें अ्रकाशित हुआ था। 
२. ताह्पव इस आशायकी अफवाहोसे है कि गाधीजी भ्रान्तीय स्वायत्त शासनकी वात स्वीकार कर 


ठेना चाहते है और इस मामडेमें शास्त्री, सम्‌ तथा अन्य छोग उनके विचारसे सहमत नहीं है। 


२०१. भाषण : कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया लोगसे' 


लन्दन 
१२ नवम्बर, १९३१ 


अध्यक्ष महोदय और भाइयो, 


आजकी सुबह आपके बीच आकर मुझे बडी खुशी हो रही है। आपने अपने 
लक्ष्यकी शब्दावलीमे जो परिवर्तन किया है, वह बहुत अच्छा है, छेकिन मेरा सुझाव 
होगा कि आप एक कदम आगे बढकर पूर्ण स्वराज्यको अपना लक्ष्य बनाये। भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेसका लक्ष्य पहले स्वराज्य था, लेकिन चूँकि स्वराज्यके साथ कुछ चलन 
सिद्ध अर्थ जुड गये, इसलिए अपनी माँगको बिलकुल स्पष्ट बनानेके लिए काग्रेसने 
उससे पहले पूर्ण ” शब्द जोड दिया। 

मैं बराबर यह मानता रहा हूँ कि कॉमनवेल्थ ऑफ इडिया लछीग-जैसी समिति 
को काग्रेससे सयुक्त नही होना चाहिए तभी वह अपना स्वतन्त्र अस्तित्व कायम रख 
सकती है, स्वतन्त्र रूपसे निर्णय छे सकती है। इस तरह अपना स्वतन्त्र अस्तित्व और 
निर्णयकी स्वतन्त्रता कायम रखकर वह यहाँके जनमतको जितना प्रभावित कर सकती 
है, उतना भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसकी ही बातोकों दोहरानेवाली सस्था वनकर नहीं 
कर सकती। में समझता हूँ कि ऐसी सस्थाका काग्रेसकी एक शाखा-मात्रकी स्थिति 
अपना लेना उसके लिए बहुत घातक होगा। मैने काग्रेसकों भी बराबर यह सलाह 
दी है कि वह बाहरकी सस्थाओको अपनेसे सयुक्त न करे। अतीतमे भारतीय काग्रेसने 
इग्लैडमें अपनी शाखा स्थापित की थी, छेकिन बादम पता चला कि' यह गलत कदम 
था। अब वह अमेरिका तथा अन्य देशोमे अपनी शाखाएँ स्थापित करनेको तैयार नहीं 
है, आपने अपनेको काग्रेससे वाहर रखकर निशुचय ही बहुत अच्छा काम किया है। 

जहाँतक उस कामका सम्बन्ध है जो आप इस देशमे कर रहे है, मेरी राय 
यह है कि इस परिषद्का कोई नतीजा नहीं निकलनेवाला है। मैने यह वात कह 
तो दी है, लेकिन आप क्षण-भरकों भी ऐसा न माने कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा 
हैँ या यह कि परिषद्‌ भारतके लिए संविधान तैयार करनेका जो प्रयत्न कर रही 
है उसमे बाघा डाल रहा हूँ। में अपने देशको फिरसे किसी अग्नि-परीक्षामे नहीं 
डाहूना चाहता, लेकिन अगर जरूरी हुआ तो में वेसा करूँगा, और मै जानता हूँ 
कि इस बारका सघर्ष पिछली वारसे भी बहुत अधिक भयकर होगा, और इसलिए 


१, यह लीगकी कार्यक्रारिंणी समिति तथा संसदीय समितिकी बैठक थी। उपस्थित लोगोमें छीगके 
अध्यक्ष हॉरेबिन और उसके मन्‍्त्री वी० के० कृष्ण मेनन भी शामिल ये। 

२. कार्मेसने लन्दनमें त्रिटिश कमेशोकी स्थापना की थी, जिसे काग्रेसके नागपुर अधिवेशनमें 
१९२०के एक्क प्रस्ताव द्वारा समाप्त कर दिया गया था। देखिए खण्ड १९। 


३२० सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


में बातचीतके द्वारा कोई सम्मानजनक समाधान ढूँढनेका वैसा हर भ्रयत्न करूँगा जो 
मनुष्यके बसमे है। छेकिन याद रखिए कि मुझे जो आदेश दिया गया है, मैं तो 
उसकी मर्यादाके भीतर ही काम करूँगा। इसका मतलब यह है कि मै उस आदेशमे 
विश्वास रखता हें और उसमे कही गईं बातसे कम कोई भी चीज हमारी दृष्टिमें 
पर्याप्त नहीं होगी। हमे वित्त-व्यवस्था और सेनाका नियन्त्रण मिलना ही चाहिए। 
यह बात यहाँके लोगोको चाहे जितनी अव्यावहारिक प्रतीत हो, लेकिन काग्रेस मानती 
है कि वह इन मामलछोको उतनी ही अच्छी तरह-- बल्कि उससे भी अच्छी वरह-- 
सेंसाल सकती है जितनी अच्छी तरह सरकार सँभालती है। 

विनिमय-दरके सम्बन्धमे जोड-तोडका सिलसिला छाई कर्जनसे भी पहले शुरू 
हो गया था और इस नीतिके कारण देशकी आबादीके ८५ प्रतिशत हिस्सेकों भारी 
नुकसान हुआ है। रुपयेका सम्बन्ध पौडसे जोडकर उसका मूल्य एक शिलिंग छ पेस 
निर्धारित कर दिये जानेका नतीजा यह हुआ है कि भारतीय किसानोको अपनी उपज 
इतने कम मूल्यपर वेचनी पडती है कि उससे उसका उत्पादन-व्यय भी नहीं निक- 
छता। इस देश इंडिया ऑफिसके सछाहकारोने भी यह स्वीकार किया है कि अगर 
रुपयेको पौडसे बाँधकर न रखा जाये तो भारतीय किसानोको लाभ होगा। आयात की 
कीमत जरूर बढ़ेगी, लेकिन भारतकी आम जनता आयातपर इतनी कम निर्भर है कि 
उसका उसपर कोई असर नही होगा। कठिनाई यह है कि ब्रिटेनवालोमे से ज्यादातर 
लोगोको भारतीय परिस्थितियोका ज्ञान नही है और वे भारतके सम्बन्धम ऐसे दृष्टान्तो 
के आधारपर निर्णय छेते है जिन्हे भारतपर लागू करना बिलकुल गलत है। 

रुपयेका मूल्य बढाकर इसलिए रखा गया है कि इस देशके लिए भारतको 
अपना सामान भेजनेकी ज्यादा ग्रुजाइश रहे। जब भी रुपयेका मूल्य निर्धारित किया 
गया है, भारतीय विशेपज्ञोकी सछाहकी उपेक्षा करके किया गया है। इससे लाभ 
हुआ है, सरकारको। रुपयेका सम्बन्ध पौडसे जोडकर इसने अपनेकों दिवालिया होनेंसे 
बचाया है। अगर वित्त-व्यवस्थाका नियन्त्रण भारतीयोके हाथोमे हो तो वैसी वित्तीय 
नीतिका पालन किया जायेगा जो निर्यात करनेवालोके हकमे नही, बल्कि किसानोके 

में होगी। मु 

० आरत निर्यात करनेवाला देश है, और प्रत्येक दस वर्षमे से नौ वर्ष उसका 
निर्यात आयातसे अधिक आया है, लेकिन जो बचत हुई उसका उपयोग हा तो 
सिविल सेवाके छोगोको पेशन देनेके छिए या ऐसी योजनाओपर छगाईं जानेवाली 
पूँजीके रूपमे किया गया है जिन्हे में अनर्गंल योजनाएँ मानता हूँ। सबखर बाँध एक 
ऐसी ही योजना है। 

इसके बाद भहात्सा गांधीने कहा कि यद्यपि सरकारने यह स्वीकार किया है 
कि इस योजनाके सम्बन्धर्में खर्च वगैरहका अनुमान लगानेंसें उससे भारी गरूतियाँ 
हुई हे, फिर भी यहाँके अख़बारोंने इस बातको बहुत कम स्थान दिया है। एक 
अख्बारके किसो एक कोनेमें मेने देखा कि इस सिंचाई-योजनापर अनुमानित ज्ययसे हे 
खर्च हुआ है। सरकारकी इन बड़ी-बड़ो योजनाओंमें मेरा कोई विश्वास नहीं है, क्यो 


भाषण . कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया लीगमे ३२१ 


इनसे छोदे किसानोंकों कोई लाभ नहीं होता, बल्कि ये पूँजीवादी प्रणालीको ही सुदृढ़ 
और व्यापकतर बतानेमें सहायक होती हे। 

इसके बाद महात्मा गांघीने कांग्रेसकी वित्त तथा राजस्व-सम्बन्धी भामलोपर 
नियन्त्रणकी साँगको दोहराया। उन्होंने कहा कि भारतको किसी कोमल शिक्षुकी तरह 
नरम रुईमें लपेटकर न रखा जाये। उसे गलतियाँ करने -- भारी गलतियाँ भी -- करने 
का सौका मिलना चाहिए। लेकिन अपनी तमाम कोशिशोंके बावजूद में अधिकारियोंको 
यह बात समझा नहीं सका। उनका दिमाग तो चोली पुस्तिकाओं और अंग्रेजों अर्थात्‌ 
विजेताओं द्वारा लिखे भारतके इतिहासोंमें वणित तथ्योंते भरा हुआ है। इस देशके 
चारों ओर भारतके सम्बन्धर्मे अज्ञानकी ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई है कि में तो 
उसे देख-देखकर हैरान रह जाता हूँ। है 

उन्होंने भागे कहा 

इसलिए यह जरूरी है कि इग्लैडमे रहनेवाले आप लोगोमें से कुछकों इस अज्ञान 
को दूर करनेका काम अपने हाथमें छेना चाहिए और तेजीसे प्रचार-कार्य शुरू कर 
देना चाहिए। इस देशमे इतने सारे लोग हमारे लिए काम कर रहे है, यह जानकारी 
उन लोगोकी व्यथाकों कुछ कम कर देगी जो वहाँ भारतमे कष्ट सहन कर रहे है। 
आपकी मैत्रीकी स्मृति हमारे छिए हृदयमे सेजोकर रखनेकी चीज होगी और उससे 
हमारा उत्साह उसी प्रकार बढेगा जिस प्रकार बोअर युद्धके समय दक्षिण आफ़िकामे 
कष्ट-सहन करनेवालोके उत्साहको एमिली हॉब हाउसने बढाया था। में आपसे सहा- 
यता करने और अग्रर हम हतोत्साह हो रहे हो तो शायद इस प्रकारका कोई तार 
भेजनेकी प्रार्थना करता हूँ कि 'फिक्र मत करो, हम अग्रेज छोग सब-कुछ देख-समझ 
रहे है और आपकी सफलताके लिए शुभकामनाएँ कर रहे हे।' में आपसे अनुरोब 
करता हूँ कि आप कोई भी ऐसी प्रार्थना कीजिए जिससे हमे उत्साह और लछोगोकी 
सहानुभूति मिले। लेकिन आप यह एक शर्तंपर ही कीजिए, तभी कीजिए अगर 
आप मानते हो कि हमारा पक्ष इसके योग्य है। अगर आप यह समझते हो कि हम 
बहुत बढा-चढाकर माँग कर रहे है तो आप हमसे साफ कह दीजिए ओर हमारी 
माँगोको अस्वीकार कर दीजिए। तब अगर हम यह देखेंगे कि हमारे मित्र हमारा साथ 
छोड रहे है तो हम अपनी स्थिति पर दोबारा विचार करनेकों मजबूर होगे और 
यह सोचेगे कि हम जो-कुछ माँग रहे है वह उचित है या नहीं। लेकिन अन्तत. 
हमारा भरोसा ईइवरपर ही है। हम अपनी स्वतन्द्रता दानके रूपमे नहीं, वल्कि 
अपने प्रयत्नो और कंष्ट-सहनके फलके रूपमे चाहते है। मैं यहाँ वातचीत करने 
इसलिए आया कि मैने सोचा, हमने काफी कष्ट सहन कर लिया है। अगर परिषद्‌ 
विफल हो जाती है तो में यह जान जाऊँगा कि इस देशकों अपनी मॉगका औचित्य 
समझानेके लिए भारतको अभी और कष्ट सहन करना चाहिए। 


इसके बाद श्री हॉरेंबिनने महात्मा गांधीसे पूछा कि लोग जो भारतके बारेखें 
सही ज्ञानका प्रसार करेगी उसके लिए उसे किन-किन जल्ोतोसे जानकारी मिलेगी। 


४८-२१ 


शे२२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


उत्तरमें महात्मा गांधीने कहा कि कांग्रेसकी साधन-शक्ति बराबर लीगकी सेवामें प्रस्तुत 
रहेगी। उन्होंने आगे कहा: 

आप जो भी जानना चाहें, उसके लिए हमसे कहें; हम आपको तत्काल सप्ी 
जानकारी दे देंगे। जरूरी हुआ तो हम तार द्वारा भी आपको जानकारी केनेमें 
हिचकिचाहट नहीं दिखायेंगे। आपको जिस साहित्यकी आवश्यकता होगी वह साहित्य 
भी मिल जायेगा। अगर आप चाहें तो आपको हम हर हफ्ते समाचारोंका संकलन 
भिजवानेकी भी व्यवस्था कर सकते हैं। आप हमसे कहें, हम अवश्य भेजेंगे। अगर 
हमारी दी गई जानकारीकों लेकर अधिकारियोंके साथ आपकी कोई झंझट हो जाये 
तो आप हमसे हमारे दिये गये समाचारोंकों सिद्ध करनेके लिए कहें। आप हमें 
परखकर देखिए। अगर हम गलत हुए तो हम माफी माँग लेंगे या हमारी ओरतसे 
आप ही इंडिया ऑफिससे माफी माँग लीजिएगा। हम ईमानदारीसे काम हछेंगे और 
न कोई बात बढ़ा-चढ़ाकर कहेंगे और न कोई भ्रामक सूचना देंगे, क्योंकि हमारे 
संघ्षकी सफलता झूठी या अतिरंजित सूचनाओंपर निर्भर नहीं है। कांग्रेसकी नीति 
अपनी गलती तत्काल स्वीकार कर लेनेकी और इसके सदस्य अगर कोई वात वढ़ा- 
चढ़ाकर कहें तो उसका पर्दा फाश करनेकी है। 

कुमारी एलेन विल्किसनने महात्मा गांधीसे पुछा कि क्या आप यह ठीक समझते 
हैं कि भारतके राजनीतिक केदियोंके लिए यहाँ कोई आन्दोलन छेड़ा जाये। उत्तरमें 
महात्मा गांधीने कहा कि इसके लिए तो पहले पुरी जानकारी प्राप्त कर लेना आव- 
इयक है, क्योंकि हर मामला अपने गुण-दोषपर ही निर्भर है। 

इस समय अधिकारियोंका पूरा ध्यान इस ओर नहीं दिलाया जा सकता, लेकिन 
बादमें जब परिषद्‌ विफल हो जाये तब ऐसा आन्दोलन शुरू करनेका ठीक अवसर 
आयेगा। कांग्रेसके कार्याछझ्य सभी जरूरी जानकारी भेजनेको सदा तत्पर रहेंगे, और 
आपको इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि आप लोगोंको जिस सरकारसे वरतना 
है वह बहुत ही हठी है। 

इसके बाद महात्मा गांधीसे यह सवाल पुछा गया कि उनके विचारसे परिषद्के 
सफल न हो पानेके कारण क्या हें? उत्तरमें उन्होंने कहा कि सें मानता हूँ, इसमें 
भारतीय और ब्रिटिश सरकार दोनों समान रूपसे दोबी हैं॥ भारतीय साम्प्रदायिक 
प्रइनका कोई समाधान नहीं ढूँढ़ पाये और ब्रिटिश सरकारने प्रारम्भिक अवस्थामें हो 
परिषद्को गलत दिश्या्में मोड़ दिया। साम्प्रदायिक प्रदनकों सारी समस्याका केख-विलठ 
बनाकर सरकारने हिन्दुओं, सिखों तथा मुसलूसानोंके लिए अपने-अपने स्वार्थ साधनेके 
लिए इस परिषद्की गाड़ीको अलग-अलग दिल्लाओंमें ख्रींचनेके रास्ते साफ कर दिये। 
सच तो यह है कि सास्प्रदायिक प्रइन अनेक प्रइनोंमें से केवल एक है और यह परिषद्‌ 
सास्प्रदाथिक समाधान ढूँढ़नेका कोई अनिवाय साधन नहीं है। जब सरकारतने परिषद्‌ 
बुलाई तो वह जानती थी कि साम्प्रदायिक नेताओंसें कोई सहसति नहीं हो पाई है; 
और उसने सास्प्रदायिक प्रइननकों तत्काल सबसे पहले पेश करके फूठ ओर सतभेदके लिए 


भाषण कॉमनवेल्थ ऑफ इडिया लीगमें ३२३ 


रास्ता तैयार कर दिया और उस फूट तथा सतभेदको स्थायी बनाये रखनेका भी 
सामान जुटा दिया। हमें यह भी बाद रखना चाहिए कि यह परिषद्‌ जहाँ-तहाँसे 
नामजद कर लिये गये ऐसे सदस्योकी परिषद्‌ है जो किसीके प्रति उत्तरदायी नहीं है, 
ब्रिटिश सरकारते जिस चीजको नही समझा वह यह है कि जहॉतक स्वराज्यका सम्बन्ध 
है, कांग्रेस ही राष्ट्र है। अगर सरकारने कांग्रेसको भी अन्य पक्षोमें से केवल एक पक्ष 
सान लेनेके बजाय इस चौजको समझ लिया होता तो इतना सारा समय बरबाद 
न होता। 

मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी सरकारको अन्तत काग्रेसके साथ ही सारा 
मामला तय करना पडेगा। जहातक मेरा सम्बन्ध है, में भले ही सर मुहम्मद गफीका 
प्रतिनिधि न होऊं, छेकिन मुसलूमानोका प्रतिनिधि होनेका दावा अवश्य करता हूँ। 
इसी तरह यद्यपि मैं डॉ० अम्वेडकरका प्रतिनिधि नहीं हूँ, छेकिन दलित वर्गोका 
अवश्य हूँ और डॉ० दत्तका प्रतिनिधि न होते हुए भी ईसाइयोका प्रतिनिधित्व जरूर 
करता हूँ। 

ये छोग पृथक्‌ प्रतिनिधित्व नहीं चाहते। मै यह दावा करता हूँ कि काग्रेस 
भारतके ३३ करोड लोगोका प्रतिनिधित्व करती है। सभी वर्गोके हित सर्वसाधारणके 
हितोके अधीन होने चाहिए। सरकार काग्रेसके इसी प्रातिनिधिक स्वरूपको स्वीकार 
नहीं करती और यही सबसे बडा दोष है। 


फिर महात्मा गांधीसे यहू पुछा गया कि क्‍या वे इस बातको जरूरी नहीं मानते 
कि परिषद्के विफल हो जानेपर उन्हे अपनो स्थिति या तो किसो सार्वजनिक सभामें 
या कमसे-कम इस देशके लछोगोकी एक मण्डलीके सामने स्पष्ठ कर देनी चाहिए? 
उत्तरमें उन्होंने कहा कि मे जिस ढंगसे काम कर रहा हूँ उसी ढंगसे क्यों कर रहा 
हैं, इसके कारण बतानेकों में बहुत उत्सुक हूँ, इंग्लेडके लोगोंकी किसी सण्डलीके सामने 
अपनी बात कहनेकी मेरी प्रबल्ल इच्छा है, लेकिन चूंकि सेने आरम्भमें सरकारसे 
वादा कर दिया है कि समस्याके ससाधानके सार्गमें से कोई बाधा नहीं डाहूँगा, 
इसलिए अभी से सार्वजनिक रूपसे कुछ नहीं कहना चाहता। 
इस देशमें भारतके लिए काम करनेवाले संगठनोंकी बहुरूताको चर्चा करते हुए 
सहात्मा गांधीने कहा कि इन संगठनोकों एक साथ मिला देनेंके लिए पुरा प्रयत्न 
करना चाहिए। सारी शक्तिको कामपर केन्द्रित करना चाहिए और उसका उपयोग 
एक ही जरियेसे होना चाहिए, तथा इस कामकी जिम्मेबारी अंग्रेज छोगोपर होनी 
चाहिए जो भारतीयोकी सलाह ले सकते हे। आपको मेरी सलाह है कि आप अथनो 
संस्थाको यथासम्भव अधिकसे-अधिक व्यापक बनायें और जिस क्षेत्रसे भी सम्भव हो 
उससे सहायता माँगें। 
[ अग्नेजीसे ] 
हिन्दुस्ताव टाइस्स, ४-१२-१९३१ 


२०२. तार: लॉड इविनको 


ल्न्दन 
१३ नवम्बर, १९३१ 


परिषद्‌ विफल हो रही है। अगले गुरुवारको' प्रस्थान कर रहा हैँ । 
[ अग्नेजीसे ] 
हिन्दुस्तान टाइम्स, १६-११-१९३१ 


94 


२०३. भेट : “न्यूज ऋॉनिकल ' के प्रतिनिधिकों* 


१३ नवम्बर, १९३१ 


प्र० : श्री गाघी, मे यह जानना चाहता हूँ कि प्रधान मन्‍्त्रीसे जो हिन्दू-मुस्लिम 
विवादके सम्बन्धर्में . . . मध्यस्थता करनेका अनुरोध किया जानेवाला है, उसपर 
क्या आप हस्ताक्षर करेगे? 

उ० * मेरा खयाल है, मे हस्ताक्षर नही कर सकता। श्री मैकडॉनाल्ड निजी 
हैसियतसे मध्यस्थ हो, इस पर मुझे कोई आपत्ति नही है। यहाँ मुझे गलत न समझें। 

लेकिन उनसे प्रधान मन्‍्त्रीकी हैसियतसे मध्यस्थता करनेका मतलब ब्रिटिश 
सरकारसे मध्यस्थता करनेका निवेदन करना होगा और उससे काग्रेसके प्रादेशपत्रको 
दृष्टिमे रखते हुए में अटपटी स्थितिमे पड जाऊंगा। 

और उधर सरकार तुरन्त अपने-आपको ऐसे मामछोपर सौदेबाजी करनेकी 
स्थितिमे देखने रूगेगी जिनके सम्बन्ध मेरी समझसे सौदेवाजीकी कोई गुजाइश ही 
नही है। उदाहरणके लिए हम सेना और वित्तके मामलोको ले सकते हैं। 

श्री गांधीने आगे कहा कि मेरे हस्ताक्षर करनेसे इनकार करनेका मतरूब यह 
नहीं है कि श्री सेकडॉनाल्ड मध्यस्थता करे ही नहीं। उन्होने कहा: 

मैं तो खुद ही अल्पसख्यक समस्याके ऐसे किसी भी समाधानकों स्वीकार कर 
लूँगा जिसे हिन्दू, मुसलमान और सिख स्वीकार कर छे। 

लेकिन, मेरे लेखें अल्पसख्यक समस्याका इन तीन समुदायोसे बाहर किसीसे 
कोई सरोकार नहीं है, और अगर विघान सभाआओमे अन्य अल्पसख्यक समुदायोके 
प्रतिनिधित्वके सम्बन्ध भी मध्यस्थताकी बात सोची गईं तो इसे में बरदाइत नहीं कर 
सकता। मेरे विचारसे, उसका मतलब उत्तरदायी सरकारको निरथंक बना देना होगा। 


१. गाधीजी वास्तवमें ५ दिसम्बर, १९३१ को टलन्दनंसे रवाना हुए। 
२, प्रतिनिधि उक्त पत्रका वेंदेशिक सम्पादक था। 


भेट . न्यूज क्ॉनिकल 'के प्रतिनिधिको ३२५ 


मेने श्री गांधीसे पूछा कि इस आम भावनाको देखते हुए कि अब परिषद्का 
सर्वया विफल हो जाना निश्चित है, क्या आपके मनमें कोई आशा शोष है? 

उत्तरमें उन्होंने बताया कि यद्यपि इस समय उन्हे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं 
दे रहा है जिससे आशा रखनेका कोई आवार मिले, फिर भी वे सर्वथा निराश नहीं 
है। उन्होंने आगे कहा: 

लेकिन खुद मै और दूसरे छोग भी इस अन्तिम घडीमें भी परिषद्को विफलता 
से बचानेके लिए हर उपायसे काम ले रहे है और हर तरहका प्रयत्न कर रहे हैं। 

अगर हमे ऐसे ही खाली हाथो छौटठ जाना पडा तो मै समझता हूँ कि भारतमें 
अनिवायंत इसके जो परिणाम निकलेगे वे बहुत दुखद होगे। 


प्र०: लेकिन दया से ऐसा नहीं सान सकता कि लन्दनमें नई योजनापर 
जहाँतक सहमति हुईं है, वहातक आप उसे कार्यान्वित करनेको तैयार होंगे? 

उ० मे तो सहषें वैसा करना चाहूँगा, लेकिन तीनो समुदायोके सहयोगके 
बिना कुछ नहीं हो सकता। जबतक ऐसे सहयोगका निश्चय नहीं हो जाता तबतक 
प्रान्तीय विधान सभाझोका अस्तित्व कायम होना असम्भव है। 

जबतक केन्द्रमे स्वायत्त शासनका वैधानिक आइवासन नही दिया जाता तबतक 
प्रान्तीय स्वायत्त शासन असम्भव है। हमें इतना समझ सकतेंके पर्याप्त अनुभव प्राप्त 
हो चुके है कि केन्द्रमे पूर्ण उत्तरदायी शासनके बिना प्रान्तोमे स्वायत्त शासनकी बात 
चल ही नहीं सकती। 

जनता अवतक जिस वातको समझ नहीं पाई है वह यह है कि केन्द्र तथा 
प्रान्तोके बीचका सम्बन्ध इतना महत्त्वपूर्ण है कि केन्द्रमें स्वायत्त शासनके अभावमें 
प्रान्तत सवेथा असहाय होगे। 


प्र०: और प्रस्तावित संविधान सभा, केल्लीय सम्मेलन (सेंट्रल कस्वेंदन ) के बारेमें 
आपका क्‍या कहना है? सुना है कि उसकी चर्चा हुई है। क्या इसका मतलब यह 
है कि इसपर सरकार तथा भारतोय नेताओंके बीच चर्चा हुई है? 


उ० * चर्चा मेरे साथ हुईं है। छेकिन, मुझे रूगता है कि अब यह चर्चा 
समाप्त ही हो चुकी है। 

जवतक केन्द्रमे उसी अनिवार्य दायित्वके सम्बन्ध वैधानिक आइवासन नही 
दिया जाता तबतक मैं ऐसी कोई सभा बुलाये जानेपर सहमत नहीं हो सकता। 

मैने केन्द्रीय स्वायत्त शासनसे अरूग चीजके रूपमें प्रान्तीय स्वायत्त शासनप्र 
चर्चा करनेका साहस केवल यह दिखानेके लिए किया है कि जबतक केन्द्रमे स्वायत्त 
शासन दिये जानेका आध्वासन न हो तबतक स्वायत्त झ्ञासन प्राप्त प्रान्तोकी रचना 
करना असम्भव है। लेकिन फिर भी मेरे फ्लीट स्ट्रीट स्थित कुछ मित्रोने ऐसी खबर 
फंलाई है कि मैने पहली किस्तके तौरपर प्रान्तीय स्वायत्त शासनकी योजना स्वीकार 
कर ली है। 


रै२६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ऐसी कोई वात तो मैने कभी सोची भी नही है। हाँ, मैनें यह आइवासन 
दिये जानेकी मॉग अवश्य की है कि केनमे उत्तरदायी सरकारकी स्थापना प्रान्तीय 
सत्ताकी व्यवस्था कर देनेके ' लगभग तुरन्त वाद हो जायेगी। 

“लगभग तुरन्त वाद ” मैने इसलिए कहा है कि मैने ऐसा माना है कि मेरे 
सामने जो कुछ-एक कठिनाइयाँ रखी गई है, उनको देखते हुए एक छोटा-सा अन्तरारू 
सम्भव है। 

मेरे प्रस्तावके अनुसार प्रान्तीय स्वायत्त शासन तथा केन्द्रमे पूर्ण उत्तरदायी 
शासनकी व्यवस्था एक ही कानूनमे की जायेगी और वही कानून उस तन्त्रकी भी 
रचना करेगा जो सधीय तथा केल्धीय ढाँचेको खड़ा करेगा। 

[ भग्नेजीसे 
न्यूज कॉमिकल, १४-११-१९३१ 


२०४. भाषण : अल्पसंख्यक-समस्या समितिक्ी बेठकमे 


ल्त्दत 
१३ नवम्बर, १९३१ 


प्रधान मन्त्री महोदय तथा श्रतिनिधि वन्चुओ, 

मैं अत्यधिक सकोच और छरज्जाके साथ अल्पसख्यकोके प्रएनकी चर्चामे भाग 
ले रहा हूँ। कुछ अल्पसंर्यक समुदायोकी ओरसे प्रतिनिधियोको भेजे गये और आज 
प्रातः ही मिले ज्ञापनकों* मैं यथेष्ट ध्यान ओर एकाग्रतासे नहीं पढ़ सका हूँ | 

इससे पहले कि उक्त ज्ञापनके सम्बन्ध मैं कुछ शब्द कहूं। मे अत्यन्त: बाहर 
ओर भम्मानके साथ, आपकी अनुमतिसे, इस समितिके सामने पेश किये ग्रये आपके 
इस विचारसे मतभेद प्रकट करना चाहूँगा कि साम्प्रदायिक प्रन्‍तको हल करनेकी 
असमर्थताके कारण सविधान-रचनाके कार्यकी प्रगति रुक रही बी क और ऐसा कोई 
सविधान बनाये जानेसे पहले इस प्रइतका हुछ हो जाना अनिवार्य है। इस समितिकी 
वैठकके आरम्भमे ही मैने कह दिया था कि में इस विचारसे सहमत नही हूँ। उसके 
बाद अब तक मुझे जो अनुभव हुआ है, उससे मेरा वह विचार और दृढ़ हो गया 


, शापन ” मुसलमानों, दुछित वर्गों, ऐंग्लो-डडियिनों, यूरोपीषनों और भारतीय इंसाश्योंकि काफो 
बे बातो भोरसे” पेश किया गया था भौर उसके द्वारा यह माँग की गई थी कि सभी 28 
«इन सम्पदा्ोंका प्रतिनिधित्व पृथक्‌ निर्वाचकमण्डलॉसे हो « « शर्ते यह रहेगी कि दस वर्ष वे हे 
पणाव और वगालके मुसलमानों और किसी अन्य प्रान्के किसी भी अल तक समुदायकों संयुक्त 
निर्वांचक-मण्डल स्वीकार करनेकी स्वतन्त्रता होगी। « « -देख्ति बर्गेकि बारेमें बम आए पर 
पहले स्थुक्त निर्वाचक-मण्डलॉमिं नहीं वे जाग्रेंगे। . - »” सझुसल्मानों, दढित वर्गों, ऐग्ली-इ 
यूरोपिषनोकी ओरसे विशेष माँगें रखी गई थी। इस दस्तवैणपर भागा खाँ, डावटर आमनेब्कर, रावबहादुर 
पन्निर्तेल्वम, सर. हेनरी गिडनी भौर सर ध्ूव॑ट कारके द्ताक्षर थे। 


भाषण * अल्पसख्यक-समस्या समितिकी वैठकमों ३२७ 


है, और आप मुझे यह कहनेके लिए क्षमा करे कि गत वर्ष इस कठिनाईपर आपने 
जो जोर दिया और इस वर्ष फिर उसे दोहराया, उसीका यह परिणाम है कि 
विभिन्न समुदायोको अपने पूरे वछके साथ अपने-अपने दावे रखनेका प्रोत्साहन मिला। 

यदि उन्होने इसके विपरीत कुछ किया होता तो वह मानव-स्वभावके विस्द्ध 
होता। सबने यही सोचा कि अपने दावे चाहे जैसे हो, उनपर पूरा-पूरा आग्रह 
करनेका यही समय है, और सै इस वातको फिर दोहरानेका साहस करता हूँ कि 
नि सन्देह इस भ्रइनपर दिये गये जोरके ही कारण इसका उद्देशर विफल हो गया 
है। यह प्रोत्साहन मिलनेके कारण ही हम किसी समझौतेपर नहीं पहुँच सके। 
इसलिए सर चिमनछालू सीतलूवाडके इस विचारसे मै पूर्णत सहमत हैँ कि यह प्रइन 
आधारभूत नही है, मध्यविन्दु नहीं है, मध्यबिन्दु तो सविधान-रचना है। 

मुझे पूरा विश्वास है कि आपने हम लोगोकों यहाँ ६,००० मील दूरसे अपना 
घर और कामकाज छुडाकर साम्प्रदायिक प्रश्न हल करनेके लिए नहीं बुलाया था। 
आपने हमे यहाँ सविधान-रचनाकी क्रियामें भाग लेनेके लिए एकत्र किया था, बल्कि 
आपने सोच-विचारकर यह घोषित किया था कि हम छोग इसीलिए निमन्त्रित किये जा 
रहे है और यह कि आपके इस अतिथिपरायण देशकों छोडनेंसे पहले हमे यह निश्चय 
हो चुकेगा कि भारतकी स्वतन्त्रताके लिए हमने एक सम्मान और प्रतिष्ठायुक्‍्त ढॉँचा 
तैयार कर लिया और अब उसपर केवलक कॉमस सभा और छोॉर्ड सभाकी सम्मति 
मिलना ही शेष रह गया है। 

किन्तु इस समय हमारे सामने एक बिलकुछ दूसरी ही स्थिति है, वह यह कि 
क्योकि हम किसी साम्प्रदायिक समझौतेपर नहीं पहुँच सके है, इसलिए सविधान- 
रचनाका काम नहीं होगा और अन्तिम उपाय और आखिरी रगआमेजीकी तरह 
आप सविधान और उससे उद्भावित विषयोपर सम्राटू-सरकारकी नीतिकी घोषणा 
कर देगे। में यह महसूस किये बिना नहीं रह सकता कि जो परिषद्‌ इतने हो-हल्लेके 
साथ जुरू की गई थी और जिसने बहुत-से छोगोके मन और हृदयमे इतनी 
आशा जगा दी थी, उसका यह दु खद अन्त होगा। 

इस दस्तावेजपर आते हुए मेँ सर ह्बर्ट कार द्वारा दिये गये घन्यवादको 
स्वीकार करता हूँ। उनका यह कहना ठीक है कि इस बोझको अपने कधोपर 
उठाते समय मैने जो शब्द कहे थे वे यदि न कहे होते और किसी प्रकारका समझौता 
करनेमे में सर्वथा असफल न हुआ होता, तो वे अन्य अल्पसख्य समुदायोके साथ 
मिलकर इस समितिके विचारार्थ और अन्तमें सम्राटू-सरकारकी स्वीकृतिके लिए जो 
अत्यन्त सराहनीय योजना पेश कर सके है, वह न कर सकते। 

सर ह्यूवर्ट कार तथा उनके साथियोको इससे स्पष्टत जो सन्तोष हुआ है, 
वह मे उनसे नही छीनूगा। किन्तु, मेरे विचारमे, उन्होने जो-कुछ किया है, वह ऐसा 
ही है जैसा कि मुर्देके पास बैठता और उसकी चीर-फाडका प्रशसनीय कार्य करना। 

भारतके प्रमुख राजनैतिक सगठनके प्रतिनिधिकी हैसियतसे मैं नि.सकोच सम्राट्‌- 
सरकारते और उन मित्रोसे जो अपने नामके सामने लिखे अल्पसब्यक समुदायोके 
प्रतिनिधि वनना चाहते है या अपनेको उनका प्रतिनिधि मानते है, और नि सन्देह सारे 


३२८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


ससारसे यह कह देना चाहता हूँ कि यह योजना उत्तरदायी शासनकी प्राप्तिके लिए 
नही, वल्कि निशुचय ही नौकरशाहीके साथ सत्तामे हिस्सा बेटानेके लिए बनाई गईं है। 

यदि यही इरादा हो--और सारी दस्तावेजमे यही इरादा समाया हुआ है-- 
तो मैं उनकी सफलता चाहता हूँ और काग्रेस उससे साफ अलग हो जाती है। कांग्रेस 
किसी ऐसे सुझावपर, जिसके अधीन स्वतन्त्रता और स्वराज्यका सदावहार वृक्ष कभी 
उग ने सकता हो, अपनी सहमति प्रकट करनेकी अपेक्षा चाहे जितने वर्ष जगलमें 
भटकना स्वीकार करेगी । 

मुझे आइचर्य है कि सर ह्यूवर्ट कार हमें वताते है कि उन्होने जो योजना 
तैयार की है, वह केवल कुछ ही समयके लिए है, कि उससे राष्ट्रीयताके हमारे 
ध्येयको कुछ हानि नही होगी, प्रत्युत दस वर्ष बाद हम सब एक-दूसरेसे मिलते और 
एक-दूसरेको गले लगाते दिखाई देंगे। मेरा राजनैतिक अनुभव मुझे इससे सर्वेथा 
विपरीत वात सिखाता है। यदि उत्तरदायी शासनको, जब कभी भी वह आये, शुभ 
मुह॒तंमें आरम्भ करना हो तो, उसकी वैसी चीर-फाड नहीं होनी चाहिए जैसी कि 
इस योजनाके द्वारा की गई है। यह एक ऐसा तनाव है, जिसे कोई सरकार सह 
नहीं सकती। 

और वात सर ह्यवर्टके दावेतक ही सीमित नहीं है। प्रधान-मन्त्री महोदय, 
आपका कहना है कि यह योजना ११॥ करोडसे अधिक छोगो अथवा भारतकी 
आवादीके लगभग ४६ प्रतिशत भागकों मान्य होगी। मुझे आइचर्य है कि आप 
यह वात कैसे कह गये और सो भी इस भावसे मानों यह एक निविवाद तथ्य हो । 
यह अक गलरूत है, इसका आपको जीता-जागता श्रमाण मिल चुका है । स्त्रियोकी , 
ओरसे विशेष प्रतिनिधित्वकी माँगका सर्वया खण्डन आप थुन चुके है, और स्त्रियाँ 
भारतकी आवादीका आधा हिस्सा है। इसलिए इस ४६ प्रतिशतर्में कुछ कमी 
हो जाती है। किन्तु केवल इतना ही नहीं है। कांग्रेस नगण्य सस्था हो सकती है, 
किन्तु मैने नि सकोच यह दावा किया है और विना किसी शमके उसे फिर दोहराता 
हूँ कि कांग्रेस केवल ब्रिटिश भारतकी नही, भ्रत्युत सम्पूणं भारतकी आवादीके ८५ 
अथवा ९५ प्रतिशत भागकी प्रतिनिधि होनेका दावा करती है। 

चाहे जितने प्रश्न उठानेपर भी मैं अपने पूरे बलके साथ इस दावेको दोहराता 
हूँ कि कांग्रेस अपने सेवाके अधिकारसे भारतके कपक कहे जानेवाले वर्गकी 8 
है। यदि सरकार यह चुनौती दे कि भारतमें लोकमतकी गिनती कर ली जाये, 7 
मैं उस चनौतीकों स्वीकार कर लूँगा, और तब आप दुरत ही देख छेगे कि कांग्रेस 
उनकी प्रतिनिधि है या नहीं। लेकिन मै एक कंदम और आगे जाता हूँ। इस मम 
यदि आप काग्रेसके रजिस्टरकी जाँच करे, यदि आप भारतकी जेलोके रजिस्टरोकी 
जाँच करे, तो आपको मालूम होगा कि कांग्रेस मुसलमानोकी बहुत अधिक सस्माको 
प्रतिनिधि रही है और है। गत वर्ष काग्रेसके झण्डेके नीचे हजारो मुसलमान कक बला 
थे। आज भी काग्रेसके रजिस्टरपर कई हजार मुसलमान और इसी तरह के समुदाय 
अछत और कई हजार भारतीय ईसाई है। मै नही जानता कि कोई आदि पू 
है जिसके सदस्य कांग्रेसके रजिस्टर पर न हो। नवाब साहब उंता फ 


भाषण : अल्पसख्यक-समस्या समितिकी बैठकमे ३२९ 


सम्मान प्रकट करते हुए, में यह कहना चाहता हूँ कि जमीदार, मिल-मालिक और 
लखपति तक उसके सदस्य हैँं। मै स्वीकार करता हूँ कि वे धीरे-धीरे और सावधानीसे 
काग्रेसकी ओर आ रहे है, किन्तु काग्रेस उनकी भी सेवा करनेका प्रयत्न करती है। 
नि सन्देह काग्रेस मजदूरोकी भी प्रतिनिधि है ही। इसलिए इस दावेको स्वीकार 
करनेमे कि इस ज्ञापनमे रखे गये सुझाव साढ़े ग्यारह करोडसे अधिक छोगोको मान्य 
है, बहुत अधिक सयम और सावधानी वरती जानी चाहिए। 

एक शब्द और कहकर मै इसे समाप्त करूँगा। मुझे आशा है कि साम्प्रदायिक 
समस्याके सम्बन्धमे जो योजना ' काग्रेसने तैयार की है, वह आपके सामने आ चुकी 
है और सदस्योमे घुमा दी गई है। मै साहसपूर्वक यह कह सकता हूँ कि जितनी 
भी योजनाएँ मैने देखी है, उनमे यह सबसे अधिक व्यावहारिक योजना है। किन्तु मैं 
इसमे भूल भी कर सकता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि विभिन्न समुदायोके जो 
प्रतिनिधि इस मेजके सामने बेठे है उन्हे यह योजना पसन्द नहीं है। किन्तु भारतमें 
इन्ही व्गाके प्रतिनिधि इसे पसन्द कर चुके है। यह किसी एक दिमागकी उपज 
नही, प्रत्युत एक समितिकी कृति है जिसमे कई महत्त्वपूर्ण दलोके प्रतिनिधि थे। 

इसलिए काग्रेसकी ओरसे आपके पास यह योजना है, किन्तु काग्रेसने यह भी 
सुझाया है कि इस प्रइनके निर्णयके लिए एक निष्पक्ष पचायत होनी चाहिए। पचायत- 
के द्वारा सारे ससारमे छोगोने अपने मतभेद मिठाये है और काग्रेस भी पचायती 
अदालतके किसी भी निर्णयको स्वीकार करनेके लिए हमेशा तैयार है। मैने स्वय 
यह सुझानेका साहस किया है कि सरकार एक न्यायाधिकरण नियुक्त करे जो इस 
मामलेकी जाँच कर अपना निर्णय दे। किन्तु हममे से किसीको यदि इनमे से कोई भी 
बात स्वीकार न हो और यदि सविधान-रचना इसी शर्तंपर होनी हो कि पहले इस 
प्रन्‍नका निपटारा हो जाना चाहिए तो मै कहूँगा कि इस बातकों स्वीकार करनेकी 
अपेक्षा इस तथाकथित उत्तरदायी सरकारसे दूर रहना ही हमारे लिए कही 
अच्छा है। 

मैने पहले जो कहा है, वही फिर दुहराता हूँ कि काग्रेस किसी भी ऐसे समाधान 
को, जो हिन्दू, मुसलमान और सिखोको मान्य हो, स्वीकार करनेके लिए सदेव तैयार 
रहेगी। किन्तु अन्य अल्पसख्यकोके लिए विशेष रक्षित स्थान अथवा विशेष निर्वाचक- 
मडलोका वह कभी समर्थन नहीं करेगी। मूल अधिकारों और नागरिक स्वतन्त्रता- 
सम्बन्धी विशेष धाराओं अथवा सरक्षणोका काग्रेस सदेव अनुमोदन करेगी। निर्वाचको 
की सूचीमे शामिल होने और समान निर्वाचक-मण्डलसे मत मॉगनेका हर व्यक्तिको 
अधिकार होगा। 

मेरी विनम्न सम्मतिमे सर ह्यवर्ट कारका सुझाव उत्तरदायी सरकार एव 
राष्ट्रीवाके मूलपर ही आधात करनेवारला है। वे कहते है कि यदि आप 
विधानमण्डरमे किसी जीवन्त य्रोपीयको छाना चाहते हैं तो वह यरोपीयनो द्वारा ही 
चुना होना चाहिए। यदि भारतको इस प्रकार अलूग-अरकूग कटे, अनेक विशिष्ट वर्गो 


१. देखिए पृष्ठ १९८-३३।॥ 


३३० सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


हारा चुने गये प्रतिनिधि मिलने है, तो भारतकी क्या दक्या होगी, यह भगवान्‌ ही 
जाने। वह और केवल वही यूरोपीय सम्पूर्ण भारतकी सेवा कर सकेगा जो केवल 
यूरोपीयनों द्वारा नहीं, भ्रत्युत समान निर्वाचक-मण्डल द्वारा निर्वाचित होगा। स्वय 
इस विचारसे ही प्रकट होता है कि उत्तरदायी सरकारको राष्ट्रीय भावनाके-- 
आवादीके ८५ प्रतिशत भाग, अर्थात्‌ किसानोके -- खिलाफ रहनेवाले इन तत्त्वोके 
विरुद्ध सदैव छडना होगा। मैं तो इस चीजकी कल्पना भी तहीं कर सकता। यदि 
हमे उत्तरदायी सरकारकी स्थापना करनी है और यदि हमे वास्तविक स्वतत्रता 
प्राप्त करनी है, तो मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि इन तथाकथित विशिष्ट 
वर्गोकि प्रत्येक व्यक्तिका यह गौरवपूर्ण अधिकार और कर्तव्य होना चाहिए कि वह 
इस खुले द्वारसे समान निर्वाचक-मण्डलके समर्थनसे और उसके द्वारा चुने जाकर ही, 
विधानमण्डलोमे प्रवेश करे। आप जानते है कि काग्रेस बालिग मताधिकारके लिए 
वचनवद्ध है और वालिग मताधिकारमे सबके लिए निर्वाचक-सूचीमें शामिल होनेका 
भार्ग खुला रहेगा। इससे अधिककी कोई भी माँग नहीं कर सकता। 

अब दो शब्द तथाकथित अछूतोंके वारेमे। 

अन्य अल्पसख्यकोके दावोकों मैं समझ सकता हूँ, किन्तु अछूतोकी ओरसे पेश 
किया गया दावा मेरे लिए ' सबसे अधिक क्र ' है। इसका अर्थ यह हुआ कि अस्पृश्यता 
का कलक सदैवके छिए कायम रहनेवाला है। अछूतोके वास्तविक हिंतोको मैं भारतकी 
स्वतन्त्रताके लिए भी नही वेचूँगा। मै स्वय व्यक्तिगत रूपसे अछूतोके विशाल 
समुदायका प्रतिनिधि होनेका दावा करता हूँ। यहाँ मैं केवल काग्रेसकी ओरसे नहीं 
प्रत्यृत स्वय अपनी ओरसे भी बोल रहा हूँ, और मैं दावेके साथ कहता हूँ कि यदि 
अछूतोका मत लिया जाये तो मुझे उनके मत मिलेगे और मेरा स्थान सबसे ऊपर 
होगा। मे भारतके एक छोरसे दूसरे छोर तकका दौरा करके अछूतोसे कहूँगा कि 
अस्पृबयताको, जो उनका नही प्रत्युत रूढिवादी हिन्दुओका कलक है, दूर करनेका 
उपाय पृथक्‌ निर्वाचक-मडल और पृथक्‌ रक्षित स्थान नहीं है। 

इस समिति और समस्त ससारकों यह जान छेना चाहिए कि आज हिन्दू 
समाज-सुधारकोका एक ऐसा दल मौजूद है जो अस्पृश्यताके इस कलछकको धोनेके लिए 
प्रतिज्ञाबद्ध है। हम नही चाहते कि हमारे रजिस्टरो और हमारी जनगणनाम अचूत 
नामकी एक पृथक्‌ जाति लिखी जाये। सिख, मुसलमान और यूरोपीय सदाके लिए 
सिख, भुसछमान और यूरोपीय रह सकते है। किल्तु क्या अछूत भी सदैवके लिए 
मछूत रहेगे? अस्पृदयता जीवित रहे, इसकी अपेक्षा मै यह अधिक अच्छा अमदू॥ 
कि हिन्दू घर्मं डूब जाये। इसलिए, डॉ० अम्बेडकरके प्रति, अछूतोको ऊँचा उठा देखनेकी 
उनकी इच्छा तथा उनकी योग्यताके प्रति अपना पूरा सम्मान प्रकद करते हुए भी, 
मैं अत्यन्त नम्नतापूर्वक कहूँगा कि उन्हे जो भारी अन्याय भोगना पडा और श्षायद 
जो कट्ुु अनुभव हुए है उनके कारण उनका विवेक करुषित हो भया है। यह कं 
मुझे दुखके साथ कहनी पडी है, किल्तु यदि मै न कहूँ वो में अछूतोके हित 
प्रति, जो मेरे लिए प्राणोके समान है, सच्चा न रहूँगा। सारे ससारके राज्यके बदले 


भाषण वेस्टर्मिस्टर स्कूलमे ३३१ 


भी मैं उनके अधिकारोको नही वेचूँगा। अपने उत्तरदायित्वका पूरा ध्यान रखते हुए, 
में यह कहता हूँ कि डॉ० अम्बेडकरका सारे मारतके अछूतोकी ओरसे बोलनेका 
दावा उचित नही है। इससे हिन्दू धमंमे जो विभाजन होगा वह मेरे लिए किसी भी 
तरह सनन्‍्तोपकी चीज नहीं हो सकती। अछूत यदि मुसलमान अथवा ईसाई हो जाये 
तो मुझे उसकी परवाह नहीं। वह मेँ सह लूँगा किन्तु गाँवोमे यदि हिन्दुओके दो 
भाग हो जाये, तो हिन्दू संमाजकी जो दशा होगी वह मुझसे सही न जा सकेगी। 
जो लोग अछ्तोके राजनैतिक अधिकारोकी बात करते है, वे भारतको नहीं पहचानते 
है और हिन्दू समाज आज किस प्रकार बना हुआ है, यह नही जानते है। इसलिए 
मैं अपनी पूरी शक्तिसे यह कहगा कि इस चीजका विरोध करनेवारा यदि मै अकेला 
रहे, तो भी मैं अपने प्राणोकी बाजी रूग्राकर इसका विरोध करूँगा। 


[अग्रेजीसे ] 


इंडियन राउंड टेबल कांफरेंस (सेकेंड सेशन) : प्रोसीडिग्स ऑफ फेडरल स्टूक्‍्चर 
कमिटी ऐंड साइनॉरिटीज कमिटी, खण्ड १, पृष्ठ ५४३-४४ 


२०५. भाषण: वेस्टसिस्टर स्कुलसे' 


हे लन्दन 
१३ नवम्बर, १९३१ 


फिलहाल सम्मेछलन असफल हो गया लगता है और अभेद्य अधकारमे आशाकी 

कोई किरण दिखाई नहीं देती। पर आपके कुछ महापुरुष विपत्तिको टालनेकी भरसक 
कोशिश कर रहे है। यदि वे असफल रहते है और सम्मेलन अन्तमे विफल हो जाता 
है, जैसा कि मुझे डर है कि वह होगा, तो छाखो लोग अग्नि-परीक्षामे से गुजरनेको 
तैयार हो जायेगे, और भयानकसे-भयानक दमनके आगे भी हिम्मत नहीं हारेगे। 
हमे यह वचन" दिया गया है कि इस बारका दमन पिछले सालके दमनसे दस 
गुता भयानक होगा। पर मैं ईश्वरसे यही प्रार्थना करूँगा कि मानव-जाति पाणविक 
शक्तिके इस प्रद्शनसे बची रहे। 

[अग्नेजीसे ] 

यंग इंडिया, २६-११-१९३१ 


१. महादेव देसाईके “ हन्दनका पत्र ” से उद्धुत। इस भाषणफी कोई अन्य रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। 


२०६. भेट : समाचार-पत्नोंको 


लन्दन 
१४ नवम्बर, १९३९१ 
प्रदन : भ्रधान भन्‍त्रीकी इस प्रार्यनाके प्रति कि सभी पक्षोंकों उनको मध्यस्थतापर 
सहमत हो जाना चाहिए, आपका रुख क्‍या है? 
उत्तर . प्रधान मन्ध्रीको मध्यस्थता करनेके लिए अपने हस्ताक्षरोसे प्रार्थवा-पत्र 
भेजा जाये, में इससे सहमत नहीं हो सकता। परन्तु मै यह चीज स्पष्ट कर दूँ कि 
मुझे श्री मैक्डॉनाल्डके प्रति व्यक्तिगत रूपसे या मध्यस्थताके सिद्धान्तपर कोई आपत्ति 
नही है। इसके विपरीत, मैनें सदा यही कहा है कि सम्बन्धित पक्षोकों मध्यस्थतापर 
सहमत हो जाता चाहिए। परल्तु मै प्रधान मन्त्रीसे मध्यस्थवाके लिए प्रार्थना करनेमे 
शामिल नहीं हो सकता, क्योकि प्रधान मन्‍्त्री, श्री मेक्डॉनाल्डके रूपमे अपनी निजी 
हैसियतसे नहीं, वल्कि प्रधान भन्‍्त्रीकी हैसियतसे सुझाव देते है, जो स्थिति उन्हे 
मन्त्रि-मण्डलसे प्राप्त है। इसलिए वे सरकारकी ओरसे बोलते है, और में इस चीजसे 
सहमत नहीं हो सकता कि सरकार इस' प्रइनका निर्णय करे। आत्मसम्मानकी 
उच्च भावना रखनेके कारण, मैं सरकारका एहसान छेनेको तैयार नहीं हूँ। काग्रेसकी 
राजनीतिक माँगोके बारेमें मैं समझौता नहीं कर सकता। मै केवल ऐसे हेर-फेर 
ही स्वीकार कर सकता हूँ जो साफ-साफ भारतके हिंतमे हो। इसलिए सरकारकी 
एहसान तो में नहीं ले सकता। 
प्र० : इसका अर्थ क्या यह है कि प्रधान मन्त्रीको प्रार्थाकी फोई अनुरूप 
प्रतिक्रिया नहीं हो सकती ? 
उ० . नही, हो सकती है। वस्तुत मित्रगण प्रधान मन्‍्त्रीकों एक संयुक्त पत्र 
लिखनेका विचार कर रहे है, जिसमे मुझे शामिल नही किया जायेगा। प्रधान मन्त्रीकी 
मध्यस्थताके लिए मेरी सहमति, वस्तुत बिलकुल अनावश्यक है, क्योकि में किसी 
समुदायका नही, काग्रेसका प्रतिनिधित्व करता हूँ, और बा  क भी कि, काग्रेस- 
प्रस्तावकी शर्तोके अनुसार, मैं किसी भी ऐसे समझौतेको स्वीकार करनेको बाध्य हूँ जो 
हिन्दुओ, सिखो और मुसल्मानोकों मान्य हो। इसलिए यदिं प्रधान मन्ची कसी 
मध्यस्थता करते है और सिख, हिन्दू और मुसलमान उसे मान छेते है तो में भी (न 
माननेको वाध्य हूँ। एक और तरीका भी है। सभी पक्ष मध्यस्थताको स्वीकार करनेके 
एक पत्रपर हस्ताक्षर कर सकते है, जिसमे वे श्री मैक्डॉनाल्डकों मध्यस्थके रूपमें 
मनोनीत कर सकते है, लेकिन मैं यह फिर दोहराता हूँ कि इस तरहकी इक 
हिन्दुओ, सिखो और मुसल्मानोके बारेमे ही होनी चाहिए। यदि कोई हम 
अन्य समुदायोके बारेमे होता है तो में उसके प्रति सहनशीलताका इस ७0५ 


भेट . समाचार-पत्रोको ३३३ 


सकता, क्योकि मै भारतकी चीर-फाड करने और राष्ट्रके विधान-मण्डलको साम्प्र- 
दायिक अखाडेमे परिवत्तित करनेके हर प्रयासका विरोध करनेको प्रतिबद्ध हूँ। 

प्र० : लेकिन आपने संघीय समितिमें बोलते हुए यह वादा किया था कि छोटे 
अल्पसंख्यक समुदायोंके प्रतिनिधि यदि खुले दरवाजेसे चुने न जा सकें तो परिपाटी 
(कनवेंशन) था विनियुक्ति (को-ऑप्शान) द्वारा उन्हे समुचित प्रतिनिधित्व देनेकी 
व्यवस्था की जायेगी ? 

उ०: वह प्रस्ताव मैने वापस नहीं लिया है। वह अपनी जगह कायम है। 
छोटे अल्पत्र्यक समुदायोकी ओरसे रखी गईं इस मॉगको मैं न्‍्यायोचित मानता हूँ 
कि यदि वे खुले दरवाजेसे नहीं चुने जाते है तो वह दोष अवद्य दूर किया जाना 
चाहिए। मैं परिपाटी या विनियुक्ति द्वारा उसकी व्यवस्था करनेको तैयार हूँ, परन्तु 
मैं पथक्‌ निर्वाचक-मडलो या' विशेष आरक्षणके लिए सहमत नही हूँगा। 

प्र०: क्‍या ऐसी सम्भावना है कि अन्य प्रतिनिधि प्रधान मन्‍त्रीसे प्रस्ताव करें? 

उ० मुझे मालूम नहीं। प्रतिनिधियोने इस प्रदतपर विचार किया था, पर 
वे किसी निर्णयपर नहीं पहुँच सके। 

प्र० : अभी या निकट-भविष्यमें कया साम्प्रदायिक समझौतेकी कोई सम्भावना है? 

उ० . मैं यह कह सकता हूँ कि उसके लिए कोई भी कोशिश उठा नहीं रखी 
जायेगी। पर मुझे कोई सम्भावना दिखाई नही देती। 

प्र० : क्या आप भारत लौठकर भी साम्प्रदायिक गतिरोधको दूर करनेकी अपनी 
कोशिशें जारी रखेंगे? 

उ० . अवश्य। मुझे विद्वास है कि भारतमे हम किसी समझौतेपर पहुँच 
जायेगे, यद्यपि, अभी मेरे पास कोई ठोस योजना नही है। 

प्र०: प्रान्तीय स्वायत्त शासन दाखिल करने और प्रान्तीय विधानसण्डलों हारा 
संविधान-सभाके सदस्योके चुनावकी व्यवस्था करानेकी यह योजना किसको है? 

उ० यह कहना सही है कि सरकारी क्षेत्रोमे मेरे साथ और अन्य प्रतिनिधियोके 
साथ भी इस योजनापर विचार-विमर्श हुआ था। यह योजना सरकारी है या नही, 
में कह नहीं सकता। पर यह किसी प्रतिनिधिकी ओरसे नहीं रखी गई है। 

प्र०: क्‍या यह सच है कि आप इस योजनाको थोड़े परिवरतंचोके साथ स्वीकार 
कर सकते हें? 

उ० . नहीं, मे पहली किस्तके रूपमे प्रान्तीय स्वशासनकी इस योजनाके 
विलकुल विरुद्ध हूँ। औरोमे और मुझमें फर्क सिर्फ यह है कि उन्होने इस योजनापर 
विचार-विमर्श करनेसे इनकार कर दिया, जवकि मैने इस योजनापर विचार-विमर्श 
करनेकी हिम्मत की। 

प्र०: आपकी योजनाकी क्या छातें हे? 

उ० * पहली यह कि प्रान्तीय स्वशासनको मूर्त रूप देनेवाला अधिनियम ही 
केन्द्रमे दायित्वकी वातकों भी मूर्ते रूप दे। दूसरी, उसे एक अवधि भी निर्चित 


रैरें४ट सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


व देनी चाहिए जिसके अन्दर संघीय सविधान, केन्रके दायित्व-सहित, अमझमें 
7 जाये। मैनें छ. मासका सुझाव दिया था। ४ 
भा शोर चाहिए सु तीसरी, प्रान्तोको लगभग प्रभुसत्ता 

प्र०: संविधान-सभाके पास फिर निर्णयके लिए क्‍या बचता है? 

उ०: सविधान-सभामे विचारके लिए यह विपय रखा जा सकता है कि 
विधानमण्डल एक सदनवाला हो या दो संदनवाला और सघीय विधानमण्डलुकी 
सदस्य-सल्या कितनी होनी चाहिए। परन्तु मैने इस विपयने किसीके भी मनमे कोई 
सन्देह नहीं रहने दिया था कि केन्द्रके दायित्वके सम्बन्धमें, विशेषकर वित्त, सेना 
ओर विदेशी मामलोके सम्वन्धमं यहाँ और अभी फैसला हो जाना चाहिए। 

पज््०६ क्या आपने समकझ्ोत्ेकी सभी आशाएँ छोड़ दी है? 

उ० नहीं, समझौतेके सभी रास्ते खोजनेमें में कोई कोशिश उठा नहीं रख 
रहा हूँ। विलकुछ आखिरमे ही यदि कोई समझौता हो जाये तो मुझे जरा भी 
आइचर्य नही होगा। 

महात्मा गांधीसे यह पुछा गया कि यदि परिषद्‌ किसी समझौतेपर नहीं पहुँ वी 
तो भारतपर उसका क्या असर पढड़ेगा। 

सहात्माजी नें जबाव दिया कि यदि परिषद्‌ यहाँ और अभी किसी समझौतेपर 
नहीं पहुँची तो उसका अनिवार्य परिणाम सविनय अवज्ञाका, उसके सभी परिणामों- 
सहित, तुरन्त फिर शुरू हो जाना होगा। बयोक्ति, परिषद्को अतफलताका अर्थ यह 
है कि जो भारतीय सुधारक केच्के वायित्वसे प्रतिबद्ध हे उन्हे अभिश्चित कालतक 
सरकारसे अपनी साँगोकी पू्तिकी आशा नहीं करनी चाहिए। परिषद्‌ असफल रही, 
यह बात एक बार साफ होते ही सबिनय अवज्ञा तुरन्त शुरू हो जानी है। 

[अग्रेजीसे ] ह॒ 
हिन्दुस्तान टाइम्स, १६-११-१९३१ और १८-११-१९३१ 


२०७. पत्र : प्रधान मन्त्रीको 


८८, नाइट्सब्रिज 
लन्दन, डब्ल्यू० 
१४ नवम्बर, १९३१ 


प्रिय प्रधान मनन्‍्त्रीजी, 

मुझे मालूम है कि प्रतिनिधियोके हस्ताक्षरोसे आपको ऐसे पत्र भेजे जा रहे 
है जिनमे आपसे हिन्दू-मुस्लिम-सिखर प्रइनकों सुलझानेके लिए कहा गया है। आप 
देखेंगे कि इनमें से किसी भी पत्रपर मेरे हस्ताक्षर नही है। गोलमेज परियद्की सफल 
परिणतिके इच्छुक कुछ ऐसे छोगोने, जो हम दोनोके मित्र है, मुझे सुझाव दिया है 
कि यदि मैं आपको एक पत्र लिखकर यह स्पष्ट कर दूँ कि इन पत्रोपर मेने हस्ताआर 
क्यो नहीं किये, तो इससे आपको सहायता मिलेगी। 


पत्र : प्रधान मन्त्रीको ३३५ 


किसी ऐसे पत्रपर जिसमे हिन्दुओ, मुसलमानों और सिखोसे सम्बन्धित साम्प्र- 
दायिक प्रइनको सुलझानेके रिए आपको, व्यक्तिगत रूपसे, एकमात्र पच नियुक्त किया 
गया हो, हस्ताक्षर करनेमे मुझे कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। परन्तु प्रधान मन्त्रीकी 
हैसियतसे पचके रूपमे आपकी नियुक्तिसे सहमत होनेमे मुझे जो झिझक है, उसे आप 
अच्छी तरह समझ सकते है। उसका सीथा-सादा कारण यह है कि यदि मैने ऐसा 
किया तो स्वेधानिक समस्याके सम्बन्धमे काग्रेसके दावेको पेश करते हुए मुझे उलझन 
महसूस होगी। परन्तु मेरी अनिच्छाका अर्थ यह नही है कि काग्रेस आपके पच-फैसले 
का किसी भी तरह प्रतिरोध करेगी। वस्तुत काग्रेस ऐसा नही कर सकती, क्योकि 
वह एक प्रस्ताव द्वारा किसी भी ऐसे समाधानको, जो तीनों सम्बन्धित पक्षोकों मान्य 
हो, स्वीकार करनेके लिए वचनबद्ध है, और यदि इन तीन समुदायोके प्रतिनिधित्वका 
दावा करनेवाले लोग इस मामलेको आपके पास निर्णयके लिए भेजते है तो काग्रेस 
आपके पच-फंसलेपर आपत्ति नहीं कर सकती। 

अन्य अल्पसख्यकोके विषयमे स्थिति इससे भिन्न है। काग्रेस द्वारा जो रुख 
अपनाया गया है वह आपको मालूम है। जैसा कि मैने अल्पसरूयक-समस्या समितिकी 
पिछली बैठकमें दोहराया था, मेरी रायमे उन्हे इससे सन्तुष्ठ हो जाना चाहिए कि 
उनके नागरिक और धामसिक अधिकारों और सभी न्यायोचित हितोकी पूर्ण रक्षा की 
जायेगी। कानूनके बाहर बहुत-से ऐसे तरीके सुझाये जा सकते है जिनसे समान 
निर्वाचक-मण्डलके जरिये सभी अन्य अल्पसख्यकोके योग्य उम्मीदवारोको निश्चित 
रूपसे चुना जा सकता है। मै ऐसा महसूस करता हूँ कि केवल यही सही और 
न्‍्यायोचित मार्ग है। 

किसी भी हालतमे, काग्रेस पुथक्‌ निर्वाचक-मण्डल या विशेष वेधानिक आरक्षण 
के सिद्धान्तके किसो भी और विस्तारकों कदापि स्वीकार नहीं करेगी। 


आपका, 
मो० क० गाधी 
परम माननीय प्रधान मन्त्री 
१० डाउनिंग स्ट्रीट । 
एस० डल्ल्यू० १ 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९३८२) से, सौजन्य . इंडिया ऑफिस 
लाइब्रेरी 


२०८. पतन्न: सेरी ऑस्बनेको 


१६ नवम्बर, १९३१ 
प्रिय बहन, 


आपका पत्र मैने अभी-अभी ध्यानसे पढा और जो-कुछ आप कहती है मैं उस 
सवका हृदयसे समर्थन करता हूँ। आपने यह ठीक ही कहा हे कि विश्व-आत्मासे हम 
भिन्न नही है। मैने देखा है कि उस स्थितिको प्राप्त करनेके लिए हमे भूत-मात्रकी 
सेवा करनी चाहिए। यह सेवा केवछ तभी सम्भव है जब हम अपने-आपको थूल्य 
कर दे। अहमूको मिटाना, अर्थात्‌, आत्म-वलिदान जीवनका नियम है। हम कहीं यह 
न समझने छगे कि अमुक परिणाम पैदा करनेवाला मै हूं --इसलिए हमे यह जान 
लेना चाहिए कि कोई भी मनुष्य अकेला कोई परिणाम पैदा नहीं कर सकता। 
इसलिए हमे परिणामोसे अनासक्त होकर काम करना चाहिए। हमारा काम कर्म 
करना है, फल ईश्वरके हाथमे है। आप मुझे सही मार्गपर लगती है। 


आपका, 
मो० क० गाघी 
अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १२९५) से। 
२०९. सन्देश : एफ० बी० फिशरको' 
लन्दन 


१७ नवम्बर, १९३१ 


भारतके मेरे मित्रोने, काग्रेस कार्यकारिणीके सदस्योने, मुझे तार भेजा है कि 
परिषद्के समाप्त होते ही मैं भारत वापस आ जाऊँ। इसलिए मैं अमेरिका नही 
आ सकता। ऐसा लूगता है कि अभी दीघंकारल तक मै अमेरिकाकों कोई सन्देश 
नही दे सकूगा। शायद ईश्वर यही चाहता है। यद्यपि मित्रोसे मिलनेंकी मेरी बडी 
इच्छा है, पर अमेरिका आनेका अभी कोई निमित्त नहीं है। 
[ अग्नेजीसे | 
बॉस्‍्बे ऋॉनिकल, १९-१ १-१९३१ 


१. यह सन्देश विशप फिशरकों, टेलीफोनपर भेजा गया था, जो उत्त समय शिकागोमें थे । 


२१०. संघ-संरचना समितिकी बेठककी कार्यवाहीके कुछ अंश ' 


५ लन्दन 
१७ नवम्बर, १९३१ 


गक 
गाघीजी छॉर्ड चासछर और प्रतिनिधि बन्धुओ, में जानता हूँ कि इस अत्यन्त 
> महत्त्वपूर्ण प्रइनपर काग्रेसका दृष्टिकोण रखनेकी मुझपर जबरदस्त जिम्मेदारी है। 

मुझे यहाँ इस सुविचारित उद्देश्यसे भेजा गया है कि में हर सम्भव उपाय 
« द्वारा एक सम्मानजनक समझौतेकी कोशिश करूँ-- वह उपाय चाहे इस मेजपर खुला 
विचार-विमर्श हो या मन्त्रियो और यहाँके जनमतको प्रभावित करनेवाले सामाजिक 
व्यक्तियोके साथ और उन सब लोगोके साथ, जो भारतपर गहरा असर डालनेवाले 
प्रघनोमे दिलचस्पी रखते है, गैरसरकारी सलाह-मशविरे हो। अत किसी समझौतेपर 
पहुँचनेके लिए कोई भी कोशिश उठा न रखनेको मै बाघ्य हूँ, यदि और किसी 
कारण नही तो केवछ इसी कारण कि काग्रेस ऐसी नीतिसे बँधी है जो आप सबको 
मालूम है। काग्रेस यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र अपने लक्ष्यपर पहुँचनेकों कृतसकल्प है, 
और इन सब विषयोपर बहुत ही सुनिरिचित विचार भी रखती है। इससे भी अधिक 
सगत बात यह है कि उत्तरदायी स्वशासनसे जितने भी दायित्व सिरपर आते है, 

आज वह उन सबको वहन करनेके योग्य है, या अपनेको योग्य समझती है। 
स्थिति क्योंकि यह है, इसलिए मैने सोचा कि इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयपर 
विचार-विमर्श समाप्त होनेसे पहले इस प्रइनपर काग्रेसके दृष्टिकोणको यथासम्मव 

अधिकसे-अधिक विनम्नताके साथ और सक्षेपमे रखना मेरे लिए अनिवार्य है। 
जैसा कि आप सबको विदित है, काग्रेसकी माँग यह है कि भारतको पूर्ण उत्तर- 
दायित्व सौप दिया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है, और उसमे यह कहा भी 
गया है, कि प्रतिरक्षा और विदेशी मामलोपर पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिए। पर उसमे 
यह गुजाइश रखी गई है कि इस सम्बन्ध थोडा-बहुत हेरफेर भी किया जा सकता 
है। मेरा खयाल है कि हमे यह सोचकर कि इस महत्त्वपूर्ण विषयमे उत्तरदायित्वकी 
माँग किये बिना भी हमे उत्तरदायी शासन प्राप्त हो जायेगा, अपने-आपकों 
और ससारको घोखा नहीं देना चाहिए। मेरे विचारमे जिस राष्ट्रका अपनी खुदकी 
प्रतिरक्षा सेनापर और अपनी विदेशी नीतिपर नियन्त्रण न हो, उसे स्वशासित राष्ट्र 
कहना मुश्किल है। राष्ट्रकी प्रतिरक्षा, उसकी सेना, किसी भी राष्ट्रके लिए उसके 
अस्तित्वका सार होती है और यदि किसी राष्ट्रकी प्रतिरक्षापर किसी वाहरी अभि- 
करणका, चाहे वह कितना ही मैत्रीपूर्ण क्यो न हो, नियन्त्रण है तो उस राप्ट्रमे 
निदचय ही उत्तरदायी शासन नही है। हमारे अग्रेज शिक्षकोने हमें वार-बार यही 


१. समितिमें प्रततिरक्षापर विचार-विमश चल रहा था। 
४८-२२ 


रै३८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


सिखाया है। इसीलिए कुछ अग्रेजोने भी जब यह वात सुनी कि हमे 
शासन तो मिलेगा पर अपनी खुदकी प्रतिरक्षा सेनापर हमारा कियल्नअ गत 
या हम नियन्त्रणका दावा नही करेगे तो उन्होने सुझे ताना मारा। 

इसलिए मैं यहाँ बहुत ही सम्मानके साथ काग्रेसकी ओरसे सेना, प्रतिरक्षा- 
सेना और विदेशी मामलछोपर पूर्ण नियन्त्रणका दावा करता हूँ। मैने यह बात इसलिए 
भी रखी हे कि जब सर तेजवहादुर सपश्रू इस विषयपर बोले तो मुझे इसपर न 
बोलना पडे। 

बहुत ही सोच-विचारके वाद हम इस निष्कषंपर पहुँचे है। यदि उत्तरदायित्व 
ग्रहण करते समय ही यह नियन्त्रण हमे श्राप्त नहीं होता तो में किसी ऐसे समयकी 
कल्पना नहीं कर सकता जब हमे, अन्य विपयोमे उत्तरदायित्व प्राप्त होनेके कारण 
ही, अचानक अपनी प्रतिरक्षा सेनापर नियस्त्रण रखनेके योग्य समझ लिया जायेगा | 

मैं चाहँगा कि यह समिति कुछ क्षणोके लिए यह्‌ समझनेकी कोशिश करे कि 
आज इस सेनाका अर्थ क्‍या हे। मेरी रायमे यह सेना, चाहे यह भारतीय हो या 
ब्रिटिश, आविपत्य-सेना है। हमारे लिए, कमसे-कम मेरे लिए, यह चीज जरा भी 
महत्त्व नही रखती -- में यह वात अनुभवसे कह रहा हँ-- कि वे सिस्र हैं या गुरखा, 
- पठान है या मद्रासी या राजपूत। वे चाहे कोई भी हो, जबंतक वे एक विदेशी 
सरकार ह्वारा नियन्त्रित सेनामे है, मेरे लिए वे विदेशी है। सैनिक छोग जब भी 
मुझसे मिलने आये, चोरी-छिपे आये है। मुझसे बात करते भी वे डरते थे, क्योकि 
वे सोचते थे कि इसकी शिकायत अधिकारियोसे कर दी जा सकती है। सैनिकोकों 
जहाँ रखा जाता है वहाँ जाना हमारे लिए आम तौरपर सम्भव नहीं है। उन्हें 
भी यही सिखाया जाता है कि वे हमे अपने देशवासी न मानें। उनके और आम 
असैनिक आवादीके बीच कतई कोई सम्पर्क नहीं है। ससारके किसी और देझर्में 
ऐसी स्थिति नहीं हे। इस समितिके आगे अपनी यह गवाही मै एक ऐसे व्यक्तिकी 
हैसियतसे दे रहा हूँ जिसने भारतीय जीवनके हर अगसे, उन सभी छोगोसे जिनके 
साथ मैं सम्पर्क स्थापित कर सकता था, सम्पर्क स्थापित करनेकी कोशिश की है। 
और यह मेरा अकेलेका अपना अनुभव नहीं है, वल्कि छाखो काग्रेसियोका अनुभव 
है कि उनके और हमारे बीच एक मजबूत दीवार खडी है। 

इसलिए मैं इस चीजसे पूरी तरह अभिन्न हूँ कि उस उत्तरदायित्वको वहन करना 
और साथ ही ब्रिटिश सैनिकोसे रहित इस सेनापर नियन्त्रण रखना हमारे लिए एक 
जबरदस्त काम होगा। यह हमारे लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण और कष्टकर स्थिति है और 
मुझे यह कहते दुख होता हे कि यह स्थिति हमारे शासको द्वारा पैदा की गई है। 

फिर भारतीय सेनाका एक ब्रिटिश भाग है। इस ब्रिटिश सेनाका वया प्रयोजन 
है? भारतका बच्चा-बच्चा यह जानता है कि भारतीय सेना-समेत यह ब्रिटिश सेना 


ब्रिटिश हिंतोकी रक्षाके लिए है और विदेशी आक्रमणकों बचाने या उसका मुकाबला 


करनेके लिए है। मुझे खेदके साथ ये बाते कहनी पड रही है, पर मैने जो जाना 
और इस सचाईको जिस रूपम॑ 


और जैसा मेरा अनुभव रहा बह विलकुल यही है, 


सघ-सरचना समितिकी बठककी कार्यवाहीके कुछ अश ३३९ 


मैने यहाँ प्रकट किया है और जिस रूपमे मानता आया हूँ, यदि उस रूपमें प्रकट 
नही करता तो यह मेरे ब्रिटिश मित्रोतक के साथ अन्याय होगा। तीसरे, यह सेना 
स्थापित सत्ताके विरुद्ध विद्रोहकों कुचलनेके लिए है। 

तो इस सेनाके मुख्य कार्य ये है। इसलिए अग्रेज जो दृष्टिकोण अपना रहे 
है उसपर मुझे कोई आहइचर्य नही है। यदि मै अग्रेज होता और मुझमे दूसरे राष्ट्रपर 
शासन करनेकी महत्त्वाकाक्षा भी होती तो मैं भी बिलकुल यही करता | मैं भारतीयोको 
लेकर उन्हे प्रशिक्षण देता और सैनिक बनाता। प्रशिक्षणसे में उन्हे अपना वफादार 
बनाता, इतना वफादार बनाता कि वे मेरे हुक्मपर जिस आदमीपर भी में चाहता 
उसीपर गोली चला देते | जलियॉँवाला बागमे जिन्होने छोगोपर गोलियाँ चलाई वे उनके 
अपने देशवासी नहीं तो और कौन थे? इसलिए यह मेरे लिए आइचयेकी वात नही 
है, बल्कि ऐसा तथ्य है जो मेरी आँखोके बिलकुल सामने है। 

ब्रिटिश सेनाका अस्तित्व भी वहाँ इसी प्रयोजनके लिए है, वह इन विभिन्न 
भारतीय सैनिकोके बीच सन्तुझन रखती है। वह निस्सन्देह, जैसा कि उसके लिए 
आवश्यक है, ब्रिटिश अधिकारियोकी रक्षा करती है, ब्रिटिश लोगोकी रक्षा करती 
है। फिर, यदि मैं इस वातकों स्वीकार कर हूँ कि भारतपर कब्जा करना ग्रेट ब्रिटेनके 
लिए ठीक था, और भारतकों आज अपने अधीन रखना और कंसी भी बदली परि- 
स्थितियोमें बराबर अपने अधीन रखना ग्रेट ब्रिटेनके लिए ठीक है, तो फिर मैं कोई 
शिकायत नहीं करूँगा। 

स्थिति क्योकि यह है, इसलिए जिस सवालका सर तेजबहादुर सप्र्‌ सामना 
करनेको तैयार नहीं है और पण्डित मदनमोहन मालवीय भी सामना करनेको तैयार 
नही है, मेरे लिए उसका जवाब देना कोई कठिन नही है। उन दोनोने कहा है कि 
विशेषज्ञ न होनेके कारण वे यह नहीं कह सकते कि यह सेना किस हृदतक घटाई 
जा सकती है या घटाई जाती चाहिए। परन्तु मेरे सामने ऐसी कोई कठिनाई नही 
है। मेरे सामने यह कहनेमे कि इस सेनाका क्‍या होना चाहिए, कोई कठिनाई नही 
है, यानी मै पूरे जोरके साथ यह कहूँगा कि यदि यह सेना मेरे नियन्त्रणमें नहीं 
जाती है तो इससे पहले कि मे इन जबरदस्त बाधाओोके बीच, जो हमे विदेशी शासन- 
की विरासतके तौरपर भोगनी पड रही है, सरकार चलानेका भार अपने कन्वोपर 
लूँ, यह पूरी सेना भग कर दी जानी चाहिए। 


मेरी मूल स्थिति क्योकि यह है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप ब्रिटिज मन्त्रिण 
और ब्रिटिश लोग यदि सचमुच' भारतका भरा चाहते है, यदि आप अब हमे सत्ता 
सौपनेवाले है, तो इसे एक मुख्य शर्ते मानिए कि सेना पूर्णतया हमारे नियन्त्रणमे 
आनी चाहिए। लेकिन यह मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें जो खतरा है में उसे 
जानता हूँ। वह सेना मेरी कमान नहीं मानेगी, मै इस चीजको अच्छी तरह जानता 
हैँ। में यह जानता हूँ कि ब्रिटिग कमाडर-इन-चीफ मेरी कमान नहीं मानेंगे, और 
सिख, गर्वीले राजपूत -- उनमे से कोई भी मेरी कमान नहीं मानेगा। लेकिन में, फिर 
भी ब्रिटिण छोगोकी सदभावनाके साथ, उस कमानको प्रयोगमे छानेकी आजा करता 


४० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हूँ हक अ करता हूँ कि कमान हस्तान्तरित करते समय वे वहाँ मौजूद होगे और 
उन्ही सैनिकोको एक नया सबक सिखायेगे और उन्हे बतायरेगे कि यदि वे सेवा करते 
हैं तो आखिर अपने देशवासियोकी ही करते है। ब्रिटिश सैनिकोको भी यह॒बताया 
जा सकता है कि “अब वह समय है जब आपको यहाँ ब्रिटिश हितो और ब्रिटिश 
लोगोकी रक्षाके लिए नहीं रहना है, बल्कि भारतकी विदेशी आक्रमण और भीतरी 
विप्लवसे रक्षाके लिए ऐसे रहना है, मानो आप अपने खुदके ही देशवासियोकी रक्षा 
और सेवा कर रहे हो।' 

यह मेरा स्वप्न है। मे जानता हूँ कि यह स्वप्त यहाँ पुरा नहीं होगा। मै 
यही महसूस कर रहा हूँ। मेरे सामने जो प्रमाण है -- इन्द्रियग्राह्म प्रमाण --बे 
कह रहे है कि यह स्वप्त इस परिषद्की वहसोसे आज और यहाँ प्रूरा होनेवाला 
नही है। परल्तु मुझे यह स्वप्न फिर भी सेंजोये रखना चाहिए। यह ऐसा स्वप्न 
है जिसे मे अपने जीवनके अन्ततक सेंजोये रखना चाहता हूँ। पर यहाँका वातावरण 
देखकर में यह जानता हूँ कि मैं ब्रिटिश राजनीतिज्ञों या ब्रिटिश जनसाधारणको 
इस विचार या आदर्शसे अनुप्राणित नही कर सकता कि यह उनका भी प्रिय ध्येय 
हो जाना चाहिए। प्रधान भन्त्रीकी घोषणाका मै इसी तरह अर्थ लगाऊँगा, छोड 
इविनकी कामनाओका मैं इसी तरह अथे रूगाऊँगा। प्रेट ब्रिदेनका यह गौरवपू्णे 
विशेषाधिकार और कत्तंव्य होना चाहिए कि वह भव हमे हमारी अपनी प्रतिरक्षाके 
सचालनके रहस्योमे दीक्षित करे। हमारे पश्ल कतर डालनेके बाद यह उसका कत्तेव्य 
हो जाता है कि वह हमें पल्र दे, जिससे कि हम उड सके, जैसे कि ब्रिटेनवाले उठते है। 
बस्तुतः यह मेरी महत्त्वाकाक्षा है, और इसीलिए मै कहता हूँ कि यदि मै प्रतिरक्षापर 
नियन्त्रण आ्राप्त नही कर सका तो मैं अनन्त कालतक प्रतीक्षा करूँगा। मै यह माल- 
कर कि यद्यपि में अपने देशकी प्रतिरक्षा-व्यवस्थापर नियन्त्रण नहीं रक्त सकता पर 
उत्तरदायी शासन आरम्भ करने जा रहा हूँ, अपने-आपको धोखा नहीं दे सकता। 

आखिर भारत ऐसा राष्ट्र तो नहीं है जिसे अपनी रक्षा करनेका ढंग कभी 
शात न रहा हो। वहाँ सारी सामग्री है। वहाँ मुसलमान है, जिन्हे विदेशी हमलेका 
कोई भय नही है; सिख है, जो कभी यह सोच भी नहीं सकते कि कोई उनपर 
विजय प्राप्त कर सकता है, गुरखें है, जो राष्ट्रीय भावना विकसित होते ही कहेगे: 
“मैं अकेला भारतकी रक्षा कर सकता हूँ।” फिर वहाँ राजपूत है, जिनके वारेमे 
यह माना जाता है कि उन्होने प्रीसकी एक छोटी थर्मोपली नहीं, बल्कि थर्मोपली- 
जैसी हजार लडाइयाँ लडी है। अग्रेज कर्नल टॉडने हमे यही बताया है। करने टॉडने 
हमे विश्वास दिलाया है कि राजपुतानेमे हर दर्रा थर्मोॉपली रहा है। क्या इन छोगोको , 
प्रतिरक्षाकी कछा सीखनेंकी जरूरत है? 

मैं यह मानकर चलता हूँ कि यदि मै उत्तरदायित्वका वोझ अपने कन्धोपर 
लूँ तो ये सब लोग मेरा हाथ बेंटायेंगे। मुझे यहाँ यह देखकर बडा सन्ताप होता 
है कि हम अभीतक साम्प्रदायिक प्रदनपर किसी समझौतेपर नहीं पहुँचे है। लेकिन 
साम्प्रदायिक समझौता जब भी होगा, हमें उससे पहले एक-दूसरेपर विश्वास करना 


सघ-संरचना समितिकी वैठककी कार्यवाहीके कुछ गंश हैे४१ 


होगा। शासनमे चाहे मुसलूमानोका प्राधान्य हो या सिखोका या हिन्दुओका, वे मुसल्‍ूू- 
मान, सिख या हिन्दूकी हैसियतसे नहीं, बल्कि भारतीयकी हैसियतसे शासन करेगे। 
यदि हममें एक-दूसरेके प्रति अविश्वास है, तो एक-दूसरेके हाथो मरनेसे वचनेके लिए 
हम ब्रिटिश लोगोको रखना चाहेगे। लेकिन तब हमे उत्तरदायी शासनकी बात नही 
करनी चाहिए। 

कमसे-कम में इस बातकी कल्पना नहीं कर सकता कि सेनापर नियन्त्रणके 
बिना भी हमें उत्तरदायी शासन प्राप्त हो सकता है। इसलिए अपने हृदयमे खूब 
गहरे, मै यह महसूस करता हूँ कि यदि हमें उत्तरदायी शासन प्राप्त करना है-- 
और काग्रेस उत्तरदायी शासन चाहती है, काग्रेसकों अपने-आपमे विश्वास है, जनतामें 
विश्वास है, उन सब बहादुर सैनिक जातियोमे विश्वास है, और इससे भी बडी बात 
यह है कि काग्रेसको अग्नेजोमे भी विश्वास है कि किसी दिन वे अपना कत्तेंव्य पूरा 
करेगे और सम्पूर्ण नियन्त्रण हमें सौप देगे--तो हमें ब्रिटिश छोगोंको अपने भारत- 
प्रेमसे प्रभावित करना होगा, क्योकि यह प्रेम ही तो भारतको अपने पैरोपर खडे 
होनेके योग्य बनायेगा। यदि ब्रिटिश छोग यह सोचते है कि ऐसा कर सकनेके लिए 
हमें एक शताब्दी चाहिए तो काग्रेस एक शताब्दीतक जगलमें भटकेगी और काग्रेसको 
भीषण अग्नि-परीक्षामेसे गुजरना होगा, विपत्ति और गरूतबयानीके तूफानमे से 
गुजरना होगा, और यदि आवदयक हुआ और ईई्वरकी ऐसी ही इच्छा हुई तो 
गोलियोकी बौछारमें से गुजरना होगा। यदि ऐसा होता है, तो उसका कारण यह 
होगा कि हम एक-दूसरेपर विश्वास नही कर पाते है, कि अग्रेज और भारतीय विभिन्न 
दृष्टिकोण रखते है । 

यह मेरी मूल स्थिति है। विस्तारमे मैं जाना नहीं चाहता। मैने यह मामला 
जितने सशक्त ढगसे मै रख सकता था रख दिया है। लेकिन यदि यह एक चीज 
स्वीकार कर छी जाती है, तो मुझमे इतनी सूझबूझ है कि एकके-बाद-एक ऐसे सरक्षण 
रख सकू और गढ़ सकँ जो किसी भी निष्पक्ष व्यक्तिको ठीक छगेगे, पर शर्त यही 
है कि हमारा समान ध्येय यही होना चाहिए कि वे सरक्षण भारतके हितमे हो | लेकिन 
मै इससे भी आगे जाना चाहता हूँ और छॉर्ड इविनकी इस बातका समर्थन करता 
हैँ कि यद्यपि करारके सरक्षणोके बारेमे यह कहा गया है कि वे भारतके हितमें है, पर 
वस्तुत. वे भारत और इग्लैड दोनोके हितमें माने जाने चाहिए। मेरा यह खयाल 
है कि छॉर्ड इविननें अपना यह मत व्यक्त करते हुए मेरा नाम लिया था और 
कहा था कि गाघीकी भी यही राय है। उन्होने ठीक ही कहा था। मै किसी भी 
ऐसे सरक्षणकी वात नही सोचता हूँ जो केवल भारतके हितमें होगा, गौर जो साथ 
ही ग्रेट ब्रिटेनके भी हितमे नहीं होगा, पर शर्तें यही है कि हम जिस व्यवस्थाके 
बारेमें सोच रहे है वह साझेदारीकी ही व्यवस्था हो, ऐसी साझेदारीकी जो किसी 
भी साझेदारकी इच्छासे किसी भी समय समाप्त की जा सकती हो और पूर्ण 
समानताकी हर्तोपर हो। जो कारण मैने आज सेनापर पूर्ण नियन्त्रणकी माँगके 
लिए दिये है, वही कारण विदेशी मामलोपर हमारे नियन्त्रणके पक्षमे और उसकी 
माँगके लिए भी है। विदेशी मामलोका वस्तुत. क्‍या अर्थ है, इससे में अच्छी तरह 


रेड२ सम्पूर्ण गांवी वाइमय 


अभिन नही हैँ और ग्रोलमेज परिपद्की इन रिपोर्टोमें इस विपयपर जो-कुछ कहा 
गया है उसपर मुझे अपना अन्नान जाहिर करना पड रहा है, इसलिए मैने अपने 
मित्रो श्री अय्यगार और सर तेजवहादुर भप्रूसे कहा कि वे मुझे विदेशी मामलों 
आर वैदेशिक सम्वन्धोके अर्थके वारेमें पहला पाठ दे। उनका उत्तर मेरे सामने है। 
वे कहते है कि इन शब्दोका अर्थ है, अन्तर्राष्ट्रीय मामलोमें पडोसी देशोंके साथ 
सम्बन्ध, भारतीय रियासतोके साथ सम्बन्ध, अन्य देगोके साथ सम्बन्ध, डोमिनियनोंके 
साथ सम्बन्ध । यदि विदेशी मामले यही है, तो मेरा खयाल है कि हम विदेगी 
मामलोके सम्बन्धमे अपने दायित्वोको उठाने और पूरा करनेकी पूरी अमता रखते 
है। निस्सन्देह, हम अपने ववबु-वाववोके साथ, अपने पडोसियोंके साथ, अपने देगवासी 
भारतीय नरेशोके साथ सुलह-गान्तिकी शतोके वारेमें वार्त्ता कर सकते है। हम बपने 
पडोसी अफगान लोगोके साथ और समुद्र-पारके जापानियोके साथ अत्यन्त म॑त्रीपूर्ण 
सम्बन्ध विकसित कर सकते हैँ, और निः्चय ही हम डोमिनियनोके साथ भी वार्त्ता 
कर सकते हूँ। यदि डोमिनियन हमारे देगवासियोकों वहाँ पूर्ण आत्मसम्मानके साथ 
रहने नहीं देते है, तों हम उनसे निवट सकते है। 

हो सकता है, मै मूखंतावश वैसी वाते कर रहा हूँ, पर आपको यह समझ 
छेना चाहिए कि काग्रेसमें मेरे-जैसे हजारों और छात्रों मूर्ख नर-तारी हैँ, और उनकी 
ओरने मैं सादर यह दावा करता हूँ और इस वातकों फिर कहता हूँ कि हमने 
जो सरक्षण सोचे हैं उनके साथ हम अपने दावित्वोकों अक्षरण- पूरा करेगे। पण्डित 
मदनमोहन मालछवीयने सरक्षणोका एक खाका रखा है। जो-कुछ उन्होने कहा है उसके 
अधिकाबसे मैं पूर्णतया सहमत हूँ। पर केवल वही एक संरक्षण नहीं है। कम 
और भारतीय मिल्‍ल-वैठकर सोचे, विना किसी मानसिक संकोचके एक दिवार्म बढ 
तो मैं पूर्ण विव्वासके साथ कहता हूँ कि हम ऐसे सरक्षण पैदा कर सकेंगे जो भारत 
और इग्लैंडके लिए एक-जैसे सम्मानजनक होगे, और जो प्रत्वंक ब्रिटिश का बौर 
प्रत्येक ब्रिटिंग हितकी सुरक्षाकी गारन्टी करेगे, जिसके लिए भारत बेंतिक हमसे 
बचन-बद्ध है। ेु 

लॉर्ड चासलर, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। इस बैठकका मैंने जो इतना 
समय लिया उसके लिए मैं वार-बार क्षमा माँगता हूँ। परन्तु आप यह समझ्ष जायगे 
कि यहाँ रोज वैठकर और दिन-रात इसी बारेमें सोचते _हुए मुझ यही आह 
उमडती रही है कि यह विचार-विमर्ण सफल परिणामपर केसे हद सकता हक 06 
भावना मुझे चालिति कर रही है उसे आप समझ जायग। हे के प्रति सद्‌ 
भावकी भावना है और अपने देगवासियोंके प्रति पूर्ण सेवाकी भावना है। 

अध्यक्ष : भरी गांधी, मेने आपकी अपील वहुत हो दिलचस्पीसे सुनी है और में 
चाहता हूँ कि आप मेरी व्यक्तिगत रूपसे सहायता करनेकी छुपा करें। सब 825 

जिसे उससे बहत प्रभावित ल्न्ति 
आप जिसे अपना स्वप्न कहते है, में उससे बहुत प्रभावित हुआ हूं स बहुत 
स्वप्नमें भागीदार नहीं वन सकता-- और दर बाद में आपके अ अप कहे 
प्रभावित हुआ हूँ। उनमें मैं -- शायद उस ऊँचाईतक तो नहीं जिसपर अ 


सघ-सरचना समितिकी वेठककी कार्यवाहीके कुछ अश ३४३ 


रखा है, पर -- बहुत हृदतक भागीदार बन सकता हूँ। भारतमें ज्ञान्ति और सुखका 
राज्य हो, इसके लिए से उतना ही उत्सुक हूँ जितने कि आप हे। और इस सालके 
शुरूमें लॉर्ड इन्निन और आप जिन हदार्तोपर पहुँचे थे उन्हे अमलमें लानेके लिए में 
उतना ही उत्सुक हूँ जितने कि आप और हछॉर्ड इविन हे। उन झत्तोके दूसरे 
अनुच्छेदर्में कहा गया है: 
# जिस योजनाकी रूप-रेखा यहाँ प्रस्तुत है संघ उसका आवश्यक अंग है। 
उसी तरह प्रतिरक्षा, विदेशी मामलो, अल्पसंख्यकोंकी स्थिति, भारतका वित्तीय 
ऋण और दायित्वोंका पालन-जैसे विषयोंके लिए, भारतके हितमें, भारतीय 
उत्तरदायित्व और आरक्षण था संरक्षण भी उसका अंग हे।” 
में चाहेंगा कि आप यह विश्वास करे कि उस कार्यक्रमकों प्रयोगमें लानेके 
लिए से आप-जितना ही उत्सुक हूँ। आपकी सद्भावनापर मुझे सन्‍न्देह नहीं है। में 
चाहता हूँ आप भी मेरी सदभावनापर सन्‍्देह न करे। 

अपने विचार प्रकट करते हुए आपने कहा है कि आप आशा करते हे कि 
हस आपको आत्म-रक्षाक्रा सबक सिखा सकते हे। (आपने जिन विषयोंकी चर्चा की 
है, से उनमें से कुछका केवल सामान्य सार रख रहा हूँ ।) आपके देदावासियोंकी वीरता 
में किसीको भी सनन्‍्देह नहीं है। पिछली दाताव्दियोमें वह बहुत-से युद्ध-क्षेत्रोमें उजागर 
हो चुकी है। परन्तु मान लीजिए कि यह ठीक है, जैसा कि में सोचता हूँ, मान 
लीजिए आपका यह कहना सही है कि फिलहाल भारतीयोंको आत्म-रक्षाका सबक 
सीखना है। में आपसे सहमत हूँ। से सोचता हूँ यह ठीक है। अब मेरे साथ जो 
मुसीबत है वह में आपको बताता हूँ। 

यदि यह ठीक है कि फिलहाल भारतीय सेना उसके लिए तेयार नहीं है, तो 
आप जब हमसे सेनाकों हटाने या इतना घटानेकों कहते हे कि वह सुरक्षाके लिए 
उपयुक्‍त न रहे, तो मुझसे और हमसे एक भीषण उत्तरदायित्व लेनेंको कहते हें। 

जो-कुछ आपने कहा उसके बहुत-से भागसे मुझे अत्यधिक सहानुभूति है। लेकिन 
श्री गांधी, आप मुझे यह कहनेके लिए क्षमा करें कि से जो कठिनाई महसूस कर 
रहा हूँ, वह उस उत्तरदायित्वकी है, जो मुझे तब वहन करना होगा, यदि में एक 
डिक्टेटर बन जाऊँ और यह कह दूँ कि कल मे प्रत्येक अंग्रेज सेनिकको हटा लूंगा 
वह एक भयानक जोखिम होगी, और यदि भारतकी ज्ान्ति और समृद्धिको कुछ हो 
गया तो में अपनें-आपको वसा करनेका निर्णय लेनेंके लिए कभी क्षमा नहीं कर 
सकूगा, क्योकि में यह मानता हेँ कि पहले यह जानना होगा कि भारतीय अपनी 
' प्रतिरक्षाका संचालन किस तरह करते हे। 

में आपके आदशोर्मे भागीदार होननेकी इच्छा रखता हूँ, किन्तु चूँकि में उक्त 
उत्तरदायित्वको महसूस करता हूं इसलिए सुझे रूगता है कि आप आप मुझसे, 
जहाँतक वस्तुतः मझे सहमत होना चाहिए, उससे आगे जानेके लिए कह रहे हे। श्री 


833 सम्पूर्ण गावी वादमय 


गांधी, से आपकी इस बातसे सहमत हूँ कि हमें यहाँ जिसपर विचार करता है, वे 
भारतके हित हूँ। परन्तु जब में आपसे यह कहता हूँ कि मे ईमानवारीके साथ यह्‌ 
सोचता हूँ कि सेनाकों तुरन्त हुटा लेनेकी प्रार्यनाको स्वीकार करना भारतके हितमें 
नहीं होगा, तो आपको मुझपर फम्रसे-कम उतना विश्वास तो करना ही चाहिए जितना 
कि में आपपर करता हूं। यह ऐसा उत्तरदायित्व है जिसे, मेरे खयालमें, भारतके 
हितोंका सचमुच खयाल रखनेवाला--- मुझे इस बातकों इस तरह रखनेके लिए जाप 
क्षमा फरें-- कोई भी राजनीतिज्ञ वहन करना उचित नहीं समझ सकता। ऐसा समय 
भा सकता है और मुझे आशा है, आयेगा। . . . 


गाधीजी : क्‍या में आपकी मात्र-एक भूछ सुधार सकता हूँ ? मैने ब्रिटिण सेना 
को हटा छेनेके लिए नही कहा है। मेरे ख़यारूसे मेरी वातोमें इस आशयका कोई 
वाक्य नहीं था, और यदि मैने इस तरहका कोई वाक्य कहा है तो मैं उसे वापस 
ले लेना चाहूँगा। 


[अग्रेजीसे ] 
इंडियन राउंड टेबल कांफरेंस (सेकेंड सेशन): प्रोतीडिग्स ऑफ फेडरर स्ट्क्चर 
फमिटी ऐंड माइनॉरिटीज़ फमिटी, खण्ड १, पृष्ठ ३८७-८९ 


२११. भाषण : वीमेन्स इंडियन कौंसिलकी बैठकमे' 


लन्दन 
[१८ नवम्बर, १९३१ 


भांघीजी ने इस अवसरपर भारतकी महिलाओंके बारेमें प्रचलित विभिन्न ऊट- 
पढांग धारणाओंकों दर किया और पिछले संघर्षमें उन्होंने जो साहसिक भूमिका 
अदा की थी उसका स्पष्ट चित्र रखा। उन्होंने कहा: ली 

वे जायद बहुत बातोंमें आपसे श्रेष्ठ है। आपको अपना मताधिकार भ्राप्त करनेके 
लिए अकथनीय कप्ट भोगने पडे है। भारतमें महिलाओोको वह माँगते ही मिल गया। 
सार्वेजनिक जीवनमे उनके प्रवेशके मार्यमें कोई बाघा खडी नहीं की गई। महिलाएँ 
काग्रेसकी केवल प्रधान ही नही रही है, वल्कि श्रीमती नायडू उसकी सर्वोच्च परिपद्‌की 
सदस्य रही है। कितने साछोसे, और पिछले संघर्षके दौरान जब हमारे सगठन गैरकानूनी 
घोषित कर दिये गये और उनके अधिकारी जेलोमें डाल दिये गये, तब महिलाएँ ही 
अगले मोचेंपर आईं, उन्होने “डिक्टेटरो का स्थान लिया 28 भर दी। परन्तु 
इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होने पुरुषोंके हाथो दु ख नहीं भोगे है। उनके अपने कटु 


१. महादेव देसाईके “लंडन छेटर” (उन्दनका पत्र) से उद्धृत। यह बेठक भगाया दैर्सिन दारा 


न्‍्रोणित की गई थी और मॉर्ले कॉल्ेजमें हुई थी। 
का २. हिन्दुस्तान टाइग्स, २१-११-१९३१ की एक रिंपोर्कके मनुस्तार वैठक इसी तारीखको हुईं थी। 


भाषण : वीमेन्स इडियन कौसिलकी बैठकमे ३४५ 


अनुभव रहे है, पर मुझे आपसे यह कहनेमे कोई सकोच नही है कि मिस मेयोकी 
पुस्तकमे आपने भारतके विषयमे जो पढा है वह ९९ प्रतिशत झूठ है। मैने वह पुस्तक 
आदिसे अन्ततक पढी है और जब मैने उसे समाप्त किया तो मेरे मुँहसे निकला 
था कि यह दरअसल नाली-निरीक्षककी रिपोर्ट ' है। उनकी कही कुछ बातें सच है, 
पर उन्होने जो सामान्य सिद्धान्त बनाये है, वे बिलकुल मिथ्या है और पुस्तकके कई 
कथन उनकी कोरी कपोछ-कल्पना है। 


फिर उन्होंने बताया कि किस तरह पिछले साल वे दल बॉघकर अपने धरोंसे 
बाहर निकलीं और उनमें ऐसी जागृति दिखाई दो जो आदइचर्यजनक थी। उन्होंने 
जुलूसोंमें भाग लिया, कानून तोड़ा, पुलिसके खिलाफ अंगुलीतक उठाये बिना और 
उसे कोसे बिना लाठियाँ खाईं, और समझाने-बुझानेकी अपनी शाक्तिका प्रयोग कर 
शराबियोंकी राव छुड़ाई और विदेशी कपड़ेके विक्रेताओं और ग्राहकोंका विदेश्ञो 
कपड़ा छुड़ाया। जो महिरा अडिग खड़ी रहकर अपने सिरपर पुलिसकी लाठियाँ झ्लेलती 
रही और खूनमें तर-बतर हो गईं, अपने साथियोंको जिसने अपनी जगहोंसे न हिलूवेका 
आवेश दिया और बोरसवके छोटे-से कस्बेको जिसने थर्मोपलीमें बदल दिया, वह 
सरोजिनी नायडूकी तरह पढ़ी-लिखी महिला नहीं, बल्कि एक अशिक्षित नारी थी।* 
पिछले सारहकी विजयका श्रेय मुख्यतया इन्हीं महिराओंको है। 

प्रदनोंके लिए समय नहीं बचा था, फिर भी जो एक-दो प्रइन पूछे गये वे इस 
बातके ओतक थे कि गोलमेज परिषद्की कार्रवाईको महिलाएँ कितने चिन्तातुर भावसे 
देख रही थीं। गांधीजीने कहा: 

इन दोनों देशोके आगे ससारकी भलाईके लिए समानताकी शर्तोपर एकतासे 
रहनेका अभी भी अवसर है। ससारकी शान्तिमे सहायक हुए विना, भारतकी स्वतन्त्रता 
प्राप्त करके भी मेरी आत्माकों सन्‍्तोष नहीं मिलेगा। में अपने मनमे यह विश्वास 
रखता हूँ कि इग्लेड जब भारतको अपना शिकार बनाना बन्द कर देगा, तो वह 
अन्य राष्ट्रोको भी अपना शिकार बनाना बन्द कर देगा। कमसे-कम भारतका उस 
खूनी अपराधमे कोई भाग नही होगा। 

[ अग्रेजीसे ] 
यंग्र इंडिया, ३-१२-१९३ १ 


१. देखिए खण्ड ३४, एृष्ठ ५८४-९४ । 
२, गँंगावहन वेध; देखिए खण्ड ४७, पृष्ठ १३८ । 


२१२. पन्न: सर सेम्युअल होरको 


८८, नाइट्सब्रिज 
लन्दन, एस७० डब्ल्यू०-१ 
१९ नवम्बर, १९३१ 
प्रिय सर सैम्युअल, 
भारतमे जो परिस्थिति विकसित हो रही है उसके बारेमे आपको एक समुद्री 
तारकी प्रति भेजनेके सिवा मैने अभी तक आपको कोई कष्ट नही दिया है। 
अभी भी मेरा इरादा वहाँकी परिस्थितिकी समीक्षासे आपको परेशान करनेका 
नही है। लेकिन हमारे आसपासके लछोगोमे इस आशयकी बडी ही गर्म अफवाहे है 
कि वगालमे मार्शल छा लगनेवाला है, वहाँ दमन व्यापक स्तरपर शुरू हो गया 
है, और अधिकारी वबगालकी स्थिति-सम्बन्धी सारी सूचनाओको दबा रहे है। 
क्या आप मुझे यह बतानेकी कृपा करेगे कि इन अफवाहोमे थोडी-बहुत भी 
सचाई है या नही, और यह भी कि वबगालमे अधिकारी वस्तुत. क्या कर रहे है” 
और क्‍या मै काग्रेसके अध्यक्षको वगालके वारेमे सूचना देनेका तार इस निश्चित 
आशाके साथ भेज सकता हूँ कि जो जवाब वे भेजेगे, वह यदि सेसरके नियमोको 
और तरहसे पूरा करता हो तो, सेसर नही होगा ? 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गाघी 


परम माननीय सर सैम्युअल होर 
भारत-मन्त्री, 
इडिया आफिस, एस० डब्ल्यू०-१ 
अग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९३८३) से, सौजन्य इडिया ऑफिस 
लाइब्रेरी 


२१३. पत्र: सर फिलिप हार्टोगको 


८८, नाइट्सब्रिज 
लत्दन, एस० डब्ल्यू०-१ 
१९ नवम्बर, १९३१ 


प्रिय सर फिलिप, 

आपके इसी १७ तारीखके पत्रके लिए में आपका बहुत ही आशभारी हूँ। 

चैथम हाउसकी सभामे मैने जो बयान दिया था' उसे वापस लेनेका मेरा 
अभी इरादा नहीं है। आपने जिस रिकॉर्डका उल्लेख किया है उसे खोजनेका फिल- 
हाल तो मेरे पास समय है नहीं। परन्तु मै यह वादा करता हूँ कि मैं इस बातकों 
भूलँगा नही, और यदि मुझे ऐसा छूगा कि चैथम हाउसके अपने बयानकी पुष्टि मै 
नहीं कर सकता तो उसे वापस ले छेनेका मै चैथम हाउसके भाषणसे भी कही 
अधिक प्रचार करूँगा। 

इस बीच मै उन सन्दर्भोको, जो आपको चाहिए, ढूँढनेकी कोशिश कर रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


सर फिलिप हार्टोग, के० बी० ई० 
५, इन्वर्नेस गार्डन्स, डब्ल्यू० ८ 


अग्रेजीकी' फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९०४३-ए० ) से, सौजन्य . इडिया ऑफिस 
लाइवब्रेरी 


१. अर्थात्‌, भारतमें साक्षरताका अनुपात ब्रिटिश शासनमें गिर गया है। सर फिलिंप हा्टोगने 
इस वयानकी सचाईपर सन्देह प्रकट किया था। १७ नवम्बरके अपने पन्रमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने 
यंग इंडियाके छेखों और पजाब प्रशासनक्री रिपोट्टकी जाँच की है और गाधीजी के तकके समर्थनमें उन्हें 
वहाँ कुछ नही मिछा। मन्‍्तमें उन्होंने कहा था * “, . क्या में पद सुझाव रख समता हूँ कि आपको 
अपना वयान भव वापस छे छेना चाहिए, , .१?” देखिए “पत्र सर फिल्पि हार्थगकों” 
२३-१०-१९३१। 


२१४. वक्तव्य: समाचार-पन्नोंको' 


लन्दन 
१९ नवम्बर, १९३१ 
नरेशोके सघमें शामिल होनेके वारेमे में न केवछ उदासीन नहीं हूँ, बल्कि वे 
ऐसा करे इसके लिए सबसे अधिक उत्सुक हूँ। जहाँतक मेरा वश्ञ है, मैं नरेशोको 
सघमे शामिल होनेको राजी करनेकी हर तरहसे कोशिश करूँगा। 
[भग्रेजीसे | 
हिन्दू, २०-११-१९३१ 


२१५. संघ-संरचना समितिकी बेठककी कार्यवाहीके कुछ अंश 


लन्दन 
१९ नवम्बर, १९३१ 


गाधीजी : छॉर्ड चांसलर और मित्रो, श्री वेथलने जो अत्यन्त सौम्य वक्तव्य 
दिया है, उसके लिए मैं उनका अभिननन्‍्दन करता हूँ किन्तु मुझे छग्ता है, यदि इस 
सराहनीय वक्‍्तव्यमे उन्होंने दो भावनाओका समावेश कर उसे बिग्राडनेंकी कोशिश 
न की होती तो अच्छा होता। उनके द्वारा व्यक्त की गई एक भावनाका अर्थ लगभग 
यह है कि यूरोपीय अथवा अग्रेज लोग जो माँग करते है, उसका कारण यह है कि 
उन्होने भारतको कई लाभ पहुँचाये है। यदि वे यह राय न प्रकट करते तो अच्छा 
होता। किन्तु जब वह प्रकट की गईं तो सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ढाए उसके 
दिष्टतापूर्ण प्रत्युत्तरपर और, जैसा कि हमने सुना, अब की फीरोज सेठना द्वारा 
उस प्रत्युत्तरे समर्थंतपर छॉर्ड रीडिगको आइचये प्रकट करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं थी। जिस बडी संस्थाके वे प्रतिनिधि है, उसकी ओरसे उन्होने उक्त वव्तव्यमे 
जो घमकी दी है, यदि वह भी न दी होती तो अच्छा होता! उन्होने कहा है कि 
यूरोपीय राष्ट्रीय माँगोका समर्थन इसी शर्तेपर करेगे कि भारतीय राष्ट्रवादी उनके 
द्वारा व्यक्त की गई यूरोपीयोकी माँगोकों स्वीकार कर ले। साथ ही यूरोपीयोके 
समर्थनकी एक शर्त यह भी है कि राष्ट्रवादी लोग उस पृथकतावादी प्रवृत्तिको 
स्वीकार कर ले जिसका इस वब्तव्यमें तो जिक्र नहीं किया गया है, किन्तु 0 
जिसकी झलक हमे कुछ ही दिन पहले पृथक्‌ निर्वाचक-मण्डलकी माँगमे मिल 5 

* भनुसार, गाधीनी ने यद्द वक्‍्तव्य इस ” निराघार ” समाचारका खंण्डन 
लिपि कर कक सन्त्रीते अपनी मेंटमें कहा है कि वे नरेशोंको संधमें शामिंक करना नहीं 
चाहते है। 


सघ-सरचना समितिकी वैठककी कार्यवाहीके कुछ अश ३४९ 


है। इसके सिवा, यह समर्थन पानेके लिए राष्ट्रवादियोको यूरोपीय समुदायका उस 
पृथकतावादी गठजोडमें शामिल होना भी वरदाइत करना पडेगा जिसके विषयमे 
मुझे उस दिन दुख़के साथ बोलना पडा था। पिछली परिषदर्मे स्वीकृत प्रस्तावको 
समझानेका मैने प्रयत्न किया है। यद्यपि आप उससे परिचित है, फिर भी मैं उसे 
पुन ॒पढ देना चाहता हूँ, क्योकि उसके सम्बन्धमे मुझे कुछ बाते कहनी होगी। 
ब्रिटिश व्यापारी वर्गके कहनेसे यह सिद्धान्त सामान्यतः स्वीकार फर 

लिया गया है कि भारतसें व्यापार करनेवाले ब्रिटिश व्यापारी-वर्ग, फर्मों ओर 

कफम्पनियोंके अधिकारों और जन्मतः भारतोय प्रजाजनोके अधिकारोंमें कोई 

भेद-भाव नहीं होना चाहिए। 

शेष प्रस्ताव पढनेकी मुझे आवश्यकता नहीं है। 

सर तेजबहादुर सप्र्‌ और श्री जयकरके प्रति अत्यन्त सम्मान और आदरभाव 
रखते हुए भी, मुझे अत्यन्त दु खके साथ इस अति व्यापक भ्रस्तावसे मतभेद 
प्रदर्शित करना पड रहा है। इसलिए, करू जब सर तेजबहादुर सप्रूने तुरन्त यह 
बात स्वीकार कर ली कि यह प्रस्ताव अस्पष्ट है और इसमे सुधारकी गुजाइश है तो 
मुझे प्रसन्नता हुई। यदि आप इस भ्रस्तावका ध्यानपूर्वक अध्ययन करे तो आप देखेंगे 
कि इसका स्वरूप कितना व्यापक है। भारतमे व्यापार करनेवाले ब्रिटिश व्यापारी- 
बगें, फर्मों और कम्पनियोके अधिकारों और जन्मत. भारतीय प्रजाजनोके अधिकारोमे 
कोई भेद-भाव नहीं होगा। यदि मैने इसको सही-सही समझा है तो यह भयानक 
वस्तु है, और कमसे-कम में इस तरहके प्रस्तावसे, भारतकी भावी सरकारको तो 
क्या, काग्रेसको भी बाँध नहीं सकता। 

इसमें किसी तरहकी सीमा ही नहीं बाँधी गई है। ब्रिटिश व्यापारी-वर्गंके 
बिलकुल वे ही अधिकार होगे जो जन्मत. भारतीय प्रजाजनोके होगे। इसलिए न 
केवल जातीय भेदभाव अथवा वैसी कोई और बात नही होगी, बल्कि ब्रिटिश व्यापारी- 
वर्ग जन्मत भारतीय प्रजाजनोके समान ही पूरे अधिकार भोगेगा। मै पूरे बलके साथ 
यह कहना चाहता हूँ कि में इस सूत्रका भी समर्थन नहीं कर सकता कि सभी जन्म- 
जात भारतीय प्रजाजनोके भी अधिकारोकी समानताकी गारन्टी हो। इसका कारण 
में आपको अभी बताता हूँ। 

में समझता हूँ, आप इस वातको तुरन्त स्वीकार कर छेगे कि भारतकी भावी 
सरकारको (सर फीरोज सेठनाके हाल ही के सराहनीय शव्दोमे) परिस्थितियोको 
समान करनेके लिए लछग्रातार वह काम करना पडेग्रा जिसकी मौजूदा सरकारने उपेक्षा 
की, अर्थात्‌ जिन छोगोकों प्रकृतिने अथवा स्वय सरकारने कृपा करके घन और अन्य 
सुविधाएँ प्रदान की है, उनके विरुद्ध और भूखो मरते भारतीयोके पक्षमें उसे बरावर 
भेदभाव करना पडेगा। शायद भावी सरकारको मजदूरोके लिए मुफ्त घरोकी व्यवस्था 
करना आवश्यक होगा। उस समय भारतके घनिक लोग यह कह सकते है कि यद्यपि 
हमे इस प्रकारके घरोकी आवश्यकता नही है, फिर भी यदि आप उनके लिए घरोकी 
व्यवस्था करते है तो हमें भी उसके बदलेमें सहायता दे। वह नि.सन्देह मजदूरोके 


8 3 सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


पक्षमे भेंद-भाव होगा। और इस सूत्रके अनुसार, घनिक लोग यह कह सकते है कि 
वह उनके विरुद्ध भेद-भाव है। 

इसलिए मैं साहसपूर्वक यह कहता हूँ कि जब हम इस सम्मेलनमे भारतके 
भावी सविधानकी रचनामे सम्राटू-सरकारकी उस हृदतक सहायता करनेकी कोशिश 
कर रहे हे जिस हृदतक कि वह हमारी सहायता स्वीकार करे, तव इस अति व्यापक 
सूत्रकों हम स्वीकार नहीं कर सकते। 

किन्तु यह कह चुकनेके वाद, में ब्रिटिश व्यापारियों और यूरोपीय फर्मोकी इस 
उचित माँगसे सर्वेथा सहमत हूँ कि उनके साथ किसी प्रकारका जातीय भेद-भाव नहीं 
होना चाहिए। दक्षिण आफ्रिकाकी महान्‌ सरकारसे मुझे उसके रगभेद और भारतीयोके 
प्रति भेदभाव-मूलक कानूनके विरोधमें २० वर्षते अधिक समयतक छडना पडा था। 
इसलिए, भारतमे अभी मौजूद अथवा भविष्यमे आना चाहनेवाले ब्विटिश मित्रोके 
विरुद्ध उसी प्रकारके भेदभावका में कभी समर्थन नहीं कर सकता। में यह बात 
काग्रेसकी ओरसे भी कह रहा हूँ। काग्रेसका भी यही मत है। 

इसलिए इस सूत्रके वजाय, मैं एक ऐसा सूत्र सुझाता हूँ, जिसके लिए मुझे 
वर्षों जनरल स्मट्सके साथ लडनेका सुख और सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसमे सुधार 
हो सकता है, किन्तु मैं उसे इस समिति और विशेषत यूरोपीय मित्नोके आगे केवल 
विचारार्थ पेश कर रहा हूँ। “राज्यके जन्मत भारतीय नागरिकोपर जो प्रतिबन्ध 
लगाया नहीं गया है, ऐसा कोई प्रतिवन्‍्ध भारतमे कानूनके अनुसार रहनेवाले अथवा 
प्रवेश करनेवाले किसी भी व्यक्तिपर केवल ”-- केवल ” शब्दपर मै जोर देता 
है -- “जाति, रग अथवा धर्मके कारण नहीं छगाया जायेगा। ” मै समझता हूँ कि 
यह सबके लिए सन्तोषप्रद सूत्र है। कोई भी सरकार इससे आगे नहीं जा सकती । 
मै इस सूत्रके गर्भित अथंपर सक्षेपमे अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं खेदके 
साथ यह कहता हूँ कि गत वर्षके सूत्रसे छॉडे रीडिंगने जो अर्थ निकाला था, अथवा 
निकालना चाहा था, उससे यह गर्भित अर्थ भिन्न है। इस सूत्रसे एक भी ब्रिटिश 
तो क्या यूरोपीयतक के साथ, उसके ब्रिटिश अथवा यूरोपीय होनेंके कारण, कोई 
भेद-भाव नहीं होगा। मै यहाँ ब्रिटिश अथवा अन्य यूरोपीय अथवा अमेरिकी या 
जापानीके वीच कोई भेदभाव करना नही चाहता हूँ। ब्रिटिश उपनिवेश्ञोने मुख्यत 
रग और जाति-सेदपर आधारित प्रतिवन्धक कानून बनाकर मेरी विनम्र सम्मतिमे, 
अपनी कानून-सहिताओको जिस श्रकार दुषित किया है, मैं उसका अनुकरण नहीं 
करूँगा । 
मुझे यह विचार प्रिय है कि स्वतस्त्र भारत समस्त ससारको एक दूसरी ही 
तरहका पाठ पढायेगा, एक दूसरे ही प्रकारका उदाहरण उसके सामने ख्गा 
यह कभी नही चाहूँगा कि भारत सर्वथा एकाकी जीवन व्यतीत करे और इस प्रकार 
अपने चारों ओर गढ-कोट खडे कर ले और अपनी सीमामे किसीको प्रवेश अथवा 
व्यापार न करने दे। किन्तु इतना कह चुकनेके बाद, जैसा कि में पहले कह चुका 
हूँ, परिस्थितियोको [सबके हिंतमे] समान करनेके लिए की जाने योग्य कई बार्ते 


सघ-सरचना समितिकी बैठककी कार्यवाहीके कुछ अछा ३५१ 


मेरे मनसे है। मुझे भय है, पूजीपतियो, जमीदारो, तथाकथित ऊँची जातियो और 
उसके बाद अन्तमें वैज्ञानिक विधिसे ब्रिटिश शासकोने दरितो और पतितोको जिस 
कीचडमे डुवो दिया है, उससे उन्हे निकालनेके लिए भारत आग्रामी अनेक वर्षोतक 
कानून बनानेमे सलूग्न रहेगा। यदि हमें इन लोगोको कीचडमें से निकालना है तो 
अपना घर व्यवस्थित करनेके लिए इन कोगोका विचार पहले करना और जिस 
बोझके नीचे ये कुचले जा रहे है, उससे इन्हे छुटकारा दिलाना भी राष्ट्रीय सरकारका 
आवश्यक कत्त॑व्य होगा। और यदि जमीदार, धनिक अथवा विशेषाधिकार-भोगी 
लोग--वे चाहे यूरोपीय हो या भारतीय--यह्‌ पाये कि उन्तके साथ भेद- 
भावपुर्ण बरताव हो रहा है तो मै उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करूँगा, किन्तु मुझसे 
सहायता हो सकती होगी तो भी मैं उनकी सहायता नहीं करूँगा, क्योकि मैं तो 
उस प्रक्रियामें उवकी और सहायता चाहँँगा, बिना उनकी सहायताके में इन लछोगोको 
कीचडमें से बाहर नही निकार सकूँगा। 

आप चाहे तो अछुतोकी दशापर नजर डाल सकते है। कानूनको उनकी 
सहायताके लिए आना है और उनके लिए मीलो क्षेत्र अलग निकालना है। आज 
उनके पास जरा भी जमीन नहीं है। आज वे तथाकथित ऊँची जातियोकी दयापर, 
और, मै कह सकता हूँ, सरकारकी दयापर जीवित है। वे आज एक जगहसे दूसरी 
जगह खदेडे 'जा सकते है, और इसकी न तो वे शिकायत कर सकते है, न कानूनकी 
सहायता ही प्राप्त कर सकते है। इसलिए विधानमण्डलका पहला काम यह देखना 
होगा कि स्थितिको कुछ हृदतक समान करनेके लिए, इन छोगोकों मुक्त हस्तसे 
अनुदान दिये जाये। 

ये अनुदान किनकी जेबोसे आयेंगे? ईहवरकी जेबसे तो आयेगे नहीं। राज्यके 
लिए ईदवर आकाशसे रुपयोकी वर्षा नहीं करेगा। स्वभावत यह रकम धनिक-वर्गकि 
पाससे ही आयेगी, जिसमें यूरोपीय भी शामिरक है। क्‍या वे कहेगें कि यह भेद-भाव 
है? वे यह देख सकेगे कि उनके साथ यह भेद-भाव उनके यूरोपीय होनेके कारण 
नही है, वल्कि इसलिए है कि उनके पास पैसा है और दूसरोके पास नहीं है। इस- 
लिए यह धनिको और गरीव़ोकी लकडाई होगी। और यदि डर इसी वातका हो और 
यदि ये सब वर्ग करोडो मूक मानवोके सिर॒पर बन्दूक तानकर कहे कि जबतक 
तुम हमारी मिल्कियत और हमारे अधिकारोकी अक्षुण्णताका निदिचत वचन नही दे 
देते तबतक तुम्हें स्वराज्य नहीं मिलेगा तो मुझे भय है कि राष्ट्रीय सरकारका जन्म 
ही न हो सकेगा। 

मै समझता हूँ कि काग्रेसका ध्येय और जो सूत्र मैने बताया है, उसका गर्भित 
अर्थ क्‍या है, इसका मैने काफी सकेत दे दिया है। वे यह चीज कभी नही पायेगे 
कि क्योकि वे अग्नरेज, यूरोपीय, जापानी अथवा किसी अन्य जातिके है, इसलिए उनके 
साथ भेद-भाव किया जाता है।जिस आधारपर उनके साथ भेद-भाव किया जायेगा, 
वही आधार जन्मत भारतीय नागरिकोके साथ भेद-भावका भी होगा। इसलिए मेरे 
पास जल्दीमे तैयार किया हुआ एक और सूत्र है, जल्दीमे तैयार किया हुआ इसलिए 


रे५२ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


कक उसे मैने यही, छॉर्ड रीडिंग और सर तेजवहादुर सग्रुका भाषण सुनते-सुनते 
तैयार किया है। यह दूसरा सूत्र जो भेरे पास है, वह वत्तमान अधिकारोके 
सम्बन्धमें है: 
किसी भी वत्तेमान न्यायाजित हितमे, जो आम तौरपर राष्ट्रके सर्वोच्च 
हितोके विरुद्ध नहीं है, इस तरहके हितोपर छागू होनेवाले कानूनके सिवा और 
किसी तरह हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा। 
यहाँ भी मेरे दिमागमें जो-कुछ है, वह मेँ सक्षेपमें बताऊँगा। आज ब्रिटिश 
सरकारपर जो दायित्व है, आगामी सरकारके उन्हें ग्रहण करनेसे सम्बन्धित कांग्रेस-" 
प्रस्तावमें जो वात आप देखते है, निश्चय ही वह मेरे मनमे भी है। जिस प्रकार 
हमारी यह माँग है कि इन दायित्वोको अपने ऊपर छेनेंसे पूर्व एक निष्पक्ष न्याया- 
धिकरण द्वारा इनकी जाँच होनी चाहिए, उसी तरह आवद्यकता होनेपर वत्तमान 
अधिकारोकी भी न्यायिक जाँच होनी चाहिए। इसलिए प्रश्न दायित्वोको अस्वीकार 
करनेका नही है, वल्कि उन्हे उनकी जाँच करके स्वीकार करनेका है। यहाँ हममे 
कुछ लोग ऐसे है जिन्होने यूरोपीयों द्वारा भोगे जा रहे विशेषाधिकारों तथा एकाधि- 
कारोका अध्ययन किया है। किन्तु अकेले यूरोपीयोकी बात नहीं है। भारतीयोमें भी 
ऐसे छोग है --मेरे ध्यानमे निव्चय ही अनेक ऐसे भारतीय है --जो आज ऐसी 
भूमिपर कब्जा किये हुए है जो उन्हे राष्ट्रकी किसी सेवाके बदलेमे नहीं मिली है। 
मे यह भी नहीं कह सकता कि वह उन्हें सरकारकी सेवाके बदलेमे मिली है, क्योंकि 
मै यह नहीं मानता कि उससे सरकारको कुछ लाभ पहुँचा है, वल्कि वह उन्हें 
किसी अधिकारीकी सेवाके बदलेमे दी गई है। यदि आप मुझसे कहे कि राज्य इन 
रियायतो और विशेषाधिकारोकी जाँच नही करेगा तो में आपसे फिर कहूँगा कि तब 
अकिंचनोकी ओरसे, जिनसे उनके अधिकार छीन छिये गये है उनकी ओरसे, शासनतन्त्र 
चलाना असम्भव हो जायेगा। इसलिए आप देखेगे कि इसमें यूरोपीयोके सम्बन्ध 
कुछ भी नहीं कहा गया है। दूसरा सूत्र भी यूरोपीयोपर उतना ही छागू होता 
है जितना भारतीयोपर, या यो कहिए जितना सर पुरुपोत्तमदास ठाकुरदास और 
सर फीरोज सेठनापर लागू होता है। यदि इन्होने सरकारी अधिकारियोकी सेवा 
करके रियायते हासिल की होगी, मीछो जमीन प्राप्त की होगी, तो यदि शासनकी 
लगाम मेरे हाथमे हुई तो मै तुरत इन्हे उससे वेदखल कर दूँगा। ये भारतीय 
है इसलिए मैं इनका लिहाज नहीं करूँगा। उतनी ही तत्परतासे में सर ह्यवर्ट कार 
अथवा श्री बेन्थकको भी बेदखल कर दूँगा, फिर चाहे वे कितने ही भ्रवासनीय क्यो 
न हो और मेरे प्रति कितना ही मैत्नीभाव क्यो न रखते हो। वे भले ही मुझे 
पचास भोज दे, किन्तु इससे उन्हे बेदखछ करनेमे मेरे लिए कोई बाधा नहीं होगी। 
मैं आपको यह विद्वास दिला देना चाहता हूं कि कानून किसी भी व्यक्तिके प्रति 
पक्षपात नही करेगा। यह विश्वास दिलानेके बाद, इससे आगे मे नहीं जा सकता। 
इसलिए ' न्यायाजित ' शब्दका वास्तविक गरभित अर्थ यह है कि प्रत्येक हित निष्कलक 
और सीजरकी पत्नीके समान सन्देहसे परे होना चाहिए। इसलिए जब ये सारी 


संघ-संरचना समितिकी वैठककी कार्यवाहीके कुछ अछ ३५३ 


बाते उस सरकारकी नजरमें आयेगी तो हम इनकी जाँचकी अपेक्षा रखेगे। इसके 
बाद “राष्ट्रके सर्वोच्च हितोके विरुद्ध न हो, ये शब्द बाते है। मेरे विचारमे कई 
एकाधिकार ऐसे है जो निस्सन्देह न्यायत प्राप्त है, किन्तु जो राष्ट्रके सर्वोच्च हितोके 
विरुद्ध पैदा किये गये है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जिससे आपका कुछ 
मनोरजन होगा, किन्तु जो किसी व्यक्ति या वर्गक्ते पक्ष-विपक्षमे नहीं है। इस नई दिल्ली 
नामधारी सफेद हाथीको छीजिए। इसपर करोडो रुपये खर्च हुए है। मान लीजिए 
कि भावी सरकार इस निर्णयपर आती है कि यह सफेद हाथी जब अपने पास है तो 
इसका कुछ उपयोग होता चाहिए। कल्पना कीजिए कि पुरानी दिल्‍्लीमे प्लेण अथवा 
हैजा फैला है और हमे गरीबोके लिए अस्पतालोकी जरूरत है। इस स्थितिमे हम क्या 
करे ? क्‍या आप समझते है कि राष्ट्रीय सरकार अस्पताल या ऐसी ही चीजें बनवा 
सकेगी ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम उन इमारतोपर अधिकार करेगे, इन 
प्लेगग्रस्त रोगियोको उनमें रखेंगे और उनका अस्पतालकी तरह उपयोग करेगे, क्योकि 
मेरे खयालसे वे इमारतें राष्ट्रके सर्वोच्च हितोके विरुद्ध है। वे भारतके करोडो 
लोगोकी प्रतिनिधि नहीं है। वे यहाँ इस मेज़के पास बैठे धनिक लोगोकी प्रतिनिधि 
हो सकती है--वे भोपालके नवाब साहब अथवा सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, 
सर फीरोज सेठना अथवा सर तेजबहादुर सप्रूकी प्रतिनिधि हो सकती है। किन्तु 
जिन छोगोके पास रातको सोनेके लिए स्थान नहीं है और खानेके लिए रोटीका 
टुकडा नहीं है, उनकी वे प्रतिनिधि नहीं हो सकती। इसलिए यदि राष्ट्रीय सरकार 
इस निर्णयपर पहुँचती है तो, चाहे किसीके भी हित उससे सम्बद्ध हो, वे 
इमारतें ले ली जायेंगी, और मै आपको बता देना चाहता हूँ कि वे बिना किसी 
मुआवजेके ले ली जायेगी। क्योकि यदि आप इस सरकारसे मुआवजा दिलाना चाहेगे 
तो उसका अथे होगा माघोको देनेंके लिए ऊघोसे छीनना, और वह एक असम्भव 
बात होगी। 

आपके सामने यह कड़वी गोली रक्षनेके लिए में आपका मनोरजन करनेकी 
कोशिश कर रहा हूँ, क्योकि काग्रेस जैसी सरकारकी कल्पना करती है वैसी सरकार 
यदि स्थापित होनेवाली हो तो आपको यह कडवी गोली निगलनी ही होगी। आपको 
धोखा देनेकी मेरी जरा भी इच्छा नहीं है। यहाँसे कुछ छे जानेके छिए, आपको यह 
विश्वास दिलाकर कि सब बाते सर्वथा ठीक होगी, मैं आपको घोझा देना नहीं 
चाहता हूँ। काग्रेसकी ओरसे में सारी बाजी आपके सामने रख देना चाहता हूँ। मैं 
मनमे किसी तरहकी कोई वात छिपाकर रखना .नहीं चाहता हूँ। इसके बाद यदि 
काग्रेसकी नीति आपको स्वीकार हो तो मुझे अत्यन्त आनन्द होगा। किन्तु यदि आपको 
वह स्वीकार नही है, यदि आज मुजझ्े ऐसा महसूस होता है कि मैं आपके हृदयको 
छू नहीं सकता और अपनी बात आपसे मनवा नहीं सकता, तो जबतक आप सबका 
हृदय-परिवत्तंत नही हो जाता और आप भारतके करोडो लछोगोको यह अनुभव करनेका 
मौका नही देते कि अन्तमे उन्हे राष्ट्रीय सरकार मिल गई है, तबतक काग्रेसको 
भटकते रहना और आपके मत-परिवत्तेनका प्रयत्न करते रहना होगा। 


४९-२३ 


233 सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


इस प्रस्तावकी अन्तिम दो पक्तियोके बारेमें अबतक किसीने 

कहा है। ये पतक्तियाँ है: 03023 2300. 
यह स्वीकार किया गया है कि भारतमें यूरोपीय समुदायको फौजदारी 

मुकदसोंमें जो अधिकार है, वे कायम रहने  चाहिए। द 

मुझे यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि इसके सभी गरभित अथोंका मै अध्ययत 
नही 5 मुझे यह कह सकनेमे खुशी है कि कुछ दिनोसे सर ह्बर्ट कार, 
श्री वेन्‍्थल और कई मित्रोके साथ मैं मित्रतापूर्ण -- सर्वथा मित्रतापूर्ण -- और गैर- 
सरकारी बातचीत कर रहा हूँ। में उनके साथ इसी विषयकी चर्चा कर रहा था, 
और मैने उनसे पूछा कि इन दोनो बातोका क्‍या अर्थ है। उन्होने कहा कि दूसरे 
समुदायोके लिए भी यही बात है। मैं यह चीज निश्चित रूपसे नही जान सका कि 
दूसरे समुदायोके लिए भी यही बात होनेका कया अर्थ है। मेरा खयारू है, इसका 
यह अर्थ है कि दूसरे समुदाय भी अपनी जूरीकी माँग कर सकते है। इसका 
सम्बन्ध जूरीके जरिये होनेवाले मुकदमोसे है। मुझे भय है कि मै इस सूत्रका समर्थन 
नहीं कर सकता । 

श्री जिन्ना: और भांधी, क्‍या मे आपकी भूल सुधार सकता हूँ? यह केवल 
जूरीसे ही सम्बन्धित नहीं है, बल्कि न्यायाधिकरणों, यूरोपीयों और भारतौयोके 
मुकदमोंकी सुनवाई करनेवाले न्यायाधिकरणोसे भी इसका सम्बन्ध है और अन्य कई 
भेद भी है। अकेली जूरीकी ही बात नहीं है। 

गाधीजी * मुझे यह पता नहीं था। इसीलिए मैने कहा कि मैने इसका अध्य- 
यन नहीं किया है। इसमे यदि कुछ और हो तो मेरे अज्ञानके लिए आप मुझे क्षमा 
करे। किन्तु मै ऐसे आरक्षणोका समर्थन नहीं कर सकता । मेरा खयाल है कि राष्ट्रीय 
सरकारको ऐसे प्रतिबन्धोते जकड रखना सम्भव नही है। भावी भारतीय राष्ट्र बनने- 
वाले आजके सभी समुदायोको सद्भावसे श्रीगणेश करना चाहिए, परस्पर विद्वाससे 
श्रीगणेश करना चाहिए, अन्यथा श्रीगणेश करना ही नहीं चाहिए। यदि हमसे कहा 
जाये कि हमें उत्तरदायी शासन नहीं मिल सकता, तो वह स्थिति समझमें आ सकती 
है। किन्तु हमसे कहा जाता है कि ये सब आरक्षण और सरक्षण रहने ही चाहिए। 
वह स्वतन्त्रता और उत्तरदायी शासन नही होगा, वह तो केवल सरक्षण होगा। 
ये सरक्षण सारी सरकारकों खा जायेगे। मैं आज प्रात इससे मिलती-जुढुती किसी 
उपमाकी खोजमे था और इस निर्णयपर पहुँचा कि यदि ये सब सरक्षण दिये जाने- 
वाले हो और यहाँकी सब बाते ठोस रूप धारण करनेवाली हो और हमसे कहा 
जाये कि हमें उत्तरदायी शासन मिलनेवाला है, तो वह बैसा ही उत्तरदायी शासन 
होगा जैसा कि जेलमे कैदियोको प्राप्त होता है। जेलकी कोठरियोमे ताला लगते और 
जेलरके रवाना होते ही कैदियोको पूर्ण स्वतन्त्रता मिल जाती है। १० वथवा ७ 
वर्ग फूटकी कोठरीके अन्दर कैदियोको पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। जिसमे जेलर अपने 
अधिकारोकी आटामसे रक्षा कर रहे हो, वैसी पूर्ण स्वतत्त्रता मै नही चाहता। 


सघ-सरचना समितिकी बैठककी कार्यवाहीके कुछ अझ श्५५ 


इसलिए अपने यूरोपीय मित्रोसे में अपील करता हूँ कि उन्हे अपने अधिकारों 
के सरक्षणका यह विचार छोड देना चाहिए। मैं यह सुझाव देनेका साहस करता 
हैँ कि मैने जो दो सूत्र पेश किये है, वे स्वीकार कर लिये जाये। इन्हे आप जिस 
तरह चाहे काट-छाँटकर ठीक कर सकते है। यदि इनकी शब्द-योजना सन्‍्तोषजनक 
त हो तो खुशीसे दूसरे शब्द सुझाइए। किन्तु मे यह कहनेका साहस करता हूँ कि 
इन निषेधात्मक सूत्रोसे बाहर, जिनमे आपके विरुद्ध कोई प्रतिवन्‍्ध नहीं रगाया गया 
है, आप नहीं जा सकते -- क्या में कहूँ कि इससे अधिक माँगनेका आप साहस नहीं 
कर सकते। यह तो हुआ वत्तेमान हितो और भावी व्यापारके सम्बन्धमें 

श्री जयकर कल मूल उद्योगोके सम्बन्धभे बातचीत कर रहे थे और उसमें 
उन्होने जो भावनाएँ व्यक्त की हैँ मै उनसे अपनी पूरी सहमति प्रकट करना चाहता 
हूँ। काग्रेस उद्योगोकों कितना महत्त्व देती है, मै समझता हूँ, यह बताकर आपका 
समय खर्च करनेकी आवश्यकता नही है। काग्रेसकी धारणा यह है कि मूल उद्योगोको 
यदि राज्य अपने अधिकारमे न भी ले तो कमसे-कम उनके सचालन, प्रवन्ध और 
विकासमे तो उसकी आवाज प्रमुख होनी ही चाहिए। 

भा रत-जैसे अविकसित देशके बारेमे इग्लैड-जैसे अत्यन्त विकसित उद्योग-प्रधान 
हढ्ीपकी तरह नहीं सोचना चाहिए। मेरे विचारमे आज जो बात ग्रेट ब्रिटेनके लिए 
हितकारी है, वही भारतके लिए विष-रूप है। भारतको अपना ही अर्थशास्त्र, अपनी 
ही नीति, अपनी ही उद्योग-पद्धति और अन्य सब अपना ही विकसित करना है। 
इसलिए मूल उद्योगोका जहाँतक सम्बन्ध है, मुझे भय है कि अकेले ब्रिटिश छोगोको 
ही नही, अन्य अनेकोकों यह लगेगा कि उनके साथ न्याय नही हो रहा है। किन्तु 
राज्यके खिलाफ न्याय का क्या अर्थ है, मै नही जानता। 

और तटीय व्यापारके बारेमें भी यही बात है। काग्रेसकी राष्ट्रीय तटीय 
व्यापारको विकसित करनेकी इच्छाके साथ पूरी-पूरी सहानुभूति है। किन्तु यदि तटीय 
व्यापार-सम्बन्धी विधेयकर्म यूरोपीयोके विरुद्ध कुछ भेद-भाव किया गया होगा तो मैं 
यूरोपीयोका साथ दूँगा और उस विधेयक या प्रस्तावका, जो अग्रेजोके विरुद्ध उनके 
अग्रेज होनेके कारण भेद-भाव करता है, विरोध करूँगा। किन्तु वहाँ विशाल स्वार्थ 
पैदा हो गये है। बगालमे मैने नदी-मार्गोेसे काफी सफर किया है और वर्षों पहले 
इरावतीपर भी सफर किया है। इसलिए इस व्यापारके सम्बन्धभे मे कुछ जानता 
हूँ। इन विशाल कार्पोरेशनोने रियायतो, विज्येषधिकारो, सरकारी कृपा द्वारा, आप 
उन्हे कुछ भी कहिए, जो कम्पनियाँ खडी कर ली है और जो व्यापार जमा लिया 
है, उसका कोई जरा भी मुकाबला नहीं कर सकता। 

चटगाँव और रगूनके बीच नई उगती एक कम्पनीके सम्बन्धमे आपमें से कुछने 
सुना होगा। इस कम्पनीके डायरेक्टर, कठिनाइयोसे जूझते बेचारे मुसलमान, रगूनमे 
मुझसे मिले और कहने छंगे कि क्‍या मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ। उनके 
लिए मेरे हृदयमे पूरी-पूरी सहानुभूति थी; किन्तु कुछ किया नहीं जा सकता था। 
क्या हो सकता था ? उनके मुकाबलेमें जबरदस्त ब्रिटिश इडिया स्टीम नेवीग्ेशन कम्पनी 


२५६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


खडी है। उसने इस उगती हुई कम्पनीको दबानेके लिए दरमे कमी कर दी है 
और लगभग कुछ भी किराया लिये बिना मुसाफिरोकों ले जाती है। मै इस प्रकारके 
एकके-बाद-एक अनेकों उदाहरण दे सकता हूँ। इसलिए प्रदन यह नही है कि यह 
ब्रिटिश कम्पनी है। इस व्यवसायको हडपनेके विचारसे स्थापित कोई भारतीय कम्पनी 
होती तो वह भी ऐसा ही करती। मान छीजिए कोई भारतीय कम्पनी अपनी पंजी 
वाहर ले जाती है--जैसा कि आज भी बहुत-से भारतीय, जो अपनी पूंजी भारतमें 
लूगानेके वजाय भारतसे बाहर छगाते है, कर रहे है। मान लीजिए, भारतीयोका 
कोई विशाल कार्पोरेशन इस भयसे कि राष्ट्रीय सरकार सही नीतिपर नहीं चलछ रही 
है, अपनी रकम सुरक्षित रखनेके लिए अपना सब मुनाफा ले जाकर किसी दूसरे देशमें 
लगाता है। एक कदम और आगे बढिए और मान लीजिए कि ये भारतीय डायरेक्टर 
अपने कारोवारको अतिशय वैज्ञानिक, सम्पूर्ण और त्रुटिरहित ढगसे संगठित करनेके 
लिए, जितना सम्भव हो सके, यूरोपीय कौशलका उपयोग करे और कठिनाइयोसे जश्नती 
इन कम्पनियोको अस्तित्वमें ही न आभाने दे तो मैं अवश्य अपनी आवाज उठाऊेंगा 
और चटर्यावकी-जैसी कम्पनीकी रक्षाके लिए कानून बनवाऊँगा। 

कुछ मित्र इरावतीमे अपने जहाजतक नहीं चका सके। उन्होने इस बातका 
विश्वास दिलानेके लिए कि यह बात सर्वथा अशक्य हो गईं, मुझे सुनिश्चित 
प्रमाण दिये। उन्हे छाइसेस नहीं मिल सके, और व्यक्ति जिन साधारण सुविधाओकों 
पानेका अधिकारी है, वे तक नहीं मिल सकी। हममे से हरएक जानता है कि 
पैसा कितना-कुछ खरीद सकता है, प्रतिष्ठा कितना-कुछ खरीद सकती है, और जब 
ऐसी प्रतिष्ठा बन जाये जो सब नन्हे पौधोको सुखा डालती हो तो, ४२ वर्ष पूर्व 
कहे हुए सर जॉन भोर््टके षाब्दोमे, ऊँचे वृक्षोको उडा देना पडता है। ऊँचे वृक्ष 
इन नन्हे पौधोको सुखा दे, यह नही होने देना चाहिए। तटीय व्यापारके सम्बन्धर्मे 
वास्तविक माँग यही है। सम्भव है, इस विधेयककी भाषा अटपटी हो। वह कोई बात 
नही, किन्तु मेरा खयाल है, इसका सार-तत्त्व बिलकुल सही है। 

अब अन्तिम बात नागरिकताके सम्बन्ध है। नेहरू-रिपोर्टटे आपको इसकी 
व्याख्या मिलेगी। स्वभावतः स्थितियाँ ज्यो-ज्यो पैदा होती गईं, नेहरूसमितिको उनका 
विचार करना पडा, और इसलिए मूल वर्णनमे पीछेसे कई परिवत्तन किये गये। 
किन्तु इस समितिको यह समझ लेना चाहिए कि नेहरू-रिपोर्ट अब पिछड गई है। 
मुझे यह कहते दु ख होता है; पर वास्तविकता यही है। स्वय स्वर्गीय पण्डित मोती- 
छाल नेहरूको भी यही कहना पडा था। इसका कारण यह नही है कि हम नेहरू- 
रिपोर्टको पीछे डालना चाहते-थे। नेहरू-रिपोर्ट निस्सन्देह अनेक स्थितियोके बीच 
एक समझौता है। उस समितिका सदस्य न होते हुए भी, जो-कुछ होता था उसकी 
पूरी ख़बर मुझे मिलती रहती थी, क्योकि उस समय में भारतमे था और उस 
समितिके सदस्योके सम्पर्कमें था। इसलिए वह रिपोर्ट और वह समिति किस तरह 
अस्तित्वमें आई, इसका कुछ इतिहास मै जानता हूँ। उस समितिके इतिहासके विस्तारमे 
जाकर मैं आपको उबाना नही चाहूँगा। किन्तु आप देखेंगे कि उस रिपोर्टका आधार 


संघ-संरचना समितिकी बैठककी कार्यवाहीके कुछ बंश ३५७ 


यह विचार है कि हमें औपनिवेशिक दर्जा मिलेगा। किन्तु काग्रेस इससे कई कदम 
भागे बढ गई है। हिन्दू-मुस्लिम-सिख प्रइनके सम्बन्धमे, तथा इसी तरह अन्य अनेक 
बातोंके सम्बन्धर्में काग्नेसकों उस रिपोर्टको भुछा देना पडा है। यद्यपि नेहरू-रिपोर्ट, 
और उससे पहले नेहरू-समिति, काग्रेसकी ही कृति है, किन्तु इससे में यह नहीं 
कह सकता कि उसमे प्रत्येक बातको हम अब स्वीकार कर सकेगे। इससे आगे 
में अभी जाता नहीं चाहता। “नागरिक 'की व्यास्या करना अत्यन्त दुष्कर कार्य 
है। काग्रेसकी आजकी मनोदशाको, जैसा मै उसे समझता हूँ, देखते हुए कांग्रेस क्‍या 
उचित समझेगी अथवा मुझे क्‍या उचित प्रतीत होगा, यह मै आज इसी क्षण कहनेकी 
जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यह बात ऐसी है, जिसमें में सर तेजबहादुर सप्र्‌ तथा 
अन्य मित्रोके साथ बातचीत करना और उनके मनकी बात जानना चाहूँगा, क्योकि 
भुझे यह स्वीकार कर छेना चाहिए कि इस चर्चासे में इस बातकी तहतक नहीं 
पहुँच सका हूँ। मैने काग्रेसकी स्थिति बिलकुल स्पष्ट कर दी है कि हमे जातीय 
भेद-भावकी जरा भी आवश्यकता नही है। किन्तु इस स्थितिको स्पष्ट कर देनेके बाद 
/ नागरिक * छाब्दकी व्याख्याके विषयमे काग्रेसके मतका तुरन्त निर्णय देना मेरे लिए 
आवश्यक नहीं रह जाता। इसलिए नागरिक शब्दके विषयमें मैं इतना ही कहूँगा 
कि अभी इस व्याल्याके सम्बन्धभे अपना मत मैं स्थगित ही रघाँगा। 

इतना कहनेके बाद एक वात कहकर मैं अपना वक्‍तव्य समाप्त करता हूँ। 
यूरोपीय मिन्रोको सन्‍्तोष दे सकनेवाला एक सर्वेसम्मत सूत्र खोज निकालनेके बारेमे 
मै निराश नहीं हुआ हूँ। मै समझता हूँ कि जिस बातचीतमे भाग छेनेका मुझे 
सौभाग्य मिला, वह अभी भी जारी रहेगी। मेरी उपस्थितिकी आवश्यकता होगी 
तो उस छोटी समितिकी बैठकमे मैं अभी भी हाजिर हूंगा। 

विचार उसे बढाने, उसकी अनौपचारिकता थोडी कम करने और एक सर्वे- 
सम्मत आधार खोज निकालनेका ही है। 

मैने जो-कुछ कहा उसके बावजूद, एक सर्वेसम्मत सूत्र खोज निकालनेके बारेमे 
में निराश नहीं हूँ। किन्तु यह आशा प्रकट करनेके बाद, में फिर कहता हूँ कि 
जहाँतक में समझ सकता हूँ, में कोई ऐसी विस्तृत योजना सोच नहीं सकता जो 
सविधानमे शामिल की जा सके। सविधानमें तो इस-जैसा कोई सूत्र ही शामिल हो 
सकता है और वही सब अधिकारोका आधार हो सकता है। 

आप देखेंगे कि इसमे प्रशासकीय ढंगसे कुछ करनेकी कल्पना नहीं है। संघ- 
न्‍्यायारहय और सर्वोच्च न्‍्यायाल्यके सम्बन्ध्में अपती आशा मै प्रकट कर चुका हूं। 
मेरे लिए सघ न्यायालय ही सर्वोच्च न्यायालय है; वही अपीलका अन्तिम न्यायालय 
है, उससे आगे कोई अपील नहीं हो सकेगी। वही मेरी प्रिवी कौसिल है और वही 
स्वतन्त्रताका आधार-स्तम्भ है। यह वह अदालत है जहाँ सब व्यक्ति जरा भी शिकायत 
होने पर जा सकते हैँ। ट्रासलवालफे एक महान्‌ कानून-विशेषज्ञने --- ट्रास्सवाल तथा 
दक्षिण आफिकाने सामान्यतः वहुत वडे-बडे कानून-विशेषज्ञ पैदा किये हैं --- जिनके पास 
मै अपनी युवावस्थामे सहायताके लिए जाया करता था, एक अत्यन्त कठिन मुकदमेके 


२५८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


सम्बन्धमे एक बार मुझसे कहा था, “ यद्यपि इस समय भछे ही आशा न हो, किन्तु 
मैं तुमसे कहता हूँ, अपने जीवनमे मैने एक वात सदा नजरके सामने रखी है, अन्यथा 
में वकील हो ही नहीं सकता था, और वह यह कि कानून हम वकीलछोको सिखाता 
है कि ऐसा कोई भी अन्याय नहीं है जिसका अदालतमे कुछ भी इलाज न मिलता 
हो, और जो न्यायाधीश यह कहे कि कोई इलाज नही है, उन न्यायाधीशोको तुरन्त 
ही नन्‍्यायासनसे उतार देना चाहिए।” छलॉर्ड चासरूर, आपके प्रति पूरा सम्मान 
रखते हुए, में यही वात कहता हूँ। 

इसलिए मै चाहता हूँ कि हमारे यूरोपीय मित्र इस बातका विश्वास रखे कि 
जिस तरह हम, सम्राट्के सलाहकार मन्त्रियोकी कृपा यदि न हो तो, खाली हाथ 
लौटनेकी अपेक्षा रखते है, उस तरह भावी सघ न्यायालय उन्हें खाली हाथ नहीं 
लौटायेगा। मैं अभी भी आज्ञा कर रहा हूँ कि हम भपनी वात उन्हे सुना सकेगे और 
उनका सद्भाव जाग्रत कर सकेंगे, और तब हम अपनी जेवोमे कुछ ठोस चीज लेकर 
जानेकी आजा कर सकेगे। किन्तु हम अपनी जेबोमें कुछ ठोस चीज लेकर चाहे जाये 
था न जाये, पर मुझे आशा है कि यदि मेरे स्वप्नोका सघ न्यायालय स्थापित होता 
है, तो यूरोपीय और प्रत्येक व्यक्ति, सभी अल्पसख्यक, यह विश्वास रख सकते है 
कि मुझ-जैसा अदना व्यक्ति भले ही उन्हे निराण करे, पर वह न्यायालय उन्हे निराश 
नही करेगा । 


अध्यक्ष ; श्री गांधी, इस भाषणके लिए हम आपके बहुत हो आभारी है। यदि 
आप लोग मुझे यह कहनेकी अनुमति दें तो कहें कि अपने आदशोको उन्होंने जिस 
उत्कठ्ता और ग्रम्भीरतासे रखा है, उससे हर कोई अवब्य प्रभावित होगा और मे 
उन्हे सचमुच वहुत धन्यवाद देता हूँ। ये इन दो सूत्रोंकों मुझे देनेकी कृपा करे। 

सर तेजबहादुर सप्रूः में महात्मा गांधीसे उनके अपने भाषणके एक अंशको 
समझानेके लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि उसके सम्बन्धरमे मेरे मनमें कुछ सन्देह है। 
क्या वे यह सुझाव देते है कि भावी राष्ट्रीय सरकारको प्रत्येक व्यक्तिके स्वामित्वके 
अधिकारकी जाँच करनी चाहिए, और यदि ऐसा है तो वह स्वामित्वका अधिकार 
किसी खास मियादके अन्दर मिला होना चाहिए या नहीं ? इस अधिकारकी जाँचके 
लिए वे कैसा तन्त्र स्थापित करना चाहते हे, और बे कुछ मुआवजा देना चाहेंगे 
या राष्ट्रीय सरकार उनके अथवा बहुमतके विचारके अनुसार जिस मिल्कियतको अनु- 
चित खझूपसे प्राप्त की गई समझेगी, उसे जब्त कर छेगी? 

गाधीजी यदि आप मुझे अनुमति दे तो मैं निश्चय ही इन प्रश्नोका, जो बहुत 
ही वाजिव है, उत्तर दूँगा। वस्तुत मै [इस सम्बन्धमे | अपने विचार श्रकेट कर चुका 
हैं। जहाँतक में समझता हूँ, आशय यह नहीं है कि यह काम प्रशासनको करना 
चाहिए; जो-कुछ भी होगा, खुलेआम होगा -- उसमें कही कोई बेईमानी नही होगी। 

न्‍्यायतन्त्र द्वारा ही वह होगा। ये सब दावे - « - 

सर तेजबहाडुर सम्रू: यही में जानना चाहता हूँ। बह न्यायतत्त्र कसा होगा ई 


सघ-सरचना समितिकी बैठककी कार्यवाहीके कुछ अंश ३५९ 


गाधीजी : अभी इस समय तो मैने किसी सीमाका विचार नही किया है। मैं 
समझता हूँ कि अन्यायके विरुद्ध कोई सीमा नहीं है। 

सर तेजबहादुर सप्रू: इसलिए आपकी राष्ट्रीय सरकारके आधीन कोई भी 
स्वामित्व-अधिकार सुरक्षित नहीं है न? 

गाधीजी : हमारी राष्ट्रीय सरकारके आधीन इन सब बातोका निर्णय अदालत 
करेगी। यदि इन बातोके सम्बन्ध कोई शका है तो मैं समझता हूँ प्रत्येक उचित 
शकाका समाधान किया जा सकता है। मुझे यह कहनेमे जरा भी हिचकिचाहट नहीं 
है कि सामान्यत यह सूत्र स्वीकार कर लिये जाने योग्य है। जहाँ यह शिकायत 
हो कि अवध अधिकार प्राप्त किये है, वहाँ अदालतको उन अधिकारोकी जाँचकी 
छूट होनी चाहिए। मै आज यह नही कहूँगा कि शासन-सूत्र हाथमें छेकर मैं 
एक भी अधिकार अथवा एक भी स्वामित्व-अधिकारकी जाँच नही कहूँगा। 

अध्यक्ष : में समझता हूँ, आपनमें से प्रत्येक जो-कुछ इूसरेने कहा है उसपर बहुत 
ही सावधानीसे विचार करेगा और हम जो-कुछ आप दोनोंने कहा है उसपर विचार 
करेगे। 

पं० मदनमोहन मालवीय : महात्मा गांधोके इस बहुत ही विस्तृत भाषणके बाद 
में समितिका ज्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। में कुछ बातें बिलकुल साफ कर देना 
चाहता हूँ। हम सब इसपर सहमत हे कि भारतमें व्यापार करनेवाले यूरोपीयोंके 
विरुद्ध भेद-भाव नहों किया जायेगा और उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा । उनके 
साथ न्यायसंगत और उचित व्यवहार होगा। इस बातपर सभी सहमत हे। 

अध्यक्ष : माप हमारी अगली बेठकर्मं अपना भाषण जारी रखें तो कसा हो? 


[अग्रेजीसे ] 


इंडियन राउंड टेबल कांफरेंस (सेकेंड सेशन): प्रोसीडिग्स ऑफ फ़ेंडरल स्टूकचर 
कमिटी ऐंड माइनॉरिटीज कमिटी, खण्ड १, पृष्ठ ४२५-२९ 


२१६. पत्र; डब्ल्यू० ट्यूडर ओवेनको" 


८८, नाइट्सब्रिज 
लन्दन, एस० डब्ल्यू० १ 
२० नवम्बर, १९३१ 
प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिला। अगले बुधवारकों ५ बजे शामको शायद मुझे फुरसत 
रहेगी। अगर यह समय आपके लिए ठीक रहे तो कृपया तार द्वारा सूचित करे। 
अगर हम मिल सके तो उन पुरानी याददाइतोको ताजा करना भेरे लिए 

खुशीकी वात होगी। 
हृदयसे आपका, 


श्री डब्ल्यू० ट्यूडर 
ब्रॉडहर्स्ट 
लिटिल कॉमन 
वेक्सहिल-ऑन-सी 
अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १८३२८) से। 


२१७. भाषण : लन्दन शाकाहारी सण्डलकी सभामे 


लन्दन 
२० नवम्बर, १९३१ 


जब मुझे इस सभामे आनेका निमन्त्रण मिला तो मै कितना प्रसन्‍त हुआ, यह 
बतानेकी जरूरत नहीं। यह स्वाभाविक था, क्योकि निमन्त्रण पाकर शाकाहारियोके 
साथ बनाई गईं अपनी सुखद मैत्रीकी स्मृतियाँ मेरे मनमें ताजा हो आई।' अपने 
दाहिनी ओर श्री हेनरी सॉल्टकों देखकर मै विशेष रूपसे सम्मानित अनुभव करता 
हैँ। श्री सॉल्टकी पुस्तक 'ए प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म ” (शाकाहारकी हिमायत)से ही 
में यह समझ सका कि अपनी वशानुगत आदत तथा अपनी माँके द्वारा कराई गई 
प्रतिज्ञाके पालनकी वातकों अछूग रख दूँ तो भी मेरे लिए शाकाहार क्यो ठीक है। 
उनकी पुस्तकसे मैने जाना कि श्षाकाहारियोंका यह नैतिक कत्तंव्य वयो है कि वे - 


१, ये पहंके भारत सरकारके अधिकारी थे, भौर उसके वाद भरतपुरके नाबालिग मद्दाराणाके रुरक्षक 


नियुक्त हुए। 
२. देखिए खण्ड १॥ 


भाषण : रून्दन शाकाहारी भण्डलकी सभामे ३६१ 


उसी सुष्टिके प्राणियोका मास खाकर न जिये जिस सृष्टिके वे स्वयं भी अंग्र है। 
इसलिए सभामे श्री सॉल्टको देखकर मुझे और भी प्रसन्नता हो रही है। 

मै शाकाहारके अपने विभिन्न अनुभव बतानेमें आपका समय नही लेना चाहता, 
और न उस भारी कठिनाईके वारेमे ही कुछ कहना चाहता हूँ जिसका सामना मुझे 
पक्का शाकाहारी वने रहनेंके लिए इसी हलन्दनमें करना पडा था। इस सबके वजाय, 
मेरे मनमे द्ाकाहारके सम्बन्धमे जो विचार बने है, उन्हीमे से कुछका जिक्र मै आपके 
सामने करना चाहता हूँ। आजसे चालीस वर्ष पूर्व मै ज्ञाकाहारियोके साथ खूब मिला- 
जुला करता था। उन दिनो रन्दनका शायद ही कोई ऐसा निरामिष उपाहारगृह बचा 
हो जहाँ मै न गया होऊं। कुछ तो उत्सुकतावश और कुछ लन्‍्दनमे निरामिष उपा- 
हारगृहोकी सम्भावनाओका अध्ययन करनेके लिए मैने आवश्यक तौरपर उनमे से एक- 
एकको देखना तय किया। इसलिए स्वभावत मै वहुत-से निरामिषाहारियोके सम्पर्कमे 
आया। खानेकी भेजोपर मैने देखा कि वातचीत घूम-फिरकर आहार और रोगो पर 
ही आ जाती थी। मैने यह भी पाया कि निरामिषाहार पर आरूढ रहनेको प्रयत्न- 
दील निरामिपाहारी छोगोको स्वास्थ्यकी दृष्टिसे अपने ब्रतपर डटे रहना कठिन रूग 
रहा था। मुझे नहीं मालूम कि आजकल आपमे ऐसी चर्चाएँ होती है या नहीं, लेकिन 
उन दिनो मै स्वयं निरामिषाहारियोके बीच और निरामिषाहारियो तथा सामिपाहारियोके 
बीच चलनेवाली ऐसी चर्चाओमे अकसर शामिल हुआ करता था। मुझे डॉ० डेन्समोर 
तथा स्वर्गीय डॉ० टी० आर० एलिन्सनके वीच हुई ऐसी ही एक चर्चा स्मरण हो 
आती है। उन दिनो निरामिषाहारियोको केवल आहार और रोगपर ही वातचीत 
करनेकी आदत थी। मुझे रूगता है कि यह तो कोई काम करनेका वहुत खराब 
तरीका है। में यह भी देखता हूँ कि जो किसी रोगसे रुग्ण होनेंके कारण --- भर्थात्‌ 
विशुद्ध रूपसे स्वास्थ्यके खयालसे -- निरामिपाहारी बनते है, उन्हींमे ज्यादातर लछोग 
ऐसे होते है जो पीछे हट जाते है। इससे मैने यह समझा कि पक्का निरामिषाहारी 
रहनेके लिए आदमीके पास नैतिक आधार अवश्य होना चाहिए। 

सत्य-शोघके प्रयत्नमे मेरे छिए यह बहुत बडी खोज थी। अपने प्रयोगोके 
दौरान कम उम्रमे ही मैने यह जान लिया कि विकास-पथकी एकके-बाद-एक मजिल 
तय करते जानेमे स्वार्थंका आधार सहायक नहीं हो सकता। इसके किए कोई उच्च 
उद्देश्य आवश्यक है। मैने यह भी पाया कि स्वास्थ्यपर कोई निरामिषाहारियोका ही 
इजारा नही है। मैने ऐसे बहुत्त-ते लोग देखे जिनका निरामिषाहार या सामिषाहार 
किसी पर कोई आग्रह नहीं था। सामिषाहारियोका स्वास्थ्य मैने आम तौरपर अच्छा 
देखा है। मैने यह भी देखा कि कई निरामिषाहारियोके लिए निरामिपाहारी रह 
पाना मुहिकल पड रहा था, क्योकि उन्होने भोजनकों ही अपना भगवान्‌ बना लिया 
था और वे ऐसा सोचते थे कि निरामिषाहारी वन जानेके बाद तो वे चाहे जितना 
मसूर, सेम और पनीर खा सकते है। कहनेकी जरूरत नहीं कि ऐसे लोग अपना 
स्वास्थ्य ठीक नही रख पाते थे। इस प्रकार जाँच-पडताल करते हुए मैं इस निप्कर्प 
पर पहुँचा कि आदमीको कम खाना चाहिए और यदा-कदा उपवास भी करना 


३६२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


चाहिए। कोई भी स्त्री या पुरुष कम या जितनेकी अरीरकों आवश्यकता हो प्रिर्फ 
उतना ही नही खाता। हम बडी आसानीसे जीभके छारूचमें फेस जाते है, और इस- 
लिए जब कोई चीज नुस्वादु छूगती है तो कौर-दो कौर ज्यादा खा छेनेमें हिचकते 
नहीं हैँ । छेकिन, इस हालतमे आप स्वास्थ्य-रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए मैं इस 
निषप्कपंपर पहुँचा कि आप चाहे कुछ भी खायें, स्वास्थ्य-रक्षा करनेके लिए यह 
आवश्यक है कि आप अपने आहारकी मात्रामें और जितनी वार आप खाते हैं, उसमें 
कमी कर दे। सयमसे काम लीजिए, गरूती ही करनी हो तो ज्यादा ख़ानेकी नहीं, 
बल्कि कम खानेकी गरुती कीजिए। मै जब मित्रोको अपने साथ खानेको बुलाता 
हूँ तो मै, जिस चीजकी उनको जरूरत होती है, उसके अछावा और कुछ भी छेनेका 
आग्रह उनसे नहीं करता। इसके विपरीत, मैं उनसे कहता हूँ कि जो चीज न खाना 
चाहे, मत खाइए। 

मैं जो वात आपके व्यानमें छाना चाहता हूँ वह यह है कि अगर निरामिपा- 
हारी छोग दूसरोकों भी निरामिपाहारी बनाना चाहते है तो उन्हें सहिप्णुतासे काम 
लेनेकी जरूरत है। तनिक विनयमे काम लीजिए। जो छोग हमसे सहमत न हो, 
हमें उनकी नैनिक भावनाकों जगाना चाहिए। यदि कोई निरामिपाहारी वीमार हो 
जाता है और डाक्टर उसे गरोमासका रसा (वीफ-टी) छेनेकी सलाह देता है तो भी 
उसे छेने पर मैं उसको निरामिपाहारी नहीं मानूँगा। निरामिपाहारी इसमे कही अविक 
ठोस तत्त्वोका बना होता हे। क्यों? इसलिए कि निरामिपाहार बरीरके विकास- 
निखारके लिए नहीं, वल्कि आत्माकी उन्‍्नतिके लिए है। मनृप्य केवल हाड-मामका 
पुतला ही तो नहीं है। हमें चिन्ता तो मनुप्यकी आत्माकी है। इसछिए निरामिया- 
हारियोके पाम इस सिद्धान्तका नैतिक आधार होना कक कि मनुष्य मासाहारीके 
रूपमें नहीं जन्मा है, वल्कि उसका जन्म तो धरतीसे पैदा होनेवाले फहन्मूहपर ता 
के लिए हुआ है। मैं जानता हूँ कि गलतियाँ तो हम सबसे होगी ही। यदि मुझे 
बनता तो मैं दूध छोड देता, लेकिन वनता ही नहीं। यह ग्रयोंग मैने अनक्त दा 
किया है। मगर एक वार सख्त बीमार हो जाने पर अपनी खोई हुई गवित में दे 
तक प्राप्त नहीं कर सका जबतक कि फिर दूध लेना शुरू न कर दिया। यह 
जीवनका एक बहुत ही दु खद प्रकरण रहा है। छेकिन मेरे ता 
गारीरिक नहीं, वल्कि नैतिक रहा है। यदि कोई चिकित्साआस्त्रकी दृष्टिसे 2 
कहे कि आप ग्रोमासका रसा अथवा वकरेका मास नहीं छेगे तो जीवित नहें कक 
पायेंगे तो उस हालतमें मैं मरना ही पसन्द करूँगा। यही मेरे निरामिपाहारका क्‍ 
है। यदि अपनेकों निरममिपाहारी कहनेवाले हम सभी छोगोंके इस 2238 ञा ४43 
यही हो जाये तो यह मेरे लिए वहुत खुबीकी बात होगी हे ऐसे के वारजिअरपको 
थे जिन्होंने मासाहार छोड दिया। यदा-कदा अपन संगे-सम्बन्धियोको शक 
खतरा उठाकर भी यदि हम अपने जीवनमें वैसा परिवर्तन करे, समाजमें हे 
रीति-रिवाजोंसे भिन्न रीति-रिवाजोंको अपनायें तो हमारे पास उसका हक अर 
कारण होना चाहिए। सारी दुनियाके लिए भी आपको किसी नैतिक सिद्धान्तका ₹ 


भाषण : लन्दन शाकाहारी मण्डलकी सभामे ३६३ 


नही करना चाहिए । इसलिए निरामिषाहारी मण्डल अथवा निरामिषाहारके सिद्धान्तकी 
घोषणाका केवल नैतिक आधार ही है और होना चाहिए। मैने घूम-घूमकर दुनियाको 
खूब देखा है, मगर जो-कुछ देखा है, उसके आधारपर मैं यह नहीं कह सकता कि 
सामान्यतया निरामिषाहारियोका स्वास्थ्य सामिषाहारियोकी अपेक्षा कोई बहुत ज्यादा 
अच्छा होता है। मैं ऐसे देशका निवासी हूँ जो अपनी आदत अथवा आवध्यकताके 
कारण मुख्यत निरामिषाहारी है। मगर अपने यहाँके अनुभवोके आधारपर में यह 
नहीं कह सकता कि निरामिषाहारसे आदमीमे सहनेकी ज्यादा शक्ति, अधिक साहस 
अथवा बहुत अधिक आरोग्य आ जाता है। कारण, यह तो बिलकुल विशिष्ट ढगकी 
और व्यक्तिगत चीज है। निरामिषाहारके बाद भी आरोग्यके सभी नियमोके ध्यान- 
पूर्वक पालनकी जरूरत होती है। 

इसलिए मै समझता हूँ कि निरामिषाहारियोको निरामिषाहारके शारीरिक 
परिणामोपर जोर नही देना चाहिए, बल्कि नैतिकु परिणामोकी शोध करनी चाहिए। 
जहाँ हम अबतक यह नही भूल पाये है कि अनेक दृष्टियोसे हममे और पशुओमे 
समानता है, वहाँ इस बातको हम काफी महसूस नहीं करते कि कूछ ऐसी भी चीजे 
है जो हमें प्ुओसे भिन्न कोटिमे बैठाती है। बेशक, पशुओमे भी गाय, बैल आदि 
निरामिषाहारी है, बल्कि हमसे अच्छे निरामिषाहारी है, लेकिन जिस कारणसे ये 
पशु निरामिषाहारी है, उससे कोई बहुत ऊँची बात है जिसके कारण निरामिषाहारी 
बनना हमारा धर्म हो जाता है। इसलिए मैने सोचा कि आपके सामने कुछ-एक मिनट 
बोलनेका जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, उसका उपयोग मै, बस, निरामिषाहारका 
नैतिक आधार समझानेके लिए ही करूँ। और मैं अपने तथा हजारो मित्रो और 
साथियोके अनुभवोके आधारपर यह कहूँगा कि जहाँतक निरामिषाहारका सम्बन्ध 
है, उन छोगोने अपने इस ब्रतपर आरूढ रहनेके लिए जो नेतिक आधार अपनाया 
है, उससे उन्हे सन्तोष प्राप्त होता है। 

और. अन्तमे मैं आप सबको इस बातके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ 
आये और आपने मुझे निरामिषाहारियोसे रूबरू मिलनेका मौका दिया। में यह नहीं 
कह सकता कि आजसे बयालीस वर्ष पूर्व आपसे मिला करता था। मेरा खयाहू 
है, अब लन्दनके निरामिषाहारी मण्डलमे नये-तयें छोग आ गये हैँ। ऐसे बहुत कम 
लोग है जो श्री सॉल्टकी तरह यह दावा कर सके कि इस मण्डलसे उनका सम्बन्ध 
चालीस वर्षोसे अधिक पुराना है। और अब मै चाहूँगा कि अगर आप कोई 
सवाल पूछता चाहते हो तो पूछिए, क्योकि अभी कुछ मिनट और मै आपके बीच हैँ। 

इसपर श्री गांधीसे यह पूछा गया कि उन्होंने अपने देनिक आहारमें केवल 
पॉच ही चीजें क्यो शामिल रखी हे। उत्तरमें उन्होंने कहा: 

इसका निरामिषाहारसे कोई सम्बन्ध नहीं है। . - - इसका कारण कुछ 
और है। बात यह थी कि लोग मुझे बडा लाड-प्यार देते थे। तब मेरी कुख्याति 
भी कुछ ऐसी थी कि जब मित्र छोग निमन्त्रित करते तो मेरे सामने तरह-तरहके 
व्यजन परोस देते थे। मैं उनसे कहता था कि मैं तो सेवा करने आया हूँ और मुझसे 


38 सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


पूछें तो कहेँंगा कि यदि मै इस तरहके छाड-प्यारको स्वीकार कलूँगा तो यह मेरे 
लिए तिल-तिल कर मरनेकी वात होगी। सो अपने आहारमें केवल पाँच ही वस्तुओोको 
शामिल रखकर मैने दोहरा उद्देश्य साघा। और मैने अपने खानेका घधा सुर्यास्तसे 
पूर्व ही समाप्त कर देनेका नियम वना लिया है। इस तरह मैने अपनेको कई 
मुसीवतोसे बचा लिया है। स्वास्थ्यपर इस चीजके प्रभावके सम्वन्धरमें कई खोजें हुई 
है। आहार-शास्त्रियोका कहना है कि हमारी खोजोके आधघारपर हम उत्तरोत्तर 
इसी निष्कर्षपर पहुँच रहे है कि आहार सादा होना चाहिए और अगर कोई स्वस्थ 
रहना चाहता है तो उसे एक वारमें एक ही चीज खानी चाहिए तथा कई वस्तुओके 
हानिकर मिश्रणसे बचना चाहिए। अत में आहारमे ज्यादा चौजोकों गामिल 
करनेके वजाय पहलेसे जितनी चीजें शामिल हो, उनमे भी कमी करते जाना अधिक 
पसन्द करता हूँ, क्योंकि इस विषयपर हर डाक्टरकी एक अलग ही राय है। 

इसके अलावा, मै यह समझता हूँ कि अपने आहारको केवल पाँच वस्तुओ 
तक सीमित रखना मेरे लिए नैतिक तथा भौतिक, दोनो दृष्टियोसे छाभदायक सिद्ध 
हुआ है-- भौतिक दृष्टिसि इसलिए कि भारत-जैंसे गरीब देगमें वकरीका दूध हमेणा 
नही मिल सकता और फल तथा अगूर पैदा करना भी मुण्किल है। फिर, मैं 
गरीबोसे मिलने-जुलनेवाला आदमी ठहरा। अगर मै उनसे वाहरसे मेंगाये डिव्वावन्द 
अगूरकी आजा करूँ तो वे मुझे फौरन अपने यहाँसे भगा देगे। इस प्रकार अपने 
आहारमे केवल पाँच ही वस्तुएँ शामिक्त रखकर मै मितव्ययिताके नियमका भी 
पालन कर रहा हूँ! 

[अग्रेजीसे ] 
हरिजन, २०-२-१९४९ 


२१८. पत्र: जें० आर० ग्लॉर्नी बॉल्टनको 


८८, नाद्सब्रिज 
लन्दन, एस० डव्ल्यू०-१ 
२१ नवम्बर, १९३१ 


प्रिय श्री वॉल्टन, ' ॒ हे 
आपका पत्र बहुत ही हृदयस्प्शी था। आपका पत्र मैने टाइम्सम पहले ही 
देख लिया था और मुझे छूगा था कि यही चीज चाहिए थी। जहाँतक मैं समझ 
सकता हूँ, इस परिपद्से कुछ निकलनेवाछा नहीं है। इसलिए सघर्ष हज फिर 
शुरू होगा तो बहुत-से अग्रेज स्त्री-पुरुषोके सामने यह श्रइन आयग्रा कि क्‍या कर 
देशकी तुलनामें ओचित्यको प्राथमिकता दे सकते हैं। में अभी भी किसी सम 


१. बॉल्टन दो वार भारत आये ये और बादमें, १९३४ में, उन्होंने द ट्रेजडी ऑफ गांधी 
नामक पुस्तक लिखी थी। 


पत्र : हेनरी लॉरेंसको ३६५ 


पर पहुँचने और इस तरह टकरावको, जो पिछले साहूसे सम्भवत. अधिक कदु ही 
रहेगा, रोकनेकी जी-जानसे कोशिश कर रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 


श्री० जे० आर"० ग्लॉर्नी बॉल्टन 
९ किस्‍स बेच वॉक 
ई० सी०-४ 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १८३२९) से। 


२१९. पत्र: हेनरी लॉरेसको 


८८, नाइद्सब्रिज 
एस० डल्ल्यू०-१ 
२१ नवम्बर, १९३१ 
प्रिय मित्र, 


बोलकर लिखवाये गये इस पत्रके लिए क्षमा करे। जो मिथ्या धारणा पैदा 
हो गई है, ' उसके लिए मुझे बहुत ही खेद है। दलित वर्गोके लिए मुझे किसी पत्रकी 
आवश्यकता नहीं थी। दछित वर्गोके प्रशनको मैं दूसरे सामान्य प्रश्नोसे अछग रखना 
चाहता हँँ। वह खुद अपने आधारपर खडा है। पर जब श्री डेविसने उनकी चर्चा 
चलाई तो मुझे बहसपर आपत्ति नहीं थी। मैं एक ऐसा छोटेसे-छोटा पत्र चाहता 
था, जिसमे अग्नेजोकी कारंवाई की, अव्वल तो, अन्य अल्पसख्यकोके साथ गठजोड़ 
करने और, दूसरे पृथक्‌ निर्वाचक-मण्डडल और विशेष आरक्षणकी माँग करनेके लिए 
निन्‍दा हो। इस सिरूसिलेमे में बालिग मताधिकार तकको बीचमे -छाना नहीं चाहता 
था, क्योकि मेरे विचारसे बालिग मताधिकार किसी भी नगण्य अल्पसर्य समुदायकी 
सहायता नहीं करता। अग्रेजोके बारेमे मेरा तक यह था कि उन्हें समान निर्वाचक- 
मण्डरूको अपील करके ही विधानमण्डलोमे पहुँचने और सेवाके अधिकारसे ही सफल 
होनेकी आशा करनी चाहिए। छेकिन श्री डेविसका खयाल था कि बालिग मता- 
धिकारकी पृष्ठभूमिके बिना कोई भी इस सुझावपर ध्यान नही देगा। मुझे इसपर 


१. इसी तारीखके एक पत्रमें सर हेनरी लोरेंसने कहा था: “, , , ढेविसने फोनपर मुझे आपका 
सन्देश दिया, जिसमें मुझसे, आपकी भपीलके समर्थनके रूपमें, बाल्गि मताधिकारकी वकालत करते हुए 
टाहम्सको एक पत्र लिखनेके लिए कद्दा गया था। इस तरहका पत्र मेंने तैयार कर लिया। . . « भरी 
ढेविंसने तव मुझे बताया कि आप मेरे पत्रके समर्थनमें एक पत्र लिखेंगे निदान में दोनों पत्र टाहग्ससे 
स्वीकृत करानेके लिए रन्दन पहुंचा। अब वे मुझसे कद्दते हैं कि जबतक में प्रथक्न निर्वाचक-मण्डलके 
समयंक्र यूरोपीपोकी निनदा न करूँ, आप पत्र लिखनेफो तैयार नही है।. . . आपके मनमें वया है, वया 
आप ठीक-डीक वतानेकी कृपा करेंगे? . . 


३६६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


कोई आपत्ति नही हो सकती थी। परन्तु स्वय मेरे लिए किसी ऐ बारेमें 

लिखना, जिसमे अग्रेजोकी कार्रवाईका उल्लेख न हो, सम्भव 2553 
भी मुझे बहुत सत्तक रहना पडता, जिसका सीधा-सादा कारण यह है कि सम्मेलनका 
एक अतिनिधि होते हुए में समाचारपत्नोके प्रचारमे भाग छेना नहीं चाहता हूँ। 
20 है, में इससे बचा ही हूँ। मुझे जो-कुछ कहना होता है, मै गोलमेज 
बम कहता हूँ। यदि आप अन्य अल्पसख्यकोके साथ अग्रेजोके गठजोडके बारेमे 
कुछ कह नहीं सकते, था यदि आप उस ग्रठजोडका समर्थतर करते है, तो मुझे कुछ 
नही कहना है, और उस हालतमें यदि आपको कोई मत व्यक्त करना ही पढे, तो 
में आपसे उस गठजोढके समर्थनके सिवा और कोई मत व्यक्त करनेकी आाश्षा नहीं 
कर सकता। पता नही, में अपनी स्थिति ठीकस्ते स्पष्ट कर पाया हूँ या नहीं। 


हृदयसे आपका, 
सर हेनरी लॉरेस 
बोअर्स हिल्स 
ऑक्सफोर्ड 
अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १८३३२) से। 
२२०. प्रशनीत्तर' 
लन्दन 


[२१ नवम्बर, १९३१] 


प्र०: वया परिषद्की असफलता निश्चित है! 

उ० . ऐसा कहना अक्ृतज्ञता होगी। पर मुझे सफलताका बहुत ही कम आधार 
दीखता है। 

प्र०: सरकारने जब विचार-विमर्श होने दिया है, तों आपके खथालमें कया वह 
अब कुछ नहीं करेगी? क्या सरकारमें परिवर्तंनसे कुछ अन्तर पड़ेगा? 

उ० मुझे उनसे यह अपेक्षा थी कि वह निश्चय ही बेहतर ढंगसे काम करेगी, 
परन्तु उसने सत्ता हस्तान्तरित करनेका इरादा किया है या नहीं, मुझे नहीं मालूम । 
जहाँतक दो पार्दियोका सम्बन्ध है, मेरा खयार है, भारतके लिए यह केवल नाम- 
मात्रका अन्तर है। वस्तुत , मुझे इस बातकी खुशी ही है कि मेरा एक बहुत भारी 
कजवेंटिव बहुसख्यासे बास्‍ता पड रहा है, क्योकि में यहाँसे कोई चीज चुराकर ले 
जाना नही चाहता हूँ। मैं कोई वडी और अच्छी चीज चाहता हूँ, जिसे गरीब छोग 


१. महादेव देसाईके “ ढन्डन ढेशर ” ( रन्दनका पत्र) से उद्धृत। देसाई कहते दे कि ये प्रश्न एक 
प्रभु नेताके पुत्र द्वारा रखे गये थे। २५ नवम्बरके हिन्दुस्तान टाहम्समें रैंडॉल्फ चचि्से गाधीरी की 
२९ नवम्बरकी मेंठकी पक सक्षिप्त रिपोर्ट छपी थी। चचिछ तब हस्टे अेसके प्रतिनिधि थे। 


पत्र : सैम्युअल होरकों ३६७ 


आसानीसे देख सके और समझ सके। इसलिए यह बहुत ही अच्छा है कि मुझे एक 
शक्तिशाली पार्टीसे लडना है और जो मेँ चाहता हूँ वह एक शक्तिशाली पार्टसे 
जीतना है। मै जो चाहता हूँ वह टिकाऊ चीज है। मैं नाता तोडना नहीं, वल्कि 
बदलना चाहता हूँ। भारत और इग्लैडका सम्बन्ध, बरावरकी साझेदारीका आधार, 
केवल तभी रह सकता है जब दोनोमे से हर-एक पक्ष दुर्बंहताकी भावनासे नही, 
बल्कि शक्तिकी भावतासे समान कार्य करे। इसलिए मुझे यह अनुभूति प्रिय होगी कि 
हम कजर्वेटिव शासनके दौरान उस दलके अनुयायियोको यह विश्वास दिला सके 
कि हम न तो अयोग्य विरोधी है और न अयोग्य साझेदार ही है। 

[अग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ३-१२-१९३१ 


२२१. पन्न : सेम्युअल होरको 


८८, नाइद्सब्रिज 

लन्दन, एस० डब्ल्यू-१ 

र४ नवम्बर, १९३९१ 

आज प्रात मुझे काग्रेसके प्रधान सरदार वल्लभभाई पटेलका एक तार मिला, 

जो इस पत्रके साथ सरूग्न है। उसमे जो-कुछ कहा गया है, वह अपने-आपमे इतना 

स्पष्ट है कि उसकी अतिरिक्त व्याख्याकी जरूरत नहीं है। तार शीघ्र समझमे आ 
जाये, इसलिए मैं नीचे उसे फैलाये दे रहा हूँ: 

हिजली और चटगॉवर्मे जो अन्याय हुआ उसे दूर करनेके लिए अभी 

तक कुछ नहीं हुआ है। ऑडिनेंसके अधीन अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियाँ हो रही हे । 

नजरबन्दोंकी संख्या हजारतक पहुँचनेवाली है। बीसियो व्यक्तित रोज गिरफ्तार 

किये जाते है, जिनमें बहुत-से कांग्रेसी कार्यकर्ता भी होते हे। हिजली और 

चटगाँवके अत्याचारोका विरोध करनेपर कितने ही राजद्रोहके मुकदमे चला दिये 

गये हे। हाल ही में ढाकामें छोटे पैमानेपर चटगाँवकी पुनरावृत्ति हुईं है, जहाँ 

पुलिसतने निर्दोष स्त्री-पुरुषो और बच्चोको खुल्लम-खुल्ला अपमानित किया और 

उनके साथ दुर्व्यवहार किया। बंगालके यूरोपीय और अधिक दमनकी लरूगातार 

माँग कर रहे हे। आम विदव्वास यह है कि सरकार इसपर सहमत हो गई 

है। चारो ओर रोष फंला है, जो नौजवानोको दुःसाहसिकताकी ओर घकेल 

रहा है। संयुक्त प्रान्तकी स्थिति तो आपको मालूम ही है। आन्श्रमें कई कांग्रेसी 

नेता सुरक्षा या राजप्रोहही घाराओके अधीन गिरफ्तार कर लिये गये हें। सर- 

कारकी अपनी ही समिति और विरोधी विधानमण्डलूकी सर्वेसम्मत्त रायके बाव- 

जूद, कृष्ण और गोदावरी जिलोमें लगानकी जो वृद्धि हुईं है, यह कार्रवाई 


रे६८ सम्पूर्ण गराधी वाडूमय 


उसके खिलाफ उठ रहे आन्दोलनको रोकनेके लिए की गई है। वहांकी स्थिति 

गम्भीर होती जा रहो है। इमाम साहबको रोज बुखार हो जाता है, थूकमें 

खून नहीं भाता अतः अभी चिन्ताकी कोई बात नहीं है। 

अन्तिम वाक्य एक मित्रकी बीमारीके बारेमें है। क्या मैं इस तारकों प्रकाशित 
कर सकता हूँ? 


परम माननीय सर सैम्युअल होर 
इंडिया आफिस, एस० डब्ल्यू-१ 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १८३३९) से । 


२२२. भेंट: 'इको डौ' पेरिसके प्रतिनिधिको 


[२४ नवम्बर, १९३१]' 
पूर्ण स्वराज्यप्ते कम किसी चीजको स्वीकार न करनेपर जोर देते हुए, महात्मा 
गांधीने कहा कि यदि गोलमेज परिषद्‌ विफल रही तो वे पुनः संघर्ष आरम्भ कर 
देंगे। वे मानते हें कि भले ही एकके-बाद-एक सभी नेता गिरफ्तार फर लिये जायें, 
परन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन जारी रहेगा। 
[अग्रेजीसे ] 
हिन्दुस्तान टाइम्स, २६-११-१९३१ 


२२३. मिर्जा इस्माइलको लिखा पूर्जा 
[२५ नवम्बर, १९३१] 
क्या आप आज रात ९-३०का समय रख सकते है? 
अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २१८८-८) से। 


१. यहाँ तारीब अमतबाबार पत्रिका, २५-११-१९३१ के भत॒तार दी गई है। मँटकी रिपोर्ट 


इस पत्रमें भी छपी थी। 
२, पद मिर्जा इस्माइलकी इस जिशासाके उत्तरमें था कि वे और डॉं० भम्बेडकर गाधीजी से किस 


समय मिल सकते है । 
३. “ दैनन्दिनी, १९३१ ” के भनुसार, गांधीजी मिर्जा इस्माइल भर अम्बेडकरसे इसी तारीखको 


मिछ्े थे। 


२२४. भेट: “न्यू लीडर ' के प्रतिनिधिको 
॥। 


लन्दन 
[२५ नवम्बर, १९३१ ]' 

प्र०: परिषद्‌ यदि भंग हो जाती है तो भारतमें क्या-कुछ हो सकता है, क्‍या 
आप बता सकते हूं? 

उ०: विस्तारसे तो नहीं। भविष्य जैसा मुझे अब रंग रहा है, उसके अनुसार 
तो झगडा अपने तीब्नतम रूपमे फिर शुरू होगा। 

प्र०: लेकिन आपके खयालरूसे क्या प्रतिरोधकी मनोवृत्तिको आप फिर जगा 
सकेंगे ? कोई आन्दोलन जब बन्द कर दिया जाता है, तो उस्ते फिर चेताना क्‍या 
सदा अधिक कठिन नहीं होता ? 

उ० * मुझे इस विषयमे किसी तरहका कोई सन्देह नहीं है। जिस आन्दोछनको 
मैने बन्द किया उसे फिर चेतानेमे मुझे कभी कठिनाई नही हुईं। पर मुझे अपने 
भीतर शक्ति महसूस होनी चाहिए। १९२२ मे हमने जब बारडोलीमे सघर्ष खत्म 
किया तो मेरे मित्र घबरा रहे थे, और १९३१ मे हमने सघर्ष फिर चेता दिया। पर 
वह बिलकुल ठीक समय था। और उसका स्थगित करना अच्छा ही सिद्ध हुआ। 
बीचके सालोमे हम बेकार नही बैठे रहे। लोग हमारे विचारोको हृदयगम कर रहे 
थे। हमारा रचनात्मक कार्य चालू रहा और जनसाधारणपर, जिसने आन्दोलनके 
अर्थ और उसकी भावनाकों आत्मसात कर लिया, इसका असर पडा और बहुत ही 
शानदार प्रतिक्रिया हुई। 

प्र०: मुझे मालूम हुआ है, जवाहरलाल नेहरू यह कह रहे हे कि लोगोंको रोके 
रखना अब भुह्किल है। 

उ० : वह सब बहुत अच्छा है। में यथासम्भव अधिकसे-अधिक स्पष्ट रूपसे यह 
कह सकता हूँ कि यदि छोगोमे स्वत.स्फूर्त भावना नही है तो मै सघर्ष शुरू करना 
नही चाहूँगा। परन्तु यहाँ इतनी दूर भी में यह महसूस कर रहा हूँ कि लोग बिल- 
कुल तैयार है। वे केवल सकेतकी प्रतीक्षामे है। 

प्र०: क्‍या किसानों और कस्बोंके छोगोके बारेमें भी यही बात है? 

उ० : हाँ, मुझे किसानोपर ही अधिकाधिक निर्भर रहना है। 

प्र०: क्‍या वे आन्दोलनमें मुख्ययया आर्थिक या राजनीतिक उद्देशयसे भाग 
लेते हे? 


१. तारीख हिन्दुस्तान टाइम्स, २८-११-१९३१ से छी गई है, जिसमें इस मेंटकी सक्षिप्त रिपोर्ट 
छपी थी। धॉम्वे क्रॉनिकक, २८-११-१९३१ में भी इस मेंटफ़ी रिपोर्ट प्रकाशित हुईं थी । 

२. देखिए खण्ड २२। 
४८-२४ 


३७० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उ० : उनकी आशिक कठिनाइयोंने उन्हें राजनीतिक परिस्थितिकी समझ दे दी 
है। वे यह समझते हैँ कि जबतक वत्तंमान राजनीतिक व्यवस्था आमूल नष्ठ नहीं 
हो जाती, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी नहीं। भारतमें सरकार धनिकोंकी रक्षक 
बन गई है। सरकारकी ओठटमें धनिकोंने यह षडयन्त्र कर लिया रूगता है कि 
गरीबोंसे जहाँतक उनका बस चले, एक-एक पैसा छीन छिया जाये। करोंका जो 
निर्मम बोझ किसानोंको वहन करना पड़ रहा है वह जबतक हटेगा नहीं, उनकी 
स्थिति सुधर नहीं सकती। 

प्र०: इस सालके शुरूमें दक्षिण भारत संघर्षमें कमजोर लूगता था। आपके 
खयालसे क्या इस बार आप दक्षिण भारतपर भरोसा कर सकते हैं? 

उ०: दक्षिण भारतने पिछले संघर्षमें दृढ़तासे अपना योग दिया था, और 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन जब स्थग्रित किया गया तब वह शानदार ढंगसे आगे आ 
रहा था। संघर्ष जब फिर छिड़ेगा तो वह फिर आगे आयेगा। दक्षिण भारत इसी 
तरहका है। वह धीरे-धीरे बढ़ता है, पर वह सुदृढ़ है। दक्षिणपर मेरा विश्वास 
पहले भी टूठा नहीं था। खादीके निर्माणमें दक्षिणने सर्वश्रेष्ठ काम किया है, और 
अछूतोंके बीच उसका काम ठोस रहा है। . . . परन्तु इस बार कौन-सा प्रान्त सर्व- 
श्रेष्ठ रहेगा, में कह नहीं सकता। वैसे सभी प्रान्तोंपर मेरा विश्वास है। 

प्र०: क्या आपको यह आइहंका है कि भारतकी अधीरता आपको आन्दोलनको 
अहिसात्मक मार्गोपर कायस नहीं रखने देगी? 

उ० : नहीं, में ऐसा नहीं सोचता। यदि लोग आह्वानका उत्तर देते रहते हैं 
और आतन्‍न्दोलनका जनरूप कायम रहता है, तो हिसाका उसमें कोई स्थान नहीं होगा। 

प्र०: में आपको किसी अटपटी स्थितिसें डालना नहीं चाहता। पर में यह माने 
बिना नहीं रह सकता कि गोलमेज परिषद्के कुछ मुसलमानोंको भारतके स्वराज्यसे 
अधिक अपने सास्प्रदायिक दावोंकी चिन्ता रही है। 

उ० : मैं वैसा नहीं कहूँगा। मैं यह कहूँगा कि उन्हें मुख्य चिन्ता उस चीजकी 
रक्षाकी है जिसे वे भारतमें इस्लामके अधिकार समझते हैं। उनके मनमें उसका 
निश्चय ही बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। परन्तु यही बात हिन्दुओं, मुसलमानों और 
सिखों, तीनों वर्गोंके साम्प्रदायिक दावोंके बारेमें कहनी पड़ती है। 

प्र०: इस सम्मेलनके साम्प्रदायिक “प्रतिनिधियों को आप वस्तुतः प्रतिनिधि 
मानते हैं, या आप यह कहते हैं कि उन्के सम्प्रदायोंका अधिकतर भाग कांग्रेसके 
पीछे है? ५ 
उ०: नि:सन्देह वे कांग्रेसके पीछे हैं। अन्यथा कांग्रेस अपना काम कर ही नहीं 
सकती थी। हमें सिखों और मुसलमानों, दोनोंका हादिक समर्थन मिला है। कांग्रेस 
कार्यकारिणीमें पाँच मुसलमान हैं। और वे नगण्य नहीं हैं। वे वस्तुतः प्रतिनिधि 
मुस्लिम नेता हैं। 

प्र०: आपका क्‍या यह कहना थ 
समर्थक है) इस परिषद्के अधिकांश मुस्लिम “नेताओं 


है कि राष्ट्रीय मुस्लिम दल (जो कांग्रेसका 
से अधिक प्रातिनिधिक हैं? 


भेट : न्यू लीडर ' के प्रतिनिधिको ३७१ 


3० . वेशक। डॉ० अन्सारी, जो हमारी कार्यकारिणीमे है, हमेशा यही दावा 
करते है। शायद यह उतना सच न हो जितना कि डॉ० अन्सारी सोचते है, पर 
यह रोज ज्यादा सच होता जा रहा है। तरुण पीढीके बारेमे, जो सकीणंतासे हट 
रही है, यह वात नि सदेह सच है। 

प्र०: तरुण पीढ़ोकी यह प्रवृत्ति केवल संकीर्णताके विरुद्ध विद्रोह है या स्वयं 
धर्मके ही विरुद्ध विद्रोह है? 

उ० यह कहना कठिन है। वे सशयवादी और नास्तिक है यह में नहीं कह 
सकता । मैं केवल यही कह सकता हूँ कि उनमें सहनशीलताकी भावना विकसित 
हुई है। यह इस्लामके प्रति श्रद्धाकी कमी और धामिक प्रवृत्तिके क्षयका द्योतक है 
या नही, मुझे नहीं मालूम । 

प्र० : केन्द्रमें उत्तरदायी सरकारके प्रइदनपर यदि गोलमेज परिषद्‌ भंग हो जाती 
है, तो आपके खयालमें क्या संयुक्त विरोधकी, जैसा कि साइमन कमिद्नके मामलेमें 
हुआ था, पुनरावृत्ति होगी? 

उ० . हाँ, मेरा यही खयाल है। लिबरल” और “मॉडरेट सीधी कारंवाईके 
आन्दोलनमे भाग नहीं लेगे, पर उनकी राय पूरी तरह काग्रेसकी ओर होगी । 

प्र० ; प्रान्तोमें स्‍्वशासनके आधारपर ब्रिटिश सरकारके साथ समझौता होनेकी 
क्या आपको कोई सम्भावना दिखाई देती है? 

3० . नही, मैने एक फार्मूला सुझाया था पर ब्रिटिश सरकार उसे स्वीकार 
नही करेगी। यदि प्रान्तोकों तुरन्त वास्तविक नियन्त्रण दे दिया जाये और यदि 
शीघ्र केन्द्रीय उत्तरदायित्वकी पूरी गारटी दे दी जाये तो समझौतेकी सम्भावना हो 
सकती है। मै समयके मामलेमे तो अन्तरालकों स्वीकार कर छूंगा, पर कानूनके मामले 
में नहीं करूँगा। दोनो चीजोके बारेमे वही कानून होना चाहिए। केन्द्रीय उत्तर- 
दायित्वके बारेमे आइवस्त हुए विना, भारतीय राष्ट्रवादी प्रान्तीय स्वायत्त शासन 
पर दृष्टि भी नहीं डालेगे। उनका कहना है कि वे पूर्ण स्वाधीनताके लिए बहुत काल 
तक प्रतीक्षा करते रहे है, और कोई ऐसा समझौता स्वीकार करनेकी अपेक्षा, जो 
केन्द्रीय उत्तरदायित्व न देता हो, वे कुछ समय और प्रतीक्षा कर सकते है। 

प्र०: श्री ब्रेल्सफोर्डके इस सुझावके बारेमें कि पूर्ण प्रान्तीय स्वायत्त शासनके 
साथ, केन्द्रीय सरकारके स्वरूपकी समस्याको सुलझानेके लिए, एक राष्ट्रीय संविधान 
सभाकी व्यवस्था हो, आपका क्‍या विचार है? 

उ० : साविधिक व्यवस्थाके अधीन उत्तरदायी सरकारकी केवलछ गारटीसे काम 
चल जायेगा। हमें उत्तरदायी सरकार मिलनी ही चाहिए। 

[अग्रेजीसे ] 
हिन्दुस्तान टाइम्स, १४-१२-१९३ ९ 


२२५. भाषण : संघ-संरचना समितिके समक्ष 


लन्दन 
२५ नवम्बर, १९३१ 


छॉर्ड चान्सलर महोदय, 

आज हम जो चर्चा कर रहे है, उसका श्रेय श्री छीज-स्मिथको है, इसलिए 
में उन्हे बधाई देता हूँ। और आपने इस चर्चाकी अनुमति दी, इसके लिए आपको भी 
बधाई देता हूँ। में समझता हूं, आजकी बहसके लिए पहल करके श्री लीज-स्मिथने 
आइचयंजनक आशावादिताका परिचय दिया है। इस दम तोडती परिषद्‌ प्राण फूँकने 
के लिए वे किसी चिकित्सककी तरह आक्सीजन पम्प लेकर आगे आये है। मेरा 
मतलब यह नही है कि केन्द्रीय उत्तरदायित्वसे विहीन प्रान्तीय शासन दिये जानेकी 
अफवाह या आश्यकाके कारण हमारी यह परिषद्‌ दम तोड रही है। रूगभग इन 
कार्यवाहियोके आरम्भसे ही मै अपने विनीत ढगसे चेतावनीके शब्द कहता रहा हूँ, 
और परिस्थितिकी अवास्तविकताके बोधसे मेरा मन बहुत परेशान रहा है और मैने 
स्पष्ट शब्दोमे ऐसा कहा भी है। करू सर तेजवहादुर सप्रूको भी इस बवास्त- 
विकताका बोध हुआ। वैसे मैं जानता हें कि पिछले कई दिनोसे उन्हें इस चीजका 
बोध होता रहा है, और इस जानकारीका कारण यह है कि वे अपने अन्य मित्रो और 
-- यदि मुझे उनके साथियोकी श्रेणीमे शामिल्ल किया जा सके तो कहूँगा -- साथियोके 
साथ मुझसे भी अपने मनकी वात कहते रहते है। उन्होने बहुत ऊँचे-ऊंचे सरकारी 
पदोपर काम किया है, सो प्रशासनिक मामलोके अपने सुदी्ध अनुभवके आधारपर 
उन्होने हमे तथाकथित प्रान्तीय स्वशासनके खतरेके खिलाफ आगाह किया है। मुझे 
अपने किये पर प्राय पदचात्ताप नहीं होता। उनके पास यह चेतावनी देनेका कारण 
था---और विशेष रूपसे मुझको लक्ष्य करके, क्योकि मैने इस देशके कई जिम्मेदार 
लोक-सेवी व्यक्तियोके साथ प्रान्तीय स्वशासनके प्रइनपर बातचीत की थी और उनको 
इस बातका पता चल गया था। अतएव, उन्होने मुझे पूरी तरह आगाह कर दिया । 
लॉर्ड चान्सलर महोदय, यही कारण है कि उस दस्तावेजपर आप मेरे हस्ताक्षर नहीं 
देख रहे है जो आपके सामने रखा गया है। इसके बजाय मैने इसी ढगके उस कागज 
पर हस्ताक्षर किये जो प्रधान मन्‍्त्रीके नाम लिखा गया था और आजसे कोई दस 
दिन पूर्व अखबारोको प्रकाशनार्थ भेजा गया था। उनसे मैने कहा था और यहाँ 
भी यही कहता हूँ कि वे और उनके बाद बोलनेवाले लोग तथा मै एक ही छक्ष्य 
तक अलग-अलग रास्तोसे पहुँचे है। जहाँ समझदारोको पैर रखते भी डर लगता है, 


वहाँ मूर्ख छोग बेखटके चले जाते है। प्रशासनका कोई वास्तविक अनुभव न होनेके 
कारण मुझे छगा कि जो प्रान्तीय स्वशासन दिया जा रहा है, वह यदि मेरी कल्पना 
छेकर टटोढूँ और देखूँ 


का प्रान्तीय स्वशासन है तो क्यो न में इस फलको हाथमे 


भाषण : संघ-स रचना समितिके समक्ष ३७३ 


कि क्‍या यह सचमुच मेरे कामका है। मुझे अपनेसे भिन्न नीतिके अनुगामी मित्रोसे 
खुद उन्हींके मचपर जाकर मिलने और उनकी समस्याओको समझनेका शौक है। 
वहाँ में यह पता छगानेकी भी कोशिश करता हूँ कि वे जो वात कह रहे हैँ वह 
ऐसी तो नही है जो मुझे दूसरे रास्तेसे वही ले जायेगी जहाँ मै जाना चाहता हूँ। 
इसी भावनासे और इसी अर्थ॑ंमे मैने मिन्रोसे प्रान्तीय स्वशासनकी चर्चा की, केकिन 
बातचीत करने पर मुझे यह समझते देर नहीं छगी कि जो प्रान्तीय स्वशासन उनके 
मनमे है, निएचय ही वह मेरी कल्पनाका प्रान्तीय स्वशासन नहीं है। अतएव मैने अपने 
मित्रोसे यह भी कह दिया कि यदि वे मुझे अपने भरोसे छोड दें तो भी सव-कुछ 
ठीक-ठीक ही चलेगा। मैने साफ कह दिया कि प्रान्तीय स्वशासनकी अपनी मूखंतापूर्ण 
कल्पनाके पीछे या देगके लिए कुछ प्राप्त करनेकी अधीरताके कारण में अपने देशके 
हितोको गरिरवी रखनेको तैयार नहीं हेँ। में वहुत अनिच्छाके बावजूद हजारो 
मीकका फासछा तय करके यहाँ आया हूँ और अपने मनमे कोई दुराव रखे विना 
सरकार तथा परिषद्के साथ पुरे हृदयसे सहयोग करनेकों आया हूँ। मैने मन, वचन 
और, कर्मसे सहयोगकी इस भावनाका पालन किया है। सो इतना सब करनेके वाद 
अब मै जो चाहता हूँ वह यह कि अपने तई कुछ भी उठा न रखूं। खतरनाक स्थलो 
पर भी पैर रखनेमे में हिचकिचाया नहीं हैँ। इसीलिए मैने प्रान्तीय स्वशासनकी 
वात करने और मित्रोके साथ उसकी चर्चा करनेकी हिमाकत की है। लेकिन मैं 
इस निष्कषंपर पहुँचा हूँ कि आप या ब्रिठेनके मन्त्रिण भारतको वह प्रान्तीय 
स्वशासन देनेकी बात नहीं सोच रहे है जो भेरी-जैसी मनोवृत्तिवाले छोगोकों तुप्ट 
कर सके, जो काग्रेसको सन्तुष्ट कर सके और उसे प्रान्तीय स्वश्ञासनको कार्य रूप 
देने पर राजी कर सके -- भछे ही केन्द्रीय दायित्व दिये जानेमे अभी विलम्ब ही क्‍यों 
न्न्हो। ० 
आप लोगोका कुछ ज्यादा वक्‍त तो लूगा, छेकित मै अपना आशय स्पष्ट कर 
देना चाहूँगा, क्योकि इस प्रसगमे भी में एक अछूग ही ढगकी तक-पद्धतिसे काम ले 
रहा हूँ और इस बातके लिए बहुत उत्सुक हूँ कि मैं जो-कुछ कह रहा हूँ, उसका 
कोई गलत अर्थ न छूगाये। इसलिए अब यहाँ एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरणके 
तौरपर में वगालको लेना चाहता हूँ, क्योकि आज वह भारतका एक सबसे अशान्त 
प्रदेश है। में जानता हूँ कि वगालमे एक आतकवादी विचारबारा सक्तिय है। अवतक 
तो शायद सभी समझ गये होगे कि किसी भी आतकवादी विचारघारासे मुझे किसी 
प्रकारकी सहानुभूति नहीं हो सकती। सदाकी भाँति आज भी मेरा दृढ विश्वास है 
कि आतकवाद किसी भी सुधारकके लिए सबसे बुरा तरीका है। और भारतके लिए 
तो वह ख़ास तौरपर बहुत बुरा है, क्योकि भारतकी मिट्टी आतकवादी प्रवृत्तियोके 
फूलने-फलनेके अनुकूल नही है। मेरा निग्चित मत है कि जो भारतीय नौजवान उस 
चीजके लिए, जिसे वे एक सदुदेश्य मानते है, अपने प्राणोकी वलि चढा रहे है वे 
वास्तवमें अपने प्राण व्यर्थ ही गंवा रहे है और वे देशको उस छक्ष्यकी ओर, जो 
मुझे आशा है, हम सबका सस्तान रूक्ष्य है, रच-मात्र भी भागे नही ले जा रहे है! 


रे७४ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


छा 


मै इन सभी वातोका कायल हूँ, छेकिन अब मान छीजिए कि आज बगारूको 
प्रान्तीय स्वशासन प्राप्त होता तो उस दश्ामें वह्‌ क्या करता? वह प्रत्येक नजर- 
बन्दको रिहा कर देता | वगाल -- स्वशासित बगाल --- आतकवादियोकी जानका गाहक 
बननेके बजाय प्रेमपूर्वक उनतक पहुँचनेकी कोशिश करता और उनका हृदय-परिवतेन 
करनेका प्रयत्न करता। में तो उनके पास पूरे विद्वाससे जाता और उन्हे उनकी 
वृत्तियोसे विमुख करके बंगालसे आतकवादको मिटा देता। 

लेकिन जिस सत्यकों मैं अपने अन्दर महसूस करता हूँ उसे समझानेंके लिए 
मैं कुछ और कहूँगा। यदि बगारू स्वशासित होता तो वह स्वशासन ही आतकवादकों 
बगालसे मिटा देता क्योंकि ये आतकवादी मूढतावश ऐसा मानते है कि उनके कार्यसि 
स्वतन्त्रता जल्दीसे-जल्दी प्राप्त हो सकती है। जब वह स्वतन्त्रता प्राप्त हो जायेगी 
तो आतकवाद अपने-आप मिट जायेगा। 

आज हजारकी संख्यामें ऐसे नौजवान है, जिनमे से कुछके वारेम तो में शपथ- 
पूरवेक कह सकता हूँ कि आतंकवादी विचारधारासे उनका कोई सरोकार नहीं है -- 
ऐसे हजार नौजवान है जिनपर कोई मुकंदमा नहीं चलाया ग्रया, जिनके अपराध 
सावित नहीं किये गये, लेकिन जिनमें से सबके-सवब केवल सन्देहके कारण गिरफ्तार 
कर लिये गये है। जहाँतक चटगाँवका सम्बन्ध है, श्री सेनगुप्त, जो करूकत्ताके ढॉर्ड 
भेयर, वगारू विधान-परिषद्के सदस्य और वगाल प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके अध्यक्ष रह 
चुके है, यहाँ मौजूद है। उन्होने वगालके सभी दलोके सदस्योके हस्ताक्षरोसे युक्त 
चटरगाँवके सम्वन्धमे एक रिपोर्ट मुझे दी है। उस रिपोर्टको पढ़कर सचमुच मन दु खी 
हो जाता है। इस रिपोर्टको पढकर दुख तो होता है, छेकिन उसका साराश यही 
है कि चट्याँवमे “ब्लैक ऐड टैस '' सैनिकों द्वारा किये अत्याचारोकी एक लघु आवृत्ति 
ही प्रस्तुत कर दी गई -- और चटर्याँव भारतका कोई कम महत्त्वका स्थान नही है। 

अब हम देखते हैँ कि कलकत्तामे एक ध्वज-प्रद्शन समारोह किया गया। उस 
अवसरपर वहाँ पूरी सैनिक शक्तिको सकेन्द्रित करके कलकत्ताकी दस सडकोपर 
उसका प्रदर्शन किया गया। यह सब किसके खिलाफ किया गया, इससे किस उद्देश्यकी 
सिद्धि होनेवाली है? क्‍या इससे आतकवादी लोग डर जायेगे? में आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि वे नहीं डरेगे। तो क्या इसके द्वारा काग्रेसियोको सविनय अवज्ञासे 
विमुख किया जा सकता है? नही, यह भी नहीं हो सकता। कांग्रेस निर्मेयताके लिए 
प्रतिज्ञावद्ध है। कष्ट-अहन उसका जातीय चिह्न है। काग्रेसवालो ने सभी तरहके कष्ट 
सहनेका सकल्प कर रखा है। इसलिए इससे वे डरनेवाले नही है। हमारे बच्चे इस 
प्रदर्शनपर हँसेगे और हमारा उद्देश्य उन बच्चोकों यह सिखाना है कि वे तोपो, 
बन्दूको, हवाई सेना आदिको देखकर भयभीत न हो, घवरा न जायें। 

तो अब आप समझ गये होगे कि प्रान्तीय स्वश्ञासनकी मेरी कल्पना क्‍या है। 
स्वशासनके अन्तर्गत यह सब असम्भव होगा, मै एक भी सैनिकको वगारूमें प्रवेश 


१. सन्‌ १९२१ में सिनफेन भान्दोठनकों दवानेके लिए रॉयल आपरिश कास्टबुल्रीमें भरती किये 
गये भूतपूर्व सैनिक; सेना तथा कारटेबुलरीकी पोशाकके रगोंके भनुसार कहें उक्त«नाम दिया गया था। 


भाषण : सघ-सरचना समितिके समक्ष ३७५ 


करनेकी इजाजत नहीं दूँगा; जिस सेनाकी कमान हमारे हाथमे नहीं होगी उसका 
खर्च उठाने के लिए मै एक पैसा भी नही दूँगा। ऐसे प्रान्तीय स्वशासनके अधीन आप 
ऐसी स्थितिकी तो कल्पना नही करेगे जिसमे मैं नजरवन्दोको रिहा न कर सकूँ और 
विधि-पुस्तकसे बगालका विनियम ३ निकालकर अछूग न कर सकूँ। यदि यह भ्रान्तीय 
स्वशासन है तो इसे बगाल सूबेके लिए ठीक उसी प्रकारकी स्वतन्त्रता समझना चाहिए 
जिस प्रकारकी स्वतन्त्रताकों मैने नेटालमे विकसित होते देखा। नेटाल एक छोटा-सा 
उपनिवेश है, लेकिन उसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है, उसकी अपनी स्वयसेवक 
सेना आदि है। आप बगाल या किसी भी प्रान्तके लिए ऐसी कोई बात तो नहीं सोच 
सकते । यहाँ तो तब भी केन्द्रका ही आदेश चलेगा, वही शासन करेगा, सव-कुछ वही 
करेगा । यह मेरी कल्पनाका प्रान्तीय स्वशासन नही है। इसीलिए मैने कहा कि यदि 
आप ऐसा जीवन्त प्रान्तीय स्वशासन मेरे सामने पेश करेगे तो मैं उसपर विचार 
करनेको तैयार हूँ, लेकिन मै यह भी मानता हूँ कि वह स्वशासन मिलनेवाला 
नही है। यदि वह स्वशासन मिलनेवाछा होता तो हमे यहाँ ये लछूम्बी खिंचनेवाली 
कार्यवाहियाँ देखनेको न मिलती, तब हमने यह सारा-कुछ विलकुल अरूग ढगसे 
किया होता। 
लेकिन वास्तवमे जो चीज मुझे इससे भी अधिक कष्ट पहुँचा रही है वह यह 
है हम सबको यहाँ एक ही उद्देश्यसे बुलाया गया है। मुझको यहाँ विशेष रूपसे 
उस समझौतेकी रूसे बुलाया गया है जिसमे लिखा हुआ है कि केन्द्रमे वास्तविक 
दायित्व, समस्त दायित्वके साथ सघ शासन -- जिसमे नि सन्देह भारतके हितकी दृष्टिसे 
आवश्यक सुरक्षात्मक पूर्वोपाय भी शामिल है --के सम्बन्धमे विचार करने और उसे 
प्राप्त करनेके लिए मै लन्दन जा रहा हूँ। में बराबर यह कहता रहा हूँ कि में हर 
आवश्यक सुरक्षात्मक पूर्वोषायपर विचार करूँगा। खुद मैं श्री छीज-स्मिथ या अन्य 
किसी भी व्यक्तिके इस विचारसे सहमत नही हूँ कि सविधान-रचनाके इस कार्यमे इतने 
वर्ष, यानी तीन' वर्ष छूग जायेगे। वे मानते है कि प्रान्तीय स्वशासनकी स्थापनामे 
अठारह महीने छगेगे। मेरा मूढ मन कहता है कि इतना सारा समय छगना जरूरी 
नही है। जब जनता निश्चय कर ले, ससद निरचय कर ले और मन्त्रिगण तय कर 
ले तथा जनमत तैयार हो तो इन बातोमे समय नही रूगता। जहाँ लोग एकमत 
होकर प्रयत्नशील हो, वहाँ इन बातोमे मैने समय लगते नहीं देखा है। छेकिन मैं जानता 
हें कि यहाँ लोग एक मन होकर प्रयत्न नहीं कर रहे है, बल्कि सबके मन अलरूग- 
अलग है और सभी अलूग-अछूग दिशाओमे -- शायद एक-दूसरेके विरुद्ध दिशाओमे -- 
काम कर रहे है। इस अवस्थामे मुझे पूरा विश्वास है कि इस वहसके वावजूद न 
केवल केन्द्रमें उत्तरदायी शासनकी स्थापना नही होने जा रही है, वल्कि इस परिपद्‌ 
का भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकलने जा रहा है। यह सोचकर मुझे ढुंख होता 
है, मेरा मन व्यधित हो उठता है कि ब्रिटेनके मन्त्रियोका, राष्ट्रका और यहाँ आले- 
वाले इन सारे भारतीयोका --- हम सबका -- इतना बहुमूल्य समय नष्ट हुआ, लेकिन 
मुझे पूरी आशका है कि श्री लीज-स्मिथके इस आव्सीजन पम्पके वावजूद परिणाम 


शून्य ही होगा। 


३७६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


इससे मेरा मतरूब यह नही है कि प्रान्तीय स्वद्यासन जबरदस्ती हमारे मत्ये 
मढ दिया जायेगा। उस परिणामकी आशा मुझे सचमुच नही है। मुझे जिस चीजका 
भय है वह इससे भी कुछ अधिक भयकर है-- यह कि भारतका भयकर दमन किये 
जानेके अछावा इसका और कोई परिणाम नही निकलनेवाछा है। दमनकी मुझे 
परवाह नहीं है; उससे हमारा लाभ ही होगा। यदि ठीक वक्‍तपर हमारे खिलाफ 
दमनकी कार्वाइयाँ की जाती है तो उसे भी मैं इस परिषद्का बहुत अच्छा परिणाम 
मानृंगा। जो राष्ट्र निश्चित सकल्पके साथ अपने लक्ष्यकी ओर बढ रहा हो, दमनसे 
उसका कभी कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योकि वह दमन तो उस राप्ट्रमें सचमुच 
नवजीवनका सचार करनेवाले आवसीजनका काम करता है--श्री छीज-स्मिथ द्वारा 
दिये गये आक्सीजनका नहीं। 

लेकिन मुझे डर इस बातका है कि मैने ब्रिटिश लोगो और ब्रिटिण मन्त्रियोंके 
साथ सहयोगका जो पतला-सा धागा तैयार किया था वह अब शायद टूटनेवाला है 
और मुझे शायद एक बार फिर अपने-आपको पक्का असहयोगी और सविनय प्रतिरोधी 
घोषित करना पडेंगा--करोडो भारतीयोको असहयोग और सविनय प्रतिरोधका यह 
सन्देश फिरसे देना पडेगा, चाहे भारतीय आकाशमे जितने भी विमान मेंडरायें, वहाँ 
जितने भी टैक उतार दिये जाये। इन सबका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। हम तो 
उन्हें यह शिक्षा देते है कि जब गोलियोकी बौछार हो रही हो तो तुम खुशभीसे 
नाचो -- उन्हे आतिशवाजियाँ समझो। हम उन्हे अपने देशकी आजादीके लिए कष्ट 
सहनेकी शिक्षा देते है। में निराश नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं स्तोचता कि यहाँ कुछ 
नही हो रहा है, इसलिए भारतमें अराजकता फैल जायेगी। मैं यह नहीं सोचता। 
जवतक कांग्रेस शुद्ध रहती है और देशमें चारो ओर अहिसाकी भावना जोर पकडती 
जाती है तबतक मुझे ऐसा कोई भय नहीं है। 

मुझसे अकसर यह कहा गया है कि इन, आतकवादी कारेवाइयोके लिए कांग्रेस 
ही जिम्मेदार है। आपके सामने में अपनी समस्त जक्तिसे इस कथनका खण्डन केरता 
हूँ। सच तो यह है कि मेरे पास यह सिद्ध करनेके प्रमाण मौजूद है कि काग्रेसके 
अहिंसाके सिद्धान्तने ही आजतक आतकवादी शक्तियोकों नियन्त्रणमें रखा है। मुझे 
इस वातका दु ख है कि हम लोग पूरी तरह सफल नही हो पाये है, छेकिन भविष्यमें 
हम सफल होनेकी आशा रखते है। ऐसा नहीं है कि आतकवाद भारतको स्वतन्त्रता 
दिला सकता है। में ठीक उसी ढगका, छेकिन उससे पूर्णतर, स्वराज्य चाहता था 
जिस ढंगका स्वराज्य श्री जयकर चाहते है। में जनसाधारणके लिए पूर्ण स्वराज्य 
चाहता हूँ और यह जानता हूँ कि आतकवादसे जनसाधारणका कोई छाभम नहीं 
होनेवाला है। जनसाधारण मूक और निरस्त्र है। वे लोग तो किसीको मारना 
जानते ही नहीं। यहाँ मैं इक्के-दुक्के छोगोकी बात नहीं कह रहा हूँ? छेकित 
भारतके आम लछोग इस ओर कभी प्रवृत्त हुए ही नही है। 

मैं सर्वताधारणके लिए ऐसा ही स्वराज्य चाहता हूँ और इसलिए यह भी 
जानता हूँ कि आतकवादसे उसे कोई छाभ नही होनेवाला है। कांग्रेस एक ओर जहाँ 


भाषण : सघ-सरचना समितिके समक्ष ३७७ 


ब्रिटिश सत्ता तथा उसके आतंकवाद, अर्थात्‌ कानून-समथित आतकवादका मुकाबला 
करेगी वहाँ दूसरी ओर वह नौजवानोके आतकवाद, मतलूव कि गैरकानूनी आतकके 
खिलाफ भी जूझेंगी। मुझे लगता है कि इन दोनोंके बीचका रास्ता सहयोगका वह 
रास्ता था जो लॉड इविनने ब्रिटिश राष्ट्रके लिए और भेरे लिए खोछा था। उन्होने 
यह सेतु बनाया था और मैं समझता था कि इसपर से होकर मै इस कठित मार्गको 
निरापद पार कर जाऊँगा। मेरी यात्रा निरापद ही सम्पन्न हुईं, मै यहाँ आ गया 
हूँ और अपना सहयोग देनेंके लिए ही आया हूँ। छेकिन मुझे यह वात साफ-साफ 
स्वीकार करनी चाहिए कि जो-कुछ श्री छीज-स्मिथने कहा है, और इस पक्षसे सर 
तेजबहादुर सप्र्‌ तथा श्री शास्त्री और अन्य वक्‍ताओने जो बाते कही है, उस सबके बावजूद 
उनके मनमे केन्द्रमे जिस सीमित दायित्वका विचार है, वह मुझे सन्तुष्ट नहीं करेगी। 

जैसा कि आप सब जानते है, मै केन्धमें ऐसा दायित्व चाहता हूँ, जो मुझे 
सेना तथा वित्तपर अधिकार दे सके। मै जानता हूँ कि वह चीज मुझे अभी यहाँ 
नहीं मिलने जा रही है, और यह भी जानता हूँ कि ऐसा कोई भी अग्रेज नही है 
जो वह चीज देनेकों तैयार हो। इसलिए मैं यह भी जानता हूँ कि मुझे वापस जाकर 
राष्ट्रगो एक बार फिर कष्ट-सहनके लिए आमन्त्रित करना है। इस बहसमे मेने 
इसलिए भाग लिया है कि में अपनी स्थिति बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता था। 
प्रान्तीय स्वशासनके बारेमे जो-कुछ मै निजी वैठकखानोमें कहता रहा हूँ, वह सब 
अब मैने इस पटलपर से खुले आम कह दिया है, और मेने आपको यह भी बंता 
दिया है कि प्रान्तीय स्वशासनसे मेरा क्या आशय है और वास्तवमे कौन-सी चीज 
मुझे सन्तुष्ट करेगी। और मै यह कहकर अपनी बात खत्म करता हैँ कि जिस 
नौकामे सर तेजवहादुर सप्रू तथा दूसरे लोग बैठे हुए है, उसीमे मैं भी हूँ, और 
मेरा निश्चित मत है कि जबतक केन्द्रमे उत्तरदायित्व नहीं मिलता या जबतक आप 
केन्द्रकों इतना कमजोर कर देनेको तैयार न हो कि प्राल्त उसपर अपने हुक्म चला 
सके तबतक सच्चा प्रान्तीय स्वशासन असम्भव है। में जानता हूँ कि आज आप 
यह करनेके लिए तैयार नही है। में जानता हूँ कि यह परिषद्‌ सघीय सरकारकी 
रचना होनेपर कमजोर केन्द्रकी नहीं, बल्कि सशवत केन्द्रकी कल्पना करती है। 

विदेशी अधिकारियों द्वारा प्रशासित सशक्त केन्द्र और सच्चा स्वशासन, ये 
दोनों परस्पर विरोधी चीजें है। इसलिए भुझे लगता है कि सच पूछिए तो प्रान्तीय 
स्वशासन और केल्द्रीय उत्तरदायित्व दोनो, साथ-साथ ही निभने-विगडने वाली चीजे 
है। लेकिन मै फिर कहता हूँ कि में अपने मनमे कोई दुराग्रह छेकर नहीं वैठा 
हुआ हूँ। अगर कोई मुझे समझा सके कि वास्तवमें वैसा प्रान्तीय स्वशासन वेनेकी 
बात है जैसे स्वशासनकी कल्पना मैने की है -- उदाहरणके लिए, जैसा मैने बगालके 
सम्बन्धमे कहा है--तो मे उसे समझने-स्वीकारने को तैयार हूँ। 

[ अग्रेजीसे ] 

इंडियन राउंड टेबल कांफरेंस (सेकेंड सेशन) : प्रोसोडिग्स ऑफ फेडरल स्ट्रव्चर 

कमिटी ऐंड माइनॉरिटीज कमिटी, खण्ड १, पृष्ठ ४५३-५४ 


२२६- संघ-संरचना समितिकी बंठककी कार्यवाहीके कुछ अंज्ञ 


लन्दन 
२५ नवम्बर, १९३१ 


श्रीमन्‌', 

इस महत्त्वपूर्ण विषयपर आपका कलरूका भाषण मैने अत्यन्त ध्यानपूर्वक और 
निस्सन्देह आप जैसे सम्पूर्ण आदरके अधिकारी है वैसे आदरके साथ सुना। इस 
भाषणके सन्दर्भमे मैने गत वर्षकी सघ-सरचना समितिकी रिपोर्टके वे अनुच्छेद भी 
पढे जो वित्त-व्यवस्थासे सम्बन्धित हैं। यह भायद १८वाँ, १९वाँ और २०वाँ अनुच्छेद 
है। किन्तु मुझे दूखके साथ कहना पडता हे कि इन अनुच्छेदोमे जो प्रतिवन्ध 
सुझाये गये हैं उनका मैं समर्थन नहीं कर सकता। जबतक हम ठीक-ठीक यह न 
जान के कि हमारे आथिक दायित्व क्या-क्या हैँ तवतक मेरी, और मै समझता हूँ 
कि हम सबकी स्थिति कठिन ही रहेगी। 

अव मै अपनी बात जरा साफ-साफ बता दूँ। यदि सेना 'को आरक्षित विपयोगे 
रखा गया तो स्वभावत मेँ स्थितिपर एक दृप्टिसि विचार करूँगा और यदि उसे 
हस्तान्तरित विपयोमे रखा गया तो दूसरी दृष्टिसे विचार करूँगा। एक और कारण 
है जिससे मुझे अपनी राय प्रकट करनेमें कठिनाई महसूस होती है। वह यह है कि 
काग्रेसका दृढ़ मत है कि भावी सरकारको अपने सिर जो आधिक दायित्व छेने 
पड सकते है, उन्हे वह किसी निष्पक्ष न्‍्यायाधिकरण द्वारा जाँच लिये जानेपर ही 
स्वीकार करेगी। ४ 

मेरे पास चार निष्पक्ष छोगो द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट है। इन चारमे से 
दो तो वम्बई उच्च-त्यायाव्यके भूतपूर्व एडवोकेट जनरल है। वे है श्री वहादुरजी 
और श्री भूछाभाई देसाई। तीसरे परीक्षक या समितिके सदस्य प्रोफेसर णाह है। 
ये बहुत दिनोतक वम्बई विश्वविद्यालयमें प्रोफेसर रह चुके है। इनकी ख्याति सारे 
भारतमे है और भारतीय अर्थगरास्त्रपर इन्होने कई मूल्यवान पुस्तके लिखी है। समिति- 
के चौथे सदस्य श्री कुमारप्पा' है। उनके पास यूरोपीय शिक्षण-सस्थाओकी उपाधियाँ 
है और वित्त-व्यवस्थाके सम्बन्धमे उनके विचारोका वहुत आदर और प्रभाव है। 
इन चारो सज्जनोने एक विस्तृत रिपोर्ट पेण की है। मै मानता हूँ कि इसमें उन्होंने 
निष्पक्ष जाँचकी आवश्यकता निविवाद रूपसे सिद्ध कर दी है, और यह दिखाया है 
कि वहुतसे दायित्व वास्तवमें भारतके नही है। 


१. छोड रीडिंग; छोंडे सर्कके चढे जानेपर उन्होंने अध्यक्षका भासन भ्रद्ण किया था। 
२. श्रोफेतर के० टी० शाह । 
३- डॉ० जे० सी० कुमारप्पा। 


संध-सरचना समितिकी बैठककी कार्यवाहीके कुछ अंश ३७९ 


__ इस सम्बन्ध मे अत्यन्त नम्नतापूर्वक एक बात कहना चाहूँगा। वह यह है कि 
काग्रेसन यह कभी नहीं कहा है कि वह राष्ट्रीय ऋणके एक पैसेकी भी देनदारीसे 
इनकार करेगी, और उसके खिलाफ जो ऐसी बाते फैछाई गई है, उसके पीछे दुष्टता- 
की ही वृत्ति रही है। मगर काग्रेसने जो बात वास्तवमे कही है, वह यह है कि 
कुछ ऐसे दायित्व, जिन्हे भारतका माना जाता है, वास्तवमे भारतके सिर नहीं पडने 
चाहिए और उनका वोसज प्रेट ब्रिटेबको उठाना चाहिए। इन जिल्दोमें आपको इन 
तमाम दायित्वोका विवेचन देखनेकों मिलेगा। यहाँ इन बातोकों दोहराकर मैं समिति 
को उवाना नहीं चाहता | जो छोग इन दो जिल्दोको पढना चाहे वे इन्हे पढकर काफी 
लाभ उठा सकते है, वल्कि मै तो कहूँगा कि अवश्य उठायेगे। इन्हे पढकर जायद वे 
भी यह जान पायेगे कि ये दायित्व भारतके सिर कभी नहीं थोपे जाने चाहिए थे। 
इस परिस्थितिसे भुझे लगता है कि अगर हमें यह मालूम हो कि वास्तविकता क्या है, 
तो कोई निर्णायक मत देता सम्भव होगा, लेकिन इस शतंकों ध्यानमें रखते हुए मैं 
यह कहनेका साहस करता हूँ कि सघ-सरचना समितिके अनुच्छेद १८, १९ और 
२० में जो प्रतिवन्‍्ध या तथाकथित रक्षात्मक पूर्वोपाय सुझाये गये हैं वे भारतको अपने 
वाछित मसार्गपर गति देनेके वजाय उसकी प्रगतिमें वाधक ही सावित होगे। 

श्रीमनू, कल आपने कहा था कि आपके सामने सवाल भारतीय मन्त्रियोके 
प्रति विश्वासकी कमीका नहीं है। इसके विपरीत, आपको पूरी आशा है कि भारतीय 
मन्‍्त्री भी अन्य मन्त्रियोकी तरह ही अच्छी तरहसे अपना काम करेगे। लेकिन आपको 
भारतके बाहर भारतकी साखकी फिक्र है, आपकी चिन्ता यह है कि यदि सुरक्षात्मक 
पूर्वोपायोकी व्यवस्था नहीं की गईं तो भारतको पूंजी देनेवाले और उचित व्याजपर 
भारतमे पैसा लगानेवाले विनियोक्‍ता असन्तुष्ट हो जायेगे। और यदि मुझे ठीक याद 
हो तो आपने आगे यह भी कहा था कि यहाँसे जब भी भारतमे कोई विनियोग 
किया गया है या भारतको पैसा भेजा गया है तो यह नहीं समझना चाहिए कि 
वह भारतके भी हकमे नहीं था। 

यदि मुझे ठीक स्मरण हो तो आपने इन णब्दोका प्रयोग किया था-- * स्पष्ट 
ही यह भारतके हितमे था”। आपके यह-सब कहनेके वाद मैं इस वातका इन्तजार 
कर रहा था कि अब आप इसके उदाहरण देंगे, छेकिन निस्सन्देह आपने यह मान 
लिया कि इन वातोकों या आपके मनमे जो उदाहरण रहे हो, उन्हें तो हम जानते 
ही होगे। लेकिन जब आप बोल रहे थे, उस समय वास्तवमे मेरे मनमे इसके 
विपरीत दुष्टान्त थे, और मैने मन-ही-मन कहा, खुद मेरे अनुभवमें ऐसे दृष्टान्त आये 
है, जितके सम्बन्ध में यह सावित कर सकता हैँ कि भारत और ग्रेट ब्रिटेनके हित 
एक-से नही थे, वे एक-दूसरेके विरुद्ध थे और इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते 
कि ग्रेट ब्रिटेनसे भारतकों जब भी ऋण मिला वह भारतके हकमें ही था। 

उदाहरणके लिए, अनेक लडाइयोको ही लीजिए। अफगानिस्तानके साथ हुई 
लडाइयोको ही देखिए। जब मै युवक था, मैने स्वर्गीय सर जॉन कैका लिखा अफगानि- 
स्तानकी छूंडाइयोका इतिहास बडे कौतूहछके साथ पढा था, और यह वात अब भी मेरे 


३८० सम्पूर्ण गाधी वाइसय 


स्मृति-पटलपर भली-भाँति अकित है कि इनमें से अधिकाश लडाइयाँ भारतके हितमे 
नहीं थी। इतना ही नही, वल्कि इन लडाइयोके सस्वन्धमे गवर्नर जनरलने भूछसे काम 
लिया। स्वर्गीय दादाभाई नौरोजीने, जब हम युवक थे, हमे बताया था कि भारतमे 
ब्रिटिश अथ-नीतिका इतिहास जहाँ भारतके शोषणकी कहानी नहीं है वहाँ वह अव्यवस्था 
और भूलका हतिहास है। 

लॉड चान्सलर महोदयने यह चेतावनी दी और आपने इसका जोरदार समथथेन 
किया कि इस समय वित्त-व्यवस्था एक बहुत ही नाजुक विपय हे, और इसलिए 
हममे से जो लोग इस चर्चामे भाग छे उन्हें सावधान और सतर्क रहना चाहिए, ताकि 
वे इसमे गलत तरीकेसे हाथ डालकर भारतके वित्त-मन्त्रीके रास्तेमे मुश्किले न पैदा 
कर दे या उनके सामने जो मुहिकलें पहलेसे ही मौजूद है, उन्हें और बढा न दे। 
इसलिए मैं तफसीलसे चर्चा नही करना चाहता। लेकिन विनिमय-दरमे वृद्धिके सम्वन्धमे 
एक वात मुझे कहनी ही पडेगी। मेरा मतलब रुपयेका मूल्य १ शिलिंग ४ पेंससे 
बढाकर १ शिलिंग ६ पेस कर दिये जानेसे है। यह कदम भारतीयोकी ओरसे-- 
ऐसे भारतीयोकी ओरसे जो किसी भी तरहसे काग्रेससे सम्बद्ध नहीं थे-- लगभग 
एक स्वरसे विरोध किये जानेके बावजूद उठाया गया। ये सब स्वतन्त्र विचारोवाले 
लोग थे। इनमे से कुछ अर्थ-नीतिके बहुत बड़े विशेषज्ञ थे और वे जो-कुछ कह रहे 
थे, अच्छी तरह सोच-समझकर कह रहे थे। ग्हाँ भी यही पता चलता है कि भारतके 
हिंतको विदेशी हितका दास बना दिया गया। इतना जाननेके लिए विशेषज्ञ होनेकी 
जरूरत नहीं है कि रुपयेका मूल्य कम होना किसानोके लिए सदा छाभप्रद होता है, 
या आम तौरपर ऐसा ही होगा। यहाँ दो वित्त-विशेषज्ञोकों यह स्वीकार करते 
सुनकर में बडा प्रभावित हुआ कि यदि रुपयेको स्टलिंग (ब्रिटिश मुद्रा)से जोडनेके 
बजाय निर्वन्ध छोड दिया जाता तो कमसे-कम कुछ कालछतक तो उससे किसानोको 
बडा लाभ होता। बल्कि वे तो बिलकुल अन्तिम छोरतक जाकर यहाँतक सोचते 
थे कि यदि रुपयेको अपने भाग्यके भरोसे छोड दिया जाये और फलत उसकी 
विनिमय-क्षमता गिरकर उसके वास्तविक मूल्यतक, अर्थात्‌ ६-७ पेसतक पहुँच जाये 
तो यह भारतके लिए बहुत बडी विपत्तिका विषय होगा, वैसे खुद मैं तो तब भी 
यह नहीं समझ पाया कि उससे भारतीय किसानोकों सचमुच किसी प्रकारकी हानि 
होगी | 

इस परिस्थितिमे मे ऐसे रक्षात्मक पूर्वोपायोका समर्थन नहीं कर सकता, जो 
भारतीय वित्त-मन्त्रीके दायित्वोके निर्वाहके मार्गमे-- उन दायित्वोंके निर्वाहके मार्गमे 
जिनकी अवधारणा मुख्यतः रैयतोके हितोकों ध्यानमें रखकर की गई है -- बाघक हो। 

लेकिन मै समितिका ध्यान एक और बातकी ओर आक्ृष्ठ करना चाहता हूँ। 
श्रीमनू, छॉर्ड चान्सछर महोदय तथा आपके ह्वारा दी गई चेतावनीके' बावजूद, पता 
नही क्यो, मुझे छूगता है कि यदि भारतीय वित्त-तन्त्रका प्रबन्ध ठीक ढगसे केवल 
भारतके ही हकमे किया जाये तो विदेशी बाजारमे--अर्थात्‌ रन्दनमे --- हमे आजकी 
जैसी गम्भीर तेजी और मन्दीका सामना नहीं करना पड़े। आपको मै यह भी बताना 


संघ-संरचना समितिकी बैठककी कार्यवाहीका कुछ अश ३८१ 


चाहता हूँ कि मै ऐसा क्यो मानता हैँ। जब सर डेनियल हैमिल्टनके लेखोसे पहले- 
पहल मेरा परिचय हुआ तो उनके प्रति मेरा रवैया वहुत ही सन्देह और सकोचसे 
भरा हुआ था। भारतीय वित्त-व्यवस्थाके बारेमे में लगभग कुछ जानता ही नही था, 
यह विषय मेरे लिए विलकुल नया था। छेकिन वे पूरे उत्साहके साथ मुझसे उन 
लेखोको पढनेका आग्रह करते रहे जो वे मुझे भेजते जा रहे थे। जैसा कि हम सभी 
जानते है, भारतमे उनके बहुत बडे-बडे हित है, वे खुद बडे महत्त्वपृणं ओहदोपर रहे 
हैँ और सुयोग्य वित्त-विशेषज्ञ भी है। उन्होने जो रास्ते सुझाये है, उनके मुताबिक 
आज वे स्वय ही प्रयोग कर रहे है, और जो लोग भारतीय वित्त-व्यवस्थाके प्रति 
उनके दृष्टिकोणको समझना चाहेगे उनके सामने उन्होने एक सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह 
रखी है कि भारतकों अपनी मुद्राके लिए सोने या चॉदी अथवा किसी भी अन्य धातुके 
मानकी आवश्यकता नहीं है। उसके पास एक अलग किस्मकी धातुका भण्डार है। 
वह धातु है-- भारतके करोडो श्रमिक। यह सच है कि भारतके वित्त-तन्त्रके सम्बन्धमे 
ब्रिटिश सरकारने अपनेको दिवालिया ऐलान नही किया है। अभीतक वह इस गाडीको 
चलाती रही है, लेकिन कौन-सा मूल्य चुकाकर, किसके हितोका बलिदान करके ? 
मेरी नम्न सम्मतिमे, किसानोके हितोका बलिदान करके, उन्हीको चूसकर वह इस 
गाडीको चला रही है। यदि अधिकारियोने वित्तीय समस्यापर रुपयेको दृष्टिमे रखकर 
सोचनेके बजाय, सर्वत्षाघारणको दृष्टिमे रखकर सोचा होता तो मेरी विनम्न' रायमे 
वे आजतक भारतके मामलोकी जैसी व्यवस्था करते आये है उससे छाख दर्जे अच्छी 
व्यवस्था कर पाते। फिर उन्हे विदेशी बाजारकी शरण न लेनी पडती। हर 
आदमी यह स्वीकार करता है और ब्रिटिश वित्त-विशेषज्ञोने हमे बताया है कि 
दसमें से नौ साल तो आर्थिक सन्तुलन भारतके पक्षमे ही रहता है। 

तात्पयं यह कि जिस वर्षकों आथिक क्षेत्रमे भारतका आठ या दस आने सफलता 
का वर्ष कहा जा सकता है, उस वर्ष भी यही स्थिति रहती है। वास्तवमे आठ 
आने सफलताका वर्ष भी उसे अनुकूल आशिक सन्तुलन प्रदान करके लिए पर्याप्त है। 
फिर उदार प्रकृतिकी कृपासे भारत घरती मातासे इतना पैदा कर छेता है कि वह 
उसकी सारी देनदारियोके भुगतानकी दृष्टिसे पर्याप्त, बल्कि उससे भी अधिक होता 
है, उसे जितना आयात करना पड सकता है उस सबके लिए काफीसे ज्यादा ही 
होता है। यदि यह सच है, और मै मानता हूँ कि सच है, तो _भारत-जैसे देशको 
विदेशी पँजीका सहारा छेनेकी कोई जरूरत नही है। लेकिन उसे ऐसी स्थितिर्मों डाल 
दिया गया है कि उसको विदेशी पूँजीका सहारा लेना पडता है। होम चार्जके नाम- 
पर और सुरक्षा सम्बन्धी जबरदस्त खर्च पूरा करनेमे उसका बहुत;सा घन वबहकर 
विदेश चला जाता है और इसी कारण उसको विदेणी पूँजीका सहारा लेना पडता है। 
वह ये खर्च उठानेमे सर्वथा असमर्थ है, फिर भी एक ऐसी राजस्व-नीति द्वारा ये 
सारे खर्च उससे पूरे करवाये जाते रहे है जिसकी घोर निन्‍्दा एक कार्यवाहक 
कमिइनर स्वर्गीय रमेशचन्द्र दत्तनें भी की है। मुझे मालूम है कि इस विपयपर 
लॉर्ड कर्जनसे उनका वडा विवाद हो गया था, और हम भारतीयोका निष्कर्ष यह्‌ 
था कि स्वर्गीय रमेशचन्द्र दत्तका पक्ष सही था। 


१८३ सम्पूर्ण गांधी बाडमय 


लेकिन में एक कदम और आगे जाना चाहूंगा। सभी जानते है कि ये करोड़ो 
किसान सालमे छ* महीने बेकार रहते हैं। यदि ब्रिटिण सरकार ऐसा-कुछ करे जिससे 
ये लोग सालमें छ. महीने वेकार न रहे तो कल्पना कीजिए कि वे कितना अधिक 
धन पैदा करेगे। फिर हमे विदेशी पूँजीका सहारा छेनेकी कभी जरूरत ही क्यों 
पडेगी ? मुझ-जैसे साधारण आदमीको, जो सदा सर्वसाधारणके विषयमे ही सोचता 
रहता है और जो किसी भी वातके सम्बन्धमे वैसा ही महसूस करना चाहता है 
जैसा कि वे छोग करेगे, वित्त-व्यवस्थाकी समस्या इसी रूपमे दिखाई देती है। वे 
लोग तो यही कहेगे कि “हमारे पास पूरी श्रम-शक्ति है और इसलिए हम विदेशी 
पूँजीका सहारा नहीं लेना चाहते। जवतक हम श्रम करते हैँ, हमारे श्रमसे उत्पादित 
वस्तुओको सारी दुनिया चाहेगी। और यह सही है कि आज दुनिया हमारे श्रमसे 
उत्पादित वस्तुएँ चाहती है। हम उन वस्तुओका उत्पादन कर सकेगे जिन्हे दुनिया 
हमसे स्वेच्छासे और राजी-खुगी खरीदना चाहेगी। भतीतमे युगोत्क भारतकी यही 
स्थिति रही है। इसलिए श्रीमनू, आपने भारतीय वित्त-तन्त्रके सम्बन्धभे जो भय 
व्यक्त किया है, वैसा कोई भय मुझे नहीं है। ऐसे विचार रखते हुए मै वास्तवमें 
इस भयको ठीक नहीं मानता कि अभी जो वात कहनेकी जरूरत नहीं है, वह वात 
यदि हमने दवी आवाजमें भी कह दी, या यदि भुज-जैसा कोई व्यक्ति आज यह 
कहे कि अगर भारतको केन्धमे दायित्व मिलना है तो में वित्त-तन्त्रपर पूर्ण अधिकार 
चाहता हूँ, तो उस हालतमें भारतीय वित्त-व्यवस्था खतरेमें पड जायेगी। मेरे 
विचारसे तो जबतक अपने रक्षकों और अपने खजानेपर हमारा पूरा नियन्त्रण नहीं 
होता तबतक हम कोई दायित्व समाल नहीं सकते और वह दायित्व वास्तवमें 
दायित्व नही होगा । 
अब चूँकि मेरे विचार ऐसे है, इसलिए मुझे छग्रता है कि जो रक्षात्मक पूर्वोपाय 
मैं सुझाऊँगा वे विलकुल भिन्न प्रकारके होगे, लेकिन अभी -- अर्थात्‌ जबतक मुझे 
यह मालूम न हो जाये कि राष्ट्रकों पूर्ण दायित्व मिलना है, सेना और गैर-सैनिक 
अमलोपर उसे पूरा नियन्त्रण प्राप्त होनेवाला है और राष्ट्रको जितने सिपाहियोकी 
आवद्यकता होगी, केवल उतने ही सिपाही, और सो भी भारत-जैसे गरीब राष्ट्रको 
अनुकूल पडनेवाली शर्तोपर, छेनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता होगी तबतक -- मैं कोई पूर्वोपाय 
सुझानेकी स्थितिमे नहीं हेँ। जबतक ये सारी वाते मुझे मालूम नहीं हो जाती कोई 
पूर्वोषाय सुझाना मेरे छिए कूगभग असम्भव है। सचाई यह है कि जब इन सारी 
बातोका ख़याकू किया जायेगा तो शायद पूर्वोपायोकी कोई आवश्यकता ही नहीं रह 
जायेगी। हाँ, अगर कोई शुरूसे भारतकों अपना दायित्व आप सेँभालने और देशका 
प्रशासन शान्तिपूर्ण ढगसे चलानेकी योग्यतामे अविश्वास रखकर चले तो बात और है। 
इन परिस्थितियोमें मै जिस एक-मात्र खतरेकी कल्पना कर सकता हूँ वह यही होगा 
कि हमारे दायित्व सभालते ही देशमे घोर अज्ञान्ति और अव्यवस्था फ़ैछ जायेगी। 
| यदि ब्रिटेनवाछोके मनमें यही भय हो तब तो हमारे और उनके बीच सुलूह-समझौतेका 
कोई आधार ही नही रह जाता। हम दायित्व इसलिए छेते है, हम दायित्व इसलिए 


सघ-सरचना समितिकी बैठककी कार्यवाहीके कुछ अंश ३८३ 


चाहते है, दायित्वकी माँग इसलिए करते है कि हमे यह विश्वास है कि हम अपने 
कार्य-व्यापार ठीक ढगसे सँभाल ले जायेगे, और मुझे लगता है कि जितने अच्छे ढगसे 
ब्रिटिश प्रशासकोने उसे सँभाला है या वे सभाल सकते है, निश्चय ही उससे अच्छे 
ढगसे हम उसे सँभालेगे। ऐसा मै इसलिए नही कहता हूँ कि ब्रिटिश प्रशासक योग्य 
नहीं है। मै यह स्वीकार करता हूँ कि वे हमसे बहुत अधिक योग्य है, मैं यह 
भी स्वीकार करता हैँ कि उनमें सगठनकी ऐसी क्षमता है जिसे हमे उनके चरणोमे 
बैठकर सीखना है। लेकिन हमारे पक्षमे एक चीज है--यह कि हम अपने देशको 
जानते है, हम अपने लोगोको जानते है और इसलिए हम अपनी सरकार सस्तेमे 
चला सकते है। हम सभी झगडोसे दूर रहेगे और चूंकि हमे साम्राज्यकी कोई 
आकाक्षा नहीं है, इसलिए हम अफगानोके साथ या किसी अन्य राष्ट्रके साथ लडाई 
नहीं करेगे। इसके बजाय हम उनसे मैत्रीके सम्बन्ध स्थापित करेगे और उनके लिए 
हमसे डरनेका कोई कारण नहीं होगा। 

भारतीय वित्त-व्यवस्थाके विषयमे सोचते हुए मेरे मनमे ऐसे ही विचार आ 
रहे है। इसलिए आप देखेंगे कि मेरी कल्पनामें भारतीय वित्त-तन्त्रका कोई बहुत 
बडा स्थान नहीं है, और वेसी खतरनाक तसवीर तो मेरे मनमे है ही नही जैसी 
कि आपके, या छॉड चान्सढूर महोदय अथवा उन ब्रिटिश मन्त्रियोके मनमे है जिनसे 
मुझे इस विषयपर बातचीत करनेका सौभाग्य मिला है। इसलिए, और मैने जो अन्य 
कारण बताये है उन कारणोसे भी, मुझे विनम्रतापूर्वक कहना पडेगा कि यहाँ जो 
रक्षात्मक पूर्वोपाय सुझाये गये है उनसे में सहमत नहीं हों सकता और न उस भयकों 
ही सही मानता हूँ जिससे ब्रिटेनकी जनता या ग्रेट ब्रिटेनके जिम्मेदार छोगोके मन 
आक्रान्त है। 

एक बात मै कहना चाहूँगा यह राष्ट्रीय सरकार जो भी देनदारी स्वीकार 
करेगी, उसके लिए ठीक ढगकी गारटी, ऐसी गारटी जैसी कि कोई राष्ट्र दे सकता 
है, दी जायेगी और उसके लिए सही ढगके आइवासन भी दिये जायेगे। लेकिन, मेरे 
विचारसे, वे गारटियाँ या आइवासन कभी भी उस ढगके नहीं होगे जिस ढगकी 
गारटियों या आइवासनोकी चर्चा इन अनुच्छेदोमे की गई है। अगर हमे ग्रेट ब्रिटेनके 
प्रति कुछ देनदारियाँ स्वीकार करनी पडती है, और इसमे सन्‍्देह नही कि कुछ स्वीकार 
करनी ही पडेगी और उनका भूगतान भी करना पडेंगा, और मान छीजिए हम 
बादमें गडबडी करते है और उन्हें चुकानेके लिए कुछ नही करते तो उस हालतमे 
कोई भी कागजी आदइवासन किसी काम नहीं आयेगा। या मान छीजिए भारतके 
अपना प्राप्य प्राप्त करनेके बादसे दुर्भाग्यवश एकके-बाद-एक कई मौसम प्रतिकूल 
होते चले जाते है, तो उस हालतमे में नहीं समझता कि किसी भी रक्षात्मक पूर्वो- 
पायके बलपर भारतसे जबरदस्ती पैसा वसूल किया जा सकता है। इन आपदामय 
परिस्थितियोमे, इन अदृश्य स्थितियोमे, श्रकृतिके ऐसे प्रकोप होनेकी हालतमे किसी 
भी राष्ट्रीय सरकारके लिए कोई आइवासन देना असम्भव है। 


३८४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


इस प्रकरणकों मै और आगे नहीं बढाना चाहता। मैने सोचा कि भारतीय 
वित्त-व्यवस्थाके सम्बन्धमे मुझ-जेसे साधारण व्यक्तिके क्या विचार है, यह वतानेंके 
लिए में समितिका चन्द मिनटोका समय हूँ। 

इन विषयोकी चर्चा करते हुए मुझे जिस खेदका अनुभव होता रहा है, उसके 
उल्लेखके साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुझे खेद इस वातका है कि मुझे 
भारतीय मामलछोका इतना अनुभव रखनेवाले इतने सारे प्रशासको और ग्रोलमेज परि- 
षदुमें भाग ले रहे अपने बहुत-से देशभाइयोके विचारोके विरुद्ध बाते कहनी पडी। 
लेकिन, अगर काग्रेसके प्रतिनिधिकी हैसियतसे मुझे अपना कत्तंव्य पूरा करना है तो 
दुसरोकी नाराजीका खतरा उठाकर भी मुझे उन विचारोको व्यक्त करना ही है जो 
काग्रेसके बहुत-से सदस्योके साथ-साथ मेरे भी विचार है। 

अध्यक्ष : श्री गांधी, जब आप बोल रहे थे, उस समय से बीचमें आपको टोकना 
नहीं चाहता था, लेकिन से नहीं समझता कि आपने मेरी बातोंको बिलकुल ठौक- 
ठीक पेश किया। स्पष्ट ही से आपको बीचमें दोक नहीं सकता था, क्योंकि उसका 
मतलब फिरसे पिछली बातोंकी चर्चा करना और जो बातें पहले ही कही जा चुकी 
है उन्हें दोहराना होता। आखिरकार वे सारी बातें कार्यवाहीमें दर्ज तो है हो। 
शायद ये, जो वातें कही गई है, उनमें से कुछकी गलत व्याल्या ही हों, और बेशक 
ऐसे कई आथिक और वित्तीय मसले हे, जिनकी चर्चा नहों हुई है, लेकिन जिन्हें 
आपने अपने भाषणके दौरान पेश किया है। उनके सम्बन्ध से यही कहना चाहता 
हैँ कि आपने उनका उल्लेख अपनी दलीलके लिए ही किया है। मुझे जो-कुछ कहना 
है, वह सब वित्त-व्यवस्थाके सम्बन्धर्मे दिये अपने भाषणोंमें मे कह चुका हूँ, लेकिन 
से नहों चाहता कि कोई यह मान ले कि इस सबका उत्तर नहीं दिया जा सकता। 

गाधीजी * हाँ, हाँ, ऐसा तो है ही। 

[ अग्रेजीसे ] 


यंग इंडिया, १७-१२-१९३१ और इंडियन राउंड टेबल कांफरेंस (सेकेंड 
सेदान): प्रोसीडिग्स ऑफ फेडरल स्टूक्चर कमिटी ऐंड माइनॉरिटीज कमिटी, खण्ड १, 
पृष्ठ ४५९-६० 


२२७. संघ-संरचना समितिकौ बंठककौ कार्यवाहीके कुछ अंश 


लन्दन 

२६ नवम्बर, १९३१ 

अध्यक्ष : आप कृपया रिपोर्टका मसविदा हाथोंमें ले लें। मेरा खयाल है, इसमें 

बहुत समय नहीं लगेगा, क्‍योंकि मेने जो किया है वह यह है कि विभिन्न सदस्योसे 

उनके विचार माँगें हे और उन्हें एक जगह रख दिया है। जैसा कि हम आम तौरपर 

करते हे, में इसे पूरा पढ़ देता हें और फिर हम अलग-अलूग प्रत्येक अनुच्छेदकी चर्चा 
करेगे। यह व्यापारिक भेद-भावपर संघ-संरचना समितिकी चौथी रिपोर्ट है। 

१. इस विषयपर समितिको काफ़ी हृदतक सहमति पा सकनेकी खुशी है। 
उसे यह याद है कि गत परिषद्की उसकी रिपोर्टके अनुच्छेद २२ में यह कहा 
गया था कि इस बातपर आम सहमति है कि व्यापार और वाणिज्यके सामलोंमें 
समान-व्यवहारका सिद्धान्त स्थापित होना चाहिए और परिषद्की पूरी समितिने 
१९ जनवरी, १९३१ की अपनी बेठक्‌ूमें निम्नलिखित अनुच्छेदकों अल्पसंख्यक- 
समस्या से सम्बन्धित उप-समितिकी रिपोर्टके अंगके रूपमें स्वीकार किया था: 

४ ब्रिटिश व्यापारी वर्गके अनुरोधपर यह सिद्धान्त सामान्यतः स्वीकार 
कर लिया गया कि भारतमें व्यापार करनेवाले ब्रिटिश व्यापारी वर्ग, फर्मो 
और कम्पनियों तथा जन्सतः भारतीय लोगोके बीच कोई भेद-भाव नहीं होना 
चाहिए और इन अधिकारोंके नियमनके लिए पारस्परिकतापर आधारित एक 
उपयुक्त करार कर लेना चाहिए। 

बहसके दौरान एकसे अधिक सदस्योंने समितिकों यह भी याव दिलाया 
कि सर्वंदलीय परिषदुने १९२८ में अपनो रिपोर्ट्में कहा था कि “ भारतमें बेध 
रूपसे व्यापार करनेवाले किसी समुदायके विरुद्ध कोई भेव-भावपुर्ण कानून बन 
सकता है, इस बातकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ” 

२. समिति इस सिद्धान्तकों मानती है और फिरसे इसकी पुष्टि करती 
है कि संघके क्षेत्रके अन्दर वैध रूपसे वाणिज्य और उद्योगर्में छूगे लोगोंको 
समान अधिकार और समान अवसर विये जाने चाहिए और जो सतभेंद सामने 
आये है वे मुख्यतया (पूर्णतया नहीं) उस सीमाके बारेसें है जिसके भीतर 

सिद्धान्तको काम करना चाहिए और उसे छात्र करनेकी सर्वश्रेष्ठ पद्धतिके 
बारेमें है। 
गाधीजी : लॉर्ड चान्सलर, मै चाहूँगा कि उस अनुच्छेदके अन्तर्मे यह और जोड 
दिया जाये: 


४८-२५ 


१८६ सम्पूर्ण गांधी वाइमंये 


“परन्तु, कुछका यह मत है कि भावी सरकारपर सिवा इसके और 
किसी प्रतिवन्‍्धका भार नहीं डालना चाहिए कि केवल नस्ल, रग या धर्मके 
आधारपर कोई भेद-भाव नही किया जायेगा। 
अध्यक्ष : में निश्चय ही इसे शामिल कर लूंगा। आप इसे किस जगह रखना 

चाहते हे? 
गाघीजी : दूसरे अनुच्छेदके अन्तमें। 
[अंग्रेजीसे | 
इंडियन राउंड टेबल काॉफरेंस (सेकेंड सेशन): प्रोसीडिग्स ऑफ फेडरल स्टूक्चर 
कमिटी ऐंड माइनॉरिटीज़ कमिटी, खण्ड १, पृष्ठ ४७२-४ 


२२८. संघ-संरचना समितिकी बेठककी कार्यवाहीके कुछ अंश' 


लन्दत 
२७ नवम्वर, १९३१ 


अध्यक्ष : भ्रीगांधी इसरे अनुच्छेदके अन्तमें कुछ जोड़ना चाहते हे। 
गांधीजी : मैं अनुच्छेद २ के अन्तमे" “उत्तरदायी घासन” शब्दोके बाद ये 
शब्द जोड़ना चाहता हूँ, “और पूर्ण नियन्त्रणमें कमी होनेसे वित्त-मन्त्रीके अपना 
कत्तेव्य पूरा करनेमे वाघा आयेगी। ” 
अध्यक्ष : ये दाब्द नोट कर लिये गये हे।' 
[अग्रेजीसे ] 


इंडियन राउंड टेबल कांफरेंस (सेकेंड सेशन) : प्रोसीडिग्स ऑफ फेडरल स्टूक्चर 
कमिटी, ऐंड माइनॉरिटीज कमिटी, खण्ड १, पृष्ठ ४८३ 


१. समितिमें वित्तीय संरक्षणोंसे सम्बन्धित चौथी प्रस्तावित रिपोटपर बहस जारी थी। 

२. भनुच्छेद श्स प्रकार समाप्त द्ोता वा; “. . . कुछ सदस्य फिर . « . वित्तीय सरक्षणोंपर अपनी 
आपत्तिमें और आगे बढ़े, और उन्होंने भारतीय वित्त-मन््रीके विषानमण्डल्के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी रहते 
हुए, अपने काय-भारका अश्ञासन करनेके अधिकारोंको किसी भी त्तरद् सीमित करनेकी वातकों माननेसे 
इस आधारपर इनकार कर दिया कि जो संविधान विधानमण्डलको वित्तपर पूण निषन्रण प्रदान नहीं करा, 
उसे उत्तरटाथी शासन नहीं कद्दा जा सकता। ” 

३. रिपोरके संशोधित रूपमें ये शब्द शामिल कर लिये गये थे। 


२२९. तार; वल्लभभाई पटेलको - 


[२८ नवम्बर, १९३१]! 
शनिवारकों चरलूँगा रविवारको विलेन्यूब पहुँचूँगा।! ग्यारह तक वहाँ रहूँगा। 
बारहकी वेनिससे क्राकोविया (जहाज)से रवाना हूँगा।' 

[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २-१२-१९३१ 


२३०. गोलमेज परिषद्‌के पूर्णाधिवेशनकी कार्यवाहीका अंश 


लन्दन 
२८ नवम्बर, १९३१ 
सर ह्ाबर्द कार: लॉर्ड चान्सलर, पिछले सप्ताह या दस दिनोंमें हम परिषद्की 
तथाकथित असफलताके सम्बन्धर्में बहुत-कुछ सुन चुके हे। इसलिए मुझे अपने साथियोंके 
और अपने विचारकों, जो उस कथनके निश्चित रूपसे विपरीत है, व्यक्त करनेका 
यह अवसर पाकर खुशी हुई है। हम ऐसा महसुस करते है कि पिछले साल जो 
विचार-विमर्श चलता रहा उससे भारतके भविष्यके लिए अत्यन्त महत्त्वपुर्ण बहुत-से 
प्रघनोंपर बहुत हृदतक सहसति हो गई है। यह विचार रखते हुए हम अभी भी 
सौजूदा कठिनाइयोंकी ओरसे अपनी आँखें नहीं मूंद रहे हे। पर हमें उन भारी 
कठिनाइयोंकी भी तीखी स्मृति है जो इस परिबद्के सामने, जब यह पिछले साल 
“पहल शुरू हुई, आई थीं। . « « 
ज उसके कार्यके बिना महात्मा गांधी इस देशके बहुत-से लोगोंके लिए बहुत-कुछ 
पौराणिक व्यक्ति ही बने रहते-- ऐसे व्यक्ति जो निषिद्ध स्थानोंपर नमक बनाते 
है या सभी तरहका सूत बुनते है। 
गाधीजी : आपका मतलूब है--सभी तरहका सूत कातते है। 
[ अग्रेजीसे ] 
इंडियन राउंड टेबल कांफरेंस (सेकेण्ड सेशन) : प्रोसीडिग्स ऑफ द प्लेनरी 
सेद्वन्स, पृष्ठ १०३-१०५ 
१. “दैनन्दिनी, १९३१” में गाधीणी ने वस्ठभमभाई पंटेलक्रों पक्र तार भेजनेका लिक्र किया है। 


अनुमान है कि वह तार पद्दी था। 
२, वस्तुत: गाधीजी १४ दिंसम्बरकों ब्रिण्डिसीते समुद्री जहाजते खाना हुए थे। 


२३१. भेंट: लन्दनके पतन्न-प्रतिनिधियोंकौ 


[३० नवम्बर, १९३९ के पूर्व )' 

गोलमेज परिषद्‌ यदि असफल रहती है तो ब्रिटिश व्यापारपर इसका विनाश- 
कारी प्रभाव पडेगा, क्योकि बहिष्कार बढ़ेगा। इसलिए हर कोई यही सोचेगा कि 
परिषद्‌ असफल न हो--यह कोशिश स्वय ब्रिटेनके अपने हितमें है। वैसा हो, 
इसकी बजाय मैं वाजिव त्यागतक करनेकों तैयार हूँ। वैसे यदि हमारी माँगोका 
केवल कुछ भाग ही मजूर होता है तो वह गोलमेज परिषद्की निश्चय ही आशिक 
असफलता होगी। उस हृदतक वह असफल रहेगी। 

प्र० : यदि केवल कुछ भाग मंजूर होता है और बादमें पूरी मात्राका वादा 
कर लिया जाता है तो क्या आप सन्तुष्ट होंगे? 

उ० . दिया क्‍या जा रहा है, इसपर मुझे विचार करना होगा। जो-कुछ में 
चाहता हूँ वह सव प्राप्त कर सकूँ, यह सम्भव नहीं रूगता। परन्तु जो-कुछ मुझे 
मिलता है वह यदि ऐसा है कि मे उसका बहुत-क्रुछ बना सकूँ, तो मैं अपनेको उसके 
लिए राजी कर सकता हूँ। यदि आवश्यक हो तो मै समझोता करनेको तैयार हूँ। 

भारतको राष्ट्रलघ (लीग ऑफ नेशन्‍्स)से अपील करनी चाहिए, में ऐसा 
नहीं सोचता। अभी नहीं। अभी हमारी वार्त्ता चल रही है। गोलमेज परिषद्‌ यदि 
असफल रहती है तो जिनकी सीधी कारंवाईमे आस्था नहीं है वे भारतके मामलेको 
राष्ट्रसघके त्यायाधिकरणके आगे रख सकते है। पर मैं ऐसा नही करूँगा। मैं 
सविनय प्रतिरोधकी पद्धतिको पसन्द करता हूँ, क्योंकि वह सबसे स्वच्छ और श्रेष्ठ 
है। राष्ट्रसघ इतना शक्तिशाली नही है कि वह इस प्रइनकों सुलझा सके। भारत 
अपने-आपमे एक ससार है। वह सघतक के वसकी चीज नही है। 

प्र०: श्री गांधी, क्‍या आप मेरी इस बातसे सहमत हें कि आप भारतकी भारी 
भशौनमें सुरक्षा-खटकेकी तरह है, देशके अदम्य युवकोपर आपका प्रभाव उनको 
उग्रतापर एक अंकुश-जैसा है, आपको भारतसे निर्वासित करना आपराधिक 
मूर्खता होगी, क्योकि जहाँ एक बार आप गये, विद्रोह और विप्लव हो जायेगा ? 

उ०: में आपसे सहमत हूँ। इस तरहकी चीज एक अन्धे आदमीकी कारंवाई 
होगी --- ऐसे आदमीकी जो भारतकी हालतकी ओरसे आँखें मूँदे हुए है, जो यह समझ 
नही पा रहा है कि यह बेचनी, स्वराज्यकी यह माँग पूरे देशको किस सीमातक अभि- 
भूत किये हुए है। यदि मुझे भारतसे निर्वासित किया गया तो बहुत-सी अनिष्ट बातें 
हो सकती है। पर में ऐसा महसूस करता हूँ कि भेरी अनुपस्थितिमे भी शान्तिके 


१, मूलमें तारीखका उल्छेख नहीं है। पर इसकी विषष-वस्तुते यह छुगता है कि मेंट गोल्मेज 
परिपद्में ३० नवम्बरकों दिये गये गाधीजी के अन्तिम भाषणसे पहले हुईं थी। 


भेट : रन्दनके पत्न-प्रतिनिधियोको ३८९ 


लिए मेरा प्रभाव कायम रहेगा। मै दूर हो सकता हैं पर मेरी भाव-सत्ता वहाँ रहेगी। 
पषर्ष जारी रहेगा। वह और तीज्र हो जायेगा। फिर भी मुझे विश्वास है कि वह 
हिसात्मक नही होगा। मेरे खत्म हो जानेके बाद छोगोकी उम्रतापर अकुश रखनेवाला 
मेरा यह प्रभाव भी मिट जायेगा, यह सोचकर मुझे दु ख होगा। नही, मै निर्वासनका 
प्रतिरोध नहीं करूँगा। किसी भी सच्चे सत्याग्रहीको अपने ऊपर आये कणष्टका 
प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। जो भी दण्ड उसे दिया जाये उसका उसे स्वागत ही 
करना चाहिए। 

दूसरे विषयकी चर्चा करते हुए श्री गांधीने कहा: 

मशीन एक महान, पर भयानक आविष्कार है। एक ऐसी स्थितिकी कल्पना 
की जा सकती है जब भनुष्य द्वारा आविष्कृत मशीने अन्तमे सभ्यताकों ही निगल 
जाये। यदि मनुष्य मशीनपर नियन्त्रण रखता है तो वह ऐसा नहीं करेगी। परन्तु 
यदि मनुष्य मशीनोपर अपना नियन्त्रण खो देता है और उनके द्वारा अपनेको 
नियन्त्रित होने देता है, तो वे निश्चय ही सभ्यताकों और हर चीजको निगल जायेगी। 

प्र०: पद्चिचसकी आपके सनपर क्‍या छाप पड़ी है? पाइचात्य सभ्यताकी क्‍या 
आप निन्‍दा करते हे? हि 

उ० : मैने इसकी निन्‍दा की है। यह अत्यधिक जल्दबाज, अत्यधिक भौतिकवादी, 
अत्यधिक कृत्रिम है। मुझे इससे घृणा है, यह तो मैं नहीं कह सकता। 'घुणा” 
शब्दका प्रयोग वहुत बुरी बात है। पर मुझे इससे तीत्र अरुचि है। नही, मैं 
अमेरिका नही जा रहा हूँ। मुझे भारत लौटना चाहिए। मुझे वहाँ शीघ्र वापस 
जाना चाहिए। मेरे देशको मेरी जरूरत है। 

हाँ, मै यूरोपके प्रमुख व्यक्तियोसे मिला हूँ। केवल राजनीतिज्ञोसे नहीं --- कछा 
और साहित्यकी दुनियाके छोगोसे भी, और हर क्षेत्रके लोगोसे मिला हूँ। मै बड़े 
लोगोसे मिला हूँ और गरीबसे-गरीब छोगोसे भी खूब मिला-जुला हूँ। मेरी वर्नार्ड 
शॉसे भ्रेट हुईं है। 

प्र०: उनके वबारेमें आपकी क्‍या राय है? 

उ०: मेरा खयारू है वे बहुत अच्छे आदमी है। 

प्र०: ऐसे तो बहुत लोग हूं । 

उ० मेरा खयाल है, वे बहुत ही प्रत्युत्पन्नमति है, मर्मोक्ति और विरोधाभासके 
प्रेमी है, उनमे नटखट बालक-जैसा उछाह और उदार और चिरतरुण हृदय है। वे 
यूरोपके प्रवान विदृषक है। ५ 
.._ भारतका सबसे सच्चा मित्र मैं किसे समझता हूँ? तुलनाएँ द्वेषजनक होती है। 
इस्लैंडमे मुझे भारतके इतने सारे सच्चे मित्र मिले हैं कि किसी एकको छाँटना कठिन 
है। किसका व्यक्तित्व मुझे सबसे अधिक शक्तिशाली लगा, मै सचमुच कह नहीं 
सकता। मुझे सोच-विचारकर बात कहनी चाहिए। हि 

स्वतन्त्र भारतका मेरा स्वप्न? आह! उसे पूरा होनेमे अभी सालो लगेगे। 
मैरी दृष्टिमे जो स्वतन्त्र भारत है, वह स्वशासित और आत्मनिर्भर होगा, अन्य देशोके 


३९० सम्पूर्ण गांधी वाइडूमय 


साथ शान्ति रखेगा और व्यापार व संचारकी उसमे सुव्यवस्था होगी। बडे नगरोमें 
नर-नारी इस तरह व्यस्त और सन्तुष्ट रहेगे जैसे मधुके छत्तोमें मवुमक्खियाँ रहती 
है, और परस्पर जुडे ऐसे गाँवोकी ख्ृखला होगी जो अपने घरेलू उद्योगोके सहारे 
सुखी होगे। इस नये स्वतन्त्र भारतमें स्त्रियाँ पुरुषोके साथ अपनी वरावरकी भूमिका 
अदा करेगी। 


“इसलिए नये भारतकों स्वच्छ नीले आकाशर्मे अपना झण्डा पूरा फहराते हुए, 
भविष्य और विश्वका सामना करने दो।” 
[अग्रेजीसे | 
हिन्द, २१-१२-१९३१ 


२३२. गोलमेज परिषदके पूर्णाधिवेशनकी कार्यवाहीका अंश 


लन्दन 
३० नवम्बर, १९३१ 
श्री गजनवी: « « - हम पृथक्‌ निर्वाचक-मण्डलोंकी माँग करते हे, और हम 
उनकी साँग करते रहेंगे। वे हमें अब प्राप्त हे। बीस सालसे भी अधिक समय 
तक बे हमें प्राप्त रहे है, उनके व्यावहारिक रूपका हमें काफी अनुभव है और हम 
उन्हें अपनी सुरक्षाके लिए सर्वया आवश्यक भानते हे। यह अनुभवका परिणाम है, 
केवल रायका नहीं है। आपकी अनुमतिसे, में केवल कुछ वाक्य पढ़ना चाहूँगा, जो 
सर अब्दुल्ला अल-मैमून सुहरावदी हारा भारतीय करेल्लीय समितिकी रिपोर्टके 
परिश्षिष्टमें उद्धृत किये गये है: 

४ मुसलमान हिन्दुका स्वाभाविक छत्रु है, मेरा ऐसा विश्वास नहीं है। « « « 
किसी भी अल्पंसंस्थक समुदायके किसी भी न्‍्यायोचित हितकों वलिदान करके यदि 
स्वराज्य मिलना सम्भव हो भी, तो भी मुझे उसे प्राप्त करनेंकी इच्छा नहीं है। 

(यंग इडियामें ' श्री मो० क० गांधीके शब्द, जो “स्टेट्समैन ', १९-९-१९२९ के 
समुद्रपारीय संस्करणमें उद्धृत किये गये थे।) 

गांधीजी : इस मतकी पुष्टिके लिए “यग इडिया” यहाँ मौजूद है। 

[अंग्रेजीसे | 

इंडियन राउंड ठेबल कॉफरेंस (सेकेंड सेशन) : भोसीडिग्स ऑफ द प्लेनरी 

सेदान्स, पृष्ठ २०९ 


२, सही शब्दावलीके लिए देखिए खण्ड ४१, पृष्ठ ४२४ । 


२३३. तार: सान्यालको 


[३० नवम्बर, १९३१ या उसके पदचात | 


परिस्थिति को ध्यानसे देख रहा हूँ। चाहता हूँ कि युवक अहिसाका 
अमूल्य पाठ सीखे। 


गांधी 
अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १८३६७) से। 


२३४. पतन्न : सर संम्युअल होरको 
[१ दिसम्बर, १९३१ या उसके पूर्व |' 


प्रिय सर सैम्युअल, 

आपने मुझपर इतना भरोसा किया, इसके लिए में आपका आभारी हूँ। मुझे 
खेद है कि मे मानपत्र भेट करनेमें शामिल नहीं हो सकता। कारण आप जानते 
ही है। मुझे महामहिमसे व्यक्तिश कोई शिकायत नही है। लेकिन मानपत्र भेट 
करनेके पीछे जो सिद्धान्त है उससे में सहमत नहीं हो सकता। इस समस्यासे पार 
पानेका सर्वोत्तम उपाय यह है कि आप मुझे बताये कि मानपत्न कब पेश किया 
जाना है ताकि में उस समय अनुपस्थित रह सकूँ। जहाँतक सम्भव हो सके, में 
ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे उस कार्यवाहीकी शोभा नष्ट हो। 

हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


अग्रेजीकी फोटो-नतकल (सी० डब्ल्यू० १०३७५) से, सौजन्य: ब्रिटिश हाई- 
कमिदन 


१, यह श्री सान्याल्के ३० नवम्वरकां मिले तारके उत्तरमें था, ज्सिमें गाधीजी से ५ दिसम्बरको 
बरहमपुरमें द्वोनेवाडे विशेष बगाल प्रान्तीय सम्मेलनके लिए सन्देश भेजनेको कद्दा गया था। 

२. पत्रपर तियि नहीं है। फिर भी यह स्पष्ट है कि यह १ दिसम्बर, १९३१ या उसके पूर्व ल्खा 
गषा होगा; बर्षोंकि गोल्सेज परिषदुका भतिम अविवेशन इसी तिथिकों समाप्त हुआ था। 


२३५. पन्न : गोलमेज परिषद्के अध्यक्षकों' 


[१ दिसम्बर, १९३१ या उसके पूर्व |* 
अध्यक्ष 


गोलमेज परिपद्‌ 
प्रिय महोदय, 

हम, गोलमेज परिषद भाग लेनेवाले निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता, सम्मेलनकी समाप्तिसे 
पहले, इस पत्रपर अपने हस्ताक्षर करके, यह व्यक्त करना और व्यक्तिगत रूपसे 
आपके ध्यानमे छाना चाहते है कि गोलमेज परिपदुर्म भाग छेते हुए इग्लैडके अपने 
प्रवासमें हमें सयुक्त सामाजिक सचिवो, श्री एफ० ए० एम० एच65 विन्सेट, सी० 
आई० ई०, सी० बी० ई०, एम० वी० ओ० और श्री पी० के० दत्तसे जो शालीन, 
सम्मानयुकत्त और सौजन्यपूर्ण व्यवहार और उत्कृष्ट सेवाएँ प्राप्त हुई है, उनकी 
हम हृदयसे सराहना करते है। इन दो अधिकारियोने अपने (कठिन और विषम 
कत्तंव्योको जिस योग्यतासे पूरा किया उससे, हमारी रायमे, हम सब एक-दूसरेके 
निकट-सम्पर्कमं आ सके और एक-दूसरेको समझ सके। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांघी 
[और अन्य अनेक ] 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९३८४) से; सौजन्य : इंडिया ऑफिस 
लाइल्रेरी 


२३६. भाषण: गोलमेज परिषदके पूर्णाधिवेशनमें 


लन्दन 
१ दिसम्वर, १९३१ 

प्रधान मनन्‍्त्री महोदय और मित्रो, 
यदि मैं आपके सामने बोले बिना रह सकता तो अच्छा होता। किन्तु मुझे 
ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि मै नहीं बोलूँगा तो यह आपके प्रति तथा उसी तरह मेरे 


१. यह याधीजी द्वारा तैयार किया गधा था था नहीं, यद निश्चित नहीं दे। 

२. गोल्मेज परिपदुका अन्तिम अधिवेशन १ दिसम्बरको हुमा था, और थह पत्र, जैसा कि झसके 
मजमूनमें संकेत है, उसते पहछे लिखा गया था। 

३. अधिवेशन ३० नतरम्बरकों शुरू हुआ और रातके ११-५० नजे स्थगित कर दिया गया। किन्तु 
१२-७५ बजे रातमें द्वी फिर दूसरी बैठक भी शुरू कर दी गईं। 


भाषण : गोलमेज परिषद्‌के पूर्णाधिवेशनमे ३९३ 


सिद्धान्तके प्रति अन्याय होगा। सम्भव है कि ये काग्रेसती ओरसे कहे गये अन्तिम 
शब्द हो। में किसी भ्रममे नहीं हैँ। में नही समझता कि इस समय मै जो-कुछ 
कहूँगा, उससे मन्त्रि-मण्डलके निर्णयपर कुछ असर पड सकता है। निर्णय तो ज्ञायद 
लिया जा चुका हो। रूगभग एक पूरे महाद्वीपकी स्वतल्त्रताका प्रशन केवल दलीलो 
अथवा सन्धि-वात्तसि भी कदाचित्‌ ही हल हो सकता हो। वार्त्ताका भी कुछ अर्थ 
होता है, और वह भी कुछ काम करती है, किन्तु विशिष्ट परिस्थितियोमे ही। ऐसी 
परिस्थितियोके बिना वात्तसि कुछ नतीजा नहीं निकलता। किन्तु मैं इन सब बातोकी 
ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। प्रधान भन्‍्त्री महोदय, आपने इस परिषद्‌की प्रार- 
म्मिक बैठकमे जो झार्ते पढ़कर सुनाई थी, मैं तो यथासम्भव उनकी हदमें ही रहना 
चाहता हूँ । इसलिए सबसे पहले तो मै इस परिषद्‌के सामने पेश हुई रिपोर्टोके सम्बन्ध 
में ही दो शब्द कहँगा। आप इन रिपोर्टोमे आम तौरपर यह कहा गया देखेंगे 
कि अमुक-अमुक बहुत वडें बहुमतका विचार है, छेकिन कुछने इसके विपरीत मत 
प्रदर्णित किया है, इत्यादि । जिन पक्षोने विरुद्ध मत दिये हैँ, उनके नाम नही दिये 
गये हैँ । जब में भारतमे था, तब मैने सुना था और मै यहाँ आया तब भी मुझसे 
कहा गया था कि बहुमतके सामान्य नियमसे कोई भी निर्णय न किया जायेगा, 
लेकिन, इस वबातका उल्लेख मै यहाँ यह शिकायत करनेके लिए नही करता कि यें 
रिपोर्ट इस तरह तैयार की गई है, मानो सारा काम बहुमतके नियमसे ही किया 
गया हो। किन्तु इसका उल्लेख मुझे इसलिए करना पडा है कि इनमें से अधिकाश 
रिपोर्टोमे आप देखेंगे कि किसी-न-किसी ओरसे इनके खिलाफ राय जाहिर की गई 
है, और दुर्भाग्यवण ज्यादातर मामलोमे ऐसी राय देनेवाला मै ही हूँ। प्रतिनिधि- 
बन्धुओकी रायसे असहमति प्रकट करना मेरे लिए कोई प्रसन्नताकी बात नही थी, 
किन्तु मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि मैं असहमति प्रकट न करूं तो मैं काग्रेसका 
सच्चा प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता। 

एक बात और है, जो मैं इस परिषदुके ध्यानमें लाना चाहता हूँ ओर वह यह है 
कि काग्रेसकी असहमतिका कया अर्थ है। सघ-सरचना समितिकी एक प्रारम्भिक बेठकमे 
मैनें कहा था कि काग्रेस भारतकी ८५ प्रतिशतसे अधिक आबादी, अर्थात्‌ मूक, मेहनत- 
कद और अधपेट खाकर जीनेवाले करोडों लोगोकी प्रतिनिधि होनेका दावा करती 
है। किन्तु मैने तो इससे आगे बढकर यह भी कहा था कि यदि महाराजागण मुझे 
क्षमा करे, तो कहूँगा, वह तो अपने सेवाके अधिकारसे राजाओकी और उसी तरह 
जमीदारो और शिक्षित वर्गका भी प्रतिनिधि होनेका दावा करती है। मै उस दावेको 
फिर पेश करना चाहता हूँ और इस समय उसपर विशेष जोर देना चाहता हूँ। 

परिषद्के दूसरे सब पक्ष खास-खास वर्गोके श्रतिनिधि होकर आये है। 
अकेली कांग्रेस ही सारे भारतकी और सब वर्गोकी प्रतिनिधि होनेका दावा करती 
है। वह कोई साम्प्रदायिक संस्था नही है, वह सब भ्रकारकी साम्प्रदायिकताकी कट्टर 
शत्रु है। वह जाति, रग अथवा सम्प्रदायका कोई भेद नहीं करती है, उसके द्वार 
सबके लिए खुले है। सम्भव है कि उसने सदेव अपने सिद्धान्तका पाछन न किया 


३९४ सम्पूर्ण ग्राधी वाडूमय 


हो। मैने मनृष्य हारा सस्थापित एक भी ऐसी सस्था नहीं देखी, जिसने अपने 
सिद्धान्तका सदेव और सर्वथा पालन किया हो। मै जानता हूँ कि कई बार काग्रेससे 
चूक हुई है। और सम्भव है कि आलछोचकोकी दृष्टिमे उससे ज्यादातर मौकोपर चूक 
ही होती रही हो। किन्तु कटुसे-कटु आलोचकको यह तो स्वीकार करना ही होगा, 
और उन्होने स्वीकार किया भी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दित-प्रति-दिन विकसित 
होती जानेवाली सस्था है; उसका सन्देश भारतके दूरातिदूर गाँवोमे पहुँचा है और 
अवसर आनेपर वह देशके ७,००,००० गाँवोमे रहनेवाली आम जनतापर अपने 
प्रभावका परिचय दे चुकी है। 

और फिर भी मै देखता हूँ कि यहाँ कामग्रेसकों अनेक पक्षोमे एक पक्ष गिता 
जाता है। में इसकी परवाह नही करता, में इसे कांग्रेसके लिए कुछ सकट-रूप नहीं 
मानता, किल्‍्तु जो कार्य करनेके लिए हम यहाँ इकद्ठे हुए है, उसके लिए सकट- 
रूप अवश्य मानता हूँ। काश, मैं ब्रिटिश राजनीतिज्ञो और ब्रिटिश मन्त्रियोको यह 
विश्वास करा सकता कि काग्रेसमें अपने अग्रीकृत कार्यकों पूरा करनेकी सामथ्ये है। 
काग्रेस साम्प्रदायिकतासे रहित, एकमात्र अखिल भारतीय राष्ट्रीय ससथा है और वह 
निशुचय ही उन अल्पसख्यक समुदायोका भी प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने अपने दावे 
यहाँ पेश किये है और जिनका कहना है-- अथवा यो समझिए कि जिनकी ओरसे 
हस्ताक्षर करनेवाले लोगोका कहना है--और मेरे विचारसे ऐसा कहना अनुचित 
है-- कि उनका अनुपात भारतकी कुल आवादीका ४६ प्रतिशत है। मेरा कहना यह 
है कि कांग्रेस इन सभी अल्पसख्यक समुदायोका प्रतिनिधित्व करनेका दावा करती है। 


काग्रेसका यह दावा यदि स्वीकार कर लिया गया होता तो आज स्थिति कितनी 
भिन्न होती! मै अनुभव करता हूँ कि शान्तिकि लिए और इस परिषदूसे बैठे हुए 
अग्रेज तथा भारतीय स्त्री-पुरुष सभीके प्रिय उद्देश्यको सिद्ध करनेके लिए मुझे काग्रेसका 
दावा कुछ विशेष आग्रहके साथ पेश करना पड रहा है। ऐसा में इस कारणसे कहता 
हूँ' काग्रेस एक सबल सस्था है, वह ऐसी सस्था है, जिसपर समानान्तर सरकार 
चलाने अथवा चलानेका विचार रखनेका आरोप लगाया गया है, और एक तरहसे 
में इस आरोपका समर्थन कर चुका हुँ। यदि आप यह समझ ले कि काग्रेसका तल्त्र 
कैसे काम करता है तो आप उस सस्थाका स्वागत करेगे जो समानान्तर सरकार 
चला सकती है और यह सिद्ध कर सकती है कि किसी स्वैच्छिक सस्थाके लिए भी, 
बिना किसी सैनिक झक्तिके, प्रतिकूल परिस्थितियोमे भी सरकारका तन्त्र चला सकना 
सम्भव है। लेकिन नहीं, आप ऐसा-कुछ नहीं कर रहे है। यद्यपि आपने काग्रेसको 
आसन्त्रित किया है, फिर भी आप उसका अविश्वास करते है। यद्यपि आपने उसे 
आमन्त्रित किया है, फिर भी आप सारे भारतकी भओरसे बोलनेके उसके दावेकों 
अस्वीकार करते है। बेशक ससारके इस किनारेपर बैठे हुए आप लोग इस दावेका 
विरोध कर सकते है, और यहाँ मैं इस दावेको साबित भी नहीं कर सकता। फिर 
भी यदि आप मुझे उसे दुढतासे पेश करते हुए देखते है, तो इसका कारण यह है 
कि मेरे सिरपर जबरदस्त जिस्मेदारी मौजूद है। 


भाषण: गोलमेज परिषदके पूर्णाधिवेशनमे ३९५ 


किम काग्रेस बागी मनोवृत्तिका प्रतिनिधित्व करती है। मै जानता हूँ कि वातचीतके 
पयें भारतकी कठिनाइयोका सर्व-सम्मत हछ निकालनेके लिए निमन्त्रित इस परि- 
षद्मे बागी ” शब्दका उच्चार भी न करना चाहिए। एककें-बाद एक अनेक वक्‍ताओने 
खडे होकर कहा है कि भारतको अपनी स्वतन्त्रता बातचीत और दलीलोसे ही प्राप्त 
करनी चाहिए, और ग्रेट ब्रिटेन यदि भारतकी माँगोको दछीलोसे ही स्वीकार करेगा, 
तो इसमे ग्रेट ब्रिटेनका अत्यन्त गौरव समझा जायेगा। किन्तु कांग्रेसका मत सर्वथा 
ऐसा ही नही है। काग्रेसके पास एक और मार्ग है, वह आपको अप्रिय है। 
मैं यह बता दूँ कि मैने एक भी बैठकसे गैरहाजिर, न रहनेका प्रयत्न किया 
है और मैने प्रत्येक वक्‍ताकी बातोको, मेरे लिए जहाँतक सम्भव था, पूरे ध्यानसे 
और आदरपूर्वक समझनेका प्रयत्न किया है। और इनमें से कई वक्‍ताओको मैने यह 
कहते सुना है कि यदि भारतमे अराजकता, विद्रोह भौर आतकवादी प्रवृत्ति फैल 
जाये तो यह बहुत भयकर बात होगी। मै इतिहासका विशेष अध्येता होनेका दावा 
नही करता, किन्तु एक स्कूलके विद्यार्थीकी तरह मुझे इतिहासके पर्चेमे भी पास 
होता पडा था, इसलिए मैने पढा था कि इतिहासके पृष्ठपर स्वतन्त्रताके लिए 
लडनेवालोके रक्तके छाल धब्बे छग्रें हुए है। मेरी जानकारीमे ऐसा एक भी 
उदाहरण नही, जिसमे राष्ट्रोने अपार कष्ट सहे विना स्वतन्त्रता प्राप्त की हो। जिन्हें 
में स्वाधीनता या स्वतन्त्रताके अन्ध-प्रेमी मानता हूँ, वे छोग आजतक खूनी खजर, 
विपके प्याले, वन्दूककी गोली, भाले तथा सहारके इन सभी शस्त्रास्त्रो और साधनोका 
उपयोग करते आये है, फिर भी इतिहासकारोने उसकी निन्‍्दा नही की है। मै हिंसा- 
वादियोकी वकालत करनेके लिए खडा नही हुआ हूँ। श्री गजनवीने हिंसावादियोकी 
चर्चा की, और उसमे कलकत्ता नगरनिगमकों भी सम्मिलित किया। उन्होने जब 
कलकत्ता नगरनिगमकी एक घटनाका उल्लेख किया, तो उससे मुझे चोट पहुँची। 
वे यह कहना भूल गये कि कलकत्ताके महापौरने, स्वय वे और नगरनिगरम' अपने 
कांग्रेसी सदस्योके कारण जिस भूलमे फेस गया था, उसका काफी प्रक्षालून किया। 
जो कांग्रेसी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे हिंसाको उत्तेजन देते है, मैं उनकी वकारूत 
भी नहीं करता। काग्रेसके ध्यानमे उक्त घटनाके आते ही उसने उसके प्रतिकारका 
प्रयत्य आरम्भ किया। उसने तुरन्त ही करूकत्ताके महापौरसे इस घटनाका विवरण 
माँगा और महापौरने अपनी सहज सज्जनताका परिचय देते हुए तुरन्त ही अपनी 
भूछ स्वीकार कर ली और बादमे भूछ-सुधारके लिए कानूनन जो-कुछ सम्भव था, 
बैसा किया। इस धटनापर बोलकर मुझे इस परिषद्का अधिक समय नही छेना 
चाहिए। कलकत्ता नगरनिगमकी ओरसे चलनेवाली चालीस पाठ्शालाओके विद्यार्थी 
जो गीत गाते बताये जाते है, उसका भी श्री गजनवीने उल्लेख किया है। उनके 
भाषणमें और भी ऐसी अनेक भ्रमपूर्ण बाते थी, जिनके सम्बन्धमे मैं बोल सकता 
हूँ; किन्तु उनपर बोलनेकी मेरी इच्छा नहीं है। कलकत्ताके महान्‌ नंगरनिगमके 
प्रति मेरे मनमे जो सम्मान है और सत्यके प्रति जो आदर है उसके कारण और 
_ फिर जो लोग अपना बचाव करनेके लिए यहाँ उपस्थित नहीं है, उनका खयाल 


३९६ सम्पूर्ण गाधी वाइडमय 


करके ही मैं ये दो प्रकट एवं स्पष्ट उदाहरण यहाँ दे रहा हूँ। मैं एक क्षणके लिए 
भी यह बात नहीं मानता कि यह गीत कलकत्ता नगरनिगमकी पाठणशालाओमें नगर- 
निग्मकी जानकारीमे सिखाया जाता था। मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि गत वर्षके 
भयकर दिनोमे ऐसी कई वातें हुईं जिनके लिए हमे खेद है और जिनके लिए हमने 
प्रायरिचत्त और पदचात्ताप किया है। यदि कलकत्तामं हमारे वालकोकों वह गीत 
गाना सिखाया गया हो, जो श्री गजनवीने यहाँ दोहराया है, तो में उनकी ओरसे 
क्षमा माँगनेंके लिए यहाँ मौजूद हूँ। किन्तु इतना मैं चाहूँगा कि इन पाठ्शालछाओंके 
शिक्षकोने यह गीत नगरनिगमको जानकारीमे और उसके प्रोत्साहनसे सिखाया है, 
यह बात साबित की जाये। 

काग्रेसके विरुद्ध इस प्रकारके आरोप अनगिनत वार छगाये जा चुके है और 
अनगिनत वार काग्रेस उनका ख़ण्डन कर चुकी है। फिर भी इस अवसरपर मैने 
इसका उल्लेख किया है। यह भी मैने यही बतानेके खयारूसे किया है कि स्वतन्त्रताके 
लिए छोग लडे है, उन्होने अपने प्राणोकी आहुति दी है, और जिन्हे वे अपदस्थ करता 
चाहते थे उन्हें मारा है और उनके हाथो मारे गये है। अब कांग्रेस रग्मचपर आती 
है, और इतिहासके लिए अपरिचित एक नवीन उपाय --सविनय अवज्ञा -- खोज 
निकालती हैं, और उसका अनुसरण करती रहती है। किन्तु मेरे सामने फिर एक 
पत्थरकी दीवार आ खडी होती है, और मुझसे कहा जाता है कि दुनियाकी कोई 
भी सरकार इस उपाय, इस पद्धतिकों सहन नहीं कर सकती। ठीक है, सरकारकी 
मर्जी न हो तो वह इसे सहन न करे; खुली वगावतकों किसी भी सरकारते सहन 
नहीं किया है। यह भी स्वाभाविक है कि कोई भी सरकार सविनय अवज्ञाकी सहन 
न करे। लेकिन सरकारोको इन शक्तियोके आगे भी श्ुकना पडता है। ब्रिटिन 
सरकार भी इन गक्तियोके आगे झुकी है और इसी तरह जवरदस्त डच सरकारको 
आठ वर्षोके सघर्षके वाद अनिवार्य स्थितिके सामने झुकना पडा था। जनरल स्मट्स 
एक महान्‌ सेनानायक, महान्‌ राजनीतिम और छोगोसे कसकर काम लेनेवाले व्यविति 
हैं, लेकिन वे भी केवछ अपने आत्म-सम्मानकी रक्षा करनेके लिए छड़नेवाले निर्दोष 
पुरुषों और स्त्रियोकों मौतके घाट उतारे जानेंकी कल्पना-मात्रसे काँप उठे, और 
उन्होंने १९०८मे जो चीज कभी न देनेकी प्रतिज्ञा की थी, वही चीज उन्हे इन 
सविनय प्रतिरोधियोकी पूरी तरह कसौटी पर कस छेनेके वाद १९१४ में देनी पडी, यद्यपि 
तब उन्हे जनरक्त बोथाका भी सहयोग-समर्थन प्राप्त था। भारतमें छॉर्ड चेम्सफोर्डको 
यही करना पडा था, वम्बईके गवर्नरकों वोरसद और वबारडोलीमें यही करना पडा 
था। प्रधान भन्‍त्री महोदय, आपसे मेरा यह कहना है कि अब इस प्रवाहको रोकनेका 
समय वीत चुका है, और इसीके वारेमें, उतके सामने आज जो विकल्प है-- कंदा- 
चितू अलग रास्ता अपनानेका विकल्प--उसीके वारेमे सोचकर मेरा मन परेशान 
है। आश्ञाका कोई आधार दिखाई न देनेपर भी मै आगा बनाये रखूँगा, अगर मुझसे 
हो सका तो अपने देशके करोडो पुरुषों और स्त्रियोकों, बल्कि वच्चोको भी, इस 
अग्नि-परीक्षामें उतारे बिना अपने देशके लिए कोई सम्मानजनक समाधान प्राप्त करने 


नी 


भाषण: गोलमेज परिषद्‌के पूर्णाधिवेशनमें ३९७ 


की मैं हरचन्द कोशिश करूँगा। उन्हे एक बार फिर उस तरहके सघषंमे उतारना 
मेरे लिए प्रसन्नता और सनन्‍्तोषका विषय नहीं हो सकता, छेकिन अगर हमारे भाग्यमे, 
पुन. आगकी तपन सहना ही लिखा है तो उसे मै अत्यन्त प्रसन्नताके साथ स्वीकार 
करूँगा और मेरे मनको यह परम सन्तोष प्राप्त रहेगा कि मैने जो ठीक समझा, 
वही कर रहा हूँ, देशने जो ठीक समझा, वही कर रहा है। इसके अतिरिक्त देशको 
यह सन्‍्तोष भी प्राप्त रहेगा कि कमसे-कम वह किसीकी जान तो नही ले रहा है, 
इसके बजाय स्वय अपने प्राणोकी आहुति दे रहा है, वह ब्रिटेनके लोगोको सीधा 
कोई कष्ट नही पहुँचा रहा है, बल्कि स्वय कष्ट सह रहा है। प्रोफेसर गमिलबर्ट मरेने 
मुझसे एक बात कही थी, जिसे मैं कभी नहीं भूलँगा। उनकी प्रवाहमयी भाषाको 
ज्योका-त्यो दोहरा सकना तो कठिन है, फिर भी यहाँ मैं उसका आशय वता रहा 
हूँ। उन्होंने कहा था: आप क्षण-भरकों भी ऐसा न माने कि जब आपके हजारो 
देशभाई कष्ट सहते है तो अग्रेजोको कोई कष्ट नहीं होता। क्या आप हमें इतना 
हृदय-हीन मानते है? नही, मै उन्हे इतना हृदय-हीन नहीं मानता। मै जानता हूँ 
कि आपके मनको कष्ट पहुँचेगी, लेकिन मै आपके हृदयको द्रवित करना चाहता 
हैं और इसलिए आपके मनको कष्ट पहुंचाना चाहता हूँ। जब आपका हृदय द्रवित 
होगा, उस समय वातचीतका उपयुक्त अवसर आयेगा। बातचीत तो बराबर चलती 
ही रहेगी, और अगर इस बार मै आपसे बातचीत करनेके लिए इतने मीलोका 
फासला तय करके यहाँ आया हूँ तो यही सोचकर आया हूँ कि आपके देशभाई छॉड 
इविनने अपने अध्यादेशोके जरिये हमारी पर्याप्त परीक्षा ले ली है, उन्हे इस बातके 
पर्याप्त प्रमाण मिल गये है कि भारतके हजारो नर-तारियो और बच्चोने कष्ट-सहन 
किया है; और उन्हे इस बातका प्रमाण मिल गया है कि अध्यादेश हो या नही, 
लाठियाँ चलाई जाये या नहीं, इस उमडते प्रवाहको कोई चीज रोक नही सकती, 
स्वतन्त्रताके लिए व्याकुल भारतके नर-तारियोके हृदयोमे उठती प्रबल भावनाओको 
कोई चीज दवा नहीं सकती। 

अब भी कुछ समय शेष है, इसलिए में चाहता हूँ कि काग्रेस किस चीजको 
लेकर चल रही है, उप्ते आप समझ लोजिए। मेरा जीवन आपके हाथमे है। कार्ये- 
समितिके, अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सभी सदस्योका जीवन आपके हाथमे है। 
किन्तु स्मरण रखिए कि इन करोडो मूक मानवोका जीवन भी आपके ही हाथमे है। 
मेरा बस चलछ्ठे तो मै इन प्राणियोकों होम देना नहीं चाहता। इसलिए स्मरण रखिए 
कि यदि सयोगते मैं कोई सम्मानपूर्ण समझौता करा सकूँ, तो उसके लिए कितना 
भी बलिदान क्यो न करना पडें, मै उसे बहुत नहीं समझूंगा। जो भावना काग्रेसके 
हृदयमे काम कर रही है - अर्थात्‌ यह कि भारतको सच्ची स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए -- 
वह भावना यदि मै आपमें भर सकूँ, तो आप मुझमें सदा समझौतेकी अधिकसे-अधिक 
भावना पायेगे। स्वतन्त्रताकों आप कुछ भी नाम दे, गुरूवको दूसरा कोई भी नाम 
दे, वह उतनी ही सुगन्ध देगा, किन्तु मैं जो चाहता हूँ वह स्वतन्त्रताका असली 
गुलाब होता चाहिए, नकली नहीं। यदि आपके और उसी तरह काग्रेसके, इस परिषद्के 


३९८ संम्पृर्ण गाँधी वाइमय 


पक उसी तरह अग्रेज जनताके मनमे इस शब्दका एक ही अर्थ हो तो आप 
देखेंगे कि समझौतेके लिए अधिकसे-अधिक ग्रुजाइश है, और काग्रेसमें आपको सदा 
समझौतेकी भावना दिखाई देगी। किन्तु जबतक ऐसा मतैक्य नहीं होता, जबतक जिस 
शब्दका प्रयोग आप, में और सब करते है, उसकी एक ही व्याख्या, एक ही फलितार्थ 
नही होता, तवतक कोई समझौता सम्भव नहीं। हम जिन शब्दोका प्रयोग करते हैँ, 
उनकी हममे से भ्रत्येकके मनमे अलूग-अछग व्याख्या हो तो समझौता हो ही किस तरह 
सकता है ? प्रधान भन्‍्त्री महोदय, यह असम्भव है। मैं आपसे अत्यन्त नम्नतापूर्वक 
कहना चाहता हूँ कि उस हाछतमे सबको स्वीकार्य कोई सामान्य आधार, कोई ऐसा 
आधार, जहाँ आप समझौतेकी भावनाका प्रयोग कर सके, सर्वथा असम्भव है। और 
मुझे अत्यन्त दु.खके साथ कहना पडता है कि इन सव उकता देनेवाले सप्ताहोमे हम 
जिन शब्दोका प्रयोग कर रहे है, उनकी कोई भी सर्व-सम्मत व्याख्या मैं अभीतक 
ढूँढ नही सका हूँ । 

पिछले हफ्ते एक शकालू सज्जनने मुझे वेस्टमिन्स्टरका कानून दिखाते हुए कहा 
कि “क्या आपने औपनिवेशिक स्वराज्य ' शब्दकी परिभाषा पढ़ी है? ” मैने उस 
परिभाषाकों पढा, लेकिन स्वभावत. मुझे यह देखकर कोई परेशानी या अचम्भा 
नहीं हुआ कि उसमें औपनिवेशिक स्वराज्यकी विद्द परिभाषा की गईं है, और 
उसमे न केवल सामान्य ढगकी परिभाषा की गई है, बल्कि उसके विशिष्ट उदाहरण भी 
बताये गये है। उसमे बहुत साफ-साफ कहा गया है: औपनिवेशिक स्वराज्य-प्राप्त 
राज्योमे आस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, कनाडा आदि शामिल माने जायेगे; और 
अन्तमे आयरिश्ञ फ्री स्टेटका नाम दिया गया है। मैं नहीं समझता, उसमे मिल्रका भी 
उल्लेख था। फिर उन्होने कहा . “क्या आप समझ रहे है कि आपके औपनिवेशिक 
स्वराज्यका मतरूव क्‍या है?” छेकिन, उसका मुझपर कोई असर नही हुआ। मेरे 
ओऔपनिवेशिक स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वराज्यका क्या मतरूब है, इसकी मुझे कोई परवाह 
नहीं है। एक तरहसे मेरे मतका बोझ हलका ही हुआ। मैने कहा कि अब मुझे 
 औपनिवेशिक स्वराज्य ” शब्द पर विवाद करनेसे छुटकारा मिल गया है, क्योकि 
में उससे अछग हूं। मै पूर्णस्वराज्य चाहता हूँ, लेकिन इसपर भी कई अग्रेजोने 
कहा है. “हाँ, आपको पूर्ण स्वराज्य तो मिल सकता है, लेकिन यह तो बताइए कि 
पूर्ण स्व॒राज्यका मतलब क्या है।” फिर हम उसी अलूग-अलूग परिभाषाओं पर आ 
गये । इसीलिए मैं कहता हूँ कि काग्रेसकी माँग पूर्ण स्वराज्यके रूपमे पेश की गई है। 

आपके एक बहुत वड़े राजनयिक -- उनका नाम बताना मैं उचित नही समझता 
-- मुझसे बातचीत कर रहे थे। बातचीतके दौरान उन्होने कहा ' “सच मानिए, मैं 
नही जानता था कि पूर्ण स्वराज्यसे आपका मतलब यह है।” उन्हें जानना चाहिए 
था, मगर जानते नहीं थे। और वे क्‍या नही जानते थे, यह मैं आपको बता रहा 


हूँ। जब मैने कहा कि “मे साम्राज्यके अन्तगंत साझेदार नहीं हो सकता तो 


उन्होने कहा, “हाँ, हाँ, यह तो बिलकुल तकंसगत बात है।” इस पर मैने कहा, ' 


“छेकिन मै साझेदार होना चाहता हूँ। मै जबरदस्तीकी साझेदारीको नहीं चाहता हूँ, 


बज ४ 


भाषण : गोलमभेज परिषदके पूर्णाधिवेशनमे ३९९ 


लेकिन ग्रेट ब्रिटेनका साझेदार होना जरूर चाहता हूँ। मै इस्लैडकी जनताके 
साथ साझेदारीका रिहता कायम करना चाहता हूँ। छेकिन साथ ही मैं ठीक उसी 
तरहकी स्वतन्त्रताका उपभोग करना चाहता हूँ जिस तरहकी स्वतन्त्रता आपके यहाँके 
लछोगोको प्राप्त है। और मै इस साझेदारीको केवल भारतके हित-साधनके लिए 
अथवा दोनो देशोके पारस्परिक हित-साधनके लिए प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ। 
इसे मे इसलिए प्राप्त करना चाहता हूँ जिससे दुनियाके सिर्से वह भारी बोझ 
उतर जाये जो उसे कुचलता जा रहा है।” 

यह कोई दस-बारह दिन पहलेकी बात है। और शायद यह बात विचित्र 
लगेगी कि फिर मुझे एक अन्य अग्रेज सज्जनका भी पत्र मिला और आप उन्हे भी 
जानते है और उतका भी बहुत आदर करते है। उन्होने जो बहुत-सी वाते लिखी 
थी, उनमे एक यह भी थी' “मै हृदयसे ऐसा मानता हूँ कि मानव-जातिका सुख 
और शान्ति हमारी मित्रतापर ही निर्भर है।” मानो मै हमारी” दाब्दका अर्थ न 
समझ पाऊँगा, इस तरह उन्होने आगे स्पष्ट करते हुए कहा, “आपकी और हमारी 
जनताकी मित्रता, ” और उन्होने जो एक और बात कही उसे भी मुझे यहाँ दोहरा 
देना चाहिए। वह यह थी: “और सभी भारतीयोमे आप ही ऐसे है जिसे सभी 
अग्नेज पसन्द करते है और समझते है । ” 

वे चापल्सी करनेवाले आदमी नहीं है, और मै नहीं समझता कि यह अन्तिम 
वाक्य उन्होने मेरी चापछूसी करनेके लिए लिखा है। में इससे तनिक भी फूल उठने- 
वाला भी नही हूँ। इस पन्नमे ऐसी बहुत-सी बाते है जो यदि मै आपको बता सकता 
तो आप शायद इस वाक्यके मर्मको ज्यादा अच्छी तरह समझ जाते। लेकिन आपको 
इतना बता दूँ कि इस अन्तिम वाक्यमे उतका आशय व्यक्तिगत रूपसे मुझसे नही 
था। व्यक्तिकी हैसियतसे तो मैं कुछ हूँ ही नहीं और में जानता हूँ कि व्यक्तिकी 
हैसियतसे मै किसी भी अग्रेजके लिए किसी कामका नहीं होऊँगा। लेकिन कुछ अग्रेज 
मुझे कुछ महत्त्व इसलिए देते है कि में एक उद्देश्यकों लेकर चल रहा हूँ, मे एक 
राष्ट्रका, एक प्रभावशाली सगठनका प्रतिनिधित्व करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। यही 
कारण है कि वे ऐसा कहते है। 

लेकिन, प्रधान मन्त्री महोदय, यदि मैं कोई ऐसा आधार ढूंढ सकूँ जिस परसे 
हमारे कामको आगे बढाया जा सके तो समझौतेके छिए काफी गुजाइश है। मैं जिस 
चीजके लिए तरस रहा हूँ, वह है मित्रता। मेरा काम दासोके स्वामी और अत्याचारीको 
समूल नष्ट कर देना नही है। मैने जीवनमे जो दर्शन अपनाया है, वह मुझे वसा करनेकी 
इजाजत नही देता और आज काग्रेसने उस दर्शनको अपना लिया है-- सिद्धान्तके 
रूपमे तो नही, जैसा कि वह मेरे लिए है, लेकिन नीतिके रूपमे उसने अवश्य अपना 
लिया है, क्योकि वह मानती है कि पैतीस करोड आबादीवाले राष्ट्र भारतके लिए 
यही रास्ता सही और सबसे अच्छा है। ३५ करोड आबादीवाले राष्ट्रको हत्यारेके 
खजर या विषके प्याले, तलवार, भाले या गोलियोकी जरूरत नही है। उसे तो... 
सिर्फ सकल्पकी आवश्यकता है, “न” कह सकनेकी सामथ्यंकी कक और तह» 


राष्ट्र आज “न” कहना सीख रहा है। छः 
६2] 5 


१४०० सम्पूर्ण गाँधी वाडमं्य॑ 


लेकिन तब वह राष्ट्र करता क्‍या है? कया वह अग्रेजोकों एकदम निकाल देना 
चाहता है या कि उसके भनमें ऐसी कोई भी इच्छा है? नही, ऐसा नही है। आज 
उसका उद्देश्य अग्रेजोका हृदय-परिवर्त्तन करना है। मैं इग्लैड और भारतके सम्बन्धको 
तोड़ता नहीं चाहता, छेकिन उस सम्बन्धतो एक नया रूप अवश्य देना चाहता हैँ 
में अपने देशकी उस गुलामीको आजादीका रूप देना चाहता हूँ। आप चाहे पूर्ण 
स्वराज्य कहे या और कुछ, शब्दोको छेकर मे कोई विवाद नहीं करूँगा, और भले 
ही मेरे देशवासी किसी अन्य शब्दको चुननेपर आपत्ति करें, छेकिन यदि आपके 
सुझाये शब्दका आशय वही होगा जो हमारी माँगका है तो मैं उनके विरोधको शान्त 
कर दूँगा। इसीलिए मैने आपका ध्यान इस वातकी ओर वार-बार दिलाया है कि 
आप जो सुरक्षात्मक पूर्वोपाय सुझाते रहे हूँ, वे सर्वथा असन्तोषजनक है। वे भारतके 
हकमें नही है। 

वाणिज्य तथा उद्योग सघके तीन विशेषज्ञोनें अपने-अपने तरीकेसे, विशषज्ञोकी 
हैसियतसे अपने-अपने अनुभवके आधारपर, आपको बताया है कि जब भारतकी आयका 
८० प्रतिशत इस तरह गिरवी रख दिया जायेगा कि वह वापस आ ही न सके 
तो कोई भी उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल प्रशासनकी समस्याओकों हल नहीं कर पायेगा। 
उन्होने अपने पुष्कल ज्ञानके आधारपर, जिस तरह में बता सकता था, उससे कही 
अच्छी तरह आपको बता दिया है कि इन वित्तीय सुरक्षात्मक पूर्वोषायोका मतलब 
भारतके लिए क्‍या है। उनका मतलब भारतको पूरी तरह अपगर बना देना है। इस 
परिषद्मे सुरक्षात्मक पूर्वोपायोपर चर्चा हुईं है, उन पूर्वोपायोमें अनिवार्य. प्रतिरक्षा 
और  सेनाके प्रइन भी आ जाते है। फिर भी जहाँ मैने यह कहा है कि सुरक्षात्मक 
पूर्वोपाय जिस रूपमें पेश किये गये है, उस रूपमें वे असन्तोषजनक है, वहाँ मैने 
यह कहनेमें भी सकोच नहीं किया है और न अब इस बातको दोहरानेमे सकोच 
कर रहा हूँ कि काग्रेस सुरक्षात्मक पूर्वोपायोको स्वीकार करनेको व्रचनवद्ध है, लेकिन 
ऐसे पू्वोपायोको जो भारतके हितमें हो । 

सघ-सरचना समितिकी एक बैठकमें मैने निस्‍्संकोच भावसे इस स्वीकृतिको 
विस्तारसे समझाया था और कहा था कि सुरक्षात्मक पूर्वोपाय इग्लैंडके लिए भी 
लाभदायक होने चाहिए। मैं ऐसे सुरक्षात्मक पूर्वोपाय नहीं चाहता जो केवल भारतके 
लिए काभदायक हो और ब्रिटेनके सच्चे हितोके विरुद्ध हो। भारतके काल्पनिक हितोकी 
बलि चढानी होगी। ग्रेट ब्रिटेनके भी काल्पतिक हिंतोकी वि देनी पडेगी। इसी 
तरह भारतके अनुचित हितोका त्याग करना होगा, और ग्रेट ब्रिटेनके भी अनुचित 
हितोका त्याग करना होगा। इसलिए मै एक वार फिर कहता हूँ कि यदि सभी 
प्रतिनिधियोके मनमें एक शब्दका एक ही अर्थ हो तो मैं श्री जयकर, सर तेजबहादुर 
सप्रू और इस परिषद्‌र्में बोलनेवाले अन्य प्रतिष्ठित वक्ताओकी बातसे सहमत हूँ। उस 
हालतमें मैं उन सवसे सहमत होऊँगा जिन्होने कहा है कि इतनी सारी मेहनत करनेंके 


हर उपर हममें काफ़ी हृदतक सहमति हो गई है, लेकिन मेरे लिए निराशा 
"हर दुः विषय यह है कि मैं इन शब्दोका वही अर्थ नहीं छुगाता जो दूसरे 


भाषण : गोलमेज परिषद्के पूर्णाधिवेशनमें ४०१ 


लोग लगाते है। मुझे बहुत आशका है कि सुरक्षात्मक पूर्वोपायोमे जो अर्थ श्री जयकर 
देखते है, में उससे भिन्‍न अर्थ देखता हूँ, और जो अर्थ श्री जयकर गौर मै देखते 
है वे ज्ायद-- उदाहरणके तौरपर कहूँ तो--उस अर्थंसे सर्वथा भिन्न है जो सर 
सैम्युअल होर देखते है। वैसे मै निवचयपूर्वक कुछ नहीं कह सकता | हमारा आमना- 
सामना कभी हुआ ही नहीं है। आपके शब्दोमे कहूँ तो हम कभी यथार्थपर उतरे 
ही नहीं है, और में आमना-सामना करनेके लिए, यथार्थपर उतरनेंके लिए बहुत 
उत्सुक हूँ, बल्कि उसके लिए आकुल हूँ। मैं सोचता रहा हूँ: हम सब उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक निकट क्यो नहीं आ रहे है, क्यो हम तकरीरबाजी, वाग्मिता-प्रदर्शन, 
बहस-मुबाहसे और अपनी छोटी-छोटी बाते मनवानेका सनन्‍्तोष पानेमे अपना समय 
वरबाद कर रहे है? भगवान्‌ साक्षी है, में अपनी आवाज खुद नहीं सुनना चाहता। 
ईदवर साक्षी है कि में किसी भी बहस-मुबाहसे मे भाग नहीं लेना चाहता। मै 
जानता हूँ कि स्वतन्त्रता किचित्‌ अधिक ठोस धातुकी बनी हुई चीज है और मैं यह 
भी जानता हूँ कि भारतकी स्वतन्त्रता तो बहुत ही ठोस घातुकी बनी हुईं वस्तु है। 
हमारी कुछ ऐसी समस्याएँ है जो किसी भी राजनयिककों चक्‍करमे डाल देगी। हमारी 
कुछ ऐसी समस्याएँ है, जो दूसरे राष्ट्रोके सामने नहीं है। लेकिन, उनसे में घबराता 
नही हूँ, जो भारतीय वातावरणमे पले-बढे है, उन्हे वे चक्‍करमे नहीं डाछः सकती। 
ये समस्याएँ तो हमारे साथ रूगी ही हुई है । हमे महामारीसे निबटना है, मलेरियाकी 
समस्यासे जूझना है। हमे साँपों, बिच्छुओ, बन्दरो, बाघो और दोरोसे निबटना पडता 
है, लेकिन आपको तो यह सब नहीं करना पडता। हमे इन समस्याओसे इसलिए 
निवटना है कि हम इन्हीके बीच पले-बढे है। हम उनसे घबराते नहीं है। इन विषैले 
कीड़ो और विभिन्‍न जीव-जन्तुओके अस्तित्वके बावजूद किसी-न-किसी प्रकार हमारा 
अस्तित्व कायम है। इसी प्रकार हम इन समस्याओको भी झेल लेगे और इनमे से 
कोई-त-कोई रास्ता निकाल ही छेगे। लेकिन आज हम और आप एक गोलमेज परिषद्‌मे 
एकत्र हुए है और हम कोई ऐसा सर्वग्राह्म सूत्र दूँढना चाहते है जो हमारे उद्देश्यकी 
पूत्तिमे सहायक हो सके। आप सच भानिए कि वैसे तो मैने काग्रेसकी ओरसे जो 
दावा पेश किया है, और जिसे अब मै यहाँ दोहराना नहीं चाहता, उसकी एक भी 
मदको उसमे से हटानेको तैयार नही हूँ और सघ-सरचना समितिके समक्ष मुझे जो 
भाषण देने पडे उनमे से एक भी छाब्द निकालनेकों तैयार नही हूँ, किन्तु में यहाँ 
समझौतेकी इच्छा लेकर खड़ा हूँ, मै ब्रिटिश भेघा अथवा श्री शास्त्री, सर तेज- 
बहादुर सभ्रू, श्री जयकर, श्री जिन्‍ना, सर मुहम्मद शफी और अन्य सविधान- 
शास्त्रियोकी मेघासे उत्पन्न एक-एक सूत्रपर विचार करनेकों तैयार हूँ। मैं घबराने- 
वाला नहीं हँ। जबतक मेरी जरूरत है तबतक मैं यहाँ रहूँगा, क्योकि मैं 
सविनय अवज्ञा फिरसे शुरू नही करना चाहता। दिल्लीमे जो सघर्ष-विराम हुआ था, 
उसे मै स्थायी समाधानका रूप देना चाहता हूँ। छेकिन भगवानूके लिए मुझे, मुझ 
कमजोर, ६२ वर्षके बूढे आदमीको थोडा मौका दीजिए। आप उसके लिए और 
जिस संगठनका वह प्रतिनिधित्व करता है, उसके लिए थोड़ी-सी गुजाइश निकाल्‍लिए। 
४८-२६ 


दक्ष सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


आज भले ही ऐसा दिखता हो कि आप मुझपर विश्वास करते है, छेकिन उस 
सगठनके प्रति आपके मनमें अविश्वास है। आप क्षण-भरको भी मुझे उस सगठनसे 
अलग रखकर न देखे जिसमे मेरी स्थिति समुद्रमें बूँदके समान है। में जिस सगठनमें 
हैं, उससे में बडा नहीं हूँ। में उससे बहुत ही छोटा हे, और अगर आप मेरे 
लिए गुजाइश निकालते है, भेरा विद्वास करते है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि 
आप काग्रेसका भी विश्वास करे। अन्यथा मुझमें विश्वास करना बेकार है। जो 
अधिकार मुझे काग्रेसने दिया है, उसके अछावा मेरा और कोई अधिकार नही है। 
काग्रेस जो-कुछ करने योग्य है, उसे आप वह सव करनेका मौका दे तो आप अपनी 
आतकवादी कारेंवाईको तिलाजलि दे, देगे, आपको उसकी जरूरत ही नही रह जायेगी। 
आज आपको आतकवादियोका सामना करना पड रहा है। आपके अनुझासनवद्ध और 
संगठित आतकके साथ-साथ उन आतकवादियोकी भी प्रवृत्ति चल रही है। इसका कारण 
यह है कि आप तथ्योकी ओर ध्यान नहीं देते या जो वात दिनके उजालेकी तरह 
साफ दिखती है उसे देखते ही नहीं। ये आतकवादी अपने खूनसे बहुत ही साफ 
अक्षरों जो लेख लिख रहे है, क्या उसे आप देखनेका कष्ट नही करेंगे? क्या 
आप यह देखनेका कष्द नहीं करेगे कि हम गेहंकी नही, आजादीकी रोटी चाहते है, 
और आज ऐसे हजारो छोग है जिन्होने प्रतिशा कर रखी है कि जबतक वह आजादी 
नहीं मिलती, न खुद चैन छेगे, न देशको चैन लेने देगे। 

तो मै आपसे उस स्पष्ट लेखकों पढनेका अनुरोध करता हूँ। आपसे विनती 
करता हूँ कि आप अपने धीरजके लिए प्रसिद्ध भारतके लोगोके घीरजकी परीक्षा न 
ले। हम एक विनम्न जातिके रूपमे हिन्दुओकी चर्चा करते हैँ, और हिन्दुओके सम्पर्कमे 
आकर --- चाहे वह सम्पर्क अच्छा रहा हो या बुरा-- मुसलमान भी बसे ही नम्् 
हो गये है। अब मुसलऊमानोके उल्लेखसे मुझे सवको चक्‍्करमे डालनेवाली अल्पसख्यको 
की समस्याका ध्यान आता है। आप विश्वास कीजिए, वह समस्या यहाँ भी है, 
और जो बात मै भारतमें कहता था उसे यहाँ फिर दोहराता हूँ, उसे मे भूछा नहीं 
हैं -- अर्थात्‌ यह कि अल्पसख्यकोकी समस्याके समाधानके विना भारतको स्वराज्य नहीं 
मिल सकता। में इस वातको जानता हूं, इसे महसूस करता हूँ, फिर भी में यहाँ 
कंदाचित्‌ इस आशासे आया कि हो सकता है, यहाँ में कोई समाधान ढूंढ पाऊँ। 
लेकिन अब भी मैने यह आशा छोड नही दी है कि किसी दिन हम अल्पसख्यकोकी 
समस्याका कोई सच्चा और जीवन्त समाधान दूँढ पायेगे। मैने अन्यत्र भी कहा है 
और यहाँ फिर कहता हूँ कि जबतक विदेशी शासन-रूपी पच्चरने एक समुदायसे दूसरे 
समुदायकों, एक वर्गंकों दूसरे वर्गस अछूग कर रखा है, तबतक कोई सच्चा और 
जीवन्त समाधान नहीं हो सकता, इन समुदायोके बीच सच्चा सौहार्द स्थापित नहीं हो 
सकता | वह अन्तत. और अधिकसे-अधिक एक कागजी समाधान ही होगा। लेकिन 
ज्यों ही आप उस पच्चरको निकाछेगे, उनका घरेल्‌ बन्धत, घरेलू स्नेह-सौहादें, एक 
ही देशमे जन्म छेनेंका बोध अपना रग दिखाने छगेगा। क्या आप ऐसा मानते 
है कि इन सबका कोई असर नहीं होगा ? 


भाषण : ग्ोलमेज परिषद्के पूर्णाधिवेशनमें ४०३ 


जब वहाँ ब्रिटिश शासन नहीं था, जब वहाँ कोई अग्रेज दिखाई नही देता था 
तब क्या हिन्दू, मुसछठमान और सिख आपसमे बराबर लड ही रहे थे? हिन्दू और 
मुसलमान इतिहासकारो द्वारा दिये गये विशद और संग्रमाण विवरणोके आधारपर 
हम कह सकते है कि तब भी हम अपेक्षाकृत शान्तिपूर्वक रह रहे थे। और ग्रामवासी 
हिन्दुओं और मुसछमानोमे तो आज भी कोई झगडा नहीं है। उन दिनो तो उनके 
बीच झगडेका नामो-निशान तक नही था। स्वर्गीय मौलाना मुहम्मद अली, जो खुद 
ही किसी हृदतक इतिहासकार थे, मुझसे अकसर कहा करते थे कि “अगर अल्लाहने 
मुझे इतनी जिन्दगी बख्शी तो मेरा इरादा भारतमे मुसलमानी हुकूमतका इतिहास 
लिखनेका है। उसमे दस्तावेजी सबूृतोके साथ यह दिखा दूंगा कि अग्रेजोने गलती की 
है, औरगजेब उतना बुरा नही था जितना बुरा उसे अग्नरेज इतिहासकारोने दिखाया 
है, मुगल हुकूमत उतनी खराब नहीं थी जितनी खराब अग्रेज इतिहासकारोने बताई 
है, “ इत्यादि । ऐसा ही हिन्दू इतिहासकारोने भी लिखा है। यह झगडा पुराना नहीं 
है, यह झगडा तो तब शुरू हुआ जब हम गुलामीकी रूज्जाजनक स्थितिमे पडे। मै 
यह कहनेकी धृष्टता करता हूँ कि यह अग्रेजोके भारत-आगमनके साथ शुरू हुई, और 
ज्यो ही भारत तथा ब्रिटेनका सम्बन्ध -- यह दुर्भाग्यपूर्ण, कृत्रिम और अस्वाभाविक 
सम्बन्ध --- स्वाभाविक रूप छेगा, ज्यों ही उनका सम्बन्ध ऐसी साझेदारीके सम्बन्धका 
रूप केगा-- पता नहीं, ऐसा कब होगा अथवा होगा भी या नहीं-- जिसे दोमें से 
कोई भी पक्ष इच्छानुसार त्याग सकता हो, तोड सकता हो, यह ऐसा रूप कभी छेगा 
त्यों ही आप देखेंगे कि हिन्दू, मुसछमान, सिख, यूरोपीय, आग्ल-भारतीय, ईसाई, 
अस्पूश्य सब इस तरह घुल-मिलकर साथ रहने छगे है मानो वे एक ही शरीरके 
विभिन्‍न अग हो। 

अब में देशी नरेशोके बारेमे दो शब्द कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा। 
मैने देशी नरेशोके बारेमे ज्यादा-कुछ नहीं कहा है और न आजकी रात ही ज्यादा- 
कुछ कहना चाहता हूँ । छेकिन अगर मै देशी नरेशोके सामने -- गोलमेज परिषद्के सामने 
नही -- अपना दावा पेश न करूँगा तो उनके साथ और काग्रेसके साथ अन्याय करूँगा। 
देशी नरेशोकों, वे जिन शर्तोपर सघमे शामिल होना चाहेंगे, थे शर्ते पेश करनेका 
पूरा अधिकार है। मैने उनसे अनुरोध किया है कि वे भारतके दूसरे हिस्सोमे रहनेवाले 
छोगोका रास्ता सुगम बनाये, इसलिए मै उनके सामने सहानुभूतिपूर्वक और पूरे मनसे 
विचार करनेके लिए ये सुझाव ही रख सकता हूँ। ये सुझाव चाहे जो हो, ढेकिन 
अगर वे यह मान छे कि पूरे भारतको अमुक मूलभूत अधिकार सामान्य रूपसे प्राप्त 
है और यदि वे उस स्थितिको स्वीकार कर ले तथा न्यायालूयमे, जिसके गठनमे 
उनका भी हाथ होगा, उन अधिकारोके परखे जानेकी अनुमति दे दे, और फिर वे 
अपनी प्रजाकी ओरसे प्रतिनिधित्वके भी कुछ तत्त्व -- केवल कुछ तत्त्व ही --- दाखिल 
कर दे तो में समझूगा कि अपनी भ्रजाको सन्तुष्ट करनेके लिए उन्होने बहुत-कुछ किया 
-- दुनियाकों और सारे भारतको यह दिखा देनेके लिए बहुत-कुछ किया कि उनमे 
भी छोकतनन्‍्त्रकी भावना है, वे निरे स्वेच्छाचारी शासक नहीं बने रहना चाहते, 
बल्कि वे ग्रेट ब्रिटेनके राजा जॉर्जकी तरह स्वधानिक राजा बनना चाहते हे। 


सस्पूर्ण गांधी वाइमय 


श्रीमनू, मेरे मित्र सर अब्दुल कयूमने मुझे एक कागज दिया है। उसमे उन्होने 
पूछा हैः क्‍या आप सीमा-पन्तके बारेमे कुछ नहीं कहेंगे? मैं जरूर कहूेंगा और 
जो कहूँगा वह यह है।- भारत जो पानेका पात्र हो और वह सचमुच जो-कुछ प्राप्त 
कर सके, वह प्राप्त करे, लेकिन उसे चाहे जो भी प्राप्त हो, जब भी प्राप्त हो, 
सीमा-प्रान्तको तो पूर्ण स्वशासन मिलना चाहिए मौर आज ही मिलना चाहिए। तब 
सीमा प्रान्त सारे भारतके सामने एक स्थायी उदाहरणका काम करेगा, और इसलिए 
काग्रेसके सारे मत सीमा-प्रान्तके करू ही प्रान्तीय स्वशासन प्राप्त करनेके पक्षमे 
पड़ेगे। प्रधान मनन्‍्त्री महोदय, अगर आप अपने मन्त्रि-मण्डलकों यह स्वीकार करने 
पर राजी कर सके कि सीमा-प्रान्त कलसे ही एक पूर्णतः स्वशास्तित प्रान्त बन जाये 
तो सीमा-प्रान्तके कबीलोके बीच मुझे एक सही आधार मिल जायेगा और फिर जब 
सीमा-पारके छोग भारतपर अपनी छोलप दृष्टि डालेंगे तो भें उन कवीलोको अपनी 
सहायताके लिए खडा कर सकूँगा। 

और अब मैं अन्तिम बातपर आता हूँ, जिसकी चर्चा करना मेरे लिए हर्षका 
विषय होगा। यह शायद आपके साथ बैठकर मेरे वार्त्ता करनेका आखिरी मौका है। 
ऐसा नही कि में चाहता हूँ कि यह आखिरी भौका हो। मै तो यह चाहता हूँ 
कि में आपके साथ आपके कमरोमें बेठकर आपसे बातचीत करूँ, हाथ जोड़कर 
आपसे अनुनय-विनय करूँ, और इसपर भी यदि बात न बने तभी अन्तिम कदम 
उठाऊँ। लेकिन, मुझे अपना सहयोग देते रहनेका सौभाग्य प्राप्त रहता है या नही, 
यह मुझपर निर्मर नहीं है। यह मुख्यतः आपपर ही निर्मर है। लेकिन, शायद 
आपपर भी निर्भर न हो। यह ऐसी अनेक परिस्थितियोपर निर्भर है जिनपर 
शायद न आपका और न हमारा ही कोई बस है। तो अब मैं आपसे राज-दम्पतीसे 
लेकर जहाँ मै रह रहा हूँ, उस ईस्ट एडके गरीबसे-गरीव छोगो तक सबको धन्यवाद 
देनेके अपने सुखद करत्त॑व्यकों पूरा करनेकी इजाजत चाहता हूँ। 

लन्दनके ईस्ट एण्डके गरीबोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले उस आश्रममे रहते हुए मैं 
उन लोगोमे पुरी तरह रम गया हूँ। उन्होने मुझे अपने एक सदस्य, अपने परिवारके एक 
विशेष स्नेह-पात्र सदस्यके रूपमें स्वीकार कर लिया है। मै अपने साथ जो स्मृतियाँ 
यहाँसे छे जाऊँगा, यह उनमें से एक सबसे मूल्यवान स्मृति होगी। यहाँ भी मै जितने 
छोगोके सम्पर्कमे आया हूँ, सबसे मुझे सच्चा स्नेह ही मिला है। मैं अनेक अंग्रेजोके 
सम्पर्कमे आया हूँ। मेरे छिए यह बहुत बडे सौभाग्यका विषय रहा है। उन्होने मेरी 
बाते, जो उन्हे अकसर अप्रिय तो जरूर छगी होगी फिर भी जो सत्य है, सुनी है। 
यद्यपि मुझे उनसे अकसर ये बातें कहनी पड़ी है, फिर भी उन्होने कभी कोई अधैर्य 
या नाराजगी नहीं दिखाई है। यह सब भूल पाना मेरे लिए असम्भव है। मुझपर 
चाहे जो आ पड़े, इस गोलमेज परिषद्का हश्न चाहे जो हो, एक स्मृति मैं अपने 
मनमे सेजोकर अवश्य के जाऊँगा--यह कि छोटे-बड़े सभीसे मुझे अतीव शिष्टता 
और स्नेहका ही व्यवहार प्राप्त हुआ है। मै मानता हूँ कि यह मानवीय स्नेह प्राप्त 
करके मेरा इग्लैड आना सार्थक हो गया। यद्यपि अग्रेज स्त्रियों और पुरुषोको अकसर 


भेट : पत्र॒कारोको ४०५ 


इतनी झूठी बाते बताई गई है कि आपके अखबारोमें भी गलत और भ्रामक बातें 
छपते देखता हूँ, यद्यपि लकाशायरमे वहाँके लोगोके पास मुझसे नाराज होनेका कुछ 
कारण था, फिर भी मुझे कर्मचारियों तकमें कोई नाराजगी या रोष देखनेको नही 
मिला। इससे मानव-स्वभावके प्रति मेरी अदम्य आस्थामे वृद्धि हुई है, वह और भी 
गहरी हो गई है। छकाशायरके स्त्री और पुरुष सभी कर्मचारियोने मुझे गले छूगाया। 
उन्होने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मानो मै उन्हीमें से एक होऊँ। इस चीजको 
में कभी नही भूलूँगा। 

मै यहाँसे हजारो अंग्रेजोकी मैत्रीका सौभाग्य प्राप्त करके जा रहा हूँ। मै 
उन सबको जानता तो नही हूँ, छेकिन सुबह-सुबह घूमते हुए मैने उनकी आँखोमें 
उस स्नेहको देखा। मेरे अभागे देशपर चाहे जो आ पडे, इस आतिथ्य और इस 
सस्‍्नेहकी स्मृति मेरे मनसे कभी नहीं मिटेगी। आपके घैयेके छिए मै आप सबको 
धन्यवाद देता हैं।. : 


[अग्रेजीसे | 
इंडियन राउंड टेबल कांफरेंस (सेकेण्ड सेदान) : प्रोसीडिग्स ऑफ द प्लेतरी 
सेशन्स, पृष्ठ २६५-७५ 


२३७. भेंट: पत्नकारोंको" 


[१ दिसम्बर, १९३१ | 
प्र० ; शञान्तिवादी और अन्तर्राष्ट्रीयवाबादी ईसाई भारतकी सहायता किस तरह 

कर सकते है? 
उ० : इसके लिए सबसे पहले तो उन्हे इस प्रइनका सम्यक्‌ शास्त्रीय अध्ययन 
करना चाहिए, जिससे वे किसी खास घटनाक्रमको देखकर चक्करमे न पड जायें 
और उनका मन डिग न जाये। कुछ ऐसे छोग है जो कभी तो मुझे गले छगाने लगते 
है और कभी दुतकारने लगते है। इनकी वृत्तियाँ क्षण-क्षण बदलती रहती है। में 
चाहता हूँ कि वे भारतके आन्दोलनमें निहित सत्यको हृदयगम करे, ताकि उनके 
विचारमे आसानीसे परिवत्तंन न आ पाये। ऐसे छोग होगे, तो आन्दोलनकों सुरक्षित 
समझना चाहिए । अन्यथा समझना चाहिए कि इसकी कही कोई जड नही है। छेकित 


१. “ एच० डब्स्यू० पी०. « « कुछ पत्रकारों ” को साथ छेकर गांधीडी से मिछे ये। फ्रेंडमें दी 
गईं उनकी रिपोर्टकों रिंकेसिलिएशनमें प्रकाशित दूसरी रिपोटसे मिछा लिया गया है। 

२. एच० डव्ल्यू० पी० फ्रेंड्स हाउसमें २ दिसम्बरको हुईं एक बेठकका उल्ठेख करते हुए कहते हैं 
कि सैंट-वार्ता पिछके दिन सुबद गोलमेज परिषदृकी अन्तिम बेत्कके भारम्म होनेसे ठीक पहले हुई थी। 
गोल्मेज परिषदकी यह बैठक १ दिसम्बरकों हुईं थी। 


४०६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


इस प्रकार अध्ययन करनेके बाद उन्होने सत्यको जिस रूपमे ग्रहण किया हो, उसीके 
आधारपर उन्हे सामूहिक रूपसे कार्य भी करना होगा।' 

शान्ति अशान्तिमे से उत्पन्न हो सकती है, क्योकि अश्यान्ति-मात्र शान्तिके विरुद्ध 
ही नहीं होती। हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहनेसे सुधार नहीं हो तकता। 

मुझसे कहा गया है कि मै जो स्वय कष्ट-सहन करता हूँ, उससे मेरे विरौधियोकी 
भावनाओको चोट पहुँचती है। हाँ, निश्चय ही इस तरह उन्हे चोट पहुँचती है। 
लेकिन में चाहता भी तो यही हूँ। आप यह तो नहीं चाहेंगे कि आपका विरोध 
इतना जड हो कि दूसरोके कष्ड-सहनका उसपर कोई प्रभाव ही न पडे। हाँ, इतना 
जरूर है कि जिस-तिस बातपर कष्ट-सहन नहीं करना चाहिए और कष्ट-सहनका 
उद्देश्य केवल कष्ट-सहन नही होना चाहिए। यह तो बहुत बुरी बात होगी। मैं कष्ठ- 
सहनके लिए तभी आगे आता हूँ जब वैसा करना अत्यावश्यक हो जाता है। जब 
कष्ट-सहनका ठीक कारण हो तो कष्ट-सहन' करना ही चाहिए, यह आवश्यक है। 

क्या यह हृदय-परिवत्तेनकी प्रक्रिया नहीं हैं? इसके अन्तर्गत अपने विरोधीकों 
तबाह करने और उसे या तो झुक जानेको अथवा मिट जानेको मजबूर करनेके 
बंजाय आप स्वय ही तबाह होने और कष्ट सहनेको तैयार हो जाते है। अगर 
आपको इस तरह कष्ट सहते देखकर आपके विरोधीकी भावनाकों चोट पहुंचती है तो 
आप यही चाहते भी है। इस देशके शान्तिवादी शान्तिके बुनियादी नियमकों ही मानकर 
नहीं चलते। उन्हे दुख उठानेवालोके साथ दुख उठानेको तैयार रहना चाहिए। 

मुझसे ऐसा कहा गया है कि कष्ट-सहन करना कोई आवश्यक तो नहीं है। 
अपना उद्देश्य बातचीतके द्वारा क्यों नहीं पुरा किया जा सकता ? मेरा उत्तर यह 
होता है: “आजतक दलीरसे किसीको किसी वातकी प्रतीति नहीं हुईं है। इसके 
विपरीत, दछील वही काम करती है, जहाँ उसके अनुकूल विश्वास होता है। अगर 
ऐसा न होता तब तो सभी पुस्तक सबको समान रूपसे प्रभावित कर सकती थी। 
जिन पुस्तकोका छाखो-करोडो छोगोपर कोई प्रभाव नहीं पडा है, उन्होने मेरे हृदयको 
स्पर्श किया है। इसका कारण यह था कि मेरे अन्दर वैसा विश्वास पहले से ही 
विद्यमान था। 

मेरे निरामिषाहारकों ही लीजिए। मै जन्मसे ही निरामिषाहारी था। मैं अपनी 
माताके सामनेकी गई प्रतिज्ञासे इस बातके लिए बेधा हुआ था कि में निरामिषाहारी 
ही रहूंगा। तब मैने सॉल्ट-कृत 'प्ली फॉर वेजेटेरियनिज्म ” पढी और उसमें लिखी 
बाते मुझे बिलकुर जेंच गईं, छेकिन वास्तवम मुझमे वैसा विश्वास तो पहलेसे ही 
मौजूद था। ऐसी ही बात रस्कित-कृत “अनु दिस छास्ट' के सम्बन्धमे भी हुई। 
मैं उस जीवन-पद्धतिका पान करनेकी कोशिश कर रहा था, लेकिन रस्किनकी यह 
कृति पढनेके बाद वह मेरे जीवनमें ही मूर्त हो गई। रस्कितने उसे बिलकुल बदल 
दिया, लेकिन उस चीजकी प्रतीति तो मुझमें पहलेसे ही थी। जिन लोगोंगे ऐसा 
विश्वास नहीं था, उनपर उसी पुस्तकका कोई प्रभाव नहीं पडा। 


१, भागेके तीन अनुच्छेद रिकंसिलिएशनसे छिये गये हैं। 


भेट : पत्रकारोको ०७ 


प्र०: लेकिन श्री गांधी, जब सत्याग्रह एक सिद्धान्तके रुपमें नहीं, बल्कि केवल 
एक उपायके रूपमें किया जाये तब वह कंसे सफल हो सकता है? 

उ०: “सत्याग्रह का मतलब है सत्यपर आग्रह रखना। जब कोई आदमी सत्य- 
पर आग्रह करता है तो उसे उससे बल मिलता है। अगर उसके सही बोधके बिना 
कोई उसका प्रयोग करता है तो मानना चाहिए कि वह सत्याग्रहका नाम व्यर्थ ही 
ले रहा है। किसी सिद्धान्तसे प्रेरित होकर मे सडकपर चलनेसे सम्बन्धित नियमको 
माननेसे इनकार कर सकता हूँ। कोई दूसरा आदमी इसलिए भी इनकार कर सकता 
है कि वह नियम उसे असुविधाजनक छूगता हो। हम काम तो एक ही कर रहे 
होगे, लेकिन जहाँ मेरे कामके पीछे नैतिक बल होगा, वहाँ उसके कामके पीछे ऐसा 
कोई बल नहीं होगा। इस अवस्थामे मैं तो सविनय प्रतिरोधी होऊँगा, लेकिन वह 
अपराध करनेवाला प्रतिरोधी होगा। मगर इस खतरेका इलाज भी इसीमें समाया 
हुआ है, सो इस तरह कि नियमको भग करनेके कारण अन्ततः कष्ट तो सहना 
ही पडेगा और कलुषित उद्देश्यसे कष्ट-सहन करनेका साहस दिखानेवाले लोग बहुत 
ज्यादा नही होगे। 

अन्तरात्माके आदेशपर आपत्ति करनेवाले सच्चे आपत्तिकर्ताका आचरण सही 
है, क्योकि उसके पीछे आत्मिक बल है। लेकिन, चाहे आत्मिक बल हो या नहीं, 
वह आचरण तो सही ही होगा। अन्तर इतना है कि जहाँ एकका आचरण सर्वेथा 
सही है, वहाँ दूसरेका एक सीमातक ही सही है। 

प्र०: आप अकसर कहते रहे हे कि पाइचात्य सभ्यता शेतानी सभ्यता है। 
उसमें शैतानके क्‍या लक्षण हे? और क्या इनमें से कोई भी लक्षण भारतीय सभ्यतामें 
नहीं है? 

उ० : पाइचात्य सम्यता भौतिकतावादी है और वह साफ स्वीकार करती है 
कि वह भौतिकतावादी है। यह वस्तु-जगतुममें -- रेलमार्गो, रोगोपर विजय, वायुपर 
बिजयके क्षेत्रोमे -- की गई प्रगतिको ही अपनी प्रगतिका मापदण्ड मानती है। पाइचात्य 
दृष्टिकोणसे यही सम्यताकी विजयके चिह्न है। कोई भी यह नहीं कहता: “अब 
लोग पहलेसे ज्यादा सत्यपरायण या विनयशीछ हो गये है।” मैं इसे अपने निकर्षपर 
परखता हूँ और इसके लिए “शैतानी” शब्दका प्रयोग करता हूँ। आप दुनियावी 
चीजो, बाह्य उपादानोकों बहुत अधिक महत्त्व देते है। प्राच्य सम्यताका असली तत्त्व 
यह है कि वह आध्यात्मिक है, अभौतिक है। पाइचात्य सम्यताकी उपलब्धियोको 
देखकर. प्राच्य ससारके मनमे लोभ जग सकता है, लेकिन तब भी उसके अन्दर 
कही-न-कही यह भाव जरूर रहेगा कि ऐसा करके वह गलत काम कर रहा है। 
आपका आदर्श यह है कि आप अपनी आवश्यकताएँ जितनी बढायेगे, आप उतने ही 
सुधरेगे, और आप अपने इस विश्वासको कार्ये-हूप देनेमें भी कोई कमी नही करते। 
आपकी सम्यता भौतिक प्रगतिकी मजिल-दर-मजिल तय करती चली गईं है और 
इसका कही कोई अन्त नहीं है। आप अपनी भ्रकृति-विजयपर गवे करते है, किन्तु 
मुझपर इसका कोई प्रभाव नही पड़ता। हो सकता है, कलको आप मुझे विमान 


४०८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


द्वारा यहाँसे प्रस्थान करते देखे, लेकित अगर मै विमानसे यात्रा करूँगा भी तो मेरे 
मनमे यह भाव अवश्य रहेगा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। मान छीजिए, लन्दनके 
ट्यूब रेलमार्ग और बसें आपसे छीन ली जाती है। उस हालतमे मैं तो यही कहूँगा, 
'भगवान्‌का शुक्र है कि आज मुझे पैदछ चलकर अपने निवास-स्थान वो को जाना 
पड़ेगा --- भले ही उसमे तीन घंटे रूग जाये। 
श्री ग्रांधीसे एक अन्तिस प्रदन यह पूछा गया कि वे जिस तत्त्वको ढूंढ़ते है, 
वह उन्हें क्‍या किसी पाइचात्य घमंग्रत्थमें मिला है। उत्तरमें उन्होंने तुरन्त फहा: 
हाँ, मिला है। उदाहरणके लिए, कुछ वर्ष पूर्व मेरे मित्र हेनरी पोलकने मुझे 
टॉमस-ए-केम्पिस-कृत 'इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट” नामकी पुस्तक दी थी। उसे में एक 
ही वैठकर्में पढ़ गया और पढते समय मुझे यही छग रहा था मानो कोई प्राच्य 
धर्मंग्रन्यथ पढ रहा होऊे। 
प्र०: मतलब कि वह ऐसी पुस्तक है जो सारी दुनियाके लिए समान महत्त्व 
रखती है? 
उ०: हाँ, 'प्राच्य” शब्दका प्रयोग मैने इसी अर्थ्में किया था। 
[अग्रेजीसे ] 
फ्रेंड्स, ११-१२-१९३१ और रिकंसिलिएशन, जनवरी, १९३२ से। 


२३८- गोलमेज परिषद्के पूर्णाधिवेशनकी कार्यवाहीके अंश 


१ दिसम्बर, १९३१ 


अध्यक्ष : . , - इस वर्षके आरम्भमें मेने तत्कालीन सरकारकी नोतिकी घोषणा 
की थी, और अब वर्त्तमान सरकारने मुझसे आप छोगोंकों तथा भारतकों यह स्पष्ट 
आश्वासन देनेकों कहा है कि वह नोति अब भी कायम है। उस घोषणाके मुख्य 
वाक्योंको मे फिर दोहरा रहा हूँः 

४ भहामहिमकी सरकारका विचार है कि भारतके झासनका वायित्व केन्द्रीय 
तथा प्रान्तीय विधान-सभाओंको सौंप दिया जाये, कछेकिन संक्रान्ति-कालमें कतियय 
दायित्वोके निर्वाहके लिए तथा अन्य विशेष परिस्थितियोंकी माँगोंको पुरा करनेके लिए 
जिन पूर्वोपायोंकी व्यवस्था करना जरूरी हो उनकी व्यवस्था की जाये और साथ 
ही ऐसे पुर्वोपाय भी किये जायें जो अल्पसंस्थक समुदायोंकी राजनीतिक स्वतन्त्रता 
तथा अधिकारोंको सुरक्षा प्रदान करनेके लिए आवश्यक हों । 

/ संक्रान्ति-कालकी आवश्यकताओंको पुरा करनेके लिए जिन वैधानिक पूर्वोपायोंकी 
व्यवस्था की जायेगी, उनके सस्बन्ध्में इस बातका खयाल रखना महामहिमकी 
सरकारका बुनियादी कत्तंव्य होगा कि सुरक्षित अधिकारोंकी रचना इस प्रकार की जाये 
ओर उनका प्रयोग इस तरहसे किया जाये जिससे नये संविधानके साध्यमसे अपना 


गोलमेज परिपद्‌के पूर्णाधिवेशनकी कार्यवाहीके अंग ४०९ 


शासन स्वयं चलानेके लिए पूर्ण दाय्रित्व भाप्त करनेकी दिल्ञामें भारतकी प्रगतिके 
सार्ग्म कोई बाघा उपस्थित न हो।” 

केक्रीय सरकारक्ते सम्बन्धर्मे तो मेने यह स्पष्ट कर दिया था कि जो दातें साफ- 
साफ तय की जायें, उनके पालन किये जानेका खयाल रखते हुए, महामहिमकी (भूतपूर्व ) 
सरकार विधायिकाके प्रति कार्यकारिणीके दायित्वके सिद्धान्तकों स्वीकार करनेके लिए 
तैयार है, बहातें कि विधायिका और कार्यकारिणी दोनोंका गठन अखिल भारतीय 
संधीय प्रणालीके आधारपर हो। उत्तरवायित्वके सिद्धान्तके साथ यह सर्मादा जुड़ी 
रहनेवाली थी कि वर्तमान परिस्वितियोंमें सुरक्षा तथा परराण्ट्र विभाग गवर्नर-जनरलके 
सुरक्षित अविकार-क्षेत्रमें रहेँ और वित्तीप मामलोंके सम्बन्धयें ऐसी झर्ते लागू करनों 
ही पड़ेंगी जो भारत-मन्त्रीके अधिकारोके अधीन स्वीकृत दायित्वोंके निर्वाहके लिए 
तथा भारतकी वित्तीय सुत्यिरता और साखको अल्ुण्ण बनाये रखनेंके लिए आब- 
इयक हों। 

और अन्‍्तमें, हमारा विचार यह था कि गवर्नर-जनरलको अल्पसंज्यक समुदायोंके 
संबैवानिक अधिकारोंको रक्षा करतेकी अपनो जिस्मेवारी तथा राज्यमें शान्ति कायम 
रखनेके अपने अन्तिम दायित्वके निर्वाहके लिए आवश्यक अधिकार दिये जायें। 

गत परिषद्के अन्तमें महामहिमकी सरकार भारतकों जो नया संविधात देनेका 
विचार कर रही थी, उसकी मोदी-मोटी बातें यही थीं। 

सहामहिमकी वर्समान सरकारमें मेरे सहयोगी गत जनवरी महीनेमें तय की 
गई उपर्युक्त योजनाकों अपनी नीतिके रूपमें पूरी तरहसे स्वीकार करते है। विशेष 
रूपसे वे अपना यह विश्वास पुनः व्यक्त करते हे कि भारतकी संवैधानिक समस्याका 
एकमात्र आशाजनक समाधान अखिल भारतीय संघको रचना करना ही है। वे इस 
योजनाके अनुसार दृढ़तासे काम करना चाहते हे और उत्त योजवाको कार्यरूप वेनेके 
सार्येम आज जो कठिनिाइयाँ हैँ उनपर विजय पानेंके लिए बे भरसक कोशिश करनेकी 
इच्छा रखते है। इस घोषणाकों पूर्ण रूपसे प्राधिकृत रूप देनेंके लिए, आपके सामने 
में जो बक्‍तव्य दे रहा हैं, उसे एक इबेतपन् (ह्वाइट पेयर) के रूपमें संसबंके दोनों 
सदनोंमें प्रचारित किया जायेगा और सरकार इसी हफ्ते संसदसे उसपर स्वीकृति 
देनेका अनुरोध करेगी। 

श्री गांधी: प्रवान मन्‍्ती महोदय और मित्रो, अध्यक्षके प्रति धन्‍्यवादका 
प्रस्ताव पस्तुत करनेका सौभाग्य तथा दायित्व मुझे प्रदान किया गया है, ओर इस 
दायित्व तथा गौरव-पदकों मैने अत्यन्त हपके साथ स्वीकार किया है। इस समय 
उस महत्त्वपूर्ण घोषणाके सम्बन्थमें, जिसे हमने अभी सुना है, कुछ कहनेकी आगा 
हममें से किसीसे नहीं की जाती “मुझसे तो और भी नही। अपनी सभाकी 
कार्यवाहीका गोभनीय तथा गिष्ड ढंगसे सचालन करनेवाला अध्यभ सदा वन्यवादका 
पात्र होता है-- चाह उस्त सभाके सदस्य सभा हीरा किये निर्णयों अथवा स्वयं 
अध्यक्षके निर्णयोंसे सहमत हो या नहीं। 


४१० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


श्रीमनू, में जानता हूँ कि आपपर दोहरा कत्त॑व्य-भझार था। आपको केवल 
परिषदुकी कार्यवाहीका शोभनीय तथा निष्पक्ष ढगसे सचालन ही नहीं करना था, 
बल्कि साथ ही अकसर महामहिमकी सरकारके निर्णयोसरे भी हमें अवगत कराते रहना 
पडा। और अध्यक्षके रूपमें आपने जो अन्तिम कार्य किया है वह यह कि जिन अनेक 
विषयोपर इस परिषद्ने विचार-विमर्श किया है उनपर महामहिमकी सरकारके 
सुचिन्तित निर्णय हमें सूचित किये है। यहाँ में आपके कत्तंव्यके उस हिस्सेके 
सम्बन्धमें कुछ नही कहना चाहता | लेकिन मेरे लिए अधिक हषका विषय तो, आपने 
जिस ढगसे परिषद्की कार्यवाहीका सचालन किया है, वह है। और आपने समयकी 
पावन्दीके सम्बन्धर्में अकसर हमें जो सबक दिया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता 
हैं। अध्यक्ष अकसर अपने इस बुनियादी कत्तंव्यकी ही उपेक्षा कर देते है, और मै 
स्वीकार करूँगा कि मेरे देशमें तो यह चीज इतनी आम है कि आदमी ऊब जाता 
है। हमें समयकी ठीक पाबन्दीका श्रेय प्राप्त नही है। अत , अध्यक्ष महोदय, भारत 
लौटनेपर अपने देश-भाइयोको यह बता देना मेरा सुखद तथा आवश्यक कत्त॑व्य होगा 
कि ब्रिटेनके प्रधान मन्‍्त्रीने समयकी पावन्दीका कैसा उदाहरण प्रस्तुत किया। 

आपने हमें अपने जिस दूसरे गुणका परिचय दिया है, वह है आपकी परिश्रम 
करनेकी क्षमता, जिसे देखकर चकित रह जाना पडता है। आपका लालन-पालन 
स्कॉटलैडकी कठोर जलवायुमें हुआ है, सो स्वभावत" आप नही जानते कि विश्वाम 
क्या होता है और न आपने हम छोगोको ही यह जाननेका अवसर दिया है कि विश्राम 
क्या होता है। अनुचित न माना जाये तो कहूँ कि आपने छगभग अभूतपूर्व कठोरताके 
साथ हममें से हर व्यक्तिसे काम लिया है। इन लोगोमे मेरे मित्र तथा समादृत भाई 
पण्डित मदनमोहन मालवीय-जैसे वयोवुद्ध व्यक्ति भी शामिल है और उतने ही वृद्ध 
मुझ-जैसे लोग भी आते है। आपने स्कॉटलैडवासीके योग्य निर्ममता दिखाते हुए मेरे 
मित्र तथा सम्माननीय नेता श्री भास्त्रीसे इतना काम लिया कि उन्हे विलकुल ही 
थका डाछा। आपने कल हमे बताया कि आप उनकी श्ञारीरिक अवस्थासे परिचित 
थे, किन्तु कत्त॑व्यके सामने आपने इन व्यक्तिगत सवेदनणीकताकी बातोकी कोई 
परवाह नहीं की। इसके लिए आपको जितना सम्मान दिया जाये, अपर्याप्त होगा । 
आपकी परिश्रम करनेकी इस अदभुत क्षमताकों मैं अपनी स्मृतिमे श्रद्धापुवंक सेजोकर 
रखूँगा। 

छेकिन इस सम्बन्ध मैं यह कहनेकी इजाजत चाहता हूँ कि यद्यपि मै 
भू-मध्यीय क्षेत्रके बहुत पास पडनेवाले ऐसे देशका निवासी हूँ जहाँकी आवोहवाको 
आरामतलबी वढानेवाली आबोहवा माना जाता है, फिर भी शायद वहाँ परिश्रम 
करनेमे हम भी आपसे होड छे सकते है। मगर इससे कोई फर्क नहीं पडता। कड़ 
आपने जो-कुछ कर दिखाया वह अगर इस बातका एक दुष्टान्त-्मात्र था कि आपमे 
परिश्रम करनेकी कितनी क्षमता है-- यहाँतक कि आप छगातार चौबीस-चौबीस घट 
तक परिश्रम कर सकते है, जैसा कि यदा-कदा आपकी कॉमन्स सभाने कर दिखाया 
है -- तो बेशक उस होडमें विजयी आप ही होगे। 


गोलमेज परिषद्के पूर्णाधिवेशनकी कार्यवाहीके अश ४११ 


इसलिए यह धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मुझे अतीव हर्षका अनुभव हो रहा 
है। लेकिन, एक और भी कारण है--और वह कारण शायद ज्यादा बडा है -- 
जिससे मुझे इस दायित्वको अपने ऊपर छेना चाहिए और इस सौभाग्यकी कद्र करनी 
चाहिए। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मुझे कुछ ऐसी सम्भावना दिखाई देती है-- कुछ ' 
इसलिए कह रहा हूँ कि मै आपकी घोषणाको एक बार, दो बार, तीन बार, बल्कि 
जितनी बार जरूरी होगा उतनी बार पढना चाहँगा, उसके एक-एक शब्दका अर्थ 
समझूंगा, अगर कोई गूढार्थ छिपा होगा तो उसको भी ग्रहण करना चाहूँगा और तभी 
इस निष्कर्ष पर आऊँगा---कि हम ऐसी मजिलपर पहुँच गये है, जहाँसे हमारे रास्ते 
एक-दूसरेसे अलग हो गये है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पडता) इस स्थितिके 
बावजूद आप हमारे हार्दिक तथा सच्चे धन्यवादके पात्र है। हमारे इस समाजमें हमारी 
यह नियति नही है कि यदि हम परस्पर एक-दूसरेका सम्मान करना चाहे तो उसके 
लिए हम सबमे विचार-सहमति हो ही। हमारे लिए यह सम्भव नहीं है कि हम 
सदा एक-दूसरेके मतोका पूरा सम्मान करे और हम एक-दूसरेके विचारों और इच्छा- 
ओको हमेशा स्वीकार करते रहे -- इस हृदतक कि हमारे पास सिद्धान्त नामकी कोई 
चीज रह ही नही जाये। इसके विपरीत, मानव-स्वभावकी गरिमा इस बातमें निहित 
है कि हम जीवनमे आनेवाले क्न्मावातोका वीरतासे सामना करे। कभी-कभी तो से 
भाइयोको भी एक-दूसरेसे अछग रास्ते पकडने पडते है। लेकिन अपने झगडेंके अन्तमे 
-- अपने मतभेदके बाद--वे यदि यह कह सके कि उनके मनमें कोई दुर्भावना नही 
थी और झगडो और मतभेदोके बावजूद उन्होंने ऐसा आचरण किया जो किसी 
सज्जनके योग्य था, किसी सच्चे सिपाहीकों शोभा देनेवाला था--मतलूव कि अगर 
इस अध्यायके अन्तमें मैं खुद अपने और अपने देशभाइयोके बारेमे और अगर 
सभव हो तो आपके और आपके देशभाइयोके विषयों ऐसा कह सका तो में कहूँगा 
कि हम जब एक-दूसरेसे अलग भी हुए तो शोभनोय ढगसे अछग हुए। में नहीं 
जानता - मै कौन-सी राह पकडृगा, मगर उससे कोई अन्तर नही पडता। यदि मुझे 
आपसे ठीक उल्टी दिल्लामें जाना पडे तब भी आप मेरे धन्यवादके -- मेरे हृदयकी 
पूरी गहराईसे निकले धन्यवादके पात्र है। 

अध्यक्ष : - « « इस प्रस्तावको प्रस्तुत करते हुए महात्मा गांधीने मेरे प्रति 
स्नेह और सौजन्पसे भरे जो घाब्द कहे उनके लिए में उनका बहुत आभारी हूँ। 
बस, एक ही बातपर उनसे मेरा झगड़ा है और में आाशा करता हूँ कि वे इसे कोई 
बड़ी बात नहीं सानेंगे ओर न इस सम्बन्धमें उन्हे कोई गलतफहमी होगी। वह बात 
यह हैः मेरी तुलूनामें वे अपनेको वृद्ध क्यों कहते है? उनके पास तो अभी जीवनके 
अनेक वर्ष पड़े हुए हे? पिछली रात १२ बजे जिसने भाषण दिया वह नौजवान 
भा -- युवा जादसी था। और जो उस समय अध्यक्षके आसनपर बेठा हुआ उससे 


१. धन्यवाद-अस्ताव सवैसम्मतिसे और हबे-ध्वनिके बीच स्वीकार किया गपा। 


४१२ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


काम ले रहा था, चह बृद्ध था। मेरी तुलनामें तो श्री गांधी युवक हे। में नहीं 
जानता था कि हम दोनोंमें से कौन ज्यादा बूढ़ा दिखता है-- छेकिन अगर आप 
/ परिचय-पुस्तिका ” (हु इज हू ) जैसे दस्तावेजोंको देखें, जिनमें कोई झूठी बात 
नहीं दी जाती, तो पायेंगे कि प्रकृतिके सामान्य नियमके अनुसार भरी गांधीकी तुलतामें 
मेरे जीवलका अन्त अधिक निकट है। (नहीं, ऐसा नहीं है।”) सो अगर किसीकों 
अधिवेशनके दी्घे-काल तक चलते रहनेंपर शिकायत होनी चाहिए तो वहु उस समय 
भाषण देनेवाले उस नौजवानकों नहीं, . . - बल्कि उस वुद्ध व्यक्षिको होनी चाहिए 
जिसने आपकी इस परिषद्की अध्यक्षता की, और जिसे आपने गत रातको दो बजे 
तक जगाये रखा और फिर परिषद्सें आपके सामने एक लिखित वक्तव्य देनेके लिए 
आज सुबह छः बजे ही जग जानेको सजवूर किया। शिकायत होनी चाहिए तो उसीको। 
लेकिन, मित्रो, मेने जितना-कुछ किया है वह अगर भारतके हकमें रहा है और यदि 
उससे आप सबको एक-दूसरेके निकट हानेमें कोई सहायता मिलो है तो मुझे उसपर 
कोई शिकायत नहीं है। 

केवल एक बात और है जिसके सम्बन्धर्में मे कुछ कहना चाहूँगा। मुझे इस 
बातसे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि मेरे सामने बेठें मेरे वयोवृद्ध मित्र (सर अब्दुल 
कयूम) ने इस धन्यवाद प्रस्तावका अनुमोदन किया। उनको और महात्मा गांधीकों किसी 
घातपर एक कर पाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस सम्वन्धर्मे इन दोनोंका सहयोग 
उस सुखद स्थितिका पूर्वानुमव है जो मुसलमानों और हिन्दुओं ! 

श्री गांधी : नहीं, हिन्दू नही! 

अध्यक्ष : श्री गांधी असंयत घाणीकी चूकोंको समझते है। 

श्री गाधी: लेकिन मै इस चूकको दरगुजर करता हूँ। 

अध्यक्ष : बे असंयत वाणीकी -- जैसी कि मेरी है-- चूकको समझते है, और 
मुझे कहना चाहिए था कि जब मुसलमान और हूसरे समुदाय एक हो जायेंगे। में 
श्री ग्रांधीके विचारोंको समझने रूगा हूँ, क्योंकि उन्होंने हमसे बराबर कहा है कि 
आप लोग अलूग-अलरूग वर्मोका प्रतिनिधित्व करते है और वे एक साथ उतर सबका 
प्रतिनिधित्व करते है। 

श्री गाधी: बिलकुल ठीक कह रहे है आप। 

अध्यक्ष : लेकिन आप दो आदमी एक-दुसरेसे सहयोग करनेको आगे आये और 
मिलकर एक स्कॉटलेडवासीके प्रति अपना आभार व्यक्त किया, इसके सुपरिणामकी 
ओर ध्यान दीजिए। तो महात्माजी, हम इसी तरहसे आगे बढ़ें; यही सबसे अच्छा 
रास्ता है; और किसी दिन आप यह भी समझ सकते हे कि यही एकमात्र राष्ता 
है। निएचय ही यह वह रास्ता हैं, जिसे अपनाकर हम अपने इस कार्यपर गर्व कर 
सकते है और अपने राजनीतिक कामका सम्बन्ध उच भव्य आध्यात्मिक प्रेरणाओसे 
जोड़ सकते है जो हम सबके अत्तित्वके मूलमें विद्यमान हे। 


वक्तव्य : समाचार-पत्रोको ४१३ 


एक और बात भी है। जब महात्माजी भारतमें अध्यक्षका आसन प्रहण करेंगे 
और थे मुझे इसको सूचना देंगे तो से वहाँ जाकर देखूंगा कि वे मेरे सुयोग्य शिष्यकी 
तरह बरत रहे हे या नहीं और आजकी इस सुबह उन्होंने “ समयकी पाबन्दी ” के 
जिस गुणके लिए मेरी मुक्त कण्ठसे प्रशंसा की है, उस पाबन्दीकों वे मुस्तेदी और 
सफलतासे कायम रखवा पाते हे या नहीं । 

तो अब में कामना करता हूँ कि आपकी वापसी यात्रा शुभ रीतिसे सम्पन्न 
हो। लौठकर आपको सुख और समृद्धि प्राप्त हो! और यह स्मरण रखिए कि हम 
सब एक ही उद्देश्यको पूरा करनेके लिए चुनें गये छोग हे, हम वफादारीके एक ही 
घागेसे बंधे हुए हे --- भारतके प्रति वफादारीके धागेसे । आप हमारे साथ कन्धेसे-कन्धा 
मिलाकर खड़े रहना और विचारोंका आदान-प्रदान करते रहना न भूलें; फिर अगर 
भाग्यने चाहा तो अपने पारस्परिक सहयोगके बरूपर हम उन समस्याओंका समाधान 
ढूँढ़ लेंगे जो आज हमारे सामने हे और भारतकों दुनियाके सामने एक स्वशासित 
और स्वाभिमानी देशके रूपमें देख सकेंगे। 

और अब से यह घोषणा फरता हूँ कि परिषद्‌ अन्तिम रूपसे स्थगित को 
जाती है।' 

[भग्रेजीसे ] 


इंडियन राउण्ड टेबल कांफरेंस (सेकेण्ड सेशन): प्रोसीडिग्स ऑफ द प्लेनरी सेशन्स, 
पृष्ठ २८९-३०० 


२३९: वक्तव्य : समाचार-पत्नोंको 


ल्न्दन 
१ दिसस्वर, १९३१ 


इस समय मै प्रधान मन्‍्त्रीके वक्तव्य अथवा परिषदुरमे जो-कुछ हुआ उसको लेकर 
उतना परेशान नही हूँ जितना कि भारतमे जो-कुछ हो रहा है उसके कारण हूँ। 
अग्रेजीकी यह कहावत बिलकुल ठीक ही है कि “ आनेवाली घटनाएँ अपना आभास 
पहले ही दे देती है।” तो भारतमें और खासकर वगालमे स्थिति इतनी बुरी हो 
चली है कि ऐसी आशा रखनेकी कोई युजाइश नही बच रही है कि परिषद्का कोई 
बड़ा परिणाम हो सकता है। मेरा तात्पर्य बगालमें पास किये गये उस ताजा अध्या- 
देशसे है जिसमे सरकारको उस चीजका मुकाबला करनेके लिए असाधारण अधिकार 
दिये गये हैँ जिसे आतकवादी प्रवृत्ति कहा गया है और एक हृदतक ठीक ही कहा 
गया है। लेकिन, अतीतके अनुभवोसे में यही निष्कर्ष निकालता हूँ कि सरकार अपना 


१. परिषद्‌ दिनके १९-३३ पर समाप्त हुई थी। 


४१४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


संतुलन खो बठी है जैसा कि उसके साथ किसी भी यूरोपीयकी हत्या अथवा हत्याके 
प्रयत्न किये जानेपर होता है। अपराधोसे मुझे सख्त नफरत है, छेकिन इस सम्बन्धमें 
मेरे सनमे कोई शका नहीं है कि आतकवादी प्रवृत्तिके जितनी फैलनेकी आशका है, 
उसकी तुलनामे सरकारकों दी गई सत्ता बहुत ही अधिक है। अगर मुझपर छोड 
दिया जाये तो में इसका मुकाबला साधारण कानूनके अधीन ही कर सकता हैँ। 

मुझे कहना चाहिए कि साधारण कानूनके अन्तर्गत भी कार्यकारिणीको बहुत 
व्यापक अधिकार प्राप्त है, और अगर सारी स्थितिपर विचार करनेके बाद हम 
शुद्ध गणितकी दृष्टिसि भी हिसाव रूगाकर देखें तो पायेगे कि बगारू जो-कुछ कर 
रहा है, वह बहुत अधिक बुरा नहीं है। इस हालतमे मूल कारणको द्वर करनेकी 
कोशिश करनेके वजाय भारत सरकार, बल्कि यो कहिए कि भारत सरकार और 
भारत-मन्त्रीकी सहायतासे वगाल सरकार रोगके नहीं, केवल उसके लक्षणके उप- 
चारमे ही लगी हुई है। सभी स्वीकार करते है कि आतकवादी आतकका सहारा 
केवल आतक पैदा करनेके उद्देश्यसे ही नहीं छेते। कोई भी बिना किसी उद्देश्यके 
अपनी जानको खतरेमें नही डालता है और मेरा खयारू है, इस बातको सभी स्वीकार 
करते हैँ कि आतकवादी अपने देशको स्वतन्त्र करानेकी आशासे ही इस तरीकेका सहारा 
लेते हैं। अगर वह स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाये तो निर्चय ही आतकवादी प्रवृत्ति नही 
रह जानी चाहिए और यूरोपीयो अथवा सरकारी अधिकारियोकी -- चाहे वे यूरोपीय 
हो या कोई और -- हत्या करनेके प्रयन्त तो बिलकुल ही नही होने चाहिए। इसलिए 
अगर मेरा बस चल्ले तो जहाँ मैं अपराधको बन्द करवानेके लिए सभी सामान्य कानूनी 
अधिकारोका उपयोग करूँ, वही दूसरी ओर यह जाननेकी भी कोशिश करूं 
कि स्वतन्त्रतासे आतकवादियोका आशय वया है और अगर जाँच-पडताल करनेपर 
उनकी माँगे मुझे सही छगे तो मैं सीधे उनको स्वीकार कर छूँ। फिर देशमे कोई 
आतकवादी प्रवृत्ति रह ही नही जाये। 

स्वर्गीय श्री चित्तरजन दास तथा उनके समयके और भी कई लछोकसेवी जनोने 
सरकारको यह उपाय अपनानेकी सलाह दी थी, छेकिन सलाह या तो अनसुनी कर 
दी गई या उसे पूरा-पूरा स्वीकार नहीं किया गया। छेकित ऐसे मामलेमे कोई जब 
भी अपनी ग़छती महसूस करके अपना कदम वापस छे के, वह काम समयसे ही 
किया गया माना जायेगा। मुझे बहुत भय है कि देश जिस पूर्ण स्वतत्त्रताके लिए 
तडप रहा है, वह जबतक उसे प्राप्त नही होती तबतक आतकवादी प्रवृत्ति समूछ 
नष्ट नही होगी। हे 

काग्रेंसने एक ऐसा तरीका अपनाया है जिससे सविनय प्रतिरोध और उसमें 
जो-कुछ समाया हुआ है वह चीज पूर्ण रूपसे आतकवादी प्रवृत्तिका स्थान हे सकती 
है। और मेरा निदिचत मत है कि काग्रेसके तरीकेके परिणामस्वरूप आतकवादी 
अपराधोपर बहुत हृदतक अकुश छगा रहा है। छेकित, अभी मै काग्रेसके तरीकेकी 
सफलताके विषयमे कोई बहुत बडो दावा नहीं करता। लेकिन मैं यह आशा करता 
हूँ कि सरकार फिर चाहे समझदारीसे काम छेना शुरू करे या न करे, कार्भ्ंस 


पत्र : हे० सॉ० छि० पोलकको ४१५ 


अपने रास्तेपर चलती रहेगी और इस तरह किसी दिन आतकवादी प्रवृत्तिको 
बिलकुल मिटा देगी। लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि प्रगतिकी रफ्तार बहुत धीमी 
है। मगर ऐसा तो हृदय-परिवत्तंनके सभी तरीकोके सम्बन्धमे सम्भावित है। 
लेकिन यह सब कहनेका तात्पयं यह है कि बगाल सरकार द्वारा अपनाये गये 
ये दमनकारी अधिकार, सत्ताके हस्तान्तरण तथा जैसी सच्ची स्वतन्त्रता भारत चाहता 
है वेसी सच्ची स्वतन्त्रता देनेकी यहाँ जो इच्छा व्यक्त की गई है, उससे सगत नही 
है। इसलिए, प्रधान मन्त्रीकी घोषणाका जो अर्थ है, उसको अलग भी रखे तो भी 
इस अध्यादेश तथा मेरी जानकारीमे भारतमे और भी जो-कुछ हो रहा है उस 
सबके परिणामस्वरूप मेरा ःमन आशकाओसे भर जाता है और हो सकता है कि अब 
काग्रेसके सामने आगे सहयोग करनेका कोई रास्ता ही न रह जाये। 
काश, यहाँ सही दिशामे लोकमत तैयार किया जा सकता! बगालमे जो-कुछ 
हो रहा है, अगर उसका सच्चा भारतीय विवरण यहाँ प्रकाशमे आये तो मुझे 
निश्चय है कि उसे किसी भी तरह बरदाश्त नहीं किया जायेगा। 
[अग्रेजीसे ] 
अमृतबाजार पत्रिका, ३२-१२-१९३१ 


२४०. पतन्न : हे० सॉ० लि० पोलकको 


लन्दन 
२ दिसम्बर, १९३१ 


प्रिय हेनरी, 

यह जानकर दु-ख हुआ कि तुम मुझसे बातचीत करनेको नही रुके और मकान- 
मालकिनको दो दिनोका अतिरिक्त किराया दे दिया। जो दार्तें तय हुईं थी, उनका 
तुमने खयाल ही नहीं किया। और अब तथ्योकों जाननेकी फिक्र किये बिना तुमने 
गलीचेके इस्तेमालसे उसमें हुई छीजनका हर्जाना देनेका आग्रह किया है। समृद्धिके 
बीच तथा धन और शक्तिशाली छोगोके सम्पर्कमे रहनेके कारण स्पष्ट ही अब तुम 
गरीबोंका प्रतिनिधित्व करने छायक नही रह गये हो। तुमको मालूम होना चाहिए 
कि मैं जो पैसा खर्च करता हूँ वह मेरा नही है। मे गरीबोका न्यासी हूँ और 
मुझे गरीबोका पैसा इस तरह बरबाद करनेका कोई हक नही है। और मेरे हाथमे 
आनेवाला एक-एक रुपया गरीबोके उस न्यासमें शामिल हो जाता है। मैने पहलेके 
सौदेके बारेमे, जब तुमने मकान-मालकिनको चेक दिया था, तुमसे कुछ नही कहा है । 
मुझे मॉड तथा एन्ड्रयूज दोनोसे बहुत सख्तीसे बोलना पड़ा था। मैने उम्मीद की थी 
कि उस घटनाके बाद मुझसे पूछे बिना कुछ नही किया जायेगा। मुझे इस चीजसे 


४१६ सम्पूर्ण गावी वाइमय 


बहुत चोट पहुँची है। अब बताओ कि गलीचेके बारेमें तुम मुझसे क्‍या करनेकों 
कहते हो। 


सस्नेह, 
भाई 

है० सॉ० लि० पोलक 

डी विअर गार्डन्स 

लन्दन 

अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १८३७३) से। 
२४१. भेंट: फिलिप हार्टोगकों' 
लन्दन 
२ दिसम्बर, १९३१ 


गत २० अक्दूबरकों रॉयल इंस्टिद्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्समें श्री गांधीने 
कहा था कि भारतमें पिछले ५० या १०० वर्षोमें साक्षरतामें कमी आई है।' उनको 
लिखा मेरा पिछला पन्न इसीके सस्बन्ध्म था। और उसमें मेने उनसे मुलाकातका 
समय भी भाँगा था। . . : में श्री गांधीसे मिलने श्ासके ४ बजे ८८, साइट्सब्रिज 
। पहुँचा और ५ बजेतक वहाँ ठहरा। वे बड़ी-सी अँंगीठीके सामने शारू ओढ़े एक 
सोफेपर छेढे हुए थे। साफ दीख रहा था कि वे बहुत थके हुए है, हालाँकि मेरे 
वहाँ पहुँचने और वहाँसे चलते समय वे सोफ़ेपर से उठे बिना मान हो नहीं रहे थे। 
उन्होंने कहा कि में तो समझता था कि मुझमें चाहे जितना फाम करनेकी शक्ति 
है, लेकिन अब मेरा शरीर जवाब दे रहा है। इसपर मेने कहा कि आप शायद 
बहुत थक गये हे और अभी बातचीत न करना चाहते हों, लेकिन उन्होंने बताया 
कि वे मुझसे मिलकर बड़े प्रसन्न थे और साथ ही मुझे पत्र लिखकर भेठका समय 
न देनेके लिए हृदयसे क्षमा भाँगी। 

उन्होने तुरन्त इस बातकों स्वीकार किया कि उस समय उनके पास अपने २३० 
अक्टूबरके वक्‍तव्योंकी सचाई प्रमाणित करनेको कोई तथ्य-आकड़े नहीं थे। इसपर भने 
जो दलोछक दी उसका उत्तर देनेकी कोशिश्ञ उन्होने नहीं की। मेने कहा कि आपने 
यंग इंडिया ' के ८ और २९ दिसम्बर, १९२० के अंकोंमें दोल्तराम गुप्तके लिखे जिन 
छेखोंकी टाइप की हुई प्रतियाँ मुझे दी है, उनमें शिक्षा-सम्बन्धी कोई आंकड़ा नहीं 
है और उनस सबसे बादकी जिस सरकारी रिपोर्टका-- अर्थात्‌ डॉ० जी० डब्ल्यू० 


' १, सर फिलिप हार्थेंग द्वारा ली गई मेंठ-वार्साकी टीपसे उद्धृत। 
२, देखिए “ भाषण : चैयम दाउसकी सभामें ””, २०-१०-१९३१। 


भेंट : सर फिलिप हार्टोगको ४१७ 


लीटनरके “हिस्ट्री ऑफ इंडिजिनस एजुकेशन इन पंजाब ' का -- हवाला विया गया है, 
वह १८८२ में लिखी गई थी और इसलिए उससे गत २० वर्षोमें भारतमें शिक्षाके 
उत्कर्ष अथवा अपकर्षका कोई प्रमाण नहीं सिल्ल सकता। इसपर उन्होंने कहा कि 
भी सहादेव देसाई (जो उस सनय वहाँ मौजूद थे) ब्रिटिश संग्रहालयमें इस विषयमें 
छात्रबीन कर रहे हे। भरी देसाईने स्वीकार किया कि अभीतक उन्हें कोई नई चीज 
नहीं मिल पाईं है। अब ओ गांधीने कहा कि में यंग इंडिया ! में उक्त छेख लिखने- 
वाले सज्जनसे पुछताछ करूँगा और भारत छौटकर आश्रमके कुछ सुयोग्य सिन्नोंसे 
इसके विषयमें छानबीन करनेको फहुँगा। फिर जो परिणाम सामने आयेगा, आपको 
तार द्वारा सूचित कर दूँगा। उसमें में आपको बता दूंगा कि ऐसी कोई सामग्री सिल 
पाई यथा नहीं जिससे आपको विश्वास हो जाये कि मेरी बातें सही थीं। अगर नहीं 
सिल्ली तो अपनी भूलके लिए मे पर्याप्त क्षमा-याचना करूँगा और अपनी बातें इस तरह 
वापस छूंगा जिससे उसकी जानकारी उससे कहीं अधिक लोगोंको हो सके जितने छोग 
उस सभासें मौजूद थे जिसमें मेत्रे उक्त वक्तव्य दिये। 

इसके बाद मेने उनको लीटनरकी पुस्तक दिखाते हुए उसके पृष्ठ ३ पर कही 
हुईं इस बातकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया कि पंजाबको पुरे भारतकी शिक्षाकी 
स्थितिका नमूना नहीं समझना चाहिए, बल्कि आबादी और पढ़नेवाले छोगोंके अनु- 
पातकी दृष्टिसे वह भष्य प्रान्त और बंगालके निचले हिस्सेसे बहुत पिछड़ा हुआ है। 
सेने कहा कि जहाँ श्री गुप्तने पृष्ठ २ पर होशियारपुरके सम्बन्धर्में दिये आँकड़ोंको 
उद्धृत किया है वहाँ पृष्ठ ३प९ कही गई इस बातका कोई उल्लेख ही नहीं किया 
है। मेने भ्री गांधीजो बताया कि १८८२ में ब्रिटिश भारतकी आबादी भोदे तौरपर 
२१ करोड़ थी और अब १९३१ में लगभग २७ करोड़ हो गई है, अर्थात्‌ मोदें तौरपर 
३० प्रतिशतकी वृद्धि हुई है, जबकि इस अवधिमें ल्लिठिश भारतमें शिक्षा प्राप्त फरने- 
वाले बच्चों और युवकोंकी संख्या लगभग २५ लाखसे बढ़कर १ करोड़ १० छाख 
हो गई है, अर्थात्‌ चार गुनेसे भी ज्यावा वृद्धि हुई है। इस हालतमें अगर इन ५० 
वर्षोमें साक्षरतामें कमी आई हो तो यह बड़े आइचर्यकी बात होगी। 

मेने यह भी बताया कि दूसरी ओर शिक्षा प्राप्त कर रहे छोगोंकी संस्याके 
आधारपर साक्षरताके सम्बन्धर्मे कोई अनुमान रूगाना असम्भव है। अपनी * एजुकेशन 
इन ब्रिठिश इंडिया” नामक पुस्तकर्मं हावेलने बताया है कि कई कारणोंसे, जिनमें 
एक बच्चोंका कम उच्नमें ही स्कूछोंसे हटा लिया जाना भी है, १९ वीं सदीके 
स्कूल लगभग बेकार ही थे। मेने इस बातका भी उल्लेख किया कि १९१७-२७ में 
बंगालमें ३००,००० से अधिक (असलो संख्या लगभग ३७०,००० है) बच्चोके दाखिलेके 
बावजूद चौथे द्जेंमें पहुँंचनेवाले छात्र-छात्राओंकी संख्यामें रयणभग ३०,००० की फमी 
आईं है और यह वह दर्जा है जिसमें छात्रोंके पहुंचनेके बाद ही वर्त्तमान परिस्थितियोंमें 
यह कहा जा सकता है कि उसने साक्षरता प्राप्त कर ली। 


४८-२७ 


४१८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 

मेने श्री गांधीकों बंगालमें साक्षरताकी स्थितिके सम्बन्धमें ऐडमकी ' रिपोर्ट ऑन 
वर्नाक्युदर एजुकेशन ऑफ १८३५-३८ ' से भी कुछ आंकड़े दिखाये और उनकी 
तुलना १९२१ को जनगणनाके आँकड़ों -- खण्ड ५, पृष्ठ ३०२-- से की। फिर मेने 
उसको उसी खण्डके पृष्ठ २८५ से १९११ और १९०१ के आँकड़े दिखाये, जिससे 
सिद्ध होता है कि बर्सा, बंगाल और मद्रासमें साक्षरता खूब बढ़ी है, यद्यपि इस 
अवधिमें पंजाब, बिहार, बस्बई तथा संयुक्त प्रान्तर्में बहुत कम या फोई भी प्रगति 
नहीं हुईं। श्री गांधीने क्षमा-याचनाके स्वरमें कहा कि “इन बातोंके सम्बन्धमें से 
बहुत कम जानता हूँ।” इसपर सेने कहा कि यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि आपको 
बहुत-सी और बातोका भी तो खयाल रखना पड़ता है। 

भेंट-वार्त्ताक लगभग अन्तमें सेने कहा कि से आशा करता हूँ, अब आप अपनी 
शक्ति शान्तिके ही पक्षमें रूगायेंगे। उत्तरमें उन्होंने कहा कि कल सेने जो-कुछ कहा, 
वास्तवसें मेरा आशय भी वही था। अर्थात्‌, में प्रधान मन्‍्त्रीकी घोषणाकों बार-बार 
पढेंगा । उन्होंने यह भी कहा कि इस भामलेमें कांग्रेसको कोई सलाह देनेके सम्बन्धमें 
मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, इसे में महसूस करता हूँ। उन्होने यह भी 
बताया कि अगले शुक्रवारको सर सेम्युअल होरसे मिलनेके खयालूसे भेने प्रस्थानकी 
तिथि स्थगित फर दी है, क्योंकि सर सैम्युअछने कहा है कि संसदकी बहसमें व्यस्त 
रहनेके कारण अभी (बुधवार और गुरुवारको) उनके पास समय नहीं होगा। इसपर 
मेने कहा, “मुझे पुरा चिदवास है कि आपको इस बातकी प्रतोति हो गईं होगी कि 
अंग्रेज लोग, इस समय भारतको जो-कुछ दिया जा सकता है, बह देनेकी हाविक 
इच्छा रखते हे।” उत्तरमें उन्होंने कहा: 

हाँ, लेकिन एक बात है कि जो अग्नेज हृदयसे मानते है, लेकिन में इस चीजको 
नही समझ सकता। वे मानते हैं कि हममे विशेषज्ञोकी सहायतासे भी अपना कार्य 
व्यापार स्वय सभालनेकी योग्यता नहीं है। जब मै युवा था और मेरे पिता एक 
राज्यके दीवान थे, उन दिनो मैं एक दूसरे राज्य (जूनागढ)के दीवानके बारेमे 
जानता था। वे अपने हस्ताक्षर भी मुश्िकिल्से कर सकते थे, लेकिन वे बडे होशियार 
आदमी थे और उस राज्यके कार्य-व्यापारका सचालन अद्भुत सफलतासे करते थे। 
वे जानते थे कि उनको किन व्यक्तियोसे सलाह लेनी चाहिए और वे उन्हीसे सलाह 
छेते थे। जब मैने रुपयेकी विनिमय-क्षमताके विषयमे आपके प्रधान मन्त्रीसे बात की 
तो उन्होने मुझसे कहा कि विनिमय-दरोके बारेमे वे कुछ नहीं जानते और यद्यपि 
प्रधान-मन्त्रीकों सब-करुछ अपने ही तामपर करना पडता है, लेकिन वास्तवमे उसे 
विशेषज्ञोकी सलाहपर निर्भर रहना पडता है। हमे अतीतमे अपना झासन आप 
चलानेका अनुभव है और अब भी हम उतनी ही खूबीसे उसे चला सकते है। 

भेंद-चार्ताका अन्त सेने यह कहकर किया कि में झान्ति-प्रिय आदमी हूँ और 
किसी विवादमें नहीं पड़ना चाहता, लेकिन “जरनेल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स ' में मुझे 
ये तथ्य देने हो पड़ेंगे। इसपर मुझे भी गांधीकी मूक सहमति मिल्‍ गई। मेने उनके 


भेंट : सर फिलिप हार्टोगको ४१९ 


आनन्दपुर्वक भारत लछौटनेकी कामना करते हुए कहा कि आशा है, मेरी बातचीतसे 
आपको ऊब नहीं हुई होगी। उत्तरमें उन्होंने कहा कि नहों, आपसे मिलकर सचमुच 
में बड़ा प्रसन्न हुआ और आज्ञा करता हुँ कि आगे आपसे सम्पर्क बनाये रखूंगा। - - « 

श्री गांधीने कहा, मेने ब्रिटिश सरकारपर देशी स्कूलोंको नष्ट करनेका आरोप 
नहीं लूगाया। बल्कि यह कहा था कि प्रोत्साहन न देकर उसने उन्हें स्वभावतः 
दम तोड़ देनेको छोड़ विया। 

इसके वाद मेने श्री गांधोको बताया कि में उनकी इस बातको स्वीकार कर 
सकता हूँ कि सावंत्रिक प्राथमिक शिक्षा अभी बहुत दूरकी चीज है, और मेरी 
समितिने अनुमान रूगाया है कि प्रतिवर्ष १९ करोड़ अतिरिक्त खर्च करनेपर ८० 
प्रतिशत छड़कों और लड़कियोको प्राथमिक स्कूलतककी शिक्षा दी जा सकेगी। इसपर 
श्री गांधीने सुझसे पुछा कि क्‍या में ऐसा समझता हूँ कि अगर बच्चोंको माध्यमिक 
स्कूलोंतक पढ़नेकी सुविधा न हो तो प्राथमिक स्कूलतक पढ़नेसे कोई खास फायदा 
होगा। मेने कहा कि उसके बाद तो वही कदस उठाया जायेगा, और देशी भाषाओके 
भाध्यसिक स्कूछोंको प्रोत्साहन देना में बहुत महत््वकी बात समझता हूँ -- केवल बच्चोके 
लाभके लिए ही नहीं, बल्कि इसलिए भी कि उनसे प्राथमिक स्कूलोंके लिए शिक्षक 
प्राप्त होंगे। मेने इस बातपर अपता खेद प्रकट किया कि बंगालको देशी भाषाओंके 
माध्यसिक स्कलोंसे चिढ़ है और वह अंग्रेजी पढ़ानेवाले माध्यमिक स्कूलोंपर ही आग्रह 
रखता है। 

इसके बाद हमने लड़कियोंकी शिक्षाकी चर्चा की और मेने अपनी समितिके 
इस सतको उद्धत किया कि शिक्षा-प्रसारकी सभी योजनाओं लड़कियोंकी शिक्षाको 
प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री गांधीने इस सम्बन्धसें मुझसे पूर्ण सहमति प्रकट की 
लेकिन साथ ही कहा कि में अपने मनमें सोचता हूँ कि क्‍या प्राथमिक शिक्षा प्राप्त 
कर लेनेंसे लड़कियों आगे चलकर बेहतर माताएँ बन सकेंगी। भी गांधोने कहा कि 
अभी सेने आपकी समितिकी, रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९४०८)से, सौजन्य . इडिया ऑफिस 
लाइब्रेरी 


२४२. भेंट: समाचार-पन्नोंके प्रतिनिधियोंको 


ल्न्दन 
३ दिसम्बर, १९३१ 
मध्यरानिसे कुछ पहले कोई ४० पत्र-प्रतिनिधि महात्मा गांधीसे मिले। महात्माजी 
अपने साइट्सब्रिज कार्याल्यके एक छोटे-से कमरेमें अंगीठीके सामने पालथी सारकर 
बैठे हुए थे और पतन्न-प्रतिनिधि भी फर्शपर ही उनके इर्द-गिर्द बैठे हुए थे। उन्होंने 
उनसे कहा कि से प्रधान मन्‍्त्रीके वक्तव्य अथवा कॉमन्स सभामें हुई बहस, किसीके 
सम्बन्धर्में अन्तिम रूपसे कुछ कहनेमें असमर्थ हें, लेकिन आपको इस बातके लिए 
आइवस्त करता हूँ कि उस वक्तव्य तथा बहस दोनोंको पूरी तरह समझानेके लिए 
में जो-कुछ कर सकता हूँ वह करनेके बाव ही किसी निष्कर्षपर पहुँचूँगा। उन्होंने 
कहा कि सेरे किसी भी निष्कर्षका तबतक कोई महत्त्व नहीं होगा जबतक कि उसे 
कांग्रेस कार्य-समितिके सामने पेश नहीं किया जाता और वह उसे स्वीकार नहीं कर 
लेती । 
महात्मा गांधीने संविनय अवज्ञाके सम्बन्धन अपनी घोषणाकों दोहराया और 
प्रधान सन्‍्त्रीके वक्‍्तव्यके बारेमें बनी अपनी इस अस्थायी रायकों फिरसे जाहिर किया 
कि उसका मतलब यह है कि हम ऐसी संजिलपर पहुँच गये है, जहाँसे हम दोनोंके 
रास्ते अछूग हो जाते हे। किन्तु उन्होंने यह भी कहा कि मेने जिस प्रकार इसका 
अध्ययन फरनेका थादा किया था, उस अ्रकार अभीतक इसका अध्ययन नहीं कर 
पाया हूँ। महात्मा गांधीने कहा कि एक बार पुनः अग्निपरीक्षासे गुजरनेके लिए पूरे 
राष्ट्रका आह्वान करना बहुत बड़ी जिम्सेदारीकी बात है। इसलिए में गम्भीरतापुर्वक 
विचार किये बिता सघितय अवज्ञा फिरसे शुरू फरनेकी सलाह दूंगा, ऐसी सम्भावना 
नहीं है; लेकिन बंगाल अध्यादेश जिस दमन-तीतिकी सूचना देता है, उस नीतिपर 
आग्रह करते रहनेंका परिणाम यह हो सकता है कि हमारा सोचा हुआ बिलकुल 
उलट जाये और राष्ट्रीय स्तरपर सविनय अवज्ञा शुरू हो जाये। महात्मा गांधीने 
यह घोषणा करते हुए कि इस अध्यादेशका कोई ओचित्य नहीं है; भागे कहा: 
भारतसे रवाना होते हुए मेरी जो मनःस्थिति थी, आज वह उससे कुछ अधिक 
निराशापूर्ण नही है। अपनी आन्तरिक शक्तिके बलपर हम जितना पानेके पात्र है, 
उससे कुछ भी ज्यादा पानेकी आशा मैने कभी नहीं की थी। ग्रोलमेज परिषद्की 
वार्ताएँ यह जाननेका एक तरीका साबित हुई है कि आज जिनके हाथोमे सत्ता है, 
उनकी तुलनामे हममे कितनी शक्ति है। जाहिर है कि हम विफल हो गये है। इस- 
लिए काग्रेसको फिरसे शक्ति-संचय करनी चाहिए ताकि वह अपना काम करनेके लिए 
आवश्यक क्षमताका विकास कर सके। 


बातचीत हॉरे विन तथा अन्य लोगोसे ४२१ 


महातग गांधीकत विचार था कि इंग्लेंड आकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। 

उन्होंने कहा कि मेरा परिबद्के बाहरका कोम परिबद्के अन्दरके कामसे ज्यादा महत्त्व- 
पूर्ण साबित हुआ है। अगर सरकार समझौते तया छोकमतका ध्यान रखकर चलनेकी 
नीतिका अनुगमन करे और प्रधान भसनन्‍्त्रीकी घोषणामें कांग्रेसकी साँगोंके स्वीकार किये 
जानेकी गुंजाइश हो तो में वार्त्ता जारी रखनेकों तैयार हूँ। उस हालतमें में अपने 
देशभाइयोंकों पूरे हृदयसे सहयोग करते रहनेकी सलाह दूंगा। सहात्मा गांधीको इस 
बातके लिए खेद था कि वे श्री चंचल तथा कुछ अन्य लोगोंसे नहीं मिल पाये। 
वे २८ दिसस्वरकों भारत पहुँचनेंकी आशा रखते हे। 

[अंग्रेजीसे | 

हिन्दुस्तान टाइम्स, ६-१२-१९३१ 


२४३. बातचोत : हॉरेबिन तथा अन्य लोगोंसे' 


लत्दन 
३ दिसम्बर, १९३१ 
हॉरेबिन : सरकारके प्रस्ताव ऊपरसे देखनेमें तो इतने सही है कि खतरनाक 


सालूम होते है। 

गाधीजी : इस घोषणाकों पिछले सालकी तुलनामे प्रगतिका सूचक नही कहा 
जा सकता। बल्कि एक महत्त्वपूर्ण मामलेमे तो इसे एक कदम पीछे हटना ही माना 
जायेगा। सचमुच ऐसा नहीं है कि कोई कदम पीछे हटाया गया है, लेकिन जहाँ 
गत वर्षके प्रस्ताव अस्थायी थे, इस वर्षके प्रस्तावोमे परिवत्तंनकी कोई गुजाइश नही 
रखी गई है। वे अस्थायी नहीं, बल्कि अन्तिम है। पिछले वर्षके प्रस्तावोकी स्वीकृति 
सघ-सरचना समितिकी सिफारिशोपर निर्भर है। मगर ये प्रस्ताव गत वर्षके प्रस्तावों 
की तुलनामे कड़े, अपरिवत्तंनीय है -- उदाहरणके लिए वित्त-सम्बन्धी सुरक्षात्मक पूर्वो- 
पायोको ले सकते है। मुझसे कहा गया कि गत वर्षके निष्कर्ष अन्तिम नहीं थे और 
इसीलिए मैं यहाँ आया भी। घोषणामे|ं सघ-सरचना समितिके निष्कर्षोको स्वीकार 
किया गया है। हर रिपोर्टमे एक-त-एक असहमति दर्ज है, छेकिन उसमे यह नही 
कहा गया है कि असहमति किसने व्यक्त की। यदि प्रत्येक पक्षके समर्थकोकी सख्याका 
विचार किया जाये तो काग्रेसका मत शेष सभी पक्षोके मतोके योगसे भी अधिक 
बजनदार साबित होगा। 

प्रतिरक्षा और वित्तको ताजके अधीन रखा गया है। यह स्थिति किसी भी 
तरह स्वीकार करने योग्य नही है। जबतक द्वार-रक्षक और खजानेपर अपना अधि- 


१. बातचीत शामके समय हुईं थी। 
२५ पहली गोल्मेज परिषद्र्मे रखे गये प्रस्ताव | 


डर सम्पूर्ण गावी वाइमय 


पु 


मैने कहा कि, अगर भारतीय इसे स्वीकार करेगे तो जपनेकों उपहासका पात्र वनायेंगें 
यह बहुत ही अपमानजनक स्थिति है। इसमें ब्ेंईमानी भी है। सरकारकों कहना 
यह चाहिए था कि हम आपको इन विपयोका नियन्त्रण सौपनेकों तैयार हैं। छेकिन 
बह तो सक्रान्तिकालीन सुरक्षात्मक पूर्वोषायोक्ती बात कर रही है। 

अब आप इस चीजपर, जो-कुछ वयारूमे हो रहा है, उसके प्रकाणमें विचार 
कीजिए। यह अध्यादेश अत्यन्त आपत्तिजनक है। अत्यन्त आपत्तिजनक तो रौलट 
अधिनियम भी था, किन्तु बह उससे भी वहत अधिक आपत्तिजनक है। यह हमें 
गदरके जमाने और सैनिक-आननके दिनोकी याद दिल्यता हैं। दस्कमछ यह 
सैनिक-भासनसे भी वदतर हैं। सैनिक-शासनमे तो किसी निर्णयकों विचार करके 
बदला भी जा सकता है, लेकिन यहाँ नहीं। यह तो कानून समर्थित सैनिक-बासन 
है। हत्या करनेके प्रवत्वका दण्ड फॉसीपर चढ़ा ठिया जाना तब किया बया हैं। 
कोई अपील नहीं की जा सकेगी, मुकदमोंकी तुतवाई बन्द कमरोमे होगी. अनुभवहीन 
नौजवानोंकों मुकदमेकी सुनवाईका अधिकार होगा, और वे चाह तो पुल्सि-अधि- 
कारियोको भी वह अविकार दे सकते है। जो-कुछ आबरलैडमे हआ वह इससे बुरा 
नहीं था, आम जनतासे फरार छोगोकों अधिकारियोके हवारें करनेकी अपेला की 
जायेगी। इसका मतसूव तो सारे वयारूकों सजा ठेना होगा। जनताका बारस जा 
अपराध किये गये, वे निव्चय ही बुरे थे, छेकिन सरकारने सैनिक-भासनके अवीन 
जो वदला लिया वह तो भयंकर था। 

जव मैँ उक्त घोषणाको इस अध्यादेशके प्रकामर्मे देखता हें तो मुझे नहीं छयता 
कि सरकार सत्ता हस्तान्तरित करना चाहती हैं। जो थोडी जिम्मेदारी दी जानेवाली 
है, वह तो छाया-मात्र है। जाहिर है कि इन वावाओंके कारण उनको निभा पाता 
हमारे छिए मुब्किल होगा और तब इस वातकों हमारे खिलाफ हमारी अयोग्यताके 
एक सवृतकी तरह पेश किया जायेगा। आजकी विधानसभाकों ही छीजिए। जिन 
प्रस्तावोकों सरकार द्वारा मनोनीत सदस्योने भी लगभग अस्वीकार कर व्गा वे प्रस्ताव 
पास हो गये। वजटके मामलेमे भी ऐसा ही हुआा। आज जब आपको सिफ दमन-हाँ- 
दमनको झेलना पड़ रहा है तो करूकों उत्तरदायी बालन कने मिल जायेगा £ दक्षिण 
आफ्रिकार्मे जब उत्तरदायी थानन आया तो स्वाभाविक रीतिते आबा। छागर जानत 
थे कि वह आ रहा हैं। जीवन्त विकासकी हर प्रक्रिया ऐसी ही होती हूं। यहाँ दा 
वैसी कोई वात ही नहीं हैं। लेकिन यह सब कहने हुए मेर घ्यानम वह वात दे 5 
है कि वत्त॑मान प्रस्ताव अस्थायी है, इनमें कुछ परिवत्तेन किये जा नकते हैं बौर 
अध्यादेश दो-तीन हिनोमें रह कर दिया जावय॑गा। 

रेंच: में तो यही महसूस करता हूँ कि स्थितिमें बहुत वड़ा परिवर्तन हुमा 
है। रॉदरमेयर और चचिलका कोई विशेष महत्त्व नहीं है। मैकडॉनाल्डका वक्तव्य, 
जैसी मेने आशा की थी उससे अच्छा ही है, दोरी वहुमत जहाँतक गया, वहतिक 
जायें, इसमे अच्छी स्विनिक्तो आय कह्यना नहीं कर सकते। आप तौन साल इल्तजार 


कार न हो तबतक कोई भी व्यक्ति अपने घरका मालिक नहीं हो चकता। इच्चीलिए 
| 


(के 


बातचीत : हॉरेबिन तथा अन्य लोगोसे ४२३ 


क्यों नहीं करते? ग्रेट ब्रिदेनको यह दिखानेका मौका तो दीजिए कि वह सचमुच 
ईमानदार है। 

गाधीजी . यहाँ आयरलैडवाला दृष्टान्त लागू नहीं किया जा सकता। आयर- 
लैडके मामलेमे भी वार्त्ता तो चली थी, लेकिन वारत्ताके दौरान दमनकी कार्रवाई नही 
को गई थी। लेकिन भारतके मामलेमे तो इधर बातचीत चल रही है और उधर 
दमन सर सैम्युअछ होरने साफ कहा “मुझे आप लोगोकी योग्यता या क्षमतामे भरोसा 
नहीं है।” अगर आप यह कहे कि जो-कुछ चचिल कहते है उसके आधारपर हमारे 
सम्बन्धमे कोई धारणा कायम न कीजिए तो इस बातकों मै मान रूगा। छेकिन अगर 
आप यह कहे कि जो-कुछ मैकडॉनाल्ड या लोथियन कहते है, उसके आधारपर हमारे 
सम्बन्धमें कोई राय कायम मत कीजिए तो यह चीज मेरी समझमें नहीं आ सकती । 
होर बडे खरे ढगके आदमी है, बातके पक्के और ईमानदार, छेकिन वे बहुत जिद्दी 
और सख्त है, जिस बातपर अड जाते है, अडे ही रहते है और भारतीय इतिहासके 
बारेमे उन्होने ऐसे अज्ञानका परिचय दिया है कि आइचयें होता है। उन्हें लगता 
है कि भारतमे अग्नेजी शासन हमारे लिए एक निश्चित वरदान साबित हुआ है। 
वे मानते है कि इस विश्वासके बिना वे इस शासनकों चला ही नही सकते। दूसरे 
लोग भी करते तो यही है, मगर जो-कुछ होर कहते है, वे कहते नही। 

लास्की : मगर पुरा भन्त्रिमण्डल अध्यादेशको ठीक नहीं मानता। आपकी बातकों 
में एक हृदतक तो सही सालूंगा। 

गाधीजी : नही, अगर ऐसी बात है तो मन्त्रिमण्डलके सदस्योको त्यागरपतन्र दे 
देना चाहिए। यह तो मनको क्लेश पहुँचानेवाली स्थिति है। यह बिलकुल असह्य 
स्थिति है। इसको मिटानेकी कोशिशमे मै खुदकों भी मिटा देनेके लिए तैयार हूँ। 
अगर इस तरहके मामलेमे आप चुप रहते है तो उसका मतलरूब है कि आप भी 
अपराध कर रहे है। 

लास्की : लेकिन इसपर जरा हमारे दृष्ठिकोणसे तो सोचकर देखिए --- इस 
दृष्टिकोणसे कि प्रधान मन्‍्त्रीने एक बहुत ही चतुराई-भरा कवम उठाया है। उन्होंने 
अन्तिम निर्णयकी घड़ी ठारू दी। उन्होंने आपके लिए अपना अगर रुख तय करना 
मुशिकिल फर दिया है और इसी तरह हमारे लिए भी। मुझे रूगरता है कि आपको 
उनसे अपनी सदाह्ययताका पूरा प्रमाण देनेको कहनेका अधिकार है। अगर आपकी 
स्थितिसें में होता तो उनसे बंगारू अध्यादेशकों पुरा-पूरा बदल देनेको कहता। उनसे 
बजाय यह कहनेके कि आपने घोर अपराध किया है और हमारा आपसे कोई सरो- 
कार नहीं है, आप उनसे, बंगालमें जो-कुछ हो रहा है, उसका स्पष्टीकरण करनेकों 
कह सकते हे। इसके अलावा विभिन्न समितियाँ है। उनमें सही ढंगके लोगोंको स्थान 
दिये जानेकी माँग करके आप उनकी सदाशयताकों परसनेका आग्रह कर सकते हे। 
आपकी स्थितिमें में होओं तो मे इन समितियोंमें कांग्रेसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिये 
जानेंकी मॉग करूँ। और तीसरी बात यह कि अगर आपको जगह में होऊँ तो 


डरे४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


में उनसे कहें कि जिन विवयोंके लिए केख्ोय सरकार उत्तरदायों है, उनके संचालनमें 
भारतीयोंको उत्तरोत्तर अधिकाधिक हाथ बेंटानेका मौका देकर अपनी संदाशयताका 
प्रमाण दीजिए। इस विषयोक्तों ऐसा समझकर चलना कि इनमें किसी ओरसे किसोकों 
दखल देनेकी हजाजत ही नहीं दी जा सकती, भारी भूल है। में चाहता हें कि एक 
खास अवधिके अन्दर आप सरकारकों यह समझानेकी कोशिश कीजिए कि अगर चह 
आपको संतुष्ठ करनेके लिए तेयार है तो आप ग्रोलमेज परिषद्‌ हारा शुरू किये 
गये कामसमें सहयोग करते रहेगे। उसके बाद अगर आपको जरूरी लगे तो सविनय 
अवस्ञा शुरू कीजिए । 


गाघधीजी : आपकी कठिनाइयोका विचार न करूँ तो भी सत्याग्रहीके नाते मै, 
जो-कुछ आप कह रहे है, उसके अछावा और कुछ कर भी नहीं सकता। कलकी 
बातचीतमे में वही सब करने जा रहा हूँ जो आपने सुझाया है। में यह नहीं कहूँगा 
कि रक्षात्मक पूर्वोषायोकों टुकड़ोमे वाँठा जा सकता है। कुछ विषयोको ताजके अधीन 
बरकरार रखकर उनमें से कुछ चीजें हमे सौप दी जाये, इसमें में कोई राभ नहीं 
देखता। फिर भी ऐसे रक्षात्मक पूर्वोषाय सोचे जा सकते है जिनसे भारतकों और 
अग्रेजोकी जानकों निरापद बनाया जा सकता हो। निश्चय ही मैं इस तरहके कुछ 
उपाय सोच निकाूँगा। मुझे समितिमे इन उपायोर्में परिवर्तन करनेकी सुविधा होनी 
चाहिए। अगर ऐसा हो तो मैं उनपर विचार करूँगा, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते 
है कि यह नहीं हो सकता, तो फिर हमारा इससे कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। 
जहाँतक हुकूमतमें भारतीयोके शामिल किये जानेकी वात है, इससे मुझे सन्तोष नही 
होगा। तीतिमें आमूछ परिवत्तेव होना चाहिए। सरकारकों छोकमतका खयाल रखकर 
चलना होगा। उसमे कांग्रेसकी मनोवृत्तिवाले छोगोको स्थान देना होगा। इस वध्या- 
देशका लक्ष्य कांग्रेस है। आतकवादका मुकावछा जरूर करना चाहिए, डैकिन जो 
हुकूमत खतरे उठानेकों तैयार न हो उसे हुकूमत करनेकी बात सोचनी ही नहीं 
चाहिए और दूसरोंके लिए स्थान खाछी कर देना चाहिए। राष्ट्रपति कार्नोट ' अपनी 
सुरक्षाके वारेमें आइवस्त नहीं थे। क्लीवर्लैण्ड की हत्या कर दी गईं, छेकिन इससे 
अमेरिकाने अपना आपा नहीं खो दिया। आप पूरे राष्ट्रकों पुसत्वहीन वना देनेंकी 
बात कैसे सोच सकते है ? हत्यारोके सिर बखूबी काट छीजिए, छेकिन उनके भाता- 
पिताओके सिर तो न काटिए, गाँवोकों तवाह व कीजिए। उनके प्रति गाँवोकी मूक 
सहानुभूति तो होगी ही। उसे आप नही रोक सकते | अगर आप उनका दमन करेगे 
तो इसका सतलब उन्हे और भी भडकाना होगा। आतकवादियोको विवश कर देनेके 
लिए हर सम्भव कदम हम उठायेंगे। छेकिन ब्रिटेनकी मनोवृत्ति इससे ज्यादा इुछ 
करनेकी नहीं है। दक्षिण आफ्रिकामे प्रधान मन्त्रीके इस करतबकों “ मजाक करना 


१, मेरी फ्रैकाइस सैडी (१८३७-१८९४), फ्रांसीसी गणतन्त्रके चोये राष्ट्रपति! ह 
२. शायद भूछसे राष्ट्रपति विडियम मैक-किन्छेके स्थानपर यह नाम दे दिया गधा है। १९०१ 
एक भआतकवादीने राष्ट्रपत्ति मैक-किन्झेकी हत्या कर दी थी। 


बातचीत : हॉरेबिन तथा अन्य छोगोसे ४२५ 


कहा जायेगा। क्या गोलमोलछ घोषणा उन्होने की ? मैं इसका अच्छेसे-अच्छा उपयोग 
करना चाहता हूँ, इसका जो अच्छेसे-अच्छा अर्थ लगाया जा सकता है, वह अर्थ 
छगाना चाहता हैं और इसी घोपणासे प्रधान मन्त्रीको बाँध देनेकी कोशिश करना 
चाहता हूेँ। लेकिन सरकार यह समझ ले कि भारत बगालको धूल चाटते नही देख 
सकेगा । अगर सारी आजमाइशके बाद यही पता चला कि इस घोषणाका अर्थ केवल 
वही है जो में अभी लगा रहा हूँ तो हमारे सामने केवल एक ही रास्ता रह 
जायेगा | 

किरसले सार्टिन: होरका मैकडॉनाल्डसे झगड़ा हुआ और उसमें मैकडॉनाल्ड 
जीत गये। इस बातका खयाल करके भी आपको संयमसे काम लेना चाहिए। 

गाधी भारतकी परिस्थितियाँ जैसी यहाँसे जान पडती है वैसी ही बनी रहती 
है तव तो सयमकी वात करना बेकार है। दक्षिण आफ्रिकामे हम सोलहसे सोलह 
हजार हो गये थे। 

किससले सा्टित ः कुछ नये नियम बनाना तो आप जरूरी मानते हे? 

गाधीजी : अगर साधारण कानूनसे परिस्थितिका मुकाबछा नहीं किया जा 
सकता हो तो मै विशेष अधिकार अख्तियार करनेके पक्षमे होऊँगा। में चार्ल्स टेगॉर्टको 
भी जानता हूँ। उन्होने तो औचित्यके खयालकों बिलकुल ताकपर ही रख दिया था। 

नेविन्सन ः आप क्या-क्या परिवत्तन चाहेंगे? 

गाधीजी . मैं तो केन्द्रमे पूर्ण उत्तरदायी सरकार चाहूँगा। केसद्रीय विषयोकी 
हृदतक प्रान्त केन्द्रके प्रति उत्तरदायी होगे, छेकिन शेष बातोमे पूर्ण स्वायत्तताका 
उपभोग करेगे। में द्िसदनीय विधायिका नहीं चाहूँगा। हम कॉमन्स सभाकी नकल 
नहीं करना चाहते। 

लास्की : आपका मतलब हलॉर्ड सभासे है। 

गाधीजी : नही, प्रथम सदनकों लेकर भी मै चिन्तित हूँ। अगर आपके यहाँ 
आयरलैड, स्कॉटलैंड और इग्लैडके लिए अलग-अलग विधानमण्डल होते तो आपको 
कॉमन्स' सभा अवश्य ही छोटी होती। मैं तो वयस्क मताधिकारके विना सत्तुष्ट नहीं 
होऊँगा । अगर वयस्क मताधिकारकी व्यवस्था हो जाती है तो अस्पृश्योको सहज ही 
बहुत बडा अधिकार प्राप्त हो जायेगा। मेरा मापदण्ड यह होगा कि प्रतिनिधि इस 
बातको जाने कि वे क्या कह रहे है और वे किसी भी तरह भ्रष्ट और वेईमान 
न बन सके। लेकिन क्या आपको यह भरोसा है कि लिवरल दल परिवर्तन करा 
सकेगा ? मैं मानता हूँ कि उसके इरादे नेक है छेकित अपने इरादोको कार्यात्वित 
कर सकनेकी उसकी क्षमतामे मुझे विश्वास नहीं है। जहाँतक भारतका सम्बन्ध है, 
मतदाता इसे अपने मनकी नही करने देगे। लेकिन इसमें कोई वात नही है। अगर 
गूजाइश हो तो मै प्रतीक्षा करनेंके लिए तैयार हूँ। में आपमें से हर-एकका सक्रिय 
समर्थन और सहानुभूति चाहता हूँ। मै आपको सन्तुष्ट करनेकी कोशिश करूँगा, 
सविनय प्रतिरोध शुरू करनेमे मैं जल्दबाजी नही करूँगा। क्योकि सविनय प्रतिरोधमें 
सिद्धान्तकी दृष्टिसे जल्दबाजीके लिए स्थान ही नही है। किन्तु में सकान्तिकालमे 


४२६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


वयालको चूर-चूर होकर विखरते कैसे देख सकता हूँ? स्मट्सकी शब्दावलीका प्रयोग 
करूँ तो कहँँगा कि या तो हमे अपनी माँगे मनवानी है, अन्यथा लडना है। 

नेविन्सन : बड़ेसे-बड़े संवेधानिक सुधारके जरिये भी गरीबीको दूर करना कंसे 
सम्भव है? 

गाधीजी . हम इसे दूर करनेकी कोशिश कर रहे हैं। गरीवोकी आयमे जिससे 
थोडा और जुड सके वेसा कोई अन्य साधन हमे वताइए। फिर मैं चरखेकों जला 
दूँगा । 

ब्रेल्सफोर्ड : हो सकता है, हम इतनी मूर्खतासे काम ले रहे हों कि यह समझ 
हो न पायें कि हम कब पराजित हो गये; और हो सकता है, आप इतनी अधिक 
चतुराई बरत रहे हों कि आप यही न जान पायें कि कब आपको विजय मिली। 
म॑ मेकडॉनाल्डकी बातको वस्तुपरक दृष्टिकोणसे देखनेकी कोशिश कर रहा हूँ। 
मुसलमानोंकी चुप्पी, तफसीलके सम्बन्धमें मतैग्यका पुरा अभाव तथा और भी बहुत-सी 
चीजें थीं। इन परिस्थितियोमें मेकडॉनल्डको कुछ न देनेके बहाने-पर-बहाने सिर सकते 
थे। आपने संवैधानिक सरकारसे जो-कुछ प्राप्त किया है, वह उससे बहुत अधिक है जो 
आपको अल्पसंख्यक श्रमिक दलसे मिलता। मैकडॉनल्ड संविधानके सम्बन्ध्में अपनी 
स्थितिको कायम रखे हुए हे और आतंकवादियोंके सम्बन्धमें भी वे संविधानके ही अनुसार 
कर रहे है। वे लुटेरोंको थोड़ा-कुछ देकर पुरे मालकी रक्षा फरना चाह रहे है। 

प्रान्तीय परिषदोंमें बहुमत प्राप्त कर छेनेंके बाद आप गरीबीकों हर करनेकी 
अपनी नीतिको सजेमें कार्य-रूप दे सकते हे। 

गाधीजी * दुराशयताकी कोई बात नही है। ब्रिठेनके दिमागमे जो जडता भा 
गई है, उसे मैं अनुभव करता हूँ। आप कहते है " जो मिल रहा है, के छो। नही, 
आप ऐसा नहीं कह सकते। केन्द्रमें ८० प्रतिशत विषय सुरक्षित विषयोकी श्रेणीमे 
, रहेगे। वत्तमान योजनाके अधीन प्रान्त वड़ी ही दयनीय स्थितिमें रहेगे, क्योकि उनके 
सिर एक भारी प्रशासन-तन्त्रका वोझ रहेगा। आखिरकार केन्द्रीय राजस्व प्रान्तोसे 
ही तो प्राप्त होते है-- प्रान्तोसे उसे ४७ करोड रुपये मिलेगे। इतने-सारे बोझोसे 
दवे प्रान्त कोई सुधार क्‍या कर पायेंगे? जबतक आप मुझे स्पष्टीकरणकी सुविधा 
नही देते, मैं इस चीजको स्वीकार नहीं कर सकता। 

प्रधान मन्त्रीकी घोषणाके पीछे कोई बेईमानी नही है। सा 

देशी राजा तो अब वहुत ज्यादा बँध गये है। भोपालके नवाब और हैदरीने 
शर्तोकी जाँच करनेका वादा किया है। इस्माइल तथा अन्य लोगोकी स्थिति भी बहुत 
ठोस है। सर मनुभाईके साहसपूर्ण वक्‍्तव्यके बाद कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 

इस्पात उद्योग ऐसा नहीं है, जिसे हाथके अरमसे चलाया जा सके। मै मशीनोके 
बिलकुल खिलाफ हूँ, ऐसी अफवाह या तो बिना समझे-बूझे, लिखने-बोलनेवाले गेर- 
जिम्मेदार आलोचक फैलाते है या झत्रु लोग। शल्य-चिकित्साके औजार बनानेके लिए 
मैं जटिल्से-जटिक यन्त्रोको अपनाना चाहूँगा। लेकिन जहाँतक खाने-कपड़ेका सम्बन्ध 
है, में औद्योगीकरणके बिलकुल खिलाफ हूँ। 


भेट * एडमड डिमिटरको ४२७ 


रेंच: छोकमतर्में भारी परिवत्तंन हुआ है और ऐसे हलकोंमें हुआ है जिनसे 
ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती थी। 

गांधीजी : मे ब्रिटिश राष्ट्रका प्रेमी हेँ। आपका कोई भी गुण मेरी आँखोसे 
छिपा हुआ नही है। [लेकिन आप जो चाह रहे है उसमें | आप तककी अवज्ञा कर 
रहे है। निश्चय ही मुझे घीरजसे काम लेना चाहिए, लेकिन पत्थरोकी तरह जडतापूर्ण 
धीरजसे नहीं! मुझे इस बातका विश्वास कराइये कि ब्रिटिश अधिकारियोके मनमे 
सदाशयता है। क्या आप मुझसे इस आशामे कि सब-कुछ ठीक ही होने जा रहा 
है, हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहनेकी अपेक्षा करते है? 

एक ऐसा सम्मेलन होना चाहिए जिसमे सभी मतोके प्रतिनिधि शामिरू हो। 
केवल उसी पक्षकों वुलाना चाहिए जो कुछ निश्चय कर सके । किया कुछ नहीं जाता 
है, लेकिन लगता है मानों सब-कुछ किया गया। क्‍या वे नही जानते थे कि मै और 
सप्रू कभी भी सहमत नही होगे या यह कि यहाँ आनेवाल़े मुसलमान सहमत नही 
होगे अथवा यह कि डॉ० मूजेके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है? आखिरकार हमें 
अपनी स्वतन्त्रता तो हमारी कमजोरीके कारण नहीं, बल्कि शक्तिके फलस्वरूप ही 
प्राप्त होगी । 

वत्तेमान घोषणाके अनुसार तो न केन्द्रमे उत्तरदायी शासनकी स्थापना की तज- 
वीज है और न प्रान्तोमे। ऋणोके सम्बन्ध मूलभूत अधिकारोपर कोई प्रतिबन्ध नही 
लगाया गया है। एक ऐसी धारा हो सकती है जिसमे सभी अधिकारोका समावेश 
हो। मैं तो अपना कोई भी पत्ता यो ही हाथसे फेक देनेवालछा नहीं हूँ। 


[ अग्नेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य . नारायण देसाई 


२४४. भेट : एडमंड डिसिदरकों” 


ल्न्दन 
[५ दिसम्बर, १९३१ के पूर्व | 


प्र०: में तो समझा था कि आप यन्त्र-सान्रके कदूटर दुद्सन हैें। फिर आप 
घड़ीका उपयोग कँसे करते हे ?' 
उ०: मुझे यह तो जानना ही पडता है कि कब क्‍या समय हुआ है, और 
इसलिए मुझे घडीका उपयोग भी करना ही पडता है। इसके अछावा, मैं इसका 
१. एडमड डिमिव्र द्वारा तेयार किये मेंट-वार्ताके विवरणसे उद्धृत। 
२. साधन-सूत्रमें मेंट-वार्ताकी तिथि नहीं दी गईं है, छेकिन गाधीजी ५ दिसम्बरकों इस्लेडसे रवाना 


हुए भे। 
३. भेंट्वार्ता शुरू होते ही गावीनी ने अपनी घडी देखी थी। 


४२८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


उपयोग करके अपने सिद्धान्तोके विरुद्ध आचरण नही कर रहा हूँ। मैं यन्‍्त्रका नही, 
बल्कि सगठित यन्त्रवादका शत्रु हेँ। इस प्रणालीको, जो आज आपकी सम्यताका 
आधार बन गई है, में मानव-समाजपर आ सकनेवाला सबसे वडा खतरा मानता 
हूैँ। अगर मैं घडीका उपयोग करता हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मै उसका 
गुलाम बन गया हूँ। छेकिन जब यन्त्र एक संगठित सस्‍्थाका रूप छेता है तब तो 
मनुष्य उसका गुलाम ही बन जाता है और स्ष्टासे वरदानके रूपमें प्राप्त अपने 
समस्त मूल्योको ख्रो बैठता है। 

प्र० : बीचमें बोलनेके लिए क्षमा फीजिएगा। आप ईइ्वरकों बात कहते हे, 
लेकिन आपका ईद्वर मेरा ईइवर तो नहीं है। 

उ० : लेकिन, आपका ईदवर तो मेरा भी है, क्योकि मैं आपके ईद्वरमे, भी 
विश्वास रखता हूँ --वावजूद इसके कि आप मेरे ईश्वरमे विश्वास नहीं करते। 

प्र०: हाँ, ऐसा इसलिए है कि आपके कई ईश्वर है। 

उ० : हाँ, लेकिन इसका कोई महत्त्व नहीं है। ज्यों ही हम मनुष्यमे विश्वास 
करने लगते है, इन बातोका रहस्य हमारे सामने खुल जाता है। हममे जो फर्क है 
वह यही कि मनुष्य और उसकी नियतिके सम्बन्ध्में हमारे अलग-अलग मत है। आप 
यूरोपीय छोग कहते है कि मनुष्य जन्मसे न तो अच्छा होता है और न बुरा, और 
बह किस राहपर चढेगा, यह वहुत-कुछ इस बातपर निर्भर करता है कि वह किस 
स्थानपर रहता है, किन सस्थाओके सम्पर्क और प्रभावमे आता है, आदि इसके 
विपरीत मै यह मानता हूँ कि मनुष्य सदा अच्छा ही होता है और अगर वह 
सही रास्तेसे भटकता है तो केवल बुरी सस्थाओंके कारण ही भटकता है। 

प्र० : इसका मतलब कि आप हमारी संस्थाओंके खिलाफ युद्धओो घोषणा कर 
रहे है? 

उ०: नही, इस तरहकी तो कोई घोषणा मै कमी करता ही नहीं। मै केवछ 
यह कहता हूँ कि हमें मानवीय सस्थाओको अधिक न्याय-सम्मत वनानेंके लिए उन्हे 
सुधारना चाहिए। सुधार श्ान्तिपूर्ण उपायोसे सम्पन्न करने चाहिए और इस मामलेगे 
में उसी प्रक्रियाकों अपनानेकी सलाह देता हूँ, जिसका अनुसरण मैने अपने राजनीतिक 
सघषंमे किया है। मैं छडाई नहीं करता, क्योकि में मानता हूँ कि मनुष्य स्वभावतः 
अच्छा है और अगर कोई उसे मैत्री-भावसे कायल करनेकी कोशिश करे तो एक-न- 
एक दिन वह सत्यकों समझ ही जायेगा। 

प्र०: क्‍या आप अंग्रेजोंको अच्छा मानते ,है ? 

उ०; अवद्य। अगर अग्रेजोसे हमारा मतभेद है तो उसका कारण केवल यह 
है कि उनकी सस्थाएँ बुरी है। किसी-त-किसी दिन वे सत्यको समझेगे और तब 
अपना आजवाला रुख भी छोड देंगे। 

प्र० : महात्माजी, क्‍या आनन्द आपके जीवनका रूकय है? 

उ० : नही, आनन्द मेरे जीवनका उद्देश्य नहीं है, यह तो उस वस्तुतक 
पहुँचनेका एक साधन है जो मेरे पथकों प्रकाश-स्तम्भकी भाँति आछोकित करता रहा 


भेंट : एडमंड डिमिटरको न 


है। भेरा उद्देश्य बडा सीधा-सादा है: मै भारतको स्वतन्त्र, सशक्त, शान्तिमय और 
सुखी देखना चाहता हूँ। 

[एक मुलाकाती':] कल में भारत रवाना हो रही हूँ। मे आपसे बिदा 
लेने आई हूँ। 

[गांधीजी :] लन्दनमे आपने क्‍या किया? 

[मुलाकाती : ] बस, स्कूल ऑफ सेडिसितमें अपना अध्ययत्त समाप्त किया है। 

[गावीजी .] भारतमें आप क्‍या करता चाहती है? 

[ मुझाकाती :] आपके विचारोंका प्रचार करना चाहती हूँ। 

| गाधीजी .] क्‍या आपकी सगाई हो चुकी है? 

[मुलाकाती : | नहीं । 

[ गाधीजी : | तो सुनिए। आपको जितनी जल्दी हो सके, शादी करके जल्दीसे- 

लदी बच्चे पैदा करने चाहिए। 

[डिमिटर :] आपके विचारसे, किस विद्वविस्यात व्यक्तिने बीसबीं सदीपर 
सबसे अधिक और अच्छा प्रभाव डाला है? 

उ० : टॉल्स्टॉय । केवल टॉल्स्टॉयनें ही ! 

राजनीतिके सम्बन्धर्में बोलते हुए गांधीजी ने निम्नलिखित बातें कहीं: 

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस, जिसका मै श्रतिनिधि हूँ, विभिन्न वर्गों या विश्वासोके 
लोगो अथवा स्त्री-पुरुष्में कोई भेद नहीं करती। इसने बराबर अपने-आपको 
अवद्ेलित-उपेक्षित जनोके पक्षघरके रूपमे पेश किया है। लेकिन कांग्रेस सबसे 
पहले भारतमे रहनेवाले उन करोड़ो दीन-दु.लली जनोंका प्रतिनिधित्व करती है 
जिनकी संख्या भारतकी कुछ आवादीका ८५ प्रतिशत है। 

उस संस्थाके लामपर मैं भारतके लिए स्वतन्त्रताकी माँग करता हैँ और इसमे 
इग्लैडके साथ स्वेच्छापर आधारित तथा पूर्ण समानताके दर्जेपर सम्बन्ध कायम 
रखनेकी भी गुजाइश रखता हूँ। भारतके हितकी दृष्टिसे किसी प्रकारकी सघ-योजना 
अथवा सर्वस्वीकृत सुरक्षात्मक पूर्वोपायोंसे हमें इनकार नहीं हैं। 

[भग्रेजीसे | 
हिन्दुस्तान टाइम्स, १७-१२-१९३१६ 


१, यद पक भारतीय लड़की थी, जी उसी समय गांधीजी से मिलने आईं 4थी। 


२४५७. एक घोषणापत्र' 


[५ विसिम्वर. १९३१ णा उनके पूर्ठ ] 











कांग्रेस सरलता न सेनाओं विदेगी 2 मआमनों ७० निव्न्त्रणक्ते 

कांग्रस नुसज्षा-मेनाओ, विदेशी मामलों तथा वित्तपर चिव्न्त्रणके अधिकार 
सहित गज लत स्वनन्ननाकची माँग करनी १] इममें बह समानताके छा बडा >> 
सहित पूण स्वतन्त्रता मांग करनो हूं। इसमे बह समाचनाके स्तरपर क़िदेनकऊ साय 
साझठादाक्रा नुजाइश इतना है। साझदादा दाम सत किनाो भा पक्षकी इच्छा होनेपर 
समाप्त दी. चुकनक 4 2 हाँ न्ग्स्सक सान्मेदारीये शर्त एक <5 प्रति द्र््ल्ज्ट्ऊ ब्लड 
समाप्त को जा सकती है। हाँ, उस सान्नदादीनें एक-दूसरेके प्रति अपने उाब्त्तिंका 

निर्वाह अयवा उनका पारस्थरिक समंजन (ऐडजस्टनेंट ऋवच्बक होगा 

नवाह अयबा उनका पाव्णसातनक स्मजन उडजस्टमेंद ) करना आावधब्चक हागा। 


चुरकात्मक पुृर्वोषाय 








+ कांग्रेस भारतके हितमे न्‍्+ आच्चब्यक नरवतात्मक पूर्वोपायोंचो 
काग्रस भाक्षक हतम आहब्यक चुरवात्मक पृव्रपषायारा ज्वक्षार करना 
वह सारे उचित दायित्व बपने सिर केनेक्नों तैयार है. वदतें कि कसी निप्पल 


न्यायाधिकरण द्वारा जाँच करवाक्ऋर उन दावित्वोंके औचित्ण-अनौचित्यका फ़ैशन 
करा लिया जाये। कांग्रेस अल्प्ंत्यकोंकी समस्णके दाप्ट्रीय समाव्गनक्ते लिए प्रनिश्वत 
0. ४७. अगर जरलूरन ख््दी तो बह्द ऐतिहासिक के कारणोसे न एक अनिव्य्य आर 
हैं. छकिन अगर जरूरत हुई ता वह एनिहासक कारर के अनिवाव दद्ाइक 

सिद्धान्तकों है. 


रूपमें मुमठमानों तथा सिखोंके छिए विधायिकारें स्थानोंके आरक्षणके सिद्धान्तक 
स्वीकार कर छेगी। 
अस्पश्य 


छः 
अम्यूध्योंका हित-सावन कांग्रेसका विभिप्ठ दावित्व होंगा बौर उनके मामलेपर 
अलूगसे विचार करना बार इस तरह 
कर देनेके लिए हर सम्भव प्रयत्त कियम जा रहा है. अक्यब्ग्नाकों कानूनी 
प्रदान करना वन्याग्रपूर्ण होगा । 


कोई भी जातीय भेद-भाव नहीं 





जाति, वर्म अथवा रंगके आवारपर किसीपर कोई राजनीतिक निर्गेन्‍्यता नहीं 
रूयाई जायेगी और चूंकि कांग्रेस वयस्क मताधिकारकी प्रवल समर्यक है. इसच्िए 
किसी भी वयस्क अल्पर्सत्यक समुदायके प्रतिनिवियोके छिए अपनी दप्ट्र 
वल्पर, विवाबिकाके सदस्योंक्रे रूपमें चुना जाना मुब्किक नहीं होता चाहिए। 
[ अंग्रेजीसे ] 
हिन्दुस्तान टाइम्स, ९-१२-१९३१ 





१. जापन-दतके अनुतार ट्लैंडसे उच्चे दम गांवीडी दारा तेयार किये व छोषगापत्कों छॉनन- 
वेल्म ऑफ़ दृहिया छीगने छाटी जिया था। चूँलि इसका कोई और पाठ अन्यत्र कहीं उफ्लब्ब नहीं है, 
इसलिए पह कहना मुझ है कि यह घो-गापत्र पूरा हैं अबवा उम्रता केवछ हिल्खा। 


२४६. भेंट: समाचार-पन्नोंको' 


लन्द्न 
० ५ दिसम्बर, १९३१ 
भ्री गांधीने कहा कि कॉमंस सभासें हुईं बहस केवल सरकारकी ही नहीं, बल्कि 
केन्द्र तथा प्रान्तोंमें उत्तरदायी सरकारे स्थापित करनेके सिद्धान्तकी स्पष्ट विजय है। 
लेकिन मुझे ऐसी आशका है कि सम्बन्धित प्रस्तावके पास होनेसे भारतीय 
समस्याके समाधानकी दिशामे कोई बहुत बडी प्रगति नही हुई है। जो बाते घोषणामे 
मोटे तौरपर बताई गई थी और जिनपर बहसमे जोर दिया गया वे वास्तविक 
उत्तरदायी शासनसे बहुत कम पडती है। कॉमन्स सभामे पास हुए प्रस्तावने हमें 
फिर अवास्तविकताकी स्थितिमे डाल दिया है। 
[ अग्रेजीसे ] 
हिन्दू, ६-१२-१९३१ 


२४७. भेट : रायटरके प्रतिनिधिकों" 


फोकस्टोन 
५ दिसम्बर, १९३१ 


अग्रेज मेरी इस बातका विश्वास करे कि अगर मुझे उनसे लछडना ही पडा 
तो मै जिस प्रकार अपने कुछ अधिकसे-अधिक प्रिय स्वजनोके साथ लडा हूँ, उसी 
प्रकार उनके साथ भी घृणासे नही, बल्कि प्रेमसे प्रेरित होकर लडंगा । इसलिए राष्ट्रके 
आत्मसम्मानका ध्यान रखते हुए जहाँतक उचित है वहाँतक उनसे सहयोग करना 
जारी रखनेका हर सम्भव प्रयत्न करनेको मै कृंतसकल्प हूँ। 

लेकिन मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मैं बगाल अध्यादेशपर जितना ही 
अधिक विचार करता हूँ, मेरे मनमे उतनी ही अधिक आशकाएँ -- अत्यन्त गम्भीर 
ढगकी आशकाएँ-- घर करती जाती है। वह खण्ड तो बुरा है ही जिसमे हत्याका 
प्रयत्न करनेपर मृत्यु-दण्डशतक की सजा देनेका अधिकार दिया गया है, लेकिन कुछ 
दूसरे खण्ड इससे भी कही बुरे है। तर 

कुछ-एक निर्दोष व्यक्तियोके प्राण ले लिये जाये, यह बात तो हम वरदाइत 
कर सकते है, किन्तु पूरे राष्ट्रको पुसत्वहीन बनानेके प्रयत्तको हम शान्त मनसे देखते 
नही रह सकते। इसलिए मैं आशा कर रहा हूँ कि ब्रिटेनके लोग इस अध्यादेशका 


१. गाघीजी ने यह मेंट लन्दनंते रवाना होने के ठीक पहके दी थी। 
२ गांधीजी ने यद्द मेंट मेड ऑफ केंट नामक जहाजपर सवार होनेके ठीक पहले दी थी। 


४३२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अध्ययन करेगे और इसके वापस लिये जानेपर जोर डाछेगे, क्योंकि मेरे विचारसे 
यह राजनीतिक सत्ताका अमानवीय प्रयोग है। 
उन्होंने आगे कहा कि मेनें भारतीयोंसे बराबर यह कहा है कि अपनी स्वतन्त्रता 

के लिए लड़ते हुए भनमें अंग्रेजोंके प्रति घृणा न रखो। अपनी इस इंग्लेड-यात्राके 
बाद तो में महसूत्त करता हूँ कि अपने देशभाद्योंसे अंग्रेजोंके प्रति कदुताका कोई 
भाव न रखनेका आग्रह करना मेरा और अधिक फरत्तंव्य हो गया है। 

[अंग्रेजीसे | 

हिन्दुस्तान टाइम्स, ७-१२-१९३१ 


२४८. भेंद: 'ब्विस्टल ईवरनिंग न्यूज के प्रतिनिधिको 


पेरिस 
५ दिसम्वर, १९३१ 


इंग्लैडको मेरा आखिरी सन्देश यही होना चाहिए: अरूबिदा और खबरदार ! 
में यहाँ शान्तिकी खोजमें आया था। अब युद्धकी आशंका लेकर छौट रहा हूँ। मैं 
युद्ध नही चाहता, छेकिन लगता है कि परिस्थितियाँ मुझे उसी ओर ढकेल रही है । 
आइचरय नही कि भारत छौटनेके महीनें-भरके अन्दर मै जेलमे होऊें।' . . . 
[अग्रेजीसे ] 
बॉस्‍्बे फॉनिकल, २९-१२-१९३१ 


२४९. प्रदनोत्तर' 
५ दिसम्बर, १९३१ 
प्र० : अगर ईसा मसीह आपको आमन्त्रित करते हे तो आप ईदवरके धरमें प्रवेश 
फरनेसे इनकार क्‍यों फरते हे? भारत ईसाई घधर्मको स्वीकार क्‍यों नहीं कर छेता? 
उ०: अगर ईसा मसीह मुझे ईइ्वरके घरमे प्रवेश करनेका आमन्‍्त्रण दे रहे 
हो तो कहूँगा कि उस घरमे प्रवेश करने से मैने कभी भी इनकार नही किया है। 
सच तो यह है कि मैं हर क्षण उसमे प्रवेश करनेको प्रयत्नशील हूँ। अगर ईसा 
मसीहसे किसी व्यक्तिका नहीं वल्कि अहिंसाका बोध होता है तो भारत अहिंसाकी 
सुरक्षात्मक शक्तिको स्वीकार कर चुका है। 
[ अग्नेजीसे ] 
यंग इंडिया, ३१-१२-१९३१ 
१. साधन-सूत्रमें इसले भागे जो अनुच्छेद दिये गये हैं वे लगभग ज्यकिस्यों २० नवाबरको 
गोल्मेज परिषदकी आम बैठकमें दिये गाधीजी के भाषणसे दी लिये गये है। 
२. मद्ददेव देसाईके छेख “ जीसस भाई छब” (ईसा मसीद जिसे में प्यार ब्स्ता हूँ ) से उद्धृत। 
यह सवार पेरिंसमें पूछा गधा था! 


२५०. भाषण : स्वागत-तमारोहमें' 


पेरिस 
५ दिसम्बर, १९३१ 


गोलमेज परिषद्मे शामिल होनेका मुझे कोई दु ख नही है। अगर मै भारतकी 
माँगमे तनिक भी कमी करनेको तैयार हुआ होता तो मुझे वहाँ जानेपर दु ख-छज्जा 
का अनुभव होना चाहिए था। में ईश्वरका बडा आभारी हूँ कि उसने मुझे सही 
मौकेपर सही बात कहनेकी शक्ति दी और मैने वहाँ जो-कुछ भी कहा या किया, 
उसके लिए में तनिक भी शर्मिन्दा नहीं हूँ। अब मे पहलेसे कुछ अधिक शक्ति 
और समझ छेकर स्वदेश लौट रहा हेँ। कारण, अब मै जानता हूँ कि मुझे कंसे 
लोगोसे निबटना है। में जानता हूँ कि अपनी बातको सही सिद्ध कर दिखानेके लिए 
हमें और भी कष्ट सहने होगे। 
[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ३१-१२-१९३१ 


२५१. भाषण : सार्वजनिक सभासे' 


पेरिस 
५ दिसम्बर, १९३१ 


हमने एक लडाई शुरू की थी और बीचमे ही वात्तकि लिए एक विराम- 
सन्धिपर हस्ताक्षर किये थे, लेकिन वार्त्ता सफल नही हुई। लेकिन अभी कुछ विगडा 
नही है, क्योंकि मैने उन छोगोके चरित्र तथा युद्ध-कलाकों समझ लिया है जिनके 
खिलाफ हमें लडना है, और इसलिए भविष्यमे हम गलतियाँ नही करेगे। लडाइयोमे 
कभी-कभी दुर्भाग्यकी चपेटमे आ जाना साधारण बात है, इसलिए हमे अपनी लडाई और 
अधिक उत्साह तथा सकल्‍्पके साथ जारी रखनी चाहिए और स्वदेशकी स्वाधीनताके 
लिए कष्ट सहने चाहिए। आप छोगोसे -- पेरिस तथा यूरोपके अन्य स्थानोमे रहने- 
वाले आप छोगोसे--मेरा अनुरोध यह है कि आप दुनियाके सामने सदा, भारत 


१. महादेव देसाईके “ छेटर फ्रॉम यूरोप ” (यूरोपका पत्र )से उद्धुत। स्वागत-समारोहका भायोजन 
भेरिंसमें रहनेवाले भारतीयोने किया था। देसाईके अनुसार, यह भाषण हिन्दीमें विया गया था। 

२, स्थानीय बुद्धिजीविधों ढवारा दोपहर वाद आयोजित इस सभामें छगभग २,००० लोग एकत्रित थे। 
प्रवेश टिंकटपर दिया जाता था। भाषगक़ा पूरा पाठ उपलब्ध नहीं है। नीचे जो-कुछ दिया जा रद्द हट 
वह ओतु-समूहमें उपस्थित भारतीयोक्ों सम्बोधित करके कह्य गधा था। समाक्के अन्तमें गाधीजी से पूछे 
गये अधिकाश प्रश्न फ्रासीसिषोने दी पूछे ये। 

४८-२८ 


डेदेढ सम्पूर्ण गावी वाइमय 


तथा भारतके उद्देश्यके लिए जो-कुछ उत्तम है, उसे रखनेकी कोशिश करे। आप वरावर 
दुनियाका ध्यान भारतके सघर्पषके असलछो स्वरूपकी ओर आकर्षित करनेका प्रयास करे। 
अभी मैं आपकों नहीं बता सकता कि वहाँ हमारे देशके छोगोकी मनोदणा क्‍या 
होगी। लेकिन इतना बता सकता हूँ कि जब मैं वहाँ पहुँचेँगा, वे फिरसे छडाई 
शुरू कर देनेको तैयार बैठे होगे। हम अपने देशके लिए जो चाहते है बह यह कि 
सेना तथा वित्तपर हमारा अपना नियन्त्रण हो और अगर हम कष्ट सहन करने तथा 
अहिसापर डटे रहनेके छिए तैयार हो ती निश्चय ही हम इस चीजको प्राप्त कर 
सकते हैँ। मैं अपने देशभाइयोसे एक वार फिर कहेंगा कि आप कप्ट-सहन करके 
इसे प्राप्त कीजिए। अवजाका मतरूब हिंसा नहीं, वल्कि और कष्ट सहनता है। 

प्र०: आपके विचारसे भारत निश्चित रूपसे कब स्वतन्त्र हो जायेगा? 

उ० मैं कोई सर्वज्ञ तो हूँ नहीं कि इस प्रश्नका उत्तर दे सकूँ या कोई 
भविष्यवाणी कर सकूं। भविष्यको तो केवल ईब्बर ही जानता है। 

प्र०: अगर भारतको एकाएक स्वतन्त्र कर दिया जाये तो बहाँके अधिकांश 
लोगोके अज्ञानकों देखते हुए क्या ऐसा नहीं लगता कि वे मुटठी-भर वुद्धिजीवियोकी 
दयापर निर्भर हो जायेंगे? 

उ० . शायद, लेकिन केवल ऊँची-ऊंची बाते करके लोगोकों वहकानेवाले 
पब्चिमी दुनियाके-जैसे नेताओकी सत्ताके अधीन रहनेसे तो यह बात हर हालतमें 
बेहतर ही होगी कि कुछ समयतक वे वुद्धिजीवियोके एक दलके नेतृत्वमे रहे। 

भ्र०: क्या आप लंकाज्ञायरकी कठिनाईको दूर करने के लिए कुछ नहीं करेंगे 

उ०: बेशक, में अपनी ओरसे पूरी कोशिश करूँगा। 

प्र०: भारतके स्वतन्त्र हो जानेपर क्या आप आधिक प्रतिबन्ध भी छागू करेगे! 
क्या आप फ्रांसके साथ भारतका व्यापार होने देंगे? 

उ० नही, मै व्यापारिक आदान-प्रदानका विरोध नहीं कखरूँगा। लेकिन मैं 
आपको यह बता दूँ कि स्वतन्त्र होनेपर भारत किसी अन्य देशके वजाय पहले इग्लैंडको 
व्यापारिक सुविधाएँ देगा। फिर भी, फ्रासके साथ ऐसे सम्बन्ध रखनेमे उसको काफी 
रुचि होगी। 

प्र० : मनुष्यका आनन्द उसके ज्ञानमें वसता है या अज्ञानमें ? 

उ० : दोनोमे से किसीमे नहीं। उसका निवास खुद मनुष्यके अन्दर और मनुष्य 
द्वारा पूर्णत तथा सत्यको प्राप्त करनेके प्रयत्नमे है। 

प्र०: क्या हर आदसमीमें पूर्णताको प्राप्त करनेकी सासर्थ्य है? 

उ० : हाँ, पूर्णता तो उनके अन्दर ही है। 

प्र०: क्या आप श्री सैकडॉनाल्डकी घोषणासे सन्तुष्द हे? 

उ० मुझे कहना चाहिए कि यद्यपि मै सन्तुप्ट नही हूँ, फिर भी इस तथ्यके 
बावजूद कि में छोगोको खाली हाथ लौटते दीख सकता हूँ, मेरे मनमें आशा वहुत 
अधिक है। 


भाषण : सावजनिक सभामे ४२३५ 


प्र० : कुछ वर्ष पहले मेने आपको यूरोपीय पोशाक पहने देखा था। अब आपने 
उसका त्याग क्‍यों कर दिया है? 

उ०: में गरीब आदमी।हूँ, और हजारो भारतीयोकी तरह मै यूरोपीय पोशाक 
नही पहनता। इसका पहला कारण तो यह है कि वह महँगी है और दूसरा यह कि 
मेरे देशकी जलवायुके लिए वह सर्वेथा अनुपयुकत है। अन्तिम बात यह कि भारतीय 
कपड़े पहननेसे हमारे भारतीय श्रमिकोको काम मिलता है। 

प्र० : मान लौजिए, यूरोपमें युद्धकी-सो स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उसके 
लिए तेयारियाँ होने लूगतो हे। उस हालतमें क्या सैनिकों और जनताके असहयोगसे 
युद्धनको टाला जा सकता है? 

उ० . हर युद्धमे असहयोग सम्भव है और इसीके द्वारा दुनियामे अश्वण्ड शान्ति 
की स्थापना हो सकती है। तब स्त्रियोकों, जिन्हे आम तौरपर पुरुषोत्ते कमजोर समझा 
जाता है, असहयोग तथा अहिंसाको समर्थन-सहायता देकर अपनो शक्तिका परिचय 
देनेका अवसर मिलेगा । 

प्र०: कोई किसीको मार रहा हो तो उससे दो-दो हाथ किये बिना सर जाना 
क्या उचित होगा? 

उ० : दोनों ही हालतोमे सवाल तो भपने प्राणोकी वलि देनेका ही होगा। 
और जिसने अपने प्राणोकी वलि देनेका निश्चय कर लिया हों, उसके लिए अपने- 
आपको “बाहरी” हथियारोसे लैस करने और खुद मरनेके अलावा दूसरेको भी 
मारनेसे तो यह बेहतर ही होगा कि वह अहिसा-धर्मका पालन करते हुए अपना हाथ 
न उठाये। इस तरहकी आकस्मिक परिस्थिति आनेपर हमे अपने-आपको आन्तरिक 
शस्त्रसे सज्जित करना चाहिए, क्योकि आन्तरिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ अधिक 
प्रवल है और ये अधिक सुनिश्चित तथा स्थायी जीवन देनेवाली हैं। आप अपने- 
आपको शस्त्र-सज्जित करके दुनियामे शान्तिकी स्थापना नहीं कर सकते। बाहरी हथि- 
यारोसे -- तोपो, बन्दुकों और गैससे --बुरे और अस्थायी परिणाम ही निकल सकते 
है। हम अपने हथियार तभी रखते है जब कुछ काछका विराम आवश्यक हो जाता 
है और जब अपने हथियार उतारकर रखते है तब भी हमारे मनमे आगे चलकर 
फिरसे उन्हे उठा लेनेका ही विचार रहता है। जब हजारो छोग केवल अहिसाको 
ही अपना हथियार बना लेगे तब वे अपने-आपको उन बौद्धिक तथा आध्यात्मिक 
जक्तियोसे सज्जित कर छेगे जो दिन-रात सक्रिय रहती है। इस प्रकार वे इस लक्ष्यको 
प्राप्त करेगे और अपने प्रति अग्रेजोको सहानुभूति जगानेमे सफल होगे। 

प्र०: यवि भारत स्वतन्त्र हो जायेगा तो सोवियत रूसके प्रति उसका क्‍या 
रबेया होगा ? 

उ० : मैं अपने देशकी समस्याओमे ही इतना व्यस्त हूँ कि मुझे स्वीकार करना 
चाहिए, मैं एक प्रकारसे रूसी छोगोकी समस्याओसे अनभिन्ञ हूँ। फिर भी, मैं इतना 
कह सकता हूँ कि भारत स्वतन्त्र होनेपर, रूसमे जो अच्छाई है, उसका अनुकरण 


४३६ सम्पूर्ण ग्राधी वाइमय 


बखूबी कर सकता है। अगर रूसमे कुछ और आध्यात्मिकता आ जाये तो वह हर 
तरहसे निर्दोष और भच्छा बन जायेगा। 

[ अग्रेजीसे ] 

बॉम्बे फ्रॉनिकल, २६-१२-१९३१ 


२५२. प्रश्नोत्तर' 


[५ दिसम्बर, १९३१ या उसके पदचात्‌ |' 


हम भारतमे जिस तरीकेसे काम ले रहे है, उसमें झूठ-फरेब, धोखेबाजी तथा 
हिंसा और असत्यसे जुडी अन्य किसी भी क्ुप्रवृत्तिेके लिए कोई गुँजाइश नही है। 
हर काम खुले आम और साफ-साफ ढगसे किया जाता है, क्योकि सत्यको गोपनीयता 
सह्य नहीं है। आपका व्यवहार जितना अधिक खुला होगा, आपके उतने ही अधिक 
सत्यनिष्ठ बननेकी सम्भावना रहेगी। जिसने सत्य और अहिंसाको अपने जीवनका 
आधार बता लिया है, उसके शब्दकोषमें पराजय या निराशा नामका कोई शब्द नहीं 
है। लेकिन फिर भी अहिंसाका तरीका किसी भी तरहसे निरचेष्टता या निष्कियताका 
तरीका नही है। यह तत्त्वत” एक सक्रिय आन्दोलन है, जिस आन्दोलनमे हमे हिंसक 
शस्त्रास्त्रोेसे काम लेना पडता है, उससे भी बहुत अधिक सक्तिय। सत्य और अहिंसा 
शायद दुनियाकी सबसे अधिक सक्रिय शक्तियाँ है। जिसके हाथमें हिसक शस्त्रास्त्र 
होते हैँ और जो उन लोगोको जिन्हे वह अपना ज्वत्रु मानता है, नष्ट करतेको कटि- 
वद्ध रहता है, उसे चीौवीस घटेमे कमसे-कम थोडे-से विश्रामकी आवश्यकता तो होती 
ही है और इसलिए उतने समयतक उसे अपने शस्त्रास्त्र भी छोड देने पडते है। 
इसलिए हर दिन कुछ समयके लिए वह बिलकुल निष्क्रिय रहता है। लेकिन सत्य 
तथा अहिसाके मार्गपर चलनेवाले को ऐसा नहीं करना पडता, जिसका सीधा-सादा 
कारण यह है कि ये कोई वाहरी हथियार नही है। ये मनुष्यके हृदयमें सतत विद्यमान 
रहते है और चाहे आप सोते हो या जागते, आरामसे घूम रहे हो या शारीरिक 
श्रमवाक्ल कोई खेल, खेल रहे हो, ये सक्तियरूपसे अपना काम करते रहते है, 
प्रभाव डालते रहते है। सत्य और अहिंसाका सर्वांग-कवचधारी योद्धा सदैव सक्रिय 
रहता है। 

[अग्रेजीसे | हा 
यंग इंडिया, ३१-१२-१९३१ 


१. महादेव देसाईके “ढछेटर फ्रॉम यूरोप” (यूरोपका पत्र) से उद्धुत। पेरिस तथा छेनमें हुई 
समाओं में पूछे गये प्रश्नों के गाधीजी ने जो उत्तर दिये थे उन्हें मद्दादेव देसाईने सार-रूपमें अस्तुत 
किया है। इनमें ते अधिकाश प्रश्नोत्तर अग॒छे शीर्षकमें भा जाते है। छेकिन यह अन्यत्र कहीं भी 
उपलब्ध नही है। 

२. पेरिसमें सभाका आयोजन ५ दिसम्वरकों किया गया था और छासेनमें ८ दिसम्बरको। 


२५३. बातचीत : रोमाँ रोहलूाँसे* 


विलेन्यूव 
६ दिसम्बर, १९३१ 


गाधीजी : मुझे स्कार्पलंकी' बातकों शब्दश छेना होगा। और मैं उनकी उप- 
स्थितिमे छोगोसे ठीक वही सब कहना चाहूँगा जो मुझे बिना किसी छिपावके साफ- 
साफ कह देना चाहिए। 

रोमाँ रोलॉः तब तो आपको अपने साथ अमेरिकी रिपोर्टर ले जाने चाहिए। 

गाधीजी . पहलेसे ही इस तरहका प्रबन्ध कर रखना मेरे स्वभावके प्रतिकूल 
होगा । 

रोमां रोलॉ: वे तो आपको ऐसे लोगोंसे -- अमेरिकियों और अंग्रेजोंसे-- घेर 
लेंगे जो फासिस्ट हे। आपको आवाजको उस घेरेको तोड़कर इठलीकी जनतातक 
पहुँचाना चाहिए। 

गाधीजी मैं यह जतें भी रखूँगा कि मै उनसे ऐसे विषयोके सम्बन्ध कोई 
बात नही करूँगा जिनके विपयमे मुझे तटस्थ होना चाहिए। वहाँ जानेकी मेरी कोई 
इच्छा नहीं थी, फिर भी जानेका मौका आ गया है। हम यह मानकर चले कि 
इटलीके अखबारोमे मेरे प्रत्येक शब्दकों तोड-मरोडकर पेश किया जायेगा। जिस 
इंग्लैडमें सबको अपने विचार व्यक्त करनेकी पूरी स्वतन्त्रता है, वहाँ भी मेरी बातोको 
तोड-मरोडकर पेश किया गया और मेरे सन्देशका बहिष्कार किया गया। फ्रासमे भी 
“फिगारों 'में बहुत बेतुकी बाते लिखी गई है। 

रोमॉ रोलाँः: एक और भी कठिनाई है। आप तो बोलेंगे, लेकिन जब दूसरे 
लोग आपके खिलाफ बोलेंगे तो आप उसे समझ नहीं पायेंगे। 

गाधीजी * मै तो अपना कत्त॑व्य करूँगा और परिणामकों भगवान्‌के भरोसे छोड 
दंगा । 
..._ रोमों रोलाँ: आपका एक कर्त्तव्य यह है कि आप गरीबोंसे अपनी वात कहे। 

गाधीजी : मैं समझता हूँ कि इतनी अधिक सावधानी बरतना तो किसीके लिए 
भी असम्भव है। 

रोमाँ रोलॉः आपके साथ किसी-न-किसीको हमेशा होना चाहिए। 

गाधीजी * इसका तात्कालिक परिणाम तो यह होगा कि इंटछीके अखबार उसके 
बारेमे गलत बाते प्रचारित करेगे, लेकिन अगर कोई अच्छा शब्द कहा जाता है या 
अच्छा कार्य किया जाता है तो अन्तत. उसका परिणाम अच्छा ही होना चाहिए। 


१. याघीजी की विलेन्यूब यात्राके विवरणके लिए देखिए परिशिष्ट २। 
२. गाधीजी को इटली जाकर पोष तथा मुसोलितीते मिलनेकी सलाह दी गई थी। 


४३८ सम्पूर्ण गावी वाइमय 


अगर हमें इस वातका विश्वास हो कि मैं प्रलोभनोंके जालमे नहीं फेंसूँगा तो हमें 
यह खतरा उठाना चाहिए। 


रोमाँ रोलॉं : वहाँ आप बुद्धिजीवियोंसे -- बुद्धिजीवियोंके मुख़ौंदे ऊूगाये लोगों 
से -- भिलेंगे, लेकिन फॉरमिशी, जेंदाइल-जैसे लछोगोंसे नहीं मिल पायेंगे। 


गाधीजी : मैने देखा कि इस बातकों लेकर आप कितने चिन्तित रहे हैं और 
मैने यह भी महसूस किया कि कितना अधिक श्रम करके आपने इस परिस्थितिके 
सम्बन्धमे अपने निष्कर्ष निकाले है। दूसरी ओर मेरी मनोरचना कुछ और ढगकी 
है। मै जिन निष्कर्षोपर भी पहुँचा हूँ, उनपर ऐतिहासिक अध्ययनके जरिये नही 
पहुँचा हूँ। मेरी मनोरचनामे इतिहासकी भूमिका बहुत कम है। मेरा निन्‍्दक यही 
कहेगा कि मेरा तरीका प्रयोग और अनुभवका तरीका रहा है और मेरे सारे निप्कर्ष 
मेरे तथाकथित अनुभवपर आधारित है। अपने अनुभवकों मैं तथाकथित इसलिए 
कहता हूँ कि उसके सम्बन्धमे आत्मप्रवचनाका भी खतरा है। मैं ऐसे कई सिरफिरों 
को जानता हूँ जो कुछ चीजोमे इस तरह विश्वास करते है, मानो ये उसके अपने 
अनुभव हो। उदाहरणके लिए, यदि अपनी पत्नी तथा अपने वच्चोके सम्वन्धमे 
उसके कुछ विश्वास हैँ और यदि वह उन्हे अपना अनुभव कहता है तो उसे 
उनसे डिगया पाना असम्भव होता है। अब, हो सकता है उसके तथा मेरे अनुभवोके 
वीच बहुत कम अन्तर हो फिर भी मेरे अनुभवके पूर्वोदाहरण अवश्य है सतोने 
अपने अनुभवोंके आधारपर अपनी-अपनी विचारप्रणाल्याँ खडी की है और आखिर- 
कार अब तो दुनिया यह मानती ही है कि उन्होने अपने जो अनुभव छिखे, वे सही थे 
और यह भी कि ऐतिहासिक तथा विव्लेपणात्मक पद्धतियोसे भी उनकी कसौटी की 
जा चुकी है। मेरा अनुभव सर्वथा निराधार नहीं रहा है और अहिसा तथा असहयोग 
के सम्बन्ध भेरा सम्पूर्ण अनुभव ऐसी ही नीवपर खडा है, और इसलिए कलके 
गम्भीर प्रवचनको सुनते हुए मैने मनमें सोचा कि “इसपर मेरी क्या प्रतिक्रिया 
हो सकती है? ” भेरा उत्तर यह था: “मुझे कहता चाहिए कि मेरा विव्वास एसा 
है और मुझे उसीके अनुरूप काम करना चाहिए।” समस्या वहुत कठिन थी । जहाँ 
अहिंसा भारतमे सफल हो सकती है, यूरोपमे नहीं भी हो सकती। लेकिन इससे मुझ 
कोई परेगानी नहीं होती। इसका सीधा-सादा कारण यह है कि में समझता हूँ, मुझ 
यूरोपको अहिंसाका सन्देश समझा सकना चाहिए। हाँ, यह वात जहूर है कि यह 
सन्देश शायद वह भारतके माध्यमसे घीरे-घीरे ग्रहण करे। हो सकता है, मै उन्हे यह 
सन्देश कभी भी न समझा पाऊँ, लेकिन सम्भव है, ईइवरकों मुझसे और भी वहुत-से 
काम करवाने हो। मै प्रवुद्ध अग्रेजों तथा अन्य देशोके तिवासियोसे मिला हू और मेने 
उनसे यही कहा है कि जवतक आपमे ऐसी प्रवछ आस्था न हो कि सारी ढुनियाको 
अपने खिलाफ खडा देखकर भी आपका विव्वास न डिये तबतक आप आगे कढव 
न बढाये। अगर आपमे ऐसी आस्था होगी तो प्रसग आनेपर कठिनाइयोसे निकलतेका 
रास्ता आपको स्वत सूझेगा। इसलिए मेरा यह दृढ़ विव्वास है कि बूरोपकी ता 
क्षेवल अहिंसा ही कर सकती है। अन्यथा मुझे सिर्फ विनाश-ही-विनाश दिलाई वेता 


वातचीत : रोमाँ रोलाँसे ४३९ 


है। मैं अपने सामने विघटनकी प्रक्रिया चछते देख रहा हैँ। रूसमे जो-कुछ हो रहा 
है, वह सम्भव है पहेली-जेसा छग्रता हो। रूसके बारेमे मैं बहुत कम बोला हूं। 
लेकिन भेरे अन्तर्मनमे, रूसमे जो-कुछ हो रहा है, उसके प्रति गहरा अविश्वास भरा 
हुआ है। यह अहिसाकों एक बहुत बडी चुनौती जान पडती है। इस समय तो 
वह ठीक काम करता दिखाई देता है, छेकिन उसका आधार भौतिक जक्ति है। कह 
नहीं सकता कि वह शक्ति उस समाज, उस देशको इस तग रास्तेपर कबतक रख 
पायेगी। जो भारतीय रूसी पद्धतिके प्रभावमें है, वे बहुत उग्र ढगकी सहिष्णुताका 
परिचय दे रहे है। परिणाम यह है कि उसके प्रभावमे रहनेवाले लोग आतकवादी 
बने हुए है। इसलिए रूसके प्रयोगकों मैं मूलतः अविश्वासकी दृष्टिसे देखता हूँ। मैने 
रूस हो आनेवाले प्रत्येक अग्रेज तथा अमेरिकीसे जिरह करके देखी है। वे मुझे 
निष्पक्ष प्रेक्षक-जेसे लगे। अभी कुछ ही दिन पहले लॉड लोथियन और वर्नार्ड जॉँ 
रूस गये थे। लोथियन तो साफ कहते है कि वे नही जानते कि जोर-जबरदस्ती समाज- 
को कहाँतक सुवार सकेगी । वर्ना्ड शॉने लिखा तो बहुत उत्साहपूर्वक है, लेकिन उनके 
साथ हुई वातचोतमे मैने वह उत्साह नहीं देखा और वास्तवमे इस विषयपर मैं 
उनसे साफ-साफ और पूरी वात नहीं कहला पाया। इसके विपरीत, भारतीय 
मामलोंमे उनकी ज्यादा रुचि दिखी। मुझे रूग़ता है कि यूरोपके लिए भी अहिंसा 
आवश्यक है। अहिसाके लिए किसी वडे सगठनकी आवश्यकता नहीं है। चाहे जिस 
प्रकार हो, यह अपना संगठन आप ही कर छेती है। वस, ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति 
हो जो सच्चा अहिंसावादी हो, जिसमे पर्व॑तके समान अडियग आस्थाका बल हो। 
जबतक ऐसा आदमी सामने नही आता, हमें ईश्वरसे प्रार्थना करते हुए प्रतीक्षा 
करते रहना है। 

रोमाँ रोलों : मेनें आपको रुन्हम ब्राउनको लिखें पत्र भेजे थे। अप्रतिरोधकी 
नीति तो सुदूर भविष्यमें ही सफल हो पायेगी। लेकिन, यहाँ समस्या तत्काल समा- 
घानकी अपेक्षा रखती है। बीस वर्षोंमें तो शायद यूरोपीय सभ्यता नष्ठ ही हो जाये। 
बीस वर्षो्में सब-कुछ तय हो जायेगा। इस बोच हम दया करें? 

गाधीजी : मैने कुछ इस तरहकी वात कही है। वास्तवमें ससार मूर्ति-पूजक 
है -- मूर्तका, प्रत्यक्षका पुजारी है। इस्काम भी उसीका पुजारी है और प्रोटेस्टेट ईसाई 
सम्प्रदाय भी। वह अपनी पॉाँचो इन्द्रियोमें से किसी एकके माध्यमसे कुछ देखना 
चाहता है। इसीको मै मूर्ति-पूजा कहता हूँ । वह कोई प्रत्यक्ष प्रमाण चाहता है। अगर 
भारत अहिसाकी शक्तिका प्रत्यक्ष प्रमाण दे सका तो बात आसान हो जायेगी। मेरा 
निद्चित विश्वास है कि भारतको इसमें २० वर्ष नही छगेगे, और अगर भारतने 
अहिंसाके वलपर सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली तो दुनिया अहिसाकी शक्तिको जान 
जायेगी और तब सारी दुनिया उसे अपना छेगी। मैं विश्व-जनमत इसलिए तैयार 
करना चाहता हूँ कि इग्लैडडो गलत काम करनेपर छज्जाका अनुभव हो। लेकिन 
ऐसा जनमत तैयार होगा या नहीं, दूसरे छोग इस लडाईमें शामिक्त होगे या नहीं 
होगे, यह मै नही कह सकता। लेकिन इतना में निव्चित तौरपर जानता हूँ कि 


४४० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अहिसाका परिणाम अच्छा ही होगा। इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि इस्लैडके विचारोमें 
ऋन्तिकारी परिवत्तंन हुआ है, हालाँकि इतना परिवत्तेन पर्याप्त नही है। इसका श्रेय 
में अहिंसाको ही देता हूँ। कुछ प्रतिभाशाली अग्रेज-- [उदाहरणके लिए] गिलवर्ट 
सरे-- इससे सहमत नही हैं और इस वातको स्वीकार नही करते। मैं चाहता भी 
नहीं कि वे सहमत हो और इस वातको स्वीकार करे। जो वात है वह तो है ही 
और कोई भी उसे देख सकता है। अहिंसक लडाईके परिणामस्वरूप ही तथाकथित 
गोलमेज परिषद्‌ आयोजित की जा सकी। इसलिए मुझे जाशा है कि . . -' शोष 
कठिनाइयोपर पार पानेमे मुझे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जो अन्तर है, 
उसे में जानता हूँ, छेकित उसके कारण में अपना विश्वास नहीं छोड सकता। मुझे 
तो उन चन्द आत्मत्यागी लोगोके बरूपर ही आगे बढ़ना है जिन्‍्होने इसके लिए 
अपने प्राण उत्सर्ग कर दिये है। मेरे साथ यही वात दक्षिण आकफ़रिकामे हुईं। यही 
भारतमे भी हुई, जहाँ मुझे यह नहीं मालूम था कि में ठोस लडाई छड़ भी सकूँगा 
या नहीं। हम वह लड़ाई छड़ सकेगे। इससे आगे में कुछ नहीं कह सकता। आप 
अगर भारतीय परिस्थितिको ठीक ढगसे निपटा सके तो यूरोपकी परिस्थिति भी 
सुधर जायेगी, वल्कि उस दक्षामें उसका सुधरना अनिवार्य हो जायेगा। 


रोमाँ रोलॉँ: कुछ मामलोंमें अप्रतिरोधकी नीतिका प्रयोग किया गया है। लेकित 
हमारी कठिनाइयाँ दोहरी-तिहरी हैँ। भारतीयोंके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, लेकिन 
में नहीं समझता कि दैसा दुष्यंबहार किया गया है जैसा कि इटलीकी जनताके साथ 
किया जा रहा है। बच्चोत्तक से श्रम कराया जाता है, इस तरह लोगोका शोषण 
किया जाता है। उन वेचारोको देनेके लिए कोई सन्देश होना ही चाहिए। 

हुूसके वारेसें आपको जानना होगा कि वहाँ क्‍या परिस्थितियाँ हेँं। झूसमें 
अहिंसा क्या कर सकती है? क्या हमें उनसे यूरोपके प्रति अहिसा वरतनेको कहनेका 
अधिकार है? क्या हमें उनको यूरोपके सामने झुकनेको मजबूर करना चाहिए / 

गाधीजी . जहाँतक यूरोपके श्रमिकोका सवाल है, मालिकों और मजदूरोके 
आपसी सम्बन्ध काफी अच्छे है। छेकिन मैने यह कहा कि उपाय यह नहीं है कि 
सजदूर पूंजीपतियोके खिलाफ सघर्ष करे, वल्कि यह है कि वे अपने-आपसे जूझे। 
तब वे आप ही अपने रोजगार-दाता वन जायेगे। वे अपने श्रमका उपयोग करनेके 
लिए पूंजीका मुँह ताकते है। अगर पूंजीपति उन्हे अपनी सारी पूँजी दे दें, तब भी 
वे सुख्धी नही हो पायेगे और वे पूरे एक साकतक भी उसका उपयोग नहीं कर 
सकेगे। इसलिए मैने उनसे कहा' “आप अपने गृह-उद्योगोका पुनरुदधार करे अकओ 
वेल्समे लोग इस तरीकेको अपना रहे है। स्वस्थ, साहसी और उद्यमी भ्रवृत्तिवार 
लोगोमे से अधिकाश बेरोजगार रहे, यह कैसी विडम्बना है। और तेल-क्पोकी सल्याम 
वृद्धि होनेंके साथ-साथ यह बेरोजगारी बढती ही जायेगी। उनमे से किसीको भी दान- 
पर नही जीना चाहिए। 


१. साधन-पूतमें आगेके कुछ शब्द स्पष्ट नही है। 


भेट : पत्रकारोको ४४१ 


रोमाँ रोलाँ: यूरोपको खतरा उस विद्याल मध्यम वर्गसे है जो टूसरोंको चूसकर 
खुद एशोआरामकी जिन्दगी बिताता है। युद्धके वाद फ्रांसे कहा गया कि जमंनी 
उसे हर्जाना देगा। फ्रांसमें एक एशियाई सेना खड़ी करने, रोम साम्नाज्यके दिनोंको 
पुनः वापस लानेकी तंयारी हो रहो है। 
भारत सहो रास्तेपर है -- आप मनुष्य-जातिके हित-साधनके लिए काम्त कर 
रहे हे। फ्रांसमें अभी गरीबी नहीं आई है, हालाँकि जर्मनीमें जा गई है। हमारा 
फत्तंव्य द्योषितोंका साथ देना है। 
गाघीजी * छेकिन क्‍या यहाँ भी इलाज खुद शोषितोके ही हाथोमें नहीं है? 
अगर वे शोषकोके साथ सहयोग करना वन्द कर दे तो उन्हे अवश्य ही मुक्ति मिल 
जायेगी। 
जिनमें गहरी धामिक भावना नहीं है, वे मोटी-मोटी तनस्वाहों और भौतिक 
सुख-सुविधाओके प्रलोभनमे फेस जाते है। दुनियाका सबसे बडा उद्योग, रसायन-उद्योग 
है और उसका उद्देश्य है हिंसा। छोगोको गरीबी और आत्म-त्यागका सन्देश दिये विना 
काम नहीं चल सकता। 
[ अग्रेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य : नारायण देसाई 


२५४. भेट : पन्नकारोंको 


विलेन्यूव 
६ दिसम्बर, १९३१ 


प्रइनोके उत्तर देते हुए उन्होंने [ गांधीजी ने ] कहा कि में लन्दनसे प्रस्थान करनेसे 
पूर्व जितना कह चुका हूँ, उससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। उन्होंने जिनेवाके 
एक जख़वारमें छपी रून्दनकी इस खबरको बिलकुल गलत बताया कि अगर भारतीयों 
की इच्छा पूरी नहीं को गई तो वे हिसात्मक तरोके अपनायेंगे। उन्होंने कहा कि 
इस चौजको रोकनेके लिए खुद में तो अपने प्राणोको आहुति दे देनेको तैयार हूँ। 
जब उनसे कॉमन्स सभामें रैम्जे मेकडॉनाल्ड हारा दिये वक्‍तव्यके बारेमें सवाल 
पूछा गया तो उन्होने कहा कि कांग्रेसके विचार जाननेके बाद ही में उस वक्‍्तव्यपर 
कोई राय जाहिर करूँगा। भारतके लोगोंको उनका सन्देश यह था कि उन्हे जल्द- 
बाजीमें किसी निष्कर्षपर नहीं पहुँचना चाहिए, बल्कि जनताके सामने जबतक इस 
विषयपर में वक्‍तव्य न दूँ तबतक अतीक्षा करनी चाहिए। 
[ अंग्रेजीसे ] 
अमृतबाजार पत्रिका, ८-१२-१९३१ 


२५५. लॉड इविनको लिखे पत्रका अंश 


[ विलेन्यूव 
६ दिसम्बर, १९३१के पद्चात |' 
अगर भारतमे स्थिति इतनी नहीं बिगड जाती कि लडाई करना जरूरी हो 
जाये तो शायद सहयोग करना अब भी जारी रखा जा सकता है। जो भी हो, 
में आपको यह आदइवासन दे सकता हूं कि वाइसराय महोदयसे वातचीत किये विना 
में जल्दवाजीमे कुछ नही करूँगा। 
[ अग्नेजीसे | 
हैलिफंक्स, पृष्ठ ३१७ 


२५६. पत्र: सर संम्युअल होरकों 


विलेन्यूव 
७ दिसम्बर, १९३१ 
प्रिय चर सैम्युअल, 
हमारे वीच अभी अन्तमे जो बातचीत हुई थी, उसका सार मैं यहाँ लिखित 
रूपमे दे रहा हैँ। आपने यह कहनेकी कृपा की थी कि न तो प्रधान मन्‍्त्रीकी घोषणा 
और न कॉमन्स सभामें दिया आपका भाषण सुरक्षात्मक पूर्वोपायो तथा आरक्षित किये 
जानेवाले विषयोके सम्बन्धमे अन्तिम निर्णयका सूचक है, और प्रस्तावित कार्यंसमितिके 
हर सदस्यको उनमे से किसी भी बातमे समोधन सुझाने अथवा उसके रह किये जानेका 
सुझाव देनेका अधिकार होगा और साथ ही राष्ट्रीय सरकारको जिन आथिक सौदोका 
दायित्व लेना होगा उनकी महत्त्वपूर्ण जाँचपर भी वे आग्रह कर सकते है। आपने 
यह भी कहा था कि “आप कार्यसमितिके विचारार्थ जो मुद्दे भेजेगे वे महज 
औपचारिकताके निर्वाहके लिए नही भेजे जायेगे, बल्कि कार्यसमितिकी सिफारिशोको 
महामहिमकी सरकार अधिकसे-अधिक महत्त्व देगी। मेरे ममपर बातचीतकी यह जो छाप 
पडी है, वह अगर सही हो तो मै चाहेंगा कि आपको विश्वेष असुविधा न हो तो 
हवाई डाकसे पत्र भेजकर इसकी पुष्टि कर दें। भारतमें मेरा पता अहमदाबाद होगा । 
हृदयसे आपका, 
[अग्रेजीसे ] 
हिन्दू, १-२-१९३२ 
१. साधन-सत्के अनुसार यह पत्र विडेन्यूव से छिखा गया था और वहाँ गाधीनी ६ दिसम्बरको 
पहुँचे थे। 


२५७. पन्न : सर संम्युअल होरको 


माफेत - मोशिए रोमाँ रोलाँ, विलेत्यूब 
७ दिसम्बर, १९३१ 
प्रिय सर सैम्युअल, 
मैने आपसे कहा था कि मे, सरकारने मेरे लिए पुलिसकी जो व्यवस्था की 
थी, उसके बारेमें लिखना चाहता हूँ। लिखनेका समय आज मिल पाया है। यो तो 
इस कामपर जिन गुप्तचरों और सिपाहियोको छगाया गया था, उन सबने अपना 
कत्तेव्य निभाते हुए मेरा बड़ा खयाल रखा और शिष्टतापूर्ण व्यवहार किया, लेकिन 
प्रतिदिन मेरे सम्पर्कमे आनेवाले सार्जन्ट इवान्स और सार्जन्ट रॉजसं तो मानो मेरे 
परिवारके सदस्य ही वन गये थे । वे अ्रातृवत्‌ स्नेह और सावधानीसे मेरी देख-रेख 
करते थे। मेरे अनुरोधपर आपने उन्हे ब्रिंडिसीतक भेजनेका सौजन्य दिखाया। वे 
इन विदेशी इलाकोमे भी असाधारण रूपसे उपयोगी सावित हो रहे है। उनकी 
कुशल-क्षेम जानना मेरे लिए सदा हर्षका विषय होगा। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९३८५) से, सौजन्य : इडिया ऑफिस 
लाइब्रेरी 


्ह 


२५०८. प्रश्नोत्त र' 


लोजान 
८ दिप्तम्बर, १९३१ 
प्र०: शान्तिके पक्षमें काम करनेके लिए प्राच्य तथा पाइचात्य संसारको साथ 

कैसे लाया जा सकता है? 
उ० यह सवार मुझसे कोई ५ वर्ष पहले पूछा गया था। तब मैने यह उत्तर 
दिया था. मैं तो एक पराधीन राष्ट्रका निवासों हूँ और इसलिए में नहीं जानता 
कि अपने राष्ट्रकी स्वाधीनताके लिए काम करनेके अलावा और किस तरह मे शान्ति- 
स्थापनामे सहायता दे सकता हूँ। अगर भारतको जान्तिपूर्ण उपायोसे स्वाधीनता प्राप्त 


१. यथपि साधन-सृज्ञमें यद्द नदी बताया गया है कि ये सत्राक कित्त अवृत्तरपर पूछे गये, लेकिन 
अनुमानत ये, छोजानमें गाधीजी जिस पहली समामें बोले, उसीमें पूछे गये थे। 


'डीव४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


करनेमे सहायता दी जा सके तो शान्तिके पक्षमें राष्ट्रोके सहयोगका यह एक बहुत 
अच्छा उदाहरण होगा। मैने यह बात अपने देशकों सर्वथा अहिंसक तथा सत्यमय 
उपायोसे स्वतस्त्र करनेका प्रयत्न करनेके बाद कही है! 

प्र०: तो क्‍या हम यह मानें कि उधर जबकि भारतमें अहिसाका प्रयोग किया 
जा रहा है, यहां भी राजनीतिक उद्देश्योके लिए अहिसाके प्रयोगके लिए आन्दोलन 
चलाना चाहिए? 

उ० : अगर आपको यह विश्वास हो गया हो कि भारतमें अपनाये गये साधन 
दिन-प्रतिदित वाछित परिणाम प्रकट कर रहे है, और अगर आप इस बातके कायल 
हो कि भारत यह काम आध्यात्मिक साधनोके वरकूपर कर रहा है, तो आप यहाँ 
भी वैसा ही कीजिए हालाँकि यूरोप [की परिप्यितियों ] में भधिक अन्तर है। 

मित्रोनें मुझे बताया है कि यूरोपमे अहिंसात्मक उपाय अपनानेके मार्गमें कुछ 
विशिष्ट कंठिनाइयाँ है। यूरोपमें वसनेवाली जातियाँ, भारतके विपरीत, लडाकू जातियाँ 
हैं। यहाँ सभी हथियारोका इस्तेमाल करना जानते है। सभी पुरुषोनें एक-त-एक समयमे 
हथियार चलाये है। सो आपके लिए प्रतिगोधमे हाथ न उठानेकी कार्यसाधन-क्षमता 
और खूबसूरतीको समझना कठिन है। यहाँ भुझमे सर्वेत्र यही पूछा जाता है कि ग्रलत्त 
काम करनेवाले को सजा क्यों न दी जाये और सो भी ऐसी सजा जो दूसरोको एक सबक 
दे सके। इस प्रकार अहिंसा यूरोपके लिए विलकुछ अजूबा चीज है। ऐसे देशके छोगोके 
लिए कोई नया रास्ता अख्तियार करना कठिन है। आपके आ्थिक जीवनका गठन 
ऐसा है कि मोटे तौरपर किसी साधारण आदमीके लिए यह सम्भव ही नही है कि 
वह इस पिठे-पिटाये रास्तेसे निकछ सके। अगर वह ऐसा करेगा तो उसको गरीबीका 
सामना करना पड़ेगा। चौथी कठिनाई यह है कि कैथोलिक मतावलरूम्वी यूरोपका 
फौलादी अनुशासन बुद्धिकों अपनी इच्छित दिश्वामें चलनेकी बहुत कम छूट देता 
है। आपके रास्तेमे ये चार कठिनाइयाँ ऐसी है, जिनका सामना हमें भारतमे नही 
करना पडता। अगर भारत अहिंसात्मक उपायोसे स्वतन्त्र हो जाता है तो वह कभी 
भी युद्ध नही करेगा। लेकिन अगर करेगा तो मैं आगा करता हूँ कि ईश्वर मुझे 
ऐसी शक्ति देगा कि मैं अकेला भी उसका विरोध कर सकूं। 

प्र०: आहइन्स्टीनके इस आह्वानके विषयमें आपका क्या विचार है कि सँनिकोंको 

में भाग लेनेसे इनकार कर देना चाहिए ? 

धआ उ० * मेरा उत्तर केवल एक ही हो सकता है, अगर यूरोप इस तरीकेको 
उत्साहपुर्वंक अपना सके तो मैं यही कहूँगा कि आइन्स्टीनने मेरा तरीका चुरा लिया 
है। लेकिन अगर आप यह चाहते हो कि मैं इस तरीकेको विस्तारसे समझाऊं तो मैं 
तनिक गहराईमे उतरकर इसकी चर्चा करूँगा। जब किसी व्यक्तिके सैतिक सेवा 
करनेका अवसर आये, उस समय वैसा करतेसे इनकार करनेका मतलूब जब बुराई 
का विरोध करनेका समय लगभग बीत चुका हो तब उसका विरोध करना होगा। 
रोग जरा गहरा है। मेरा कहना यह है कि जिनके नाम सैनिक सेवा करनेवालो की 
सूचीमे शामिल नहीं है, वे इस अपराधमे उत्तना ही अधिक हाथ बेंटा रहें हैं। इस- 


प्रइनीत्तर ड४ड५्‌ 


लिए जो भी स्त्री या पुरुष इस ढगसे गठित राज्यकी सहायता करता है, वह प्रत्यक्ष 
रूपसे हो या परोक्ष रूपसे, उस पापमे हिस्सा बँटाता है। इसमे खतरा है और वह 
दूर नही है। यह देखते हुए कि हर आदमी -- चाहे वह बूढा हो या नौजवान -- राज्य 
को (करोके रूपमें) अश-दान देकर इस पापमे शामिल होता है, मैने उसी समय -- 
जब कि मैने नौसेना द्वारा मुहैया किया गेहूँ खाया था, और जब मै हथियार उठाने 
के सिवाय सिपाहीके सभी काम कर रहा था--कहा था कि मेरे लिए सबसे अच्छा 
यही होगा कि मुझे गोलीसे उडा दिया जाये, या फिर मुझे सभ्य ससारकों छोडकर 
जगलोमे चले जाना चाहिए और वहाँ प्रकृति जो दे उसीसे अपना उदर-पोषण करना 
चाहिए। इसी प्रकार, जो छोग सैनिक सेवा देना बन्द करना चाहते हैँ वे सारा 
सैनिक सहयोग देना बन्द करके ही वेसा कर सकते है। राज्यको सहारा देनेवाली 
सम्पूर्ण पद्धतिसे असहयोग करनेकी तुलनामे सैनिक सेवा करनेसे इनकार करना बहुत 
ही सतही और नकली चीज है। लेकिन जब आपकी सैनिक सेवा करनेकी वारी 
आती है तो वह इतनी तेजी और इतने प्रभावकारी ढगसे आती है कि इनकार 
करनेपर न केवछक आपको जेल भेज दिये जानेका खतरा रहता है, बल्कि यह भय 
भी रहता है कि राज्य आपको कहोका न छोडे। टॉल्स्टॉय यही कहते थे। 

प्र० : क्‍या हमें राज्यको किसी भी रूपमें स्वीकार ही नहीं करना चाहिए? 
क्या हमें स्थानीय स्वद्ञासन (जिसमें छोक-कार्य, स्कूल आदि शामिल हे)का उपयोग 
फरनेसे भी इनकार कर देना चाहिए? 

उ० * अब आपने मानव-स्वभावके मर्मको छू दिया है। असहयोगके स्रष्टाके 
नाते प्रारम्भिक अवस्थामे मेरे सामने भी यह प्रइन उपस्थित हुआ था और इस 
विषयपर कोई निशचय करनेके पूर्व मैने मनमे कहा, में राज्यसे दो तरहसे सहयोग 
करता हूँ । ऐसा कोई भी राज्य नही है नीरो या मुसोलिनी द्वारा सचालित राज्य 
भी नहीं-- जिसमें कुछ-न-कुछ अच्छी बाते न हो। भारतमे एक ग्रेड ट्रक रोड है। 
राज्य करोड़ो यात्रियोको सुविधा प्रदान करता है, उसने सुसज्जित अस्पताल और 
स्कलोके छिए राजसी इमारते बनवाई है। इन्हे हम अच्छी चीजे मान सकते है। 
लेकिन मैने सोचा कि अगर ये तमाम चीजे राष्ट्रको कुचछती है तो मुझे इनसे कोई 
सरोकार नही रखना चाहिए। वे मणियुकत विषधर भुजगके समान है। इस प्रकार 
मै इस निष्कर्षपर पहुँचा कि भारतमे ब्रिटिश हकूमतने राष्ट्रके स्वतन्त्र विकासको 
अवरुद्ध कर रखा है और इसलिए मैने हर सुविधाके उपभोगसे इनकार कर दिया। 
सज्जनताका तरीका उनका उपभोग करनेसे इनकार करना ही था। 

आत्मरक्षाकी दलील तो बहुत ही घिसी-पिटी दछीछक है। आप अपने देश और 
समाजका संगठन असगठित समुदायों और राष्ट्रोका जोषण करनेके लिए करते है। 
यह बुरी चीज है। - - . जो बात आइन्स्टीनने कही है, उसको आजमानेका प्रसंग 


१. साधन-चूतमें यहाँ कुछ शब्द भस्पष्ट द्दे। 


डंडे सम्पूर्ण गांधी वाइमय॑ 


सालमे कभी एक-आध बार ही आयेगा और सो भी कुछ ही छोगोके सामने। लेकिन 
आपका पहला कत्तंव्य राज्यसे असहयोग करना है। 
प्र०: क्या भारतके लोगों और उन दूसरे देशोंके लोगोंमें, जो स्वतन्त्र हे, इतना 
अधिक अन्तर है? अपने राज्यसे झगड़नेसे पहले क्या हम यह नहीं कह सकते कि 
हमारी स्थिति आपकी स्थितिसे भिन्न है? 
उ०: भिन्नता तो है। पराधीन राष्ट्रकी प्रजाकी हैसियतसे मै श्ान्ति-स्थापनामे 
सबसे अच्छा योगदान पराधीनताकी बेडीको तोडकर ही दे सकता हूँ। यहाँ मुझसे 
यह पूछा गया है कि सैनिक मनोवृत्तिसे छुटकारा पानेका सबसे अच्छा तरीका क्‍या 
है। आप जिन सुविधाओका उपभोग कर रहे है उनका उपभोग इसी हतंपर कर 
रहे है कि आप राज्यको सेनिक सेवा प्रदान करेगे। तो यहाँ आपको राज्यको सैनिक 
मनोवृत्तिसे मुक्त करना है। लेकिन आपके पक्षमे बहुत कम लोग है। जो राज्य 
सैनिक हिंसापर आधारित है वह बुरा राज्य है। इसपर आप शायद कहे कि 
अधिकाश लोग तो ऐसे ही है। हाँ, वे है। इस तरीकेकी कार्य-साधक क्षमतापर 
विचार करते हुए मैं स्वाधीन राज्य और पराधीन राज्यके वीचका भेद स्पष्ट कर 
पाया हूँ । अगर आप शान्तिकामी अल्पसख्यक समुदायको वहुसर्यक समुदायमे परिवत्तित 
करना चाहते है तो आपको राज्य द्वारा दी गई सुविधाओको अस्वीकार करना होगा। 
[अग्नेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य . नारायण देसाई 


२५९. भाषण : लोजानकी सभासोें' 


लोजान 
८ दिसम्बर, १९३१ 

भाइयो, 
जवसे मैं आपके इस सुन्दर नगरमे आया हूँ, आप सब मुझपर इतना अधिक अनुप्रह 
करते रहे है कि मैं उससे विलकुल अभिभूत हो गया हूँ। अगर हमारी इस पृथ्वीका 
सौन्दर्य स्वर्गंका निर्माण हो सकता है तो आप सचमुच स्वर्गमे ही रह रहे है। में 
एक ऐसे देशका निवासी हूँ, जिसे ईइवरने मुक्तहस्त होकर प्राकृतिक सुन्दरताका दान 
दिया है। आपको भारतके बिलकुल छोरपर --त्रावणकोरमे -- जैसा दृद्य देखतेको 
मिलेगा उससे अधिक भव्य दृश्य ससारमें कही नहीं मिल सकता। लेकिन जिस समय 
हमारी रेलगाडी धीरे-धीरे आपकी मनोरम झीलकी बगरूसे गुजर रही थी और जब 


१. साथन-सूत्रमें थद नहीं वतापा गया दै कि यद कौन-सी सभा थी। छेकिन ३१-१२-१९३२ के 
यग इंडियामें प्रकाशित अपने “छेटर फ्रॉम यूरोप ” (यूरोपका पत्र) में मद्॒देव देसाई कहते दे कि 
पद अन्तरात्माके भरेशपर सैनिक सेवाका विशेध करनेवार्कों की सभा थी और इसका आयोजन एक गिरजा- 
धरमें पियरे सेरेघोल तथा उनके मित्रोंने किया था। इस भाषण तथा तल्श्ातत पूछे गये अश्रेकि गावीणी 
हारा दिये उत्तरोंका अनुवाद एडमड प्रिवेट तथा प्रोफेत्तर बोवेय्ने किया! 


भाषण : लोजानकी सभामे ४७ 


हम लोग आपके यहाँके स्वच्छ-सुन्दर गाँवोसे होकर गुजरे उस समय वहाँका लोकोत्तर 
सौन्दर्य देखकर मै अपनी सुब-बुध ख्रो बैठा और यहाँ आकर मैने आपके स्नेहमे 
निहित सौन्दर्य-रसका जी-भरकर पान किया। आपके साथ हादिक सलापके जो भी 
अवसर आये हूँ उनमे आपके पूछे सच्चे जिज्ञासापूर्ण और उपयुक्त प्रइनोमे भी मुझे 
आपके स्तेहकी झाँकी मिली है। और जो वात सबसे बढकर है, वह यह कि अब 
आपने खुदाके इस घरमे अपने प्रइन-प्रहारोका सिलसिला एक ऐसे प्रशनसे शुरू किया 
है जो लगभग ५० वर्षोस्ति मेरे मनपर, मेरे सम्पूर्ण मनपर, छाया रहा है। 

आपने मुझसे पूछा है कि मैं ऐसा क्यों मानता हूँ कि ईइवर सत्य है। अपने 
बचपन या किशोरावस्थामे मुझे, हिन्दू ध्मंशास्त्रोमे जिन्हे ईहवरके सहस्तननाम [ विष्णु- 
सहस्ननाम ] कहा गया है, उनका जप करना सिखाया गया था। हमारे परिवारके 
पास धामिक शिक्षा देनेवाली जो अनेक छोटी-मोटी वस्तुएँ थी उनमें एक वह छोटी-सी 
पुस्तिका भी थी जिसमे ईइवरके सहस्तनाम दिये गये थे। परन्तु इन सहस्तनामोमे ही 
ईद्वरकी सारी नामावली समाप्त नहीं हो जाती। हम मानते है --- और मेरे विचारसे 
यही सत्य है--कि जितने प्राणी है, उतने ही ईश्वरके नाम है, और इसलिए हम 
यह भी कहते है कि ईश्वर अनाम है, और चूँकि उसके अनेक रूप है, इसलिए 
हम उसे अरूप कहते है, और वह हमसे कई वाणियोमे बात करता है, इसलिए हम 
उसे अवाक कहते है, इत्यादि-इत्यादि। इसी तरह मैने इस्छामका अध्ययन किया 
तब मुझे पता छूगा कि इस्लाममे भी ईद्वरके अनेक नाम है। जो यह कहते है कि 
ईहवर प्रेम है, उनके स्वरमे स्वर मिलाकर मैं भी कहूँगा कि ईहवर प्रेम है। लेकिन 
अपने हृदयकी गहराईमें में यही कहता हूँ कि ईदवर प्रेम-हूप होगा, पर सबधे अधिक 
तो वह सत्य-रूप है। यदि मनुध्यकी वाणीके छिए ईश्वरका सम्पूर्ण वर्णन करना सम्भव 
हो तो मै स्वयं तो इसी निष्करषपर पहुँचा हूँ कि ईद्वर सत्य है। किन्तु दो वर्ष पूर्व 
मैं एक कदम और आगे बढा और मैने कहा सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर सत्य है और 
सत्य ही ईश्वर है, इन दोनो बातोके बीचके सूक्ष्म भेदकों आप समझते होगे। इस 
निष्कर्षपर मैं इतने वर्षोतक सत्यकी अनवरत और कठिन खोजके बाद पहुँचा हूँ। 
मैने पाया कि सत्यतक पहुँचनेका निकटतम मार्ग प्रेमका है। छेकिन मैने यह भी 
पाया कि कमसे-कम अग्रेजी भाषामे प्रेम (लव)के कई अर्थ है, और काम-विकारके 
अर्थमे मानव-प्रेम तो मनुष्यको गिरानेवाली चीज भी है। मैने यह भी देखा कि 
अहिसाके अथमे प्रेमके पुजारियोकी सख्या दुनियामे बहुत थोडी है ओर अपनी खोजमे 
आगे बढते हुए मैने इस बातका खण्डन तो नही किया कि 'ईइवर प्रेम है [लेकिन ] 
: इईंडवर प्रेम है ', इस वातकों समझना ([प्रेमके अनेक अर्थ होनेके कारण) बहुत कठिन 
है, और काम-विकारके अर्थ्में मानव-श्रेम एक गिरानेवाछी वस्तु भी वन जाता है। 
किन्तु सत्यका दोहरा अर्थ होते मैने कभी नहीं देखा, और नास्तिकोतक ने सत्यकी 
आवश्यकता या शक्तिको अस्वीकार नही किया है। वात इतनी ही नहीं है। सत्यको 
खोजनेकी अपनी छगनमे उन्होने ईश्वरके अस्तित्वतक को अस्वीकार करनेमे सकोच 
नही किया है--और उनके अपने दृष्टिकोणसे यह ठीक भी है। और उन्हीके तर्कके 


४४८ सम्पूर्ण गावी बादमय 


कारण मेरे मनमे यह वात आईं कि ईश्वर सत्य-हूप है, यह कहनेके बजाय मुझे 
कहना चाहिए कि सत्य ही ईइवर है। इस सन्दर्भमें मुझे चार्ल्स'ब्रैडडॉका नाम 
स्मरण हो आता है। वे एक महान्‌ भग्रेज थे और आजसे कोई पचास वर्ष पहले 
उनका निधन हुआ। वे वडे उत्साहसे अपनेको नास्तिक कहा करते थे। लेकिन मै 
चूँकि किसी हृदतक उनके जीवनके विषयमें जानकारी रखता हूँ, इसलिए मैने उन्हे 
कभी भी नास्तिक नहीं माना। मै तो उन्हें ईश्वरसे डरकर चलनेवाला आदमी ही 
कहूँगा, हालाँकि वे इस वातको स्वीकार नहीं करते और मैं जानता हूँ कि मेरी बात 
सुनकर उनका चेहरा छाछू हो जाता था। मैं तो उनसे यही कहता: नही वैडलॉ 
साहब, नहीं, आप ईश्वरसे डरकर चलनेवाले आदमी नहीं, वल्कि सत्यसे डरनेवाले 
आदमी हैं। और जिस प्रकार मैने अनेक युवकोको निरुत्तर कर दिया उसी प्रकार 
उन्हे भी यह कहकर निरुत्तर कर देता कि “सत्य ही ईश्वर है।” “ईश्वर सत्य 
है ”, ऐसा कहनेमे एक दूसरी कठिनाई यह है कि ईश्वरका ताम करोडों लोगोने लिया 
है और साथ ही उसके नामपर अवर्णनीय अत्याचार किये है। ऐसा नही है कि 
सत्यके नामपर वैज्ञानिक लोग बहुधा करता नही वरतते। मुझे मालूम है कि आज 
सत्य और विज्ञानके नाम पर पशुओंकी चीर-फाडके सिलसिलेमे उनके साथ कैसी 
अमानवीय करता बरती जाती है। मैं इसे ईदवरके अस्तित्वको अस्वीकार करना मानूंगा 
भले ही आप चाहे ईइवरको सत्य कहे या कोई और नाम दे। साराश यह कि ईइवरका 
वर्णन चाहे जिस नामसे किया जाये, उसमें अनेक कठिनाइयाँ है। केकिन मानव- 
मस्तिप्ककी क्षमता सीमित है, और जब हम एसी सत्ताके विषयमे सोचते है जो 
भनुष्यकी समझसे परे है तब हमे अपने मस्तिष्ककी क्षमताकी उस सीमाके भीतर ही 
काम करना पड़ता है। किन्तु हिन्दू तत्त्वज्ञानमें एक बात और है। वह कहता है, 
केवल ईशवरका ही अस्तित्व है, उसके अतिरिक्त और किसी वस्तुकी सत्ता नही हैं। 
इस्कामके उस प्रसिद्ध वचनमें जिसे 'कलूमा ” कहा जाता है इसी सत्यको जोर देकर 
कहा और समझाया गया है। उसमें साफ-साफ कहा गया है -- और मुसलमानोकों हर 
इवादतके समय उसे दोहराना पडता है--केवल अल्लाह ही है, और कुछ नहीं है। 
यही बात सत्यके साथ भी है, और सत्यके लिए सस्कृतमे जो शब्द है -- अर्थात्‌ सतू-- 
उसका शब्दार्थ ही 'जो है” होता है। इन कारणों तथा और भी अनेक कारणोसे, 
जो मै बता, सकता हूँ, मैं इस निष्कर्षपर पहुंचा हूँ कि सत्य ही ईदवर है। और 
जब आप सत्यको ईश्वरके रूपमें पाना चाहते है तो उसका एकमात्र अनिवायें साधन 
प्रेम, अर्थात्‌ अहिंसा है। चूँकि में मानता हूँ कि अन्तत, सावन और साध्य समाना्थंक 
शब्द हो जाते है, इसलिए मुझे यह कहनेमें सकोच नहीं होगा कि ईइवर प्रेम हैं। 

प्र०: तो फिर सत्य क्या है? 

उ० - प्रइन तो कठिन है, छेकित मैने अपने लिए उसका हल तिकाड ल्यिा 
है-- वह यह है कि जो हमारी अन्तरात्मा कहे, वही सत्य है। इसपर आप पूछेगे 
कि तब फिर अलूग-अछूग छोग अछूग-अलूग' और एक-दुसरेके विषद्ध सत्योकी कल्पना 
कैसे करते है? 


भाषण . छोजानकी सभामे ४४९ 


इसका उत्तर यह है कि मानव-मन असरूय माध्यमोमें कम करता है और 
प्रत्येक मनुष्यके मनका विकास एक-सा ही नही हुआ है, इसलिए यह परिणाम तो 
आयेगा ही कि जो एकके लिए सत्य हो वह दूसरेंके लिए असत्य हो। इसीलिए 
जिन छोगोने थे प्रयोग किये है वे इस निष्कर्षपर पहुँचे है कि इन प्रयोगोमे कुछ 
शर्तोका पालन करना आवश्यक है। जिस प्रकार विज्ञानके क्षेत्रमे प्रयोग करनेवाले 
सभी छोगोके लिए एक सामान्य और अनिवायें पद्धति है उसी प्रकार आध्यात्मिक 
क्षेत्रमे प्रयोग करनेकी इच्छा रखनेवालों के लिए भी कुछ जर्तोका पालन करता आव- 
इयक है। और चूँकि हर आदमी कहता है कि उसकी अन्तरात्माकी आवाज ही उससे 
अमुक बात कह रही है, इसलिए आपको उस आवाजको सुनना चाहिए, और तब 
आप जैसे-जैसे अपनी साधनाके पथपर आगे बढेगे, आपको अपनी मर्यादाओका बोध 
होता जायेगा। इसलिए सतत अनुभवोके आधारपर हमारा यह विश्वास बना है कि 
जो लोग रूगनके साथ सत्यकी--ईश्वरकी ->खोज करना चाहते है उन्हे कुछ 
ब्रतोका पाछन करना ही चाहिए । वे ब्रत है: सत्य -- अर्थात्‌ सत्य बोलना और सत्य 
ही सोचना, ब्रह्मचय, अहिंसा, गरीबी और अपरियह। अगर आप इन सुन्दर ब्रतोका 
पालन नहीं करते तो फिर आपको यह प्रयोग आरम्भ नहीं करना चाहिए। इसके 
लिए कई और भी नियम निर्धारित किये गये है, छेकिन यहाँ में उनका विवेचन 
नही कखरूँगा। लेकिन जिन्होने ये प्रयोग किये है, वे जानते है कि हर व्यक्तिका अपनी 
अन्तरात्माकी आवाज सुन सकनेका दावा उचित नहीं है, और आज जो ससारके ' 
सामने इतनी अधिक असत्य बातें रखी जा रही है कि वह हैरान है, उसका कारण 
यही है कि हर आदमी इस प्रयोगके लिए आवश्यक नियमोका पालन किये बिना अपनी 
अल्तरात्माकी आवाज सुननेका दावा करता है। इसलिए मैं संपूर्ण विनम्रताके साथ 
केवल इतना ही निवेदन कर सकता हूँ कि जिसमें विनय नही है, वह कमी भी 
सत्यको प्राप्त नही कर सकता। अगर आप सत्य-रूपी सागरकी सतहपर तैरना चाहते 
हैँ तो आपको अपनेको शून्य बना देना होगा, अपना अह बिलकुल मिटा देता होगा। 
इस मन्त्रमुग्ध कर केनेवाले विषयपर आजकी रात इससे आगे कुछ नही कहूँगा। 

प्र० : दसाई धर्मके सम्बन्धर्मे आपका क्‍या विचार है? 

उ० : बडा कठिन प्रदन है। ईसाई धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही वहुत- 
से ईसाई खासे बुरे है। 

आधिक सकटको तभी ठाला जा सकता है जब छोग गरीबीसे प्रेम करने 
लगेंगे। यहाँ मै आपसे ' प्रेम” शब्दपर खास जोर देनेकों कहूँगा । अगर छोग सचमुच 
गरीबीसे प्रेम करने छगे तो कोई आध्िक संकट नहीं आये। आ्थिक सकट इसीलिए 
आते है कि हम अपने पडोसीकी सम्पत्तिकों लोभकी निगाहसे देखते है। डुनियामे 
मजबरीकी गरीबी इसलिए है कि वहुत-से लोगोंके पास, वे जितनेके पात्र है, उससे 
अधिक है। अगर हम यह पवित्र सकल्प छे छे कि हमे अपनी भौतिक सुख-सुविधाके 
लिए जितनेकी जरूरत है, उससे ज्यादा हम नही लेगे तो दुनियाम गरीबी रह ही 
न जाये। तब कोई छखपती बिना सोचे-समझे यह नहीं कहेगा कि उसके पास 


४८-२१ 


४५० सम्पूर्ण ग्राधी वाइमय 


छाखों रुपये इसलिए है कि उसे अपनी भौतिक सुख-सुविधाओके लिए उनकी जरूरत 
है। इसके विपरीत, जो गरीब है वह भी वराबर इस वातकी छानवीन करता रहेगा 
कि उसके पास कही कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जो उसके लिए वास्तवमे आवश्यक 
न हों। जब आप जीवनके प्रति खिलाडियोका-सा दृष्टिकोण अपनाकर प्रतिदिन वैसा 
ही आचरण करेगे तो यह देखकर चकित रह जायेगे कि वास्तवमे आपको कितने 
कमकी जरूरत है। 

इस समय खुदाके इस घरमे होनेके कारण मै तो यह कहना चाहूंगा कि 
इसरोकी आँख़की फूली देखनेसे पहले आप अपना टेंटर देखिए। अगर आप इतता ही 
करे कि अपनेको अच्छा बना छे तो मुझे इस वातमे बहुत कम सन्देह है कि दुनिया 
अपने-आप अच्छी वन जायेगी। > 

प्र०; यूरोपकी स्त्रियोको आपका क्‍या सन्देश है? 

उ०: में नही कह सकता कि उनका कोप-भाजन वने बिना मैं उनको कोई 
सन्देश दे सकता हूँ। मैं उससे उन भारतीय महिलाओके पद-चिह्लोका अनुसरण करनेको 
कहूँगा जो गत वर्ष एक-जुट होकर उठ खडी हुई थी। मैं सचमुच ऐसा मानता हूँ 
कि अगर भारत अहिसामृतका पान कर सका तो यूरोप उसका पान अपने यहाँकी 
महिलाओंके द्वारा ही कर सकेगा। स्त्रीको मैं आत्म-त्यागकी प्रतिमूति मानता हूँ, किन्तु 
दुर्भाग्यवश स्त्रियाँ आज यह नही जानती कि पुरुषोंकी तुनामे उनमे कितनी अधिक 
सामर्थ्य है। टॉल्स्टॉयके शब्दोमे, वे पुरुषके व्यामोहमे डालनेवाल्े प्रभावमें पडी हुई 
है। अगर वे अहिसाकी खूबसूरतीकों समझ जाये तो फिर वे यह वरदाश्त नहीं 
करेगी कि उन्हें पुरुषोकी तुलनामे कमजोर कहा जाये -- बवला माना जाये। 

जिन चीजोका मुझे केवल एक धघुंघछा-सा आभास था, टॉल्स्टाय और रस्किनने 
उनके सम्बन्धर्में मेरे विश्वासको नई शक्ति प्रदान की। 

प्र०: अप्रतिरोध और आपके अहिसक प्रतिरोधमें क्या अन्तर है? 

उ०: अकसर ऐसा कहा गया है कि अहिंसाका सिद्धान्त मैने टॉल्स्टॉयसे लिया 
है। इसमे पूरी सचाई तो- नही है, लेकिन अहिंसाके सम्बन्ध उतकी रचनाओसे भी 
मुझे सबसे अधिक वल मिला है। ढेकिन इस वातको टॉल्स्टॉयने स्वय भी स्वीकार 
किया है कि अप्रतिरोधकी जिस पद्धतिका सवर्धन और विकास मैने दक्षिण आफिकामे 
किया वह उस अप्रतिरोधसे भिन्न है जिसके सम्वन्धमे टॉल्स्टॉयने लिखा है और जिसे 
अपनानेकी उन्होंने सिफारिश की है। यह बात मै कोई टॉल्स्टॉयकी प्रसिद्धिकों कम 
करनेके खयाछसे नहीं कह रहा हूँ। जो अपने लिए अपने शिक्षक द्वारा तैयार किये 
गये आधारपर कोई और हाँचा खडा न करे वह योग्य शिष्य नहीं है। अच्छा 
गुरु पानेका पात्र वही है जो अपने गुरुकी दी हुई विरासतमें कुछ वृद्धि भी कर 
सके। यदि में अपने पितासे प्राप्त विरासतर्में कुछ और जोड नही पाता तो मानता 
चाहिए कि मैं एक अयोग्य पुत्र हेँ। और इसलिए मैने सदा इसे गरवंका विषय माना 
है। मैने टॉल्स्टॉयसे जो-कुछ सीखा है, वह ईद्वरकी कृपासे मुझमे आकर सौ गुना अधिक 
निखरा है। टॉल्स्टॉय निष्क्रिय प्रतिरोधकी वात बहुत करते थे, लेकिन ट्रान्सवालमे मैने 


भाषण : लोजानकी सभामे ४५१ 


जिस अप्रतिरोधके उपायका विकास किया वह किसी भी सदास्त्र व्यक्ति द्वारा ढूंढे 
जा सकतनेवाले उपायसे लाख गुना अधिक सक्रिय था, और मुझे यह बताते हुए हंका 
अनुभव हो रहा है कि मेरे कुछ लिखे बिना अपनी ही इच्छासे उन्होने मुझे एक 
लम्बा पत्र लिखा था, जिसमे कहा था कि आप जहाँ-कही होते है, मेरी दृष्टि आप 
पर ही छूगी रहती है। और अगर आप दक्षिण आफ्रिका तथा भारतमे मेरे चलाये 
आन्दोलनोंका अध्ययन करेगे तो पायेंगे कि इस चीजका किस तरह असीम विस्तार 
किया जा सकता है। द 


प्र०: क्‍या अप्रतिरोधका मतलब अन्यायके आगे झुक जाना नहीं है? 


उ० * निष्क्रिय प्रतिरोधको कमजोर लोगोंका अस्त्र माना जाता है, लेकिन उस 
प्रतिरोध (रेजिस्टेस)की अवधारणा --जिसको अग्रेजीमें कोई सही शब्द न होनेके 
कारण तथा इस खयालसे कि उसका अर्थ कही अप्रतिरोध न छगा लिया जाये, मैने 
एक बिलकुल नया नाम दिया, अर्थात्‌ सत्याग्रह -- किसी भी तरहसे कमजोर लोगोंके 
अस्त्रके रूपमे नहीं, बल्कि अधिकसे-अधिक शक्तिशाली छोगोके अस्त्रके रूपमे की गई 
है। किन्तु इसका विलक्षण गुण यह है कि इस अस्त्रका प्रयोग कमजोरसे-कमजोर, 
बूढेसे-बूढा, यहाँतक कि बच्चा भी कर सकता है, बदतें कि उसका हृदय सबलू हो। 
और चूँकि सत्याग्रहके द्वारा किये जानेवाले प्रतिरोधका माध्यम स्वेच्छासे कष्ट सहन 
करना है, इसलिए स्त्रियोके लिए इसका प्रयोग विशेषरूपसे सम्भव है। गत वर्ष 
भारतमे वास्तविक अनुभवके आधारपर हमने जाना कि कष्ट सहन करनेमे स्त्रियाँ 
बहुधा पुरु्षोसि आगे निकल जाती है। और इस आन्दोलनमे हजारो बच्चोंने भी बडा 
सुन्दर काम किया। कारण यह था कि स्वेच्छासे कष्ट सहनेका सिद्धान्त तेजीसे 
फैला और उन्होने आइचर्यजनक आत्म-त्याग करके दिखाया। अगर यूरोपकी स्त्रियों 
और बच्चोमे मानवताके प्रति प्रेम उमड पडे और वे कहे कि हमारे यहाँके पुरुष 
शस्त्रीकरण करके गलत काम कर रहे है तो वे देखते-देखते पुरुषोपर विजय पा 
ले और सैन्यवाद इतनी जल्दी मिट जाये जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस 
सबके पीछे जो भावना काम करती है वह यह है कि (स्त्रियों, बच्चों और अन्य 
लोगों, समीमे एक ही आत्माका निवास है, सभीमे एक-सी क्षमताएँ और सम्भावनाएँ 
है। सवाल सिर्फ सत्यकी छिपी हुई असीम शक्तिको प्रकट करनेका है। लेकिन मुझे 
इस मोहक विषयपर भी अधिक चर्चा करनेका छोभ सवरण करना चाहिए। 

प्र०: निरासिष आहारका महत्त्व क्या है? 

उ०४ मेरे लिए तो उसका महत्त्व असीम है, मगर गो-मास खानेवाले यूरोपके 
लिए नही। फिर भी, मै यह महसूस करता हूँ कि किसी-न-किसी समय आश्यात्मिक 
प्रगतिके लिए यह आवश्यक -- नितान्त आवद्यक--हो जाता है कि हम अपनी 
शारीरिक जरूरतोको पूरा करनेंके लिए सृष्टिके प्राणियोका नाश करना बन्द कर दे। 


१, मूलमें ऐसा ही है यथपि यह कहना ज्यादा सही होगा कि “ यॉस्टॉय अप्रतिरोधकी वात्त बहुत 
करते ये ठेकिन टान्सवालमें मैंने जिस निष्क्रिय मतिरोधका विकास किया . ..।”” 


४५२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


निरामिषाहारके अपने प्रिय सिद्धान्तपर बोलते हुए मुझे गोल्डस्मिथकी ये पक्तियाँ 
याद हो आती है: 
घाटियोमें मुक्त विचरनेवाले उन भेड़ोंके झुंडोंको मारनेकी बात में नहीं 
सोच सकता; जो सत्ता मुझ्नपर दया बरसाती है, उसीसे मेने भी इनपर दया 
करना सीखा है। 


प्र०: शराबके वारेमें आपका क्‍या विचार हे? 


उ० . जैसा कि हम कहते है, भरावकी ईजाद शैतानने की। इस्लाममें कहा 
गया है कि जब श्ैतानने स्त्रियों और पुरुषोकों फुसछाना शुरू किया तो उसने उनको 
शराबका छालूच दिया। मैने तो देखा है कि इसके कारण लोगोने केवल अपना धन 
ही नही गेंवाया है, वल्कि वे अपना विवेक भी खो बैठे है। कुछ समयके लिए पत्नी 
और माँ, उचित और अनुचितका भेद विलकुल भूछ बैठे है। नश्षेमे घुत वैरिस्टर 
लोग नालियोमे जा पडे और पुलिसके आदमी उन्हें घर पहुँचायें, इस स्थितिपर 
तनिक विचार करके देखिए। मैने दो अवसरोपर जहाजोके कप्तानोको पीकर 
अपन होशहवास खो बैठते देखा है। उनमे अपने-अपने जहाजोकों सेभालनेकी क्षमता 
नही रह गई थी और उनके होशमे आनेतक दूसरोको काम करना पडा। मदिरा और 
मास दोनोके सम्बन्धर्में सबसे उत्तम नियम यही है. हमे खाने-पीने और मोद मनानेके 
लिए नहीं जीना चाहिए, वल्कि अपने शरीरको ईश्वरका मन्दिर बनाने और उसका 
उपयोग मनुष्यकी सेवा करनेके लिए ही खाना चाहिए। चिकित्साके लिए शराबकी 
आवद्यकता हो सकती है, जब जीवन चुक गया लगता हो, उस समय उसकी 
सहायतासे उसे कुछ समय वरकरार रखना सम्मव हो सकता है। मासाहारके विना 
पूर्णत. स्वस्थ रहना सम्भव है। अगर आप किसी सिपाहीमे क्रताकी प्रवृत्ति जगाना 
चाहते हो तो मासाहारके बिना वसा नहीं किया जा सकता। आपको शायद मालूम 
ने हो कि जापानने जब पाइचात्य सम्यताका अनुकरण आरम्भ किया तो उसने अपने 
यहाँ गोमास खाना अनिवार्य कर दिया। 

प्र० ; सैनिक सामलोंमें असहयोगकी भरपाई क्‍या असैनिक सासलोमें सहयोग 
करनेसे नहीं हो जाती ? 

उ० : इसे अन्तिम प्रदत मानना चाहिए। यह अच्छा प्रइत है। पहली सभामें 
जहाँ कुछ मित्र छोग इकटूठे हुए थे हमने इस विषयकी विशद चर्चा की थी। सक्षेपर्म, 
मैं इस वातसे पूरी तरह सहमत हूँ कि ये दोनों सेवाएँ समान कोठिकी हैँ। सैनिक 
मामलोमे असहयोग और असैनिक मामछोमे सहयोग दोनो एक साथ नहीं चल सकते। 
मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखें जा सकते है। बैश्ञक, सैनिक सेवा” उपयुक्त शब्द नही है। 
क्योकि सैनिक सेवा पर आधारित राज्यको सहारा देकर तो आप अप्रत्यक्ष रूपसे 
बराबर उसकी सैनिक सेवा कर ही रहे होते है। ट्रा्सवालमें यही कानून था। कुछ 
लोगोको -- भारतीय, बदू तथा जुलू छोगोको-- कानून बनाकर सैनिक सेवासे बचित 
रखा गया था। किन्तु उनसे उसके लिए अनिवार्य रूपसे पैसा लिया जाता था। वे 


भाषण . लोजानकी सभामें ४५३ 


प्रकारान्तरसे सेवा करते थे। आपको असहयोगके क्षेत्रकों विस्तृत करना होगा, लेकिन 
आप केसे करेगे, यह मै नही कहूँगा। राज्यरचित सीमाओंको लाँघकर अपने पडोसियों 
की सेवा करनेका कोई अन्त नही है। ये सीमाएँ ईदइवरकी बनाई हुईं नही है। 
[अग्नेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य: नारायण देसाई 


२६०- भाषण : लोजानकी सभामें' 


लोजान 
८ दिसम्बर, १९३१ 


मुझे मालूम है कि आपके इस महान्‌ महाद्वीपमे भेरे बहुत-सारे मित्र है। रोमाँ 
रोलॉसे मिलनेके लिए विलेन्यूवकी यात्रा करनेको मुझे एक स्टीमर छोडना पडा। यहाँ 
भी मैं वही बात कहूँगा जो मैने पेरिसके नागरिकोसे कही थी। मै देख रहा हें कि 
पूरे पश्चिमका हृदय आज रुग्ण है। दुनिया अब जिस फौजी वोझके नीचे कराह रही 
है, आप उससे थक गये लगते है -- मै देख रहा हूँ कि आप अपने साथी इन्सानोका 
खून बहाते थक गये है। पिछले युद्धने, जिसे झूठमूठ ही महायुद्ध कहा जाता है, मापको 
और मानव-जातिको बहुत-से वडे-बडे सवक सिखाये है। उस युद्धमे मानव-स्वभाव 
किसी भी तरह अपने उज्ज्वल रूपमे सामने नहीं आया। युद्धमें विजयी होनेके ल्ए 
किसी भी झूठ और छल-कपटको त्याज्य नही समझा गया। एक राष्ट्रके पक्षघरोने 
दुसरे राष्ट्रपर गन्देसे-गन्दे आरोप लगाये और जवाबमे दूसरे राष्ट्रने और ज्यादा 
जहर उगला | किसी भी तरहके जुल्मसे परहेज नही किया गया। शत्रुके विनाशके लिए 
कोई भी हथकंडा अधम या निक्ृष्ट नही माना गया। कलके मित्र आज क्षण-मरमें ही 
शत्रु बन गये। न किसी तरहका सम्मान सुरक्षित रहा और न कोई चीज बच सकी। 
इतिहासकार हमे बताते है कि पिछले युद्धगें जितना खून वहा है उतना पहले कभी 
नही बहा था। पाइचात्य सम्यता तराजूमे तोली गई और पूरी नहीं उतरी, और उस 
युद्धेके घातक प्रभावोंसे आप अमी उबर नही पाये है। इसके विपरीत, युद्धके दुष्परि- 
णामको आप धीरे-धीरे किन्तु निश्चित तोरपर उत्तरोत्तर अधिकाधिक सघन रूपमे 
अनभव कर रहे है। ज्यादातर राप्ट्र आज करीव-करीब दिवालियेपनकी स्थितिमे 
पहुँच गये है, जो युद्धण ही सीधा फल है। आप केवल आशिक दिवालियेपनके 
नहीं, बल्कि नैतिक दिवालियेपनके भी शिकार है। युद्ध समाप्त हुए अभी इतना समय 
नही बीता है कि उससे विरासतमे जो विभीषिका हमे मिली है उसका हम पूरा 
अन्दाजा लगा सके । और यह अनिष्ठ केवल यूरोपतक सीमित नही है। अपनी हृदोको 


१. गाधीजी छोजानमें तीन समाओमें बोले थे। साधन-सत्रसे यह पता नहीं चलता कि यह कौन-सी 
सभा थी। परन्तु हिन्दुस्ताव दाइम्स, ११-१२-१९३१ की पक बहुत ही सक्षिप्त रिपोटेसे पद लगता है 
कि यह वह सभा थी जो पीपुल्स ोंल्में हुई थी। 


35४ सम्पूर्ण ग्राधी वाइमय 


तोड़कर यह एशियामे पहुँच गया है और आज किसीको भी यह पता नही है कि 
वह अपने पैरोपर खडा है या सिरके बल। 

ऐसे समयमे भारतसे आशाका एक सन्देश आया है। भारत अपनी स्वतन्व॒ता 
अहिसा और सत्यके द्वारा प्राप्त करनेकी कोबिश कर रहा है। पिछले दस सालोमें 
यह इन्ही साधनोकों प्रयोगमे छानेके छिए प्रयत्नशीरल रहा है। दसियो हजार लोग 
इस आन्दोलनमें भाग ले चुके है। जिन्होने इस आल्दोलनका अध्ययन किया है वे 
इस तिष्कर्षपर पहुँचे है कि यह दृढ गतिसे आग्रे बढ रहा है। मेरा कहना यह है कि 
यदि भारत इस तथ्यका प्रत्यक्ष प्रदर्शन कर देता है कि भारत वूंद-सर भी रत 
बहाये बिना स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता है, तो यह दुनियाके लिए एक बडा सबक 
होगा। आप युद्धका एक नैतिक विकल्प खोजनेकी कोशिश कर रहे है। यह सम्भव है 
कि भारतने जो पद्धति अपनाई है वह युद्धका सही विकल्प साबित हो। मैं जानता हूँ कि 
अभी इस पद्धतिके बारेमे कुछ भी निदिचत रूपसे कहना जल्दवाजी होगी। परन्तु आज 
रात मेरा आपसे निवेदन यह है कि आपको भारतीय आन्दोलन और भारतीय तरीकोका 
अध्ययन करता चाहिए। में आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस आन्दोलनका 
अध्ययन पक्षपाती मित्रोकी तरह नही, वल्कि निष्पक्ष आलोचकोंकी तरह करे। इसके 
प्रति अपना रुख अच्छे द्षिक्षार्थीका-सा रखिए, आन्दोलनका निष्पक्षतासे अध्ययन 
कीजिए और यदि आप इस निष्कर्पपर पहुंचें कि यह ईमानदारीके साथ अहिंसा और 
शान्तिपूर्ण उपायोंसे चछाया जा रहा है तो फिर सम्पूर्ण हृदयसे इस आतन्दोलनमें कूद 
पडिए। मुझे इस वातमे कतई सन्देह नहीं है कि आप ऐसा कर सकते है। आप 
यूरोपके जनमतको -- विश्वके जनमतको -- नये साँचेमे ढाल सकते है, जिससे कि वह 
दुनिवार बन जाये। अहिसात्मक आन्दोलन, स्वभावतः, अनुकूल जनमत तैयार करता 
है, वह अपनी बात पूरी जनताके आत्मपीडन द्वारा कहता है। पर मुझे और भागे 
नहीं बढ़ना चाहिए। मेरी कोशिश अभी आपकी भूखकों केवल चेतानेकी रही है। 
इस सभाकी अवधि ४५ मिनट है और जैसा कि मेरा कायदा है, मैं अपने समयका 
एक खासा भाग प्रदनोके लिए वचाये रखना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको इस 
बातके लिए आमन्त्रित करता हूँ कि आपको जो भी प्रइन रखने हो वे आप रखे। 


प्र०: [ऐसी सबर है कि आपने फहा है,] यदि आवद्यक हुआ तो भारतकी 
जनता हिसाका सहारा छेगी। [क्या यह सही है? ] 

उ० : मुझे यह कहनेमे कोई झिक्क नही है कि यह एक निराधार और मनगढन्त 
बात है। यह बहुत ही दु.खकी वात है कि पत्रकार अपनेको इतना गिरा छेते है 
कि झूठका प्रचार करने लगते है। मेरा आशय एक क्षणकों भी यह नहीं है कि 
पत्रका सम्पादक झूठका प्रचार कर रहा था। पर रिपोर्टर स्वय पत्रकार था और 
दोष उसीका है। लेकिन पत्रकारिताके सम्मानकी खातिर अब मेरा सुझाव कर है 
कि उस कथनको, जिसे मेरा बताया गया है, सुननेके बाद आपको उस रिप 
पत्र-व्यवहार करना चाहिए और उसके साथ वही सलूक करना चाहिए जो कि एक 
बेईमान नौकरके साथ किया जाता है। 


भाषण : छोजानकी सभामे ४५५ 


प्र०: श्री गांधी, क्या आपने सचमुच लोगोंको यह सलाह दी थी कि वे फौजमें 
भरती हों और हवामें गोली चलाये? 

उ०: यह एक और मनगढन्त बात है। इस तरहका प्रइन मुझसे पेरिसमें किया 
गया था और मैने कहा था कि जो सैनिक फौजमे भरती होकर अपने मनको इस 
विचारसे सनन्‍्तोष देता है कि वह हवामे गोली चला रहा है, वह अपने अहिंसा- 
धर्म की प्रतिष्ठा नही बढाता है। मेरी योजनामें तो ऐसा करनेवाला आदमी असत्य 
भर कायरता दोनोका दोषी माना जायेगा --कायरताका इसलिए कि वह कैदसे 
बचनेके लिए फौजमे भरती हुआ और असत्यका इसलिए कि भरती होनेके बाद 
उसने गोली नही चलाई। इससे युद्धके विरुद्ध युद्धके ध्येयको बट्टा लगता है। युद्धके 
प्रतिरोधियोंका आचरण सीजरकी पत्नीकी तरह सन्‍्देहसे परे होना चाहिए । उनकी शक्ति 
इस प्रश्नके नैतिक आधारपर पूर्णतया आरूढ रहनेमे निहित है। काश, मेरा हिन्दू 
समाजपर काफी असर होता और मै उन्हे मुसलमानों और सिखोंके आगे पूर्ण 
समपंणकी सलाह दे सकता। जो लोग एक-दूसरेसे भयभीत हो उनसे निबटना सबसे 
कठिन काम' है। हम इतने पौरुषहोन और हताश हो गये है कि हिन्दू, मुसलमान 
और सिख आपसमे एक-दूसरेसे डरते है और एक-दूसरेपर सनन्‍्देह करते है। भय व 
अविश्वाससे ग्रस्त लोग एक-दूसरेपर चोट करनेसे बाज नही आते है। हमारी स्थिति 
ऐसी दयनीय है। 

असहयोग और अहिंसाकी पद्धति न केवल उचित है, बल्कि जिसे युद्धके न्याय- 
विरोधी होनेका विश्वास है, ऐसे हर आदमीका यह कत्तंव्य हो जाता हैं कि वह 
चाहे अकेला हो तो भी अहिंसात्मक असहयोग करे। 

प्र० ; यान्त्रिकताके बारेमें आपकी क्या राय है? आप उसे क्‍यों रोकते हे? 

उ० : यान्त्रिकतासे आपका आशय शायद मशीनपर आधारित इस जबरदस्त 
गति-विघिसे ही है। मै जिसे रोकना चाहता हूँ वह मनुष्यपर मशीनका आधिपत्य है। 
इस समय हर काम मशीनसे करनेकी सनक इतनी बढ गई है कि हम मशीनके दास 
बनते जा रहे है। मशीनका उपयोग दो प्रयोजनोके लिए होता है: (१) सामूहिक 
विनाशके लिए और (२) बडे पैमानेपर उत्पादतके लिए। मैने आपका ध्यान इस 
तथ्यकी ओर दिलाया कि यह आर्थिक सकट पिछले युद्धेके कारण है, परन्तु साथ 
ही यह बड़े पैमानेपर किया जानेवाला उत्पादन भी इस आथिक सकटके लिए कम 
उत्तरदायी नही है। 

प्र०: ईइवर-प्रेम या सानव-प्रेम ? 

उ० यह ऐसा प्रइन है जिसमे आप कोई वात पहलेसे ही मानकर चलनेकी 
गलती कर रहे है। ईह्वर-प्रेम मानव-प्रेमसे भिन्न नही है। परन्तु यदि दोनो प्रेमोमे 
इन्द्र हो तो मै जानता हूँ कि इन्द्र स्वय उस मनुष्यके भीतर है। इसलिए मैं उसे 
इस बातके लिए आमन्त्रित करूँगा कि वह अपने भीतर खोज करे। जब आपको 
मानव-प्रेम ईद्वर-प्रेमसे विच्छिन्न लगता है तो उसके मूछमे आपको कोई अधम 
उद्देश्य मिलेगा । ईदवर-प्रेमके बिना सच्चा मानव-प्रेम मैं असम्भव मानता हूँ। 


कप सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


प्र०: पासण्ड और झूठी बदनामीका कंसे मुकाबला किया जाये? 

उ० . दोनोकी उपेक्षा करके। यह आन्दोलन ईइवरकी प्रेरणासे विहीत कभी 
नहीं रहा है। उसप्त प्रेरणाके बिना में अपनेकों एक विश्वव्यापी आन्दोलन चलानेके 
अयोग्य मानता हूँ। आन्दोलनकी किसी भी उपलब्विके लिए मैने अपनेको कभी 
उत्तरदायी नही माना है। परन्तु आन्दोलनका यदि कोई बुरा प्रभाव पडा है तो उसके 
लिए मैने अपनेको सदा उत्तरदायी समझा है, क्योकि मैं ईदवरके हाथोमें एक दुर्वू 
और दोषमय यन्त्र हेँ। छेकिन मैने इस आन्दोलनकी खोज नहीं की है, यह सीधे 
मुझे ईश्वरसे मिलता है। अनुभवसे मैं यह बात जानता हूँ कि ईइवरमें जीवन्त आस्थाके 
विना इस आन्दोलनका संचालन असम्भव होगा। ; 

प्र०: जमेनी आज इतना पीड़ित है, आप वहाँ क्यो नहीं जाते ? 

उ० : मुझे वहाँ जाकर वडी प्रसन्नता होती, पर कार्यक्रम इसकी अनुमति नहीं 
देता। मेरा हृदय जमंनीमे था, जर्मनीमे है। पर में लाचार रहा हूँ। 

प्र० : क्या मित्र अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता है!? 

उ० : निस्सन्देह । यदि भारत स्वाघीन हो जाता है, तो मिस्र अपने-आप स्वाधीन 
हो जायेगा। भारतका स्वाघीन होना इतनी विराटू और दूरगामी घटना होगी कि 
हर देश्में नये जीवनकी धडकन सुनाई देगी। वह महानू्‌ और शानदार चीज होगी। 

[भग्रेजीसे ] 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य : नारायण देसाई 


२६१. बातचीत : रोमाँ रोलूसे 
विलेन्यव 


6 


९ दिसम्बर, १९३१ 


गाधीजी . मैकडॉनाल्डकी ईमानदारीमे मेरा विश्वास हैं भी और नही भी है, 
क्योकि एक तरहसे वे उस घोषणापर कायम रहना चाहते है जो उन्होने की है, 
पर उन्हें यह भी जानना चाहिए कि उस पोषणाका अर्थ केन्धमें उत्तरदायी शासनकी 
स्थापना नही है, जब कि वे कहते है कि उसमे यह चीज है और इस तरह जो बात 
सच नहीं है उसका हमें विश्वास दिलाना चाहते है। एक और अर्थमे भी मुझे वे 
ईमानदार नहीं छगे-- अपनी बातचीतमे उनका रुख खुला नहीं था, ठालमटोलका 
था। इसलिए उनके वारेमे मैं पूर्णत. अच्छी राय कायम नहीं कर सका। अपने 
कघोंपर वे ऐसा दायित्व लिये हुए है जिसे वे ठीकसे वहन नहीं कर पाते। उनपर 
कामका वहुत बोझ है और मुझसे निबटना उनके लिए कठिन हो रहा है। मैं उन्हें 
एक योद्धा छगता हूँ; और दूसरी ओर, मेरी माँग इतनी ऊँची छूगती है कि वे मुझे 
फंसा नहीं पाते। इसीलिए मुझे उनमें ईमसानदारीकी कमीका आभास मिछता है। 
मगर हो सकता है, यह उनकी ईमानदारीकी कमी न होकर उनकी दुर्बलता ही हो। 


वातचीत *' रोमाँ रोलाँसे ४५७ 


रोमाँ रोलाँ: भारतके वारेमें उन्होंने काफी सुन्दर लिखा था। 

गाधीजी : उनके विचार आज भी अनुकूल है। पर तव उनपर कोई दायित्व 
नही था। आज है। 

रोमाँ रोलाँ: उनका वक्तव्य ठीक नहीं था। गोलमेज परिषव्‌के आपके आखिरी 
भाषणने बहुत-से लोगोंके दिलोंको छुआ है। 

याधीजी * “ साफ-साफ वोल्शेविक विचारोसे प्रेरित असाधारण भाषण।” वह 
भाषण सघ-सरचना स्रमितिकी उस वैठकमे दिया गया था जिसमे व्यापार-सम्वन्धी 
भेदभावके वारेमे विचार किया जा रहा था। उससे मेरे मित्रोमे वेचैनी पैंदा हो गई। 

मैंने कहा था कि मैं या काग्रेस किसी व्यक्तिके विरुद्ध इसलिए भेदभाव नहीं 
करेगे कि वह अग्रेज है। पर अन्य आधारोपर भेदभाव होगा, और मैने उनके आगे 
यह फार्मूला रखा* कोई भी हित, जो राष्ट्रीय हितके विरुद्ध है या वैध रूपसे अजित 
नही है, राज्य द्वारा ले लिया जायेगा, और मैने कहा कि यह बात भारत-स्थित 
यूरोपीयोपर भी लागू होगी। मैने यह भी कहा कि ऐसा कार्यपालिकाके किसी आदेश 
द्वारा नही, वल्कि सघीय न्यायालूयके आदेश द्वारा किया जायेगा। 

[यह अध्यादेग | एक अमानवीय दस्तावेज है---रौलट अधिनियमसे भी खराब । 
भारत सरकारको अपने ही मातहतोसे जो खतरा है, वह दूसरी तरहकी चीज है। 
उदार किस्मके निर्देशोकी, जो विरले ही होते है, वह उपेक्षा करती है। परन्तु सभी 
ध्वसात्मक निर्देशोंक पाछनके लिए वह सदा तैयार रहती है, जब कि केन्द्रीय सत्ता 
अनुशासनका पालन नहीं करवा पाती। भारतके असैनिक अधिकारी-वर्गकों मैने सबसे 
घडी राजनीतिक गुप्त ससद (फ्रीमेसनरी) कहा है। इस असैनिक अधिकारी-वर्गकी 
सपे-कुण्डलीके सामने खुफिया विभाग कुछ नही है। . . - 

रोमाँ रोलॉ : जमंत युवा-वर्ग युद्धसे पहलेकी अपेक्षा अब बिलकुल बदल गया है। 
युद्धसे पहले बहाँके युवकोंका सत्ताके ठोस मूल्यमें विश्वास था। वे उसे अब चूर-चूर होते 
देख चुके हे। तया युवक सापेक्षताकी स्थितिर्मे रह रहा है-- इसमें कोई माह्वर्य 
नहीं है, क्योकि वे आईनस्टीनके देशके हे। जर्मन युवकोंकों फ्रांस पुराने मूल्योंका देक्ष 
रूगता है, इसलिए जमंत युवक नये आदक्षोका अनुसरण करनेकों तैयार है। थे फ्रांससे 
रुष्ट है, क्योंकि वह वत्तेमानके सिरपर पड़ा अतीतका एक निरथेक बोझ है। यूरोपके 
विषयों हम विजेताको देवकर कोई धारणा नहीं बना सकते। 

गांधीजी * भारतीय युवकोमे चाहे बहुत बडे बलिदानकी क्षमता न हो, पर 
बे अप्रतिरोधके प्रभावर्में आ रहे है। 

[अग्रेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य . नारायण देसाई 


२६२. भाषण : इंटरनेशनल सेनेटोरियमसें 


विलेन्यूव, जिनेवा 

९ दिसम्बर, १९३१ 

जल्दीमे ही सही, लेकिन मैं यहाँ आ सका, यह मेरे लिए बहुत खुणीकी वात 

है। आप लोग सुखद परिवेशके बीच स्थित इस सुन्दर भवनमे रह रहे है, यह 

आपके लिए अवश्य ही आनदका विषय होगा। आपने ठीक ही कहा है कि इस 

आरोग्यशाला (सेनेटोरियम) को केवकू शारीरिक रोग ठौक करनेका काम ही नहीं 

करना चाहिए, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय सोहार्दको भी बढावा देना चाहिए। हम देखते है 

कि शारीरिक आरोग्यका तो जीवनमे, आखिरकार, गौण महत्त्व ही है। गरीरको हुई 

क्षतिकों तो आदमी सह भी सकता है, लेकिन आत्माकों हुई क्षतिकों नहीं। इसलिए 

मुझे यह देखकर बडी खुणी होती है कि आप आत्मासे सम्बन्धित चीजोंकी और 

भी ध्यान दे रहे है। भेरी यही कामना है कि आप अनेक वर्ष जीकर सेवा-कार्य 

करें, यहाँ रहनेवाले छोग पूर्ण स्वस्थ जीवनको प्राप्त करे और तत्पदचात्‌ अन्तर- 
रष्ट्रीय सौहार्द बढानेके लिए उपयोगी काम करे। 


प्र०; क्या सनोप्रभाव रोगको ठोक करनेमें सहायक होते है? 


उ० : मुझे ऐसी आशका है कि जबतक सानव-जातिका अस्तित्व है, रोग तो 
उसके साथ छगे ही रहेगे। अगर मेरी चले तो मे डाक्टरी इलाजको घटाकर 
कमसे-कम कर दूँ। यह नियम मैने न केवल अपने जीवनमे बल्कि अपने सेकडों 
साथियोंके जीवनमे भी छाग्रू किया है। भेरा खयाल है कि हमे जो रोग होते है, 
“ उनमें से अधिकांशका उपचार स्वास्थ्य-सफाईके नियमोंका पालन करनेसे हो सकता 
है, और मै भानता हूँ कि जीवनमे, जो हर कदमपर खतरोसे भरा हुआ है, हमें 
गम्भीर खतरोंको भी अपनाना चाहिए। इस बातसे हमे रुग्णावस्थामे बडी सान्त्वना 
मिली है। नियम यह है: हमें ऐसी सेवा-सुविधाकी बात भी सनमे नहीं छानी चाहिए 
जो दुनियाके सभी हिस्सोंमे रहनेवाले करोडो छोगोकों नहीं मिल सकती। उदाहरणके 
लिए, यहाँके चिकित्साशास्त्रके सौभाग्यगाली प्रोफेसरो और विद्याथियोकों तो यह 
सेवा-सुविधा प्राप्त हो सकती है, छेकिन आपकी तरह रुण्ण करोडों लोगोंकों नहीं 
मिलती । यह बात मैं इस आरोग्यशालाकी आलोचना करनेके लिए नहीं कह रहा 
हैं, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत रूपसे मै ऐसी आरोग्यश्ञाक्ाओको 
पसन्द नहीं करता। में अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर दुनियाके सभी रूखपती 
लोग अपना सारा धन लगा दे तब भी वह, छोगोंको जिन राखों आरोग्यज्ञालाओकी 
आवश्यकता है, उनके तिर्माणके लिए पूरा नहीं पडेगा। आरोग्यके नियमोकों हमे 
इस हृदतक कम कर देना चाहिए कि गरीबसे-गरीब लोग भी अपने जीवनमे उनका 
पालन कर सके, 


भाषण : इटरनेशनल सेनेटोरियममे ४५९ 


से रोगको ठीक करनेकी दृष्टिसे मनोप्रभावकी चर्चापर आता हूँ। इस चीजमे 
बहुत हृदतक मेरा विश्वास है। मै मानता हूँ कि स्वस्थ शरीरमे ही स्वस्थ मनका 
निवास होता है, और अगर आप लोग, जो कि चिकित्साशास्त्रके छात्र है, शरीरमे 
होनेवाले रोगोंका विश्लेषण करे तो आप पायेगे कि उनमे से अधिकाशसे बचा जा 
सकता है और रोग पैदा करने तथा उसे बढानेमे मनका बडा हाथ होता है। इसके 
विपरीत, यदि हम अपने शरीरको ज्यादा छाड देनेंके वजाय सहनशक्तिका विकास 
करे तो हम इन रोगोसे मुक्ति पा सकते है। जैसा कि आपमे से कुछ लोगोको मालूम 
होगा, एक नीम-हकीमकी तरह मैं इस विषयका अध्ययन और इससे सम्बन्धित 
प्रयोग पिछले ३५ सालोसे कर रहा हूँ। इसलिए में तो अपने अनुभव घटोतक बताता 
रह सकता हूँ। 

प्र०: शारीरिक अमका नैतिक महत्त्व क्या है? 

उ० इसको मैं इतना अधिक महत्त्व देता हूँ कि मैने जो सस्थाएँ स्थापित की 
है, उनमें रहनेवालों के लिए इसे एक पवित्र कत्तंव्य माना गया है, और जो शारीरिक 
श्रम नही करता, वह चोरीका खाता है। जिसने पर्याप्त शारीरिक श्रम नही किया 
है, वह भोजनका अधिकारी नही है और मुझे इसमें तनिक भी सन्वेह नहीं कि जब 
आदमी द्ारीरिक अमसे जी चुराता है तो वह अपने नैतिक विकासको रोकता है 
और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम शारीरिक श्रमकी महत्ताको स्वीकार कर 
ले तो बहुत-सी बुराइयाँ अपने-आप मिट जायेगी। रोटीके लिए श्रमका नियम यह 
था कि जिसने रोटीके लिए काम किया हो वही उसका अधिकारी है। आप देखते है 
कि जब ईसा मसीहने कहा कि “तुम अपनी रोटी अपने छलाठके पसीनेसे कमाओगे ' 
तब उन्होने इस नियमका प्रतिपादन किया था। अगर इस नियमका पालन किया जाये 
तो दुनियामे बहुत कम व्याधियाँ होगी और आज धरतीपर जो घृणित चीजे देखनेको 
मिलती है उनमे से बहुत कम रह जायेगी। 

प्र०: क्या यूरोपमें श्री तरहसे आपके विचारोंके अनुसार जीवन व्यतीत करना 
सम्भव नहीं है? 

उ०; असम्भव तो नहीं है, लेकिन कठिन अवश्य है। लेकिन कोई विचार 
कितना भी कठित हो, उसे कार्य-रूप देनेके लिए पूरे साहस और लछूगनसे प्रयत्त करना 
आवश्यक है। 

[अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य * नारायण देसाई 


२६३. भाषण : एक सभासें' 


जिनेवा 

१० दिसम्बर, १९३१ 

आपके देशके शानदार प्राकृतिक दृश्योके बारेमे मैने वहुत-कुछ सुना है, परल्तु 
जो-कुछ देखा, वह मेरी आशाओोसे भी अधिक निकला। जो प्रेम मुझे यहाँ मिला 
है, उससे आपके देशके प्राकृतिक दृश्योकों देखनेका आनन्द और वढ गया है। 
काद, मेरे पास अधिक समय होता और में अलग-अछूग लोगोसे परिचित हो पाता 
और आपके इस देणके सुन्दर स्थछोकों देख सकता! परन्तु मुझे आपके सामने 
अपने इस आनन्‍्दका वर्णन करनेके लिए आपको रोके नही रखना चाहिए। मुझे 
मालूम है कि आप सब लोग, जो इस सभार्में आये है, मध्याह्न-भीजनके अपने 
अवकाशसे वचित हो गये है और मुझे आपका यह बहुमूल्य समय अपने आतन्दकी 
चर्चामे नष्ट नहीं करना चाहिए। में आपसे उस चीजकी चर्चा करना चाहता हूँ 
जिसके लिए मेरा जीवन समर्पित है और जिसका विशेष रूपसे इतने बडे पैमाने 
पर परीक्षण हो रहा है जितने बडे पैमानेपर ससारमें पहले कभी नहीं हुआ था। 
मेरा आशय उन साधनोंसे है जो भारतमे स्वाधीनता प्राप्त करनेके लिए अपनाये 
गये है। इतिहास यह दिखाता है कि छोगोंको जब पराधीन कर लिया गया है और 
उन्होने पराधीनतासे मुक्त होना चाहा है, तो उन्होने विद्रोह किया है और शस्त्रोंके 
उपयोगका सहारा लिया है। दूसरी ओर, भारतमे हमने ऐसे सावनोका सहारा 
लिया है जो विशुद्ध रूपसे अहिंसात्मक और श्ञान्तिपूर्ण है। वाहरके लोगोने इस 
बातकी साक्षी भरी है और में यहाँ इसकी साक्षी भरता हूँ कि हम अपने ध्येयकी 
प्राप्तिमें बहुत हृदतक सफल हो गये छूगते है। मैं जानता हूँ कि अभी परीक्षण 
चल रहा है। पूर्ण सफलताका मेँ अभी दावा नहीं कर सकता। पर मैं आपसे यह 
कहनेकी हिम्मत करता हूँ कि यह अनुभव इतना आगे बढ चुका है कि इसका 
अध्ययन करना एक योग्य कार्य होगा। में यह भी कहता हूँ कि यदि यह परीक्षण 
पूर्णतया सफल हो जाता है, तो यह विदृव-आत्तिमें, जिसके लिए दुनिया आज 
प्यासी है, भारतका एक वडा योगदान होगा। आपके इस महान्‌ देशमे राष्ट्र-सघका 
केन्द्रीय कार्याक््य है। इस सघसे बड़े विलक्षण कार्य करनेकी अपेक्षा की जाती है। 
इससे यह अपेक्षा की जाती है कि यह युद्धको समाप्त कर देगा और, अपनी निजी 
शक्तिसे, परस्पर मतभेद रखनेवाले राष्ट्रोके बीच मध्यस्थका काम करेगा। परल्तु 
मुझे सदा ऐसा छगा है कि संघको आवश्यक सत्ता प्राप्त नहीं है। यह यदि बिलकुछ 


१. पद सभा इस्र्नेशनल वीमेंस छीय फॉर पीस ऐंड फ्रीढ्म (अन्तर्राष्ट्रीय महिंका शान्ति-खतन्वता 
संघ)के तस्वावधानमें मध्याइ-मोजनफे समय किव्येरिया होल्में भायोज्ति की गई बी और इसमें लगभग 
२००० छोग उपस्थित थे । 


भाषण : एक समभामे ४६१ 


नही तो ज्यादातर सम्बन्धित राष्ट्रोके निर्णयपर निर्भर है, और इसे निर्भर रहना 
भी है। मैं आपसे यह कहनेकी हिम्मत करता हूँ कि भारतमें हमने जित 
साधनोकी हिमायत की है, वे न केवल इस सघ-जैसे सगठनकों, बल्कि विश्वके इस 
महान्‌ उदेश्यको लेकर चलनेवाले किसी भी विदव-सगठनकों अपनी बात मनवानेंके 
लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते है, परन्तु आपसे इस आन्दोलनकी विभिन्‍न 
अवस्थाओकी चर्चा कर मुझे आपको ज्यादा देर रोके रखना नहीं चाहिए। आपको 
इस आल्दोलनका केवल परिचय देकर और यह बताकर ही मुझे सनन्‍्तोष कर लेना 
चाहिए कि यदि यह आन्दोलन सफल हो जाता है तो इसके कितने सुन्दर परिणाम 
होगे। मेरे पास बहुत-से प्रइन भाये है, और मै आपको अपनी जिज्ञासाएँ श्ञान्त 
करनेके लिए यथासम्भव अधिकसे-अधिक समय दे सकूँ, इस खयालसे मैने आपको 
इस आन्दोलनका बहुत थोडे समयमे सिर्फ सक्षिप्त परिचय दे दिया है। अबतक 
में दस निमट के चुका हें। मै केवल थोड़े-से सवाल के रहा हूँ, जो एम० प्रिवाने 
छाँटे है। 

एक प्रदत यह है कि लन्दनमें मैने क्या कहा और क्या नहीं कहा। 

मेरे मुँसे यह कहलवाया गया है: “आतकवाद और हिसासे मेरी कोई 
सहानुभूति नहीं है। परन्तु यदि आवश्यक हुआ तो भारत हिसाका सहारा छेगा, इसे 
आप चाहे जो ताम दीजिए। ” 

वह पैरा मैने सुधारनेके लिए सम्पादकके पास भेजा, छेकिन सुधार करनेके 
बाद सामने आई वह भी पहली रिपोर्टकी पूरी पुष्ठि करती है। परन्तु मैने देखा कि 
उन्होने भाषणोके वे अश नहीं छापे जिनसे उन्होने --जैसा कि वे बताते है --ये 
उद्धरण लिये है। गोलमेज परिषद्के मेरे सभी भाषणोंकी सरकारी रिपोर्ट छपी है, 
और मै आपसे केवल यही कह सकता हूँ कि उत भाषणोमे कही एक छाब्द भी ऐसा 
तही मिल सकेगा जो इस कथनकी पुष्टि करता हो। फिर, यह कहा गया है कि 
मैने इसी तरहकी बात कुछ अन्य भाषणोमे भी कही है। इस बीच में आपसे यह 
निवेदन करता हूँ कि आप मेरी बातपर विद्वास करे कि मैने इस तरहकी बात 
कभी नहीं कही है कि यदि आवश्यक हुआ तो जन-साधारण हिंसाका सहारा लेगा । 
होशोहवासमे रहते हुए इस तरहका बयान देना में अपने लिए असम्भव मानता हूँ। 
अहिंसा नीति नही वल्कि धर्म है। मे ईश्वरसे यही प्रार्थना कहूँगा कि वह मुझे 
इतनी आस्था दे कि मै हिंसाका किसी भी रूपमे समर्थन करनेकी बजाय अपना 
जीवन बलिदान कर सकूँ। इस मामलेने क्योकि कुछ स्थानीय महत्त्व प्राप्त कर 
लिया है, इसलिए मैं उस संवाददातासे सादर माँग करता हैँ कि वह अपना नाम 
प्रकट करे और रिपोर्टको फिरसे प्रस्तुत करे। यद्यपि कल में आपके क्षेत्रसे वाहर 
हँगा, पर मै आपको पूर्ण सन्‍्तोष देनेकी कोशिश करूँगा, फिर चाहे मैं भारतसे वाहर 
ही क्यो न रहूँ। मै ऐसा इसलिए करना चाहता हैँ क्योकि मुझे आपकी सदुभावना 
चाहिए । मेरे आत्दोलनकों और मुझे आपके सामनेकी गई अपनी इस घोषणाके 
साथ ही जीना या मरना है कि मुझे हर हालतमे विगुद्ध अहिंसा के मार्गपर अडिग 


४दर सस्पृर्ण गावी वाइमय 


रहना है। साथ ही एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण पर मैने जो आपके कुछ-एक मिनट 
लिये है, उसके लिए मै आपसे क्षमा चाहता हूँ। 

प्र०: समाचार-पत्रोंने जब यह रिपोर्ट दी कि आपने सैनिकॉंकों हवामें गोली 
चलानेकी सलाह दी थी, तो आपने उसका इतना गम्भीर विरोध क्‍यों किया? 

3० : मैने गम्भीर विरोध किया या नही, यह मैं नहीं जानता। पर मैने अपनी 
स्थिति स्पष्ट की थी। में नहीं चाहता कि एक भी सैनिक सेनामे सेवा करनेकी 
शपथ लेनेके बाद, हवामे गोली चलाकर लोगोको गुमराह करे। मैं अपनेको एक सैनिक 
मानता हूँ---शान्तिका सैनिक। अनुशासन और सत्यके मूल्यकों मैं जानता हूँ और 
मैं सैनिक-कत्तंव्यके निर्वाहके लिए शपथवद्ध किसी सैनिकके लिए इस बातको पौरुष- 
हीनता समझूँगा कि वह जब हवामे गोली चछाकर आदेशका उल्लूथन करता है तब 
उसके परिणामोको ग्रहण न करे। मेरी रायमे यदि कोई सैनिक इस निष्कर्षपर 
पहुँचता है कि यह कार्य अमानवीय तथा मनुष्यके गौरवकों घटानेवाला है, तो उसे 
हथियार रख देने चाहिए और आज्ञोल्लघतका दण्ड भुगतना चाहिए। 

प्र०: मजदूर हिंसाके विना न्याय ऊंसे प्राप्त फर सकते हे? यदि पूंजीपति 
बलप्रयोग फरते है तो मजदूर दबावका उपयोग क्‍यों न करे? 

उ० . यह पुराना कानून है, जगछूका कानून -- घूँसेका जवाब घूंसा। और मै आपको 
बता चुका हूँ कि यह प्रयोग में मुख्यत. जगलके उस कानूनका विकल्प पानेके लिए 
ही कर रहा हूँ जो मनुष्यकी गरिमाके विरुद्ध है। शायद आपको पता नही है कि मैं 
अहमदाबादके एक मजदूर-सघका प्रधान सलाहकार माना जाता हूँ और यह सघ मजदूर 
समस्याओके विशेषज्ञोकी सराहना प्राप्त कर चुका है। इस मजदूर-सघके द्वारा हम 
मालिकों और कर्मचारियोंके बीच उठनेवाले सवालोको सुलकझ्ानेके लिए अहिसाके तरीके 
काममे छानेकी कोशिश कर रहे है। इसलिए जो-कुछ मैं अब आपको बताने जा रहा 
हैं वह वास्तविक अनुभवपर आधारित है-- बिलकुल उसी क्षेत्रकी बात है जिसके 
वारेमे यह प्रइन पूछा गया है। मेरी विनम्र रायमे, मजदूरोमे यदि एकता हो और 
वे आत्म-बलिदानको तैयार हो तो वे अपनी रक्षा कर सकते है। पूंजीवाद चाहे कितना 
ही उत्पीडक क्‍यों न हो, पर मुझे विद्वास है कि जो छोग मजदूरोंसे सम्बद्ध हैं 
और उनका मार्गदर्शन कर रहे है उन्हें यह पता नहीं है कि मजदूरोके कक पास 
ऐसे साधन है जो पूंजीपतियोके पास कदापि नहीं हो सकते। मजदुर यदि सिर्फ यह 
समझ हे कि पूंजी श्रमके बिना बिलकुल असहाय है, तो मजदूर आसानीसे अपनी 
शक्ति प्राप्त कर छेगे। दुर्भाग्यसे हम पूंजीके इस सम्मोहनकारी सकेत और प्रभावके 
अधीन हो गये हूँ कि पृथ्वीपर पूंजी ही सब-कुछ है। परन्तु क्षण-भर सोचनेसे 
ही यह स्पष्ट हो जायेगा कि मजदूरोंक पास ऐसी पूँजी है जो पूँजीपतियोंके 
पास कभी नहीं होती। रस्किनने अपने युगमें यह सिखाया था कि मजदूरोको 
अनुपम अवसर प्राप्त है। परन्तु उनकी बात हमारे पल्के ही नहीं पडी इस समय 
एक अग्रेज इसी तरहका प्रयोग कर रहा है। वह अर्थ॑ज्रास्त्री और पूँजीपति भी हैं। 
परन्तु अपनी आथिक श्ोधोसे वह उन्ही निष्कर्षोपर पहुँचा हैं जिनपर र॒स्किन 


भाषण ; एक सभामें ४६३ 


अन्त-प्रेरणासे पहुँचे थे, और उसने एक महत्त्वपूर्ण सदेशकी फिरसे याद दिलाई है। 
वह कहता है कि यह सोचना कि धातुका एक टुकडा पूँजी है, गलत है; यह 
सोचना भी गलत है कि उत्पादनका अमुक हिस्सा पूँजी है। वह आगे कहता है 
कि यदि हम मूल ख्लोततक जाये तो पायेगे श्रम ही पूंजी है और जीवन्त पूंजीको 
अरथंशास्त्रकी शब्दावलीमे बाँधा नहीं किया जा सकता, वह अनन्त है। उसी नियम 
और सत्यके आधारपर, हम अहमदाबादके मजदूर-सघको चला रहे है और सरकारसे 
रलड रहे है। यह वही नियम है जिसे स्वीकार करनेसे चम्पारनमे १,७००,००० 
लोगोको एक युगसे चली आती दासतासे मुक्ति मिल्ी। वह जुल्म किस तरहका था,' 
यह बताकर मुझे आपको अटठकाये नहीं रखना चाहिए। पर जिनकी उस समस्यामें 
दिलचस्पी है, वे हर उस तथ्यका, जो मैने आपके आगे रखा है, अध्ययन कर सकते है। 
अब मै आपको यह बताता हूँ कि हमने क्या किया है। अग्नेजी भाषामे -- बल्कि 
सभी भाषाओमे -- एक बहुत ही सशक्त शब्द है। वह शब्द है-- नो” (नही) । 
भेदकी वात यह है कि जब पूंजी श्रमसे 'हाँ” कहरूवाना चाहती है तो श्रम गरज- 
कर कहता है “नही '! और श्रम श्षीत्र ही यह समझ जाता है कि यदि वह “नही 
कहना चाहे तो उसके आगे “नहीं” कहनेका विकल्प है। उसे डरनेकी जरूरत 
नही है। इस बातसे कि पूँजीके पास बन्दूके और जहरीली गैस है, जरा भी फर्क 
नही पडेगा। यदि श्रम अपने “नहीं को अजाम देकर अपनी गरिमाको प्रतिष्ठित 
कर दे तो पूँजी इतनेसे ही बिलकुल छाचार हो जायेगी। उस हालतमे श्रमिकको 
प्रत्याक्मणकी जरूरत नहीं रह जाती बल्कि वह गोलियों और जहरीली गैसकों 
झेलता हुआ विरोधीके रूपमें ख़डा रहता है और अपने “नही पर जोर देता रहता 
है। पर श्रमिक प्राय असफल क्यो हो जाता है--यह में आपको बताता हूँ। 
जैसा मैने सुझाया है उस तरहसे पूंजीको असहाय बनानेके बजाय, वह पूँजीपर कब्जा 
करना और --पपूँजीपति झब्दके निद्षष्ठ अर्थोमे--स्वय पूँजीपति होना चाहता है 
(यह बात मै खुद श्रमिक होनेके नाते कह रहा हैं)। इसलिए पूंजीपति, जो ठीक 
तरह सुरक्षित और संगठित है, श्रमिकमे उसी लक्ष्यकी इच्छा देखकर, श्रमिकके 
दमनके लिए श्रमिकका ही उपयोग करता है। और यदि हम सचमूच इस सम्मोहन- 
कारी जादूके वशमे न हो तो हममे से हर स्त्री-पुरुष बिना किसी कठिनाईके इस 
मूल सचाईको समझ सकेगा। जीवनके विभिन्‍न क्षेत्रोमें शानदार सफलताएँ प्राप्त 
करनेके बाद, मै यह बात अधिकारके साथ कह रहा हूँ। मैने आपके आगे जो चीज 
रखी है वह अतिमानवीय नही है, बल्कि हर श्रमिकके वशकी है। आप देखेंगे कि 
श्रमिकसे जौ-कुछ करनेके लिए कहा जा रहा है, वह उससे अधिक और कुछ नहीं है 
जो स्विस सैनिक आज कर रहे है। स्विस सैनिक, निस्सन्देह, अपना नाश अपनी जेबमे 
लिये फिरता है। मै चाहता हूँ कि श्रमिक सैनिककी ऋूरताकी, अर्थात्‌ दुसरोकों मौतके 
घाट पहुँचानेकी योग्यताकी नकरू न करके, उसके साहसकी नकर करे। और में 


१. यह वाबय यँग इंडिया, १०-१२-१९३२ में प्रकाशित महादेव देसाईकी रिपोट्से लिया गया है। 
नील्के खेतोंपर वेगारकी समाप्तिकि छिए चलाये गये चापारन-सप्ेके व्योरेके लिए देखिए खण्ड १३-२-१४। 


डद्ड सम्पूर्ण ग्राधी वाडमय 


आपसे कहता हूँ कि जो श्रमिक विना हथियार उठाये मृत्युका वरण करता है, 
वह सिरसे पॉवतक हथियारोसे लेस मनुप्यसे कही ऊँचे साहसका परिचय देता है। 
यद्यपि यह एक आकर्षक विपय है, पर मुझे, इच्छा न होते हुए भी, इसे छोडकर 
चौथे प्रशनपर आना चाहिए। 

प्र०: निःशस्त्रीकरण सुल्य रूपसे बड़े देशोंपर निर्भर है, फिर स्विदृज्नरलेड-जैसे 
छोटे, तटस्थ और अनाक्रामक देशपर उसे क्यो छादा जाये? 

उ० : पहली बात तो यह कि आपकी इस तटस्थ धरतीसे मैं केवल स्विट्जरलैंड 
के आगे नही, वल्कि सभी देशोके आगे अपनी वात रख रहा हँ। यदि आप इस 
सन्देशको यूरोपके अन्य भागोंमे ले जाये, तो में सारे आरोपसे मृक्‍त हो जाऊंगा। 
स्विट्जरलैंड क्योंकि तटस्थ और अनाकामक देश है, इसलिए स्विदूजरलैडकों इस 
सेनाकी जरूरत नही है। दूसरे, आपसे यह बात मैने आपकी अतिथिपरायणता और 
आपकी विशेष सुविधापूर्ण स्थितिके कारण कही। क्‍या आपके लिए यह बेहतर नहीं 
होगा कि आप ससारको निरस्त्रीकरणका पाठ सिंखाएँ और यह दिखा दें कि आप 
इतने वीर हैँ कि सेनाके बिना अपना काम चला सकते हैं? 


प्र०: सेनाके विकासकी पवित्र परम्पराओंकी आप उपेक्षा क्यो करते हे? क्या 
आपको यह नहीं मालूम कि स्विस सेनाकी मात्र उपस्थितिने ही हमें विदेशी सेनाओं 
द्वारा रोदे जानेकी विभीषिकासे बचाया था? 

उ० : प्रइनकर्त्ता क्या मुझे यह कहनेके लिए क्षमा करेगे कि इस प्रहनमे 
दोहरा अज्ञान छिपा है? वे इस वातपर दुःख प्रकट करते हैं कि यदि आप 
सैनिकका पेशा छोड देते है तो भापको सेवा और वलिदानकी जो शिक्षा मिलती है 
वह नहीं मिलेगी! किसीोकों यह न मान बैठना चाहिए कि सेनामें भरती होनेसे 
छुटकारा मिल जानेका मतरूव यह है कि वह किसी और भी कठिन और उद्ात्त 
काममें नहीं छगाया जायेगा मैं जब आपसे श्रमके विषयमे बोल रहा था तो मैने 
आपको बताया था कि श्रमकों सेनाके सभी महान गुण--सहन-शक्ति, मौतकों 
चुनौती और वलिदान--आत्मसात्‌ू करने चाहिए। आप यदि अपनेकों निरस्त्र 
करेगे तो इसका अर्थ यह नही है कि आप मौज उडायेंगे। सैनिकका पेझा यदि 
आप छोड देते है तो यह नहीं होगा कि आप अपने घरोंकी सेवाके कर्त्तव्यसे | 
मुक्त हो जायेगे। इसके विपरीत, आपकी स्त्रियाँ और बच्चेतक आपके घरोकी रक्षार्म 
भाग छेगे। यह वात भी मैं आपसे बिना अनुभवके नही कह रहा हूँ। जो छोटी-सी 
सस्था ' हम चला रहे है, उसमे हम स्त्रियों और बच्चोतक को सस्थाकी रक्षा 
करनेकी शिक्षा दे रहे है, क्योकि हम चोरो और लुदेरोके बीच रह रहे है। जेसे 
ही आप दूसरोके जीवनकी रक्षाके लिए अपना स्वयका जीवन देना सीख छेते हं, 
हर चीज सहज और सरल हो जाती है। और अन्तमे यह चीज सचमुच भुछा दी 
गईं है कि जो सुरक्षा व्यक्तिको सर्वथा निर्दोष और अनपकारी बननेसे प्राप्त होती 


२. आशय यहाँ सावरमतीके सत्याअह आअमसे है। 


है 


भाषण : एक समामें ४६५ 


है, वह अधिकसे-अधिक भात्रामे शस्त्रास्त्र उपलब्ध होनेसे भी प्राप्त नही हो सकती। 
अज्ञानका दूसरा भाग प्रइनके दूसरे भागमें है। मे इस कथनको सच माननेसे नम्जतापूर्वक 
इनकार करता हूँ कि स्विस सेनाकी उपस्थितिने स्विट्जरलूडको युद्धकी लूपेटसे बचाया। 
बेल्जियमकी अपनी सेना थी, पर वह बचा नहीं। आप मेरी इस वातपर यकौन करे 
कि यदि विरोधी सेनाएँ स्विट्जरलैंडमे से गुजरना चाहती तो वे आपसे भी लड़ती। आप 
भी बदलेमें लड सकते थे, पर अहिसासे आप कही ज्यादा अच्छी तरह लंड सकते थे। 

प्र०: एक तटस्थ देशके लिए क्‍या यह कायरता नहीं होगी कि वह किसी ओर 
देशको अपने क्षेत्रमें से गुजरने दे और तीसरे देशकी पीठमें छुरा भोंकने दे? एक 
तटस्थ देदा, जो निःशस्त्र हो गया है, इस तरहको कार्रवाईको कैसे रोक सकता है? 

उ० : यह जोखिम उठाते हुए भी कि मुझे कल्पना-लछोकरमम रहनेवाला या मूर्ख 
समझा जा सकता है, मुझे इसका जवाब उसी ढगसे देना चाहिए जो मुझे मालूम है। 
यदि आप अपने देशको किसी सेनाके हाथो तबाह होने देते है तो तटस्थ देशके 
वाते यह आपकी कायरता होगी। पर अभी क्षण-मर पहले मैने आपको बताया 
था कि युद्धेक सैनिको और अहिंसाके सैनिकोर्में एक चीज समान है। यदि मैं 
स्विट्जरलैडका नागरिक या इस सघीय राज्यका प्रधान होता तो मै यह करता कि 
उस सेनाको रसद और परिवहनकी कोई सुविधा न देकर उसे रास्ता देनेसे 
इनकार कर देता। दूसरे, स्विट्जरलैंडमे फिरसे एक थर्मोपली रचकर आप पुरुषो, 
स्त्रियों और बच्चोकी एक जीती-जागती दीवार खडी कर सकते थे और उन्हें अपनी 
छाशोपर से गुजरनेका निमन्‍्त्रण दे सकते थे। आप कह सकते है कि इस तरहकी 
चीज मानव-अनुभव और मनुष्यकी सहन-शक्तिसे परे है। पर में आपको बता सकता 
हूँ कि पिछले साल हमने जो-कुछ किया उसके बाद यह मानव-अनुभवसे परेकी चोज 
नही रही। हमने दिखा दिया कि यह बिलकुल सम्भव है। स्त्रियोनें जरा भी कायरता 
दिखाये बिना लाठियाँ खाईं। पेशावरमे हजारो लोगोने किसी भी तरहकी हिंसाका 
सहारा लिये बिना गोलियोकी बौछार सही। सुरक्षित मार्ग चाहनेवाली किसी सेनाके 
सामने इस तरहके स्त्री-पुरुषोके खडे हो जानेकी जरा कल्पना तो कीजिए। आप कहेंगे 
कि उनके ऊपरसे जाना तो बहुत नुशंसतापूर्ण होगा; पर फिर भी आप अपना 
कर्तव्य पूरा कर देते और -अपने-आपको नष्ट हो जाने देते। जो सेना छाशोके 
ऊपरसे जानेंकी हिम्मत करती है, वह भी उस अनुभवकों दोहरा नहीं सकेगी। आप 
चाहे तो साधारण स्त्री-पुरुषोमे इस तरहके साहसकी सम्भावनापर अविश्वास कर 
सकते है। पर आपको यह मानना होगा कि अहिसा अधिक कड़ी धातुकी बनी है। 
वह कमजोरोका हथियार कभी नहीं मानी गई वल्कि खूब मजबूत हृदय रखनवालों 
का हथियार मानी गई है। 

प्र० : अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस विदवको एक विशिष्द देन है। आपका इसके बारेसें 
क्या खयाल है? इसने हजारोंका जीवन बचाया हैन? 

उ० : मै यह स्वीकार करते हुए लछज्जाका अनुभव करता हूँ कि इस अदभुत और 
शानदार सगठनके इतिहासकी मुझे जानकारी नही है। यदि इसने रास्तों लोगोको 


४८-३० 


४६६ सम्पूर्ण गाची वाइमय 


बचाया है तो में इसका अभिवादन करता हूँ। परन्तु इस सम्मान-प्रदर्शनके बाद, क्या 
में यह निवेदन कर सकता हूँ कि इस सगठनको युद्धके बाद सहायता देनेकी बात 
नही सोचनी चाहिए, बल्कि युद्धेके विगा सहायता देनेकी वात सोचनी चाहिए। यदि 
युद्धमे उत्ते दोषको कम करनेवाली कुछ विशेषताएँ न होती, उसके पीछे साहत न 
होता तो वह घृणित चीज होती, और उसे नप्ठ करनेके लिए किसी भाषणकी आवश्यकता 
न पडती। परन्तु जो चीज आपको यहाँ सुझाई जा रही है वह युद्धकी सभी 
आखाओसे, जिसमें रेड क्रॉस संगठन भी आ जाता है, बहुत अधिक महात्‌ है। 
आप मेरी इस वातपर विव्वास कीजिए कि छात्रों छोग ऐसे हैं जो अपनीही गलतीसे 
कप्टमे पडे हुए है। इस धरतीपर लाखो फटेहाल घर हैं। इसलिए भावी अहिंसात्मक 
सस्थाएँ जब अन्तर्राष्ट्रीय सेवा प्रारम्भ करेंगी तो उनके लिए करनेको काफी काम 
होगा। स्विट्जरलैंड इस विपयम विश्वका मार्ग-प्रदर्णन कर सकता है। 

प्र० : क्या आप अलूग-अरूग संगठनोके लिए कोई संदेश दे सकते है? 

उ०: मै तो यह कहूँगा कि जो प्रब्न पूछे गये है उन सबका उत्तर देते हुए 
यदि मैने कोई संदेश नही दिया है, तो मुझे यह मान लेना चाहिए कि मुझमे कोई 
और सन्देश देनेकी योग्यता नही है। 

प्र०: हम तो स्वभावतः ईसाई घध्मके सन्देशका अनुगमन करना चाहेगे, लेकिन 
कृपया यह बताइए कि आपके सन्देश और ईसाई सन्देशमें कया अन्तर है? 

उ० : मै कोई मौलिक सन्देश देनेका कतई दावा नहीं कर रहा हूँ। मेरा सन्देश 
उतना ही पुराना है जितनी कि यह पृथ्वी और में नहीं जानता कि यह ईसाई सदेशसे 
तनिक भी भिन्न है। यदि आपका आशय अहिंसासे है, तो मुझे यह जानकर दुख 
होना चाहिए कि आपने ईसाके ' गिरि-प्रवचन' की शिक्षाको छोड़ दिया है। यूरोपके 
ईसाई यदि ईसाके सन्देशको अपने जीवन छागू करे तो इससे अधिक प्रसन्‍्तताकी 
वात मेरे लिए कोई नहीं होगी। दूसरा प्रइन अज्ञानका चोतक है। यदि मैं इसका 
वाइविककी भाषामे उत्तर दूँ तो कहूँगा-- जबतक आप अपनेको मिटा देनेको तैयार 

नही हैं, आप अपनेको बचा नहीं सकते ।' 
[अग्रेजीसे 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य - नारायण देसाई 


१. सेंट साके ८|३५ तथा सेंट ह्यूक ९/र४। 


_ 


२१६४. बातचौत : रौमाँ रोलाँसे 


[१० दिसम्बर, १९३१ या उसके पदचात्‌] 


प्र०: मनुष्यमें फ्रता या दुष्टता इसलिए नहीं आतो कि वह क्र या दुष्ट 
बनना चाहता है, बल्कि इसलिए जाती है कि उसको रुचि ही विक्ृत होती है। 
इस हालतमें समाजको दायित्वकी भावनासे रूगसग शून्य इन लोगोंसे बचानेके लिए 
अप्रतिरोधकी नोति क्या कर सकती है? 

उ० : मुझे हिंसाका प्रयोग करनेकी जरूरत तो बिलकुल नहीं होगी। अलबत्ता, 
उन्हे अकुशमे रखना होगा। मे किसी-न-किसी प्रकारकी सामाजिक शक्तिका प्रयोग 
करूँगा। इसके प्रयोगको मै हिंसा नहीं कहूँगा। अगर मेरा भाई पागल हो जाता है 
तो मै उसके हाथोमे बेडियाँ तो पहना ही दूँगा। 

जहाँ हिंसा करनेका मन्तव्य न हो वहाँ हिंसा नही होती। इसी तरह वह भी 
उसमे हिंसाका अनुभव नहीं करेगा। इसके विपरीत जब उसका दिमाग ठीक होगा, 
वह मुझे धन्यवाद देगा। पागरूपनकी अवस्थामे वह हिंसाका अनुभव करेगा, उसका 
विरोध भी करेगा। मै इस विरोधका बुरा नहीं मानूगा, क्योकि मेरे कार्यके पीछे 
शुद्ध प्रेमकी प्रेरणा होगी, इसके पीछे तो प्रेममे जो स्वार्थकी भावना होती है वह 
भी नहीं होगी। अगर मै उसके हाथ बाँध रहा हूँ तो वह अपनेको चोटसे बचानेके 
लिए नही। अगर मुझे ऐसा छगे कि उसको बचानेकी कोशिश करते हुए खुद मुझको 
चोट लगेगी तो मै उस चोटको सहनेके लिए भी सहर्ष तैयार हो जाऊँगा। इसी 
प्रकारका व्यवहार मै इन अधंविक्षिप्त छोगोके साथ भी करूँगा, मै उनके साथ रोगी- 
जैसा व्यवहार करूँगा, उन्हे ऐसे रोगोका इलाज करनेवाले किसी अस्पतालमे रखूंगा, 
उनको हृदयहीन जेंकरोकी देख-रेखमें नही, बल्कि ऐसे चिकित्सकोकी देख-रेखमे रखूँगा 
जिन्होने उनकी परिस्थितियोका अध्ययन किया हों। मे उन्हें स्नेहपूर्ण सेवासे 
सराबोर कर दूँगा। इसका मतलब यह होगा कि मैं मनुष्यको नही, बल्कि उसके 
दोषोके लिए जिम्मेवार प्रणालीको सुधारनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। 

[अग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य . नारायण देसाई 


१. साधन-सृत्रमें तिथिका उल्केख् नहीं है, छेकिन ये टीपें १० दिसतम्बरक्ों जेनेवामें हुई दोनोंकी 
मुछझाकातके बाद छी गई थीं। 


२६५. भेंट : सुखोतिना टॉल्स्टॉयको' 


रोम 
[१३ दिसम्बर, १९३१] 
चुखोतिना टॉल्स्टॉय : आपसे मिलनेंकी आज्या में जाने कबसे रूगाये थी। अगर 
मेरे पिता जीवित होते तो आपके अहिसासय स्वातरूय-संग्रामके बारेमें सुनकर बड़े 
प्रसन्न होते । 
गाधीजी: वेशक। और क्या आप उनकी वहीं पुत्री है जिन्होने मुझे अपने 
पिताकी ओरसे वह प्रसिद्ध पत्र! लिखा था? 
वह दूसरी पुत्नी थी। उस पत्नको लेकर टॉल्स्टॉयकी सन्तानोंके खिलाफ जाँच- 
पड़ताल की गई थी। 
सु० टॉ० : हम छः भाई-बहन अभी जीवित है। हम दो बहनें तो पिताजी के 
सिद्धान्तोंपर चलते हैँ, लेकिन चारों भाई नहीं। आप जानते ही हैँ कि पिताजी ने 
हम सबको आचार-विचारकी पूरी स्वतन्त्रता दे रखी है, और यद्यपि मेरे ये भाई 
उनका बड़ा सम्मान करते थे, लेकिन उनके सिद्धान्तोंको साननेकों तैयार नहीं थे। 
से रोमाँ रोलांकी मित्र थी। 
ग्राधीजी : थी क्यो? क्‍या अब उनकी मित्र नहीं हूँ? 
सु० टॉ०: नहीं, दो साल पहलेतक उनसे मेरी बड़ी मंत्री थी। वे मुझे 
अकसर पत्र लिखा करते थ और में भी लिखती थी। 
गाधीजी : पर अब क्‍या हो गया ? 
यु० टॉ०: अब में देखती हूँ कि बोल्शेविज्म और बोल्शेविक तरीकोंसे उनकी 
सहानुभूति है। में बोल्शेविकोंके ध्येययरर आपत्ति नहीं करतो, लेकिन उनका यह 
सिद्धान्त कि साध्य ठीक है तो उसके लिए चाहे जो भी साधन अपनाना उचित है, 
मुझे बहुत भयंकर लगता है। रोमाँ रोलाँ, जो अहिसामें विश्वास करते हें, उनके 
साथ कंसे सहानुभूति रख सकते हे ? 
गाधीजी . मान लीजिए कि आप जो कहती है, सच है। लेकिन उस हालतमे 
आपके लिए क्‍या यह और भी जरूरी नहीं हो जाता कि आप उन्हे पत्र लिखकर 
अपनी भावनाओसे अवग्रत कराये? दो साछ पूर्वतक आप उनकी मित्र रही है, 
इसलिए क्या आपका यह कर्त्तव्य नहीं है कि आप उन्हे साफ-साफ और पुरी तरह 
सब-कुछ लिखे ? आखिरकार वे टॉल्स्टॉयके बाद यूरोपके एक सबसे सत्यनिष्ठ और 


१. मदददेव देसाईके “ढेटर फ्रॉम यूरोप” (यूरोपका पत्र) से उद्धुत। 
२. “देनन्दिनी, १९३१”, में इस तिथिके एक इन्द्राज्से। 
३. देखिए खण्ड ९, पृष्ठ ६०१। 


भाषण : महिलाओकी सभा, रोममे ४६९ 


ईमानदार व्यक्ति है। आपके पिताकी तरह ही वे वृद्ध, थके हुए और वत्तंमान युगके 
छल-फरेबसे दुखी आदमी है और आपके पिताकी ही तरह उनमें बच्चोका-सा यह्‌ 
भोलछापन है कि अगर कोई -- चाहे वह बडा बुद्धिमान आदमी हो या मू्खे--- उनको 
उनकी गलती बताये तो वे उसका अन्यथा अथे नही छगाते है। 
सु० टॉ०: में जानती हूँ कि उनमें ये सारे गुण हे। युद्धके दिनोंमें वही एक 
व्यक्ति थे जो बहादुरीके साथ उसके खिलाफ खड़े रहे और आज भी जड़े हे। 
में यह भी जानती हूँ कि थे मेरे पितापर अबतक लिखी पुस्तकोंमें ते सबसे अच्छी 
पुस्तकके रचयिता हे। लेकिन पता नहीं क्‍यों, मुझे एक संकोच-सा हो रहा है, मेने 
वास्तवमें उनके नाम एक पत्र लिखा भी, लेकिन उसे भेजा नहीं है। अगर आप कहें 
तो अब भेज दूं। 
गाधीजी भेज दीजिए। मै चाहता हूँ, आप उसे अवश्य भेजे। 
सु० ढॉँ० : लेकिन तब से यह लिख दूंगी कि पत्र आपके कहनेपर भेज रही हूँ । 
गाधीजी : हाँ, आप वैसा लिख सकती है। मै भी लिखूंगा।' 
[ अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १४-१-१९३२ 


२६६- भाषण : महिलाओंकी सभा, रोसमें' 


रोम 
[१३ दिसम्बर, १९३१] 


अहिंसक लडाईकी खूबसूरती यह है कि इसमें पुरुषोकी तरह स्त्रियाँ भी हिस्सा 
ले सकती है। हिंसक लडाईमे उस तरह हिस्सा लेना स्त्रियोके बसमें नहीं है जिस 
तरह पुरुष ले सकते है । हिंसक लडाईमे स्त्रियोकों ऐसी सुविधा नही है, और भारतमे 
पिछली अहिसक लडाईमे स्त्रियोने पुरुषोसे भी अच्छा काम किया है। कारण सीघा-सादा 
है। अहिसक लडाई अधिक-से-अधिक कष्टसहनकी अपेक्षा रखती है, और स्त्रियोसे 
अधिक शुद्ध और उदात्त कष्ट-लसहन और कौन कर सकता है? भारतकी स्त्रियाँ परदेसे 
निकलकर राप्ट्रका काम करनेको आगे आई। उन्होने देखा कि राष्ट्र उनसे, केवल 
वे अपनी-अपनी गृहस्थीकी देख-रेख करे, इससे कुछ अधिक अपेक्षा रखता है। उन्होने 
सरकारी आदेशोको भग करके नमक बनाया, उन्होने विदेशी वस्त्रों तथा शरावकी 
दुकानोपर घरना दिया और विक्रेता तथा खरीदार दोनोको इन चीजोकी खरीद-विक्रीसे 
विमूख करनेकी कोशिश की। रातमे देर-देरतक वे अपने हृदयमे उत्साह और दया 
लेकर शरावखानोमें शराबियोको समझाने-बुझानेमें लगी रही। उन्होने जेल-यात्रा की 


१. देखिए “ पत्र: रोमों रोलॉंको ”, २०-१२-१९३१। 
२. महादेव देसाईके " छेटर फ्रॉम यूरोप” (यूरोपका पत्र ) से उद्धृत। 
३. “ दैनन्दिनी, १९३१ ”, के एक इल्दराज्के अनुसार) 


४७० सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


और छाव्योंके इतने प्रहार सहे जितने प्रहार सहनेका साहस पुरुषो्में भी बहुत कमने 
ही दिखाया। अगर पाइचात्य ससारकी स्त्रियाँ पश्ु-वृत्तिकी वननेमें ही पुरुषोसे होड़ 
करनेकी कोशिश करना चाहती है, तो फिर भारतकी महिलाओंमे उनके सीखने छायक 
कुछ नही है। उन्हे अपने पुत्रों और पतियोकों छोगोको मारनेके लिए भेजनेमें भानन्दका 
अनुभव करता और उनकी वहादुरीपर उन्हे बधाई देना छोडना पड़ेगा। 

[अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १४-१-१९३२ 


२६७. पत्र : ब्रिस्कोको 


१४ दिसम्बर, १९३१ 


प्रिय श्री ब्रिस्को, 
देवदासको लिखा आपका पत्र मिल्ा। मैं आयरलंड न आ सका और श्री डी 
वैेरासे न मिल सका, इसका मुझे दु.ख है। में वहाँ आनेकी आशा छगाये हुए था, 
लेकिन भारतसे अत्यावश्यक बुलावा आ जानेके कारण में वहाँ आ नहीं सका। 
' हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ पुनदच : | 
श्रीमती बडने मेरे लिए जो तकलीफे उठाई उनके लिए उनसे मेरा धन्यवाद 
कहे । 


मो० क० गां० 
अग्रेजीकी फोटो-वकल (सी० ढवब्ल्यू० ४५२०) से; सौजन्य : आर० ब्रिस्को 


२६८. एक ऑटोग्राफ 


[१५ दिसम्बर, १९३१ या उसके पूर्व || 


सत्यनिष्ठ वनों 
मो० क० गांधी 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २३३३) से । 


१. इसी संफेपर गाषीजी के ऑटेग्राफके नीचे मदनमोइन माल्वीपूक्ते भी ओॉगरेम्राफ हैं। उप्तमें 
उन्होंने १५ दिसम्बर, १९३१ की तारीख दी है। 


२६९. पत्र: देवी वेस्टकों 


एस० एस० “पिलसना ! 
१५ दिसम्बर, १९३१ 
प्रिय देवी, 
मै वरावर पत्र लिखना चाहता रहा, लेकिन समय ही नही मिल पाया। आज 
हम छाल सागरमे है। पहले में जो सो नही पाया, अब धीरे-धीरे उसकी कसर निकाल 
रहा हूँ और बीच-वीचमे पत्र लिखता रहता हूँ। मुझे म्युरियलसे यह जानकर प्रसन्नता 
हुई कि तुमने उसके पास जाना तय किया है। किंग्सले हॉलके लिए तुम बडे कामकी 
सिद्ध होगी और मै जानता हूँ कि तुम वहाँ सुश्लधी भी रहोगी। मुझे नियमित रूपसे 
पत्र लिखती रहना। 
हमारे दलमे नौ लोग है और हम सब डेकपर ही यात्रा कर रहे हैँ। मौसम 
अब भी ठडा तो है, लेकिन आनन्ददायक है। तुम्हारा बिदाई-पत्र मिला था। 
सस्नेह, 
भाई 
अंग्रेजीकी फोटो-तकल (सी० डब्ल्यू० ४४३७)से, सौजन्य: ए० एच० वेस्ट 


२७०. तार: क्रॉफ्टको 


पोर्ट सईद 
१७ दिसम्बर, १९३१ 
क्रॉफ्ट 
इडिया ऑफिस 
लन्दन 


तारके लिए धन्यवाद। “जर्नेल डी” इटालिया' मे कही गई बाते विलकुछ 
झूठ। रोममे पत्र-अतिनिधियोकों कोई भेंट नहीं दी। सबसे बादमे जो 
भेट दी वह विलेन्यूबवमें रायटरके प्रतिनिधिकों दी। उसमें मैने भारतके 


१, ऐडा वेस्ट, ए० एच० वैेस्टकी वहन। 

२. सर सैम्युभल होर ( बादमें वाइकाउट टेम्पल्यूड )ने अपनी कृति नाइन दूबढड इयसे (कॉल्न्स, 
१९०४) में लिखा है कि ज्व उन्होंने गावीजी द्वारा जेल ढीः इटालियाके प्रतिनिषिके समक्ष ऐसा वक्तव्य 
देनेकी गलत खबर पढी तो वे इतने घवराये कि उन्दोने तुरन्त उसकी पुष्टिक लिए गाधीणी को तार भेजा है। 
उत्तरमें उन्होंने लिखा कि मैंने “ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया और नित्त मेंटक्री खबर छापी गईं है, 
वह मनगढ़न्त है।” पद्दों सैम्युमछ दोरने निस्त उत्ततका उल्लेख किया है वह शायद यददी तार था। 


ना 


४७२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


लोगोंसे जल्दवाजीमे किसी निर्णयपर पहुँचनेसे मना करते हुए मेरे 
वक्‍्तव्यकी प्रतीक्षा करनेको कहा | मैं उतावलीमे ऐसा कोई कदम नहीं 
उठाऊंगा जिससे बात विगडे और अगर सीधी कारंवाई करना दुर्भाग्यसे 
आवश्यक ही हो गया तब भी में पहले अधिकारियोसे पूरी आरजू-मिन्नत 
करके झग्रढ़को- ठालनेकी कोशिश करके देखूँगा। कृपया इन वातोको आप 
अधिक-से-अधिक प्रचारित करे। 
गांघी 
अग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९३८९) से; सौजत्य , इंडिया ऑफिस 
लाइब्रेरी 


२७१. पत्र: अगाथा हेरिसनकों 


पोर्ट सईद 
१७ दिसम्बर, १९३१ 
प्रिय अग्राथा, 
यह एक पक्ति सिर्फ यह बतानेको लिख रहा हूँ कि में तुम्हे वरावर याद 
करता रहा हूँ। ईश्वर करे, तुम्हारा काम आगे बढें। 
सस्नेह, 


यु बापू 
अग्रेजीकी फोटो-नक्ल (जी० एन० १४४९) से। 


टाइस्सके अनुसार गापीजी की “एक अधिर्त सूत्र” से जो तार भेजा गया वह इस प्रकार था' 

८ अल्चवारोमें खबर छपी है कि जहाजपर चढ़नेके वाद आपने जनेंठ डी'इटाकियाके प्त्िनिषिके 
समक्ष पक वक्तव्य दिया, जिसमें इस तरहकी बातें कहीं: 

?. गोलमेज परिपदृके परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्र तथा त्रिव्शि सरकारके सम्बन्ध निश्चित सुपते 
खराब हो गये है। रु 

२. माप तुरन्त इस्ेंडके खिलाफ संबपे शुरू कर देनेशा खपाल छेकर भारत छोंट रहे दे। 

३. वहिष्कार भव ब्िटेनके सकटकों और भी गम्मीर बना देनेका साथन सावित दोगा। 

४, हम कर नहीं देंगे, हम क्िस्ती भी तरहसे 8ग्लंडके लिए काम नहीं करेंगे, दम मिश्शि 
अधिकार्रियोंकों जनतासे बिलकुल भकय कर देंगे भौर उनकी राजनीति तथा उनही सत्वाओंका भी ऐसा 
ही द्वाक बना देंगे। दम सभी तरहके ब्रिटिश मालका पूरा बहिष्कार करेंगे। 

यहाँ आपके कुछ मित्र सोक्तो है कि निश्चय दी आपकी वातोंकों गलत उयसे पेश किया गया है; 
भगर ऐसा हो तो प्राचारका खण्डन करते हुए तार भेजना वाहतीय। 

गावीजी द्वारा किये गये खण्डनके वावजुद जनेंल डी'हटालियाका प्रतिनिि यही कहता रहा कि 
मुछाकातका विवरण सच्चा है। गापीणी को १९३४ में, जब उनसे उतत मेंट्के बारेमें पूछा गया, पुनः शसकी 
चर्चा करनी पढ़ी ! 


२७२. भेंट : रायदरके प्रतिनिधिकों 


पोर्ट सईद 
१७ दिसम्बर, १९३१ 
महात्मा गांधी यहाँ दोपहरको पहुँचे । यहाँ उन्होंने कई शिष्टमण्डलोंसे मुलाकात 
की। इनमें एक बपदवालोंका शिष्टसण्डल भी था। उन्होंने फोटो भी खिचवाये और 
कई आऑटोग्राफ भी दिये। रायटरके प्रतिनिधिके पूछनेपर उन्होंने “जनेंल डी 
इटालिया 'में छपे उस मुलाकातके विवरणको झूठा बताया जिसमें उनपर यह कहनेका 
आरोप छरूगाया गया है कि वे अपने सनमें फिरसे संघर्ष शुरू करनेका खयाल लेकर 
भारत लोट रहे हे। उन्होंने कहा कि उन्होंने रोममें किसी भी पत्रकारसे मुलाकात 
नहीं की थी। उन्होंने आगे कहा: 
मैं किसी निष्कर्षपर नही पहुँचा हूँ, और स्वभावत जबतक मै बम्बई पहुँच 
कर कार्य-समितिके सदस्योसे बातचीत न कर लूँ तबतक किसी निष्कर्पपर नही 
पहुँच सकता। 
[अग्रेजीसे ] 
हिन्दुस्तान टाइम्स, १९-१२-१९३१ 


२७३. पत्र : मणिलाल और सुशीलाको 


अदन पहुँचनेके पहले 
१९ दिसम्बर, १९३१ 


चि० मणिलाल और सुशीला, 

तुम दोनोके पत्र तो नहीं बल्कि कभी-कभी रुक्‍के अवश्य मिले है। क्योकि मैं 
नही लिख पाता हूँ इसलिए तुम्हे कोई खास उलाहना भी नहीं दे सकता। किन्तु 
मेरे न छिख पानेके तो निरचय ही कुछ सबल कारण थे। हरून्दनमें न तो सोनेका 
ठिकाना था और न खानेका। अपना खाना साथ लेकर तिकलता था और जहाँ 
मौका मिल जाता, खा लिया करता था। इस बार पत्र तो शायद ही किसीको लिखा 
होगा और 'यग इडिया” और “ववजीवन के लिए लिखनेका काम सर्वया बन्द ही 
क्र देना पडा था। कित्तु तुम्हारे सामने तो लिखने अथवा थोडान्सा ही लिखनेका 
कोई कारण ही नहीं था। किन्तु 'बानियाकी बान ने जाये ' वाली कहावत तुमपर 
लागू होती है। वैसे उद्यमीके लिए दूसरी ही कहावत है-- रसरी आवत-जातते 
सिल प्र परत निशान । तो फिर प्रयत्नसे मनुष्य क्या नही कर सकता । 


दछ४॑ सम्पूर्ण गाधी वाइडमय 


हम आज छाल सागरमे पहुँच चुके है। हम नौ आदमी है और सभी डेकके 
यात्री है। डेकपर सुविधा तो कोई नही होती लेकिन हमे सब सुविधाएँ मिल रही है, 
इसलिए चिन्ता करनेकी वात तो है ही नहीं। यह तो मैने डेककी [सर्वेसाधारण ] 
स्थिति सूचित करनेके विचारसे लिखा है। 

में २८ वी तारीखको वम्वई पहुँच जाऊँगा। देखना है, वहाँ क्‍या होता है। 
सघर्ष छिड जाये तो तुरन्त आ जाना जरूरी मत मानना । सघपंका रूप देख-समझकर 
आना | जबतक वहाँका कोई ठीक प्रवन्ध न हो जाये तवतक मत आना। तुम सबकी 
तबीयत अच्छी है, वह देशमे आकर विगड जाये, यह भी मुझे पसन्द नहीं होगा। 
तथापि मेरी इच्छा-अनिच्छाका विचार न करके जो कत्तंव्य जान पड़े उसका पालन 
करना। क्योंकि कह नहीं सकता कि इसके वाद पत्र-व्यवहारका समय मिल पाता है 
या नहीं। यह भी हो सकता है कि मुझे वहाँ पहुँचते ही गिरफ्तार कर लिया जाये। 

शान्ति पैसा मिल चुकनेके वाद रहेगा, ऐसी वात तो थी भी नहीं। इसलिए 
उसके चले जानेसे मुझे आश्चर्य नही हुआ है। फिलहाल वहाँ काम किस तरह चला 
रहे हो, सो तुमने नहीं छिखा। वहाँ शास्त्रीजी पहुँचे है, उनकी सेवा तो करोगे 
ही। एन्ड्रयूज और सरोजिनीदेवी तो यहाँ हूँ ही। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४७८७) से। 


२७४. पत्र : माकिओनेस विटेलेस्खीको 


एस० एस० पिलसना 
[१९|' दिसम्बर, १९३१ 
प्रिय बहन, 
आपका हूम्बा पत्र मिला। अगर आप अपने विषयमे कम सोचे और आपके 
सामने जो कत्तंव्य है उसमे तत्काल जुट जाये तो आपको झान्ति प्राप्त हो जायेगी। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २७६८) से। 


१. साधन-सूत्रमें यह भंक्र ११ जैसा छगता है। उस दिन गाधीनी विषेन्यूवमें थे। परपर अदनऊी 
२३ दिसम्बरकी डाककी मार छगी हुईं है. इससे छगता है कि भूछसे १९ के स्थानपर ११ डिश़्ा 
गधा है। 


२७५. पत्र : रोमोँ रोलाँको 


एस० एस० “पिलसना 
२० दिसम्बर, १९३१ 
प्रिय मित्र और भाई, 

आपसे मेरा अनुरोध है कि आप टॉल्स्टॉय साहबकी पुत्रीकों पत्र लिखकर बोल्शे- 
विज्मके' सम्बन्धमे उनकी शकाओका समाधान करे।' हम सबके प्रति जनरल साहब 
और श्रीमती मॉरिस, दोनोका व्यवहार बडा स्नेहपूर्ण रहा। घरमे प्रवेश करते ही 
हँसे छूगा, मानो हम उन्हीके परिवारके सदस्य हो। मुसोलिनी तो मेरे लिए एक 
पहेली है। उनके कई सुधार मुझे अच्छे छगें। जान पडता है, किप्तानोके लिए उन्होने 
बहुत किया है। मेँ यह स्वीकार करता हूँ कि इस सबमे बडी सख्तीसे काम लिया 
जा रहा है। लेकिन चूँकि हिंसा पाइचात्य समाजका आधार है, इसलिए मुसोलिनीके 
सुधार निष्पक्ष अध्ययतके लायक है। गरीबोके लिए उनकी चित्ता, अति-नागरीकरण 
का विरोध, पूँजी और श्रमके वीच सामजस्य स्थापित करनेके उनके प्रयत्न, ये सब 
मुझे विशेष ध्यान देने योग्य रूगते हैँ। मै चाहेंगा कि आप मेरे छाभके लिए इन 
विषयोपर प्रकाश डाले। मेरी अपनी बुनियादी आपत्ति यह है कि ये सुधार अनिवार्य 
कर दिये गये है। लेकिन ऐसा तो सभी छोकतान्त्रिक सस्थाओमे किया जाता है। जो 
चीज मुझे आकर्षित करती है वह यह कि मुसोलिनीकी कठोरताके पीछे जतताकी 
सेवा. करनेकी इच्छा है। उनके जोरदार भाषणोके पीछे भी ईमानदारीका एक तत्त्व 
है और जनताके लिए उत्कट प्रेम भी | मुझे यह भी छूगता है कि इटछीके अधिकाग 
छोग मुत्तोलिनीकी फौछादी सरकारसे प्रेम करते है। में यह नहीं चाहता कि आप 
तुरन्त उत्तर देनेका कष्ट करे, मेरा अनुरोध है कि आप सुविधासे यह काम करे। 
कहनेकी जरूरत नही कि मै इस विषयपर सार्वजनिक रूपसे कुछ नहीं लिखना चाहता । 
अभी तो मैने आपको ऐसा व्यक्ति मानकर जो इस विषयकों मुझसे ज्यादा अच्छी 
तरह और निकटतासे जानता है, आपके सामने केवल ये 3 दिये है। मे 
समझता हूँ कि अगर आप जनवरीसे मा्चेके बीच सर्दीके मौसममें यहाँ आये तो 
आप यहाँकी आवोहवाकों भजेमे बरदाइत कर सकते है और हो सकता है, उससे 
आपको कुछ लाभ भी हो। आप हवाई जहाजसे भी बखूबी आ सकते है, छेकिन में 
यह ज्यादा पसन्द करूँगा कि आप जलमार्गसे आये। अगर आप इस _अस्तावको 

गम्मीरतासे ले तो हम इस सम्बन्ध एक सुनिश्चित कार्यक्रम भी भेज सकेगे। 
२02 आपका, 
मो० क० गाधी 

अग्रेजीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ९४४१)से, सौजन्य आर० के० प्रभु 


१, देखिए “ पेंट : सुक्षोत्िना टॉल्स्टॉयसे ”, १३-१२-१९३१। 


२७६. पतन्न: काले हीथको 


एस० एस० पिलसना ' 

२० दिसम्बर, १९३ 

प्रिय मित्र, ४ 

आपके मैत्रीपूर्ण विदाई-पत्रके लिए धन्यवाद । यह विचार मेरे लिए बहुत मूल्य- 

वान होगा कि भारतके पक्षके वहुत-से समर्थकोमे मैं उन छोगोकों भी गिन सकता 
हैं जिनके नाम आपने भेजे हैं 

हृदयसे आपका, 

मो० क० गांधी 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०२६)से। 


२७७. भारतीय सेना 
[२१ दिसम्बर, १९३१] 


गोलमेज परिपदुके अन्तिम दिन प्रधान मन्‍्त्री द्वारा की गई घोषणाके पीछे चाहे 
जितनी ईमानदारी हो, वह राष्ट्रीय माँगकों पूरा करनेकी दृष्ठिसे सर्वथा अपर्याप्त 
थी, और इसलिए अगर उसमे कुछ और जोडने-घढानेकी गुजाइज न हो तो वह 
सर्वथा अस्वीकार्य थी। मगर दुःख तो यह देखकर होता है कि इस सम्बन्धम अग्रेज 
जाति क्‍या सोचती-समझती है, इसका सही निर्दर्शन उक्त घोपणामे हुआ है। 

उत्तरदायित्वकी सच्ची कसौटी प्रतिरक्षा तथा वित्तके नियन्त्रणणा अविकार है। 
किन्तु यह घोषणा इन दोनो विषयोके सम्बन्धमे बहुत साफ है। भारतीयोको नियन्त्रण- 
का अधिकार नही मिलनेवाला है--प्रतिरक्षापर तो विलकुल नही और वित्तपर भी 
लगभग नही ही। 

इस विचित्र परिस्थितिका कारण भारतके सम्बन्धमें इग्लैडमे फैछा घोर अज्ञान 
है। वहुत-से अच्छेसे-अच्छे अग्रेज ऐसा मानते है कि हम अपनी रक्षा आप नहीं कर 
सकते और न अपनी वित्त-व्यवस्थाकों ही स्वय सेभाल सकते है। अगर वात ऐसी 
ही है तो निद्चय ही हम जो पूर्ण स्वराज्य चाहते है, वह अभी हमसे बहुत हूर है | 

लेकिन मेरा दावा है कि हममे अपनी सुरक्षा तथा वित्त-व्यवस्थाको समालनेकी 
पूरी क्षमता है। भारतकी सेना कैसी है? मोटे तौरपर इसमें साठ हजार ब्रिटिश 


१, “ दैनक्िनी, १९३१ ” के पक्ष इन्दरागके अनुसार गांधीजी ने इस तारीखको इंडियन न्यूज 
(जो १९३२ से इंडिया रि्यूके नामसे प्रकाशित होने छगा था)के छिए पक्र छेख बिला। शायद व 
वी छेख दै। 


भारतीय सेना ४७७ 


और एक लाख साठ हजार भारतीय सिपाही है -- सबके-सब किरायेके टटूटू।॥ भारतीय 
सिपाहियोका चुनाव यह देखकर किया जाता है कि उनमें कोई राष्ट्रीय भावना 
न हो। उन्हे एक प्रकारसे ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे अपने-आपको 
विदेशी समझें, उन साधारण लछोगोको अवहेलनाकी दृष्टिसे देखें जिनसे उनका कोई 
साम्य नहीं है। इस सारी सेनाका उपयोग बाहरी आक्रमणोके लिए, भारतमे ब्रिटिश 
हितो तथा ब्रिदेनवाछोकी जानकी सुरक्षाके लिए किया जाता है। 

इस सेनाको मैं भारतक्रे अन्दरः राष्ट्रीयवाके लिए और भारतके वाहर उसके 
पडोसियोकी स्वतन्त्रताके लिए खतरा मानता हूँ। ब्रिठेनवालोके भारत आनेके पूर्व 
भी तो भारत चाहे जैसे भी हो जीवित था ही और वह अपनी सस्क्ृतिकी भी रक्षा 
कर पा रहा था। भारतकी सुरक्षा अपने पडोसियोसे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध और अहिंसक 
असहयोगके बलूपर किसी भी राष्ट्रके द्वारा अपने शोषणका विरोव करनेकी उसकी 
क्षमतामें निहित है। 

राष्ट्रीय सरकार स्थापित होनेपर उसका पहला काम यह होना चाहिए कि 
वह इस खतरेको, इस सेनाको खत्म कर दे। अगर इसको कायम रखा जा सकता 
है तो इसी शर्तेपर कि इसको घटाकर इतना कम कर दिया जाये जिससे इसकी 
ठीक व्यवस्था हो सके और. ब्रिटिश सरकार सम्मानपूर्वक शान्तिपूर्ण ढगसे इसका 
नियल्त्रण राष्ट्रीय सरकारकों सौप दे। ब्रिटिश सरकारते भारतीय जनताकी उचित 
आकाक्षाओकों दवानेंके छिए यह सेना खडी करके उसके प्रति जो अपराध किया 
है उसका यह न्यूनतम प्रायश्चित्त है। 

अगर ब्रिटिश सरकार यह वुनियादी न्याय करनेका अपना स्पष्ट कर्त्तव्य नही 
देख पाती तो राष्ट्रवादी दकको तबतक अपना सघधर्ष जारी रखना है जबतक कि 
कठोर अनभवसे उसके सामने इसकी आवश्यकता स्पष्ट नही हो जाती। भावी भारतीय 
सेना किरायेके ट्ट्टओपते नहीं बल्कि स्वेच्छासे सेवा करनेवाले सच्चे सैनिकोसे बनी 
हुईं होगी और उसका स्वरूप बहुत-कुछ पुलिस-सगठनवाला होगा। 

लेकिन ब्रिटेनके लोगोको तो ऐसा माननेकी तालीस दी गईं है कि भारतकी 
सेना ब्रिटिश हकूमतकी सबसे बडी देन है और भारतकों उसके लिए सदा ब्रिटेनका 
आभारी रहना चाहिए। “इडिया रिव्यू के सम्पादककों इस घोर अज्ञानको दूर करना 
है। मैं चाहेँगा कि वे इसके लिए परिश्रमपूर्वक उन तथ्यो और आँकड़ोका अध्ययन 
करे जो बताते है कि भारतीय सेताका गठन किस तरह किया गया है और किस 
प्रकार उसके पीछे निहित कल्पनाके अनुसार उसका उपयोग भारत और उसके 
पडोसियोको लूटनेंके लिए किया जाता रहा है। 

[अग्नेजीसे ] 
इंडिया रिव्यू, १६-१-१९३२ 


२७८. सिहावलोकन 
[२३ दिसम्बर, १९३१] 


मैने जबसे  यग इडिया ' के सम्पादक-पदका दायित्व सेसाछा है तवसे ऐसा कभी 
नही हुआ कि बीमार अथवा कैद न रहते हुए भी 'यग इंडिया ' या ' तवजीवन के लिए 
कुछ-न-कुछ न भेजूँ। लेकिन मेरे इस बारके लन्दन-प्रवासमे ऐसी स्थिति नही रही। 

वहाँ मुझे लगातार एकके-वाद-एक काममे व्यस्त रहना पडता था और इतना 
ज्यादा काम था कि आधी-आधी रातके बाद भी जगे रहना पडता था। इसलिए 
इन पत्नोके लिए कुछ भी लिख पाना मेरे लिए असम्भव ही रहा। सौभाग्यसे महादेव 
देसाई मेरे साथ थे और यद्यपि उनपर भी कामका बेहिसाब वोझ था, छेकित वे 
'यग इडिया ' के लिए पूरी साप्ताहिक खुराक भेज देनेका समय निकाल ही छेते थे। 

फिर भी, पाठक मुझसे छन्दन-यात्राके अपने अनुभव और प्रतिक्रियाएँ देनेकी 
भपेक्षा तो करेगे ही। 

यद्यपि मैं वहाँ बहुत डरता-घबराता गया था, छेकिन मुझे वहाँ जानेका कोई 
दुख नही है। वहाँ जिम्मेवार अंग्रेज पुरुषो तथा स्त्रियोसे मेरा सम्पर्क हुआ और 
साधारण छोगोसे भी | हमे चाहे फिर एक और मोर्चा लेना पडे या नही, ये अनुभव 
भविष्यमें अमूल्य महत्त्वके सावित होंगे। आप किसके साथ लड रहे है या किसके 
साथ आपका व्यवहार चर रहा है, यह जानना कोई कम महृत्त्वकी वात नही है। 

यह बहुत अच्छा सयोग था कि किस्सले हॉल सेवाश्रमके प्राण म्युरिअल 
छेस्टरने मुझे अपनी वस्तीमें ठहरनेका निमन्त्रण दिया और मैने उस निमल्त्रणको 
स्वीकार भी कर लिया। किससले हाल और श्री विडलाके आयें भवन, इन्ही दो स्थानों 
में से एकको चुनना था। निर्णय छेनेमें न तो मुझे कोई कठिनाई हुई, न श्री विडलाको 
ही। लेकिन भारतीय भाइयोने आये भवनमे ठहरनेके लिए स्वभावत गुझपर 
वहुत जोर डाला। अनुभवसे सिद्ध हो गया कि किग्सले हॉल मेरे ठहरनेका आदश 
स्थान था। यह छन्दतके गरीबोकी वस्तीके वीचमे बना हुआ है और केवक उन्हींकी 
सेवार्थ समर्पित है। स्‍्युरिअछ छेस्टरकी प्रेरणापर बहुत-सी स्त्रियों और कुछ पुरुषोने 
भी इस सेवाके निमित्त अपनेकों समर्पित कर दिया है। इस विज्ञाल भवनके किसी 
कोनेका भी अन्यथा उपयोग नहीं किया जाता। यहाँ धार्मिक गोष्ठी और पुजा-आर्थना 
होती है, मनोरजनकी व्यवस्था है, भाषणोका आयोजन होता है, विलियर्ड खेलनेकी 
व्यवस्था है, वाचनालय आदि है और ये सब गरीबोके उपयोगके लिए हैं। यहां 
रहनेवाले लोग अत्यन्त सादा जीवन व्यतीत करते है। पूरे आश्रमर्में एक भी गेर- 
जरूरी उपस्कर नहीं है। आश्रमवासी छोटे-छोटे कमरोमे रहते है, जिन्हे मेल कहा 
जाता है। वहाँ हम पाँच लोगोके रहनेकी व्यवस्था करनेमें भी बडी कठिताई हुई। 


पद तारीख “ दवैनन्दिनी, १९३१” में इसी तारीखमें दर्ज इन्दराजते ली गई है। 


सिहावलोकन ४७९ 


लेकिन जहाँ स्नेह होता है वहाँ जगह न होनेपर भी जगह निकल ही आती है। 
चार आश्रमवासियोने अपना-अपना कमरा छोड दिया और थे कमरे हमे दे दिये गये । 
बिस्तर वगरह माँगकर काम चलाना पडा। सौभाग्यसे हम सबके पास कम्बल काफी 
थे, और चूँकि हम लोगोकों फर्शपर बैठनेकी आदत थी, इसलिए जो चीजे माँगकर 
छाई गई थी, उनमे से अधिकाश हमने वापस कर दी। इसमे सन्देह नहीं कि मेरा 
वहाँ रहना आश्रमवाकछोके छिए समय, स्थान तथा अन्य दृष्टियोसे भी बहुत 
असुविधाजनक था, लेकिन वहाँके नेक लोग मेरे वहाँसे हटनेकी बात सुननेको तैयार 
ही नही थे। उनकी स्नेहपूर्ण, मूक और अलक्षित सेवाएँ प्राप्त करके मै धन्य हो 
गया। हरून्दतके ईस्ट ऐडके गरीब लोगोके साथ मेरा जीवन्त सम्पर्क मेरे लिए सतत 
आनन्दका विषय था। कहनेकी जरूरत नही कि मैं वहाँ ठीक उसी तरह रहा जिस 
तरह भारतमे रहता हूँ, और ईस्ट लन्दनकी सडकोपर सुबह-सुबहका वह घूमना तो 
मेरी स्मृतिमे सदा बना रहेगा। इस प्रातश्नंमणमें जो छोग मेरे साथ होते थे और 
जिन्हे म्युरियल आने देती थी, उनके साथ मेरी अन्तरग बातचीत होती थी। वहाँ 
म्युरियल सबको मुझसे बातचीत करनेकी छूट नहीं देती थी, क्योकि उन्हे मेरे 
समयका बडा खयाल रहता था। अगर वे ऐसा कुछ सुन छेती थी कि उनकी अनु- 
पस्थितिमे छोगोने मेरा वक्‍त बरबाद किया तो वे बहुत नाराज होती थी। 

ईस्ट हलन्दनमें रहते हुए मुझे मानव-स्वभावके सर्वोत्तम पक्षका परिचय मिला 
और मेरे इस सहज विश्वासकी पुष्टि हुईं कि गहराईमे उत्तरकर देखे तो पूर्वी और 
पदरिचमी दुनिया-जैसी कोई चीज नही है। जब ईस्ट ऐेडके लोग मुस्कराकर मेरा 
अभिवादन करते थे तो मैं साफ देख सकता था कि उनमे कोई दुर्भावना नही है 
और वे चाहते है कि भारत अपनी खोई हुई स्वतन्त्रता पुन. प्राप्त करे। अगर 
मेरे इग्लैडके और भी निकट आनेकी कोई गुजाइश थी तो इस अनुभवने मुझे उसके 
और निकट ला दिया है। मेरा झगडा व्यक्तियोसे कभी नहीं होता, वह तो उनके 
रग-ढग और कार्योसे होता है। छेकिन ईस्ट लन्दनके सीधे-सादे गरीब लछोगोके साथ, 
जिनमे बच्चे भी शामिल है, मेरा निकट-सम्पर्क मुझे इस बातके लिए और भी सचेत 
कर देनेवाला है कि में जल्दबाजीमे कोई कदम न उठाऊं। 

यहाँ मुझे छकाशायर तथा वहाँके कर्मचारियो और मालिकोके साथ हुए अपने 
अत्यल्प सम्पर्कके अनुभवका उल्लेख भी अवश्य करना चाहिए। मुझे यह देखकर सुखद 
आइचयें हुआ कि उनमे कोई पूर्वग्रह नहीं है और वे नये तथ्यो तथा उनपर आधारित 
निष्कर्षोको सुनने-समझनेके लिए तैयार रहते है। बेशक, यहाँ मेरे लिए पृष्ठभूमि चार्ली 
एन्ड्रयूजने तैयार कर दी थी। मुझे ग्रेट ब्रिटेनके सबसे निष्पक्ष और सच्चे पत्र ' मैचेस्टर 
गाडियन ' के सम्पादक श्री सी० पी० स्कॉटके साथ अपनी अविस्मरणीय भेटका उल्लेख 
भी करना ही चाहिए। एक महान्‌ अग्नेज राजनयिकने मुझे बताया कि 'गाडियन 
दुनियाका सबसे अधिक विवेकशील और ईमानदार पत्र है। इसी प्रकार मैं कैटरवरी, 
चिसेस्टर, ऑक्सफोड्ड, कैम्ब्रिज तथा ईटनके समागमोकों भी आसानीसे नही भूल सकता | 
इन सबसे ब्रिटेनवाले मनमे क्या सोचते है, इस चीजको मै इतनी अच्छी तरह समझ 


४८० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


सका जितनी अच्छी तरह किसी और तरीकेसे नहीं समझ सकता था। इन सम्पकोके 
परिणामस्वरूप कुछ छोगोसे मेरी स्थायी मैत्री हो गई है। जिन लोगोके सम्पर्कमें मैं 
आया उनमें उन दो गुप्तचरो तथा उनके साथियों और उन अनेक सिपाहियोका भी 
उल्लेख करना आवद्यक है जिनको मेरे लिए तैनात किया गया था। साजेंट इवान्स और 
सा्जेट रॉजर्स, ये दोनो गुप्तचर मेरे लिए केवल पुलिस-अधिकारी ही नही थे। वे 
मेरे सरक्षक, मार्यद्शंक और मित्र बन ग्रयें। मेरी सुविधाओंका खयाल तो वे स्नेहमयी 
परिचारिकाओकी-सी तत्परतासे रखते थे। और मेरे लिए यह बडी खुशीकी बात थी 
कि मेरे अनुरोधपर उन्हे मेरे साथ ब्रिडिसीतक आने दिया गया। 

और यद्यपि सन्त रोमाँ रोलाॉके निवास-स्थान विलेन्यूवकी अपनी ती्थयात्राका 
उल्लेख मे अन्तर्म कर रहा हूं, छेकिन महत्त्वकी दृष्टिसे आप इसे अन्तिम स्थानपर न 
रखें। यदि में केवछ उनसे तथा छायाकी भाँति सदा उन्तके साथ रहनेवाली उनकी 
बहन मेडेलीनसे, जो उनकी दुभाषिया और मित्र भी है, मिलनेके लिए ही भारतसे 
निकल सकता तो केवल इसी उद्देश्यसे वहाँकी यात्रा करता। लेकिन केवल इस 
कामके लिए मेरा यहाँसे जाना सम्भव नही था। किन्तु गोलमेज परिषद्के कारण यह 
तीर्थयात्रा मेरे लिए सम्भव हो गईं और सयोगसे मेरे रास्तेमे रोम भी पडा। मैं 
उस महान्‌ तथा प्राचीन नगर और इटलीके निविवाद अधिनायक मुसोलिनीकों भी किसी 
हृदतक देख पाया। और वेटिकन क्रूसपर चढे ईसा मसीहकी उस सजीव भ्रतिमाको 
नमन करनेके लिए मैं कौन-सा मूल्य नहीं चुका सकता था? मानव-इतिहासकी उस 
महान्‌ दुर्घटनाके उस जीवन्त दृहयने मुझे इस तरह बाँध लिया था कि वहाँसे अलग होते 
हुए मुझे लगभग वियोगका दुःख अनुभव हो रहा था। वहाँ मुझे यह समझते देर 
नही लगी कि व्यक्तिके ही समान राष्ट्रका निर्माण भी शूलीको पीडा, कष्टोकी आँच 
सहनेसे ही सम्भव है। सच्चे आनन्दकी प्राप्ति दुसरोकों कष्ट पहुँचानेसे नहीं, बल्कि 
खुशी-खुशी स्वय कष्ट सहनेसे ही हो सकती है। 


र्‌ 

इसलिए मैं निराश होकर नही, वल्कि और भी आशा छेकर स्वदेश लौटा हूँ। 
इस आशाका आधार यह तथ्य है कि मैने इस्लैड और यूरोपीय महाह्वीपमे जो-कुछ 
देखा उससे सत्य और अहिंसामे मेरी आस्था कम होनेके बजाय और भी पुष्ट हुई 
है। वहाँ मुझे अपनी अपेक्षासे अधिक समान-धर्मी लोगोसे मिलनेका अवसर प्राप्त 

आ। 

हर गोलमेज परिषद्के सम्बन्धर्में मैं तो आपको कुछ नया बता नहीं सकता। 
उसके गठन तथा उसकी उपलब्धियोंके बारेमें अपने विचार मैने वहाँ साफ-साफ बता 
दिये। लेकिन यहाँ मै एक बात कहना चाहूँगा। वहाँसे में अपने मनमें यह धारणा 
छेकर आया हूँ कि वे जो-कुछ कहते है, वही उनके हृदयोमें भी है, छेकिन वे बहुत 
अधिक छाचारीके बीच काम कर रहे है। मूलभूत बातोके सम्बन्धमें प्रतिनिधियोमे जहाँ 
ऊपरसे मतैक्य दिखाई देता था, वहाँ बहुत ही महत्त्वपूर्ण तफतीलोके सम्बन्धमें उन्होने 
आदचर्यजनक मतभेदका परिचय दिया। अल्पसख्यकोकी समस्या एक भारी गुत्थी बच 


सिहावलोकन ४८१ 


गई, जिसमें दोष केवल मन्त्रियोका ही नही था। लेकिन यह तो एक अस्थायी लाचारी 
थी। उनकी सबसे बडी छाचारी इस बातमे थी कि भारतमे ब्रिटिश राज्यकी स्थापनाके 
समयसे ही उनके भारत-स्थित एजेन्ट उन्हे अक्सर एक-पक्षीय सरासर झूठी बाते बताते 
रहे है और उनके सामने उन्हीं वर्गोके मत रखते रहे है जो राष्ट्र-विरोधी है। भारतके 
सम्बन्धमे उनकी जानकारीका यही स्रोत रहा है और इनकी भेजी जानकारीको 
मन्त्रियोने आम तौर॒पर परम सत्यकी तरह ग्रहण किया है। इसलिए वे हमें अपनी 
सुरक्षा-व्यवस्था और वित्तीय मामछोको स्वय ही सेँभालनेमें अक्षम मानते है। वे 
मानते है कि भारतके कल्याणके लिए भारतमे ब्रिटिश सेना और ब्रिटिश अधिकारियों 
का रहना आवश्यक है। दुनियाके किसी अन्य राष्ट्रमे ब्रिटेनसे अधिक आत्म-प्रवचनाकी 
क्षमता ज्ायद ही हो। 

में जो-कुछ लिख रहा हूँ उसकी पृष्टिके लिए में पाठकोसे सर सैम्युअल होरका 
वह भाषण पढनेकों कहूँगा जो उन्होने हवेत पत्र (ह्वाइट पेपर) पर चल रही बहसके 
दौरान कॉमन्स सभामे दिया था। मै जितनी बार भारत-मन्त्रीसे मिछा, हर बार उनकी 
ईमानदारी और साफगोईके सम्बन्धमे मनपर कुछ बेहतर छाप लेकर ही लौटा, 
हालाँकि मुझे चेतावनीके तौरपर छोगोने उनके विषयमें इसके विपरीत बाते ही बताई 
थी। वे मुझे ब्रिटिश मन्त्रियोमें सबसे अधिक निष्कपट और स्पष्टवादी आदमी छगे। 
वे काफी दृढ़ आदमी भी है, छेकिन उतने ही सख्त भी। में मानता हूँ कि वे 
निर्मेमतापूर्ण दमन-नीति अपनाने और कडीसे-कडी कारेंवाई करनेकी सलाह या सहमति 
भी दे सकते है। ऐसी सलाह या सहमति देकर भी वे सच्चे दिलसे यही मानेगे 
क उन्होने उस सर्जनकी तरह दयाका कार्य किया है जो आवश्यकता पडनेपर बहुत 
ही दृढता और मजबूतीसे अपने रोगीपर शल्य-चिकित्साकी अपनी छुरीका प्रयोग करता 
है। भारत-मन्त्री सचमुच बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार आदमी हैँ और वे ज्वरसे 
पीडित रहनेपर भी अपना काम करते रह सकते है। किसी भी क्षण उन्हे क्या करना 
है, इस बातको वे बहुत साफ-साफ जानते है। उनके पीछे ब्रिटेनके सभी दछोके लोग 
है और ब्रिटेनके आधुनिक इतिहासमें ज्ञात काफी बडा बहुमत उनके साथ है। इस- 
लिए उनका भाषण ब्रिटिश ढगका सबसे अच्छा भाषण है। फिर भी, तथ्य यह है 
कि कांग्रेसकी माँगोकी दृष्टिसे इसमे कही बाते सर्वंथा अपर्याप्त है और इस सन्दर्भमे 
जिस शब्दावलीका प्रयोग काग्रेस कर सकती है, उसका प्रयोग करूँ तो कहूँगा कि यह 
भाषण गरूत तथ्योपर आधारित है, लेकिन दुर्भाग्यसे अन्य ब्रिटिश राजनयिकोकी 
तरह वे इन्हे सच मानते है। 

ब्रिटेतकी इस मनोवृत्तिको बदला कैसे जाये, अर्थात्‌ इन अनिच्छुक छोगोंके 
हाथोसे सत्ता छीनी कैसे जाये? ये राजनीतिज्न दछीरूसे कायरू होनेवाले नही है। 
ये सब तपे-परखे और अपनी धुनके पक्के सिपाही है। ये तथ्योको, ठोस कार्योको 
पसन्द करते है और उन्हीकी भाषा समझते है। वे खुल्लम-खुल्ला विद्रोहकी भाषा 
समझेगे, और अगर ये उसे दवा न सके तो तत्काल यह स्वीकार करेगे कि हम 
अपनी रक्षा आप कर सकते ह और अपना कार्य-व्यापार स्वय सँमाल सकते हैं। और 
मं ब्रिटेनसे अपनी इस घारणाकों और भी पुष्ट करके लौटा हूँ कि वे अहिंसक विद्रोह 


४८-३६ 


४८२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


की भाषा भी समझेगे और शायद ज्यादा जल्दी समझेगे। छेकिन 
यह है कि हमारी सामूहिक अहिसा-वृत्तिमे उनका विश्वास नही है। 84445 
बड़ी बात यह, कि वे मानते है कि बडे पैमानेपर सामूहिक अहिसा सम्भव ही नहीं 
है। उनके इस अविश्वासको किसी दलीलसे दुर नही किया जा सकता। विश्वास 
तो वास्तविक अनुभवसे ही उत्पन्न हो सकता है। 
इसी तरह वे यह भी नही मानते कि वास्तवमे जो दल अपनेको सौपे कामको पूरा 
करके दिखा सके, वह काग्रेस ही है। जनरल स्मट्स भी उन्हे यह विश्वास नही दिला 
सके कि काग्रेस ऐसा दर है। उनके भारत-स्थित एजेटोसे मिलमेवाली विपरीत 
जानकारीके रहते हुए वे उन्हें इस वातका विद्वास दिला भी कैसे सकते थे? 
इसलिए मुझे छूगता है कि एक वार और अग्नि-परीक्षामे से गुजरना आवश्यक है। 
ब्रिटेनका मन प्रधान मन्त्रीकी घोपणामें बताई चीजोसे कुछ वहुत अधिक देनेका नही है। 


डरे 


लेकिन मेँ जल्दवाजीमे किसी निष्कर्पपर नहीं पहुँच सकता। यह लेख मै 
“पिलसना ' जहाजपर २३ दिसम्बरको लिख रहा हूँ। मुझे भारतकी स्थितिकी कोई 
जानकारी नही है। मुझे नहीं मालूम कि आगे बातचीत चछानेकी क्या सम्भावनाएँ 
है। और न मुझे यह मालूम है कि वगारू, सयुकत प्रान्त, गुजरात तथा दक्षिण 
भारतकी स्थिति शान्तिपूर्ण वार्त्ताकी कितनी गृजाइश छोडती है। हाँ, एक वात जो 
मेरे नजदीक जितनी स्पष्ट आज हो गईं है उतनी पहले कभी नही हुई थी। वह यह 
है कि हमारा असछी रण-क्षेत्र लन्दन नही, वल्कि भारत है। हमे कायल करना है तो 
ब्रिटिश मन्त्रियोंको नहीं, वल्कि भारतके गैर-सैनिक ब्रिटिश अधिकारियोकों। सशक्तसे- 
सशवत भारत-मन्त्री भी अपने भारत-स्थित एजेटोकी सलाहकी बहुत दृरतक उपेक्षा 
नही कर सकता । इंडिया ऑफिस भारतके प्रगति-चक्रमे छगा एक अवरोध है। असली 
सत्ता वाइसरायके हाथोमे भी नहीं है; वह तो २५० जिलाधीश्षोके हाथोमे है। इन 
जिलाघीशोके हाथोमे इतनी सत्ता है जितनी दुनियाके किसी वास्तविक अधिनायकके 
हाथोमे भी नहीं है। अधिनायकोंके पीछे एक जबरदस्त सरकारके पूरे तन्त्रका बल 
नही होता, लेकिन इनके पीछे यह बल है। 

छेकिन इस तरह देखनेपर समस्या बिलकुल सरल हो जाती है। प्रत्येक जिलेकी 
परिस्थितियोकी कूजी खुद उसीके हाथमे है। हमे अपनी मुित खुद ढूँढनी है और 
भारतमे ही ढूँढनी है-- सम्भव हो तो बातचीतके जरिये, और बिलकुछ जरूरी हो 
जाये तो सीधी कार्रवाईके जरिये। मैं जानता हूँ कि मैं उस अग्नि-परीक्षासे गुजरनेके 
लिए देशका आवाहन हलके मतसे नही कर सकता, छेकिन साथ ही अगर भुझे कोई 
और रास्ता दिखाई नहीं दिया तो सीधी कारंवाई करनेंकी सलाह देनेमे भी मे 
सकोच नहीं करूँगा! कोई रास्ता दूँढनेके लिए मै भरसक कोशिश करूँगा। 


[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३१-१२-१९३१ 


२७९. तार: वललभभाई पटेलको" 


[२३ दिसम्बर, १९३१ या उसके पदचात्‌ ] 
सरदार वल्लभभाई 
बारडोली 
हॉ दोपहर से । 
गांधी 
अग्रेजीकी फोटो-तकल (एस० एन० १८४०८) से । 


२८०. तार: रेवाशंकर झवेरीको' 


[२३ दिसम्बर, १९३१ या उसके पदचात्‌ ] 
मॉरेलिटी 
बम्बई 
स्विस-दम्पती ' सहित नौ आदमी । 
गांधो 
अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १८४०९) से। 


२८१. वक्‍तव्य : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ असेरिकाकों* 
[२४ दिसम्बर, १९३१] 


मुझे तो बड़े दिनके अवसरकी चमक-दमक कभी भी जेंची नहीं। इस तरहका 
आमोद-प्रमोद मुझे ईसाके जीवन और उपदेशसे सर्वथा असगत प्रतीत हुआ है। 


१, यह वल्लभभाईके २३ दिसम्बकके निम्नलिखित तारके उत्तरमें भेजा गया था. “आप चूँकि 
सोमवारको भा रहे है, इसलिए सुझाव दे कि आप मौनत्रत जरा जर्दी, रविवारते आरम्भ कर दें।” 
(एस० एन० १८४०७ )] | 

२. यह सन्देश वल्लमभाई पंटेलको भेजे सन्देशके साथ एक दी कागजपर भंकित है। देखिए उपबुंक्त 
शीषक । 

३० रैबाशकर झवेरीका तारका पता। 

४, एडमण्ड प्रिवा और उनकी पत्नो। 

७. पद वक्तव्य जेम्स मिलको दिया गया था। 

६० “ दैनन्दिनी, १९३२ ” में दर्ज इस तारीखके इन्दराजके अनुसार। 


४८४ सम्पूर्ण गावी वाइमय 


अगर अमेरिका इस अवसरका उपयोग अपनी ततिक छाभ-हानिका सच्चा लेखा- 
जोखा लगानेके लिए करे तथा मानव-जातिकी सेवाके जिस उद्देश्यके लिए ईसा जिये 
और अन्तमे जिसके लिए उन्होने अपना बलिदान दिया, उस उद्देश्यके लिए अपनेको 
समर्पित करनेपर जोर देकर दुनियाकों एक नया रास्ता दिखाये तो यह कितना 
अच्छा हो। 


अग्रेजीकी फोटो-्नक्ल (एस० एन० १८४११)से। 


२८२. प्रवचन: एस० एस० पिलसना ' जहाजपर' 


२५ दिसम्बर, १९३१ 


में आपको यह बताऊँगा कि मुझ-जैसे अन्य घधर्मावरम्बीपर, “नया करार में 
ईसा मसीहके जीवनकी कहानी जिस तरह कही गई है, उसकी क्या छाप पडी है। 
वाइविलसे मेरा परिचय आजसे लगभग पैतालीस वर्ष पूर्व आरम्भ हुणआ, और वह 
“नया करार के माध्यमसे आरम्भ हुआ था तव मै पुराना करार” में रस नही के 
सका था, हालाँकि उसे एक मित्रसे, जिनसे मेरी भेंट एक होटलमे हुईं थी, किये 
वादेको पूरा करनेके लिए ही सही, में पढ अवदय गया था। लेकिन जब मैं “नया 
करार” पढने छगा और उसके ' गिरि-प्रवचन ' पर आया तो मै ईसा मसीहके उपदेशों 
को समझने छूंगा। “गिरि-प्रवचन मे मुझे उसी चीजकी प्रतिध्वनि सुनाई दी जो 
मुझे वचपनमें सिखाई गई थी और जो मुझे मेरे अस्तित्वका अभिन्‍न अग्र-्सा भ्रतीत 
होती थी तथा मेरे आसपासके जीवनमें प्रतिदिन आचरणमें उतारी जाती जान 
पड़ती थी। 

मैने कहा है, जान पडती थी। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि मेरे इदं-गिर्द 
के जीवनमे ठीक उस उपदेशके ही अनुसार आचरण किया जा रहा है, यह देखना 
मेरे मतलबके लिए जरूरी नही था। यह उपदेश था --- मनमें प्रतिशोषकी भावता न 
रखना या वुराईका विरोध न करना। मैने जितना-कुछ पढ़ा उसमें से जो वात मेरे 
मनमें जम गई वह यह थी कि ईसा विश्वको रूगभग एक नया नियम देने आये थे, 
हालाँकि उन्होने कहा था कि मैं कोई नया नियम देने नहीं आया हूँ, बल्कि मूसाके 
पुराने नियममें ही कुछ जोड़नेकों आया हूँ। वहरहाल उन्होने उस पुराने नियमर्मे 
कुछ परिवर्त्तन अवश्य किया और उस परिवर्त्तनके परिणामस्वरूप “आँख़के बदले आँख 
निकाल लो, दाँतके बदले दाँत तोड़ दो ' के स्थानपर एक नया नियम आरम्भ हुआ 
कि कोई एक तमाचा छगाये तो उसे दूसरा छगानेको आमत्रित करो, एक मील 
चलनेकों कहे तो दो मील चलनेको तैयार रहो। 


२. मदददेव देसाईकी रिपोर्ट “इंसा मसीह जिन्हें में प्यार करता हूँ” (जीत भाई छूव) से उद्धृत। 
प्रवचन सुबदके साढ़े चार वजे हुआ था जिसमें भाषा दर्जन छोग उपस्थित थे। 


प्रवचन : एस० एस० “पिलसना ' जहाजपर ड८ट५ 


मैने अपने सनमे कहा : “निश्चय ही यह तो वही है, जो हम अपने बचपनमें 
सीखते है। किन्तु यह तो ईसाई धर्म नहीं है।” कारण, तब मैने यही सुन रखा था 
कि ईसाई धर्मका अर्थ एक हाथमें ब्राडी की बोतल और दूसरेमें गोमास रखना ही 
है। लेकिन 'गिरि-प्रवचन ' ने मेरी इस धारणाको झूठा साबित कर दिया। 

जैसे-जैसे सच्चे ईसाइयों अर्थात्‌ ईश्वरसे डरकर चलनेवालोसे मेरा सम्पर्क बढता 
गया, मुझे मालूम होता गया कि जो सच्चे ईसाईका जीवन व्यतीत करना चाहता 
है, उसके लिए सारी ईसाइयतका सार “गिरि-प्रवचन ' में आ जाता है। उसी 
प्रवचनके कारण ईसा मेरे प्रिय हो गये। 

मै यह बता दूँ कि ऐतिहासिक ईसामे मेरी कभी कोई रुचि नही रही है। 
अगर कोई यह सिद्ध कर दे कि ईसा नामका कोई आदमी कभी हुआ ही नहीं और 
धर्मग्रन्थमे जिसका वर्णन किया गया है, वह तो छेखककी कल्पनाकी उपज है, तो 
उससे मेरे लिए कोई फर्क पडनेवाला नहीं है। क्योकि 'गिरि-प्रवचन ” तो मेरे लिए 
तब भी सत्य ही रहेगा। 

तो सारी कहानीको इस दृष्टिसे पढते हुए मुझे लगा कि अभीतक तो ईसाई 
धर्मका आचरण नहीं किया जा सका है। हाँ, अगर कोई यह कहे कि जहाँ-कही 
असीम प्रेम और प्रतिशोधकी भावनाका सर्वथा अभाव देखनेको मिलता है वहाँ ईसाई 
धर्मके ही तो दर्शन होते है तो बात दूसरी है। लेकिन तब तो इसे किसी सीमामें 
नही बाँधा जा सकता, किसी भ्रन्थमें दिये उपदेशकी परिधिमें नहीं रखा जा सकता। 
तब वह ऐसी चीज बन जाता है जिसकी कोई व्याख्या नही की जा सकती, जिसका 
उपदेश किसीको नहीं दिया जा सकता, जिसे मुँहसे बोलकर एक-दूसरेतक नही पहुँचाया 
जा सकता, बल्कि अगर पहुँचाया जा सकता है तो एक हृदयसे दूसरे हृदयतक ही। 
किन्तु आम तौरपर ईसाई धर्मंकों इस रूपमे नहीं समझा जाता है। 

ईदवरकी कृपासे ईसाइयोने --- तथाकथित ईसाइयोने ---बाइबिलूको किसी-न-किसी 
तरह नष्ट होनेसे बचा लिया है। ब्रिटिश ऐंड फॉरिन बाइबिल सोसाइटीने कई भाषाओमें 
इसका अनुवाद करवाया है। यह सब भविष्यमे कोई सच्चा उद्देश्य साध सकता है। 
किसी जीवन्त धर्मके जीवनमे शायद दो हजार वर्षोका कोई महत्त्व न हो। कारण, 
यद्यपि गानेको तो हमने गाया है “ ऊपर बैठे ईश्वरकी जय हो, धरतीपर शान्तिकी 
जय हो ”, परन्तु आज न तो ईश्वरकी जय दिखाई देती है और न शान्तिकी। 

जबतक यह पिपासा तृप्त नही होती, तवतक यही मानना चाहिए कि ईसा 
घरित्रीपर अवतरित नही हुए है, अभी हमें उनके अवतारकी प्रतीक्षा करनी है। जब 
सच्ची शान्ति स्थापित हो जायेगी तब हमे प्रदर्शनोकी आवश्यकता नही रह जायेगी, 
तब वह हमारे जीवनमें -- व्यक्तिगत जीवनमे---ही नही, बल्कि सामूहिक जीवनमें भी 
प्रतिध्चनित होगा। तब हम कह सकेंगे, हाँ, धरित्रीपर ईसा अवतरित हो चुका है। 
हमने जो भजन अभी गाया है, उसका सच्चा अर्थ में यही छगाता हूँ। तब हम 


१८ प्रवचनसे पहले उपस्थित लोगेनि इंसाके जन्म-दिवसके उपलक्ष्यमें पह भजन गाया था; ८ ब्हाइल 
शेपदेस वाच्ड देवर पछोंक्स वाई नाइट ”। 


४८६ सम्पूर्ण ग्रांवी वाडमय 


बर्षमें किसी एक विशेष दिनको ईसाका जन्म-दिवस नहीं मानेंगे, वल्कि उसके जन्मको 
सतत घटित होती रहनेवाली एक ऐसी घटना मानेंगे जो हर मनुष्यके जीवनमें 
आचरित हो सकेगी। 

मैं धर्मके इस मूल तत्त्वका जितना अधिक विचार करता हूँ, एकके-वाद-एक 
युग तथा एकके-वाद-एक देशमें जन्म लेनेवाले धर्मंगुढओकी अद्भुत कल्पनाओोंके विषय 
में जितना अधिक सोचता हूँ, मेरे सामने यह वात उतनी ही अधिक स्पप्ठ होती 
जाती है कि उन सबके पीछे वही शाब्वत सनातन सत्य है जिसका वर्णन अभी 
मैने किया है। इस सत्यको किसी छाप या घोषणाकी जरूरत नहीं हैं। वह तो 
जीवनमें जीनेकी चीज है, ऐसी चीज जो विना रुके निरन्तर जान्तिकी विगामें आगे 
बढ़ती जाती है। 

इसलिए जब हम किसीके लिए बडे दिन' की बुभकामनाएँ, उसके अर्थकों बिना 
समझे करते है तो वह एक थोथा फार्मूला ही वतकर रह जाता है। और जवतक 
हम सम्पूर्ण सूप्टिके लिए भान्तिकी कामना नहीं कर सकते तवतक स्वयं अपने लिए 
उसकी कामना नहीं कर सकते। यह तो यूक्लिडके स्वरयंसिद्ध सिद्धान्तकी तरह एक 
स्ववसिद्ध वात हैं कि जबतक हममें चतुदिक ज्ञान्तिकी उत्तट अभिछापा नहीं 
होगी तवतक स्वयं हमको शान्ति नहीं मिल सकती। आप बेशक सघर्षके बीच 
भी शान्तिका अनुभव कर सकते है, लेकिन वह तभी हो सकता है जब आप उस 
संधर्षको दूर करनेके लिए अपने सम्पूर्ण जीवनकों नप्ट कर दें, अपने प्राणोकी वि 
चढा दें। 

और इसलिए जिस प्रकार ईसाका चमत्कारपूर्ण जन्म एक भाइवत घटना है, 
उसी प्रकार इस झंझावातोसे भरे जीवनमें घूलीपर चढ़ना, आत्म-वलिदान करना 
भी एक शाव्वत घटना है। इसलिए हमें आत्मोत्सगंका विचार किये बिना जन्मका 
विचार नही करना चाहिए। ईसाके समान जीवन व्यतीत करनेका मतलव है सतत 
बलिदानका जीवन व्यतीत करना। इसके दिना जीवन सतत मृत्यु है। 

[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ३१-१२-१९३१ 


२८३. टिप्पणियाँ 


भरहूम इमाम साहब 
इमाम साहब अब्दुल कादिर बावजीरके उठ जानेसे मैने अपना एक पुराना मित्र 

और साथी खो दिया। हिन्दुस्तानने एक सच्चा सेवक खो दिया और इस्लछामने एक 
हीरा गंवा दिया। इमाम साहबकी बहादुरी और उनके देश्प्रेमसे कौन परिचित नही 
है? कमजोर होनेके बावजूद धरासणामे [नमकके भण्डारोपर] हमछेके समय वे 
सबसे आगे थे और नाजुक होते हुए भी उन्होने जेल-यात्रा की थी। इमाम साहब 
सजग मुसलमान थे। नमाज और रोजे वे कभी चूके नही। ट्रान्सवालमे इमामत 
करनेके कारण वे इमाम कहलाते थे। वे देशकी खातिर फकीर वन गये थे। ट्रान्स- 
वालमे जेल काटनेके बाद वे सकुटुम्ब मेरे पास फीनिक्समें रहने चले' आये और वहाँ 
फकीरी ले ली। मै जब स्वदेश वापस आया तो वे भी चले आये। उनकी मलरूय 
पत्नी भी उनके साथ आईं। उनकी एकके बाद दूसरी पत्नी गई, फिर उनकी बड़ी 
लडकी फातिमा गुजरी और अब इमाम साहब चले गये। उनके पीछे उनकी छडकी 
अमीना बेगस और उसके पति कुरेशी रह गये है। दोनों देशसेवामे छगे हुए है। 
इमाम साहब आश्रमके न्‍्यासियोमे से एक थे। वे आश्रमके मामलोमे पूरी तरह रुचि 
लेते थे, वहाँके नियमोंका पालन करते थे और सबके साथ घुले-मिले थे। मेरे लिए 
यह एक बड़ी क्षति है; और मेरे हिन्दुस्तान लौटनेके पहले ही उनका चले' जाना 
मेरे दु खमे वृद्धि ही करता है। 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, २७-१२-१९३१ 


२८४. भेंट: रायदरके प्रतिनिधिकों 


एस० एस० “पिलसना 
२७ दिसम्बर, १९३१ 


जिस प्रकार इधरसे जाते हुए मै ज्यों-ज्यो लन्दनके निकट पहुंचता जा रहा 
था, मेरा मन गम्भीर दायित्वकी भावनासे भरता जा रहा था, उसी प्रकार लौठते 
हुए मै ज्यो-ज्यों भारतके तटके निकट पहुँचता जाता हूँ, मेरे मनपर अपने दायित्वोका 
बोध छाता जा रहा है। अन्तर केवल यह है कि इस वारका दायित्व उस अवसरके 
दायित्व से हजार गुना अधिक है। 

इसलिए भै जल्दबाजीमे कोई कदम नही उठाऊँगा। मैं सारे उपलब्ध उपायोको 
आजमाकर देख लेनेके बाद ही, जरूरत होनेपर, भारतकों एक बार फिर कष्ट-सहन 
* की आगमें से गुजरनेकी सलाह दूँगा। 


४८८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 
में ईश्वरसे मार्ग दिखानेके लिए निरन्तर प्रार्थना कर रहा हूँ। मै जानता हूँ 

कि अगर में अपने सिद्धान्तपर ईमानदारीसे डटा रहा तो वह मुझे निराश नही 
करेगा। के प्रयोजनके लिए सत्य तथा अहिसामें मेरे विश्वासके अगर और भी 
पुष्ट होनेकी कोई गुजाइश थी तो ईइवरकी कृपासे मेरी यूरोप-यात्राके परिणामस्वरूप 
वह ओर भी पुष्ट हुआ है। इस जीवनमें मेरा कोई दूसरा लक्ष्य नही है। 

[अग्रेजीसे ] 

हिन्दू, २८-१२-१९३१ 


२८५. सन्देश : अमेरिकाके लिए 


[२८ दिसम्बर, १९३१ के पूर्व | 
अमेरिकासे कहिए कि हम जिस स्वतन्त्रताके छिए तडप रहे है उस स्वतन्व्रताके 
प्रतिष्ठापकके नाते वह अपनी प्रार्थनाओमें हमारे देगके दु.खी जनोको भुला न दे। 
[अंग्रेजीसे ] 
गृह विभाग, राजनीतिक, फाइल स० १४१, पृष्ठ १५-१७, १९३२। सौजन्य: 
भारतीय राष्ट्रीय अभिकेखागार 


२८६. भेंद : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतितिधिकों 


एस० एस० पिलसना 
[२८ दिसम्बर, १९३१ |' 
जवतक एक राष्ट्र दूसरेका श्ञोषण करना बन्द नहीं करता, सच्चा निःशस्त्री- 
करण सम्भव नही है। 
गांधीजी ने आगे कहा कि जबतक राष्ट्र-संघके पास अपनी बात मनवानेके लिए 
कोई शक्ति नहीं होगी तबतक वह राष्ट्रोंके बीच शान्ति कायम नहीं रख सकता। 
मंचूरियामें चीन और जापानको लड़ाईसे यह बात बिलकुल स्पष्ट हो गई है। 
प्र०: क्या आप ऐसा सानते है कि आपके अहिसाके सिद्धान्तके प्रयोगसे स्थायी 
शान्ति कायम की जा सकतो है? 
उ० : जबतक असली कारणका इलाज नही किया जाता तबतक अहिसाका कोई 
प्रभाव नही होगा और यहाँ वह असली कारण है राष्ट्रोका लालचीपन | अगर लालच 


१. साधन-सूत्रके अनुसार यह मेंट गांधीजी के कई लग्नेसे कुछ ही समय पूर्व दी गई थी। 


भेट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनिधिको ४८९ 


न हो तो शस्त्रीकरणका कोई प्रसंग ही न आय । अहिंसाका सिद्धान्त सभी प्रकारके 
शोषणके पूर्ण त्यागकी अपेक्षा रखता है। ज्यों ही शोषणकी प्रवृत्ति समाप्त होगी, 
शस्त्रीकरणको एक निश्चित और असह्य वोझ माना जाने छगेगा। 


गांधीजी का खयाल था कि जब वे पत्द्रह वर्ष पूर्व यूरोप गये थे तबसे भौतिक 
दृष्ठिसि तो उसने काफी प्रगति को है, किन्तु उन्हें इस बातमें सन्देह था कि आध्या- 
त्मिक दृष्टिसे भी उसने कोई प्रगति की है अथवा नहों। 

लेकिन, में समझता हूँ, आज जनतामे शान्तिकी ज्यादा छकछक है। मैने सर्वेत्र 
ऐसा छक्षित किया कि अन्दरसे लोगोमे वर्तमान वस्तुस्थितिके प्रति गहरा असन्तोष 
और विक्षोभ है। मेरी समझसे यह कोई खतरनाक चीज नही है, वल्कि एक शुभ 
लक्षण है। अब देखना है कि यूरोपकी सरकारे इस विक्षोमको सही विशामे सच्चे 
कार्य-रूपमं परिणत करती है या नही। 

प्र०: क्‍या आप ऐसा-कुछ सोचते हे -- जैसा कि हालमें स्पेनमें हुए परिवत्तेनसे 
दिखाई पड़ता है-- कि इस विक्षोभके परिणामस्वरूप अगले बीस वर्षोर्में राजतन्त्र 
घीरे-घीरे लुप्त होता जायेगा और उसका स्थान अधिक लोकतत्त्रात्सक ढंगकी सर- 
कारें ले लेंगी ? 

उ० : जैसा स्पेनमे हुआ उस तरहके आकस्मिक परिवत्तेनोमे ऐसा-कुछ देखनेको 
नही मिलता जिसके आधारपर कोई बृद्धिसगत भविष्यवाणी की जा सके। वैसे भी 
भविष्यके बारेमे अनुमान छगानेकी मेरी आदत नही है। 


भारतके राष्ट्रवादी नेताने कहा कि यह एक निविवाद सत्य है कि प्रथम कोटिकी 
शक्तिके रूपमें इंग्लेड विफल रहा है, किन्तु इंग्लेडके लोगोंमें मेरा बहुत विश्वास है 
और इसलिए मुझे रूगता है कि वे अपने बर्त्तमान आर्थिक संकटका सद्ुपयोग करेंगे 
और अन्य राष्ट्रॉके समक्ष आध्यात्मिक प्रगतिका एक उदाहरण पेश करेगे। 

स्वयं इग्लैडके हिंत तथा दुनियाके हिंतका भी खयाल करके में यह आशा 
करता हूँ कि इस्लैड यूद्ध-यूवे कालकी अपनी भौतिक श्रेष्ठताकों पुन. भ्राप्त नही करेगा, 
क्योकि उस श्रेष्ठताका उपयोग अन्य राष्ट्रोके शोषणके लिए किया जा सकता है। 

महात्माजी के खयालसे ब्रिटिश साम्राज्य दूट रहा है, और अन्ततः वह कनाडा, 
आस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ़िका, न्यूजीलेड और भारत, इन विभिन्न इकाइयॉमें बेंटने जा 
रहा है; लेकिन उन्हें यह आशा भी है कि ये इकाइयाँ मानव-जातिके कल्याणके 
लिए स्वेच्छासे एक होकर रहेंगी। 

लेकिन हो सकता है, इसमें उनके सनकी इच्छा ही प्रतिध्वनित होती हो। 

गांधीजी ने कहा कि यूरोप-अ्रमणसे मेरे सनपर जो सबसे जबरदस्त छाप पड़ी 
है, वह यह है कि यूरोप, वहाँके लोग आज जो कृत्रिम जीवन जी रहे है, उसे ज्यादा 
दिन कायम नहीं रख सकता, क्योकि वह जीवन बहुत ही भौतिकताबादी और उल्झा 


हुआ है। 


3९७ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


पुरानी सादगीको फिरसे अपनाना ही होगा, सुख-सुविधाओोंकी समुचित सीमाका 
विचार करना ही होगा। शरीर आत्मापर हावी हो गया है। यह यत्व-्युग यूरोपीय 
सम्यताको नष्ठ कर रहा है। अत्युत्पादन तथा उत्पादनके उचित वितरणके उपायका 
अभाव पूंजीवादी समाजके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। मुझे तो एकमात्र 
समाधान यही दिखाई देता है कि फिरसे हस्तोद्योगकी अपनाया जाये और व्यक्तिको 
कारखानोंकी गुलामीसे छुटकारा दिलाया जाये। 

प्र० : वया आप इंग्लंड तया संयुक्त राज्य अमेरिका-जैसे बड़े-बड़े उद्योगवादी 
देशोंसे भी चरता अपनानेकी सिफारिश करेंगे? 

उ०: मेरा खयाल है, उन देशोंके जीवनमें वह दिन बड़ा महत्त्वपूर्ण होगा जब 
वे चरखेको अपना छेगे। 

प्र० : दुनिया सुधरती जा रही है या बिगड़ती जा रहो है? 

उ० : जबतक परमदयाल्‌ परमेश्वरमे मेरा विश्वास है तवतक मुझे यही मानना 
पडेगा कि दुनिया सुबरती जा रही है--हालाँकि तथ्य तो इस मान्यताके विपरीत 
ही दिखाई दे रहे है । 


[ अंग्रेजीसे 
हिन्दू, १-१-१९३२ 
२८७. पत्र: जवाहरलाल नेहरूको 
२८ दिसम्बर, १९३१ 
प्रिय जवाहर, 


इन्दुने तुम्हारा पत्र मुझे दिया। पता नही क्‍यों, तुम्हारी गिरफ्तारीसे मुझे 
आहइचरये नहीं हुआ। मैं अभीतक कमछाके पास नहीं जा सका हूँ। आज रातको जा 
सकता हूँ, कल तो जरूर ही। तुम्हे यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इन्दुके नाम 
तुम्हारी दूसरी पत्र-माला मैंने पढ छी है। मुझे कुछ सुझाव देने थे, के तो 
शायद तभी होगा जब हम [इन झंझटोसे मुक्त होकर ] निर्दिचतताकी स्थितिमे होगे। 
इस वीच तुम्हें और शेरवानीको प्यार। 
[अंग्रेजीसे ] 
ए बंच ऑफ ओल्ड लेटे, पृष्ठ १०४ 


२८८. भेंद: ससाचार-पन्नोंको 


वम्बई 
२८ दिसम्बर, १९३१ 
पत्रकारोसे थोड़ी देरकी बातचीतमें गांधीजी ने बताया कि मेने प्रधान मन्‍्त्रीके 
वक्‍तव्य तथा पालियामेंटर्में भारतके सम्बन्धमें हुई बहसका मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया 
है। उन्होंने कहा कि आज रातकी सावजनिक सभाम से इस विषयकी चर्चा करूँगा। 
वेंसे तो सरकारकी सबसे ताजा कार्रवाई, अर्थात्‌ पण्डित जवाहरलाल और श्री शेर- 
वानी तथा अब्दुल गफ्फार खाँकी गिरफ्तारीको लोग फांग्रेसको दी गईं चुनोती मानेंगे, 
लेकिन यह घोषणा करना तो कांग्रेस-अध्यक्षका काम है कि इस कारंबाईका मतलब 
दिल्‍्लीके समझौतेको तोड़ना है। 
जब महामहिमकी सरकार द्वारा परिषद्के कार्यको आगे बढ़ानके लिए नियुक्त 
की जानेवाली उप-समितियोंके प्रति गांधीजी का रवेया जाननेंकी जिज्ञासा की गई तो 
उन्होंने कहा कि अभी यह बतानेका समय नहीं आया है। सारी सामग्री मेरे पास 
नहीं है। यह सोचना तो सरकारका काम है कि अगर वातावरण अनुपयुक्त रहा 
तो समितियाँ केसे काम करेंगी। 
गांधीजी के विचारसे गोलमेज परिषद्‌ एक वाद-विवाद समिति थी। उसके जिस 
प्रकार प्रातिनिधिक होनेका दावा किया गया, बसी प्रातिनिधिक वह नहीं थी। वह 
सच्चे अर्थोर्मे 'गोलमेज ' ही वहीं थी। 
जब उनसे यह पूछा गया कि क्‍या अब आप इस बातके कायल हो गये हे 
कि विराम-सन्धिपर हस्ताक्षर करना एक भारी भूल थी, तो उन्होंने कहा कि 
“नहीं ', वह तो एक राजनयिकोचित कार्य था। उन्होंने इस बातको स्वीकार किया 
कि हालमें बंगाल, संयुक्त प्रान्त तथा सीमान्त प्रदेशों जो-कुछ हुआ है, वह कांग्रेसको 
एक चुनौती है। लेकिन कांग्रेस कार्य-समितिके निर्णयसे पूर्व वे उसके सम्बन्धर्में कोई 
कार्रवाई करनको तैयार नहीं हे। उन्होंने आगे कहा कि गोलमेज परिषद्‌ एक वाद- 
विवाद समिति थी। क्‍या आप ऐसा मानते हे कि दिल्‍लीका समझौता अब निष्प्रभाव 
हो चुका है, इस प्रइनके उत्तरमें उन्होंने कहा कि यह तो कांग्रेस-अध्यक्ष ही बता 
सकते हे। 
[अंग्रेजीसे ] 
हिन्द, २८-१२-१९३१, और हिन्दुस्तान टाइम्स, ३०-१२-१९३१॥। 


२८९. भेंट: समाचार-पत्नोंको' 


वम्बईं 
२८ दिसम्बर, १९३१ 
महात्मा गांधोने इस अफवाहका खण्डन किया कि वे वाइसरायसे मुलाकातका 
समय लेनेकी कोशिश फर रहे हैँ और भारतको परिस्थितियोंके सम्बन्धमें उनसे बात- 
चीत चला रहे है। 
महात्माजी ने अपनी बात समझाते हुए कहा कि उन्हें भारतके हालके घटनाक्रम 
का अध्ययन करनेंका समय ही नहीं मिल पाया है और अपने सहयोगियोंसे अवतक 
उन्होंने जितनी बातें सुनी हे वे तो किस्से-ऊहानियोंके हंगकी हो हे। इसलिए इस 
विषयपर थे कोई राय जाहिर करनेको तैयार नहों थे। लेकिन जब उनसे यह पूछा 
गया कि देझमें अध्यादेशोंके छागू रहते क्या गोलमेज परिषद्की समितियोंके लिए 
भारतमें अपना काम करना फठिन नहीं होगा तो उन्होंने इससे सहमति प्रकट करते 
हुए कहा : क 
हाँ, उस हालतमे तो उनका काम करना बहुत कठिन होगा। लेकिन समिति 
अपना काम कैसे करेगी, इसकी चिन्ता करना तो सरकारका काम है। 
एक पतन्नकारनें उनसे पूछा कि क्‍या आप इसे भारतके लिए बहुत विपत्तिकी 
वात नहीं भानते कि उसे एक बार फिर संघर्षके दौरसे गुजरना पड़े। गांधीजी ने 
छूठते ही जवाब दिया: 
अगर भारतको एक वार फिर अग्नि-परीक्षा सहनी भी पडी, तो उसे में किसी 
भी तरहसे उसके लिए विपत्तिकी वात नहीं मानता। 
सर प्रभाशंकर पट्टणी: लेकिन आप उस स्थितिको रोकनेके लिए तो भरसक 
कोशिश करेंगे ? 
गाधीजी : स्वभावततः मैं उसे रोकनेकी भरसक कोशिश कखूँगा। छेकिन अगर 
वह अनिवार्य हो जायेगी तो मुत्मुको सामने देखकर उदास हो जाना योद्धाके योग्य 
आचरण तो नही होगा। मेरे छिए उस सघर्षका मतलब कैद या छाठियोकी मार 
हो सकता है। 
एक स्वर: या देश-निकाला। 
गाधीजी : कैद और देश-निकाला मेरे लिए एक ही है। उनमें कोई फर्क नही है! 
सरदार वल्लभभाई : हाँ, जलवायुका फर्क हो सकता है। 


१, यह में>-पार्सा मणि भवनमें हुईं थी। इसमें वल्छममाई पदेल, सुभाष॑चन्द बोस और प्रभाशकर 
पहणी भी मौजूद थे। , 


न 


६ 


भेट : समाचार-पत्रोको ४९३ 


गाधीजी : जल्वायुके फर्ककी मैं परवाह नहीं करता। (हँसी ) 

गांधीजी ने पत्रकारोंको बताया कि प्रधान सन्‍्त्रीके वक्‍तव्यपर उन्होंने खूब ध्यान- 
पुबंक विचार किया है ओर उसमें छिपे सभी अर्थोंको समझनेकी कोशिश की है। 
लेकिन आजाद मेदानकी सभासे पहले वे उसपर कुछ कहनेको तेयार नहीं थ। 

एक पत्रकारने जब कांग्रेस द्वारा युद्धविरामकी घोषणाके सस्बन्धर्मे कहा कि 
उसे इस बातमें सन्देह है कि वह कोई समझदारीका काम था तो भहात्मा गरांधीने 
तत्परतासे उत्तर दिया कि दिल्‍लीकोी युद्धविराम सन्धिपर हस्ताक्षर करना राजनयिकोंको 
शोभा देनेवाला काम था। 

इसपर उस पन्नकारने यह दलील दी कि उसको आड़ लेकर सरकारने देशके 
हजारों नोजवानोंको जेलोंमें बन्द कर दिया। उत्तरमें गांधीजी ने कहा: 

लेकिन जितने नौजवान जेलोमे है उनसे कही अधिक बाहर है। मे आपकी 
बात नहीं मान सकता। 

इसके बाद उनसे कई प्रदन पूछे गये, किन्तु यह कहकर कि अधिकृत तोरपर 
इनके उत्तर कांग्रेसके अध्यक्ष ही दे सकते हे, उन्होंने उनका जवाब देनेसे इनकार 
कर दिया। [ उन्होंने कहा | 

मेरी रायका कोई महत्त्व नही है। मेरी राय तो व्यक्तिकी ही राय होगी। 

एक व्यक्ति: लेकिन अध्यक्ष तो इतने दिनोंसे यही कहते रहे हे कि देश 
आपके आलेतक प्रतीक्षा करे। इससे प्रकट होता है कि आपका विचार ही 
अंतिम होगा । 

गाधीजी : अध्यक्षके लिए शायद हो। 

प्र०: आप बंगाल क्यों नहीं जाते ? क्‍या आप यह नहीं समझते कि आपका 
बंगाल जाना ठीक रहेगा? 

गाधीजी : हो सकता है, बिलकुल ठीक हो। लेकिन मे एक प्रतिनिधि हूँ--आप 
की तरह अपने मनका मालिक नहीं। (हँसी) इस प्रसगमे तो मेरी इच्छा वही होनी 
चाहिए जो बगालकी हो। इस विषयमे मुझे सलाह देनेके लिए सुभाष बाबू यहाँ 
मौजूद है। लेकिन आपने उनको तो मुझसे कुछ कहनेका मौका ही नही दिया है। 

इसके बाद उनसे यह पुछा गया कि हालमें बम्बईकी एक सभामें श्री एस० 
आर० जयकर द्वारा व्यक्त किया गया यह॒ विचार सही है कि अगर आपने छॉ् 
इविनका १४ अन्य कांग्रेस-प्रतिनिधियोंको अपने साथ रून्दन छे जानेका प्रस्ताव मान 
लिया होता तो अच्छा होता। 

गाधीजी : अपने अनुभवके बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि काग्रेसने 
कफैवल मुझको ही भेजनेका निर्णय करके बहुत समझदारीका काम किया। 

अगर राष्ट्रके १४-१५ सेवक यहाँ रहनेके बजाय वाहर भेज दिये जाते तो यह 
बहुत बुरी बात होती। दूसरी दृष्टियोसे भी केवल एक आदमीको भेजना बहुत अच्छा 
था । जब आदेश इतना अधिक स्पष्ट था, तो एकसे अधिक एजेट भेजनेकी कोई जरूरत 


को सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


ही नहीं थी। हाँ, अगर उसको अपने उस एजेटपर विदवास न होता तो बात 
दूसरी होती। उसने केवछ एक आदमीको भेजकर सबसे ज्यादा समझदारीका काम 
किया -- खासकर मुझ जैसे बुद्धिमान आदभीको भेजकर | (हंसी) 
एक अन्य रिपोर्टरने गांधीजी से गोलमेज परिषद्के सम्बन्धर्में अपनी राय संक्षेपें 
जाहिर करनेका अनुरोध किया। 
गाधीजी : गोलमेज परिपद्का मेरा अनुभव तो यह है कि उसके जिस अर्थमे 
प्रातिनिधिक होनेका दावा किया गया है, उस अर्थमे प्रातिनिधिक न होकर वह एक 
वाद-विवाद समिति ही थी। इसलिए सच्चे अथोमे गोलमेज परिषद्‌ भी नहीं थी। 
प्र०: बस, इतना ही! 
गाघीजी : छेकित आप तो सक्षेपमें ही मेरी राय जानना चाहते थे। (हँसी ) 
प्र० : अस्पृद्य छोग आपसे इतने नाराज क्यों है? 
ग्राधीजी : मुझे नहीं मालूम कि वे मुझसे नाराज है। में यह नहीं मानता कि 
वे मुझसे नाराज है। 
प्र०: अस्पृध्यों और दलित वर्गोके प्रति आपका क्‍या रवैया है? 
गाधीजी : मेरा रवैया यह है कि वे मेरे अभिन्न अग है। वे जिये और पूरी 
प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मानका जीवन व्यतीत करे, इसके लिए मै सहर्ष अपने प्राणोकी 
बलि चढा सकता हूँ। और मेरा रवैया यह है कि मैं स्वयं दलित वर्गका हूं। 
[ अग्रेजीसे | 
बॉम्ने फ्रॉनिकल, २९-१२-१९३१ 


२९०. भाषण : सार्वजनिक सभा, बस्बईसें 


बम्बई 
२८ दिसम्बर, १९३१ 


जब ग्रांधीजी बोलनेको उठे तो लोग कई सिनटतक हर्ष-ध्वनि फरते रहे। 

बस्बईके नागरिकोको संबोधित करते हुए महात्माजी ने कहा कि आजकी सुबह आपने मेरा 

जो स्वागत किया है उसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन, में इसे अपना 
व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि कांग्रेसके प्रति आपके विश्रवासका द्योतक मानता हूँ। 

गत रात मैं आपके सामने कुछ और ही तरहकी बाते कहनेकी आशा कर 

रहा था, लेकिन अब कुछ और तरहकी वाते कहनेका इरादा है। स्पष्ट ही ईइवरको 

३, पद सभा गावीणी के वम्बई पहुँचनेके कुछ दी घंटे वाद आजाद मैदान हुई थी। साधन-सृततके 


अनुसार यह इतनी बढ़ी सभा थी जितनी बढ़ी सभामें बम्बईमें वोलनेकी किसी सेताने कब्पना भी नही 
की होगी! गाधीणी के बोल्नेसे पहके वस्कभभाई ने गांधीजी के स्वदेश लौट्मेंके उपलक्ष्यमें उनका स्वागत 


करते हुए एक भाषण दिया था। 


भाषण : सार्वजनिक सभा, वम्बईमे ४९५ 


वसा मजूर नहीं था। सुबह जहाजसे उतरते समयतक मुझे यह नहीं मालूम था कि 
पेशावरमे गोलियाँ चली है, न मुझे यही मालूम था कि पण्डित जवाहरलाल और 
श्रीयृत शेरवानीको जेलमे डाल दिया गया है या उनपर मुकदमा चलाया जानेवालढा 
है। इन्हे मै लॉर्ड विलिग्डनकी ओरसे मुझको दिये गये बडे दिन' के उपहार मानता 
हूँ। मेरे स्वदेश छौटनेपर मुझे उपहार देना उतके लिए स्वाभाविक ही था। सीमा 
प्रान्तमे खान अब्दुछ गफ्फार खाँ, उनके भाई तथा अन्य कई छोग्रोको गिरफ्तार कर 
लिया गया है। और भी बहुत-से लोग जेल भेज दिये गये है। उस प्रान्तसे हमे 
शायद कोई समाचार भी न मिल पाये। सत्याग्रहीके लिए इनसे अच्छे उपहार और 
क्या हो सकते है। 

यदि हमने कोई अपराध किया होता और उसके लिए हमे दण्ड दिया गया 
होता तो वह खेंदका प्रसग अवश्य होता | लेकिन जितनी अच्छी तरह मैं इस बातको 
जानता हूँ कि मेरे शरीरमे प्राण है उतनी ही अच्छी तरह यह भी जानता हूँ कि 
खान अन्दुल' गफ्फार सत्याग्नहके सच्चे पुजारी है और उन्होने उसके मर्मको समझ 
लिया है। पण्डित जवाहरलाल और श्रीयुत शेरवानीके बारेमे तो मुझे कुछ कहनेकी 
जरूरत ही नहीं है। उनको आप उतनी ही अच्छी तरह जानते है जितनी अच्छी 
तरह में जानता हूँ। 

अब हमारे सामने सवाल यह है कि हमारा कत्तंव्य क्या है। क्या हम 
सरकारकी कारंवाईसे सकेत लेकर सत्याग्रह-सघर्ष छेड़ दे, या किसी और उपायको 
आजमाकर देखे ? इस समय मेँ आपको अपनी राय नहीं बता सकता। 

मै केवल इतना ही कहूँगा कि यदि भाग्यकों यही मंजूर होगा कि हम फिरसे 
उस अग्नि-परीक्षासे गुजरे और यदि काग्रेसकी कार्य-समितिने संघर्ष पुनः आरम्भ 
करनेका निरचय किया, तो आपसे उसमे शामिल होनेको कहनेमें मुझे कोई सकोच 
नही होगा। छेकिन, अगर सत्याग्रहको बचानेकी कोई सम्भावना है तो मै उसे 
बचानेकी भरसक कोशिश करूँगा और आपसे धीरजसे काम लेनेका अनुरोध करूँगा। 
मेरा खयाल है, वर्षोके अनुभवके बाद भारतने धीरज रखना सीख लिया है। 

मुझे जहाजपर यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि ऐसी खबर है कि बगालमे 
दो लडकियोने एक हत्या कर डाली। सत्याग्रहीके नाते इस बातसे मुझे बहुत दुःख 
हुआ, क्योकि हमारा घर्में मारता नहीं, बल्कि भरनेको तैयार रहना है। हमारे सघर्ष 
का आधार प्रेम है। यदि हम सरकारसे लड़ते भी है तो प्रेमास्त्रसे ही लड़ेगे। 
उसमें घणाके छिए कोई अवकाश नही है। सो उस घटनाके वारेमे सुनकर मुझे बहुत 
दुःख हुआ, लेकिन इसका मतलूव यह नहीं कि सरकार वगालूमे जो-कुछ कर रही 
है, उसका कही भी कोई ओऔचित्य है। सरकारकों गलत काम करनेवालो को सजा 
देनेका पूरा हक है, लेकिन जनताकों ऐसे कार्योके किए परेशान करना, जिनकी 
उसपर कोई जिम्मेदारी ही न हो, सरकारको शोभा नही देता। सयुक्‍त प्रान्त या 
प्रिचमोत्तर सीमा-प्रान्तमें जारी किये गये अध्यादेशोका कोई ओऔचित्य नहीं हो 
सकता। हम इनमे से किसीको बरदाइत नहीं कर सकते। 


४९६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


मैने आशा की थी कि सरकारके साथ सहयोग करनेका कोई रास्ता शायद 
मिकल आयेगा। अब भी कोई रास्ता निकालनेकी भें यथामविति कोशिक् कूँगा। 
लेकिन मुझे यह स्वीकार करना होगा कि यहाँ मैने जो रक्षण देखे है उनके कारण 
मेरी आगा बहुत क्षीण हो गई है। और अगर हमें छडना ही पडा तो हमें अपना 
पूरा जोर लगा देनेको तैयार रहना चाहिए। हमारा सर्प ऐसा है जिसमे समी हिस्सा 
ले सकते है। यह लड़ाई खुशी-खुशी कप्ट सहन करनेकी है। यह जान लेनेकी नहीं, 
वल्कि देनेकी लड़ाई है। इस सघर्पमे बच्चा भी अपना हिस्सा अदा कर सकता है। 

पिछले साल हमने लाठियोके प्रहार सहे थे, छेकिन इस वार हमे गोल्योकी 
बौछार सहनेको तैयार रहना चाहिए। में नहीं चाहता कि केवल सीमा-प्रान्तके पठान 
ही गोल्ियोकी वीछार सहें। अगर गोलियोकी वौछार सहनी ही है तो वम्बई और 
गुजरातकों भी अपने हिस्सेकी सहनी चाहिए। हन्दनमें मैने कहा था कि अपनी 
स्वतन्वता प्राप्त करनेके लिए हमे दस लाख जाने भी देनी पडें तो मैं बिना किसी 
मनःस्तापके वह बलिदान देनेकों तैयार रहूँगा।मे मानता हूँ कि हमे मृत्युके भयसे 
मुक्त हो जाना चाहिए और जब मृत्युका वरण करना हो तो इस तरह करता 
चाहिए जैसे हम किसी मित्रको गे लगाते है। लेकिन अपने प्राणोकी वि चढानेंके 
बावजूद हमें इस वातका ध्यान रखना चाहिए कि किसी अग्रेजका वारू भी वाँका 
न होने पाये। हमें यह आजा रखनी चाहिए कि अपने बलिदानके वलपर हम उन 
अग्रेजोका हृदय-परिवत्तेन कर सकेंगे जो आज हमपर प्रह्मर करते है। 

अपनी यूरोप-यात्राके परिणामस्वरूप अह्िसामें मेरा विश्वास बहुत वढ़ गया 
है। में मानता हूँ कि अहिसामे कठोरसे-कठोर हृदयकों भी पिघछा देनेकी शक्ति है। 
कुछ छोग सोचते थे कि अपनी यूरोप-यात्रामें मैं कुछ नई वात सरौलूंगा, छेकिन मै 
सच कहता हूँ कि मैने वहाँ कुछ भी नया नहीं सीखा और उसका केवल यही 
परिणाम निकला कि अहिसामे मेरी आस्था और भी दृढ हो गई। 

अपनी हन्दन-यात्रामे मुझे जो दूसरा अनुभव हुआ वह यह कि ब्रिडेनका 
मल्त्रिमण्डल ऐसा मानता है-- और निदचयही पूरी ईमानदारीसे मानता है -- कि हम 
स्व॒राज्यके योग्य नही है । वे मानते है कि कांग्रेसी अहिसाकी बात तो करते है, लेकिन 
सच्चे दिलसे उसमें विश्वास नहीं रखते। इसका कारण यह हैं कि भारत-स्थित 
अधिकारियोसे उन्हें जो विवरण मिलते हैँ उनमें यही वताया जाता है कि भारत 
स्वराज्यके योग्य नही है और कांग्रेसका आम जनतापर श्रभाव नही है। इसीलिए 
वे काग्रेस-संगठनोको अवध घोषित करते रहे है। हमारा काम अग्रेजोके दोष निकालता 
था उनपर नाराज होता नहीं है, वल्कि अपनी खामियोसे छुटकारा पता और 
अहिसा-बर्मके अनुसार आचरण करना है। 

हो सकता है कि आपमे से वहुतोने अहिसाको एक कार्य-साधक नीतिकी तरह 
स्वीकार किया हो, लेकिन जबतक कांग्रेसने इस धर्मकों अपना रखा है तबतक हमे 
उसका दृढ़तासे पाछन करना चाहिए । हमें अपने आचरणसे यह सिद्ध हा चाहिए 
कि हम कांग्रेसी छोगोका उद्देश्य किसीको हानि पहुँचाना नही, वल्कि अपने आणोकी 


भाषण : सावंजनिक सभा, बम्बईमे ४९७ 


बाजी छगाकर दूसरोकी रक्षा करना है। काग्रेसका उद्देश्य प्राणोकी बलि देकर स्वतन्त्रता 
प्राप्त करना है। जो छोग इस विचारसे सहमत न हो वे काग्रेस छोड़ दें तो भच्छा 
हो। यदि हम वैसा करेगे तो हमने जो प्रभाव और प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसकी 
वृद्धि होगी अगर हम उसे गँवा बैठेगे तो स्वतन्त्रता नही प्राप्त कर पायेगे। 

यदि हम अबतक स्वराज्य प्राप्त नही कर पाये है तो उसका मतरूब यह नही 
कि हमें उसके लिए प्रयत्न करना छोड़ देना चाहिए। भारतकों केवल अपनी 
स्वतन्नता ही प्राप्त नही करनी है; उसे दुनियाको शान्ति और अहिसाका सन्देश 
भी देना है। यदि उस छक्ष्यको प्राप्त करनेमें अनेक वर्ष भी रूग़ जायें तो उससे हमें 
हतोत्साह नही होना चाहिए। 

में छोगोको यह कहते सुनता हूँ कि अगर काग्रेस सत्याग्रहका तरीका छोड़ दे 
तो वह सरकारसे निबट सकती है। मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि सत्याग्रह और काग्रेस 
अभिन्‍न है। काग्रेसकी शक्ति सत्याग्रहमें निहित है, और सरकारको अन्ततः काग्रेसकी 
बात मानती पड़ेगी। मैने लन्दनमे यही बात कही थी और आज आपके और सारी 
दुनियाके सामने यही बात दबोहराता हूँ। कांग्रेस केवछ हिन्दुमोकी नहीं है। इसे 
मुसलमानों, सिखो, पारसियों, ईसाइयों, यहूदियों-- बल्कि वास्तवमें भारतको अपना 
घर बना लेनेवाले सभी छोगो --के हित-साधनकी उतनी ही चिन्ता है। कांग्रेसको उन 
अग्रेजोंकी भी फिक्र है जिन्होने भारतकों अपना घर बना लिया है। मैने लत्दनमे 
कांग्रेसकी ओरसे यह दावा किया था कि वह सारे भारतका प्रतिनिधित्व करती है 
और आज फिर वह दावा दोहराता हूँ। इसका प्रभाव निदचय ही बढेगा। 

हम हरन्दनमे साम्प्रदायिक समस्याको सुलझा नही सके। मै जानता था कि उसे 
वहाँ सुलझाया ही नही जा सकता। इसे कांग्रेस ही सुलझा सकती है और इसके लिए 
वह जो-कुछ कर सकती है, कर रही है। इसका उपाय सभी वर्गों और सम्प्रदायोंकी 
सेवा करना है। अगर काग्रेस सिखों और मुसकमानोकी सेवा करेगी तो निश्चय ही 
वे सब उसे अपना कहेगे। 

दो शब्द अस्पृव्योंके बारेमें। मेरा दावा है कि मे उन्हीम से एक हूँ। मै जीवन- 
भर उनकी सेवा करता आया हूँ। उनकी सेवा मैने काग्रेसका कार्य अपनानेंसे भी 
पहले ही शुरू कर दी थी। फिर मे ऐसा कोई काम कैसे कर सकता हूँ जिससे 
उनका नुकसान हो? सवर्ण हिन्दुओंने अस्पृश्योंपर इतने अत्याचार किये है कि किसी 
भी अन्य धर्ममें इसका उदाहरण नही मिल सकता। इसलिए अगर वे नाराज होकर 
दस-बीस हिन्दुओंका नुकसान करते हैँ तो उससे क्ुद्ध होकर बदलेकी कारंवाई करना 
उचित नहीं होगा। में अस्पृश्योंको सीटोंके आरक्षण आदि जैसी सुविधा देनेंके पक्षमें 
नही हूँ, क्योकि में मानता हूँ, उससे तो अस्पृब्यता स्थायी वन जायेगी। भछे ही 
भारतके भावी विधान मण्डलॉमें केवल अस्पृश्य सदस्य ही हो छेकिन उन्हे बरावरीके 
दर्जेके छोगोंकी तरह विधान मण्डलोंमे स्थान प्राप्त करने चाहिए। यदि हम उन्हें 
अपने स्तरतक नही उठाते तो हमारी स्वतन्त्रता बेकार होगी। जबवतक किसीका भी --- 
चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, अस्पृर्य हो या स्पृश्य, गरीब हो या अमीर --शोषण 
४८-३२ 


४९८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


होता है और उसे देशके अन्य नागरिकोकी वरावरीका दर्जा नहीं दिया जाता तबतक 
हम स्वतन्त्रताका उपभोग नहीं कर सकते। यह तो स्वतन्त्रताका मुखौटा लगाये गृलामी 
होगी । लन्दनमे मैंने जो-कुछ किया वह उनके अधिकारोकी सुरक्षाके लिए ही किया | 
में कई विषयोपर बोछता चाहता था। मैं आपको यह बताना चाहता था 
कि हन्दनमे गोलमेज परिपदूके सम्बन्धर्में मैने क्या-क्या किया। अगर मैं मुक्त रहा 
तो किसी और अवसरपर वह सब बताऊंगा या आप किसी और जरियेसे वह सव 
जान केगे। 
अभी मुझे आपसे यही कहना है कि अगर सधर्ष हुआ तो हर तरहके बलिदान 
के लिए तैयार रहिए, लेकिन आप यह प्रतिज्ञा कीजिए कि किसीकों हामि नहीं 
पहुँचायेंगे। एक वार फिर अग्नि-परीक्षासे गुजरनेके प्रसगको रोकनेके लिए में एक 
मनुष्यके लिए जो-कुछ भी सम्भव है, करूँगा, लेकिन अगर मुझे छूगा कि कोई और 
रास्ता नही है तो उसमें से गुजरनेके छिए आपका आह्वान करनेमें भी नहीं हिचकूंगा । 
चाहे हमें उसमें कितने भी वडे-बडे कप्ट क्यो न झेलने पडे। ईश्वर हमे स्वतन्त्रताकी 
खातिर कष्ट सहने और त्याग-वलिदान करनेकी शक्ति दे। 
[अग्रेजीसे | 
बॉम्बे कॉनिकल, २९-१२-१९३१ 


२९१. भाषण : वेलफेयर ऑफ इंडिया लीगकी सभासे' 


बम्बई 
२८ दिसम्बर, १९३१ 


इस्लैडसे चलनेके थोडी ही देर पहले मुझे श्री डेविडका तार मिला, जिसमे 
उन्होने इस सभाकी अध्यक्षता करनेको आमन्त्रित किया था। तार पाकर मुझे लगा 
कि इस निमन्त्रणनों अस्वीकार करना तो मेरे लिए असम्भव है। इसलिए मैने 
उत्तरमे तार भेजकर उनसे कहा कि आप सरदार वल्लभभाई पटेलसे मिलकर समय 
तय कर छे, क्योकि स्वभावत" मेरे सारे समयपर उनका अधिकार है। और 
आजकी रात इस समय आपके समक्ष बोलते हुए मुझे वहुत हर्ष हो रहा है। 

जब मैने यह निमनन्‍्त्रण स्वीकार किया था, मेरा इरादा आपके सामने उन 
बातोकी चर्चा करनेका था जो मैने इग्लैडमे देखी। छेकिन भारत पहुँचनेपर यहाँकी 
स्थितिके वारेमें मैने जो-कुछ सुना है, उससे मेरी सारी यौजना उलट-पछढ हो गई। 
में आपके सामने और काग्रेसके सामने, इंग्लैड तथा यूरोपमे मैने जो बहुत-सी बातें 


१. रातके १० बजे प्रेंजेरिटक दोट्छमें हुईं इस सभाक्ी अध्यक्षता सर स्टेनली रीब्मे की थी। उपस्थित 
लोगोंमें प्रभाशकर पहुणी, फीसेज सेठना, नसरवानजी चोकसी, वस्छभमाह पटेल और कांग्रेस कापे-समितिके 
कुछ सदस्य भी ये। 


भाषण : वेलफेयर ऑफ इंडिया हीगकी सभामे ४९९ 


देखी, उनके सम्बन्धमें बोलना चाहता था। उनमे अच्छाइयाँ भी है और वुराइयाँ 
भी। मैने कुछ ऐसी चीजे देखी जिनसे हर तरहसे मुझे आशा बेंधी। लेकिन ऐसी 
चीजे भी थी जिनसे कोई आज्ञा नही बँघती थी। मैने इग्लैड और यूरोपमे जो-कुछ 
देखा, उसकी चर्चा में खुशी-खुशी करता। छेकिन अब चूँकि वास्तविक परिस्थिति 
मेरे सामने है, इसलिए मुझे मुख्यतः उन्ही घटनाओपर बोलता होगा जो आज 
इस देशकी कल्याण-कामना करनेवाले छोगोके रूपमे मेरे और आपके सामने चुनौती 
बनकर खड़ी है। 
लेकिन मैं आपको एक बातके लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। वह यह है 

कि हरून्दतमे या इस्लैड अथवा यूरोपमे मैं जहाँ-कही भी गया, सर्वत्र मुझे अत्यन्त 
स्नेह मिला और छगा कि किपलिंगके इस कथनमे कोई सत्य नही है कि पूर्व और 
पदिचम कभी भी नहीं मिल सकते। अपने इग्लैड और यूरोपके तीन मासके प्रवास- 
कालमे मुझे तो ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ जिससे छगे कि आखिरकार पूर्वे, 
पूर्व है और पश्चिम, पश्चिम। इसके विपरीत, आज मैं इस बातका सबसे अधिक 
कायछ हूँ कि चाहे कोई भी देश हो, मानव-स्वभाव सर्वत्र एक-सा होता है, अगर 
आप आदमीके पास स्नेह और विश्वास लेकर जाये तो आपको प्रतिदानमें दस गुना, 
बल्कि हजार गुना भी ज्यादा स्नेह और विश्वास मिल्ेया। 

यद्यपि मैं यह नही कह सकता कि काग्रेसकी माँगकी दृष्टिसे मोलमेज परिषद्‌ 
से मै कुछ भी प्राप्त कर सका हूँ, छेकिन ऐसा भी नहीं समझता कि मेरा इस्लैड 
जाना व्यर्थ गया। इसके विपरीत मै यह मानता हूँ कि वहाँ मै जो अनुभव प्राप्त 
कर सका, उसे प्राप्त करके बहुत अच्छा किया। इस अनुभवने मुझे, गत ३० वर्षसि 
सार्वजनिक प्रइनोके सम्बन्धभे मै जिन तरीकोसे काम छेता आया हूँ, उनकी कार्य- 
क्षमताकों परखनेका और भी अवसर प्रदान किया है। छेकित मै अपने उस 
अनुभवके बारेमे इससे ज्यादा नहीं कहूँगा, क्योकि भारतमे उस अनुभवकी प्रतिध्वनि 
सुननेंके बजाय मै अपने सामने कठोर तथ्योको उपस्थित पाता हूँ। 

मैं यह तो नहीं कह सकता कि गोलमेज परिषद्‌ अथवा प्रधान मन्त्रीकी घोषणा 
से कोई ऐसी चीज मिली है जो कांग्रेसकों निश्चित रूपसे सन्तुष्ट करनेवाली हो, 
छेकिन यह जरूर कह सकता हूँ कि ब्रिटिश सन्त्रियोगे मुझे भारतकी परिस्थितियोको 
समझनेकी सच्ची कोशिश दिखाई दी, यद्यपि भारतीय दृष्टिकोणकी मेरी जो अव- 
धारणा है, वह उनके गले नहीं उतर सकी। प्रधान भन्‍्त्रीकी घोषणासे जो आाशाएँ 
बेंधी थी और भारत-मन्त्रीके भापणसे जिनकी पुष्टि हुई थी, उनके अनुकूल परि- 
स्थितियाँ देखनेके बजाय मुझे तो भारतको वह सीमित दायित्व दिये जानेके लिए भी 
अनुकूछ वातावरण दिखाई नहीं देता जिसकी चर्चा भारत-मल्त्रीके भाषणमे हुई थी। 

मैं आपको विश्वास बिलाता हूँ कि मुझे जितने मन्त्रियोसे मिकुनेका, अवसर 
प्राप्त हुआ, उनमें भारत-मन्त्रीकों मैने बहुत ही ईमानदार केक (निरछल व्यक्ति पाया। 
उनके मनमे क्या है, यह समझनेमे मुझे कोई कठिनाई नूढ़ी हुई “और उनके साथ * 
हुई प्रत्येक मुलाकातमे मैं उनके अधिकाधिक निकट होता गया और जब हम अछरूग 


६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


हुए तो एक-दुसरेके अच्छेसे-अच्छे मित्रके रूपमे अछग हुए। वैसे तो अन्य सभी मन्त्रियोसे 
भी मैं उनके प्रति हृदयमें मैत्रीकी भावना लेकर ही अरूग हुआ। 

_छेकिन यहाँ आकर तो विलकुछ दूसरी ही तरहकी वस्तुस्थिति देख रहा हूँ । 
यहाँ में सीमान्त प्रदेशकी समस्या देखता हँ। एक ओर तो यह घोषणा की जा रही 
है कि सीमान्त प्रदेशकों भी अन्य प्रान्तोका ही दर्जा दिया जायेगा और दूसरी ओर 
उस प्रान्तमें एक ऐसा अध्यादेश जारी किया गया है, जिसकी कोई मिसारू मुझे 
अन्यत्र नहीं सिछझती। अगर आपने उसका सम्यक्‌ अध्ययन न किया हो तो अब 
करनेको कहता हूँ। मेने भी ध्यानपूर्वंक उसका अध्ययन नहीं किया है। में अखवारोमे 
छपा सक्षिप्त विवरण ही देख पाया हूँ। लेकिन में नही कह सकता कि अगर यह 
कानून हो भी तो कोई मानवोचित कानून है। 

इसमें जान-मालकों सुरक्षा प्रदात करनेकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। 
इसका प्रकट उद्देश्य सीमान्त प्रदेशके बहादुर छोगोको सख्तीके साथ दवा देना है। 
में खान अब्दुल गफ्फार ख्राँ तथा उनके खुदाई खिदमतगारोके दछको जानता हूँ। 
लेकिन इन छाल कुरतीवालो --- खुदाई खिदमतगारो--ने क्या किया है, यह मुझे मालूम 
नही है। में अब्दुल गफ्फार खाँकी महानतासे परिचित हूँ । वे एक वहादुर पठान है। वे 
बडे निशछल हृदयके सच्चे और ईमानवार आदमी है और वे खुदासे डरकर चलते 
है । परिचमोत्तर सीमा-प्रान्तके कुछ अधिकारियोने भी उनकी ईमानदारीकी साक्षी भरी 
है। लेकिन अब उन्हे अपने लोगोके एक दलके साथ निर्वासित कर दिया गया है। 

ओर उनका अपराध क्या है? उनका अपराध यह है कि वे अपने प्रान्त, अपने 
देश भारतकी आजादी चाहते थे, उनका अपराध यह है कि हालमे उस प्रान्तमें नये 
ठग्रकी सरकार स्थापित करनेके उपायोपर विचार करनेके लिए आयोजित दखारमें 
वे उपस्थित नहीं हुए। इसके अछावा उन्होंने कुछ नहीं किया और न उनके उन 
हजारो अनुगामियोमे से ही किसीने कुछ किया। वे छाछ' कुरतियाँ पहनते थे, यह क्या 
उनका अपराध था? और इस सबके ऊपरसे हमे ये खबरें मिली है कि अध्यादेशकी 
अवज्ञा करनेके कारण उनपर गोलियाँ चलछाईं गईं। सविनय अवज्ञाके लिए दण्ड दिया 
जाना चाहिए, क्योकि अवज्ञाका दण्ड भोगना ही उसकी मुख्य भावना है। सविनय 
प्रतिरोधी स्वेच्छासे कष्ट और दण्ड सहता है। लेकिन जहाँ सवितय प्रतिरोधी हिसा- 
त्मक कार्रवाई न कर रहे हो, वहाँ भी केवछ कानून भंग करनेके कारण उनपर 
गोलियाँ चलाई जायें, ऐसा मैने न कही सुता है और न देखा है। हमे यह खबर 
तो मिल ही चुकी है कि छाल कुरतीवालो और दर्शकोकी भीड़पर सेना द्वारा गोली 
चलाये जानेके फलस्वरूप चौदह आदमियोकी मृत्यु हुईं। जब सेनाने एक दूसरे अवसर 
पर छार कुरतीवाछोके २,००० के दकपर गोलियाँ चलाईं, तव कितने व्यक्ति हताहत 
रच हमे नहीं मिली है। 


73 झीमा सत प्रान्त बनानेकी दृष्टिसि यह निदरचय ही एक अशुभ 
आरम्भ” है।' यपहूणएड़े 










ने है कि इस समय सीमा-आन्तके सबसे बहादुर और 
कर दिये जायें और वहुत-से छोग मौतके वाट उतार दिये 


भाषण : वेलफेयर आऑँफ इंडिया लीगकी सभामे ५०१ 


जाये -- सिफे इस कारणसे कि उन्होंने अपनी बहादुरीका परिचय देते हुए उस अध्या- 
देशकी अवज्ञाकी जो कानूनी जामेंके अन्दर छिपाकर सैनिक झासन छागू करनेके 
अलावा और कुछ नही है। 

अब जरा संयुक्त प्रान्तकी स्थितिका जायजा छूँ। वहाँ क्‍या देखता हूँ? यह कि 
जवाहरलाल नेहरू और श्री शेरवानी गिरफ्तार कर लिये गये है। उनका अपराध 
क्या था? पण्डित जवाहरलारू नेहरू उस सम्मेलनमे भाग लेना चाहते थे जिसका 
आयोजन होनेवाछा था। ढेकित, उसमे शामिल होनेके बजाय उन्होने उसे कुछ दिलोंके 
लिए स्थग्रित करवा दिया, क्योकि सरकारने इस तरहके सम्मेछनोपर कुछ ऐसी दार्तें 
लगा रखी है, जिनको मानना वे आत्मसम्मानके विरुद्ध समझते है, उन्होने कांग्रेस 
कार्यसमितिके, जिसकी बैठक अब कल ही यहाँ होने जा रही है, निर्णय छेनेंतक के 
लिए सम्मेलन स्थगित करवा दिया। वे यह जानना चाहते थे कि गोलमेज परिषदुके 
मेरे अनुभवोको ध्यानमे रखकर मुझसे और कार्यसमितिसे सलाह-मशविरा करके क्‍्या- 
क्या करना ठीक होगा। छेकिन सरकारने उनपर यह आदेश जारी करवा दिया कि 
सरकारी अधिकारियोसे अनुमति छिये बिना वे इलाहाबाद नगरपालिकाकी हदोसे 
बाहर नहीं जा सकते । उन्होने मजिस्ट्रेटकों पत्र लिखकर भेरी अग॒वानी करनेके लिए 
बम्बई आनेका अपना इरादा जाहिर किया। लेकिन उन्हे और श्री शेरवानीको 
गिरफ्तार कर लिया गया है। 

किन्तु, इन गिरफ्तारियोंसे मै चित्तित नहीं हुआ हुँ। मुझे चिन्तामे तो वह 
अध्यादेश डाल रहा है जो आज सयुकत प्रान्तरमें छागू है। यह रूगभग उसी ढगका 
है जिस ढगका सीमा-प्रान्तवाला अध्यादेश है। छॉड इविनको बहुत-से अध्यादेश जारी 
करनेका श्रेय प्राप्त है। लेकिन छॉडे विलिग्डन तो अबतक तेरह अध्यादेदा जारी 
कर चुके है। कठोरताकी दृष्टिसे ये तेरह अध्यादेश छॉर्ड इविनके अध्यादेशोको बहुत 
पीछे छोड जाते है। 

अब बगालको लीजिए। मुझसे कहा जा सकता है कि वगालके अध्यादेशके 
खिलाफ तो आप शिकायत नहीं कर सकते, क्योकि वहाँ बड़े-बडें अपराध किये गये 
है। बगालके कुछ नौजवान पागल हो उठे है और उन्होने हत्याएँ की है। हत्या 
और हिंसाकी खबरें सुनकर मेरे मनको सदा ही बहुत आधात पहुँचा है। लेकिन अब 
यह सुतकर तो मेरा सन और भी व्यथित हो उठा है कि लड़कियाँ भी ये आतक- 
वादी कार॑वाइयाँ करने लगी है। लेकिन कुछ छोगोके होश-हवास खो देनेंके कारण 
पूरे प्रान्तकों पुसत्वहीन बनाना किस तरहसे उचित है ? इसका नतीजा तो यह होगा 
कि सरकारके प्रति सहानुभूति रखनेवाले छोग भी उसकी ओरसे विमुख हो जायेंगे 
क्योकि जो अध्यादेश वहाँ लागू है, वह वहाँकी जनताके देनिक जीवनमें अड़चनें 
डालता है। मैने इंस्लैडके अनेक लोकसेवी-जनोके साथ इस अध्यादेशपर चर्चा की 
है और उन सबने इसकी भर्त्सना ही की है। 

मै अपने सामने जिस परिस्थितिको खड़ा पाता हूँ, वह संक्षेपर्मे यही है। मुझे 
तो कोई दूसरा रास्ता दिखाई ही नहीं देता। 


५०२ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


लेकिन साथ ही म॑ वहुत-से अग्रेज मित्रोको यह वचन दे चुका हूं कि कांग्रेसकी 
माँगकी दृष्टिसे गोलमेज परिषद्से निराश होनेंके बावजूद में सरकारसे सहयोग 
करते रहनेकी पुरी कोशिश करूँगा। किन्तु, यहाँ पहुँचनेके बाद मैंनें जो-कुछ बेखा 
है, उससे तो मुझे स्वीकार करना पढता है कि अपनी आत्मसम्मानकी भावनाकों 
छोडे बिना सहयोग करनेकी मुझे कोई जाशा दिखाई नहीं देती। 

अभी तो चारो ओर घोर अधकार छाया हुआ लूगता है, भौर अब जब कि 
प्रकाशकी कोई किरण दिखाई नहीं देती तव यदि में लछोगोकों सहयोग करनेकी 
सलाह देता हूँ तो म॑ स्वयं अपने साथ और राष्ट्रके ज्नाथ भी बहुत बढ़ा अन्याय 
करूँगा | 

मुझे नही माठूम कि वेलफेयर ऑफ इंडिया छीगके आप संदस्योके इत अध्या- 
देशोके बारेमे क्या विचार हैं| केकिन मैं आपको विद्वास दिलाता हूँ कि अगर मै आत्म- 
सम्मानकी रक्षा करते हुए सरकारसे सहयोग न कर सका तो उसे इन अध्यादेशोको 
वापस लेने या इनमें परिवर्तत करनेपर राजी करनेके लिए कुछ भी उठा नही रखूँगा। 

सयुक्‍त प्रान्तके गवर्नरने काग्रेसपर समानान्तर सरकार चछानेका आरोप छगाया 
है। जबतक समानान्तर सरकारें अहिसात्मक ढगसे और जनताके हकमे चलाई जा 
रही हो तबतक उन्हें चलानेमे क्या बुराई है, यह में नहीं समझ पाता। अगर कुछ 
लोगोका कोई गैरसरकारी सग्ठन अस्पताल चलाता हो तो उसमें बुरा क्या है! 
अगर सरकारी अदालतोके साथ-साथ पच-फ्रैसछा अदालतें भी चलाई जाती हो, जहाँ 
कम खर्चपर न्याय मिरू सकता है, तो उसमे क्‍या हर्ज है? 

चाहिए तो यह कि सरकार ऐसे प्रयत्नोका स्वागत करे ओर इन्हें हर तरहसे 
प्रोत्साहन दे। अगर कांग्रेस किसानोकी सहायता और हित-छाधनके लिए एक किसात- 
सगठनके रूपमे चछाईं जाती है--जिस रूपमे आज वे वास्तवमे चकाई भी जा रही 
है --तो उसमे बुरा क्या है? अगर मेँ गवर्नर होऊँ तो मैं इसका स्वागत ही करूंगा 

यह सच है कि कांग्रेस किसी समय इस सरकारको अपदस्थ करना चाहती 
है। अगर कांग्रेस सरकारका दायित्व सँभालने योग्य नही है तो फिर मानना होगा 
कि स्वराज्यकी कोई आशा नही है। कांग्रेससे यह प्र पूछा गया: "बयां आप 
देशकी सुरक्षाका दामित्व सेभालनेको तैयार है? क्या आप देशकी वित्त-व्यवस्थाकी 
जिम्मेदारी तथा उसपर जो ऋण आदिका वोह है उसे अपने सिर छेनेको तैयार 
हैँ भू 

मैंने उत्तर दिया: “हाँ, वह तैयार है। बेशक, कांग्रेस सुरक्षाका दायित्व, वित्त- 
व्यवस्थाकी जिम्मेदारी तथा आप भारतकों जितनेका देनदार मानें उतनी देनदारी 
भी वह अपने सिर छेनेको तैयार है। लेकिन एक ही शर्त है कि जेसा कारोबार 
और लेन-दैनमे होता है, ठीक उसी ढगसे वह एक निष्पक्ष जाँच-समिति हारा सारी 
देनदारियोकी जाँच करवा छेना चाहेगी। जबतक कांग्रेस इन विषयोको सेभालनेकी 
कोशिक्ष करके नही देखेगी, तवतक वह इन्हें सेभालना सीखेगी कैसे और वह श्रगति 
कैसे कर पायेगी 


भाषण : वेलफेयर ऑफ इडिया छीगकी सभामे ५०३ 


इसलिए अगर कुछ संगठन जनताकी सद्भावनाके आधारपर -- उस जनताकी 
सद्भावनाके आधारपर जिसके सेवक होनेका वे दावा करते है --- समानान्तर सरकारे 
चलाते है तो उसमें गरवफादारी या राजद्रोहकी बात कहाँ आती है? 

कांग्रेसका गठन ही इस आधारपर किया गया है कि वह किसी दिन वत्त॑मान 
सरकारका स्थान ले सकती है। यह नीव दादाभाई नौरोजी तथा अन्य अनेक प्रसिद्ध 
अग्रेजो तथा भारतीयों ढ्वारा डाली गईं थी। इसलिए अगर वह अपने आधी सदीसे 
भी अधिक कालके जीवनके वाद भी समानान्तर सरकार नहीं चछा सकती तो यह 
- हम सबके लिए बडी शर्मनाक बात होती। 

काग्रेसने ऐसा कुछ नहीं किया है जो अनेतिक अथवा अभद्रतापूर्ण हो। यह 
कोई गुप्त ससथा नही है। वह अपनी बात बराबर सबके सामने रख देती है। अगर 
इतने पर भी सरकार उसपर अविश्वास करे -- जैसा वह करती जान पडती है -- तो 
मैं यही कह सकता हूँ कि यथा तो हमे उसको अपनी शक्तिका एहसास करा देना 
होगा या इस प्रयत्नमें मर मिठना होगा। 

मै वेलफेयर ऑफ इडिया लीगके आप सदस्योसे इस सम्बन्धमे मार्ग-दर्शन करने 
का अनुरोध करूँगा। मैने आपके सामने, समझ लीजिए, वह पहेली रख दी है जो मुझे 
हैरान कर रही है। अगर काग्रेसका विश्वास नहीं किया जाता तो वह सहयोग कैसे 
कर सकती है? भारतके कल्याण (वेलफेयर)की रूगन आपको भी है भर मुझे तथा 
काग्रेसतों भी है। अगर काग्रेस कायम है तो केवछः भारतके कल्याणके उद्देश्यको 
छेकर ही कायम है और खुद मेरे जीवनका इसके अछावा और कोई उद्देश्य नही 
है। हो सकता है, इस सम्बन्धमे मेरा और काग्रेसका रास्ता गलत हो। छेकिन अगर 
कोई मुझे मेरी गलती दिखा सके और अपनी बातका कायल कर सके तो में 
उसे स्वीकार करने और उसका कायल होनेको बराबर तैयार बैठा हूँ। इसलिए मैं 
आप सबसे अनुरोध करूँगा कि आप मेरे भाषणकों ध्यानमे रखकर परिस्थितिपर 
विचार करे। अब अगर आप चीजोको ज्यादा अच्छी तरह समझने और मेरे मार्गे 
वर्शनके लिए मेरे भाषणसे सम्बन्धित प्रदन पूछे तो मैं सहर्ष उनके उत्तर दूँगा। 

प्र० : सभी अध्यावेशोंके वापस लिये जाते ही गोलमेज परिषद्की विभिन्न समितियाँ 
भारतमें अपना काम शुरू कर देंगी। क्या आप उनके काममें सहयोग करेंगे? 

उ० . मै पहले ही बता चुका हूँ कि किस प्रकार इन अध्यादेशोने सहयोगका 
रास्ता रोक रखा है। पहली बात तो यह है कि अध्यादेश वापस लिये जाने चाहिए। 
दूसरे, काग्रेसको इस बातका विदवास होना चाहिए कि इन समितियोके साथ सहयोग 
करनेसे उसका उद्देश्य पूरा हो सकता है। में ऐसी आशा नही दिला सकता कि कांग्रेस 
अपनी माँगोमे कोई कमी भी कर सकती है। छेकिन अगर काग्रेसकों यह भरोसा 
हो जायेगा कि इन माँगोके सम्बन्धभे दलीछो और बातचीतका रास्ता खुला हुआ है 
तो मै काग्रेसकों इन समितियोके कामम सहयोग करनेकी सलाह दूंगा। 

प्र०: आपने इन अध्यादेशोकी निन्‍दा की है, लेकिन इनकी निन्‍्दा करनेके 
बजाय पहले आप, जिन प्रान्तोंमें ये अध्यादेश छागू है, उन प्रान्तोंमें जाकर वहाँकी 


५०४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


परिस्थितियोंका खुद अध्ययन करनेके वाद यह देखनेको कोशिश क्यों नहीं करते कि 
ये उचित है अथवा अनुचित ? 

उ०: अगर सरकार इजाजत दे तो में सह्प वेसा कझूँगा। मैने कई वार सीमा- 
प्रान्त जानेकी कोशिश की है। लेकित हर मौकेपर सरकार आडे आई है, या कमसे- 
कम इतना तो हुआ ही है कि उसने सहयोगके इस कार्यकों कोई प्रोत्साहन नही 
दिया है। इस सन्दर्भभे आपको एक और बात वता दूँ, छेकिन इसे आप सरकारकी 
गोपनीय बातको प्रकट करना न मानिएगा। वह वात यह है कि जिस समय दिल्‍ली 
समझीतेपर हस्ताक्षर हुए उस समय भी वाइसरायकी कार्यका रिणीके सदस्योके दिमाग 
पर गफ्फार खाँका भूत सवार था। मैने छॉर्ड इविनसे सीमा-प्रान्त जानेकी अनुमति 
माँगी। लेकिन सीमा-प्रान्तके कमिइनरसे परामर्श करनेके वाद वे इस निष्कपंपर 
पहुँचे कि मुझे वहाँ भेजना बहुत खतरनाक वात होगी। (हँसी ) मुझसे कहा गया 
कि मेरे वहाँ जानेसे उत्तेजना फैल सकती है और मेरी कही वातोंको कवायलियोके 
सामने गलत रुपमें पेश किया जा सकता है। (हँसी ) फिर मैने शिमलामें लॉ 
विलिग्डनसे भी निवेदन किया, छेकिन सफलता न मिली। मे अनुमति लिये बिना 
भी वहाँ जा सकता था, छेकिन में सरकारकों अटपटी स्थितिमें नहीं डालना चाहता 
था। अगर सरकार अब भी अनुमति दे दे तो मै दौडा हुआ वहाँ जाऊं। इसलिए 
आपमें से जिन लोगोकी वात सरकार सुनती हो वे अगर मुझे अनुमति दिला दे तो 
में सीधे सीमा-प्रान्त चला जाऊें, मैं तो कछ ही वहाँ चका जाना चाहूँगा। 


प्र० : बया आप सरकारकी शत्तोंपर सीमा-प्रान्त और बंगाल नहीं जाना चाहेंगे 


उ० : नही, उसकी शर्तोपर तो जा ही नही सकता। अगर सरकार मुझे उनकी 
सेवा करनेकी अनुमति देना चाहती हो तो वह अनुमत्ति मेरी शर्तोपर मिलनी चाहिए। 
वहाँ जाकर में वहादुर अब्दुल गफ्फार खाँसे यह तो नही कह सकता कि आप सीसा- 
प्रान्त अथवा भारतकी स्वतन्त्रताकी अभिछापा न कीजिए। अगर आप किसी चिडिया 
को उडाना चाहते है तों आप उसके पर काटकर तो उससे यह नही कह सकते 
कि जाओ, अब उडढ जाओ। छेकिन सरकार यही करना चाहती है। वह मेरे 
पस्र॒ तोडकर मुझसे उड़नेकी अपेक्षा करती है। अगर सरकार मुझे अपनी सेवा करने 
देना चाहती है तो उसे मुझे शक्तिशाली भी बनने देना चाहिए। 

वास्तवमे मैं परिस्थितिको आसान बना सकता हूँ। सरकार यह जानती है कि 
अब्दुल गपफार खाँ मेरी बात सुनेंगे। मै पठानोके बीच रहा-सहा हूँ। मुझे उनका 
आक्रमण भी झेलना पडा है, लेकिन वह आक्रमण सदा उनके और मेरे बीचकी कडी 
का काम करता रहा है। (हँसी) जवतक उन्हे यह विश्वास रहेगा कि में उनके 
उद्देशयके प्रति कोई घात नहीं कर रहा हूँ तबतक वे मेरी वात अवश्य मारनेग। ऊुँठे 
दिन पूर्व वे मेरी ही सलाहपर कमिदनरसे मिले थे। लेकिन सरकार मेरी सेवाएँ 
स्वीकार करनेको तैयार नही है। 

मैं वंगाछ भी जाना चाहता हूँ। वगालके सम्बन्धर्में परिस्थिति भिन्न है। वहाँ 
जानेंके लिए मुझे अनुमति माँगनेकी जरूरत नही है। लेकिन, वहाँ जाकर में सरकारको 


भाषण : वेलफेयर ऑफ इंडिया हीगकी सभामे ५०५ 


अपनी बात लिखूंगा और उसके हितमे अपनी सेवाएँ पेश करूँगा, जैसा कि वंगारूकी 
जनताके हितमे भी करूँगा। उसे स्वीकार करना या न करना सरकारका काम होगा। 
छेकिन भें चटगाँव या हिजली तबतक नही जाऊँगा जबतक कि वगाल सरकारसे यह 
न पूछ लूँ कि मेरे वहाँ जीनेसे क्या उसे कोई परेशानी भी होगी। वैसे तो सरकार 
चाहे या न चाहे, मै सीमा-श्रान्त भी जा सकता हूँ और चटगाँव तथा हिजली भी। 
अगर इसपर अधिकारी प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी करते है तो उसकी मेँ सविनय 
अवज्ञा भी कर सकता हूँ। लेकिन भ॑ सविनय अवज्ञा करनेका खतरा उठाकर सीमा- 
प्रान्त या चटगाँव अथवा हिजली नही जाऊँगा। अगर मै वैसा करूँगा तो सरकार 
बहुत परेशानीमे पड जायेगी और उसे मै परेशानीमे नहीं डारुना चाहता। अगर 
में संविनय अवज्ञा करनेका निरचय भी करूँगा तो सत्याग्रहीके नाते उसके लिए कोई 
ऐसा आधार खोजूँगा जिससे सरकारकों कमसे-कम परेशानी हो और फिर भी उसकी 
गलती साफ दिखें। 

प्र०: अगर आपको यह विश्वास हो जाये कि बंगालूमें एक राजव्रोही संगठन 
है तब भी क्या आप अध्यादेश वापस हछेनेको कहेंगे? 

उ० : ' राजद्रोह ' तो बहुत छोचदार शब्द है। लेकिन मैं आपके प्रदनके आशय 
को समझता हूँ। अगर ये सग्रठन कानून और व्यवस्था भंग करने तथा सरकारके 
अधिकारोको हडप लेनेकी कोशिश कर रहे हो तो निस्सन्देह सरकारका यह कत्तंन्य 
है कि वह ऐसी प्रवृत्तियोके खिलाफ कारेंवाई करे। लेकिन उन प्रवृत्तियोसे निवटनेके 
लिए कौन-सा तरीका अपनाया जाता है, इसका बडा महत्त्व है। यही सवाल मुझसे 
इंगलैडमे भी पूछा गया था। सवाल यह था “अगर सरकार काग्रेसके हाथोमे हो 
तो आप आतकवादी भ्रवृत्तियोसे कैसे निबटेगे? ” उत्तरमे मैने कहा था, “आप मुझे 
सत्ता दीजिए, फिर मै दिखा दूँगा कि में उससे कैसे निबटता हूँ।” ऐसे सगठनके 
प्रति मे बहुत ही सहानुभूतिका रुख रखकर उससे निबदूंगा। ऐसे सामान्य कानून भी 
है जिनसे सभी तरहके अपराधोसे निबटा जा सकता है। फिर अध्यादेशोका सहारा 
क्यो लिया जाये? इससे तो उन छोगोमें विक्षोभ ही उत्पन्न होता है जिनपर अध्या- 
देश लागू किये जाते है। अपराधोकी भत्सना करनेमें मैं किसीसे भी पीछे रहनेवाला 
नही हूँ, छेकिन ये अध्यादेश तो छोगोको आतकवादसे विमुख करनेके वजाय उसे 
और उत्तेजन ही देते है। 

बगालके नौजवानोने निर्दोष लोगोकी जाने छी। इस तरहके कामको कोई भी 
समाज बरदाइत नही कर सकता। छेकिन पाँचके अपराधके लिए पचास हजारकों सजा 
क्यो दी जाये? अगर मै भारत-मन्त्री अथवा ग्रवरनर-जनरलू होता तो जिस समय 
बगालके गवरनेरने अध्यादेश जारी करनेको कहा था उसी समय उससे त्यागपन्र दे 
देनेको कहता। लेकिन मे इतनेपर ही नहीं रुकता। में इस असन्तोषके मूल कारणका 
पता रगाता और सबसे पहले उसीका इलाज करनेकी कोशिश करता। 

गवर्नरको चाहिए कि वे प्रमुख नेताओको अपने गुप्त कक्षमें बुलाकर उनपर 
पूरा भरोसा करते हुए इस विषयपर खुले मनसे और विस्तारपूर्वक चर्चा करे और 
ऐसे अपराधोकी रोक-थामके उपाय निकाले। 


५०६ सम्पूर्ण गाधी वादूमय 


यहाँ आवश्यकता पारस्परिक विश्वासकी है। कैटरीके आर्कविगपने मुझ्नसे 
कहा था कि भारतकी समस्याके पीछे क्या है, यह मैं समझ गया हूँ और जब उन्होंने 
कहा कि आप छोगोमें पारस्परिक विश्वासका अभाव है तो मैं जान गया कि उन्होंने 
इस समस्याको ठीक ही समझा है। 

बंगालकी अपनी भिकायतें हैं। वगालके नौजवान साहसी, भावुक और देगभक्‍त 
हैं और इसकिए कॉमन्स सभामें उनकी वहादुरीकी निन्‍्दा करते हुए जिस तरहके 
भाषण दिये गये उस तरहके भाषणों परिणामस्वरूप वे उद्रतम कारंवाई करनेपर 
उतर आये। ज॑सा कि में कह चुका हूँ, अपराधोकी भर्त्सना करनेमें में किसीसे भी 
“-अग्रेजोमे भी--पीछे रहनेवाला नहीं है। छेकिन उनसे निवटना तो चाहिए 
साधारण कानूनोके अनूसार ही। 

कांग्रेसके अहिसाके मिद्धान्तनने आतकवादी प्रवृत्तियोको द्मित रखनेकी दृष्टिसे 
बहुत-कुछ किया है। छेकिन जनरल डायरके तरीकोंसे काम चढलनेवाला नही है। 
वैसे जनरल डायरसे मेरी कोई झन्रुता बा नाराजगी नही है। मै जानता हूँ कि वह 
ईमानदार आदमी था-- वह भारतमे जो-कुछ कर रहा था अपने विव्वासकी प्रेरणापर 
कर रहा था और अपने कार्योकों उचित मानता था। 

लेकिन डायरका तरीका गलत है। भारतमे अंग्रेजोकी जान डायरवादी तरीकोसे 
नही वचाई जानी चाहिए। 

देशके लिए सविधान तैयार करनेका विचार किया जा रहा है, छेकित इन 
मध्यादेशोने जो वातावरण पैदा कर दिया वह निश्चय ही इस कामके उपयुक्त नहीं 
है। अगर आप यह सोचते हो कि इन अध्यादेशोके वातावरणमें तैयार किये गये किसी 
संविधानको युवा भारत कोई महत्त्व देगा तो यह आपकी कोरी आशा ही है। 

यह कहनेसे कोई वात नहीं बनती कि भारतके राजभकत लोग इन तरीकोंके 
समर्थनमे सरकारसे हामी भर रहे है। मैं आपसे सच कहता हूँ कि जब ये राजमक्त 
छोग सरकारसे 'हाँ' कह रहे होते हूँ तब भी अपने मनमे “ना ही कह रहे होते 
है। में आम जनताका आदमी हूँ, उसीके वीच, उसके साथ और उसीके लिए 
जीता हूँ। इसलिए इन अध्यादेगोके प्रति भारतीय मानसकी क्या प्रतिक्रिया है, इस 
, बातकों मैं शिमला या दिल्लीमे रहकर अध्यादेश जारी करनेवाले गवरनर-जनरल महोदय 
और उनके सराहकारोकी अपेक्षा ज्यादा अच्छी तरह जाननेका दावा करता हूं। 

प्र० : कया आप अपनी दूसरी सभी भ्रवृत्तियाँ छोड़कर पहले आतंकवादी 
आन्दोलतको ही वन्द करानेकी कोशिश नहीं करना चाहेंगे ! 

मेरा यह निब्चित विव्वास है कि काग्रेसके अहिसात्मक आन्दोलनने आतंकवादी 
प्रवृत्तियोपर अंकुण रखनेके लिए वहुत-कुछ किया है। में जो-कुछ कह रहा हैः 
सप्रमाण कह रहा हूँ। मैं ऐसे अनेक छोगोकों जानता हूँ जो पहले आतंकवादी 
थे, लेकिन जिन्हें काग्रेसके सन्देशने अहिसाके पक्षमें छा खडा किया । बाज में जिस 
प्रकार अपने वारेमे विव्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि मैं अहिंसक हूँ उत्ती प्रकार 


तार . वाइसरायको ५०७ 


उनके बारेमे भी कह सकता हूँ कि वे अहिंसक है। ये देशभक्त नौजवान आज 
रचनात्मक कार्योमे लगे हुए है। 

प्र०: यदि आपके हाथमें सत्ता हो तो क्या आप किसी अन्य संगठनकों एक 
समानान्तर सरकार चलाने और अपनी सत्ता हड़प लेनेकी छूट देंगे? 

उ० * जब मैने यह कहा था कि मुझे किन्ही सगठनो द्वारा समानान्तर सरकार 
चलाई जानेमे कोई बुराई नहीं दिखाई देती तो मेरा आशय उन सगठनों द्वारा 
सत्ता हडप छलेनेसे नहीं था। ये मित्र मुझपर ऐसी बात कहनेका आरोप छगा रहे है 
जो मैने कभी कही ही नहीं। अगर ये संगठन जनताकी भलाईके लिए समानान्तर 
सरकार चलायेगे तो निश्चय ही मै उन्हे प्रोत्साहन दूँगा। जरा देखिए कि अधिनायक 
मुसोलिनी इटलीमे क्या कर रहा है। देशकी खुशहालीके लिए काम करनेवाली 
स्वेच्छिक सस्थाओकी प्रवृत्तियोमे वह कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता। 

में सहयोग करनेको आतुर हूँ और जबतक उसके सारे रास्ते दूँढकर देख नही 
लेगा तबतक चेन नही लूँगा। में आप अग्रेज पुरुषों और स्त्रियोसे अनुरोध करता 
हैँ कि इस समय मैने आपसे जो-कुछ कहा है, उसपर आप विचार करे और उस 
देशमे शान्ति और सौहार्दका वातावरण तैयार करनेमे अपना यथोचित योगदान दे। 


[ अग्रेजीसे 
हिल्‍ू, ३१-१२-१९३१ 


२९२. तार: वाइसरायको 
२९ दिसम्बर, १९३१ 


बंगाल अध्यादेश तो मेरी प्रतीक्षा कर ही रहा था, लेकिन कर यहाँ 
उतरनेपर मैं इस खबरके लिए तैयार नहीं था कि सीमा प्रान्त और 
सयुकत प्रान्त मे अध्यादेश छाग्रू कर दिये गये है, सीमा अ्रान्तमे गोलियाँ 
चलाई गईं और इन दोनो प्रान्तोमे महत्त्वपूर्ण जन-नेताओको गिरफ्तार 
कर लिया गया है। मै नहीं जानता कि इन सबको मुझे इस बातका 
सकेत समझना चाहिए कि हमारे बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध समाप्त हो गये 
अथवा आप अब भी यह अपेक्षा करते है कि मैं आपसे मिलकर इस 
विषयमे आपका मार्गदर्शन प्राप्त करू कि काग्रेसको मुझे किस प्रकारकी 
सलाह देनी चाहिए।* 

[ अग्रेजीसे | 

इंडिया इन १९३१-३२ 


१, इसके उत्तरमें ३१ दिसम्बरकों वाइसरायने को तार दिया उसके किए देखिए परिशिष्ट ३। 


२९३. भाषण : प्रार्थना-सभासें 


बम्बई 
३१ दिसम्बर, १९३१ 
अब तो हम एक-दो दिन ही मृक्‍त है। इस बीच हम शात्तिपूर्वक प्रार्थना करे। 
[अग्रेजीसे ] 
हिन्दुस्तान टाइम्स, ३-१-१९३२ 


२९४. देनन्दिनी, १९३१ 


लन्दन, १४ अवदूबर, बुधवार 
चरखेपर १८० तार। सर सैम्युअल होर द्वारा बुलाये गये लछोगोके साथ 
सेना सम्बन्बी बातचीत; बेथलके साथ बातचीत; जिन्नाके साथ बातचीत। 
लन्दन, १५ अवदूबर, गुरुवार 
चरखेपर १७६ तार। सर सैम्युअल होरके साथ बातचीत। सप्रू, जयकर 
आदिके साथ बातचीत; विद्याथियोकी सभा। छतीफीके साथ बातचीत। 
लन्दन, १६ अक्टूबर, शुक्रवार 
चरखेपर १६२ तार। काफरेस, प्रेस द्वारा भोज। मुसलमान, इंडिया 
ऑफिस, मद्य-निषेव सभा, नवाब साहव। इस समय एक बजा है। 
व्मिधम, १७ अक्टूबर, शनिवार 
चरखेपर १२७ तार। ग्रामोफोनके लिए भाषण रिकार्ड कराया'; माडगाँव 
कर, मॉडको घर लेनेके लिए डाटा; नॉटिघम गया; शामको बमिघम; 
एन्ड्रयूज भाये; देवदास नाइट्सब्रिज वापस छौट गया। 
| बमिघम, १८ अक्टूबर, रविवार 
चरखेपर १२९ तार। विशप वान्स, स्टाइनर-शालहा, डॉ० पारधी, आश्रम- 
वासियोकी सभा'। 
लन्दन, १९ अक्टूबर, सोमवार 
चरखेपर १७८ तार। सुबह वर्मिधमसे रवाना; शुएवं दो-चारबार मिल 
गया। सरदार उज्ज्लसिह, राजाओके साथ बातचीत । 


१. यहाँ जिस भाषणके रिंकाडे करानेका उल्छेख है वह “ हंझर है” शीषेकर्से धंग हँडिया 
११-१०-१९२८में प्रकाशित छेखका ही एक भंश है। देखिए खण्ड ३७, पृष्ठ ३२६१-६५ | 

२. देखिए “ पत्र: एच० एस० एल० पोलकको”, २-१२-१९३१। 

रे. सम्भवतः बुडल्ुक सेट्लमेंटमें हुईं सभा; देखिए पाद-टिप्पणी १, पृष्ठ २०३। 


दैनन्दिनी, १९३१ बे 


लन्‍्दन, २० अक्टूबर, मंगलवार 
चरखेपर १७६ तार। अप्टन क्लोज मिलने आये; आकंविशप, केटरवरी, 
सैम्युअछ होर, एमहस्टें; चेथम हाउसमे सभा। 
लब्दन, २१ अक्टूबर, बुधवार 
चरखेपर १६० तार। लॉड इविन, पादरियोकी सभा, कूचविहारकी रानी | 
लत्दन, २२ अक्टूबर, गुदवार 
चघरखेपर १५३ तार। सर मिर्जाके साथ वातचीत, बीकानेरके समारोहमें; 
मालवीयजीके यहाँ सश्र्‌ आदिसे मुलाकात, आज किसके हाल ८.४५ बजे पहुँचा 
ईटन, २३ अक्दूबर, शुक्रवार 
चरखेपर २२१ तार। सघ-सरचना समितिकी बैठकमें वोछा; शामकों 
कृषि-प्रदर्शनी देखने गया। वादमे सपश्र्‌ आदिसे बाते हुईँ। रातको ईठन गया। 
बहाँ युवकोसे वातचीत की। 
ऑक्सफोर्ड, २४ अवदूवर, शनिवार 
चरखेपर १६२ तार। सुबह ईटनसे रवाना हुआ; ऑकक्‍्सफोर्ड पहुँचा। 
रास्तेमें कर्वेल मैडॉकके घर गया। बादमें मीराके चाचाके यहाँ खाना खाया। 
ऑक्सफोर्डमे स्तातकोके साथ दो घटे बिताये। वादमे रातको भारतीय मजलिसमे 
लाला दुनीचन्दका छड़का मिलने आया। 
ऑक्सफोर्ड, २५ अक्टूबर, रविवार 
चरखेपर १९९ तार। सुबह थामसनके यहाँ प्रो० मरे, सेडलर आदिसे 
मुलाकात हुईं। वादमे सर हेतरी लॉरेन्स, श्रीमती एलविन, रस्किन सोसाइटी, 
उसके वाद ऑक्सफोर्डके विद्वानोके साथ चर्चा; रातको रोड्ज-छात्रवृत्ति 
पानेवालोके साथ। 
लन्दन, २६ अक्टूबर, सोमवार 
चरखेपर १६२ तार। १०.१५ बजे लन्दन पहुँचा। सप्र्‌ आदिसे मुलाकात । 
कमेटी | रातको नवाब साहबसे मिछा। इस वक्‍त साढ़े बारह बज रहे है । 
रत्दन, २७ अक्‍्दूबर, मंगलवार 
चरखेपर १६५ तार। श्रीमती शेरीडन यही सोई थी। रातको पोछकके 
घर मेननके साथ वातचीतकी। 
लन्दन, २८ अक्टूबर, बुधवार ४ 
चरलेपर १८१ तार। मैडम म० . . - 'से मिला, मैडम मॉन्टेसरी । मीराकी 
बीमारी | 
लन्दन, २९ अक्टूबर, गुरुवार 
चरखेपर २१५ तार। आज तीन वजे नहीं उठा गया। एक घंटा देर 
हुईं। वहुत-से लोग मिल गये। मन उद्विग्न रहा। दत्ताके साथ बातें हुई। 


१. सद्दी नाम पढ़ा नदी जा सकता; ये शायद भैव्म मोन्टेसरीकी सम्बन्धी थी। 


५१० 


सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


और अन्य युवकोसे मिला। 
लत्दन, ३० अक्दूबर, शुक्रवार 
._ चरखेपर १८२ तार। दोपहरको शाकाहारी भोज, लेटनसे भेंट । कॉमनवेल्थ 
ऑफ इडिया लछीग। 
फंस्त्रिन, ३१ अक्टूबर, शनिवार 
चरखेपर १६२ तार। क्वेकर मित्रोसे मिला। सरदार उल्न्लसिहसे 
कम्न्निजमे पाँच बजे मिला। | 
फैम्ब्निज, १ नवस्वर, रविवार 
चरखेपर १९२ तार। सुवह पेम्वरटन कॉलेजमे गया। वहाँ आयोजित 
सभामे लोज डिकिन्सन, इवलित रैच आदि उपस्थित थे। तीन घटे तक 
वातचीत होती रही। वादमें कुछ लोगोसे मिलने गया। एन्ड्रयूजकी पुरानी 
कोठरी देखी, किर्ज चैपल देखा। शामको निकहूसन मिलने आये। रातको 
भारतीय मजलिसकी वैठक। ९.३८ बजे मौन शुरू किया। 
लन्दन, २ नवम्बर, सोमवार 
चरखेपर १८६ तार। १०.३० बजे कैम्न्रिजसे रून्दन पहुँचा। कमेटीकी 
वैठक चलती रही। वबादमें मालवीयजी के यहाँ गया फिर जीवराज, बोमनजी 
भादि आये। ज्ञाह वो आया। 
लन्दन, ३ नवम्बर, मंगलवार 
चरखेपर १६१ तार | मेकडॉनाल्ड, अली इमास; इविनका चित्र, मालवीयजी 
के यहाँ; वालकोका समारोह, वॉल्डविन, होर, अन्तर्राष्ट्रीय विद्याथिगण, बोमनजी | 
लन्दन, ४ नवम्बर, बुधवार 
चरखेपर १७३ तार। काफरेस, सर डेनियल हेमिल्टन, मारूवीयजीके 
यहाँ, डॉक्टर, तुर्कीका जनरलू। 
लन्दन, ५ नवस्वर, गुरुवार 
चरखेपर २२० तार। वादशाहकी पार्टी, डाक-कर्मंचारी सघके सदस्योसे 
मिला; सिडनी वाल्टन। 
लन्दन, ६ नवम्बर, शुक्रवार 
चरखेपर १७२ तार। वर्नाई शा और उनकी पत्नीसे भेट। सर डर्सी 
लिन्डसेसे मिका। सर जॉन मेनाईं, सप्रू आदिसे मुलाकात, मैकडॉनाल्डको 
पत्र, रातको जायजी साथ आये। 
ऑक्सफोर्ड, ७ नवम्बर, दनिवार 
चरखेपर २०८ तार। सुबह ११ बजे ऑक्सफोर्ड पहुँचा। माल्कम 
मैकडॉनाल्ड और प्रो० मरेके साथ बाते हुईं। शामको एन्ड्रभूज आये, रातको 
लॉर्ड लोथियनसे वाते हुई, कोपलैंड भी उपस्थित थे। 


देनन्दिनी, १९३१ ५११ 


आऑवक्सफोर्ड, ८ नवरबर, रविवार 
चरखंपर १७८ तार। पूरे दिन बातचीत। कॉरबेट आये थे। शामको 
सरोजिनी आ गई। ३.५० बजे मौन शुरू किया। 


लन्दन, ९ नवम्बर, सोमवार 
चरखेपर १९२ तार। ऑक्सफो्डंसे लन्दन आया। कई पत्र लिखे। 
पुरुषोत्तमदासकी पार्टी, कॉरबेटके साथ बातचीत, रामेश्वरदासके यहाँ प्रार्थना 
और भोजन, फ्रेन्ड्स हाउसमे' सभा, रेनॉल्ड्ज मिलने आये। 
लन्दन, १० नवम्बर, मंगलवार 
चरखेपर २०३ तार। सप्रू आदि आये। उनके साथ बाते की। कॉरखेट 
और श्रीमती सुन्नायनसे मिला लन्दन स्कूल ऑफ इकनामिक्स, हालबरन रेस्तराँ । 
लन्वन, ११ नवम्बर, बुधवार 
चरखेपर १६९ तार। सुबह मिर्जा इस्माइल आये । उसके बाद म्युरियलके 
साथ लेडी एस्टरके यहाँ। ढाई बजे मालवीयजी के यहाँ । उसके बाद श्री व्हिटलेके 
यहाँ, फिर आठ बजे रेड क्रासकी महिलाओके यहाँ । 
लल्दन, १९ नवस्वर, गुरुवार 
चरखेपर १८३ तार। कुमारी मोल्टिनोकी आत्मीय, डॉ० स्टैनली रीड; 
मालवीयजी के यहाँ हॉरेबिनकी कमेटीसे मुलाकात। होर, मैक्डॉनाल्डको पत्र'। 
लन्दन, १३ नवम्बर, शुक्रवार 
चरखेपर १४७ तार। अल्पसख्यक कमेटी, स्मट्स, आगरास्तों आदि, श्री बेन 
आदि, स्मट्स, लैन्सबरी, वेस्टरमिस्टर स्कूल, बिडला, “न्यूज ऋॉनिकल का 
प्रतिनिधि। अब आधी रात हो गई है। 
लन्दन, १४ नवम्बर, शनिवार 
चरखेपर १७१ तार। छॉर्ड इविनसे मिला, बादमे बेन और छी-स्मिथसे; 
फिर आगाखाँ आदिसे। डॉ० मुजे आदिसे रातकों मालवीयजी के यहाँ । आज 
देर नही हुईं। 
लन्दन, १५ नवम्बर, रविवार 
चरखे पर २२१ तार। दस बजे श्ास्त्रीजी के यहाँ, फिर मालवीयजी के 
यहाँ, फिर घर। आज थोडा सोया। इतालवी महिलासे बातचीत, शामको सर 
सैम्युअल होरके यहाँ गया, रातको बिडलाके यहाँ केट, बैन्थल और कारसे 
मिला । 
लन्दन, १६ नवम्बर, सोमवार 
चरखेपर १६६ तार। कमेटी । छॉर्ड रीडिग, कार और बैन्यल। 


१. इस सभाका आधोजन फेलोशिप ऑफ रिंकन्सिलिएशन द्वारा किया गया था। 
२, फेकिन इस पत्रपर दी गई तारीख १४ नवम्बर है। 


११२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


लन्दन, १७ नवम्वर, मंगलवार 
चरखेपर १७८ तार। कमेटी, मुख्य मन्‍्त्री, स्मद्स, कॉरबेट, लोथियन, 
लेडी एस्टर, बेन्यल वगेरा। 
हलन्दन, १८ नवम्बर, वुधवार 
चरखेपर १६७ तार। रेवरेड हेज, फिलिप, कमेटी, महिलाओकी सभा। 
लॉयड जॉजके साथ साढें तीन घटे। इस वक्‍त एक वजा है। 
लन्दन, १९ नवम्बर, गूरुवार 
चरखेपर १८३ तार!) कमेटी, ब्रॉकवे, कमेटीमे वर्णभेद और साम्प्रदायिक 
मतभेदपर भाषण। 
लन्दन, २० नवम्बर, शुक्रवार 
चरखेपर १६५ तार। फॉली आदि आये। शामको वैन्यल आदिसे मिला। 
बादमें शाकाहारी सोसाइटीकी सभा और पोस्ट ऑफिस। 
लन्दन, २१ नवम्बर, शनिवार 
चरखेपर १८३ तार। फिन्डलेटर स्टुअटं, पुरुषोत्तमदास, दिनशा मुल्ला, 
पाठक आदिसे मिला, वल्छभभाईको तार। 
लन्दन, २२ नवम्वर, रविवार 
चरखेपर १९४ तार। माल्वीयजी के यहाँ सभा, सेनगुप्तसे मिला; दोपहरको 
डेढ घटा सोया। ३-१५ बजे मौन शुरू किया। 
लन्दन, २३ नवम्वर, सोमवार 
चरखेपर २०७ तार। डेगनहामका किसले हॉल देखा। कॉरवेट, पोलक, 
मॉड चीजमैनसे मिला। 
लन्दन, २४ नवम्बर, मंगलवार 
चरखेपर १९४ तार। सुवह मैक्डॉनाल्ड, सैकी और होरसे मिला। शामको 
डॉ० सप्रू आदिसे मिला; छी-स्मिथसे भी मिला | बल्लभभाईका तार। सख्त सर्दी | 
लन्दन, २५ नवम्बर, बुधवार 
चरखेपर १६० तार। समितिमे दो भाषण दिये। ज्ञामको मिर्जा और 
डॉ० अम्बेडकर आये। एक कैथोलिक चर्चेमे गया था। 


हन्दन, २६ नवम्बर गुरुवार 
चरखेपर १७१ तार। कमेटी; छॉर्ड इविन; दीपचन्द झवेरीके घर गया। 
लन्दन, २७ नवम्वर, शुक्रवार 
चरखे पर १७४ तार। एन्ड्रयूज दक्षिण आफ्रिकाके लिए रवाना । सेम्युअल 
होरसे मिका ! भडारीके यहाँ ग्रया, वादमे लैन्सबरीसे मिला | 


देनन्दिनी, १९३१ ५१३ 


लत्दत, २८ नवम्बर, शनिवार 
चरखे पर १७४ तार। पूर्णाधिवेशन। होरने बादशाहके प्रति आभार 
व्यक्त करनेवाले प्रस्तावके बारेमे पूछा। मैने हाजिर रहनेसे इनकार कर 
दिया। वल्कभभाई और सतीशबाबूकों तार। 
लन्दन, २९ नवस्बर, रविवार 
चरखेपर १६० तार। सर फिन्डलेटर स्टुअटेसे मिला। रातको छी- 
स्मिथ आये। 
लन्दन, ३० नवम्बर, सोमवार 
चरखे पर १५७ तार। समितिमे पूरे दिन मेरा भाषण। रातके तीन बजे 
घर पहुँचा। ८-३० बजे हॉरेबिनके यहाँ सभा। 
लब्बन, १ दिसस्वर, मंगलवार 


चरखे पर १८४ तार। परिषद्‌ समाप्त। सप्र्‌ आदिके साथ बातचीत। 
कार और बैन्थरूसे वातचीत। 


लन्दन, २ दिसम्बर, बुधवार 


चरखे पर १६६ तार। आज ज्वर-सा था। क्वेकर छोगोकी मौन- 
वआार्थनामें गया । 


लन्दन, ३ विसस्बर, गुरुवार 
चरखे पर १७४ तार। आज रातको हॉरैबिनके यहाँ सभा। दोपहरको 
लॉर्ड छोधियन, प्रेसवालोसे मिक्ता । इस समय आधी रात हो चुकी है। 
लन्दत, ४ दिसम्बर, शुक्रवार 
चरखे पर १७५ तार। मैकडॉताल्ड और होरसे मुछाकात। 
पेरिस, ५ दिसम्बर, शनिवार 
चरखे पर १५१ तार। सुबह लन्दन छोड़ा। साथमे इवान्स, रॉजर्स, 
मॉड, स्युरियल, शामराव है। शामको पेरिस पहुँचे | वहाँ काफी भीड एकत्र । 
भारतीयोकी तरफसे स्वागत। 
बिलेन्यूव, ६ विसस्व॒र, रविवार 
चरखे पर १६७ तार। सुबह पेरिस छोडा। म्युरियल वही रह गईं। 
शामको विलेन्यूब पहुँचे। रोलाँसे भेट, पत्रकारोके साथ। 
विलेन्यूव, ७ दिसम्बर, सोमवार 
चरले पर १८५ तार। १० से १२-३० तक रोलॉके साथ। बरसातके 
कारण घूमने नहीं गया पर खूब सोया। बादमे दोपहरकों सुरज निकल आया 
इसलिए घूमने गया। झामको होरको पत्र लिखा । वल्लमभाईका तार, उसका 
जवाब दिया। सर जगदीश बोसको तार, घोषको तार। 


४८-३३ 


५९४ 


सम्पूर्ण गाथी वाइमय 
विलेन्यूब, ८ दिसम्बर, संगलवार 
चरखे पर १७० तार। सुवह ढाई घटे रोलॉके साथ | दोपहरको छोजानमें 
तीन सभाएँ। रातको वारह वजे वापस आया। 
विलेन्यूब, ९ दिसम्बर, बुधवार 
हर चरखेपर १६० तार। एक गरीब महिलाका घर तथा इन्टरनेशनलूू 
सेनेटोरियम देखने गया; प्रार्थना रोमाँ रोराँके यहाँ की। मैडेलिन रोलॉको 
मडम कामावाला शारू भेंट किया। 


विलेन्यूब, १० दिसम्बर, गुरुवार 
चरखे पर २०४ तार। जिनेवामें सभा, रोलाँके साथ बातचीत, शिलो 
स्कूलमें भाषण, टोमाके साथ बातचीत, अरबोके साथ बातचीत । 


रोम जाते हुए, ११ दिसस्वर, शुक्रवार 
चरखे पर १७८ तार। रोलाँके साथ बाते हुई, सर कावसजी मिले। 
ढाई बजें विलेन्यूव छोड़ा। इन्दुके स्कूलकी लडकियाँ मिली । मिलानमें राज्यकी 
तरफसे गाड़ी मिली । रास्तेमे जगह-जगह लोगोकी भीड इकट्ठी हो गईं थी। 


रोम, १२ विसम्बर, शनिवार 
चरखे पर २०४ तार। सुबह ८-३० वजे रोम पहुँचे। इस आद्ययका पत्र 
मिला कि पोपसे मुछाकात नहीं हों सकेगी। तीन जने जनरल मॉरिसके 
यहाँ ठहरे, बाकी होटलमें। दोपहरको वेटिकन देखने गया। ६ बजे मुसोलिनी। 
मॉडको २० पौड। 
ब्रिडिसी जाते हुए, १३ दिसम्बर, रविवार 
चरखे पर १८० तार। सुबह टॉल्स्टॉयकी वेटी आई। नवयुवकोकी 
शालाएँ, महिराओके लिए सुविधाएँ, फोरम, स्कापकि यहाँ समारोह, राजकुमारी 
मिल गई, अमानुल्लाके सचिव, रातको १०-४० पर रवाना। प्रिवा-दम्पती 
साथमे है। 
स्टीसर पर, १४ दिसम्बर, सोमवार 
चरखे पर १३७ तार। सुबह ब्रिंडिसी पहुँचे । इवान्स, रॉजर्स लौट गये। 
१२-३० बजें एस० एस० 'पिलसना ” रवाना हुआ। डेक अच्छा नही है, इससे 
थोडी असुविधा होगी। ठंड काफी है। विटदृठछभाई साथ है। 
स्टीमर पर, १५ दिसम्बर, मंगलवार 
चरखे पर १७२ तार। कप्तानके साथ थोडी बातचीत। 


स्टीमर पर, १६ दिसम्बर, बुधवार 
चरखें पर १८४ तार। कप्तानके साथ स्टीमर देखा। सर अकबरके साथ 
बातचीत | 


स्टोमर पर, १७ दिसम्बर, गुरुवार 
चरखे पर १९० तार। ग्यारह वजे पोर्ट सईद पहुँचे। सिन्दी और मिस्रके 
लोग छेने आये। किन्तु यह पता चलनेपर कि जहाज स्वेजमे नही रुकेगा 
इसलिए जाना नही हुआ। सिन्धियोने लगभग १,५०० रुपयेकी थैली दी। 
स्टीमर पर, १८ दिसम्बर, शुक्रवार 
चरखे पर १६२ तार। ५-३० बजे स्वेज छोड़ा, जस्टिस हॉलैड, लाल 
काका आदि मिल गये। हॉयलैड द्वारा सुवारे गये भजन पढे।' 
स्टीमर पर, १९ दिसम्बर, शनिवार 
चरखे पर १७० तार। आजसे दाये हाथसे लिखना शुरू किया। आज 
दिनमें तीन बार सोया । पत्र लिखे। हॉयलेडकी पुस्तक “द ऋॉस मून्स ईस्ट पढी। 
स्टीमर पर, २० दिसम्बर, रविवार 
चरखे पर १७१ तार। आज भी दिनमे खूब सोया। थोडा पढ़ा। 
विट्ठलूभाईके साथ वाते कौ। 
स्टीमर पर, २१ विसम्बर, सोमवार 
चरखे पर १७० तार। अदनके पास पहुँचते जा रहे है। आज दिनमे 
अपेक्षाकृत कम सोना पड़ा। 'इडियन न्यूज के लिए लेख' लिखा। पत्र लिखें। 
मुसो लिनीवाला [पत्र | पूरा किया। 
स्टीमर पर, २२ विसम्बर, संगलवार 
चरखे पर १७५ तार। सुबह १२-३० बजे अदन पहुँचे । किनारे उतरे; 
सभा हुईं, सूरजके घर गया। रेजिडेट कर्नल राछीसे मिछा। ४-३० बजे 
स्टीमरपर लौट आये। लगभग ४,००० रुपये मिले । आज वबाईं पसलियोमे दर्द 
है। स्टीमर ५ बजे रवाना हुआ। 
स्टीमर पर, २३ दिसस्बर, बुधवार 
चरखे पर १७१ तार। आज तबीयत अच्छी नहीं छगी। दोपहरको 
सिर्फ अजीर खाये, शामको कुछ नही खाया। दिनमे अच्छी तरह सोया। 'यग 
इडिया के लिए छेख पूरा किया। बल्गेरियन चित्रकार चित्र बनाने आया। 
स्टीमर पर, २४ दिसस्‍्वर, गुरुवार 
चरखें पर १७२ तार। इतालवी पत्रकारकी जर्मन पत्नीके साथ वाते 
की । मिल्सको कुछ लिख भेजा। कर रातको श्रीमती काब्नाजीके साथ बाते 
की, सुबह दो वजे एरडीका तेल लिया। पाखाना साफ हुआ। 


१. तालबे आश्रम भजनावकिमें संग्रहीत भजनोंका गाषीजी द्वारा किये गये अग्रेजी भनुवादसे 
। उक्त अनुवाद दोपलेण्डने सुवारा था। देखिए खण्ड ४४, ९८5 ३९४की पाद-टिपणी १। 

२५ देखिए “ भारतीय सेना ”, २१-१२-१९३१ | 

३. देखिए “ सिंदावलोकन”, २३-१२-१९३१ | 


५११६ 


सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


स्टोमर पर, २५ दिसस्वर, शुक्रवार 
चरखे पर १७१ तार। प्रधान मन्त्रीके गोलमेज परिपद्‌में हुए भाषणकी जो 
चर्चा कॉमन्स सभामे हुई उसे पढ रहा हूँ । शामको मसानीके साथ बातचीत। 
स्टीमर पर, २६ दिसम्बर, शनिवार ग 
चरखे पर १७८ तार। सर अकवर हैदरीके साथ वातचीत हैदराबादकी 
जहजादीसे मिला। विद्वुल्भाईके साथ बातचीत । 
स्टीमर पर, २७ दिसम्बर, रविवार 
चरखे पर १८२ तार। शफी दाऊदी मिलने आये। १२ वजे मौन 


लिया। मीरावहनको उसकी अनुदारताके वारेमें कहना पडा। मिल्सको सन्देश 
लिख भेजा। 


धम्वई, २८ दिसम्बर, सोमवार 
चरखे पर १८४ तार। सुबह वम्बई पहुँचे। जबरदस्त स्वागत, भारी 
सभा, वेल्फेयर छीग आदि। 
वस्बई, २९ दिसम्बर, मंगलवार 
चरखे पर १८९ तार | सुभापवाब्‌, आन्ध्र, कर्नाटक आदिके प्रतिनिधियोसे 
बातचीत | कार्यसमिति, वाइसरायको तार, सर फजलीको पत्र । 
धम्बई, ३० दिसम्बर, वुधवार 
चरखें पर २१४ तार। मादुगामे स्‍त्री सेवादल, रघुवीरसिहके साथ 
बातचीत, कार्यसमिति, डाक्टरने जाँच की। सर चिनुभाईको देखने गया। 
जमनादासके साथ वातचीत, काका, जयप्रकाशके साथ वातचीत। 
बम्बई, ३१ दिसस्वर, गुरुवार 
चरखे पर १७७ तार | वाइसरायका तार आया। जवाव भेजा। ' प्रस्ताव 
तैयार किया, रातके डेढ वजे पूरा हुआ। उसके वाद कताई की। इस वक्‍त 
२-४५ हुए हैं। छालजी सेठ, मोदी मिरू गये । आज सुबह प्रार्थना रास्तेमे की, 
फिर सेविकाओंसे मिलने गया। शामकी प्रार्थना लेडी नॉर्थकोट अनाथाल्‍यमे की । 


मूल गुजराती (एस० एन० १९३३७) से । 


१, देखिए “तार: वाइसराघके निजी सचिवकों ”, १-१-१९३२। 


२९५. कांग्रेस कार्य-समितिके प्रस्तावका पाठ' 


बम्बई 
[१ जनवरी, १९३२] 


कार्य-समितिने महात्मा गाधीसे यूरोप-यात्राका विवरण सुना और वगाल, संयुक्त 
प्रान्त तथा सीमा-प्रान्तर्मों जारी किये गये असाधारण अध्यादेशो, अधिकारियोके अनेक 
कार्यो, जिनमे खान अब्दुल गफ्फार खाँ, श्री शेरवानी और पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
सहित अन्य बहुतसे लोगोकी गिरफ्तारी भी शामिल है, तथा सीमा-प्रान्तमें निर्दोष 
छोगोपर की गई गोलीबारीसे, जिसमे कई लोग मारे गये और वहुत ज्यादा 
जख्मी हुए, उत्पन्न स्थितिपर विचार किया। कार्य-समितिने महात्मा गाधी द्वारा 
परमश्रेष्ठ वाइसरायको भेजे तारके उत्तरमे उनसे प्राप्त तार भी देखा। कार्य-समितिका 
विचार है कि इन अनेक कार्योके कारण तथा दूसरे प्रान्तोमें अपेक्षाइतर कम गम्भीर 
ढगकी जो और कारंवाइयाँ की गईं उनके फलस्वरूप एवं परमश्रेष्ठके तारके कारण 
काग्रेसके लिए सरकारके साथ सहयोग करना तबतक सर्वथा असम्भव ही जान पडता 
है जबतक कि सरकार अपनी नीतिमे आमूल परिवत्तंन न करे। इन कार्रवाइयों 
और इस तारसे ऐसा प्रतीत नही होता कि नौकरशाही जनताको सत्ता देनेको तनिक 
भी इच्छुक है और इन सबका उद्देश्य राष्ट्रके मनोबछककों तोडना है। इनसे यह भी 
प्रकट होता है कि जिस काग्रेससे सरकार सहयोगकी अपेक्षा रखती है उसीमे उसका 
विश्वास नही है। अभी हालमे बगालमे कुछ व्यक्तियों द्वारा जिस प्रकारकी आतक- 
वादी कारंबाइयाँ की गई, उस प्रकारकी आतकवादी कारंवाइयोकी भत्सेना करनेमे--- 
वे कारंवाइयाँ चाहे जिस कारणसे की गई हो -- कार्य-समिति किसीसे पीछे नही है। 
लेकिन साथ ही सरकारने अपने हालककी कारंवाइयो और अध्यादेशोके रूपमे जिस 
आतकवादी वृत्तिका परिचय दिया है, उसकी भरत्सेना भी समिति उतने ही तीज स्वरमें 
करती है। कार्य-समिति मानती है कि कुमिल्लामे दो छडकियोने एक व्यक्तिकी 
हत्या करके राष्ट्रकों घोर छज्जाजनक स्थितिमें डाल दिया और उसका यह निश्चित 
मत है कि ऐसे अपराधोसे राष्ट्रकी बडी क्षति होती है--विशज्येषकर उस अवस्थामे 
जब कि वे अपनी सबसे बडी प्रतिनिधि सस्था काग्रेसके जरिये, स्वराज्य प्राप्त करनेके 
लिए, अहिंसक मार्गपर चलनेको प्रतिश्रुत है। छेकिन कार्यसमितिको उस बगाल अध्या- 
देशका तो कोई औचित्य दिखाई नही देता जिसका उद्देश्य कुछ लोगोके अपराधके लिए 
सारी जनताको दण्डित करना है। इसका असछी उपाय ऐसे अपराधोकी प्रेरणा देने- 
वाले कारणको दूर करना है। बंगाल अध्यादेशके अस्तित्वका तो कोई जौचित्य नही 


१. इसका मसविंदा गांधीजी ने तैयार किया था; देखिए “ बातचीत: वेल्फेयर ऑफ इडिया लीगके 
शिष्टमण्डलले ”, २-१-१९३२ और “ देनन्दिनी, १९३१ ” में ३१ दिसाम्वरका इन्दराज। इसका पाठ अगछे 
शीपष॑कके साथ वाइसरायको तार द्वारा सूचित किया गधा था। 


५१८ सम्पूर्ण गाधी वाइडमय 


है, लेकिन सयुक्‍त प्रान्त और सीमा-प्रान्तके अध्यादेशोका तो और भी कम ओचित्य 
है। काग्रेस कार्य-समितिका विचार है कि काग्रेसने सयुकत प्रान्तमे किसानोको राहत 
दिलानेके लिए जो कदम उठाग्रे, वे उचित हैँ और उनका ओऔचित्य सिद्ध किया जा 
सकता है। कार्य-समिति मानती है कि सयुकत प्रान्तके किसान जिस प्रकारके गम्भीर 
आशिक कपण्टमे निद्िचत रूपसे पडे हुए है उस प्रकारके आथिक कपष्टमें पडे लोगोको 
इस बातका निविवाद अधिकार प्राप्त है कि यदि दे अन्य स्वैधानिक तरीकोसे राहत 
प्राप्त कर सफल न हो सके -- जैसा कि सयुक्‍त प्रान्तके किसान नही हो सके -- तो 
वे लगान देना बन्द कर दें। सयुकत प्रान्त कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष श्री शेरवानी तथा 
काग्रेसके कार्यकारी महामन्त्री पण्डित जवाहरछाल नेहरूको, जो महात्मा गांधीसे वात- 
चीत करने और कार्य-समितिकी बेठकमे भाग लेने बम्बई जा रहे थे, गिरफ्तार करके 
सरकार अपने अध्यादेशकी सीमासे भी आगे निकल गई है, क्योकि बम्बईमें इन छोगो 
के उत्तर प्रदेशके लगानवन्दी आन्दोलनमे शामिल होनेका तो कोई सवाल ही नही 
था। जहाँतक सीमा-प्रान्तका सम्बन्ध है, खुद सरकारके ही साक्ष्योसे लगता है कि 
वहाँ अध्यादेश जारी करने अथवा खान अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके साथियोको 
गिरफ्तार करने और विना मुकदमा चलाये जेलमें बन्द कर देनेका कोई उचित कारण 
नही है। कार्य-समिति उस प्रान्तके निर्दोष और निहत्थे लोगोपर गोलीवारीको मन- 
माना और अमानवीय कार्य मानती है और सीमान्तके बहादुर छोगोको उनके साहस 
तथा सहन-शक्तिपर बधाई देती है, और कार्य-समितिको इस बातमें कोई सन्‍्देह नहीं 
है कि अगर सीमा-प्रान्तके बहादुर छोग गरम्भीरसे-गम्भीर उत्तेजनाके कारणोके बाव- 
जूद अपनी अहिंसाकी भावना कायम रखते है तो उनका रक्त और उनके कष्ट 
भारतकी स्वातन्त्य प्राप्तिमे बहुत सहायक सिद्ध होगे। कार्य-समिति भारत सरकारको 
उस घटनाक्रमकी खुली ओर निष्पक्ष जाँच करानेको आमन्त्रित करती है जिसके 
कारण उसे ये अध्यादेश जारी करने पडे, सामान्य न्यायालयों और विधायक तन्त्रको 
स्थगित करना जरूरी छूगा तथा उन अध्यादेशोके अन्तर्गत उसने और भी जो अनेक 
कार्रवाइयाँ की उन्हें करता आवश्यक प्रतीत हुआ। और अगर एक योग्य जाँच-समिति 
नियुक्त की जाती है और प्रमाण जुटानेके लिए कार्य-समितिको सारी सुविधाएँ दी 
जाती है तो वह जाँच-समितिके समक्ष सबूत पेश करके जाँचमे मदद देनेको तैयार 
है। कार्य-समितिने गोलमेज परिपद्‌के समक्ष प्रधान मनन्‍्त्री द्वारा की गई घोषणा तथा 
संसदमें हुई वहसोपर विचार किया है और वह उस घोषणाकों काग्रेसकी मागोके 
सदर्भ;में सवंथा असन्तोपजनक और अपर्याप्त मानती है और अपना यह विचार व्यक्त 
करती है कि पूर्ण स्वतन्त्रतासे कम किसी भी चीजको काग्रेस सन्तोषजनक नहीं मान 
सकती । इस स्वतन्त्रतामें सुरक्षा-व्यवस्था, विदेशी मामलो तथा वित्त-व्यवस्थाका पूर्ण 
नियन्त्रण शामिल है, यद्यपि इनके सम्बन्ध राष्ट्रके हिंतमे स्तष्टतः जैसा उचित 
ऊुगे, उस तरहके सुरक्षात्मक पूर्वोॉषाय किये जा सकते है। कार्य-समितिने लक्ष्य 
किया है कि गोलमेज परिपद्मे ब्रिटिश सरकार कांग्रेसको जाति, धर्म अथवा रगके 
मेदभावके विना सम्पूर्ण राष्ट्रका प्रतिनिधित्व करने और उसकी ओरसे वोलनेके अधि- 


काग्रेस कार्य-समित्तिके प्रस्तावका पाठ ५१९ 


कारसे सम्पन्न संस्था माननेकों तैयार नहीं थी। साथ ही कार्य-समिति दु खके साथ 
इस बातकों स्वीकार करती है कि उक्त परिषद्मे साम्प्रदायिक एकता प्राप्त नहीं 
कीजा सकी । इसलिए कार्य-समिति इस बातके लिए राष्ट्रका आह्वान करती है कि 
का्नेसकी सम्पूर्ण राष्ट्रका प्रतिनिधित्व करनेकी क्षमता प्रदर्शित करने तथा ऐसा बाता- 
वरण तैयार करनेके लिए वह सतत प्रयत्न करे जिससे विशुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोणसे रचित 
सविधान राष्ट्रके सभी घटक-समुदायोकों स्वीकार हो सके। इस बीच कार्ये-समिति 
अपना सहयोग देनेके लिए तैयार है, बशर्तें कि परमश्रेष्ठ वाइसराय महोदय अपने तार- 
पर पुनविचार करे, अध्यादेशो तथा सरकारके हालके कार्योके सम्वन्धमें राहत दी जाये, 
किसी भी भावी वार्त्तामे काग्रेसके लिए अपनी पूर्ण स्वतन्त्रताकी माँगपर आग्रह करनेकी 
पूरी गुजाइश रहने दी जाये और जबतक पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त न हो तबतक देशका 
भशासन जन-प्रतिनिधियोकी सलाहसे चलाया जाये। यदि उपर्युक्त बातोके सम्वन्धमे 
सरकारने कोई सन्तोषजनक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो उसे कार्य-समिति इस बातका 
द्योतक समझेगी कि उसने दिल्लीके समझौतेकों रह कर दिया है। यदि सरकारने 
कोई सन्तोषजनक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो उस अवस्थामें कार्य-समिति राष्ट्रको 
उदाहरणस्वरूप दिये जा रहे निम्नलिखित विषयोके सम्बन्धमे उल्लिखित शर्तोका पालन 
करते हुए सविनय अवज्ञा -- जिसमे छगानबन्दी भी शामिल है -- करनेको आमन्त्रित 
करती है. (१) कोई भी प्रान्त, जिला, तहसीछ या गाँव तबतक सविनय अवज्ञा 
करनके लिए बाध्य नही है जवतक कि वहाँके लोग इस सघर्षके अहिसात्मक स्वरूपको 
उसके समस्त फलितार्थोंके साथ-साथ न समझते हों और जान-मालकी क्षतिकी सीमा 


तक कष्ट उठानेको तैयार न हो। (२) उत्तेजनाका गम्भीरसे-गम्भीर कारण उपस्थित 
रहने पर भी मन, वचन और कर्मसे अहिसाका पालन करना चाहिए और यह तो 
समझ ही छेना चाहिए कि इस आतन्दोलनका उद्देश्य बदला लेना या अत्याचारीको 
चोट पहुँचाना नही बल्कि स्वेच्छासे कष्ट सहन करके और आत्मशुद्धिके द्वारा उसका 
हृदय परिवत्तेंन करना है। (३) सरकारी अधिकारियों, पुलिस या राष्ट्रविरोधी छोगोको 
चोट पहुँचानेके लिए सामाजिक बहिष्कारका तरीका नहीं अपनाना चाहिए और यह 
चीज अहिंसाकी भावनाके सर्वथा प्रतिकूल है। (४) यह याद रखना चाहिए कि 
अहिंसक आल्दोलनोमे आथिक सहायताकी गुजाइश नही है; इसलिए किरायेके स्वयं- 
सेवक नही रखे जाने चाहिए, लेकिन जहाँ सम्भव हो वहाँ केवछ उनके तथा जेल 
जानेवाले या मारे जानेवाले गरीब पुरुषो और स्त्रियोके आश्वितोके जीवन-यापनका 
खर्च देनेकी छूट है। लेकिन, कार्य-समिति इस उद्देश्यके लिए काम करनेवाले कार्ये- 
कर्त्ताओसे कगाली और तंगीको झेलते हुए भी संघर्ष जारी रखनेकी अपेक्षा करती 
है। (५) सभी विदेशी कपडों -- चाहे वे ब्रिटेनके हो या किसी अन्य देशके --- का बहि- 
ध्कार हर हालतमे आवश्यक है। (६) सभी कांग्रेसी पुरुषों और स्त्रियोसे हाथ-कते 
और हाथ-बुने खद्दरके उपयोगकी अपेक्षा रखी जाती है, यहाँतक कि देशी मिलोके बने 
कपडे भी उनके लिए त्याज्य होने चाहिए। (७) शराब तथा विदेशी कपडेकी दुकानों 
पर घ्रना देनेका काम जोरदार ढगसे चकाना चाहिए। इस कामको मुस्यत. स्त्रियाँ 


५२० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


करे, लेकिन अहिंसाका पूरा पालन होना चाहिए। (८) गैरकानूनी तौरपर नमक 
बनाना और एकत्र करना फिरसे शुरू कर देना चाहिए। (९) यदि जुलूसो और 
प्रदर्शनोका आयोजन किया जाये तो उनमे केवल वही छोग शामिल हो जो छाठियोके 
प्रहार या गोलियोकी वोछार अडिग होकर सह सकते हो। (१०) अहिंसात्मक 
लडाईमे भी अत्याचारियो द्वारा उत्पादित मालका वहिष्कार सर्वेथा उचित है, क्योकि 
अत्याचारियोके साथ व्यापारिक सम्बन्धोको बढावा देता या कायम रखना पीडितोका 
कत्तंव्य नही है। इसलिए ब्रिटिश माल और पेढियोका वहिष्कार फिरसे शुरू करना 
चाहिए और उसे जोर-शोरसे चढाना चाहिए। (११) जहाँ-कही सम्भव और उचित 
माना जाये वहाँ अनैेतिक और छोगोको चोट पहुँचानेवाले नियमो तथा आदेशोकी 
सविनय अवज्ञा करनी चाहिए। (१२) अध्यादेशोके अन्तर्गंत जारी किये गये सभी 
अन्यायपूर्ण आदेशोकी सविनय अवज्ञा की जाये। 

[अग्रेजीसे ] 

इंडिया इन १९३१-३२, पृष्ठ २३३५-३७ 


२९६. तार: वाइसरायके निजी सचिवकों 


बम्वईं 

१ जनवरी, १९३२ 

अपने इसी २९ तारीखके तारके उत्तरमे भेजे परमश्रेष्ठेक तारके छिए मैं 
उन्हे धन्यवाद देता हूँ। तार पढकर वडा दुःख हुआ।., कारण, उनकी 
ओर अत्यन्त मैत्रीपूर्ण भावसे सुलहके लिए जो हाथ बढाया गया उसे 
उन्होने इस तरहसे झटक दिया है जो उन-जैसे उच्च पदस्थ व्यक्तिके 
-लिए कदाचित्‌ ही शोभा देनेवाला हो। मैंने तो एक जिज्ञासुकी तरह 
उनसे कुछ-एक प्रइनोपर प्रकाश डालनेका निवेदन किया था ताकि सरकार 
द्वारा उठाये गये जिन अत्यन्त गम्भीर और असाधारण कदमोका उल्लेख 
मैने किया था उनके सम्वन्धभे उसका क्‍या कहना है, यह समझ सकूँ। 
मैने मित्रताका जो हाथ बढाया उसकी कदर करनेके बजाय परमश्रेष्ठने 
यह कहकर उसे ठुकरा दिया है कि पहले में अपने सुयोग्य साथियोके 
आचरणोका खण्डन करूँ। यदि में ऐसा अशोभनीय आचरण कहें और 
उनसे मुछाकातका समय माँगूँ तो भी वे इस बातके लिए तैयार नही 
है कि में मुलाकातके दौरान राष्ट्रके किए इतने अधिक महत्ता 

विषयोकी चर्चा उनसे करूं। 

कक मेरे विचारसे, इन अध्यादेशो और कार्योके सामने सविधानके प्रइनका 
कोई महत्त्व ही नही रह जाता हैं, क्योकि ये अध्यादेश और कार्य 
ऐसे है कि यदि इनका डटकर- विरोध नहीं किया गया तो ये राष्ट्रके 


आत्मसम्मान और मजेलको बिलकुल नष्ट करके छोड़ेंगे। में जाता 


तार: वाइसरायके निजी सचिवको ५२१ 


करता हूँ कि कोई भी आत्मसम्मानवाला भारतीय इस सन्दिग्ध सम्भावनाका 
विचार करके कि हमे एक सविधान मिलनेवाला है, राष्ट्रके उत्साहको 
भंग करनेका खतरा नहीं उठायेगा--विशेषकर इसलिए कि तवतक कही 
ऐसा न हो जाये कि राष्ट्रमे उस सविधानको चलानेकी शक्ति ही न 
रह जाये। मै यह भी वता दूँ कि जहाँतक सीमा-परन्तका सम्बन्ध 
है, आपके तारमे तथ्योका जो विवरण दिया गया है; उससे साफ 
दिखता है कि लोकप्रिय नेताओको गिरफ्तार करने, असाधारण अध्यादेश 
जारी करने, जान-मालको सर्वथा अरक्षित बना देने और निहत्यी तथा 
अहिंसक भीड़ोपर उनके विश्वस्त नेताओकी गिरफ्तारीके विरुद्ध प्रदशंनका 
दुस्साहस करनेके कारण ग्ोलीवारी करनेका कोई ओऔचित्य नही था। 
यदि खान साहब अब्दुल गफ्फारने पूर्ण स्वतन्त्रताके अधिकारपर आम्रह 
किया वो उनकी यह माँग स्वाभाविक थी और यही , माँग काग्रेसने 
१९५९मे लाहौरमे की थी, मगर तब किसीको कोई सजा नहीं दी 
गई फिर मैने रून्दनमे ब्रिटिश सरकारके समक्ष पूरे जोरसे यह माँग 
पेश की थी। इसके अछावा, मै वाइसराय महोदयको यह भी याद 
दिला दूँ कि यद्यपि सरकारकों यह मालूम था कि कांग्रेसके प्रादेशपत्रमे 
ऐसी माँग की गई है, फिर भी मुझे काग्रेसके, प्रतिनिधिकी हैसियतसे 
ऊन्दन परिषद्मे भाग छेनेके लिए आमन्तित किया गया। इसी तरह 
दरबारमे शामिल होनेसे इतकार-मर कर देना मुझे ऐसा अपराध नहीं 
कगता जिसके लिए किसीको तत्काल जेलमें डाल दिया जाये। यदि 
खान साहब साम्प्रदायिक विद्वेष फँला रहे थे तो यह बात निस्सन्देह 
खेदजनक थी। वैसे तो मेरे पास उनका अपना वक्तव्य मौजूद है, 
जिसमें उन्होनें इससे उल्टी बाते कही है, छेकित अगर मान भी के 
कि उन्होने साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाया, तो भी उचित तो यह था 
कि उनपर खुला मुकदमा चंछाया जाता, जहाँ वे अपने ऊपर 
लगाये आरोपकी सफाई दे सकते। संयुक्त प्रान्तके सम्बन्धमे परमश्रेष्ठको 
निरचय ही गलत बातें बताई गई है, क्योकि कांग्रेसने किसी 
लगान-बन्दी आन्दोलनकी घोषणा नहीं की, बल्कि सचाई यह थी कि 
सरकार तथा कांग्रेसके प्रतिनिधियोके. बीच बातचीत चल ही रही 
थी कि छगान वसूल करनेका समर आ गया और छगान माँगा 
जाने लगा। इसलिए कांग्रेसियोकों किसानोको वातचीतके परिणाम सामने 
न आने तक छगान ने देनेकी सलाह देनी पडी, और श्री शेरवानीने 
काँग्रेकी ओरसे यह भस्ताव किया था कि यदि अधिकारिगण बातचीतके 
दौरान लछगान वसूल करना वन्द रखे तो जनताकों दी गईं यह 
सलाह वापस ले छेगे। भौ यह निवेदन करनेकी धृष्टता करता हर 
कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसको उस तरहसे आनन-फानन वर्तरफ 


५२२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


कर दिया जाये जैसा कि आपके तारमे किया गया है। संयुक्त प्रान्तमें 
यह विवाद बहुत समयसे चलछा आ रहा है और इसका सम्बन्ध उन 
करोड़ो किसानोके हिताहितसे है जिनके वारेमे सभी जानते है कि 
वे गरीबीकी चक्‍कीमें पिसे जा रहे है। जनताके कल्याणकी चिन्ता 
करनेवाली कोई भी सरकार काग्रेस-जेसी सस्थाके स्वेच्छासे दिये गये 
सहयोगका स्वागत करती, क्योकि यह बात निविवाद है कि उसका 
जनसाधारण पर वडा प्रभाव है और उसकी एकमात्र आकांक्षा 
ईमानदारीके साथ जनताकी सेवा करना है। भौर में यहाँ यह भी 
वता दूँ कि में मानता हूँ कि जिस समुदायने असह्य आथिक वोझसे 
छुटकारा पानेके अन्य सभी उपाय आजमाकर देख हलिये है, उसका 
यह प्राचीन, स्वाभाविक और कभी न छीना जा सकतनेवाढा अधिकार 
है कि वह कर देना बन्द कर दे। में इस कंथनका स्पष्ट 
खण्डन करता हूँ कि काग्रेसता किसी भी तरहसे अव्यवस्था फैलानेका 
कोई इरादा है। 

बगालके सम्बन्धमें सरकारकी ही तरह कांग्रेस भी हृत्याकी घटनाओं 
की भर्तना करती है और ऐसे अपराधोको समूल नष्ट कर देनेके 
लिए आवश्यक समझी जानेवाली किसी भी कारंबाईमे सरकारके साथ 
हादिक सहयोग करनेको तैयार है। लेकित, जहाँ काग्रेस आतंकवादी 
तरीकोकी भरत्सेना तीबव्रतम शब्दोमें करेगी, वहाँ वह बंगाल अध्यादेश 
तथा उसके अधीन की गई कारवाइयोके रूपमे सामने आनेवाली 
सरकारकी आतंकवादी नीतिके साथ भी अपना नाम नहीं जुड़ने देगी, 
बल्कि उसने अपने ऊपर अहिसा-धर्मकी जो मर्यादा छंगा रखी है उस 
मर्यादाका पान करते हुए कानून-समरथित सरकारी आतकका विरोध 
करेगी। में आपके तारमे बताई इस वातकों हृदयसे स्वीकार करता 
हैँ कि सहयोग पारस्परिक होना चाहिए, लेकिन आपके तारसे तो 
मैं अनिवायंत. इसी निष्कर्पपर पहुँचता हूँ कि परमश्रेष्ठ कांग्रेससे कक 
सहयोगकी माँग करते है, छेकिन वें सरकारकी ओरसे कोई सहयोग देनेको 
तैयार नहीं है। इन मामछोपर बातचीत करनेसे उनके साफ इनकार 
कर देनेका में और कोई अर्थ छगा ही नहीं सकता हूँ। मेने यह 
समझानेकी कोशिश की है कि इन मामलोके दो पक्ष है। जनताके 
पक्षकों जिस रूपमे मैंने समझा है उस रूपमे रख दिया है, छेंकिन 
निरिचत निष्कर्षपर पहुँचनेंसे पहले मे दूसरे, अर्थात्‌ सरकारी पक्षको 
भी समझ छेनेको उत्सुक था। मेरा इरादा था कि उसके बाद ही 
में काग्रेस्तों कोई सलाह दूँ। आपके तारके अन्तिम अनुच्छेदके बारेमे 
मेरा निवेदन यह है कि अपने साथियों और सहयोगियोके कार्यकि 
लिए-- चाहे वे लोग सीमा-प्रान्तके रहे हो या संयुक्त प्रान्तके -- अपने 


तार: वाइसरायके निजी सचिवकों ५२३ 


अर दायित॒से इनकार करना मेरे लिए मुनासिव नहीं होगा, 
में यह स्वीकार करता हूँ कि उन साथियों और सहयोगियों, 
तफसीलवार कार्यो और प्रवृत्तेयोकी जानकारी मुझे नहीं थी, क्योंकि 
तब में भारतमे नहीं था, और चूंकि काग्रेसकी कार्य-समितिको सलाह 
देना तथा उसका मार्ंदशंन करता मेरे लिए आवश्यक था और चूंकि 
में वस्तुस्थितिकी पूरी जानकारी प्राप्त करता चाहता था, इसीलिए 
मेंते साफ मनसे और पूरी सदाशयताके साथ परमश्रेष्ठसे मुलाकातका 
समय माँगा और सोच-समझकर उनसे अपना मार्गदर्शन करनेका निवेदन 
किया । में परमश्रेष्पर अपनी यह राय जाहिर किये बिना नही 
रह सकता कि उन्होने जो उत्तर देनेकी कृपा की है वह उस 
मैत्रीपूस तथा सदाशयतासे भरे निवेदनका योग्य उत्तर नहीं था और 
अगर अजब भी बहुत देर नहीं हो गईं हो तो मै परमश्रेष्ठसे अपने 
निर्णयपर पुनविचार करनेको कहूँगा और यह निवेदन कहूँगा कि वे 
मुझको एक मित्र मानकर वात्तकिे विषयोपर कोई प्रतिबत्ध लगाये 
बिना मुझसे मिले! अपनी ओरसे में यह वादा कर सकता हूँ कि 
वे जो भी तथ्य मेरे सामने रखेंगे उनपर मैं खुले दिमागसे विचार 
करूगा। में बेहिचक और खुशी-खुशी विभिन्न प्रान्तोमे जाऊंगा और 
अधिकारियोकी सहायतासे प्रइनके दोनों पक्षोका अध्ययन करूँगा। उसके 
बाद यदि मै इस निष्कर्षपर पहुँचा कि जनताने गलती की थी और 
कार्य-समितिको तथा मुझे भी गुमराह किया गया तथा सरकार सही 
थी तो यह सब निस्संकोच और स्पष्ट रुपसे स्वीकार करूँगा और 
काग्रेसको तदनुसार सलाह दूँगा। सरकारके साथ सहयोग करनेकी अपनी 
इच्छा और तत्परताके साथ-साथ मुझे परमसश्रेष्ठेके सामने अपनी मभर्यादाएँ 
भी रख देनी चाहिए। अहिंसा मेरा सम्पूर्ण धर्म है। में मानता हूँ 
कि सवितय अवज्ञा न केवकू जनताका--विशेषकर जब अपने ही 
शासनमें उसकी आवाजका कोई महत्त्व नही हो--स्वाभाविक अधिकार 
है, बल्कि यह हिंसा अथवा सशस्त्र विद्रोहका प्रभावसम्पन्न विकल्प भी 
है। इसलिए मे अपने धर्मसे कभी भी डिग नहीं सकता। इस 
धर्माा पालन करनेके लिए और जनताका मार्गदर्शन करनेका श्ञायद 
और मौका मुझे मिले ही तहीं, इस आशयकी उन निविवाद ख़बरोके 
आधारपर जिनकी प्रुष्टि भारत सरकारकी हालकी कार॑वाइयोसे होती है, 
कार्य-समितिने मेरी सलाह मानकर अस्ताव पास किया है, जिसमें 
सविनय अवज्ञाकी एक उझपरेखा अस्थायी तौरपर प्रस्तुत की गई है। 
साथमे मै प्रस्तावका पाठ भेज रहा हूँ। यदि परमश्रेष्ठ मुझसे मिलता 
योग्य समझें तो हमारी बातचीत होनेवक इस आश्यसे कि उसके 
परिणाम-स्वरूप तस्तावकों अन्तत शायद वापस ही ले छेता पड़े, इसके 


कक सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


अनुसार कारेंवाई करना स्थग्रित रखा जायेगा। मै यह स्वीकार करता 
हैँ कि मेरे और परमश्रेष्के वीच हुआ पत्रव्यवहार इतना अधिक 
महत्त्वपूर्ण है कि उसका प्रकाशन रोककर नही रखा जा सकता। 
इसलिए, मे अपना तार, आपका उत्तर, यह प्रत्युतर और कार्य- 
समितिका प्रस्ताव प्रकाहनार्थ भेज रहा हूँ।' 

[अंग्रेजीसे | 

इंडिया इन १९३१-३२; यंग इंडिया, ७-१-१९३२ भी। 


२९७. परिचय-पत्र : प्रिवा-दम्पतिकोंँ 


१ जनवरी, १९३२ 

श्री प्रिवा और उनकी धर्मंपत्नी हिंदुस्तानके मित्र है और आजकलकी हालत 

देखनेके लिए मेरे साथ आये है। प्रत्येक हिंदीसे प्राथंना है कि इन दपतिको यथा- 
संभव सहाय करे और उतनसे प्रेम करे। 


मोहनदास गांधों 
हिन्दीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८७९१) से। 
२९८. तार: प्रभाशंकर पट्टणीको 
बम्बई 
२ जनवरी, १९१२ 


सर प्रभाशकर पट्टणी 
भावनगर 
सम्भवत: कल रात अहमदाबादके लिए प्रस्थान कर दूँगा । आपका वही 
आना झ्ायद बेहतर रहेगा । 
गांधी 


अग्रेजीकी फोटो-नकलः (जी० एन० ५९२२)से। 


१. वाइसरापके मिजी सचिव द्वारा भेजे इस तारके उत्तरके छिए देखिए परिशिष्ट ४ | 
२, यह परिचय-पत्र भंग्रेजीमें भी दिया गधा था। 


२९९. पन्न : जवाहरलाल नेहरूको 


१ 
प्रिय जवाहर, 2 35 
तुम्हारा पत्र पाकर बडी खुशी हुई। कोई कारण नही कि तुम हम बेचारे 
बाहरवालो से ईर्ष्या करो । लेकिन हमे तुम्हारे भाग्यसे अवश्य ईर्ष्या है कि तुम्हे सारा 
गौरव प्राप्त हो रहा है और हम बाहरवालो के हिस्से पडा है वेगार करना। लेकिन 
हम बदला लेनेकी साजिश कर रहे है। आशा है तुम्हे कुछ अखबार दिये जाते 
होगे। मैं जो-कुछ भी कर रहा हूँ, उसमें सदा तुम्हारा खयाल बना रहता है। 
अभी पिछले दिनो मैं कमलासे मिला था। वेशक, उसे खूब आरामकी जरूरत 
है। मै एक वार फिर उससे मिलनेकी कोशिश करूँगा और इस बातके लिए आग्रह 
करूँगा कि जबतक वह पूर्णपसे स्वस्थ न हो जाये, कमरेसे बाहर न निकले। आशा 
है, डॉ० महमृदके ' सम्वन्धमे की गईं कारंवाईसे तुम सहमत होगे। मेरा निश्चित 
मत है कि आनन्द-भवनपर लगाया कर चुकानेका वचन पूरा किया जाना चाहिए।' 
तुम दोनोको स्नेह, 


बापू 
[ पुनहच : ] 
ईद्वर और सरकारकी इच्छा रही तो कछ मै आश्रम जा रहा हूँ। वहाँसे 
दो-तीन दिनमें छौट आऊंंगा। 
[अंग्रेजीसे | 
ए बंच ऑफ ओल्ड छेट्से, पृष्ठ १०४ 


३००. पत्र: नारणदास गांधीको 


२ जनवरी, १९३२ 

चि० नारणदास 
तुम्हारे पत्र तो मिलते ही रहे है, किन्तु मैं तुम्हे किस समय पन्न लिखूं ? 
इस समय रातके ११-३० बज रहे है। इस बातकी सम्भावना है कि शायद आज 
रातकों मुझे गिरफ्तार कर लिया जाये; इसलिए तुम्हे यह पत्र लिखने बैठा हूँ। तुम्हे 


१. साधन-सूत्र॒में तिथि २९ जनवरी वताई गई है, जो स्पष्टतः चूक दे। नेहरू स्मारक उंग्रहाल्यमें 
सुरक्षित मूल पत्रपर तियि * जनवरी दी हुईं है। 

२. ओऔ सैयद महमूद । 

३. यह वाबय मूलमें इसी प्रकार है। 


५२६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


क्या सीख दूँ ? तुमपर मुझे पूर्ण विदवास है। तुम्हारे सामने जो भी कठिनाइयाँ 
आयेगी प्रभु तुम्हे उनका सामना करनेकी शक्ति देगा। मेरे पकडे जानेके वाद मीरा- 
बहन वहाँ आ जायेगी। तुम्हे उसका पथ-प्रदर्शन करना है। यदि कहीसे उसकी माँग 
आये तो उसका निर्णय भी तुम्हे ही करना है। सम्भवतः कुछ ही दिनोमे प्रभावती 
भी वहाँ पहुँच जायेगी। लक्ष्मीसे कहना कि उसका पत्र मुझे मिल गया है और 
उसका निर्णय मुझे पसन्द आया है। 

माता-पितासे मेरे दण्डवत्‌ कहना। कितना अच्छा होता यदि मैं उनके दर्शन 
कर पाता। मुझे ऐसा याद आता है कि आश्रममें जो पुस्तके हैं उनमे से स्कूलके लिए 
उपयोगी पुस्तकोको छोडकर, शोष विद्यापीठको दे देनेको मैने कहा था। काका कह 
रहे थे कि तुम्हारा खयाल कुछ अछूग है। जो हो किन्तु विद्यापीठको पुस्तके दे 
डालनेको मै वुद्धिमत्ता मानता हूँ। मेरा विश्वास है कि मासिक पत्र-पत्रिकाएँ वहाँ 
दे देनेसे वे अधिक उपयोगम आयेगी और सुरक्षित भी रहेगी। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१)से। सी० डब्ल्यू० ८१९८ भी, 
सौजन्य . नारणदास गाथी 


३०१. बातचीत : वेलफेयर ऑफ इंडिया लीगके शिष्टमण्डलसे* 


[बस्वई | 
२ जनवरी, १९३२ 


मेरे तारको' भाषा वहुत ही शिष्ट और मंत्रीपूर्ण थी। मेरे मित्रोने “मार्ग 
दर्शन” बब्दपर आपत्ति की थी, ढेकिन अनुनय-विनय कर मेने उन्हे मना लिया। 
आप देख सकते है कि वाइसरायने अपने-आपको विलकुछ गलत स्थितिमे डाछ लिया 
है। और अध्यादेगके सम्बन्धर्में दलीले देना इस विषयसे निवटनेका गलत तरीका 
था। वे यह भूल गये कि मैने उनसे कोई साधारण नागरिककी हैसियतसे नही, वल्कि 
ऐसे व्यक्तिके रूपमें निवेदन किया था जिसका उनसे बरावर व्यवहार चलता 
रहता है और जिसके साथ उनको इस भावी योजनापर वात करनी थी कि गोलमेज 
परिषद्के कार्यको किस प्रकार अच्छेसे-अच्छे ढगसे सम्पन्न करना चाहिए। उनका यह 
कहना अप्रासगिक था कि में अध्यादेशोके सम्बन्धर्में वातचीत नहीं कर सकता। दूसरी 
दर्त -- अर्थात्‌ यह कि मुझे अपने साथियोके रवँेयेका खण्डन करना चाहिए-- 
अपमानजनक है। वात यह है कि सरकार अपनी सीमा लाँघ गई है। यह छॉड 
विलिग्डनकी भाषा नही है। इस उत्तरको तो उनकी ओरसे औरोने तैयार किया है। 


१. महादेव देसाईके छेख “द हिस्टॉरिक वीक” (ऐतिद्यासिक सप्ताह) से उद्धुत। 
२. देखिए “तार: वाश्सरायको ”, २९-१२-१९३१। 


बातचीत : वेलफेयर ऑफ इडिया लीगके शिष्टमण्डलसे ५२७ 


हि बहुत बुरी बात है कि भारत सरकार यह जानते हुए भी कि कोई भी गलती 
होनेपर भारतमें भयावह परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, इस तरहका व्यवहार 
करे। यदि आपको विश्वास हो कि मित्रताकी भावनासे बढाये मेरे हाथकों झटक- 
कर और मेरे लिए अपने दरवाजे बन्द करके भारत सरकारने भारी भूछ की है 
तो उसे अपने निर्णयपर पुनविचार करने और विता किसी छार्तके मुझसे बातचीत 
करनेपर मजबूर करनेके लिए आपको जमीन-आसमान एक कर देना चाहिए। इसपर 
आप पूछेंगे कि तब मैने कार्य-समितिसे एक अस्थायी प्रस्ताव क्यो पास करवाया। 
क्या इसका मतल्‍रूब भरी पिस्तौछक केकर किसीपर दबाव डालना, धमकी देना नही 
है? मेरा उत्तर यह है कि नहीं, ऐसा नहीं है। कारण, भारत सरकार यह जानती 
थी कि काग्रेस ऐसी सस्था है जिसने सविनय अवज्ञाको अपने धर्मकी तरह अपना 
रखा है। काग्रेसने ऐसा बहुत-कुछ किया है जिससे देश और सरकारको यह विश्वास 
हो जाना चाहिए कि अन्यायके निराकरणके लिए चढाये गये आतन्दोलममें कांग्रेस 
सशस्त्र विद्रोही सलाह कभी नही देगी, बल्कि वह अहिसात्मक अवज्ञाका ही परा- 
भर्यं देगी। स्पष्ट ही, उसने इस तथ्यकों नजरअन्दाज कर दिया कि सविनय अवज्ञा 
एक जायज चीज मान ली गईं है। दिल्‍ली समझौतेमे सविनय अवज्ञाका त्याग नहीं 
किया गया था, सघषे-विरामके दौरान उसे केवछ बन्द कर दिया गया था। शिमछामे 
जब हमारे अन्तिम पत्रोका -- जिन्हे दूसरे समझौतेके हिस्सेके रूपमे प्रकाशित किया 
गया, उन पत्रोका -- आदान-प्रदान हुआ था तो अपने पत्रमें मैने कहा था कि यदि 
सारे प्रयत्न विफल हो गये तो उस हालतमें हम सविनय अवज्ञा करनका अपना अधि- 
कार सुरक्षित रखते है।' इस प्रकार सरकारका उत्तर, जिसके द्वारा उसने अन्तिम 
रूपसे अपने दरवाजे बन्द कर लिये है, दिल्ली-समझौते और उस शिमलरा-समझौतेका 
सीधा उल्लूघन है जिसमें छॉर्ड विलिग्डन भी शामिल थे। इस प्रकार आपको यह 
देखना चाहिए कि भारत सरकार कैसी भारी गलत स्थितिमे जा फेंसी हैं। इसलिए 
आपको मेरा यह सुझाव है कि तार भेजनेके बाद अब आप कुछ और कार्रवाई भी 
कीजिए और अगर सरकार मुलाकात देने-जैसी छोटी-सी बातपर राजी न हो तो 
काग्रेसके पक्षमें आ मिलिए । नि 

मुझे लोगोको यह कहते सुनकर बडा दुख होता है कि में अपने उम्रपथी 
साथियोके दबावमे आ गया। मैं तो स्वय ही सबसे बड़ा उम्रपथी हूँ। गत चार वर्षसि 
मेरे साथी मेरे प्रति जैसी वफादारी दिखाते आये है, उससे अधिक वफादारी दिखाने 
वाले साथी मैने अस्यत्र नही देखे है, मेरे साथियोने कमी भी किसी वातके लिए 
मुझपर जोर नहीं डाला है और हम सबके द्वारा पास किये गये 8 कक. और 
हमारे भेजे सभी तारोके मसविदे मैने ही पा है। इन मामछोमें उन्होने मुझे 
विशेषज्ञ माना है और अपनी इच्छानुसार बरतनेकी छूट दे रखी है। हमने काफी 
देरतक विचार-विमर्श किया और छोगोकी भावना यह थी कि अस्थायी ढगका एक 
प्रस्ताव तो पास कर दिया जाये, छेकिन उसे प्रकाशित व किया जाये। इसपर 


१. देखिए खण्ड ४७। 


५१२८ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


नही कहनेवाला में ही था। यदि उसे मै दवा रखता तो यह वाइसराय 
दोनोके प्रति अन्याय होता। मैने कहा कि जब प्रस्ताव पास हो गया तो अल 
साहवको पूरे तथ्य वता देने चाहिए। सविनय अवज्ञा या अहिसासे जैसा अन्योन्याश्रय 
सम्बन्ध मेरा है वैसा मेरे साथियोका नही है। यहाँ जिस तरह ' उसीके लिए जियो 
और उसीके लिए मरो ' वाली बात मुझपर लागू होती है उस तरह उनपर लागू नहीं 
होती। लेकिन, मेरे सामने और कोई रास्ता ही नहीं था। जिसके सामने सदास्त् 
विद्रोहकी घोषणा करनेका विकल्प हो वह तो आज जो परिस्थिति है उसमें सुलहकी 
वात करता रह सकता है, छेकिन जिसके सामने ऐसा विकल्प नही है, वह कैसे ऐसा 
कर सकता है--में कैसे सुछहकी वात करता रह सकता हूँ? जो हुआ है, यही 
है; सविनय अवज्ञा मेरा धर्म है, में उसे कंसे छोड सकता हूँ? यही कारण है कि 
यद्यपि राष्ट्रका पैसा खर्च करते हुए मै बहुत कजूसीसे काम छेता हूं, फिर भी मैने 
उत्तरसहित प्रस्तावके पूरे पाठकों तार द्वारा सूचित करनेका खर्च उठाया। 
तार भेजनेके बाद अब आपको जो करना चाहिए वह मुझे वाइसरायके पास 

भेजना नहीं, वल्कि आपका स्वयं उनसे मिरूना है। उनसे आपको सिर्फ इतना ही 
कहना है कि ऐसे मौकेपर, जबकि एक बहुत बढा सवैधानिक कदम उठाया जा रहा है, 
राज्यका प्रधान जन-प्रतिनिधिसे मिलनेसे इनकार करे, यह वात ठीक नही लंगती। ' 

[ भग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ७-१-१९३२ 


३०२. सन्देश : खेड़ाके किसानोंको" 


अहमदाबाद 

[३ जनवरी, १९३२के पु | 

गूजरातमे झ्ाँकने, आश्रमवासियो और अन्य साथियोसे मिलने और आपकी 

कठिनाइयोमें आपके साथ सवेदना और सहानुभूति प्रकट करनेकी मेरी बड़ी इच्छा 

थी। परन्तु मुझे डर है कि यह सव सम्भव नही होगा। 

सत्याग्रहीको जब जेल या कोई उस-जैसी चीज आमन्त्रित कर रही हो तो वह 

परिवार या मित्र॒का सपना तक नही देख सकता और न उनसे मिलने या विदाई 

लेनेके लिए प्रतीक्षा ही कर सकता है। अपनी मौजूदा स्थितिर्में में इसी तरहकी 

मानता हूँ। इसलिए यदि आपसे भेंट सम्भव न हो तो मेरी इस वातपर विश्वास 

करना कि ऐसा कत्तंव्यकी अत्यावर्यक माँगके कारण ही हुआ है। ऐसा लग्रता है 
कि सम्राम हमारे सामने खडा है और वह इस बार अधिक गम्भीर होगा। 


२, गाघीजी से बातचीत करनेके वाढ शिष्टमण्डलने अपने अध्यक्षको यह अधिकार दिया कि वे वाइस- 
राषको तार भेजकर वतायें कि गाधीजी के मनमें कोई दुराग्रह नहीं है और श्सलिए यह और भी जरूरी 
हो जाता है कि उन्हें वाइसरायसे मिलकर परिस्थितिपर बातचीत करनेका मांका विया जाये। 

२. साथन-धत्के भनुसार यह सन्देश गुजरातीमें था। 


सन्देश : खेड़ाके किसानोंको ५२९ 


उन्हें छड़ाईके प्रहारकों सहने और अडिग रहनेके लिए प्रेरित करते हुए, 
गांधीजी उनसे हँंसो-खुशी अपनो जमीन, माल-असबाब और मवेशियोका त्याग करने, 
सभी तरहके कष्ट भोगने और छादी-गोली समेत सभी तरहका उत्पीड़न सहनेका लिए 
कहते हे। ग्रांधीजी उनसे यह अपील करते हे कि इन सबको सहते हुए भी उन्हें 
तनिक भी उत्तेजित नहीं होना है और अपने उत्पीड़कपर तरस खाना है और उसके 
लिए शुभकामना करनी है। ; 

प्रसिद्ध गुजराती कवि शामरू भद॒टका यह वचन उद्धृत करते हुए कि “जो 
ब्राईका बदला भलाईसे देता है, वही वस्तुतः जीता है”, गांधीजी आगे कहते हे: 

प्रेमकी इस धाराका आप पान कर चुके है और दूसरोके अनुभव देख चुके 
हैँ । इसलिए आपको उस किसान तकको, जो आपका साथ नही दे रहा है या आपके 
विरुद्ध है, ठेस नही पहुँचानी है। आपको उसपर भी तरस खाना है, क्योकि कत्तेव्य 
के मामलेमे यदि उसका मत आपसे नहीं मिलता, तो यह उसका दोष नही है। 

अपनी बात जारी रखते हुए गांधीजी कहते हे कि वल्‍्लभभाईको छोगोंने 
सरदारकी उपाधि दी है, और फिर आगे कहते हे: 

उनकी इज्जत और शक्ति आपके हाथोमे है। यही नही, वल्कि पूरे भारतकी 
प्रतिष्ठा और इज्जत आपके हाथोमे है। सघर्ष फिर छिड जानेपर, भारत और सारे 
ससारकी निगाहे आपपर टिकी है। इन सब बातोको याद रखिए और सत्याग्रहीके 
योग्य शक्तिके लिए ईर्वरसे प्रार्थना कीजिए। 

फिसानोंसे यह आग्रह करते हुए कि उन्हें अपने धाराला भाइयोके साथ सेल- 
मिलापसे रहना चाहिए, गांधीजी अच्तमें कहते है: 

यह याद रखिए और अपने-आपको ढाढस दीजिए। यह विश्वास रखिए कि 
आपकी जब्त की गईं सब जमीन आपको वापस मिलेगी। यह कोई प्रलोभन नहीं 
है। मै जब यह कहता हूँ कि सच्चे सत्याग्रहीकी यह सच्ची नीव है, तो इसके 
एक-एक हशब्दपर विश्वास करिए। 

[अग्रेजीसे ] 
हिन्दू, ४-१-१९३२ 


४८-३४ 


३०३. मन्दिर-प्रवेश सत्याग्रह 


[३ जनवरी, १९३२ या उसके पूर्व ]' 

पिछले सप्ताह जिन दिनो कार्य-समितिकी वैठक चल रही थी, केरलके कई 

प्रतिनिधियों और दूसरे काग्रेसी कार्यकर्तानोसे भी मन्दिर-प्रवेशसे सम्बन्धित प्रब्नोपर 

अनेक बार मेरी वातचीत हुई। मुल्शकातियोने प्रब्नोत्तरके रुपमें इन वारत्तावोकी जो 

रिपोर्ट प्रकाशित कराई हूँ, उनमें भूल-मुवार करनेके वजाय मैं नीचे वह सव दे रहा 

जिन्हे में उनके प्रब्नोके उत्तर मानता हूं। पाठक देखेंगे कि उत्तर इस तरहके 
कि अव्गसे प्रमग्नोका उल्लेख करनेकी जरूरत नहीं रह जाती। 

१. इस वातको वध्यानमे रखना आवध्यक है कि यद्यपि अस्पृष्यता-निवारणके 
प्रब्यका राजनीतिक महत्त्व बहुत अधिक है, किन्तु तत्त्वतः और मुख्य रूपसे यह एक 
ऐसा घामिक प्रव्न है जिसका समाधान हिन्दुओको करना है और इस दृष्टिसि यह 
उनके लिए राजनीतिक ग्रग्नसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। मतलूव यह कि सवर्णोके 
अस्पृध्यता-निवारणके कर्तंव्यको राजनीतिक आवध्यकताबोके सामने भी कभी गौण 
नहीं बताया जा मकता। इसलिए वत्तंमान राजनीतिक परिस्वितियोंके कारण अस्पृष्यता 
को मिटानेके प्रधत्तोको बन्द कर देना किसी भी तरहसे उचित नहीं होगा। 

२. ऐसे धामिक और पवित्र कार्यमें सुवारककों सभी तरहके परिणामोकों 
झेलना पड़ता है, कुछ समयतक भुविवा-प्राप्त वर्गोकी सहानुभूतिसे वचित रहनेका 
खतरा भी उठाना पड़ता है। इसलिए जो लोग यह मानते हो कि अस्पृथ्यता एक 
ऐसा अभिशाप है जिसे किसी भी कीमतपर मिटाना है, वे अपने साथ बहुत ही 
कम छोगोके रह जानेके भवसे अपने प्रयत्॑नमे भिथिल्ता नही छायेंगे। 

३. यदि मन्दिरोके वत्तमान पुजारी हडताल कर दे और आवध्यक कर्मकाण्ड 
करनेसे इनकार करे तो उनके स्थानपर तुरन्त नये पुजारी रख छेने चाहिए। और 
जिस जाति-विशेपने वे पुजारी दिये थे वह यदि दूसरे पुजारी देनेसे इनकार करे तो 
किसी अन्य जातिका पुजारी ढूंढनेमें भी मैं हर्ज नहीं मानता। ध्यान सिर्फ इस बातका 
रखना चाहिए कि नये पुजारियोमे आवश्यक योग्यताएँ और निप्ठा हो। मगर जहाँतक 
में जानता हूँ, तथ्य यह है कि अधिकाञ पुजारी अपनी जीविकाके छिए इस सेवापर 
इतने अधिक निर्भर हैं कि वे बहुत दिनोतक हडताल जारी नहीं रख सकते। इस 
दलीलूका मेरी रायपर कोई असर नही पड़ता कि पूजा करनेका अधिकार वंगानुगत 
है, क्योकि यदि इस अधिकारका भोक्‍्ता, चाहे जिस कारणसे हो, स्वय ही अपना 
अधिकार छोड दे तो इसके लिए दोपी तो खुद वही है। 


नि 
दा 
ह्‌ 


१. साधन-चुत्के अनुसार गाधीनी ने कामके बहुत अविक दबाव और किसी भी घडी गिखतार 
कर टिंये जानेकी आश्ंकाके बीच यह ेख बोलकर लिखाया था और गिरफ्तारीसें ठीक पहले ४ ज्नवरीको 
इसे प्रकाशनाये ढे ढिया। 


सन्दिर-प्रवेश सत्याग्रह ५३१ 


हे ४. यदि मन्दिरके अधिकारी यह कहे कि हम अस्पृदयोके छिए एक कोना अलूग 
किये देते है तो इसे पर्याप्त नही मानना चाहिए। अस्पृश्योपर लगाया ऐसा कोई 
प्रतिबन्ध बरदाइत नहीं किया जा सकता जो अन्य अक्नाह्मण हिन्दुओपर लागू नहीं 
किया जा सकता।_ अलूबता, उन लोगोके लिए एक कोना अलग किया जा 
सकता है जो अस्पृश्योसे घुलना-मिलना न चाहते हो। उस हाऊुतमें ये छोग अपनी 
ही इच्छासे अस्पुश्य बन जायेगे। 

५. घेरोको हमे जबरदस्ती तोडना नही चाहिए। वह एक तरहकी हिसा ही 
होगी। यहाँ यह कहनेसे बात नहीं बनती कि घेरे तो निष्प्राण है। घेरे भछे ही 
निष्पराण हो लेकिन उनको खडा करनेवाले हाथ तो प्राणयुक्‍त थे। 

६. उपर्युक्त बातोसे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मन्दिर-प्रवेश सत्याग्रह 
करनेके लिए सत्याग्रहीका मन्दिरोमें विश्वास होता आवश्यक है। भमन्दिर-प्रवेश एक 
धार्मिक अधिकार है। इसलिए जिसका मन्दिरोमे विश्वास न हो, उसके प्रवेशको 
सत्याग्रह नही कहा जा सकता। वाइकोम सत्याग्रहके समय जब श्री जॉर्ज जोजेफ 
जेल गये तो मैने उन्हे छिखा था कि आपने गछत काम किया है।' उन्होने भेरी 
बात मान छी, तुरन्त क्षमा-याचना की और वे जेलसे बाहर आ गये। मन्दिर-प्रवेश 
सत्याग्रह स्पृश्य हिन्दू द्वारा किया जानेवाछा भ्रायद्चत्त है। उसने पाप किया है और 
इसलिए उसे अपने साथ इन सहधर्मी अस्पृश्योकों मन्दिरमे के जानेका प्रयत्न करनेके 
लिए विरोधियोको स्वयंको दण्डित करनेको आमन्‍्त्रित करके प्रायश्चित्त करना है। 
इसलिए गैरहिन्दू छोग तो सत्याग्रहकों छोडकर किसी और तरीकेसे सहायता ही कर 
सकते है। उदाहरणके लिए, गुरुद्वारा आन्दोलनके समय जहाँ अन्य जातियोने और 
तरह सिखोकी मदद की, वहाँ सत्याग्रह केवल अखण्ड पाठमे विश्वास रखनेवाले 
सिख ही कर सकते थे और केवल उन्होने ही किया भी। 

मेरे विचारसे सत्याग्रह केवल अस्पृश्योको ही नही करना चाहिए। इसका नेतृत्व 
स्पृश्य सुधारकोकों करना चाहिए। कार्य-साधक नीतिका तकाजा यही है। के समय 
ऐसा आ सकता है जब अस्पृश्य स्वयं ही सत्याग्रह करें। इस विचारके पीछे यह 
भावना काम कर रही है कि पहले स्पृश्य हिन्दुओके वीच छोकमत काफी सजग और 
सक्रिय हो जाना चाहिए और तभी सबको सत्याग्रह करना चाहिए। यह एंसा शस्त्र 
है जिसकी सफलता लोकमत तैयार करनेपर निर्मर है। इसलिए, इसके उपयोगसे 
पहले हमेशा सभी जाने-माने प्रचलित तरीकोको आजमाकर देख छिया जाता है। 

७. जो जमीन वास्तवमे निजी हो, उसपर वनाये गये मन्दिरोमे प्रवेशाधिकारकी 
माँग नही की जा सकती। किन्तु, जब कोई व्यक्ति किसी निजी जमीनपर बनाये 
मन्दिरके सावेजनिक प्रयोगकी छूट दे दे, लेकिन अस्पृष्योके प्रवेशपर रोक छगा दे 
तो वह मन्दिर तिजी मन्दिर नही रह जाता। 


२, देखिए खण्ड २३, ४८ ४१६-१७।॥ 
२, देखिए खण्ड २३, २०5 २३३ और रे४६-४८ | 


५३२ सम्पूर्ण गांधी वाइमंय 


८. ऐसा सुझाया गया है कि सत्याग्रह द्वारा मन्दिर-प्रवेशके प्रयत्नको अभी 
बिलकुल छोड दिया जाये और इस कामको कानून बनाकर किया जाये। मैं इस 
विचारसे सर्वथा असहमत हें। कोई कानून वनाये जानेसे पहले आम तौरपर उसके 
लिए जनमत तैयार किया जाता है और लोकतन्त्रमे तो निश्चय ही यही होता है। 
मेरे जानते ठीकसे किये गये सच्चे सत्याग्रहके द्वारा जितनी जल्दी लोकमत तैयार 
किया जा सकता है, उतनी जल्दी और किसी उपायसे नहीं किया जा सकता। और 
किसी स्थान-विशेषमे सत्याग्रह करनेका उपयुक्त अवसर कौन-सा है, इसका निर्णय 
तो स्थानीय काग्रेस कमेटीको ही करना चाहिए। 

९. जो लोग यह कहते है कि अस्पृश्यतासे सम्बन्धित प्रइनोपर गरहिन्दू लोग 
भी मत दे सकते हू, उनसे में १९२० में काग्रेसके नागपुर सविधानके स्वीकृत होनेके 
वाद पास किया गया श्रथम भ्रस्ताव देखनेको कहूँगा। उसमे साफ-साफ कहा गया है 
कि अस्पृश्यता-निवारणकी समस्या ऐसी है जिसके समाधानका भार विशेष रूपसे और 
केवल हिन्दुओके सिर ही होना चाहिए। इसलिए एक ऐसी परिपाटी वन गईं है कि 
गैरहिन्दुओको मत देकर अथवा अन्य प्रकारसे इस धामिक समस्यामे हस्तक्षेप नहीं 
करना चाहिए। 

[भग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १४-१-१९३२ 


३०४. तार: वाइसरायके निजी सचिवकों 


वम्बई 
३ जनवरी, १९३२ 


आपके इसी तारीखके तारके'! लिए घन्यवाद। परमश्रेष्य और परसश्रेष्ठकी 
सरकारके निर्णयपर में गहरा खेद प्रकट किये बिना नहीं रह सकता। 
ईमानदारीसे अपना मत व्यक्त करनेको धमकी कहना निश्चय ही गरत 
है। क्‍या मै सरकारको यह याद दिलाऊँ कि दिल्ली-वार्ता सविनय अवज्ञा 
के जारी रहते ही शुरू हुई थी और चलती रही थी और जब समझौता 
हुआ तो सविनय अवज्ञा वन्द नहीं की गई थी, बल्कि केवल स्थगित 
कर दी गई थी। हरून्दनकके लिए मेरे रवाना होनेसे पहले गत सितम्बरमे 
दशिमलामे इस स्थितिपर फिरसे जोर दिया गया था और परमश्रेष्ठ और 
परमश्रेष्की सरकारने उसे स्वीकार कर लिया था। मैने यद्यपि यह चीज 
साफ कर दी थी कि कुछ हाछातमे काग्रेससो सविनय अवज्ञा फिर शुरू 
करनी पड़ सकती है, फिर भी सरकारने वार्त्ता भग नहीं कौ थी। 
सरकारकी ओरसे यह तो जरूर स्पष्ट कर दिया गया था कि सविनय 


१. जाहिर दे कि गाधीजी ने यह तार २ जनवरीको छिखना शुरू किया था। 


तार: हॉरैविनको ५्श्३ 


अवज्ञा करनेवालोकों कानूनकी अवज्ञाकी सजा दी जा सकती है पर 
इससे केवल यही सिद्ध होता है कि सत्याग्रहियोको सत्याग्रह करते समय 
उसके परिणामोका पता होना चाहिए, किन्तु मेरी दलीलपर इससे कोई 
असर नहीं पडढता। सरकारकों यदि यह रवैया बुरा छगा था तो उसके 
आग यह रास्ता खुला था कि वह मुझे रून्दन न भेजती। इसके विप- 
रीत, परमश्रेष्ठने मेरी बिदाईपर अपनी शुभकासना प्रकट की थी। यह 
कहना भी उचित या सही नहीं है कि मैने कभी यह दावा किया 
है कि सरकारकी नीति मेरे तिर्णयपर निर्भर रहनी चाहिए। परन्तु मैं 
यह अवश्य निवेदन करता हूँ कि कोई भी लोकप्रिय और वेघानिक 
सरकार सार्वजनिक सस्थाओ और उनके प्रतिनिधियोके सुझावोका सदा 
स्वागत करेगी और उनपर सहानूभूतिसे विचार करेगी। और अपने उन 
अधिनियमों या अध्यादेशोके बारेमे, जिनका जनमत विरोध करता है, 
उन्हें सभी उपलब्ध सूचनाएँ प्रदान करेगी। मेरा कहना यह है कि 
मेरे सन्देणोका, जो-कुछ पिछले अनुच्छेदमें कहा गया है, उसके सिवा 
और कोई अर्थ नहीं है। समय ही यह बतायेगा कि किसकी 
स्थिति न्‍्यायोचित थी। इस वीच में सरकारको यह विद्वास दिलाना 
चाहता हूँ कि काग्रेसती ओरसे सघ्षको हेषरहित और बविलकुछ 
अहिसात्मक ढगसे चंलछानेकी पूरी-पूरी कोशिश की जायेगी। मुझे यह याद 
दिलानेकी कतई आवश्यकता नहीं थी कि हमारे कार्योके सभी परिणामोके 
लिए काग्रेस और उसका यह विनम्र प्रतिनिधि मैं ही उत्तरदायी होगे। 


[अग्रेजीसे 
इंडिया इन १९३१-३२ तथा यंग इंडिया, ७-१-१९३२ भी | 


३०५- तार: हॉरंबिनको 
[३ जनवरी, १९३२ | 


मे भेजे गये आपके तारके लिए हृदयसे आभारी हूँ। पूरा तार टॉम 
विलियम्सके पतेपर भेज दिया है। सरकारसे आधी रातको सन्देश मिला 
है। भेटके लिए प्राथंवा और सब तरहकी वार्ता इस आधारपर अन्तिम 
रूपसे अस्वीकार कर दी गई है कि काग्रेस ने समाधान प्राप्त न कर 
सकनेकी दक्शामे सविनय अवज्ञाकी धमकी देनेकी हिम्मत की है। वाइसरायके 
उत्तरमें मुझपर यह आरोप भी छगाया गया है कि में अवैध कारंवाईका 
डर दिखाते हुए शर्ते थोपना चाहता हूँ। चारो ओरके वातावरणमें मुझे 
आज सम्मानजनक और सहयोगकी समानतापर आवारित , इच्छाका कोई 
चिह्न दिखाई नहीं देता। वाइसराय यह भूल गये हैं कि दिल्लीके 


५३४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


सघर्ष-विराममे नागरिकोका सविनय अवज्ञा करनेका अधिकार मूक रूपसे स्वीकार 
कर लिया गया था, क्योकि वार्ता जब चल रही थी तव सविनय 
अवज्ञा जारी थी, और वह सघणषे-विरामके दौरान ही रोकी गई थी। 
फिर, झिमछामे वत्तेमात वाइसरायने मेरे इस वकतव्यकों चुनौती नहीं दी 
थी कि यदि समाधान प्राप्त करनेके अन्य तरीके असफल रहे तो 
काग्रेसका सविनय अवज्ञा करनेका अधिकार कायम रहेगा। बेशक इसके 
साथ कानून की अवज्ञाके लिए सजा की झछा्त छगी थी, पर वह तो 
सत्याग्रहकी पद्धतिमे अन्तनिहित ही है। किन्तु वाइसरायने उपर्युक्त 
परिस्थिति उत्पन्न होनेपर हमारे सविनय अवज्ञा करनेकी वात सोचनेके 
कारण न केवल वार्ता भग नहीं की थी, वल्कि उसे पूरा किया था और 
मुझे अपनी शुभकामनाओंके साथ हरून्दन भेजा था। इसलिए मौजूदा रवैया 
परिपद्से तुरन्त पहलेके रवेयेसे स्पष्ट रूपसे भिन्न है। सचाई यह है कि 
सरकार काग्रेसकी बढती हुई शक्तिकों और उसके फलस्वरूप जनतामे 
आत्मवलके उदयको सहन नहीं कर पा रही है। विरोधी जनमत ओर 
अपनी वातपर आग्रह करनेकी उसकी बढती हुई क्षमताके प्रति सरकारकी 
असहिष्णुता पूवंबत जारी है। मुझे विश्वास हो गया है कि इस 
तरहके वातावरणमे स्वाधीनताकी ओर छे जानेवाले स्वतन्त्र सविधानका 
विकास विलकुल असम्भव है। काग्रेस सगठनका दमन और नेताबोकी 
गिरफ्तारी निकट प्रतीत होती है। फिर भी जहाँतक मे अन्दाजा छगा 
सकता हूँ, विशाल जन-समाज हिम्मत नहीं हारेगा, सत्ताका दृढतासे प्रतिरोध 
करेगा, और सरकारके भडकावेके वावजूद कडाईसे अहिसाका पालन करेगा । 
मुझे आगा है कि यदि सरकारने तथ्योका सीधा-सादा विवरण भेजनेपर 
प्रतिवन्‍ध नही छगाया तो मै, जबरदस्त अडचनके वावजूद, आपको तार द्वारा 
नियमित 'बुलेटिन' भेजता रहूँगा। श्री एलेक्जैडः और अन्य मित्रोको 
कृपया समाचारोसे वरावर सूचित करते रहें । 

गांधी 

[ अग्नेजीसे ] 
बॉम्बे क्रॉनिकल, ४-१-१९३२ 


३०६. तार: लॉर्ड इचिनकों 


बम्बई 
हे जनवरी, १९३२ 


आप सच मानिए, मैने भरसक कोशिश की, लेकिन असफल रहा । फिर 
भी मैं निराश नहीं हूँ, और अगर ईइवरने चाहा तो मैं उस भावनाकों 
कायम रखूगा जिस भावतासे, आपके विचारमे, मैं दिल्लीमे उस पवित्र 
सप्ताहके दौरान प्रेरित था। मै आपके प्रमाणपत्रको झूठा नही साबित 
होने दूँगा । 

[अग्नेजीसे ] 

बॉस्वे क्ॉनिकल, ५-१-१९३२ 


३०७. भेंट: एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको" 
३ जनवरी, १९३२ 


परमश्रेष्ठ वाइसराय और सरकारकी ओरसे यह तार प्राप्त करके मुझे हादिक 
दुख हुआ है। जिस भेटके लिए हम इतने छालायित थे उसका दरवाजा मेरे लिए 
लगभग वन्द कर दिया गया है, क्योकि तारमे भेटके लिए ऐसी शर्तें रखी गई 
है जिन्हें स्वीकार करके कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति उस बन्द दरवाजेको फिरसे 
खोलनेकी कोशिश नहीं कर सकता। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि इस 
तरह तो पहली गलतीको साहसके साथ स्वीकार करनेकी बजाय, गलछतीपर गलती 
की गई है। इस तारमे एक ऐसी दलील पेश करते हुए जो मुलाकातके भेरे 
बार-बारके अनुरोधसे किसी तरह मेल नही खाती, मुझे सूचित किया गया है कि 
सविनय अवज्ञा फिर शुरू करनेकी धमकीके रहते वाइसराय महोदय मुझसे नही 
मिल सकते। इस' प्रकार इस तारके द्वारा जान-बूझ्कर और अन्तिम रूपसे दरवाजा 
बन्द करके एक और गलती की गईं है। वाइसराय और उनकी सरकारने 
सविनय अवज्ञा फिर शुरू करनेकी तथाकथित धमकीको मुझसे न मिलनेका 
बहाना बनाकर दिल्‍ली समझौतेका खुल्लमखुल्ला उल्लघन किया है। 

निश्चय ही उन्हें यह मालूम है कि जिस वात्तकि फलस्वरूप समझौता हुआ 
वह सविनय अवज्ञाके चालू रहते ही हुईं थी और समझौतेके अधीन सविनय अवज्ञा 
अन्तिम रूपसे बन्द कदापि नहीं की गईं थी, वल्कि केवल स्थगित कर दी गई थी, 


१. पद सन्देश एसोसिंप्टेड प्रेस ऑफ इृड्याके अतिनिधिको रातकों छयमग दो बजे टेलिफोनपर 
लिखाया गधा था| 


५३६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


जिसका उद्देश्य यह था कि गोलमेज परिपदरें काग्रेसका प्रतिनिधित्व हो सके, और 
यह चीज साफ थी कि यदि गोलमेज परिषद्‌ राष्ट्रीय माँगकों पूरा नहीं कर पाई 
तो वह फिर शुरू की जा सकती है। इसके साथ मैं दूसरे समझौतेकों भी जोड़ना 
चाहता हूँ जो मेरे लन्दन रवाना होनेसे ठीक पहले थिमछामें हुआ था।' मेरे और 
सरकारके वीच जो पत्र-व्यवहार चला है उसकी जाँचसे यह देखा जा सकता है कि 
सधपप-विरामके वावजूद मैने, रक्षात्मक कार्रवाईके रूपमें, अपना यह अधिकार सुरक्षित - 
रखा था कि यदि नरम तरीकोसे शिकायतोका समाधान नही हुआ तो उनके लिए 
में सविनय अबजा कर सकूँगा। यदि सविनय अवज्ञा ऐसा ही घृणित अपराध है तो 
निग्चय ही सरकार उस आधारपर पत्र-व्यवहार कदापि नहीं कर सकती थी और 
वाइसरायकी शुभकामनाओके साथ मुझे लन्दन नहीं भेज सकती थी। परन्तु मे देख 
रहा हूँ कि समयके साथ व्यवहार भी बदरू गया है। 

राप्ट्रको अब सरकारकी चुनीतीका अवध्य जवाब देना चाहिए। परन्तु यह आगा 
की जाती है कि सभी वर्गों और धर्मोके छोग जहाँ साहसके साथ और पूरी विनम्रतासे 
अग्नि-परीक्षासे गुजरेगे और किसी भी कीमत और कष्टकों अत्यधिक नही समझेंगे, 
वहाँ वे बडीसे-बडी उत्तेजना होने पर भी मन, वचन और कर्मसे खूब कडाईके साथ 
अहिसाका पालन करेगे। में उनसे यह भी अनुरोध करूँगा कि वे प्रशासकोसे नाराज 
ने हो। पीढी-दर-पीढी चली आती आदतको छोडना उनके लिए आसान नही है। 
हमारी छठाई मनुप्योसें नहीं है, वल्कि उनकी कार्रवाइ्योसे है। 

हमे अपनेपर और इसलिए मानव-स्वभावपर विश्वास है और हम यह महसूस 
करते हैं कि यदि हम काफी समयतक और सही भावनासे कप्ट सहे तो हमारे 
कप्टोके परिणामस्वरूप प्रशासकोमें अवब्य परिवर्तन आयेगा। हर हालछतमे हमें 
यह समझ लेना चाहिए कि कप्ट जितने वर्ड होगे और जितनी ज्यादा देर रहेगे, 
हम उस स्वराज्यके उतने ही योग्य वनेगे जिसके लिए हम यह अग्नि-परीक्षा देने 
जा रहे है। म॑ राप्ट्रको अपने उस वबचनकी याद दिलाना चाहता हूँ जो मैने गोलमेज 
परिपद्के पूर्णाधिवेशनके अन्तमे प्रधान मन्त्रीकों दिया था कि यदि हमे सथर्प फिर 
जुरू करना पडा तो उसमें देपकी भावना नहीं होगी और हम कोई भी अनुचित 
कार्य नहीं करेगे। मुझे विश्वास हैं कि हर भारतीय इस वचनको पूरा करेगा। 

भग्रेजोस में यह कहना चाहेंगा कि वे उन झूठी रिपोर्ट्स सावधान रहे जो 
भारतमे काग्रेसकी कार्ंवाइयोके सिलूसिकेमे सुबह-शाम प्राय. उनके आगे रखी जाती 
है। झूठी यूचता मिलना या सही सूचनाके दमनके कारण विलकुछ सूचना न 
मिलना हृदयसे-हृदयके सहयोगमें एक बहुत बडी बाधा है। 

[ अग्रेजीसे ] 
हिन्दू, ३-१-१९३२ 


१. देखिए खण्ड ४७। 


३०८. पत्र : रवीन्द्रनाथ ठाकुरको' 

लैवंम रोड 

बम्वई 

प्रिय गुरुदेव, 3000 

इस समय मैं कर थका हुआ शरीर लेकर गदहेपर लेटा ही हूँ और एक- 

आधघ झपकी ले लेतेकी कोशिश करते हुए आपके बारेमे सोच रहा हूँ। में चाहता 

हूँ कि जो यज्ञाग्ति सुलयाई जा रही है, उसमे आप जो सर्वोत्तम समिधा डाल सकते 
हैं, वह डाले। 


सस्नेह, 
मो० क० गांधी 
अग्नेजीकी फोटो-्नकल (जी० एन० ४६२२) से । 
३०९, भाषण : प्रार्थना-सभासें 
[वम्बई | 
३ जनवरी, १९६२ 


कुछ दिनोसे आप इन प्रार्थनाओमे मेरे साथ रहें है, और अब जब कि सघर्ष 
फिरसे शुरू किया जा रहा है और मुझे किसी भी क्षण गिरफ्तार किया जा सकता है, 
मैं आशा करता हूँ कि आप छोग प्रार्थनाका कार्यक्रम सुबह-शाम नियमित रूपसे जारी 
रखेंगे। आप इसे अपने लिए प्रतिदिनका एक आवश्यक कत्त॑व्य बना ले। भत्मशुद्धिके 
यज्ञमे प्रार्थनाकी भूमिका बहुत बडी है और आप देखेंगे कि यह आपके लिए कामघेनु 
का काम करेगी और आपका रास्ता साफ करती रहेगी। आप अपनेको इसमें जितना 
अधिक छगायेगे, आप अपने दैनिक जीवनमे निर्भयताका उतना ही अधिक अनुभव करेगे, 
बयोकि निर्भयता आत्मशुद्धिका छक्षण और प्रतीक है। मैं तो किसी भी ऐसे आदमीको 
तही जानता जो आत्मशुद्धिकी राहपर चलते हुए भी भयकी भावनासे भ्रस्त रहा हो । 
आदमीके मनमें आमतौर पर दो तरहके भय होते है -- मृत्युका और भौतिक सम्पत्ति 
गँवाेका। प्रार्थनारत तथा आत्मशुद्धिकी राहपर चलनेवाला आदमी मृत्युका भय 


१. पह पत्र गांधीजी से ३ जनवरीकों ४ बजे दिनमें मद्दादेव देसाईफ़ों बोलकर लिखाया था । 
इसके साथ महादेव देसाईने चूचनाय जो पन भेजा था, उसके अनुसार गाधीजी ने दूसरे दिन “ अपनी 
गिरफ्तारीके कुछ ही क्षण बाद” इसपर अपने हस्ताक्षर किये थे। 

२, शासके चार बजे भाषोजित। 


५३८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


त्याग देगा और एक वबरदानकी तरह उसका वरण करेगा और सारी पायिव सम्पत्ति- 
को नश्वर मानते हुए वह उसे सर्वथा महत्त्वहीन समझेगा। उसे यही लगेगा कि 
जव देश दु.खदारिद्रचसे ग्रस्त है और जब करोडो लछोगोको एक वार भोजन भी नही 

मिलता तब उसे सम्पत्तिगाी रहनेका भरा क्या अधिकार है? जिसने ये दो भय 
छोड़ दिये हो, उसे दुनियाकी कोई भी ताकत पराजित नही कर सकती । ढेकिन इसके 
लिए यह आवशध्यक है कि प्रार्थना प्रदर्शनकी नही, वल्कि हृदयकी वस्तु हो। इसे हमें 
दिन-प्रतिदिन ईइवरके अधिकाधिक निकट ले जाना चाहिए, और प्रार्थनारत आदमीकी 
यह हादिक इच्छा पूरी न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीधा-सादा कारण यह 
है कि उसके मनमें कोई अनुचित इच्छा जाग्रेगी ही नहीं। इसलिए आप इस नियमको 
जारी रखें। इस तरह न केवल आप अपने इस नगरकों द्युतिपूर्ण बनायेगे, बल्कि 
हमारा देश भी उस प्रकाअसे चमक उठेगा। मुझे आजा है कि मेरी इस छोटी-सी 
विनतीकों आपके हृदयोमे स्थान मिलेगा । 

[अग्नेजीसे ] 

यंग इंडिया, ७-१-१९३२ 


३१०. भेंट: 'वॉम्बे ऑमनिकल ' के प्रतिनिधिको 


वम्बई 

३ जनवरी, १९३२ 

राप्ट्रमे मै अपनी गिरफ्तारीके वाद यही करनेको कहूँगा कि वह अपनी नीदसे 
जागें, और ५ 

१. सभी विदेशी वस्त्रोका तुरन्त त्याग करे और खहर अपनाये, 

२ सभी मादक आऑपधियों, द्वव्यों और पेयोका त्याग करे; 

३. हिंसाका नामो-निशान तक मिटा दे और अधिकारियोकी कार्रवाई चाहे 
कितनी भी उत्तेजक क्यों न हो, प्रत्येक अग्रेज स्त्री-पुएप और वच्चेकी, चाहे वह 
अधिकारी हो या सामान्यजन, पूरी तरह रक्षा करे; 

४, प्रत्येक व्यक्ति सरकारकों यथासम्भव अपना हर तरहका सहयोग देना बन्द 
कर दे; और 

५. कार्य-समितिके प्रस्तावका अध्ययन करे और उसके शब्दों और उसकी 
भावनाको कार्यान्वित करे। और उस प्रक्रियाके दौरान उसपर जो भी मुसीवते 
आये, सब सहे -- जान और मारूका नुकसान तक। हि 

पूरे भारतके लिए एक नियम निर्धारित करना कठित है। पर मुझे ऐसा लगता 
है कि क्योंकि काग्रेसने अहिसा द्वारा आत्मबुद्धिकी पद्धति अपनाई है इसलिए में 
चाहँगा कि यह आन्दोलन हडतालसे शुरू किया जाये, अर्थात्‌, मुनाफके सव॒ काम 
स्वेच्छासे रोक दिये जाये और एक प्रार्थनामय उपवास किया जाये और उसके 


भेट : बॉम्बे क्रॉनिकल के प्रतिनिधिको ५३९ 
बाद एक-साथ हर इलाकेमे उस ढगसे सत्याग्रह शुरू कर दिया जाये जो कि वहाँ 
सम्भव हो, जैसे कि 

(क) बिना छाइसेस नमक बनाना, 

(ख) शराब और विदेशी कपडेकी दुकानोपर धरना देना, 

(ग) धारा १४४के अधीन जारी किये गये तथा ऐसे ही अन्य आदेशोको भग 
करना, बशरतें कि ऐसे आदेश शान्ति भग होनेंके किसी ख़तरेके विना और किसी 
कानूनी आवश्यकताके कारण नही, बल्कि जनताके उत्साहकों भग करने या काग्रेसको 
दबानेके लिए---जो जनताका उत्साह भग करनेका ही एक तरीका है--जारी 
किये गये हो। 

बम्बईको कार्यक्रकी किन खास मदोंको अंजाम देना है; यह बात ओऔ के० 
एफ० नरीसान और उनकी परिषद्‌ पर छोड़ देनी चाहिए। 

यह पूछनेपर कि यदि कांग्रेसको सुचीम दर्ज सभी कार्यकर्ता, जैसा कि सरकारने 
सोच रखा है, कार्यक्षेत्रते हटा दिये गये, तो क्या कांग्रेसके आदेशोंकों पुरा करनेका 
काम कठिन सिद्ध नहीं होगा, गांधीजी ने कहा: 

कार्य-समितिका प्रस्ताव इसी कठिनाईकों दर करनेके लिए तैयार किया गया 
था। परिस्थिति इतनी अचानक बदलेगी कि जितनी सुनिश्चित बातें उस भ्रस्तावमे 
कही गई है उससे अधिक सुनिश्चित वाते कहना सम्भव नही है। कमोबेश जोरदार 
ढगके सत्याग्रहके १२ वर्षके अनुभवके वाद अब सम्बन्धित लोगोसे यह अपेक्षाकी 
जाती है कि परिस्थितियाँ बदलनेपर क्या कुछ आवश्यक होगा, इसका अन्दाजा वे 
खुद ही लगा ले। पिछले सालका अनुमव यह बताता है कि प्राय. सभी नेताओकी 
गिरफ्तारीके बावजूद, राष्ट्रने आपत्कालीन स्थिति पैदा होनेपर गजबकी सूझवूझ 
दिखाई थी और सबिनय अवज्ञाकी भावनाकों ऊँचा रखा था। 

उनका ध्यान जब इस सम्भावनाकी ओर खींचा गया कि भारतोयोंके कुछ वर्ग 
कांग्रेसता विरोध कर सकते हे, तो महात्माजी ने कहा कि भीतरी विरोध होनेपर 
कुछ बाधा तो स्वाभाविक रूपसे पड़ेगी ही, परन्तु वे बोले: 

प्रशासको या हमारे अपने छोगो किसीके भी प्रति, चाहे वे हमारे आन्दोलनका 
विरोध कर रहे हो या उसकी ओरसे उदासीन हो, हेष न रखते हुए जो केष्ट-सहन 
किया जायेगा उसकी आँचमें ये सभी बाघाएँ अपने-आप पिधघल जायेगी। 


[अग्रेजीसे ] 
बॉम्बे कॉनिकल, ४-१-१९३२ 


३११. सन्देश : भारतीय ईसाइयोंको'" 


बम्बई 
३ जनवरी, १९३१२ 
प्यारे ईसाई मित्रों तथा देशभाइयो, 
मुझे पूरा विश्वास है कि देश जो सघर्ष छिडने जा रहा है, तत्त्वतः शान्तिपर 
आधारित उस संघर्षमे भारतीय ईसाई, जो अपनेको उस महापुरुषका अनुयायी मानते 
हैं जिसे वे शान्तिका सम्राट कहते है, भारतकी किसी भी जातिसे पीछे नही रहेगे। 
मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि इस राष्ट्रीय कार्येमे हाथ बेंटाना किसी भी 
अल्पसंख्यक समुदायके लिए मात्र कागजी सुरक्षा-व्यवस्थाकी अपेक्षा लाख दर्जे अधिक 
सुरक्षा-व्यवस्था प्रदान करनेवाछा कारगर होगा। 
मैं खददर तथा मद्य-निषेषपर जोर देना चाहूँगा। देशका दौरा करते हुए जब 
मैं हजारों गरीब ईसाई देशभाइयौसे मिला, तब मैने अन्य लछोगोकी ही तरह उनके 
लिए भी खहरकी आवशध्यकता महसूस की है। इसलिए मैं आज्ञा करता हूँ कि हर 
ईसाईका घर चरखेसे सुभोभित होगा और हर ईसाईके गरीरकी शोभा हमारे देणके 
गरीब भाइयों और बहनों हारा तैयार किया गया खद्दर वढायेगा। 
फिर, मद्यपानका अभिशाप भी है। में कभी भी यह वात समझ नही पाया 
हैँ कि कोई ईसाई मद्यपान कैसे कर सकता है। जब शैतान ईसा मसीहकों फुसलान 
गया था तब क्या उन्होंने यह नहीं कहा था: “ऐ शैतान, तू मेरे सामनेसे चला 
जा । ” क्‍या मदिरा जैतानका ही अवतार नही है” कोई ईसाई शैतान और ईसा मसीह 
दोनोका भक्‍त कैसे हो सकता है? 
[अग्रेजीसे ] 
बॉम्वे कॉनिकल, ४-१-१९३२ 


३१२. सन्देश : अमेरिकाको 


बम्वई 
१ जनवरी, १९३१२ 


अब जब कि वह सघर्ष शुरू होने जा रहा है जिसके बहुत ही भयकर होनेकी 
सम्भावना दिखाई देती है, मैं अमेरिकावासी अपने बहुत सारे मित्रोसे यह अपेक्षा 
करूँगा कि वे इसके दौरको ध्यानसे देखें और उस महान्‌ राष्ट्रके प्रभावका उपयोग 
अत्याचार-पीडित मानवताके लिए करे। यह भारतीय संघर्ष क्रेवल राष्ट्रीय सधर्ष ही 


१. यह सन्देश नेशनलिस्ट क्रिश्षियन पार्टो ( राष्ट्रवादी ईसाई पार्टों ) के मन्तीकी मार्फत दिया गधा था। 
२. थह सन्देश मिल्स नामक एक भमेरिकी संवाददाताकी मात दिया गया था। 


दैनन्दिनी, १९३२ ५४१ 


नहीं है। इसका एक अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य और महत्त्व है। मुझे पुरा विश्वास है कि यदि 
हमारे देशके भाई और वहन सभी अहिसाकी भावना कायम रखेंगे तो इसका मतरूव 
यह होगा कि उन्होने घरतीपर एक नये युगका सूत्रपात कर दिया है। 

[भग्रेजीसे ] 


हिन्दू, ३-१-१९३२ 


३१३. देनन्दिनी, १९३२ 


बम्बई, १ जनवरी, शुक्रवार 


चरखेपर १६०, तार। दिन कार्य-समितिमे बिताया। रातमें कपडे और सोने- 
चाँदीके व्यापारी मिलने आये, भूलाभाई तथा कुछ अन्य छोग भी। 
बम्बई, २ जनवरी, शनिवार 
चरखेपर १८९ तार। मोदी, वेलफेयर छीग [के सदस्यों], सर नेस वाडिया 
को मुलाकात दी। वेणीलालसे मिलने गया। मेहरबावा मिलने आये। वाइसरायका 
उत्तर आया। 
बस्बई, ३ जनवरी, रविवार 
चरखेपर १८० तार। सर फीरोज सेठना, कावसजी जहाँगीर आदि मिलने 
आये। चैम्बरके सदस्य मिले। उनसे बातचीतकी। उनके कहनेपर अहमदाबाद जाना 
रद कर दिया।' 
मूल गुजराती (एस०एन० १९३३७) से। 


, देखिए पृष्ठ णर६-रेट |. 
दर दैनन्दिनी (१ जनवरी, १९३३ तककी ) भागेके खण्डोंमें चाद है। जिप्त कालकी धामग्री 


जिंत खण्डमें दी गईं है, उस कालसे सम्बन्धित दैनन्दिनी उत्त खण्डके अन्तमें दी गई है। 


परिशिष्ट 


परिश्षिष्ट १ 
कपास-उद्योगके प्रतिनिधियोंसे गांधीजी की मुछाकातका विवरण* 


एजवर्थ 
२७ सितम्बर, १९३१ 


टी० डी० बार्लो . बातचौतमे दोनो ओरसे साफगोई वरती गई और दोनोका 
स्वर मंत्रीपूर्ण था। श्री गाधीका मुख्य तक॑ यह था कि भारतके ९० प्रतिशत लोग 
क्ृपिपर निर्भर हें और साल्‍में छ महीने उनके पास कोई काम नहीं होता । इसलिए 
खद्दर आन्दोलनका जबरदस्त सामाजिक महत्त्व है। श्री गाधीने लोगोके लिए घरमे 
ही अपने हाथसे सूत कातनेका काम इसलिए चुना है कि इसमें कोई भारी पूँजीगत 
खर्च नहीं पडता और यह काम सव जगह किया जा सकता है। 

श्री गावी कृपक-जीवनकी अवस्था सुधारनेके लिए प्रयत्नशील हैँ और मेरा 
खयाल है कि इस उद्देश्यको पूरा करनेके लिए अगर उनके सामने कोई और विकल्प 
रखा जाये तो वे उसे स्वीकार कर छेगे, लेकिन अभी तक उन्हे इसका स्थान छे 
सकनेवाला या इससे होड करनेवाला कोई और धन्‍न्चा नहीं मिल पाया है। इसलिए 
गृह-कताई-आन्दोलूनकी छोडना उनके लिए असम्भव है। 

श्री गाधीने इस बातका खण्डन किया कि यह आन्दोलन खास तौरपर ब्रिठेनके 
कपडेके खिलाफ है। उन्होने कहा कि जब ५ मार्चको मैने और छॉर्ड इविनने समझौते 
पर हस्ताक्षर किये तब दोनों पक्षोकों इस वातमें कोई सन्देह नहीं था कि आ्थिक 
बहिष्कार जारी रहेगा। उनका यह भी खयारहू था कि यहाँके मालकी माँगमें कमी 
आनेका उतना वडा कारण वहिष्कार नही है जितना कि विश्वकी आर्थिक स्थिति, 
लेकिन सबसे वडा कारण तो व्यापारकी जिन्सोके दामों आईं ग्रिरावट है। उन्होने 
यह भी कहां कि यदि ग्रेट ब्रिटेन और भारतके वीच वह व्यवस्था हो जाये जिसे वे 
उचित और आवश्यक मानते हैँ तो उन्हे पुरा विश्वास है कि ऐसा प्रवन्ध किया जा 
सकता है जिसके अधीन भारत इग्लैंडके काफी कपडेका आयात कर सकता है। लेकिन 
वे ऐसी कोई आज्ञा दिलानेको तैयार नही थे कि छकाशायरका व्यापार अपना पिछला 
वैभव फिर प्राप्त कर सकता है। 

श्री गाधीने कहा कि कताई-आन्दोलनमे १००,००० कत्तिनें और १०,००० बुंनकर 
सक्तिय है और गाँवोमे आर्थिक तरक्‍्कीके स्पष्ट सकेत देखनेको मिल रहे है। उन्होने 


२, देखिए “बातचीत: कपद़ा-उधोगके प्रतिनिधिषोंसे”, २६-९-१९३१ | 


परिशिष्ट प्ड३ 


कहा कि जो मिल्ले अग्रेजोकी मिल्कियतमें है वे कुछ मिलाकर देशी मिलोसे अधिक 
अच्छी स्थितिमे है। लेकिन देशी मिलोमे से कुछकी हाछत तो दुनियाकी किसी भी 
मिलकी तरह अच्छी है या उससे बेहतर ही है। छकाशायरके श्रमिकोको जिस 
तरहकी रिहाइशी और दूसरी सुख-सुविधाएँ प्राप्त है, उसपर उन्होने आइचरय्य प्रकट 
किया। मुझे उम्मीद है कि इस बातचीतमे साफगोई और सौहार्दका जैसा आरूम था 
वह औपचारिक बातचीतके लिए अनुकूछ वातावरण तैयार करेगा। यदि गोलमेज 
परिषद्मे कोई सनन्‍्तोषजनक व्यत्रस्था हो जाती है तो कूकाशायरके कष्टोको अधिकसे- 
अधिक दूर करनेका कोई उपाय कर सकना बहुत ज्यादा आसान हो जाना चाहिए। 

जॉन ग्रे: श्री गाधीने हमें किचित्‌ विस्तारसे अपनी आ्थिक नीति समझाई। 
उस नौतिका लक्ष्य भारतमे भ्राम-जीवनका पुनरुद्धार करना है। उन्होने भारतके ग्राम- 
वासियोकी छ भहीनेकी बेकारीका कोई ऐसा विकल्प ढूँढनेकी आकुल आवश्यकता 
पर जोर दिया जो उनकी आयमे भी कुछ वृद्धि कर सके। वे खहरकों एक उद्योगकी 
तरह कोई विशेष महत्त्व नही देते। उसे महत्त्व मुख्यत इस दृष्टिसे देते हैँ कि उससे 
लोगोको रोजगारका अवसर मिलेगा और वे अपनी आयमे कुछ वृद्धि कर सकेगे। 
लेकिन वे यह महसूस करते है कि अभी बहुत दिनोतक भारत आत्म-निर्भर नहीं 
होगा और उसे विदेशी कपडेकी जरूरत पडेगी। उन्होने हमे भरोसा दिलाया कि वे 
भारतके लिए जैसी आजादी चाहते है, अगर वेंसी आजादी उसे मिल गई तो वे 
भारत और ग्रेट ब्रिटेनके बीच दो मित्र-देशोकी तरह सहयोगको बढावा देनेके लिए 
कुछ भी उठा नहीं रखेंगे और हमें किसी-न-किसी प्रकारकी प्राथमिकता दिलानेके 
लिए काफी दृरतक जायेगे। 

मेरे मनमे एक बातका बहुत ज्यादा डर बना हुआ है और यह चीज मैने 
श्री गाधीके सामने बडी नम्नताके साथ रखी। उन्होने स्वातन्त््य-सघर्षमे अलग-अलग 
वर्गों, विभिन्न जातियो और विभिन्न धर्मोके तरह-तरहके लोगोको एकताके सूत्रमे बाँध 
दिया है। लेकिन जब वह उद्देश्य पूरा हो जायेगा तब क्या उन छोगोपर श्री भाधी 
का उतना प्रभाव रह जायेगा जितना कि आज है? मेरा खयाल है, स्वतन्त्रताकी 
लालसाने उनके अनुगामियोको आपसमे जोडनेमे सीमटका काम किया है, लेकिन बादमे 
स्वतन्त्रता मिल जानेपर शायद यह भी पता चल सकता है कि वह सीमेट ठीकसे 
जम नही पाई, उन्हे स्थायी रूपसे जोड नहीं पाईं। मेरी समझमे तो श्री गाधी इस 
बातको ठौकसे समझ नही रहे है कि यन्त्रोपर आधारित उद्योगोके पीछे कैसी जबरदस्त 
शक्ति खडी है या व्यापारी-वर्ग किस एकाग्रतासे अपनी ही समृद्धिकी साधना मे सन्नद्ध 
है। श्री गाधीका उत्तर यह था कि एक वार सावंत्रिक मताबिकार दे दिये जानेपर 
गाँव इकाइयोकी तरह मतदान करेगे और इस प्रकार वे व्यापारी-बर्गका नियमन 
और नियन्त्रण कर सकेगे। लेकिन, मेरा खयाल है, इस सवालसे वे परेशान जरूर 
हुए। इस मुलाकातके बाद जब वे शामके नाइतेमे फल और सब्जियाँ वगरह ले 
रहे थे, उस समय उनसे फिर मेरी बातचीत हुई और इस वार हमने गरीबीकी 


चर्चा की | 


५४४ सम्पूर्ण गावी वॉइमय॑ 


उन्होंने 'पौरुषहीन नर-ककालो ' से भरे गाँवोका उल्लेख किया और मैने 
स्वीकार किया कि भारतकी गरीबी और छकाशायरकी गरीबोके बीच कोई वाहरी 
तुलना नहीं हो सकती । लेकिन मैने कहा कि यह तो केवछ परिमाणका ही अन्तर 
है। गरीबीके कष्ट और वोजझकी दृष्टिसे देखें तो सम्भव है, यहाँकी गरीबी भी उतनी 
ही सच्ची हो जितनों सच्ची भारतको गरीबी है।यह सब तो इस वातपर निर्भर है 
कि कोई किन सुख-सुविधाओका अभ्यस्त रह चुका है। मैने उन्हें वताया कि यहाँ 
एक बार घूम-फिरकर वे जितना देख सकते है, गरीवी उससे वहुत अधिक गहरी 
है, और डारवेन, ब्लेक-वर्न तथा विशेष रूपसे ग्रेट हारबुडमें वेरोजगारीकी कालिमा 
बहुत घनोभूत हो गई है। लछोगोका कप्ट बहुत वढ़ गया है और इस सबका सीधा 
कारण यह बताया जाता है कि भारतमे यहाँको चीजोको माँग नहीं रही । 

श्री गाधीने तथ्य-आँकरड देकर यह सिद्ध करनेकी कोशिय की--और बहुत 
कारगर ढगसे कोशिश कौ --- कि यहाँकी गरीवीका कारण भारतके वहिष्कारके साथ- 
साथ विश्वकी परिस्थितियाँ भी हैँ । लेकिन मेने कहा कि भारतके वहिष्कारका असर 
ज्यादा बुरा है, और वह अपने-आपमे तो बुरा है ही, साथ ही उसका जो नतीजा 
हुआ है उस दृष्टिसे भी बुरा है, क्योंकि वह असर पूरे उद्योगके बजाय खास तौरसे 
एक ही आद्योगिक क्षेत्रमे केन्द्रित है। श्री गावीको यह वात जँचती-सी छूगी और 
उनका रुख बड़ा सहानुभूतिपूर्ण था। मुझे पूरा यकीन है कि वे वडें दयालु आदमी 
है, छेकिन उनकी दयालुता सबसे पहले ओर सबसे अधिक भारतीयोके लिए है। 
उन्होने इस वातका खण्डन किया कि वे एक सत्तार्थी राजनीतिज्ञ हैं और उनका 
खण्डन हमारे मनको वहुत जेंचा। 

वे हमारे आनेका इन्तजार करते हुए इस तरह बैठे थे मानो चीनियो द्वारा 
हाथी-दाँतसे बनाई बुद्धकी प्रतिमा हो। उनकी वह छबि बहुत भानेवाली और 
प्रभावोत्पादक थी | उनका सिर बड़ा सुधड़ है, और यद्यपि वे तसवीरोमे गजे दिखते 
है, लेकिन गजे हैँ नहीं। उनके सिरपर बहुत छोटे-छोटे सफेद वाल है। उनकी 
वोलचाल ओर उनका तौर-तरीका बड़ा आकप्षक है। 

जॉन ली: हमने ऐसी कोई अपेक्षा कभी नहीं की थी कि श्री गाघीसे हमारी 
मुलाकातके फलस्वरूप हमें निकट-भविष्यके लिए कोई आइवासन मिलेगा। हमने उनके 
यह कहनेकी आशा नही की थी कि वे वहिष्कार समाप्त करने या भारतीय मिलोके 
मुकाबले हमें प्राथमिकता देनेको तैयार है। हाँ, हम यह जरूर सोचते थे कि वे 
शायद, गोलमेज परिषद्के सफल हो जाने पर, भविष्यके लिए कोई भाशवासन दे । 
और एक तरहसे यह आइवासन उन्होने दिया भी, छेकिन इस वातपर भी जोर 
दिया कि देशी खहर और, जबतक खहरसे देशकी जरूरत पूरी नही होने रूगती तब- 
तक, भारतीय मिलोको दी जानेवाली प्राथमिकताको तो हमें वरदाइत करना ही होगा। 
उन्होने हमें यह भरोसा दिलानेकी खास कोशिश की कि वहिष्कार राजनीतिक नहीं, 
वल्कि विशुद्ध रूपसे आथिक कारणोसे चलाया जा रहा है। लेकिन स्पष्ट कहे तो 
हमें लगता है कि इन दोनोके वीच, राजनीतिक वहिष्कार और आधिक वहिंष्कारके 


परिशिष्ट प्‌्ड५्‌ 


बीच, भेद करनेवाली जो रेखा खीची जा सकती है वह वहुत सूक्ष्म है। उनसे एक 
प्रहत्त यह पूछा गया: “मिलोमे काम करनेवाले भारतीय मजदूरोके कामकी परि- 
स्थितियो और मजदूरीके सम्बन्धर्मे उनके हितमें कांग्रेस अपने प्रभावका कैसा उपयोग 
कर सकती है और उसने इस दृष्टिसे अबतक क्या कुछ किया है?” उत्तरमे उन्होंने 
हमे बताया कि काग्रेस अवतक अमुक श्रकारके सुधार करवा चुकी है और आगे 
वह मिरू-मजदूरोकी अवस्थामें सुधार करानेका प्रयत्न जारी रखेगी। हम सव इसी 
नतीजेपर पहुँचे कि आदर्शवादी दृष्टिकोणसे विचार करे तो श्री गाधीसे झगडना 
हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा। खुद मैनें अपने एक सहयोगीसे कहा, “अगर मैं 
भारतीय होता तो मै तो गाधीका शिष्य बनना चाहता।” 

अलबत्ता, यह बात हमारी समझमे नहीं आती कि वे खेती-बाडीमे या सूत 
तैयार करनेमे उत्पादनके पुराने और अपरिष्कृत उपायोको फिरसे क्यो अपनाना चाहते 
हैँ। उन्होने हमे बताया कि वे खुद भी प्रतिदिन एक घटा तो हमेशा कातते ही 
है। लेकिन यद्यपि उनका कताईका यन्त्र पुराने चरखेसे कुछ सुधरा हुआ है, फिर 
भी उसपर काम बहुत मन्द गतिसे होता है और वह अपरिष्कृत ढगका ही है। 
हमे उनसे यह आश्वासन पाकर बडी खुशी हुई कि अगर स्वतन्त्रता-विषयक उनकी 
समस्त आकाक्षाएँ पूरी हो जाती है तो वे भारतमे छकाशायरके मारछको प्राथमिकता 
दिलानेकी कोशिश खुशीसे करेगे। हमने यह भी पाया कि उनकी यह बात केवल 
लेकाशायरके मालपर ही नही, बल्कि पूरे ब्रिटेकके मालपर छागू होती थी। अन्य 
प्रकारकी वस्तुओका उल्लेख उन्होने विशेष रूपसे किया। शायद एक बात ऐसी है 
जिसके सम्बन्धमे अगर कोई कुछ आशा करना चाहे तो अनुचित न होगा। श्री गाधी 
गाँवोमे जिस शिक्षाका प्रसार चाहते है उसके प्रसारके बाद वें कदाचित्‌ जरूरतका 
कपड़ा तैयार करनेके इस भपरिष्कृत तरीकेसे सन्तुष्द वही रहेगे और अपनी शक्ति 
अन्य दिश्ाओमे नियोजित करना चाहेगे। मतरूब यह कि भारतीय गाँवोके विकासमे 
हमारे लिए आशाका कुछ आधार हो सकता है। 

ऐड नैस्मिय: छोग गाधी और उनकी नीतिके सम्बन्ध चाहे जो सोचें, एक 
बात स्पष्ट है। उनका अपना एक अलग व्यक्तित्व है, अलग आकर्षण है। यह सोच- 
कर चकित रह जाना पडता है कि ऐसे कृषकाय व्यक्तिको, जिसका डील-डोलऊ' जरा 
भी प्रमावोत्पादक न हो, भारतके गाँवोर्मों रहनेवाले करोड़ो लोगोकी निष्ठा, श्रद्धा और 
प्रेम प्राप्त हो। हमे भारतीय गाँवोकी अवस्था, भारतके सामाजिक जीवन और उसके 
प्ताथ अपने सम्बन्धोसे अवगत कराते हुए उन्होने तथ्योका जैसा सन्तुलिति निवेदन 
किया उससे में सबसे अधिक प्रभावित हुआ। 

वे बिना किसी हाव-भावके स्वरोके प्रसगानुकूछ उतार-चढ़ावके साथ बोले। 
उनके अन्तरकी भावनाकी अगर कोई झलक मिलती थी तो स्वरोके इस उतार-चढावसे 
ही। मुझे छगा कि यह आदमी ईमानदारीसे ऐसा मानता हैं कि वह सत्य, अहिसा 
और प्रेमकी जिन नीतियोका प्रतिपादन कर रहा है उनके हारा भारतके जीवन-स्तर 
को ऊपर उठानेंके लिए ईश्वरने उसे अपने खास साधनकी तरह चुना है। अपनी 


४८-३५ 


५४६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय॑ 


साफगोईका परिचय देते हुए उन्होनें हमारे साथ हुईं अपनी छूम्बी बातचीतमे कहा 
कि उनकी और काग्रेसकी नीतिके लकाशायरके औद्योगिक और आथिक जीवनके 
लिए जो भयकर परिणाम हो सकते है उनके प्रति वे पूरी तरह सजग है। लेकिन 
जब वे हमारे यहाँके लोगो और भारतीयोकी सामाजिक अवस्थाओके वीच तुलना 
करते हुए दोनोका अन्तर देखते है तो उनका भन यही कहता है कि इस कामको 
करनेके लिए वे परम शक्तिके आदेशसे बँधे हुए है। में नहीं समझता कि गाधीने 
जो-कुछ लकाशायरमे देखा है और जो-कुछ हमसे जाना है उसकी वजहसे वे अपने 
उद्देश्योमे कोई परिवर्तन करेगे । इसलिए मुझे तो ऐसी कोई आशा दिखाई नही 
देती कि लकाशायर आगे भी भारतमे पहलेकी तरह बडे पैमानेपर कपडेका व्यापार 
कर पायेगा । 

अगर उनकी आथिक नीति और उनके राजनीतिक सिद्धान्त सही है और अन्ततः 
उनको क्रियान्वित कर दिया जाता है तो मुझे रूगता है कि लकाशायरके पूरे ४० 
प्रतिशत तकुओ और करघोको फिर कभी नहीं चलाया जा सकेगा। भारतमे ग्राम- 
जीवनके उद्धारके प्रति भछा किसकी सहानुभूति नहीं होगी ? किन्तु, साथ ही उसका 
लकाशायरपर जो असर होगा उसके विषयमे सोचते हुए मतका भविष्यके प्रति 
आशकासे भर उठना भी स्वाभाविक ही है। हमने पूछा कि हाथ-करघेपर बुननेवालो 
और बम्बईकी मिलोके बीच झगडा हो जाये तब आप क्या करेगे। उन्होने बहुत 
नपे-तुले शब्दोमे विलकुल शान्त स्वरमे कहा, “जरूरत होने पर मैं वम्बईकी मिलोका 
ताश कर सकता हैं।” और जिस स्वरमे उन्होंने यह बात कही उससे तो यही 
लगता था कि वे जैसा मानते है, वैसा कर सकते है। 

एफ० हिंडल . में श्री गाधीसे पहले भी, जब मै १९२६ मे श्री ठॉम शा और 
अन्य छोगोके साथ एक व्यापारिक शिष्टमण्डलके सदस्यके रूपमे भारत गया था, मिला 
था। शनिवारको श्री गाघीने बहुत ही साफगोईके साथ बात की, लेकिन बावजूद 
इसके कि वे उन ब्रिटिश व्यवसायियोसे मिल रहे थे जिन्होने उनकी नीतिके कुप्रभावो 
को बडी गहराईसे महसूस किया है और जो अपनी बात उनके सामने रखनेको कइृत- 
सकलल्‍प थे, बातचीतमे कोई कटुता नही थी और वह मुलाकात वहुत आनन्ददायत्ष 
रही । छेकिन मेरा खयाल है, इस मुलाकातसे हमे इस बातकी प्रतीति तो हो ही 
गई है कि भारतसे हम फिर पहलेकी तरह बडे पैमानेपर व्यापार करनेकी आशा 
नहीं कर सकते। यह कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कभी-कभी 
हमे जी कड़ा करके ऐसे कठोर तथ्योका भी सामना करना ही पडता है। सवाल 
यह उठता है कि क्या मैं ऐसा समझता हूँ कि उनके यहाँ आनेसे कोई लाभ हुआ 
है। हाँ, हुआ है। उनके आनेसे हमे स्थितिका सही ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन इस 
ज्ञानके साथ कोई आशा नही जुडी हुई है। 

फ्रेड मिलस: श्री गराधीसे मिलनेके बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि वे 
बहुत ईमानदार आदमी है, और वे जो कहते है कि उनके मनमे रूकाशायरके प्रति 
कोई बैर-भाव नही है, वह बिलकुल ठीक है। बहिष्कारको वे विशुद्ध रूपसे आथिक 


परिशिष्टं पं 


साधन मानते हैँ और यदि उनकी स्वातन्व्य-विषयक आकाक्षाएँ पूरी कर दी जाती 
है तब भी वे उससे विमृख॒ नही होगे। . . .' 

गरीबीका सवाल' बडा कठिन है। हमने उनसे कहा कि प्राच्य देशोमे निम्त 
जीवन-स्तर एक सामान्य बात है। उन्होने हमारी यह बात तो मान छी, लेकिन 
साथ ही कहा कि भारतमे तो ऐसे करोडो छोग है जिनका जीवन-स्तरः इतना निम्न 
है जितना निम्न जीवन-स्तर प्राच्य देशोमे भी देखनेको नही मिल सकता। हो सकता 
है, कुछ लोग मानते हो कि श्री गाधी तो बनते है। छेकिन मे उन लोगोगे से नही 
हूँ। में तो आजतक जितने छोगोसे भी मिला हूँ वे उन सवमे सबसे अधिक विलक्षण है 
और वे अपने मबुर व्यवहारसे आलछोचकोको निरस्त कर देते है। उन्होने ऐसा कुछ 
नही कहा जो हमे अच्छा ऊरूग सकता था, लेकिन सारी बातचीत बहुत ही अच्छे 
ढगसे हुई। उन्होंने हमारे सभी सवालोके जवाब काफी विस्तारसे और विनोदपूर्ण 
ढ्गसे दिये। लकाशायरमे हर आदमीने उनका जैसा स्वागत किया, उसकी उन्होने 
बडी सराहना की, और कहा कि उन्हे यह देखकर वडा आश्चयें हुआ कि छोगोने 
उनके प्रति उस उचित क्षोमका भाव भो प्रदर्शित वही किया जिसके लिए उनका 
मन पहलेसे ही तैयार था। 

टी० ऐशर्स्ट . मैं नही समझता कि हमने कोई खास प्रगति की है। श्री गाधीने 
हमारे सामने यह वात साफ कर दी है कि हमारी मदद वे तभी करेगे जब उनकी 
माँग पूरी कर दी जायेगी और उनके देशकों जरूरते भी पूरी हो जायेगी। आ्िक 
और राजनोतिक प्रश्नोको एक-दूसरेसे अलग कर पाना हमे बहुत कठिन छगा -- उसे 
जितना कठिन मानते श्री गाधी जान पडे उससे कठिन तो जरूर लगा। सवाल यह 
उठता है कि क्‍या श्री गाधी अपने ही देशके मिकू-मालिकोको नियस्त्रणमे रख पायेगे, 
और. क्‍या वे अपने मशीनसे वने कपडेसे मारतके गाँवोको भर नहीं देगे। फिर भी, 
मै समझता हूँ, श्री गाधीसे हमारा मिलना अच्छा ही रहा और व्यक्तिगत रूपसे तो 
वे हमें बहुत अच्छे लगे। 

[ अग्रेजीसे | 
मंचेस्टर गाडियन, २८-९-१९३१ 


१. यहाँ साथतन-दूत्में पक्र वाषय अधूरा-सा दे और उसका अर्थ स्ट नहीं होता। इसलिए उसका 
अनुवाद नहीं दिया जा रद्दा है। 


५४८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 
परिद्षिष्ट २ 
रोमाँ रोलॉका पत्र: एक अमेरिकी सिन्नके नाम: 


दिसम्बर, १९३१ 


बडी इच्छा थी कि जब भारतीय मित्र आये थे, उस समय तुम भी यहाँ 
होते। वे बिला वायोनेतरमे ठहरे थे--पाँच दिन -- रविवारकी रातसे लेकर शुकवार, 
११ तारीखको तीसरे पहरतक। आँखोपर ऐनक लगाये, पोपछे भुँहवारा वह 
लघुकाय व्यक्ति सफेद चादरमे लिपटा हुआ था, लेकिन उसकी बगुलेकी-सी पतली 
टाँगे अनावृत थी। उसके घुटे हुए सिर॒पर, जो वर्षामे भीग गया था, कुछ 
थोडे-से रूखे बालोके सिवा कुछ नही था। मानो कोई प्यारा-सा कुत्ता हाफ रहा 
हो, इस तरह अपना मुँह खोले और एक सूखी हंसी बिखेरते हुए वह भेरे पास आया 
और आते ही अपना एक हाथ मेरे गिदे डालकर अपना गाल मेरे कन्धेपर टिका 
दिया। उसके छोटे धूसर बाछोवाले सिरका स्पर्श मैने अपने गालोपर महसूस किया। 
वह सेट डोमिनिक और सेट फ्रान्सिसका आलिंगन था, ऐसा सोच-सोचकर मै अपने 
मनको गुदगुदाता हूँ। 

उसके बाद आई मीरा --- आकृतिकी सुधघड़ताकी प्रतीक, दिमीतरकी तरह आकर्षक 
व्यक्तित्वकी धनी। अन्तमें आये तीतव नौजवान भारतीय । उनमें से एक तो था स्वय 
गांधीका पुत्र देवदास--गोलर और दृष्टिको सुख पहुँचानेवाली मुखाकृतिसे सम्पन्न। 
वह बडा ही विनम्र है और अपने नामके वैभवके प्रति बहुत कम सजग। अन्य दो 
थे गाधीके सचिव या शिष्य --- हृदय और मस्तिष्कके विरल गुणोसे सम्पन्न युवकद्वय --- 
महादेव देसाई और प्यारेलालू। 

इससे कुछ ही समय पूर्व ठंड रूग जानेसे मेरी छाती जकड गई थी, इसलिए 
गाधी प्रतिदिन प्रातःकाल मेरे घर विछा ओलरगा ही आ जाया करते थे, और तीसरी 
मजिलके मेरे उस खास कमरेमे, जिसमे --तुम्हे याद होगा--मैं सोता हूँ, बैठकर वे 
मुझसे देर-देरतक बातें किया करते थे। मीराकी सहायतासे मेरी बहन दुभाषियेकां 
काम करती थी, और मेरी सेक्रेटरी कुमारी कोडचेफ बातचीतकी टीपें छेती थी। हमारे 
मॉन्‍्ट्र -निवासी पडोसी इलेमरने हमारी मुलाकातोके कुछ बहुत अच्छे फोटो खीचे। 

शामके सात बजे दूसरी मजिलके सेलूनमें प्रार्थना होती थी। रोशनी मद्धिम 
कर दी जाती थी और भारतीय मित्र दरीपर बैठ जाते थे और श्रद्धालु भक्तोकी 
यह छोटी-सी मण्डली तीन सुन्दर प्राथनाओका गान करती थी। पहली प्रार्थना 
“गीता ' से ली गई है, दूसरी एक स्तोत्र है, जिसे एक प्राचीन सस्क्ृत ग्न्थसे लिया 
गया है और जिसका ग्राघीने अनुवाद कर दिया है; और तीसरी राम और शिवका 
गुण-गान करनेवाला एक भजन है, जिसे मीरा अपने गम्भीर और भावपूर्ण स्व॒रमें 
गाती थी। अर 


१, देखिए “बातचीत: रोमों रोलॉसे”, ६-१२-१९३१। 


प्रिशिष्ट ५४९ 


दूसरी प्रार्थना सुबहके तीन वजें की जाती थी और जब वे छोग हरूत्दनमे थे, 
और गाघी रातके एक बजेंसे पहले नहीं सो पाते थे तव भी वे इसके लिए अपने 
सहयोगियोकों तीन बजे ही जगा दिया करते थे, जिससे उन्हे परेशानी भी होती 
थी। इतना कमजोर दिखनेवाले इस रूघुकाय व्यक्तिमे परिश्रम करनेकी अद्भुत क्षमता 
है और थकावट शब्द तो जैसे उसके कोषमे हो ही नहीं। भीड़ प्रइनोकी बौछार 
कर रही हो, लेकिन वे सवके उत्तर परम धैय और शान्तिसे देते चले जाते है। छोजान 
और बिनेवाम यही देखनेको मिला । श्रोताओके उतने सारे टेढे-मेढे प्रश्नोके उत्तर देते 
हुए उनके चेहरेपर शिकनतक न आई। वे एक मेजपर विलकुछ शान्त वैठे थे और 
अपने स्पष्ट और घीर स्वरमे अपने प्रकट और अप्रकट दोनो तरहके विरोधियोको-- 
और जिनेवामे ऐसे विरोधियोकी कोई कमी नहीं थी--उत्तर देते चले जा रहे 
थे--कटु सत्योसे भरे उत्तर, जिनसे उनके मूँह वन्द होकर रह जाते थे और वे 
अन्दर-ही-अन्दर घुटनेको मजबूर हो जाते थे। 

जव वे रोम पहुँचे तो वहाँके वुर्जजणा लोगो और राष्ट्रवादियोने पहले तो उनके 
प्रति एक चतुराई-भरा रुख अपनाये रखा, लेकिन वे जब रोमसे गये तो वे सब लोग 
ऋरोवसे काँप रहे थे। मै समझता हूँ, अगर वे कुछ दिव और रुके होते तो उनकी 
सावेजनिक सभाओपर पावन्दी छगा दी गई होती। राष्ट्रीय शस्त्रीकरण और पूंजी 
तथा श्रमका सघर्ष, इन दोनों प्रश्नोपर उन्होंने अपनी बाते अधिकसे-अधिक स्पष्ट 
दशब्दोमे कही। इस दूसरी वातके लिए उन्हे प्रेरित करनेमें मेरा बहुत हाथ था। 

दे एकके-बाद-एक क्रियागत प्रयोग करते जाते हैं और उसीके साथ उनका 
चिन्तन निश्चित दिशामे ढलता जाता है और वे एक सीधी छीकपर आगे वबढते 
जाते है, छेकिन रुकते कभी नहीं हैँ। इसलिए यदि कोई उनके विषयमे, उन्होने दस 
वर्ष पहले क्‍या कहा, इसके आधारपर कोई घारणा बनाना चाहे तो गलती ही करेगा, 
क्योकि उन्तका चिन्तन सतत विकासमान है। तुम्हे एक उदाहरण देता हूँ जो इस 
चीजको ठीकसे पल्‍्लवित करता है। 

लोजानमे उनसे पूछा गया कि ईइ्वरसे उनका क्या तात्पय है। उन्होंने छोगोको 
समझाया कि अपनी युवावस्थामे उन्होंने किस प्रकार, हिन्दू धर्मग्रन्थोने ईश्वरके जो 
अनेक उदात्ततम गुण वताये है, उनमें से “सत्य को ईदवरके मुख्य तत्त्वका सबसे सच्चा 
वर्णन करनेवाले जव्दके रूपमे चुना था। तव वे कहा करते थे, “ ईश्वर सत्य है।” 
“ हेकिन, जैसा कि उन्होने आगे कहा, “दो वर्ष पूर्व मैं एक कदम और आागे गया 
और अब मै कहता हूँ, ' सत्य ही ईश्वर है।' कारण, सत्यकी झ्क्तिको स्वीकारनेकी 
आवद्यकतासे तो नास्तिक भी इनकार नही करते। सत्यको पानेकी घुनमे नास्तिकोने 
ईदवरके अस्तित्वसे इनकार करनेमे भी कोई सकोच नही किया है और अपन दृष्ठि- 
कोणसे उनका यह आचरण सही भी है।” इस एक ही चीजसे तुम प्राच्य ससारके 
इस धर्मात्मा पुरुषकी वैचारिक निर्भीकता और स्वतस्त्रताकों समझ गये होगे। मुझे 
तो उनमे विवेकानन्दकी-सी भ्रवृत्तियाँ दिखाई दी। 

लेकिन दूसरी ओर राजनीतिका एक भी दाँव-पेच ऐसा नहीं जिसके लिए वे 
पहलेसे ही तैयार न रूगते हो। और स्वय उनकी राजनीति यही है कि उनके मनमे 


2 सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


जो भी बाते उठती है, उन्हे तनिक भी दुराव-छिपावके बिना वे हर आदमीके आगे 
रख देते है। 

आखिरी श्ामको प्रार्थनाके वाद ग्राधीने मुझसे बीथोवनकी कोई चीज सुनानेको 
कहा (वे बीथोवनकों व्यक्तिश तो नहीं जानते, छेकिन यह जानते है कि मीराको 
मेरे सम्पर्कमे वही लाये। और फलत. उनसे भी मीराके सम्पकंका श्रेय प्रकारान्तरसे 
बीथोवनको ही है' और अन्त में देखें तो हम तीनोकों उनका कतज्ञ होना चाहिए ।) 
मैने उन्हे 'फिफ्थ सिफनी का “अन्दान्ते' सुनाया। साथ ही मैने र्लककी 'ले 
शाजेलीजे भी सुनाई . . । 

अपने देशके भजन आदि उन्हे बहुत अधिक भाव-विभोर कर देते है। ये भजन 
हमारे ग्रेगरी-युगीन श्रेष्ठतम मधुर गीतोसे मिलते-जुलते है। गाधीने इन भजनोका एक 
सग्रह तैयार कराया है। हमने अपने कला-विषयक विचारोका भी आदान-प्रदान किया। 
वे अपनी सत्यकी कल्पनाको कछासे अलूग नहीं करते और न वे अपनी सत्यकी 
कल्पनासे अपनी आनन्‍्दकी कल्पनाको ही अलग करते है। उनके विचारसे, सत्यको 
आनन्द भी उपलब्ध करा सकना चाहिए। मगर यह तो स्वयसिद्ध ही है कि ऐसी 
कर्मठ वृत्तियोवाले व्यक्तिको आनन्द भी विना श्रम, विना प्रयत्नके नहीं मिल सकता 
और न कठिनाइयोके बिना उसके लिए जीवनका कोई अर्थ है। “ सत्यान्वेषीका हृदय 
तो कमल-सा कोमछ और कुलिश-सा कठोर होता है।” 

तो मेरे दोस्त, यहाँ मैने उन चन्द दिनोके कुछ सकेत-भर दिये है जो हमने 
साथ गुजारे और जिनके अनुभव मैने इससे बहुत अधिक विस्तारसे लिपिवद्ध कर 
रखे है। अगर तुम्हे कुछ नही वता रहा हूँ तो वह यह है कि गाधीके आगमनके 
फलस्वरूप हमारे दोनों मकानोपर बिन-बुलाये मेहमानों, निठल्लो और सनकी लोगोने 
वीसा बावेला मचाये रखा। टेलीफोन तो लगातार घनघनाता ही रहता था और 
घात लगाये फोटोग्राफरोके कैमेरोके फ्लैश चाहे जिस झाडीके पीछेसे बरावर चमक- 
चमक उठते थे। लेमानके दृधियोके सघवालोने भुझे बताया कि जवतक  हिन्दुस्तानका 
बादशाह ” हमारे साथ है तबतक उसके “भोजन “की पूरी व्यवस्थाका दायित्व वे 
अपने सिर लेना चाहते है। कई “ई्ञ-पुत्रो ” ने भी हमे पत्र छिखे। किसी इतालवीने 
महात्माको पत्र लिखकर अगली साप्ताहिक राष्ट्रीय छादरीके लिए दस शुभ अक 
बतानेका आग्रह किया। 

मेरी वहन तो इस मुसीबतसे उवरकर स्वास्थ्य-सुधारके निमित्त दस दिनोंके 
लिए ज्यूरिख गई हुई है। वह कल लौटेगी। और मेरा तो यह हाल है कि मे 
अपनी सोनेकी क्षमता विलकुल खो बैठा हूँ। अगर वह तुम्हें कही मिल जाये तो 
रजिस्टर्ड डाकसे भेज देता। 

[ अंग्रेजीसे 
बापुज लेटर्स दु सोरा, पृष्ठ १८०-२ 


१, मौराबदन रोमों रोलके सुझावपर ही गांवीजी की छत्रछपा्में भाई थी। 


परिद्षिष्ठ ३ 
वाइसरायके निजी सचिवका भेजा तार* 


परमश्रेष्ठकी इच्छानुसार आपको इसी २९ तारीखके आपके उस तारके लिए 
धन्यवाद देता हूँ जिसमे आपने बंगाल, सयुक्त प्रान्त और सीमा-प्रान्त-सम्वन्धी 
अध्यादेशोका उल्लेख किया है। जहाँतक वगालका सम्बन्ध है, सरकारके 
लिए यह जरूरी रहा है और जहूरी है कि अपने अधिकारियो और 
सावारण नागरिकोकी कायरतापूर्ण हत्याकों रोकनेके लिए वह हर सम्भव 
कदम उठाये। 

परमश्रेष्ठा कहना है कि वे और उनकी सरकार सभी राजनीतिक दलो 
और जनताके सभी हिस्सोसे मंत्रीपूर्णं सम्बन्ध रखना चाहते है और विशेष 
रूपमे स्वेधानिक सुधारके उस महान्‌ कार्यमे, जिसे वे यथासम्भव जल्दीसे- 
जल्दी आगे वढानेको कटिवद्ध है, सवका सहयोग प्राप्त करना चाहते है । 
लेकिन सहयोग तो पारस्परिक होता चाहिए और परमश्रेष्ठ तथा उनकी 
सरकारकों सयुकत प्रान्त और सीमा-श्रान्तमें काग्रेसकी प्रवृत्तियोमे भारतकी 
भलाईके लिए अपेक्षित स्पष्ट सहयोगकी वह भावना कही नही दिखाई देती। 
जहाँतक सयुकत प्रान्तका सम्बन्ध है, निस्सन्देह आपको तो यह मालूम ही 
होगा कि जहाँ स्थानीय सरकार वत्तंमान परिस्थितियोमें यथासम्भव अधिकसे- 
अधिक राहत देनेके उपाय ढूँह रही थी, वहाँ प्रान्तीय काग्रेस कमेटीने 
लोगोसे रूगानवन्दी आन्दोलन छेडनेकों कहा और अब उस प्रान्तमे काग्रेसी 
सस्‍्थाएँ पूरे जोरसे वह आन्दोलन चला रही है । काग्रेसी सस्थाओकी कार्र- 
वाईसे मजबूर होकर सरकारको आम अव्यवस्था और वर्गगत तथा साम्प्र- 
दायिक विद्वेपको फैलनेसे रोकनेके लिए आवद्यक कदम उठसने पडे, क्योकि 
यदि उस आन्दोलनको निर्वाध चलने दिया जाता तो अनिवायंत वैसी 
अव्यवस्था और विद्वेष फैलता । 

सीमा-प्रान्तमे अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके नियन्तणमें काम करनेवाली 
सस्थाएँ लगातार सरकार-विरोधी प्रवृत्तियाँ चलाती रही हैँ और जातिगत 
विद्वेको| वढावा देनेमे लगी रही है । अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके 
साथियोका सहयोग पानेंके लिए मुख्य आयुक्तने तरह-तरहसे भ्रस्ताव-निवेदन 
किये, लेकिन उन लछोगोने सबको दठुकरा दिया और प्रधान मन्‍्त्रीकी घोषणा- 
को अस्वीकार करते हुए पूर्ण स्वतन्त्रताकी माँग की है। अब्दुल गफ्फार 
खाँने ऐसे भाषण दिये है जिनका मतलब सिवा इसके और कुछ नहीं 


१, देखिए “ तार: वाइसराथको ”, २९-१९-१९३१। 


५५२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


हो सकता कि वे विप्लवका प्रचार कर रहे है, और उनके अनुगामियोने 
कबायली क्षेत्रों उपद्रव भडकानेकी कोशिश की है । परमश्रेष्की सरकार- 
की सहमतिसे मुख्य आयुक्तने अधिकसे-अधिक सहिष्णुताका परिचय दिया है 
ओर उस प्रान्तमें सवेधानिक सुधारोको छाग्र करनेके महामहिमकी सरकारके 
इरादोको जल्दीसे-जल्दी अजाम  देनेमे अब्दुल गफ्फारका सहयोग प्राप्त 
करनेकी कोशिश वे आखिर तक करते रहे है। सरकार विशेष कदम 
उठानेसे बचती रही, लेकिन जब अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके साथियोकी 
प्रवृत्तियोके फलस्वरूप और, विशेष रझूपसे, सरकारके खिलाफ जल्दी ही सघषे 
छेड देनेकी खुली और जोरदार तैयारीके परिणामस्वरूप उस प्रान्त और 
कबायली क्षेत्रोकी शान्तिको ऐसा खतरा पैदा हो गया कि इस सम्बन्धमे 
ओऔर ज्यादा विरूम्ब करना असम्भव हो गया तब सरकारकों यह कदम 
उठाना ही पडा | परमश्रेष्ठको ज्ञात हुआ है कि पिछले अगस्त महीनेमें 
अब्दुल गफ्फार खाँकों उस प्रान्तमे काग्रेसकी प्रवृत्तियोके सचाकनका दायित्व 
सौपा गया और स्वयसेवकोके जो संगठन उनके नियन्त्रणमे काम कर रहे 
थे उन्हे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने स्पष्ट रूपसे काग्रेसी सस्थाओके 
रूपमे मान्य किया । परमश्रेष्ठी इच्छा है कि में आपके सामने यह बात 
बिलकुल स्पष्ट कर दूँ कि जो छोग या संस्थाएँ उपर्युक्त कारंवाइयोके 
लिए जिम्मेदार है उनसे कोई व्यवहार रखना शान्ति-सुव्यवस्थाके लिए 
जिम्मेदार व्यक्तिके रूपमे उन्ते छिए असम्भव है। आप खुद गोलमेज 
परिषद्के सिलसिलेमे भारतसे बाहर रहे है बौर वहाँ आपने जो रख 
अपनाया है उसे देखते हुए परमश्रेष्ठ यह नहीं मानना चाहते कि हालमे 
काग्रेसने संयुक्त प्रान्‍्तन और सीमा-पन्तमे जो-कुछ किया है, उसके लिए 
आप व्यक्तिगत रूपसे जिम्मेदार हैँ या कांग्रेसकी उच कारवाइयोका आप 
समर्थन करते हैं। यदि बात ऐसी हो तो वे आपसे मिलने और गोलमेज 
परिषद्में सहयोगकी जो भावना व्याप्त रही उसे कायम रखनेके लिए आप 
अपने प्रभावका उपयोग किस प्रकार कर सकते है. इस सम्बन्ध आपको 
अपने विचार बतानेको इच्छुक है। लेकिन परमश्रेष्ठ इस बातपर णोर 
देना अपना कत्तेव्य मानते हैं कि भारत सरकारने महामहिम की सरकारकी 
पूर्ण सहमतिसे बंगाल, संयुक्त श्रान्त और सीमा-पन्तके सस्बन्धमे जो कंदम 
उठाना उचित समझा है, उनके बारेमे वे आपसे कोई बातचीत करनेको 
तैयार नहीं होगे। ये कदम अच्छे शासनके परम करक्तेंव्य कानून और 
व्यवस्थाकी रक्षाके उद्देशसे उठाये गये है और जबतक यह उद्दरय हरा 
नहीं होता तबतक तो उन्हे हर हालतमें कायम ही रखना होगा। आपका 
उत्तर मिलनेपर परमश्रेष्ठ इस तारको प्रकाशित करना चाहते हैं । 
[अग्रेजीसे ] 
इंडिया इन १९३१-३२ 


परिद्विष्ठ ४ 


वाइसरायके निजी सचिवका भेजा तार'* 
२ जनवरी, १९३२ 


परमश्रेष्ठकी इच्छानुसार सूचित करता हूँ कि आपका १ जनवरीका तार 
मिला गौर उन्होनें तथा उनकी सरकारने उसपर विचार किया। 
उन्हे यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि आपकी सलाहपर काग्रेस कार्य- 
समितिने एक प्रस्ताव पास किया है, जिसके अनुसार यदि आपके तार 
और उस प्रस्तावमे उल्लिखित शर्तें पूरी नहीं की जाती तो सविनय अवज्ञा 
फिरसे शुरू कर दी जायेगी । 

प्रधान भन्‍्त्रीके वक्‍तव्यमें सवेवानिक्र सुधारकी नीतिको तेजीसे लागू करनेंके 
महामहिमकी सरकार और भारत सरकारके जिन इरादोका उल्लेख किया 
है उनको ध्यानमे रखते हुए वे इस रुखको और भी दुखद मानते है । 
जिस सरकारकों अपने दायित्वोका निर्वाह करना हो, ऐसी कोई भी सरकार 
किसी भी राजनीतिक सगठत द्वारा गैरकानूनी कार्वाईकी धमकीके साथ 
रखी गईं शर्तें स्वीकार नहीं कर सकती, और न भारत सरकार आपके 
तारमे प्रकारान्तरतते कही गई इसी बातकों स्वीकार कर सकती है कि जो 
कदम सरकारने सभी तथ्योपर पूरी सावधानी से सम्यक्‌ विचार करने 
और अन्य सभी उपायोके विफल हो जानेके बाद उठाये हैं उनकी 
आवश्यकता थी या नही, इसका फैसछा वह आपकी रायसे करे । 
परमश्रेष्नदन और उनकी सरकारको विश्वास नहीं होता कि आप या कार्य- 
समिति ऐसा सोच सक्रती है कि जब आपकी ओरसे सवितय अवज्ञाके पुनः 
प्रारम्भ कर दिये जानेंकी घमकी दी जा रही है तब भी परमश्रेष्ठ आपको 
मुछाकातके लिए बुला सकते है और उस मुराकातके किसी तरह से लाम- 
दायक होनेकी भी आशा कर सकते है । 

जो कदम उठानेका इरादा काग्रेसने जाहिर किया है और जिसका मुकाबला 
करनेके लिए सरकार हर आवश्यक कारंवाई करनेको कटिबद्ध है उसके 
सम्भावित परिणामोके लिए सरकार और परमश्रेष्ठको कांग्रेसतों ही जिम्मेदार 


मानना होगा । 
[अग्रेजीसे | 
इंडिया इन १९३१-३२; यंग इंडिया, ७-१-१९३२ भी। 


१. देखिए “तार; वाइसरायके निंनी सचिवकों”, १-१-२९३२। 


सामग्रीके साधन-सृत्र 


इंडिया ऑफिस रेकर्डस . इडिया ऑफिस छाइन्रेरी, लन्दनमे सुरक्षित, इन अभि- 
लेखोमे वे कागज-पत्र शामिल है जिनका सम्बन्ध उन भारतीय मामलछोसे है जिनके 
लिए भारत-मन्नी जिम्मेदार थे। 

गाधी स्मारक सम्रहालय, नई दिल्‍ली . गाधी साहित्य और - गाघीजी-सम्वन्धी 
कागज-पन्नोका केन्द्रीय अभिलेखागार व पुस्तकालय । 

साबरमती सग्रहालय, अहमदाबाद ग्राधीजी से सम्बन्धित कागज-पत्रोका पुस्तकालय 
और सगम्रहालय | 

गृह विभागकी राजनीतिक फाइले राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्‍लीमे सुरक्षित। 

ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैडकी मिश्नरी सस्थाओका सम्मेलन . निजी कागज-पत्र । 

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी स्वराज्य आश्रम, वारडोलोमे सुरक्षित। 

“अमृतबाजार पत्रिका ” कलकत्तासे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक, सर्व प्रथम १८६८ मे 
बगला साप्ताहिकके रूपमें प्रकाशित होना शुरू हुआ, १८९१ से दैनिक बन गया। 

“इटरनेशनल अफेयर्स '* रॉयल इस्टिट्यूट ऑफ इटरनेशनक अफेयर्सकी त्रैमासिक 
पत्रिका। 

इंडियन न्यूज”: हन्दनसे प्रकाशित मासिक पत्रिका, १९३२ से “इडिया रिव्यू! 
नामसे प्रकाशित । 

“इडिया रिव्यूः हरुन्दनसे प्रकाशित मासिक पत्रिका, पहले “इडियन न्यूज! 
नामसे प्रकाशित | 

'ईवनिग स्टैंड” ; “स्टेडडे ' के साध्यकालीन सस्करणके रूपमे लन्दनसे प्रकाशित 
देनिक; प्रवेशाक १८७० से। 

'क्लिथरो ऐडवर्टाइजर ऐड टाइस्स': रन्दनसे प्रकाशित दैनिक, प्रवेशाक 
१८८५ में 

'गिल्डहाउस ” हरून्दनसे प्रकाशित मासिक --फेलोशिप गिल्डकी मुख-सत्रिका, 
प्रवेशाक १९२७ में। 

“जॉन बुल” . रून्दनसे प्रकाशित मासिक पत्रिका । 5 

“ज्यूइश क्रॉनिकल ': रून्दनसे प्रकाशित साप्ताहिक, प्रवेशाक १८४१ में । 

"टाइम्स! - रन्दनसे प्रकाशित प्रात कालीन दैनिक । 

* टेक्स्टाइल मर्क्युरी ऐड आगगंस ' : मैचेस्टरसे प्रकाशित सावधिक पत्रिका, प्रवेशाक 
मार्च, १९३१ में। 


सामग्रीके साधन-सूत्र ५५१ 


“ट्रिब्यून ': अम्बालासे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक। 

'डेली टेल्लीग्राफ ': रन्दनसे प्रकाशित प्रात'कालीन दैनिक। 

“डेली मेल ': लन्दनसे प्रकाशित प्रात'कालीत दैनिक, प्रवेशाक १८९६ में। 

“डेली वर्कर: रून्दनसे प्रकाशित दैनिक। 

डेली हेराल्ड': रन्दनसे प्रकाशित प्रात कालीन दैनिक | 

 नवजीवन ': गाधीजी द्वारा सपादित और अहमदाबादसे प्रकाशित गुजराती 
साप्ताहिक । 

यूज क्ॉनिकल !: लन्दनसे प्रकाशित प्रात कालीन दैनिक । 

'ल्यूयॉर्को टाइम्स ' * न्यूयॉर्कसे प्रकाशित दैनिक। 

पोस्ट . होस्छोसे प्रकाशित मासिक पत्रिका, यूनियन ऑफ पोस्ट ऑफिस 
वरकसंकी मुख-पत्रिका। 

“फ्रेंड ': केटसे प्रकाशित साप्ताहिक; प्रवेशाक १८४३ में । 

“बमिघम पोस्ट” बमिधघमसे प्रकाशित प्रात कालीन दैनिक, प्रवेशाक १८५७ में । 

“बॉम्बे क्रॉनिकल  . बम्बईसे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक। 

“बॉरोज ऑफ पॉपलर ऐड स्टेपनी ईस्ट लडन एडवर्टाइजर ' . लन्दनसे प्रकाशित 
देनिक। 

भैचेस्टर गा्डियन ' . मैचेस्टरसे प्रकाशित प्रातःकालीन दैनिक | 

“यंग इडिया': गाधीजी द्वारा सपादित और अहमदाबादसे प्रकाशित अग्रेजी 
साप्ताहिक । 

“यॉर्क शायर पोस्ट ' . यॉकशायरसे प्रकाशित प्रात कालीन दैनिक। 

/रिकसिलिएशन ”: मासिक पत्रिका, यह फेलोशिप ऑफ रिकसिलिएशन, 
लन्दनकी मुख-पत्रिका थी। 

“लेबर मथली ': हलन्दनसे प्रकाशित, प्रवेशाक १९२१ में। 

“पड़े ऑब्जव॑र : लन्दनसे प्रकाशित साप्ताहिक। 

*संडे टाइम्स : लन्दनसे प्रकाशित साप्ताहिक । 

' ध्ट्टेसमैन' . कलकत्ता और नई दिलल्‍लीसे प्रकाशित अग्नेजी दैनिक। 

“ स्पेक्टेटर ! : लन्दनसे प्रकाशित साप्ताहिक, १८२८ में प्रवेशाक | 

“हरिजन ' * हरिजन सेवक-सघकी ओरते प्रकाशित अग्नरेजी साप्ताहिक। प्रवेशांक 
११ फरवरी, १९३३ को पूनामे; २७ अक्टूबर, १९३३ को मद्रासको स्थानान्तरित, १३ 
अग्रैठ, १९३५ से फिर पूनासे प्रकाशित, आगे चलकर अहमदाबादसे प्रकाशित । 

“हिन्दुस्तान टाइम्स ' . नई दिललीसे प्रकाशित अंग्रेजी देनिक। 

/ हिन्दू! : भद्राससे प्रकाशित अग्नेजी देनिक। 


५५६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


“इडियन राउड टेबल कान्फरेस (सेकेण्ड सेशन) : प्रोसीडिंग्स ऑफ प्लेनरी 
सेशन्स ': हर मेजेस्टीज स्टेशनरी ऑफिस, हरन्दन द्वारा प्रकाशित। 

“इंडियन राउड टेबल कान्फरेस (सेकेण्ड सेशन) : प्रोसीडिस ऑफ फेडरल 
स्ट्रक्चर कमिटी ऐड माइनॉरिटीज कमिटी”, खण्ड १: हर मैजेस्टीज स्टेशनरी ऑफिस, 
लन्दन द्वारा प्रकाशित । 

“इंडिया इन १९३१-३२*!: भारत सरकार केन्द्रीय प्रकाशन शाखा, कलकत्ता। 

*दैठ स्ट्रेज लिटल ब्राउन मैत - गाधी ” : फ्रेडरिक बी० फिशर कृत, आर० लोग 
ऐड आर० आर,» स्मिथ, न्ययॉक द्वारा प्रकाशित। 

“बच आफ ओल्ड छेटसे ': जवाहरलाल नेहरू द्वारा सम्पादित; एशिया पब्लिशिग 
हाउस, १९५८। 

“बापुना पत्रो-२: सरदार वल्लभभाईने” (गुजराती) : मणिबहेन पटेल द्वारा 
सम्पादित, नवजीवन प्रकाशन भन्दिर, अहमदाबाद, १९५२। 

“बापुना पत्नो-४: मणिबहेन पटेलने (गुजराती ): मणिवहेन पटेल द्वारा 
सम्पादित, नवजीवन' प्रकाशन सन्दिर, अहमदाबाद, १९५७। 

“बापुना पत्रो-६: ग० स्व० गगाबहेनने ” (गुजराती) : काकासाहव कालेलकर 
द्वारा सम्पादित, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६०। 

“बापूज लेटर्स टू मीरा”: नवजीवन' प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९४८। 

“जाई ऑटोबायोग्राफो ': चार्ली चेपलिन-कृत, बोडले हेड, १९६४। 

' हैल्लोफैक्स ” : बकनहेड-कृत : हैमिश हैमिल्टन, लन्दन। 


तारीखंवार जीवन-वृत्तान्त 


(१२ सितम्बर, १९३१ से ३ जनवरी, १९३२) 


१२ सितम्बर: गाधीजी रून्दन पहुँचे। 
समाचार-पत्रोको भेटमे काग्रेसके प्रादेश (मेडेट) का सार समझाया। 
फ्रेड्स हाउस, लन्दनमे भाषण दिया। 

१३ सितम्बर: कोहूम्बिया ब्रॉडकास्टिग स्विससे अमेरिकाके निमित्त किये गये प्रसारणमे 
लोगोके अन्त.करणसे अपील की। 
ब्रिटिश प्रधान मन्‍्त्री और छॉडड सैकीसे मुलाकात की। 

१४ सितम्बरके पूर्व . टाइम्स ' को दिये गये एक सन्देशमे कहा कि शान्ति-स्थापनाके 
अपने कार्यमे उन्हे हर अग्रेज स्त्री-पुरुषकी सदभावनाकी जरूरत है। 

१४ सितम्बर " सघ-सरचना समितिकी बैठकमे शामिल हुए, लेकिन मौन-दिवस होनेके 
कारण बोले नही। 

१५ सितम्बर . सघ-सरचना समितिमे पूर्ण स्वराज्यकी राष्ट्रीय माँग पेश की। 

१६ सितम्बर: लेबर पार्टीके ससद-सदस्योकी बैठकम बोलते हुए पूर्ण स्वराज्यकी माँग 
दोहराई। 

१७ सितम्बर: “टेक्स्टाइल मर्क्युरी” और न्यूज क्ॉनिकल़ ' को मुलाकात दी। 
सघीय विधान-मण्डलके सदस्योके चुनावपर सघ-सरचना समितिमे बोले । 

१९ सितम्बर . किगसले हॉलके स्वागत-समारोहमे बोले। 

२१ सितम्बर: किससले हॉल छोडकर ८८ नाइट्सब्रिजमे रहने चले गये। 

२२ सितम्बर: चार्ली चेपलछिनसे मुछाकात को। 
स्वर्ण मानक समाप्त करनेंके सरकारी निर्णयके विषयमें सघ-सरचना समितिकी 
बेठकम बोले। 

२३ सितम्बर . गिल्डहाउस चर्चमे स्वेच्छासे अपनाई गरीबीपर बोले। 
ससद-सदस्योकी सभामे बोलते हुए पूर्ण स्व॒राज्यकी अवधारणाका पल्लवन किया | 

२४ सितम्बर: आगाखाँ और जिन्नासे बातचीत की। 
सघ-सरचना समितिकी बैठकर शरीक हुए। 

२५ सितम्बर: छॉड्ड इविनसे भेट की। 

२६ सितम्बर . एजवर्थ और डारवेनमे कपासपर आधारित उद्योगके प्रतिनिधियोसे 
बातचीत की । 


५५८ - सम्पूर्ण गांधी वॉड्मय 


स्प्रिगफील्ड गार्डन विलेजमे बेरोजगार मजदूरोके शिष्टमण्डलको मुलाकात दी। 
२६/२७ सितम्बर: लकाशायरकी बेरोजगारीकी समस्यापर बोले। है 
२७ सितम्बर . वेस्ट ब्रैडफोडेमे वयस्कोके स्कूलमे बोले। 
वेस्ट ब्रैडफोड्डमे बेरोजगार मजदूरों और क्लिथरो बुनकर-सघके शिष्टमण्डलोको 
मुलाकात दी। 
सवाददाताओसे बातचीत की। 
२८ सितम्बर . अल्पसख्यक-समस्था समितिकी बैठकमे शरीक हुए। 
२९ सितम्बर . लत्दनमे सर सैम्युअल होरसे बातचीत की। 
३० सितम्बर: प्रधान मन्त्रीसे मुलाकात की। 
भारतीय व्यापार-मण्डल, लन्दन द्वारा आयोजित स्वागत-समारोहमे भाषण दिया । 
१ अक्टूबर रिट्ज होटलमे आगाखाँ और अन्य मुसलमान नेताओसे मुलाकात की। 
प्रधान मन्त्रीसे बातचीत की। 
अल्पसख्यक-समस्या समितिम बोरूते हुए समितिकी कार्यवाही एक सप्ताह स्थग्रित 
रखे जानेका अनुरोध किया। 
२ अक्टूबरके पूर्व : 'ज्यूइश क्रॉनिकल ' को भेट दी। 
२ अक्टूबर: हेनरी कार्टरसे मद्य-निषेधपर बातचीत की। 
कई सस्थाओ द्वारा गाधीजी के जन्म-दिनके उपलक्ष्यमे वेस्टमिन्स्टर पैलेसमे एक 
प्रीतिभोजका आयोजन। 
अल्पसख्यक-समस्या-सम्बन्धी गोष्ठी, रन्दनमे दलित वर्गोके लिए विश्येष प्रति- 
निधित्वका विरोध । 
बीमेस इडियन एसोसिएशन द्वारा केन्द्रीय य० में० क्रि० ए० लन्दनमे आयोजित 
एक स्वागत-समारोहमे भाषण दिया। 
३ अक्टूबर: सी० एफ० एन्ड्रयूजसे मिलने कैटरबरी गये। 
४ अक्टूबर . कैटरबरीमे । 
५ अक्टूबर: अल्पसख्यक-समस्या-सम्बन्धी गोष्ठीमे बोले। 
६ अक्टूबर: फेलोशिप क्लबकी सभामे बोले। 
लॉर्ड इविनके सम्मानमे आयोजित प्रीति-भोजमे शरीक हुए। 
७ अक्टूबर: फ्रेड्स ऑफ इडिया, लन्दनकी सभामे बोले। 
८ अक्टूबर: अल्पसख्यक-समस्या समितिमे अल्पसख्यकोके सम्बन्धमे काग्रेसकी नीतिका 
स्पष्टीकरण किया। 
लन्दनमे ग्रेट ब्रिटेग और आयरलैण्डकी मिशनरी सस्थाओके सम्मेलनमे भाषण 
दिया। 


तारीखवार जीवनं-वृत्तान्त ५५९ 

६ अवदूबर या उसके पूर्व. मादाम मॉन्‍्टेसरी और शॉँ डेसमडको मुलाकाते दी। 

९ अक्टूबर . सघ-सरचना समितिकी बैठकमे बोले। 

१० अक्टूबर: चिचिस्टरमे। 

११ अक्टूबर या उसके पूर्व . एच० एन० ब्रेल्सफोर्डको भेट दी। 

१२ अक्टूबर: नेशनल छेबर क्लबमे कहा कि भारत बिना रक्‍तपातके पूर्ण स्व॒राज्य 
प्राप्त करनेको कृतसकन्प है। 

१३ अक्टूबर . समाचार-पन्नोके प्रतिनिधियोको भेट देते हुए उन्हे साम्प्रदायिक समस्याका 
मर्म समझाया। 


गोवर स्ट्रीट होग्टछ, ब्लूम्सबरी, लन्दनमे भारतीय विद्याथियोकी सभामे भाषण 
दिया । 


१४ अक्टूबर या उसके पूर्वी. 'आइलैड', हरन्दनके सम्पादक जोजेफ बाडडेको 
मुलाकात दी। 


१४ अक्टूबर : साम्प्रदायिक समस्याके हलके बारेमे समाचार-पत्नोके लिए वक्तव्य जारी 
किया । 


सेम्युअल होर, वेथछ और जिन्नासे बातचीत की। 
सघ-सरचना समितिकी बैठकम बोले। 

१५ अक्टूबर: रसेल स्ववेयर, लन्दनमे इटरनेशनल स्टूडेंट्स भूवमेटके छात्रोकी सभामे 
भाषण दिया। 
सैम्युअल होर, तेजबहादुर सप्रू, एम० आर० जयकर ओऔर अन्य छोगोसे 
बातचीत की। 

१६ अक्टूबर . कैेडरसे थोक उत्पादन और जनता द्वारा किये जानेवाले फुटकर 
उत्पादनपर बातचीत की। 
सघ-सरचना समितिकी बैठक और मद्य-निषेधवादी कार्यकर्त्ताओकी वैठकमे 
भाषण दिया। 

१७ अक्टबर: नॉटिघममे नॉटिधम युनिवर्सिटी कॉलेजमे बोले। 

१७ अक्टबर या उसके परचातू “स्पेक्टेटर ', छन्दनके सम्पादक एवलिन रेचको 
मुलाकात दी। 

१८ अक्टूबर: सेली ओक, बमिघममे भारतीयोके सामने बोलते हुए उनसे अनुरोध 
किया कि वे भारत लौटकर स्वदेशभाइयोकी सेवा करे। 
वडब्रक सेटलमेट, सेली ओक, बमिघममे भारत द्वारा शान्तिपूर्ण उपायोसे स्वराज्य 
प्राप्त करनेके सकल्पके विषयमे बोले। 

१९ अक्टूबर . सुबह बमिघमसे प्रस्थान किया । 


५६० सम्पूर्ण गांवौ वाइमय 
२० अक्टूबर: सघ-संरचना समितिकी वैठकमे वोले। 
चेथम हाउस (लन्दन)में रॉयल इस्टिट्यूट ऑफ इन्टरनेशनल अफेयसंके तत्त्वा- 
वधानमें आयोजित सभामे “भारत --आज ओऔर कलर ” पर बोछे 
२१ अक्टूबर: छॉर्ड इविन और कर्नल मैडॉकसे मुलाकात की। संघ-सरचना समितिकी 
वैठकर्मे बारीक हुए। 
२२ अक्टूबर: “स्टेट्समैन ' के प्रतिनिधिको मुलाकात दी। 
सघ-संरचना समितिकी वैठकमे वोले। 
२३ अक्टूबर: रायटरके प्रतिनिधिको मुलाकात दी। 
संघ-संरचना समितिकी बैठकमे बोले। 
तेजबहादुर सग्रू तथा अन्य छोगोसे बातचीत की। 
रातमें ईटन पहुँचे और वहाँ स्कूली छात्रोकी एक सभामें भाषण दिया। 
सुबह ईटनसे ऑक्सफोडको प्रस्थान किया। 
२४ अक्टूबर: ऑव्सफोर्डमे इडियन मजलिसकी वैठकर्म वोले। 
ऑक्सफोड्डमे ही एक परिचर्चामें कुछ प्रव्नोके उत्तर दिये। 
२६ अक्टूबर: सघ-सरचना समितिकी वैठकर्म शरीक हुए। 
२७ अक्टूबर: सघ-संरचना समितिकी बैठकर शरीक हुए। 
२८ अक्टूबर: मॉनन्‍्टेसरी ट्रेनिंग कॉलेज, लन्दनमे वाल-शिक्षापर वोले। 
२९ अक्टूबर: चाल्से पेट्रेव तथा कुछ अन्य लोगोको मुलाकात दी। 
३० अक्टूबर: सेन्‍्ट्रल हॉल, वेस्टमिस्टरमे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया छीगकी सभामे वोले। 
३१ अक्टूबर: फ्रेड्स हाउस, लन्दनमें क्वेकरोकी सभामें वोले। 
१ नवम्वर: पेम्ह्रोक कॉलेज, कंम्ब्रिजमें बोलते हुए भारत और इस्लैंडके वीच समानता 
पर आधारित साझेदारीमें अपनी आस्था पुन. व्यक्त को। 
इंडियन मजलिसमें बोले। 
लन्दन पहुँचे । 
२ नवम्बर: संघ-संरचना समितिके समक्ष लिखित वक्तव्य पेश किया। 
३ नवम्बर: वो में चिल्डरेस हाउसकी वार्षिक बैठकर वोले। 
४ नवम्बर: सघ-संरचना समितिकी बैठकर्मों वोले। 
इंडियन मेडिकल एसोसिएशनकी सभामे भाषण दिया। 
५ नवम्बर: डाक-कर्मचारी सघकी समभामें बोले। 
६ नवम्वर: श्री व श्रीमती जॉज वर्ना्डे जाँ गांधीजी से मिलने आये। 
७ नवम्बर: गांधीजी ऑक्सफोर्ड पहुंचे और रैम्जे मैकडॉनाल्ड तथा प्रोफेसर मरेसे 
उनकी बातचीत हुईं। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ५६१ 
९ नवम्बर: ऑक्सफोडेसे लन्दन लौटे। 
सम्ाचार-पत्रोको दिये वक्‍तव्यमे सूचित किया कि उन्होने यूरोपीय वेशोकी 
यात्राका कार्यक्रम रह कर दिया है। 
फ्रेड्स हाउस, लन्दनमे फेलोशिप ऑफ रिकसिलिएशन द्वारा आयोजित सभामे 
भाषण दिया। 
१० नवम्बर: तेजबहादुर सप्र्‌ तथा अन्य लोगोसे बातचीत की। 
जे० एम० सेनगुप्तसे बगालकी परिस्थितिके बारेमे बातचीत की। 
लन्दन स्कूछ ऑफ इकनॉमिक्समें बोले। 
११ नवम्बर: समाचार-पत्रोके प्रतिनिधियोको मुलाकात दी। 
गोल्मेज परिषद्के सदस्योकी बैठकमे अपनी, प्रान्तीय स्वशासनकी कल्पनाका 
स्पष्टीकरण किया। 
१२ नवम्बर: कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया छीग, लन्दनमे बोले । 
१३ नवम्बर: न्यूज ऋॉनिकल ' के प्रतिनिधिको मुलाकात दी। 
अल्पसख्यक-समस्या समितिकी बैठकमे बोले। 
वेस्टमिन्स्टर स्कूलमे बोले। 
१४ नवम्बर: छॉड इविनसे मेट की। 
समाचार-पत्नोके प्रतिनिधियोको मुलाकात दी। कर 
१६ नवम्बर: अल्पसंख्यक-समस्या समितिकी बैठकमे शरीक हुए। 
१७ नवम्बर: अमेरिका जानेकी अपन्ती असमर्थेता बताते हुए एफ० बी० फिशरको 
सन्देश भेजा। 
सघ-सरचना समितिकी बैठकमे प्रतिरक्षाके विषयमे वोले। 
१८ नवम्बर . माँलें कॉलेज, लन्दनमे वीमेल्स इडियन कौंसिलकी बैठकमे बोले। 
१९ नवम्बर सघ-सरचना समितिकी बैठकमे “व्यापारिक भेद-भाव ” पर बोछे। 
लन्दन शाकाहारी मण्डलकी सभामे भाषण दिया। 
२० नवम्बर: शाकाहारियोकी सभामे शरीक हुए। 
२४ नवम्बर. प्रधान मन्‍्त्री, लॉर्ड सैकी, सप्रू और लछीज-स्मिथसे वातचीत की। 
२५ नवम्बर. न्यू छीडर के प्रतिनिधिको मुलाकात दी। 
सघ-सरचना समितिकी बैठकोंमे “ प्रान्तीय स्वशासन ” और “वित्त ” के विपयमे 
अपने विचार व्यक्त किये । 
डॉ० अम्बेडकरसे मुलाकात की। 
२६ नवम्बर: सघ-सरचना समितिकी बैठकमे शरीक हुए। 
२७ नवम्बर: सघ-सरचना समितिकी बैठकमे शरीक हुए। 


४८-३६ 


५६२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


२८ नवम्बर: गोलमेज परिषद्‌के पूर्णाधिवेशनकी कार्यवाहीमें भाग लिया। 
३० नवस्वरके पूर्व : रत्दतमे समाचार-पत्नोके प्रतिनिधियोको मुलाकात दी। 
३० नवम्बर: गोलमेज परिषद्‌के पूर्णाधिवेशनकी कार्यवाहीमे भाग लिया। 

१ दिसम्बर: गोलमेज परिषद्के पूर्णाधिवेशनमे समापन-भाषण दिया। 
पत्रकारोको मुलाकात दी। 
भारतकी ताजी घटनाओके सम्बन्ध अखवारोके लिए वक्तव्य जारी किया। 

२ दिसम्बर: सर फिलिप हार्टोगको मुलाकात दी। 

हे दिसम्बर: समाचार-पत्रोके प्रतिनिधियोको मुछाकात दी। 
जे० एफ० हॉरंविन, रेच, छास्की, किसले मार्टिन, ब्रेल्सफोर्ड और नेविनसनसे 
बातचीत की। 

४ दिसम्वर . प्रधान मन्त्री और भारत-मन्त्रीसे भेट की। 

५ दिसम्बरके पूर्व : एडमड डिमिटरकों मुलाकात दी। 
इग्लैडसे विदा होनेसे पूर्व एक घोषणापत्र जारी किया। 

५ दिसम्बर: रायटर और  त्रिस्टल ईवनिय न्यूज को विदाई-सन्देण दिये। 
पेरिस, रोम आदि होते हुए स्वदेश छोटनेके लिए त्रिठनसे प्रस्थान किया। 
पेरिसमे भारतीयों द्वारा आयोजित स्वागत-समारोहमे भाषण दिया। 
तीसरे पहर एक सार्वजनिक सभामे बोले। 

६ दिसम्बर: विलेन्यूवर्म रोमाँ रोलाँसे वातचीत की। 
समाचार-पत्नोके प्रतिनिवियोको मुलाकात दी। 

८ दिसम्बर: लछोजानमे तीन सभाओमें भाषण दिये। 

९ दिसम्बर: इटरनेशनल वीमेन्स लीग फॉर पीस ऐड फ्रीडमके तत्त्वावधानमे 
विक्टोरिया हॉलमे आयोजित सभामे वोले। ह 

१० दिसम्वर या उसके पदचात्‌: रोमाँ रोराँसे वातचीत की। 
११ दिसम्बर: विलेन्यूवसे प्रस्थान किया। 
मिलानमे । 
१२ दिसम्वर: रोमसमे। बैटिकन सिटी देखी। मुसोलिनीसे मिले। 
१३ दिसम्बर: रोममें। सुखोतिना टॉल्स्टॉयसे बातचीत की। 
महिलाओकी एक सभामे भाषण दिया। 


शोषेक-सांकेतिका 
गोछमेज परिषद्‌ . के पूर्णाधिवेशनकी कार्ये- 


बाहीका अश, ३८७, ३८८-९०, ४०८- 
१३ 


टिप्पणी सी० लेवेलीन हॉवेलके पत्रपर, 


१४६, -[णियाँ ], ४८७ 


तार * क्रॉफ्टको, ४७१-७२, -जवाहरलारू 


नेहरूको, १९१, -डॉ० मु० म० 
अन्सारीको, १६४, -प्रभाशकर पट्टणी- 
को, ५२४ , -रेवाशकर झवेरीको, ४८३, 
>छॉड इविनकों, ५, ३२४, ५१५, 
-वल्लभभाई पटेलको, २८०, ३८७, 
४८३, -वाइसरायके निजी सचिवको, 
७५२०-५४, ५३२-३३, -वाइसरायको, 
५०७-८, “-डैलेनद्रनाथ घोषको, २८० , 
-सान्याकको, ३९१, -हॉरैबिनको, 
५३६३-३४ 


दैनन्दिनी' * १९३ १, ५०८-१६, “१९३२, 


पत्र 


५४१ 

अगाथा हैरिसनकों, ४७२; -अस्तु- 
स्सलामको, २६२, -अर्नेस्ट एस्डेलको, 
१४४; -अलबटे आइन्स्टीनको, २००, 
-आश्र जे० डेविसको, १०९; -आश्थर 
हैरिसनको, १०४, -आर२० बी० ग्रेगको, 
१००-१, -इन्‍्दु पारेखको, ३०५; -ई० 
डॉल्बी शेल्टनको, १९७, -उज्जरूसिह- 
को, १०९-१० ,-ए० कार्लाइल वाल्शको, 
२६१; -एच० एच० मॉण्टगोमरीको, 
३१४, -एच० सी० ढाँडाको, १०३, 


-एच० स्टैनली जेवन्सको, ९५, -एच० 
हारकोटेंको, ९३, -एफ० बी० फिगर- 
को, ३१५-१६, -ए० फेनर ब्रॉकवेको, 
९४, ९७, -एवलिन क्लेयरको, ९६, 
-एवलिन रेचको, २६०, -एस० 
एन० हाजीको, १०५, -एस० एस० 
जहीरकों, ९८, -एस० सत्यमूर्तिको, 
१४५, -कार्ल हीथको, ४७६, -कंटर- 
बरीके आकंविशपको, १७०, -क्रिश्चियन 
जेल्डरपको, ९९, -शगावहन बैद्यको, 
६८, -गुट्रम प्रूफरकों, ४७, -गोलूमेज 
परिषद्के अध्यक्षको, ३९२, -जमना 
गाधीको, ५१, -जवाहरलाल नेंहरूको, 
४९०, ५२५, -जॉन हाइनीज होम्सको, 
३१३; -जी० हाइनीजको, ९८, 
>जूलियट ई० ब्लूमको, १०१-२, 
-जे० आर० श्लॉर्नी वॉल्टनको, ३६४- 
६५, -जे० थियोडोर हैरिसको, ९९; 
“डब्ल्यू० ट्यूडर ओवेनको, ३६० , -डॉ० 
मॉड रॉयडनको, १०६, -तेजवहादुर 
सप्र्को, ९२-९३; -दाहूको, ७८, 
“देवी वेस्टको, ४७१, -नारणदास 
गावीको, ६७, १५४, ५२५-२६, 
-निक सॉलोमनको, ३००; “पुरुषोत्तम 
गाधीको, ५२; >“पेस्टर फॉरेलको, 
१०५-६, “-अ्रधान मन्त्रीको, ३०१, 
३३४-३५, “-प्रेमावहन कटकको, ६८, 
२२८, ३०५; -फ्रेडरिक बी० फिशरको, 


पुद४ 


९५-९६ ; -ब्रिस्कोको, ४७० , -भोपालके 
नवाबकों, २१०; -मणिबहन पटेलको, 
२५८; -मणिढठालर और सुशीलछाको, 
'४७३-७४, -महमूदुल्लाको, १४४-४५; 
-माकिओनेस विठेलेस्खीको, ४७४, 
-मिर्जा इस्माइलको, २३०, २५७, 
२६२, “मेरी ऑस्बनेंको, ३३६; 
-- मैचेस्टर गाडियन को, ५४-५५, 
“रवीन्द्रनाथ ठाकुरको, ५३७ ; -रेजिनाल्‍ड 
रेनॉल्ड्सको, २८८; -रोमाँ रोलाँको, 
४७५, “-हलॉर्ड इविनको, १९, १९१- 
९२; -लॉड्ड विलिग्डनको, ४३-४४; 
>लेडी ईव क्रिररको, २५९; -वल्लभ- 
भाई पटेलको, २५८-५९, -विलियम 
एच० यूकसेको, ४४; -विविअन 
बटरूर बर्कको, र३१४-१५; “वी० 
जी० कूर्माको, १०२-३, -शॉ डेस- 
मंडको, ९४; -सर फिलिप हार्टोगको, 
२३७, दे४७; -सर सैम्युअल होरको, 
९१, ३४६, २३६७-६८, २९१, ४४२, 
४४३; -सर हेनरी एस० हढॉरेन्सको, 
२६३, ३६५-६६; -सर हेनरी स्ट्रै- 
कॉशको, ९२, १०४; -सुशीछा गाधीको, 
५१; -हे० सॉ० लि० पोलकको, 
१५३, ४१५-१६; छाड इविनको 
लिखे पत्रका अश, १३३, ४४२ 


परिचय-पत्र : प्रिवा-दम्पतिको, ५२४ 
पूर्जा: एवलिन क्लेयरको ११६; -मिर्जा 


इस्माइलको, २४७, २६१, २६६, 
३६८ 


प्रवचन : एस० एस० “ पिछसना ' जहाजपर, 


४८४-८६; -किग्सके हॉलमे, १२ 


सम्पूर्ण ग्रांधी वाडमय 


प्रश्नोत्तर: १७६-७९, १८४-८६, २०९-१०, 


२२९९-३०, २५४-५५, २५६-५७, ३०३, 
३६६-६७, ४३२, ४३६, डं४३-४६ 


बातचीत : ऑक्सफोडेमे, २५१-५३, -कपडा- 


उद्योगके प्रतिनिधियोसे, ७३-७४, ७५; 
“रोमाँ रोलाँसे, ४३७-४१, ४५६-५७, 
४६७; -वेलफेयर ऑफ इडिया लीगके 
शिष्टमण्डलसे, ५२६-२८, -हॉरैबिन 
तथा अन्य लोगोसे, ४२१-२७ 


भाषण : अल्पसख्यक-समस्या-सम्बन्धी गोष्ठी- 


मे, १९३, १२९६-२७, -अल्पसख्यक- 
समस्या समितिकी बैठकमे, १२८-३३, 
३२६-३१, -इटरनेशनल सेनेटोरियममे, 
४५८-५९; -इडियन मेडिकल एसोसि- 
एशनके समक्ष, २९७, -एक समभामे, 
४६०-६६, -कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया 
लीगकी सभामे, २७५-७९, ३१९-२३; 
-गिल्ड हाउस चर्चमे, ५५-६४, -प्रेट 
ब्रिटेन और आयरलैंडकी मिदशनरी 
सस्थाओके सम्मेलनमे,  १३३-४२; 
-गोलमेज परिषद्के पूर्णाधिवेशनमे, 
३९२-४०५;  -गोलमेज परिषद्‌के 
प्रतिनिधियोकी बैठकसमे, ३२१८; -चर्चे 
हाउसमें, २२९, -चिल्डरेस हाउसकी 
बैठकर्में, २९५-९६; -चैथम हाउसकी 
सभामे, २१४-२८; -उछात्रोकी सभामे, 
१७२१-७६, -डाक-कर्मचारी सघकी 
सभामे, २९७-३००; -लॉटिधम युत्रि- 
वर्सिटी कॉलेजमे, १९२, “नेशनल 
लेबर क्लबके स्वागत-समारोहमे, १५४- 
५९; -पालियामेटके सदस्योकी बैठकमे, 
६५-६७; -पेम्ब्रोक कॉल्ेजमे, २८८- 


शीर्षक-सांकेतिका 


९२; -अर्थेता-सभामें, ५०८, ५३७- 
३८; -फ्रेड्स ऑफ इंडियाकी सभामे, 
१२९८; -फेड्स हाउसमे, २८१-८७, 
३०७-१०; -फ्रेइ्स हाउस, हरून्दनमें, 
२-४; -वम्मिघमकी सभामें, २०३-८, 
-भारतीय छात्रोकी सभामे, १६०-६४, 
-भारतीय मजलिसमे, २४७-५०, २९२- 
९३, -भारतीय व्यापार-मण्डलमे, १०७- 
८; -भोजके अवसरपर, १३२०-२२, 
-मद्य-निषेषवादी कार्यकर्त्ताओकी सभामे, 
१८९-९०; -महिलाओकी सभा, रोममे, 
४६९-७०, -महिलाओ द्वारा आयोजित 
स्वागत-समारोहमे, ११३३-२४, -माँण्टे- 
सरी ट्रेनिय कॉलेजमे, २६३-६६, 
“कऊंकाशायरमे, ७६; -हछन्दन शाकाहारी 
भण्डलकी सभामे, ३६०-६४, -हन्दन 
स्कूल ऑफ इकनॉमिवसमे, ३१०-१२; 
-लेबर' पार्टीके ससद-सदस्योकी सभामे, 
२३-२७; -लोजानकी सभामे, ४४६-५३, 
४७५३-५६; -वयस्कोके स्कूलमे, ७९- 
८१; -विद्याथियोकी सभामें, २४४- 
४६; -वीमेन्स इडियन कौसिलककी 
बैठकमे, २४४-४५; -बेलफेयर ऑफ 
इंडिया छीगकी सभामे, ४९८-५०७, 
-वैस्टमिस्टर स्कूलमे, ३३१; “सघ- 
सरचना समितिकी बैठकमे, ५३-५४, 
-सघ-संरचना समितिके समक्ष, १५-२३, 
३०-४३, १४४६-४७, १६७-६९, 
३७२९-७७, -सार्वजनिक सभा, बम्बई- 
में, ४९४-८,  -सावजनिक समभामे, 
४३३-३६, -स्वागत-समारोहमे, ४७, 
४३३ 


भेट 


५५ 


“इको डी” पेरिस के प्रतिनिधिको, 
३६८, -ईवनिंग स्टैडड के प्रति- 
निधिको, १-२, -एच० एन० ब्रेल्स- 
फोऱ्को, १४७-५३, -एडमड डिमि- 
टरको, ४२७-२९, -एवलिन रेचको, 
१९३-२००, -एसोसिएटेड प्रेत ऑफ 
इडियाके प्रतिनिधिको, २८८-९०, ५३५- 
३६; -कलेण्डरको, १७९-८४, -चार्ली 
चैपलिनसे, ५२-५३, -चार्ल्स पेट्रेख 
तथा अन्य लोगोको, २६७-७४, - जॉन 
बुल के प्रतिनिधिको, ६९-७१; -जॉ्जं 
वर्नाडे शॉसे, ३०२, -जे० एम० सेन- 
गुप्तको, ३१०, - ज्यूइश ऋलनिकल के 
प्रतिनिधिको, ११६-१८; - टेक्सटाइल 
सर्व्युरी के सम्पादकको, २७-२९; 
- न्यूज ऑनिकल के प्रतिनिधिको, 
२९-३०, ३२२४-२६; - न्यू छीडर के 
प्रतिनिधिको, ३६९-७१; -पत्रकारोको, 
३१६-१७, ४०५-८, ४४१; - पोस्ट 'के 
प्रतिनिधिको, ४९-५०; -फिलिप हार्टोग- 
को, ४१६-१९; -वमिघमके विशपसे, 
२०१; -बॉम्बे ऋॉनिकरल के प्रतिनिधि- 
को, १३-१४, ५३८-३९; -वेरोजगार 
मजदूरोके शिष्टमण्डलको, ७५-७६, ८२- 
८३; - ब्रिस्टल ईवरनिंग न्यूज के प्रति- 
लिधिको, ४३२; --मदाम मॉपण्टेसरीसे, 
१४२, -रायटरके प्रतिनिधिको, २३८, 
४३१-३२९, ४७३, ४८७-८८; -रैम्जे 
मैकडॉनाल्डसे, १०६-७; -लबन्दनके पन्त- 
प्रतिनिधियोकों, ३८८-९०; -मभाँ डेस- 
मडको, १४३; -शिष्ट-मण्डकको, ८७- 
८८; -श्रीमत्ती नाइटक्रो, ५०, -समा- 


५६६ 


चार-पन्नोके प्रतिनेधियोको १५९-६०, 
४२०-२१; “-समाचार-पत्नरोको, ५-६, 
६-८, रे३२-३२४, ४३१, ४९१, ४९२- 
९४, -सुखोतिना टॉल्स्टॉयको, ४६८- 
६९, - स्टार के प्रतिनिधिको, ३०४, 
-- स्टेट्समैन के प्रतिनिधिको, २३१, 
-हैनरी कार्टरकों, ११८-१९ 

वक्‍तव्य “आइलैड को, १६५, -एसोसि- 
एटेड प्रेस जॉफ अमेरिकाको, ४८३- 
८४, -खातेदारोके मामलेके सम्बन्धमे, 
१२५-२६, -सघ-सरचना समितिके 
समक्ष, २९४, -समाचार-पत्रोको, १४, 
५५, ७१, ७२, ८४-८७, ९३, ११०, 


१ १ ०-१ १, 4 ६६, २७५, २९५, 
ः ३०४, ३०६, २०७, २१८, रे४ें८, 
४१२३-१५ 


सघ-सरचना समिति की बैठककी कार्यवाहीके 
कुछ अज, ६९, १७०-७१, १८६-८९, 
२११-१३, २२३२-३६, २२३९-४४, २९६, 
३१३७-४४, ३ृ४८-५९, ३७८-८४, 
३३८५-८६, ३८५ 


सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


सन्देण अमेरिकाके लिए, ४८८; -अमेरिका- 
को, ५४०-४१; -इग्लैडमें रहनेवाले 
भारतीयोको, २०१-२, -एफ० वी० 
फिशरको, ३३६; -खेंडाके किसानो- 
को, ५२८-२९, -टाइम्स ' को, १२; 
-वीवालीपर, ३०६, -भारतीय 
ईसाइयोकों, ५४० 
विविध 
अमेरिकाके छिए प्रसारित वार्ता, ९-११; 
अल्पसख्यक-समस्या समितिकी कार्यवाहीका 
अग, ११३-१६, एक आऑटोग्राफ, ४७०; 
एक घोषणापत्र, ४३०; काग्रेस कार्य-समितिके 
प्रस्तावका पाठ, ५१७-२०; कुछ प्रब्नोके 
उत्तर, ११५१-१३, गुजरातकी खादी, ४७- 
४८, टिगम्वर मुनि, १२५; पारसियोका 
विरोव, ७७-७८ , वच्चोके साथ चर्चा, ४६-४७; 
भारतीय सेना, ४७६-७७; मन्दिरप्रवेण 
सत्याग्रह, ५३०-३२, मैं क्या चाहता हूं, 
४५-४६, मै, मेरा चरखा और महिलाएँ, 
८८-९०, छिपि-सुधार, ७७; भसिंहावछोकन, 
४४७८-८२ 


सांकेतिका 


ञँ 


अंग्रेन, २९, ७०, ७२, ८९, १२१, १५६, 
१६४, १७५, १९३, २०२, २२८, २४६, 
२४९, २५०, २७५-७९, २८६, २८८ 
पा० टि०, २९९, ३११-१२, ३१२, 
३१५ पा० ढि०, ३२०, ३२१, ३२३, 
शरे३८, ३२३९-४१, ३४२, ३४८, ३५१, 
३६५, ३६६, रे७६, ३८३, ३९४, 
रे ९७-४० ०, ४०४, ४२८, ४३ १ ॥। ४३२, 
४३५, ४३७, ४३८, ४७७, ४९६, 
४९७, -एजेटो द्वारा भारतपर शासन, 
१६२; -किस तरह भारतकी सेवा कर 
सकता है, २९३; -पुरुष, ४, १९, ४५, 
१२१, २७८, ३११, ३६४, ४०४, 
४७८, “स्त्रियां, ४, १२, ४५, १२१, 
२७८, ३११, ३६४, ४०४, ४७८, 
जो] -और आयरिशोके बीच लडाई, 
१५६, -की' सुरक्षा, ४७६-७७, -को 
नौकरी भारतकी राष्ट्रीय सरकारके 
आधीन, १९५ 

अंग्रेजी शासन, ५३ 

4 अखण्ड पाठ , ५३१ 

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी, ३६; देखिए 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस भी 

अखिल भारतीय चरखा सघ, १८, ३०९ 
पा्‌० दि० 

अछूत, देखिए अस्पृश्य 

अनदू दिस लास्ट, ४०६ 

अनैतिकता, -से बचे रहनेंके लिए स्वेच्छासे 
अपनाई गई गरीबी आवश्यक, ५६ 

अन्त.करण, -की स्वतन्त्रता, १३६-३७ 

अन्तरात्मा, “की आवाज, ७०, ४४५ 


अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, ४६५ 

अन्याय, -के विरुद्ध कोई सीमा नहीं, ३५९ 

अन्सारी, डॉ० मु० ज०, १३, ४३, १६४, 
१६६, २०४, ३७१ 

अपरिग्रह, ६१, -का जब्त, ४४९ 

अप्रतिरोध, ४३९, ४४०, ४५१, ४५७, 
४६७, -और अहिंसक प्रतिरोवमे 
अन्तर, ४५० 

अप्रत्यक्ष चुनाव, २९४ 

अफगान, ३०६, ३१२, २४२, “युद्ध, २७९, 
३८३ 

अफीम, -का राष्ट्रीय पैमानेपर निषेध, 
११९, -पर कर, २११ 

अमानुल्ला, ५१४ 

अमृतबाजार पन्निका, ३६१ पा० टि० 

अमेरिका, ३१३, ३१६, “का निमन्‍्त्रण, 
७०, गाघधीजीकी प्रस्तावित अमेरिका- 
यात्रा, ८, ३३६, ३८९ 

अमेरिकी, ३५०, ४२७, ४३९ 

अम्तुस्सलाम, २६२ 

अम्बेडकर, डॉ० भी० रा०, ३२, ३८, १ १४, 
११५, १७७, १९७, २३०, २३३, 
२३६, २३९, २४०, २४४, रेड, 
२५७, २८५, २८६, २२३, २२६ 
पा० टि०, ३३०, ३६८ पा० टि०, 
५१२ 

अय्यगार, ए० रगस्‍्वामी, ४६, 
शे४२ 

अली इमाम, ५१० 

अलेक्जैडर, हॉरेस, २०३, २८३ 

अल्पसख्यक, १३१, ३२९, ३२५८, ३६५, 
३६६, ४०२, “और उनके नामरिक 
और धाभिक अधिकारोकी रक्षा, ३३५, 


३०१, 


१६८ 


-और स्वतन्त्रता, २३०; -समस्या, 
१४६-४७, २१५, २२७, ३०१, ४३०, 
४८०, -समस्या और हिन्दू-मुस्लिम 
प्रन्‍नका समाधान, १२६, -समस्याका 
समाधान, ११४, ३२४, ३२६, -सम- 
स्या समिति, १५ पा० टि०, ११०, 
११३-१६, १२८ पा० टि०, १२९, 
३२६-३ १, ३२३५; -समस्या समितिकी 
बैठक, १२८, -समस्या-सम्बन्धी गोष्ठी, 
१२३, १२६-२७, - समुदाय, १३२, 
२२६, २२७, २२८, ३२७, २३२९०, 
३९४, “-समुदाय और स्वधानिक 
| अधिकार, ४०९, -समुदायोके लिए 
पृथक्‌ निर्वाचन, श३३, “समुदायों 
के लिए सीटोका आरक्षण और काग्रेस- 
की योजना, २८७, [को] -के लिए 
सरक्षण, ३४३ 

अल्लाह, ४०३ 

असत्य आचरण, २२९; >-से बचे रहनेके 
लिए स्वेच्छासे अपनाई गई गरीबी 
आवश्यक, ५६-६४ 

असहयोग, ४९, २६९, ४४५, ४७७; -और 
युद्ध, ४३५, -और यूरोप, ४३८; 
-और सैनिक सेवा, ४४६, ४५२- 
५३; -की पद्धति, ४५५, -विदेशी 
आक्रमणसे बचावका साधन, १५९, 
देखिए अहिसात्मक असहयोग भी 

असहयोगी, ३७६ 

असैनिक व्यय, २२१, २२२ 

अस्पृश्य, १०, १७, १८, ३४, ३८, ४०, 
६६, १९३०, १३५, १३७-४१ १६३, 
१७७, १९७, २०७, २१५, २८५, 
२८६, ३२०३, ३११, ३३०, रेड ९१, 
३५१, -और दक्षिण भारत, ३७०, 
४०३, ४२५, ४३०, ५३१; -और 
निर्वाचित प्रतिनिधि, २८४; -और 


पृथक्‌ निर्वाचक्‌ मण्डल, २४७-४८, _, 


सम्पूर्ण गाधी' वाइमय 


२८४-८६; -और पृथक्‌ निर्वाचन, 
१३२, १७७, ४९७, -और भा० 
रा० का०, ३२८, -और मिशनरी, 
२२३, -और समाज-सुघार, २४७, 
- मेरे अभिन्न अग”, ४९४ 

अस्पृर्यता, १०, २२४, ३३०, ४३०, ५३२, 
-और सीटोका आरक्षण, ४९७, 
“निवारण, १७, १९२, २०७, ५३०, 
“निवारण काग्रेसके कार्यक्रका अभिन्न 
अग, २१५, -विरोधी समिति, ४५, 
-हिन्दू धर्मके लछिए अभिशाप, २१५ 

अहमद, डॉ० शफात, १६७ 

अहमद, सर सुल्तान, ३२, ४१ 

अहिसक क्रान्ति, “और राष्ट्रीयता, २५१, 
२६८ 

अहिंसा, १, ३े, ४, ७, ४६, १५७, १६१, 
१७३, १७४, २०२, २२६, २४६, 
२५१, २६४, २७४, २७५, २७७, 
२८८, ३०८, ३१२, ३९१, ४३२, 
४३४, ४४०, ४४४, ४४७, ४५४, 
४५५, ४६५, ४६६, ४६८, ४८०, 
४८१, ४८२, ४८८, ४९६, ५०६ 
५१७, ५१९, ५२०, ५२३, ५२८, 
५३४, ५३६, ५३८, ५४१, -और 
बीमार वछडा, १९७-९८; -और भार- 
तीय स्त्रियाँ, ४५०-५१, -और यूरोप, 
४३८, -और रूस, ४४०, “और 
विश्वज्षान्ति, २००, -और सत्य, ४३५, 
४३६, -का ब्रत्त, ४४९; -की पद्धति, 
४५५, -के बारेमे रोमाँ रोलॉको 
सन्देह, ४३९, -धर्मेके रूपमें, १०२, 
३७६; -नीति नही बल्कि धर्म, ४६१; 
>श्रमिकोकी समस्थाको सुलक्षानेका 
उपाय, ४६२, “स्वतन्त्रताका साधन, 
३७५-७६ 

अहिसात्मक असहयोग, ३२१, अहिसात्मक 
प्रतिरोध, १६४ 


साकेतिका 


ञा 


आँग्ल-भारतीय, १६, २२७, ३२६ पा० टि०, 
४०३ पार्वट०, 

आइन्स्टीन, अलबटे, २००, ४४५, ४५७, 
-छारा सैनिकोको युद्धमे भाग न लेनेका 
आह्वान, ४४४ 

आइरिश फ्री प्रेस, ९४ 

आइलेड, १६५ 

जॉक्टैवियस, एलन, १६ 

आॉक्सफोर्ड, २५१, २५६ पा० टि०, २५७ 

आगाखा, ५५ पा० दि०, ९३, ११० पा० 
टि०, ११३, १ १४, रेढेंछ पा० दि०, 
३२६ पा० टि०, ५११ 

आजाद मैदान, ४९३, ४९४ पा० टि०, 

आजादी, २१ 

आतकवाद, ४०२, ४२४, -और स्वतन्त्रता, 
३७३, २७६, ४१३, -हूसके ढगपर, 
४३९ 

आतकवादी, ४०२, ४१४, ४२६; -और 
स्वतन्त्रता, ३७३, ३७४, ३७६ 


अत्मत्याग, १४०, १५८, १६ १, ३३६, 
४५१, -और स्त्रियाँ, ४५० 
आत्मपीडन, ४५४ 


आत्मरक्षा, ४४५ 

आत्मशुद्धि, १०, १५८, ५३७ 

आत्मसयम, २४८; -का महत्त्व, १४३ 

आत्म-सम्मान, ३०९, ३४२, २९६, ४३९ 

आत्मा, -की अमरता, १९८ 

आनन्द, ४२८, -खुद मनुष्यके अन्दर रहता 
है, ४३४ 

आनन्द-भवन, ५२५ 

आबकारी, -ताडी और अफीमकी, १४८, 
>से प्राप्त राजस्वकी कमीको पूरा 
करनेका उपाय, ११९ 

आबिद अली, ७७ 

आम चुनाव, १८५, २३१ 


५६९ 


आयरलैंड, ३१५ 

आयरिशो और अग्रेजोके बीच लडाई, १५६ 

आरक्षण, ३५४, ३६५ 

आरक्षित विषय, ४४२ 

आरोग्य, -के नियम, ३६३ 

आरोग्य-विज्ञान, २२०, -और जनसख्या, 
रर३े 

आर्थिक, -कष्ट और राजनीति, २२४, 
“नीति, २२, -सकट, ४५५, -सकट 
टाला जा सकत। है यदि लोग गरीवीसे 
रहे, ४४९, -सौदे, २२ 

आये भवन, ४७८ 

आश्रम भजनावलि, ५१५ पा० टि० 

आसर, लक्ष्मीदास, २५८ 

ऑस्बने, मेरी, ३३६ 

आहार, १९९ 


ह् 

इंग्लैड, ३९९,- -अत्यन्त विकसित उद्योग- 
प्रधान देश, ३५५, -और कनाडा एक-सी 
सम्यताके प्रतिनिधि, २८१, -और 
भारतके हितोमे अन्तर, ३७९, -को 
दायित्वोका बोझ उठाना चाहिए, ३७९, 
-को देशी नरेशोपर से अपना प्रभुत्व 
छोडना होगा, २८१, -को व्यापारिक 
सुविधाएँ स्वाधीन भारत द्वारा, ४३४, 
-द्वारा किया गया शोषण, २५१, २५४ 

इस्लैडकी जनता, देखिए अग्नेज 

इटरनेशनल वीमेस छीग फॉर पीस एड 
फ्रीडम, ४६० पा० टि० 

इटरनेगनल सेनेटोरियम, ४५८, ५१४ 

इटरनेशनल स्टूडेंट्स मूवमेट हाउस, १७१ 
पा० टि० 

इडिपेडेट लेबर पार्टी, १२० पा० टि० 

इडियन नेशनल काग्रेस लीग, १२० पा० टि० 

इंडियन न्यूज, ४ पा० टि०, ४७६ पा० टि० 
प्श५ 


५७० 


इडियन मेडिकल एसोसिएशन, २९७ 

इंडियन सिविकरू सविस, -वास्तवमें इडियन 
सिविल सविस नही है, २५० 

इंडिया ऑफिस, ३२०, ३२२, ४८२ 

इंडिया रिव्यू, ४७६ पा० टि०, ४७७ 

इको डी पेरिस, ३६८ 

इटली, २५ 

इन्दु, ४९०, ५१४ 

इमिट्शन ऑफ क्राइस्ट, ४०८ 

इविन, लॉडे, १, ४, ५, १२, २३, ७१ पा० 
दि०, ७९, ८२, १०० पा० टि०, 
१२१ पा० दि०, १३३, १५२, १५५, 
१६०, १६२, १७६, २१७७, १९०, 
१९१, २५३, ३२४, २४०, ३४१, 
३४३, ३९७, ४४२, ४९३, ५०१, 
५०४, ५०९, ५१०, ५११, ५१२, 
५३४, -के साथ समझौता, देखिए 
गाधी-इविन समझौता 

इवान्स, ४४३, ४८०, ५१३, ५१४ 

इस्पात उद्योग, -हाथके श्रमसे नही चढ़ाया 
जा सकता, ४२६ 

इस्माइल, सर मिर्जा, २३०, २३२, २४७, 
२५७, २६१, २६२, २६६, २९४, 
२३६८, ४२६, ५०९, ५११, ५१२ 

इस्लाम, २१९१, ४३९, ४४७, ४४८, ४५२, 
४८७ 


ई 

ईवरनिंग स्टेडर्ड, १ 

ईंदबर, ४, ८, ९, १२, ३३, ५५, ५६, ५९, 
६२, ६३, ७४, ८२, ८३, ८६, ९६, 
१००, १३५, १३८-४२, १५८, १६०, 
१६१, १६५, १७४, १७५, २१६, 
२६५, २७९, ३०८, ३१२, ३२१, 
३३१, रे३१६, ४२८, ४३२, ४३३, 
४३८, ४४६, ४४४७-४८, ४५०, ४५२, 
४६१, ४८८, ४९४, ५३५, ५३८, 


सम्पूर्ण गराधी वाहुमय 


“अपनी समग्रतामे यह जीवन ही ईश्वर 
है, १९८, -और सेवा, ६४, -की 
खोज, ४४९, -में आस्था, ६०-६१, 
-सत्य-हप है, ४४७-४८, -से प्रेम 
करना मनृष्यसे प्रेम करना है, ४५५ 

ईसाई, १६, २१, रे४, ४०, ४५, ६४, १ १८, 
१४०, १४२, १५९, २१५, २२७, २८७, 
२२३, ३३१, ४०३, ४४९, ४६६, ४८५, 
४९७, ५४०, -आश्रम अछूतोके बीच, 
१३९, -और भा० रा० का०, ३२८, 
-पटेस्टेट भी मूर्तिपूजक, ४२९, -भार- 
तीय, ३२६ पा० ठि० 

ईसाई धर्म, ११७, ११८, १३५, ३१५ पा० 
टि०, ४४९, ४८५, -का प्रभाव, १३५, 
-अचारक, ३१५ पा० टि०; -सम- 
ठनोकी मद्य-निषेधवादी समिति, १८९ 
पा० टि० 

ईसाई मिशन, १४२ 

ईसाई मिशनरी, १३४ १३२५, -और 
गुलाबकी सुगन्ध, १३८ 

ईसा मसीह, ६४, ११७, १ ३८-४१, २६९५, 
४३२, ४५९, ४६९, ४८०, ४८४, 
४८५, ४८६, ५४०; -और बडे दिनकी 
चमक्‌-दमक, ४८३ 

ईस्ट इंडिया कम्पनी, ३०९, -और ग्रामो- 


द्योगोकी समाप्ति, ११ 
ईस्ट एड, २९, ४७८-७९ 
उ 


उच्च' न्यायालय, २४० 

उज्जलूसिह, सरदार, १०९, ११४, ३०३, 
५०८, ५१० 

उत्तरदायी ज्ञासत, ३२८-२९, ३४०, रे४१, 
३५४, ३८६ 

उत्तरदायी' सरकार, ३२४, ३२१९, २७ १, 
-और राष्ट्रीयता, ३२९ 

उत्तरदायी स्वशासन, ३२७ 


सांकेतिका 


उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त, -के दमनकारी 
अध्यादेशके विरुद्ध कार्य-समितिका निन्‍दा- 
अस्ताव, ५१७-१८, -में दमनकारी 
अध्यादेश, ५००, ५०४, ५०७, ५२१ 

उदारदलू, -के लोग, १७७ 

उद्देश्य, सत्यपरक, १२८ 

उद्योग, -और भा० रा० का०, ३५५ 

उद्योगपति, -और जन-साधारणका शोषण, 
२६७ 

उपनिवेश, -बरावरीकी साझेदारीके आधार 
पर, २५४ 


नह 
ऋण, ४२७ 


ए्‌ 


एंजेल, नॉर्मन, २५ 

एंटरटेनिंग गांधी, १० पा० टि० 

एजुकेशन इस ब्रिटिश इंडिया, ४१७ 

एडमड डिमिटर, ४२७ 

एन्ड्यूज, सी० एफ०, ७, ३९, ६२, १३६, 
१७०, २८६, २९३, ३१३, ३१५ 
पा० ढि०, ४१५, ४७४, ४७९, ५०८, 
५१०, ५१२ 

ए्‌ प्लो फॉर वेजिटेरियनिज्म, ३६० 

एमहस्टे, ५०९, -के सघन ऋृषिके प्रयोग, 
२२१ 

एलविन, १३९ 

एलविन, श्रीमती, ५०९ 

एलिन्सन, डॉ० टी० आर०, २६१ 

एलेक्जैडर, हॉरेस, २८७, १३४ 

एशियाई सेना, ४४१ 

एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका, ४८३ 

एसोसिएटेड प्रेत ऑफ इंडिया, ४८८, 
५३५ 

एस्टर, छेडी, १५११, ५१२ 

एस्डेल, अरेस्ट, १४४ 


५७९ 


ध्प५ 


ए्‌ 
ऐंलो-इडियन, देखिए ऑगरू-भारतीय 
ऐडम, ४१८ 


ओ 


गोल्ड टेस्टामेट, ११७ 
ओवेन, डब्ल्यू० ट्यूडर, ३६० 


झ 


औद्योगीकरण, अत्यन्त संगठित, १७५, 
-भारतका, २४९, -भोजन और कपड़ें- 
के सम्बन्धमें नहीं, ४२६ 

औपनिवेशिक दर्जा, ३५७ 

भऔपनिवेशिक स्वराज्य, १०१, १९४, २८१, 
-और स्वतन्त्रता, २५०; -की परि- 
भाषा, ३९८ 

औरणजेव, २९१, ४०३ / 

आऔसत आय, -भारतके लोगोकी २ पैस 
दैनिक, २१७ 

फ़ 

कंजवेटिव, २६७ 

कटक, प्रेमाबहन, ६८, २२८, ३०५ 

कटियाल, डॉ०, ५२ पा० टि० 

कताई, १२४, ३८७ 

कपडा उद्योग संगठनोकी सयुकत समिति 
(ज्वाइट कमिटी ऑफ कॉटन ट्रेड ऑ्गे- 
नाइजेडन्स), ७३ परा० टि० 

कबीर, हुमायूँ, २५७ 

कयूम, सर अब्दुल, ४०४, ४१२ 

कराची काग्रेस, -का अस्ताव, १८, 

कराची प्रस्ताव, १४ 

कर्जन, लॉर्ड, ३२०, ३८१ 

कत्तेव्य, -- उदारता तभी माना जा सकता 


7. 


है जब ऋणदाता उसे दान मान छे ”, 


२६० 
कलकत्ता ऑवक्सफोर्ड मिशन, १४० 


प्७२ 


कलकत्ता' नगरनिगम, ३९५ 

कला, -कराके लिए, १६५ 

कला, भारतीय, -मनुष्यके ईइवरसे सम्बन्ध- 
को प्रतीकोमे व्यक्त करनेवाली, १६५ 

कश्मीर, -के महाराजा, २९८ 

कृष्ट, १८५ 

कृष्ट-सहन, २०२, २०८, २२७, २४६, 
२७४, २७९, २३००, २३०९, ३३१, 
३७७, ४०६, ४०७, ४३३, ४५१, 
४६९, ४८०, ५१९, -और अवज्ञा, 
४३४, -और भारतीय महिलाएँ, ३४४, 
-और सत्याग्रही, ३८९, “और 
स्वतन्त्रता, १५८ 

काग्रेस, देखिए भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस 

काग्रेस-अध्यक्ष, देखिए पटेछ, वल्कभमभाई 

कांग्रेस कमेटी' (स्थानीय), ५३२ 

कांग्रेसी, २२, रे४, ४०, ५३, ७४, १२०, 
२२३, ३३८, ३७४, ४९६, ५१९ 

काका, देखिए कालेलकर, द० बा० 

कान्स्टीद्यूशनल क्लब, १४४ 

काब्राजी, श्रीमती, ५१५ 

कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया छीग्र, ६५ पा० 
टि०, २७५-७९, ३१९-३२३, ४३० 
पा० टि०, ५१० 

कॉमन्स सभा, २३, १७४, ३२७, ४१०, 
४२५, ४३१, ४४१, ४४२ 

कामा, मैडम, ५१४ 

कार, सर, ह्यूबर्ट, १३०, १९७, २८६ 
३२६ पा० ढि०, ३२७, ३२८, ३२९, 
२५२, ३५४, ३८७, ५११, ५१३ 

कार्टर, हेनरी, ११८ 

काडिनकू, २९७ 

कार्नोट, मेरी फ्रैकाइस सैडी, ४२४ 

कॉर्बेट, सर जॉफरे, १९७, ५११-१२; -की 
पंजाबके पुनविभाजनकी योजना, १३० 

कार्य कारिणी, भारतके रहिए सबलह और 
सुस्थिर कार्य कारिणी, २२४ 


सम्पूर्ण गांधी वाडूमय 


है काल-कोठरी ँ -कलूकत्ताकी, २७६ 

काढेलकर, द० बा०, ५१६, ५२६ 

किसले हॉल, ६, ७, ९ पा० टि०, १२, 
२७ पा० दि०, ४३, ४७ पा० ठि०, 
२९५ पा० टि०, ४७१, ४७८ 

किपलिंग, -का पूर्व और पदिचिमके बारेमे 
कथन, ४९९ 

किसान, २६७, २७०, ३८१; -और  भूमि- 
कर, २९०, -सालमे छ. महीने बेकार, 
३८२, [वो] -की गरीबीके कारण, 
२६८, -पर पाँच अरबका ऋण, २७१, 
देखिए कृषक भी 

कुमारप्पा, जे० सी०, २०२, २८७, ३७८ 

कुरेशी, अमीना, ४८७ 

कुरेशी, शुएब, ४८७, ५०८ 

कुष्ठ, २९८ पा० दि०, “रोगी, २९८ 

कुष्ठाश्रम, २९७-९८ 

कृचबिहारकी रानी, ५०९ 

कूपलैण्ड, प्रो० रेजिनॉल्ड, २५१ पा० टि० 

कूर्मा, बी० जी०, १०२ 

कृषक, भारतके, ३९८; [की] -की सख्या, 
३२८-३० 

कृषि, -एमहस्टंके सघन कृषिके प्रयोग, 
२२१, -कार्यसे ८५ प्रतिशतसे भी 
अधिक लोग सम्बद्ध, २१६ 

कृषि, सम्बन्धी शाही आयोग, २९३ 

के०, सर जॉन, ३७९ 

केट, ५११ 

केन्द्र, ३२७५-७७, ४२६; “पर उत्तरदायित्व, 
३०१, ३७१, ३७२, ३७७, ३८२, 
४२४, ४२७, “में पूर्ण उत्तरदायी 
सरकार, ४२५, ४३१ 

केन्द्रीय ढाँचा, ३२६ 

केन्द्रीय विधान-मण्डल, रे 

केन्द्रीय विधायिका, ४२ 

केल्लीय सम्मेन (सेन्ट्रल-कन्वेनशन) २२५ 

बँटरबरी,-के आकंबिशप, १७०, ५०६ ५०९ 


सांकेतिका 


कैप्टेन, नरग्रिस, २२७ 

कैप्टेन, पेरीन, २२७ 

कैम्बेल-बैनरमैन, सर हेनरी, - “ स्वशासन- 
का स्थान सुशासन नहीं ले सकता”, 
२२५, ३११ 

कैलेण्डर, १७९ 

कैश, रेवरेड डव्ल्यू० विल्सन, १४२ 

कोठावाढरा, १२५ 

कोपलैड, ५१० 

कोलम्बिया ब्रॉडकास्टिग सविस, ९ पा० टि० 

कोली, ७८ 

कौसिल, ३०६ 

ऋक्रॉफ्ट, ४७१ 

ऋॉस मृब्स ईस्ड, ५१५ 

क्रिरर, छेडी ईव, २५९ 

क्रीमियाकी लड़ाई, २७८ 

क्लिथरो वुनकर-सध, ८७ पा० टि० 

क्लीवलैड, ४२४ 

क्लेयर, एवलिन, ९६, ११६ 

क्लोज, अप्टन, ५०९ 

क्वेकर, ५१३ 

'क्षेत्र-अम्यरपपण सन्धियाँ, २९६ 


स् 


खादी (खटर), ४८, ७३, ७४, ११९, ५३८- 
३९, ५४०, “और. दक्षिण भारत, 
३७०; -गुजरातकी, ४७-४८ 

खाँ, अब्दुल गफ्फार, ४३, ४९१, ४९५, 
५००, ७५०४, ५१७, ५९१८, ५२१ 

खाँ, मीर आलम ३१२ 

खाँ, गफाअत, अहमद, २९६ पा० टि० 

खातेदार, १९५; [रो] “के मामछोंके 
सम्बन्ध वक्तव्य, १२५ 

खिलाफत-सम्बन्धी अत्याय, २०८ परा० टि० 

खुदा, ४५०, ४४७ 

खुदाई खिदमतगार, ५०० 


प७३ 


खुराक, -और मलेरिया, १४८ 
खेतोका रकवा, २१६ 

स्रीष्ट जयन्ती, २९५ 

खस्वाजा, १७८ 


भर 


गढ़वाली, -कंदी, ११२; -वन्दूकचियों द्वारा 
निहत्थे देशवासियोपर गोलियाँ चलानेसे 
इनकार, ९७, १७३; -सैनिक, १७३ 

गजनवी, ३९०, ३९५, ३९६; -का आक्रमण 
और सभ्यता, २९९ 

गरीबी, २१७, -और आत्मत्यागका सिद्धात, 
४४१; -का ब्रत, ४४९; -भारत और 
लंकाशायरकी ग़रीबीकी तुलना, ७६; 
/ संवैधानिक सुधारोंके जरिये गरीबी दूर 
करना, ४२६, स्वैच्छिक गरीबी, ४४९; 
वों] -का भोजन, २१७ 

गवर्नर-जनरकू, ३८०, ४०९; -को किसी 
मासलेको न्यायालूयमें पेश करनेका 
अधिकार, २९६ पा० टि० 

गांधी, इन्दिरा, ४९० 

गाधी-इविन समझोता, ४, १३, १९, २८, 
७९ पा० ढि०, २०५, २०७, २५३, 
२७४, ३०८, ३११, ३३७, ३४६१, 
३६४, ४०१, ४९१, ४९३, ५०४, 
५१९, ५२७, ५३२-३३, ५३६; -के 
अनुसार वहिष्कार स्थग्रित, ५४; 
-गुजरातके समझौतेसे उछठा काम, 
२५९; -भारत और ग्रेट ब्रिटेन दोनोके 
लिए सम्मानजनक, ३१७ 

गांधी ऐण्ड फ्री इंडिया, २६१ पा० टि० 

गाधी, करमचन्द, ६९, ४१८ 

गांधी, कस्तूरवा, ७१ 

गांधी, जमना, ५१, ५२, १५४ 

गाघी, देवदास, ५१, १०१, ४७०, ५०८ 

गाघी, नारणदास, ६७, ६८, १५४, ५२५ 

गाधी, पुरुषोत्तम, ५१, ५२ 


पुछड 


गाधी, मणिलाल, ५१, ४७३ 

गाधी, मोहनदास करमचन्द, -आऔद्योगी- 
करणके खिलाफ, ४२६, -का आहार 
पाँच चीजोतक सीमित, ३६३, -का 
वकालत छोडनेका फैसछा, १९९, -की 
प्रस्तावित अमेरिका यात्रा, ८, ७०, ३१३, 
३१६, ३८९, -की प्रस्तावित आयरलैण्ड 
यात्रा, ३१५, -की राजनीतिक कार्य 
करनेकी आध्यात्मिक तैयारी, ७०, 
-की लेंगोटी और पहननेका कारण, 
८९; -ठारा १९०९में इग्लैडके दौरेकी 
याद, १९३; -द्वारा पोझ्ाकका चुनाव, 
८१, -हारा स्वेच्छासे गरीबी अपनानेके 
लिए परिवारसे हुए सघर्षकी याद, ५६, 
-ने यूरोपीय पोशाक क्यो छोडी, ४३५; 
-प्लूरिसीके कारण इग्लैंडमे बीमारीकी 
याद, १९३-९४, “-यत्रवादके विरोधी, 
४२७-२८, -राष्ट्रके प्रमुखका स्थान 
लेगे या नहीं, ७० 

गाधी, सुशीरा, ५१, ४७३ 

गाधी सोसाइटी, १२० पा० टि० 

भायकवाड, बडौदाके महाराजा, ४३ 

गिडनी, सर हेनरी, ११५, २२६, २८६, 
३२६ पा० टि० 

गिरि-प्रवचन, ४६६, ४८४-८५ 

गिरि, व० वे०, ३०१ 

गुजराती खादी-सप्ताह, -मनानेका सुझाव, ४८ 

युप्त, दौलतराम, ४१६, ४१७ 

गुरखा, ३३८, ३४० 

गोखले, २२६ 

गोस्टे, सर जॉन, ३५६ 

गोलमेज परिषद्‌, ६, ७, १३, १५, १६, १९, 
२०, २३, २९, ५०, ८६, ८८, १०० 
पा० टि०, १०५ पा० दि०, ११०, 
११२, १२३ पा० टि०, १२८, १२९, 
१४८, १५२, १५४ १६६ १६८, 
१६९, १७६, १७८, १७९, १८५, 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


१९१, १९६, १९७, 
२०४, २०५, २०६, 
२२९, २३१, २३३, २१४, २३६, 
२३८, २४१, २४३, २५३, २५७, 
२५८, २७१, २७९, २८० पा० टि०, 
२८३, २८४, २८५, २८७, २८८, 
२९२-९३, ३०२, ३०३, ३०४, ३०७, 
३१०, ३११, २३१६, ३१७, ३१८, 
३१९, ३२२, २२३, ३२७, ३३१, 
३३४, ३४०, ३२४२, रे४५, ३५०, 
२६४, ३६६, ३६८, ३७०, ३७१, 
३७३, ३७५, ३७७, रे८४, ३८५, 
३८७, ३८८, ३९०, ३९१ पा० ढि०, 
३९३, ३९२-४१९, ४२०, ४२१, 
४२४, ४३२ पा० दि०, ४३३, ४४०, 
४५७, ४६१, ४७२ पा० टि०, ४७६, 
४८०, ४९१, ४९८, ४९९, ५०१, 
५०२, ५०३, ५१३, ५१६, ५२१, 
५२६, ५३४, ५३६, -एक वाद-विवाद 
समिति, ४४३, ४४४, ४४५, ४९४, 
४९५, ४९६, -का दूसरा अधिवेशन, 
१५ पा० टि०, -की असफलता, ३२१, 
३२४-२५, ३३४, ३८८, -की व्यरता, 


१ ९ ९ | २ हि ३ + 
२१६, २२७ हे 


१०६; “की सघ-सरचना समिति, 
२ पा० टि० 

गोल्डस्मिथ, ४५२ 

श्राम-उद्योग, ४६ 

आ्राम्य पाठशालाएँ, -ब्रिटिश प्रशासकोके लिए 
अच्छी नहीं थी, २२० 


ग्रीव्ज, सर एवटे, १६० पा० टि० 
ग्रेग, आर० वी०, १००, ३१६ 
ग्रेट ब्रिटेन, देखिए इग्लैड 


घ 


घोष, ५१५ 
घोष, श्रीमती, २८० 
घोप, मनमोहन, २४२ 


साकेतिका 


घोष, शैलेन्द्रनाथ, १८० 
घोषणा, मैकडॉनाल्डकी, ४३१, ४३४, ४७६, 
४९९ 


च्चें 


चंगेज, -का आक्रमण और सम्यता, २९९ 

चटगाँव, -में पुलिसकी वर्बरता, २७५, 
२२७६-७९, २८०, ३१०, ३१७, ३६९७, 
ए्ण्५्‌ ह। -की' कम्पनी, ३२५५-५६ ह। के 
सम्बन्धमे रिपोर्ट, ३७४, -हत्याकाड, 
है. है. ६ 

चम्पारन-सघर्ष, ४६३ 

चरखा, १८, ५२, ७०, ८०, ८७, ८८- 
८९, १८३, ४२६, ५४०, -इस्लैड 
और अमेरिकाकों भी अपनाना चाहिए, 
४९०, -और जन-साधारण, ८३; 
-मव्ययुगीन साधन, २५६, -यज्ञ, ६७, 
-यन्त्रोके सार्वन्रिक प्रयोगका प्रतीक, 
१८४ 

चच्चो मिशनरी सोसाइटी, १४२ 

चचिल, रैडॉल्फ, ३६६ पा० टि० 

चचिल, विन्स्टन, ८, २५१, ४२१, ४२२, 
डर३े 

चाण्ड्राल, देखिए अस्पृद्य 

चामस, डॉ०, २६० 

चिकित्सा-शास्त्र, -के छात्र, ४५९ 

चिनुभाई, सर, ५१६ 

चिल्डरन ऑफ द घेठो, ११८ 

चीजमैन, माड, ५१२ 

चीन-जापान युद्ध, ४८८ 

चीनी, २१९ 

चुनाव, “और भारी खर्च, ३५ 

चेम्सफोर्ड, छोड, ३९६ 

चैथम हाउस, रे४७ 

चैपलिन, चार्ली, ५२, ५१३ 

चोकसी, नसरवानजी, ४९८ पा० दि० 


प७५ 
छ 


छतारीके नवाव, ३२८ 
छुमाछूत, १३५, १३८ 


जे 


जत्ये, २९९ 

जमनादास, ५१६ 

जमाल मुहम्मद, ३०१ 

जमीदार, १५९, २६८, २६९, २७०, ३२९, 
३५१, -और जन-साधारणका द्योषण, 
२६७, [रो] -का रूसमे दमन, २७०; 
-के लिए पृथक्‌ प्रतिनिधित्व, २९४ 

जयकर, एम० आर०, ९२, ३०१, ३४९, 
३५५, ३७६, ४००, ४०१, ४९३, ५०८ 

जयप्रकाश नारायण, ५१६ 

जयाशकर, ५१ 

जरथुस्त्री धर्म, २१ 

जनेंल ऑफ इंटरनशनल अफेयर्स, ४१८ 

जनेंल डी' इटालिया, ४७१, ४७३ 

जमेंन, १९५ 

जलियाँवाला बाग, ३३९ 

जहाँगीर, सर कावसजी, ३०१, ५१४, 
५४१ 

जहीर, एस० एस०, ९८ 

जागीरदार, १५९ 

जातिगत भेदभाव, 
३५७, ४३० 

जाघव, ३०१ 

जॉन बुरू, ६९ 

जापानसे सूती वस्त्र, २५ 

जापानी, ३४२, ३५०, ३५१; -मारू, २८ 

जायजी, ५१० 

जॉज पचम, वादशाह, २७३, ३९१, ४०३, 
५१३ 

जॉजे, छाँयड, ५१२ 

जिओन, ११८ 


२८३, ३४९, ३५१, 


५७६ 


जिन्ना, मु० अ०, ६९, १६७, १६९, १७८, 
२१३, २३६, २४०, २४३, २९६ 
पा० दि०, ३५४, ४०१, ५०८ 

जीवराज, ५१० 

जुलू, १५१, २८२, ४५२ 

जेटाइल, ४३८ 

जेल्सलेम, ११७, ११८ 

जेवन्स, एच० स्टैनली, ९५ 

जैगविछ, ११८ 

जैन, २८७ 

जोजफ, जॉर्ज, ५३१ 

जोन्स, गेविन, ३२, ३९ 

जोशी, ३७ 

जोशी, छगनलहाल, १५४ 

जोशी, ना० म०, ३०१ 

ज्ञापन, -अल्पसख्यक समुदायोके प्रतिनिधियो- 
की ओऔरसे वितरित ३२६ 

ज्य्ह््श ऋणिकल, ११६ 


झवेरी, दीपचन्द, ५१२ 
झबेरी, रेवाशकर, ४८३ 


ढद 


दाइम्स, १२, १५३, २७८ पा० दि०, ३६४, 
३६५ पा० टि०, ४७२ पा० टि० 

टाउट, २६ 

टॉड, कनेकू, ३४० 

टॉमस-ए-केम्पिस, *४०८ 

टॉल्स्टॉय, लियो, १७४, १९८, २२४, ४२९, 
४४५, ४५०, ४५१ पा० टि०, ४६८, 
४७५ 

टॉल्स्टॉय, सुखोतिना, ४६८, ५१४ 

टी ऐंड कॉफी ट्रेंड जरनल, -और गाधीजी 
की स्वतन्त्र भारतकी योजनाएँ, ४४ 
पा० टि० 

दु लिव झ््च सेनकाइण्ड, २८८ 


सम्पूर्ण गांधी वादमय 


देक्स्टाइल भरव्युरी, २७, २९ 

टेगॉर्ट, सर चाल्स, ४२५ 

टेरी, एलेन, २ 

टोमा, ५१४ 

टोरी, ४२२ 

ट्रान्सवालरू ब्रिटिश भारतीय काग्रेस, ३५ 

ड्विब्यून, ३ पा० टि०, ४ पा० टि०, ५ 
पा० टि० 

ट्रेनडी ऑफ गांधी, ३६४ पा० टि० 


ठाकुर, रखीचरछूनाथ, २२१, २७०, २७५, 
२७६, ५३७ 


ड 


डच, १९५ 

डच सरकार, ३९६ 

डाक-कर्मचारी, -भारत और परिचिमी देशोमें 
२९७-९८ 

डाक-कर्मचारी-सघ, २९७ ३००, “की प्रवृ- 
त्तियाँ और उसके कार्यकलाप, २९८- 
९९ 

डायर, जनरल, १५३, १५७, २७०, ५०६ 

डिकिसन, लाविज, २८८ पा० टि० 

डिकिसन, लोज, ५११० 

डिमिटर, एडमण्ड, ४२९ 

डी” बेढेरा, ४७० 

डुनों, २७५, २७७ 

डेगनहाम, ५१२ 

डेन्समोर, डॉ०, ३६१ 

डेली मेल, ४५ 

डेली हेरॉल्ड, २३०, २३ १ 

डेविड, ४९८ 

डेबविस, ८४, ३६५ 

डेविस, आर्थर जे०, १०९ 

डेसमड, क्षाँ, ९४, १४३ 

डोमिनियन, रे४२ 


साकेतिका 


ढ़ 
ढाँडा, एच० सी०, १०३ 
त्त 


तटवर्ती राज्य, २३२ 

तटीय व्यापार विधेयक, ३५५, ३५६ 
ताम्बे, ३०१ 

तारासिह, मास्टर, १७८ 

तैयबजी, बदरुद्दीन, १६, २४२ 


थ्‌ 


थर्मोपली, ३४०, ३४५, ४६५ 

थामसन, ५०९ 

थोक उत्पादन, -और भारतका भविष्य, 
१८३; -और राज्य नियन्न्रित अर्थ- 
व्यवस्था, १८२-८३, -और वितरण- 
प्रणाली, १८२; -और विशेषाधिकार 
तथा एकाधिपत्य, १८४; -और ससार- 
की मुसीबते, १७९-८० 


द 


वक्षिण आफ्रिकी सरकार, ३५० 

दक्षिण आफ्रिकी भारतीय काग्रेस, १०२ 
पा० टि० 

दत्त, एस० के०, ३०१ 

दत्त, डॉ०, २५१ पा० टि० 

दत्त, पी० के०, ३९२ 

दत्त, रमेशचन्द्र, ३८१ 

दत्ता, ५०९ 

दत्ता, डॉ०, रे२३े 

दमन, ३३१, ३७६ ॥ 

दलित वर्ग, १०६, ११४, १५९, ३२३, 
३२६ पा० टि०, ३६५, ४९४; [तो | 
-का विशेष प्रतिनिधित्व, १२३, -के 
लिए विद्येष प्रतिनिधित्व, ३०३ 

दाऊदी, शफी, ५१६ 

दादाभाई, सर मानेकजी, १७० 

४८-३७ 


५७७ 


दायित्व, ३७९ 

दास, चित्तरजन, २४१, ४१४ 

दासगृप्त, सतीशचन्द्र, ५१३ 

दिगम्बर मुनि, १२५ 

दिल्ली एकता सम्मेलन, १३६ 

विल्ली-वार्ता, देखिए गाधी-इविन समझौता 

0 /22 देखिए गाघी-इविन सम- 
|] 


दीनवन्धु, देखिए एन्ड्रयूज, सी० एफ० 

दीवाली, ३०६ 

दुखोबोर्से, १७४ 

दुनीचन्द, छाला, १०३ पा० टि०, ५०९ 

दूसरा समझौता, देखिए शिमला समझौता 

देनदारी, ३८३ 

देशी नरेश/राजा, ३२, १८६, १८८, १८९, 
२१७, २४१, र४२९, २४६, २६८, 
२८१, २८९, ३०८, ३४८, ३९३, 
४०३, ४२६, -और जन-साधारणका 
दोषण, २६७, -गोलमेज परिषदमे, 
२८४, “स्वतन्त्र नही वल्कि नपुसक, 
२९९, [शो ]-की फिजूल खर्ची, २०६, 
-को स्वशासनका अधिकार, २७२ 

देशी राज्य, ३३, ३७, २८४, [यो] -की 
प्रजा, २७१ 

देशी राज्य प्रजा परिषद्‌, २८४ 

देसाई, भूलाभाई, ३७८, ५४१ 

देमाई, महादेव, ५१, ५२ पा० टि०, ७३ 
पा० दटि०, ७५ पा० टदि०, ८२ पा० 
दि०, १०१, १२८ पा० दि०, १४३, 
१५८ पा० टि०, १६१ पा० टि०, 
१७१ पा० टि०, १७६ पा० टि०, 
१७९ पा० टि०, १८४ पा० ढहि०, २०१ 
पा० टि०, २०३ पा० टि०, २०९, 
२२९ पा० दि०, र४डेंढ४ पा० टि०, 
र४ड७छ पा० टि०, २५१ पा० टि०, 
रृषू४ पा० टि०, २५६ पा० टि०, 
२६३ पा० दि०, २६७ पा० टि०, 


प्छ्८ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 
२८८ पा० टि०, २९३ पा० ठि०, नायडू, श्रीमती सरोजनी, १७, ४५, १०१, 


३०२ पा० ढि०, ३१३, रेढेंड पा० 

टि०, ३६६ पा० टि०, ४१७, ४३२, 

४३३ पा० दि०, ४३६ पा० टि०, 

डंट८द पा० दि०, ४७८, ४८४ पा० 

टि०, ५२६९, ५३७ पा० टि० 
हिसदनीय विधानमण्डलू, ३७ 


घर 


धनके देवता, ७४ 

धरना, -विदेशी वस्त्रो और शरावकी दुकानों 
प्र, १९०, ४९९, ५१९, ५३९ 

धर्म, १३५, १३६, १७४, -और कछा, 
१६५; -के विरुद्ध विद्रोह, ३७१; 
-परिवर्तेन, १३४; -व्यक्तिगत मामला, 
१४७० 

घामिक जिक्षा, १३९ 


ने 


नजरबन्द, ३७५, ३६७; [दो | की रिहाई, 
३१० 

नजरवन्द जिविर, २७५ 

नसक-कर, १४८, १९०, २०९, २११, २१२, 
२३५, ४६९; -और राजस्व, १४८ 

नया करार, '४८४ 

नरीमान, के० एफ०, ५३९ 

नरेन्द्रनाथ, राजा, ३०१ 

नवजीवन, ७७, ४७३, ४७८ 

नाइट, श्रीमती, ५० 

नाइटिगेल, फ्लॉरेन्स, २७८ पा० टि० 

नाइन टूब्ल्ड ईयसे, ४७१ पा० टि०, ४७२ 
पा० दि० 

नागरिक, -की व्याख्या, ३४७; -स्वतन्त्रता, 
२८७, ३२९; -स्वतन्त्रता सभी समु- 
दायोके लिए और काग्रेसकी योजना, 
२८७ 

नॉटिधम युनिवर्सिटी कॉलेज, १९२ 


१४५, २६७ पा० टि०, ३०१, ३४४, 


३४५, ४७४, ५११ 

नि.णस्त्रीकरण, -और वड़ी शक्तियाँ, ४६४; 
“सम्मेलन, १५० 

निकलूसन, ५१० 


निजाम, १५१, २९८ 

निरामिपाहार, ३६३; -का नैतिक आधार, 
३२६३; -का महत्त्व, ४५१, [री], 
श्र७ 

निर्यात, १५२ 

निर्वाचन, -प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ३४; -द्षेत्र 
बहुत बडे, ३५ 

नीरो, ४४५ 

नीली पुस्तिकाएँ, -और  अग्रेजो द्वरा लिखित 
भारतके इतिहास, २३१ 

नेटाल भारतीय कांग्रेस, ३५ पा० टि० 

नेविन्सन, ४२६ 

नेशनल लेवर क्लव, १५४ 

नेशनलिस्ट क्रिग्चियन पार्टी, ५४० पा० टि० 

नेहरू, कमछा, ४९०, ५२५ 

नेहरू, जवाहरलाल, ४३, १९१, २३८, 
२५९, २६९, ४९०, ४९५, ५०१, 
५१७ 

नेहरू, मोतीलालू, २४२, ३५६ 

नेहरू-रिपोर्ट, ३५६, ३५७ 

नेहरू-समिति, ३५६, ३५७ 

नेहरू स्मारक सम्रहाल्य, ५२५ पा० टि० 

नैतिकता, -स्वतन्त्रता-आन्दोल्नका आधार, 
३०९ 

नैयर, प्यारेछाल, ५१, १०१, १७९ पा०दि० 

नौकरशाही, ३२८ 

नौरोजी, दादाभाई, १६, १७, १०७, २२६, 
२२७, २८६, ३८०, ५०३ 

न्यायाधीद, ३५८, -प्रिबी कौसिछके, २८५ 

न्‍्यायाधिकरण, ३५२, ४३० 

न्यासी, २६७-६९ 


साकेतिका 


न्यूज ऋनिकल, २९, ३२४, ५११ 
च्यूमन, काडिनल, १६५ 
न्त्यू लीडर, ३६९ 


प्‌ 


पजाब प्रद्यासवकी रिपोर्ट, ३४७ पा० टि०; 
>-साक्षरताके सम्बन्धर्में, २३७ पा० टि० 

पटेल, डाह्याभाई, २५८ 

पटेल, मणिबहन, २५८ 

पटेल, वललभभाई, ४३, ९१, २५८, 
२८०, ३६७, २८७, ४८३, ४९१, 
४९२, ४९३, ४९४ पा० टि०, ४९८, 
५१२, ५१३ 

पटेल, विदृठलभाई, १११ पा० टि०, ५१४, 
५१५, ५१६९, ५२९ 

पट्ठणी, सर प्रभाशकर, ४६, ४९२, ४९८ 
पा० दि०, ५२४ 

पठान, १४९, ३३८, ४९६ * 

पन्निर्सेलवम, रावबहादुर, ११५ पा० टि०, 
३२६ पा० टि० 

परदा, ४६९९ 

परराष्ट्र विभाग, ४०९ 

परिगरह, ५७ 

परिवार, -का प्रभाव, ९० 

पर्चिम, “की छाप, ३८९ 

पश्चिमी सम्यता, १७५ 

परश्चिमोत्तर सीमा प्रान्तमे दमनकारी अध्या- 
देश, ४९५ 

पाखण्ड, ४५६ 

पाठक, ५१२ 

पारधी, डॉ०, ५०८ 

पारसी, ४५, ७७, ७८, २१४०, १ ६३, २२७, 
२८७, ४९७ 

पारेख, इन्दु, ३०५ 

पाकित्सन, एच० एड०, ८७ 

पार्टी, १५७ 

पॉल, सेट, १४० 


५७९ 


पाल, के० टी०, १६ 

पादवीकरण, -मनृष्यका, १६१ 

पाइचात्य समाज, ४७५ 

पासओवर पे, ११७ 

पिछडी जातियाँ, १३० 

'पिछसना हू एस० एस ०, ४८२, ४८४, ५१४ 

पीपुल्स हॉल, ४५३ पा० दि० 

पील, लॉडे, ३४, ३५, ३८, १६७, १८६, 
१८९, २१२, २१३, २३२, २३३, 
२३४, २३६ 

पुअर, डॉ० -प्रामीणोके लिए स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
उपाय, २१९ 

पुराना करार, ४८४ 

पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, सर, ३०१, ३४८, 
३५२, ३५३, ५११, ५१२ 

पुलिस, २१२, “और अहिसा, १७४ 

पूंजी, ४७५; -और श्रम, २७१, ४६३ 

पूंजीपति, २६८, २७०, ३५१, -ब्रिटिश, 
२७०, “भारतीय, २७०; [यो | -का 
रूसमें दमन, २७० 

पूँजीवाद, ४६३; -का उन्मूलन, २७३; -की 
समाप्ति, २७१, [दी] -समाज और 
कारखानोकी गुरूमी, ४९० 

पूर्ण स्वराज्य|स्वाधीनता, ५, १७, १९, २०, 
२३, २४, ४५, ६५, १०८, १११, १९२, 
२०७, २२५, २२९, २४०, २६२, 
२८३, २९८, ३१५ पा० टि०, ३१९, 
३५४, ३६८, ३७१, ३७६, ३९८- 
४००, ४३०, ४७६, -अर्थात्‌ राष्ट्रीय 
सरकार, १६२; -और वफादारीकी 
शपथ, ४०, -का अर्थ सेनापर पूर्ण 
नियन्त्रण, ६६ 

पुर्ण स्वायत्तता, ४२५ 

पूर्व आफ्रिका सम्बन्धी रिपोर्ट, ३०४ 

पुृवं, -और परिचिम, ४९९ 

पृथक्‌ निर्वाचक-मण्डल, ३२६ पा० ठि०, 
३३५, रे४ट, ३२६५, २९०; “अल्प- 


[१८० 


सख्यक समुदायोका, २६२; -और अल्प- 
सख्यक समुदाय, २८५, ३३३ 

पृथक्‌ प्रतिनिधित्व, १२६ 

पेट्रेठ, चाल्स, २६७ 

पेम्बरटन कॉलेज, ५१० 

पेम्त्रोक कॉलेज, २८८ 

पेरी, १२५ 

पैटन, रेबरेड डब्ल्यू०, १३३, १३६९-३७, १४२ 

पोप, ४३७ पा० दि०, ५१४ 

पोलक, हे० साँ० लि०, १५३, ४०८, ४१५, 
५०९, ५१२ 

पोस्ठ, ४९ 

प्यारेलाल, देखिए नैयर, प्यारेलाल 

प्ली फॉर वेजेटेरियनिज्म, ४०६ 

प्रतिरक्षा, ४००; -के ढछिए ब्रिठिद्य सेना 
मनावश्यक, ६५-६६; -ताजके अधीन, 
२४४, ४२१; “-पर पूर्ण नियन्त्रण, 
२२९, ३०७, २३७, ३२४०, ३४३, 
४७६; -सेनाओपर नियन्त्रण, २६२ 

प्रतिरक्षा विभाग, २३९ 

प्रतिरोब, -की मनोवृत्ति, ३६९ 

प्रधान मन्‍त्री, देखिए मैकडॉनाल्ड, रैम्जे, 

प्रभावती, ५२६ 

प्रशासन, -अत्यधिक खर्चीढा, ४२६ 

प्राथमिक शिक्षा, २२०, ४१९ 

प्रान्तों, -का उत्तरदायित्व, ४२७, -की 
दयनीय स्थिति, ४२६; -में उत्तरदायी 
सरकारे, ४३१ 

प्रान्तीय परिषद्‌, ४२, ४२६ 

प्रान्तीय विधान-मण्डल, ३६, ३३३ 

प्रान्तीय विधायिका, ४२, ४३ 

प्रान्तीय स्वायत्त शासन, ३०१, ३१८, ३२५, 
शे२६, रेशरे३े, २७१९, ३७२, २३७३, 
३७४, ३७६, ३७७; -और केन्धमे 
उत्तरदायी शासन और सघ-निर्माण, ३० ६ 

प्रार्थना, १९, ६१, ६७, १३५, -आत्मशुद्धि 
और निर्भयताका प्रतीक, ५१७; -और 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


स्वेच्छासे गरीवी अपनानेवाले के लिए 
हर चीज प्राप्य, ६० 

प्रिवा, एडमंड, ४४६ पा० टि०, ४६१, 
४८३, प्‌ १४, प्र ्ड॒ 

प्रिवा, एडमड, श्रीमती, ४८३, ५१४, ५२४ 

प्रिवी कौसिल, २३२, २४१, ३५७; -की 
न्यायिक समिति, २५५; -के गैर 
हिन्दू या गैर-मुसलमान न्यायाधीश या 
सदस्य, २५५, २८५ 

प्रफर, गुट्रम, ४७ 

प्रेम, २४६, २४९, २६६, ३०८, ४४९; 
-ईशवर और मभनुष्यके लिए, ४५५; 
-का सिद्धान्त, २६३, -ही ईववर है, 
४४७७-४८ 

प्रेस विधेयक, १४ पा० टि० 

प्रोटेस्टेट, देखिए ईसाई 


फ 


फजली, सर, ५१६ 

फॉक्स, ९ऐ४ 

फातिमा, ४८७ 

फॉरमिशी, ४३८ 

फॉरेल, पेस्टर, १०५ 

फाली, ५१२ 

फिगारो, ४३७ 

फिलिप, ५१२ 

फिलिप्स, रेवेंड गॉडफ्रे, १३८ 

फिगर, एफ० वी०, ९५, ३१५, रे३६ 

फिगर, लुईं, ९ पा० टि० 

'फूट डालो और राज्य करों, २०४ 

फेलोशिप ऑफ रिकसिलिएदशन, ३९७ पा० 
दि०, ५११ पा० टि० 

फोर्ड, १७९, १८० 

फ्रास, ४३७; -के साथ भारतका व्यापार, 
४३४ 

फ्रासीसी, १९५, ४३३ पा० टि० 

फ्रूटेरियन सोसाइटी, ९६, ११६ पा० टि० 


. सांकेतिका 


फ्रेंड, ड४०ग्प पा० टि० 
फ्रेड्स हाउस, २, २८१, ३०७, ४०५ पा० टि० 
फ्रेसिस्कन सोसाइटी, ५५ पा० टि० 


ब 
बंगाल अध्यादेश, २८० पा० टि०, ४१५, 
४२०, ४२२, ४२३, ४३१, ५०१, 


५०७, ५२२, -की काग्रेस द्वारा निनन्‍्दा, 
५११७-१८ 

बगारू अपराध-कानून अध्यादेश, देखिए 
बंगाल अध्यादेश 

बगाल, -का विनियम, ३, ३७५ 

बगाल, -के नजरबन्द, २५९, -के लिए 
प्रान्तीय स्वायत्तता, ३७७, -में आतक- 
वादी विचारधारा, ३२७३, “में दमन, 
देखिए चटगाँव और हिजलीकी नृशसता 

बगाल प्रान्तीय सम्मेलन, ३९१ पा० टि० 

बगाल सरकार, २८० पा० टि० 

बंद, ४५२ 

बनर्जी, कालिचरण, १६ 

बनर्जी, डव्ल्यू ० सी०, १६ 

वम्बई व्यापारिक सघ-मण्डल, ९१ 

बरुआ, २३०१ 

बक॑, विविअन बटलर, ३१४, ३१५ पा० टि० 

बरमिधम, -के विशप, २०१ 

बलिदान, ४८४ 

बहादुरजी, ३७८ 

बहिष्कार, ७६, ८७, २३१, ५३८, -आध्थिक 
५४, -की अनुमति, ५४; “चालू 
रहेगा, ७३; -और. इस्लैडमे बेरोज- 
गारी, ७९-८१, २४९; -और छका- 
शायरके कपडा-व्यापारका ह्ास, २७; 
-और लकाशायरके सूती वस्त्र-उद्योगमे 
बेरोजगारी, ७५-७६, -का लकाशायरके 
मालपर प्रभाव, २५; -ब्रिटिश माल- 
का, ४७२ पा० टि०, -मशीनसे बनी 
वस्तुओका, ५३, -विदेशी मालका, 


५८१ 


१५२; -विदेशी वस्त्रोका, ७३-७४, 
७९, ८१, ८५, ५१९, -शराव और 
विदेशी कपड़ोका, ८२, -से लंकाशायरके 
व्यापारमे मंदी, ८४ 

बहिष्कार आन्दोलन, २६; -भ्रामीणोके हकमें, 
र५ 

बाइबिल, १३८, १४०, १४१, १४२, ४८४, 
४८५ 

बाबा, २६७ पा० ठि०, ५१० 

बॉम्बे कॉनिकल, ३ पा० दि०, १३, ५३८ 

बारडोली-जाँच, १२५ पा० टि० 

बारडोली सत्याग्रह, ३६९ 

बाकर, एलिस, २८८ पा० टि० 

बाड़े, जोजेफ, १६५ पा० टि० 

बान्सें, बिशप, ५०८ 

बालों, टी० डी०, ७३ पा० टि० 

बाल-विवाह, १३५ 

बाल-शिक्षा, देखिए शिक्षा 

बालिग मताधिकार, ३६५, -और भा० 
रा० का०, ३३० 

बॉल्टन, जे० आर० रलार्नी, ३६४ 

बाल्डविन, ५१० 

बावजीर, इमाम अब्दुल कादिर, ३६८, ४८७ 

बिडला, घनद्यामदास, ४३, ९१, ९२, १०४, 
३०१, ४७८, ५११ 

बीकानेरके महाराजा, ६९, १६८, १८८ 

बुद्ध, ६४ 

बुनाई, १७५, -और अस्पृश्य, २१५ 

बेकर, डॉ०, २८८ पा० टि० 

बेन, ५११ 

बेरोजगार, ८२ 

बेरोजगारी, ८४; -इग्लैड और भारतमें, 
७२, १२३-२४ 

बेसेट, एनी, १७, ४५ 

बेयल, ३४८, ३५२, रे५४, ५०८, ५११- 
१३ 

बेटिकन, ५१४ 


५८२ 


बेप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी, १३९ 

वोबर युद्ध, २९०, ३२१ 

बोथा, जनरलूू, ३९६ 

बोमनजी, ३१३, ५१० 

बोल्शेविज्म, ४६८, ४७५ 

बोवेट, प्रोफेसर, ४४६ पा० टि० 

बोस, सर जगदीश, ५१३ 

बोस, सुभाषचन्द्र, ४९२ पा० टि०, ४९३, 
५१६ 

ब्रदरहुड ऑफ द वे, १०४ पा० टि० 

ब्रह्मचर्य, ५१; -का व्रत, ४४९ 

ब्राउन, रुन्हम, ४३९ 

न्नॉकवे, ए० फेनर, ९४, ९७, १२० पा० ठि०, 
५१२ 

ब्रिटिश, देखिए अग्रेज 

ब्रिटिश अर्थ-तीति, -भारतमें, ३८० 

ब्रिटिश इडिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी, ३५५ 

ब्रिटिश उपनिवेश, ३५० 

ब्रिटिश एजेट, -स्वाधीन भारतमें, १६२ 

ब्रिटिश ऐड फॉरिन वाइविल सोसाइटी, ४८५ 

ब्रिटिश कमाडर-इन-चीफ, ३३९ 

ब्रिटिश जनसाधारण, देखिए अग्रेज 

ब्रिटिश ताज, १५०; -और साझेदारी, २८२ 

ब्रिटिश न्‍्यायारूय, २८५ 

ब्रिटिश पेढियो, -के हित और राष्ट्रीय 
सरकार, १०८ 

ब्रिटिश प्रणाली, देखिए ब्रिटिश सरकार 

ब्रिटिश प्रशासक, १५६ 

ब्रिटिश मन्‍्त्री, २१, १४७, ३०९, ३३९, 
३७३, ३७५, ३७६, ३८३, ३९४ 

ब्रिटिश माल, १५२ 

ब्रिटिश-खैया, साम्प्रदायिक समस्याके प्रति, 
श्प५ 

ब्रिटिश-राज, -और उसकी आत्मप्रवचनाकी 
क्षमता, ४८०-८१ 

ब्रिटिश-राजनीतिज्ञ, ३९४ 

ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल, २८१ 


सम्पूर्ण गांधी बाइमय 


ब्रिटिश वित्त-विशेषज्ण, ३८१ 

ब्रिटिश व्यापार, -भारतीय हितोके अनुकूछ 
होना चाहिए, ६७, [री] -वर्ग और 
जन्मत भारतीय प्रजाजनोके अधिकार, 
३४९, ३८५ 

ब्रिटिश-शासक, ३५१ 

ब्रिटिश-शासन, २४, ३११, ३४७ पा० ठि०, 
४७७, -और भारतका शोषण, २९९, 
४४५; -शासन प्रणाली, २७३ 

ब्रिटिश सरकार, २३५, २३८, २६८, २७४, 
३२३, २३२७-२८, ३५०, ३९६, ४०८, 
४१०, ४४२, ४७७, -और भारतका 
वित्त-तन्त्र, ३८१; -और शिक्षा, ४१८- 
१९, -के विरुद्ध आन्दोलन, २७०; 
-वैतानी' सरकार, ३१२ 

ब्रिटिश सेना, ३४४, -प्रतिरक्षाके लिए 
अनावश्यक, ६५-६६, -न्रिटेनके हितो 
और नागरिकोकी सुरक्षाके लिए, १४९, 
१५५, २३३९-४० 

ब्रिटिश सैनिक, २९०; -भारतीय मन्त्रियोके 
अघीन, २९०; “राष्ट्रीय सरकारके 
अघीन रह सकेंगे, १६२ 

ब्रिटिश सम्रहालय, ४१७ 

ब्रिटिश-संसद, २७५ 

ब्रिटिश साम्राज्य, -और भारतका शोषण, 
२७३ 

ब्रिटिश हिंतो, -की सुरक्षा, ४७७ 

ब्रिटेन, -और भारतकी साझेदारी, १११ 

ब्रिटेनका कपड़ा, ११२ 

ब्रिटेनकी जनता, देखिए अग्रेज 

ब्रिटेनके अखबार, -और हिजलछीके नजरबन्द, 
२७७ 

ब्रिटेनके उपनिवेश, १९४ 

ब्रिटेनके लोग, देखिए अंग्रेज 

ब्रिदेनके साथ बराबरकी साझेदारी, २० 

ब्रिटेनवाले, देखिए अग्रेज 

ब्रिस्को, ४७० 


साकेतिका 


ब्रिस्टल ईवरनिंग न्यूज, ४३२ 

ब्रम, जी०, ८७-८८ 

ब्रेल्सफोर्ड, एच० एन०, १४७-५२, ३७१, 
४२६ 

ब्रैडलॉ, चाल्स, ४४८ 

ब्लूम, जूलछियट ई०, १०१-२ 

ब्लैकेट, सरबेसिल, ५१० 


भ 


भडारी, ५१२, -और ताडी निकालनेका 
धधा, ७८ 

भगवान, १३५ 

भट्ट, शामल, ५२९ 

भद्गपुर, के० वी०, १२५ 

भरतपुरके नाबालिग महाराजा, ३६० पा० 

09 

भारत, २७२, -अविकसित देश, ३५५; -और 
इग्लैडमे अमीर और गरीब, २९-३०, 
-और ब्रिटेनमे पूँजीपति, २७०; -के 
वित्तीय ऋण और दायित्वोका सरक्षण, 
३४३, -निर्यात करनेवाला देश, ३२० , 
-स्वतन्त्र भारतमे वाइसरायका स्थान, 
१६२, -स्वतन्त्र स्वशासित और स्वाव- 
लम्बी, ३५० े 

भारत-मन्त्री, देखिए होर, सर सेम्युअछ 

भारतीय, २६८, ३५१, ३५२, ३५४, ४३२, 
डर 

भारतीय अस्पताल, -की योजना इणश्लैडमे, 
२९७ पा० टि० 

भारतीय इतिहास, -का अग्रेजो द्वारा एकागी' 
दृष्टिकोणसे अध्ययन, २७५ 

भारतीय उच्च न्यायालय, २५५ 

भारतीय केन्द्रीय समिति, -की रिपोर्ट, ३९० 

भारतीय छात्र, १६०-६४ 

भारतीय, -जन्मत भारतोीयके अधिकार और 
ब्रिटिश व्यापारी वर्ग ३८५ 

भारतीय नरेश, २१५०-५१, ३४२ 


५८३ 


भारतीय नागरिक, -जन्मत , ३५०-५१ 

भारतीय परिपद्‌, (इडियन कांफरेस), ९ 

भारतीय भ्रजाजनो, -और ब्रिटिश व्यापारी 
बरगगेंके अधिकार, ३४९ 

भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल, -का गठन, १२९ 

भारतीय मजलिस, २९२-९३, ५०९, ५१० 

भारतीय महिलाएँ, -और आत्मत्याग, 
इे४४-४५ 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, १, ३, ४, ५, ७, 
१२, १५, १६, १७, १८, २०, २२, 
२७, ३२५, ३६९, २३८, २३९, ४०, ४२, 
४५, ५३, ५४, ६५, ८४, ८६, १०१, 
१०२, १०८, ११०, १११, १२०, 
१२१, १२३, १२७, १३१, १३२, 
१५५, १५६, १५९, १७छरे, १७४, 
१७७, १९२, १९६, २०२, २०३, 
२०५, २१५-१९, २२१, २२४, २२५, 
२२६९, २२७, २२८, २३१, २३४, 
२३५, २३८, २३९, २४०, २४२, 
२५५, २६३, २७०, २७४, -और 
आत्मशुद्धि, १६१, -और उद्योग, 
३५५, -और साम्प्रदायिक समस्याका 
समाधान, १३०-३२, २५७; “का 
कार्यक्रम, २७५, २७७, २७९, २८४, 
२८५, २८६, २८७, २८९, २९२, 
२९६, २९७, ३०३ पा० टि०, ३०४, 
३०८-१०, ३११, ३१६, ३१९, ३२२, 
३१३, ३२८, रे३े२, ३२३२७, ३४१, 
३४२, देढडंढड, रे४६, २५०, ३२३५१, 
३२५२, ३५३, ३५७, ३७०, ३७१, 
३७६, २७८, २३७९, ३८०, ३८४, 
३९३, ३९६, ४००, ४०१, ४०२, 
४०४, ४१४, ४२०, ४२३, ४२४, 
४२९, ४३०, ४४१, ४८१, ४८२, 
४९१, ४९३, ४९४, ४९६, ४९७, 
४९८, ४९९, ५०२, ५०३, ५०५-६, 
५०७, ५१७-१९, ५२१, ५२२, ५२३, 


प्‌८४ 


ए२७, ५३०, ५३३, ५३६, ५३९; 
“का दावा, ३३५; -का प्रादेश-पत्र, 
३२, १ १२, २८१, ३२४, न्का लाहौर 
अधिवेशन: १९२९, २७३, ५२१; -की 
अखिल भारतीय कमेटी, ३९७, -की 
कार्यकारिणी|कार्यसमिति, १०७, १०८, 
१३१, १३२, १६९६९, २७०, पा० टि०, 
३०७, ३२२६, २९७, ४२०, ४४२, 
४७३, ४९१, ४९५, ४९८ पा० ठि०, 
५०१, ५१६, ५१८, ५२३, ५२७, 
५३०, ५३८, ५३९, ५४१, -की 
कार्यसमिति और वयस्क मताधिकारके 
तरीके, ११२; -की कार्यसमिति द्वारा 
सयुकत प्रान्त, उत्तर परिचमी सीमा 
प्रान्त और बगालके दमनकारी अध्या- 
देशोकी निनन्‍दा, ५१७-१८, -की प्रवृ- 
तियाँ, १०७; -की माँगे, १८५, ३०६, 
३२१, ३३७, ३९८, -की योजना, 
३५, २८१-८७, -के लिए हिंसा त्याज्य, 
२६०, -जनताकी प्रतिनिधि, १६३; 
-जाति, रग अथवा सम्प्रदायमे कोई 
भेद नहीं करती, ३९३; “नरम दल 
है, २६०; -बागी मनोवृत्तिका प्रति- 
निधित्व करनेवाली, ३९५; -वर्गोके 
प्रतिनिधित्वके विरुद्ध, २९४ 

भारतीय राष्ट्रीय सरकार, -के अधीन अग्रेज 
अफसरो, सिपाहियो और तकनीशियनो- 
को नौकरी, १९५ 

भारतीय रियासतो, -की प्रजा, १४५ 

भारतीय वित्त-व्यवस्था, ३८३, ३८४ 

भारतीय वित्त-मन्त्री, ३८६ पा० टि० 

भारतीय व्यापार-मण्डल, १०७ 

भारतीय व्यापारियों, -के लिए काग्रेस पृथक्‌ 
प्रतिनिधित्वके विरुद्ध, २९४ 

भारतीय साम्यवादी, ११३ पा० दि० 

भारतीय सिविल सेवा, २८३, ३२०, ३८२; 
-सबसे बड़ी गूढ सस्था, २९९, -असैनिक 


सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


सेवा, ४५७, -के अत्यधिक ख्चमे 
कटौती, १९०, -दुनियामे सबसे अधिक 
व्ययसाव्य, २९१ 
भारतीय सेना, १४९, ३४३, '४७६-७७; 
न्का स्वरूप, ४७७ 
भाषा, -अर्थके सप्रेषणमे असफल, १३९ 
भूमिकर, -और किसान, २९०-९१ 
भेद-भाव, देखिए जातीय भेदभाव 
भोपालके नवाब, १६८, १६९, २१०, २१३, 
३५३, ४२६ 


स््‌ 


सजदूर, २६७, २७०, -और भा० रा० 
का०, ३२९, [रों]-की एकता, ४६२; 
-की गरीबीके कारण, २६८ 

सदर इंडिया, १९७, २४५ 

मद्य, १९२, -और मादक पदार्थोका 
व्यापार, १८९, -का परित्याग, ५३८; 
“-शैतानकी ईजाद, ४५२ 

मद्य-निषेध, ५४० ; -अमेरिकामे, ७४, -और 
अमेरिका, १०९, -भारतमे मद्य बनाने 
और आयात करने पर छागू होना 
चाहिए, ११८-१९, -राष्ट्रीय स्तरपर, 
११९ 

मद्य-निषेधवादी कार्यकर्त्ता, १८९-९० 

मद्यपान, -अमेरिकामे, ७४, -का शान्ति- 
पूर्ण विरोध, १०-११ 

मद्रासी, ३३८ 

मध्यस्थता, -प्रधान मन्‍्त्री मैकडॉनाल्ड द्वारा, 
३३२ 

मनुभाई, सर, ४२६ ध 

मनुष्य, -को सच्चा और ईदवरसे डरनंवाला 
बनना चाहिए, ८८ 

मनोप्रभाव, -रोगको ठीक करनेमे सहायक, 
४५८-५९ 

मन्दिर प्रवेश, -के लिए सत्याग्रह, ५३०“रै२ 

मराठा, १५१ 


मरे, डॉ० जॉन, २८८ पा० टि० 

मरे, सर गिलबर्ट, २५१, ३९७, ४४०, ५०९, 
५१० 

मसल, -की उपयोगिता, २१९ 

मलेरिया, २२०, -अभावकी बीमारी, २१९, 
“का उपचार, १४८ 

मशरूवाला, किशोरलाल, ७७ 

मशख्वाला, मजुबहन, २५८ 

मशीन, १५२, ४२६, ४२७, -और मभ्नुष्य, 
डें४५, “और शोषण, १४३, २७१ हे 
-और सम्यता, ३८९; -से बनी 
सभी चीजोका बहिष्कार, ५३, [नो]-का 
विरोध, ५२ 

मसानी, ५१५ 

महमूद, डाँ० सैयद, ५२५ 

महमूदुल्ला, १४४ 

महादेव, देखिए देसाई, महादेव 

महामहिम, देखिए जॉर्ज पचम 

महामहिमकी सरकार, देखिए ब्रिटिश सर- 
कार 

महाराजा, २६९ 

महासभा, २८४ 

महिलाएँ, ८९, -और अहिसक लड़ाई, ४६९; 
-भारतीय महिलाएँ और आत्मत्याग, 
२२५; -और शस्त्रीकरण, ४५१ 

माइल्‍स, २५६ 

माइलस, श्रीमती यूस्टेस, २५६ पा० टि० 

माई ऑटोबायोग्राफी, ५२ पा० टि०, ५३ 
पा० टि० 

माँट, डॉक्टर, १४२ 

मॉड, ४१५, ५०८, ५१३, ५१४ 

माडगाँवकर, ५०८ 

मॉण्टगोमरी, एच० एच०, ३१४ 

मॉण्टेसरी, डॉ० मारिया, ९९, १४२, २६३ 
पा० दि०, ५०९ 

माता-पिता, २६३, २६४ 

मादक ब्रव्य, १९२, ५३८ 


सांकेतिका 


५८५ 


मानव, -गरिमा, ३०९, -स्वभाव, ४५३ 

मानवीय सस्थाओ, का सुधार आवश्यक, 
४२८ 

मॉरिस, जनरल, ५१४ 

मॉरिस, श्रीमती, ४७५ 

मार्टिन, किग्सछे, ४२५ 

मॉल, ६५ पा० टि० 

मॉल कॉलेज, ३४४ पा० टि० 

मालवीय, मदनमोहन, १०० पा० टि०, १०१, 
२७३, ३००, ३० १, ३४२, ३५९, 
४१०, ४७० पा० टि०, ५०९, ५११, 
५१२, ५२० 

मिल, जेम्स, ४८३ पा० टि० 

मिल-मालिक, ३२९, -और हाथकरपे, २६ 

मिल्स, ५१५, ५१६, ५४० पा० टि० 

मिहनरी, १३८, -और अस्पृद्य, २२३; 
“और गति-विधि, १३४ 

मीराबहन, ५१, ६७, १०१, ५०९, ५१६, 
५२६९ 

मुजे, २८४, ३०१, ४२७, ५११ 

मुगल हुकूमत, ४०३ 


” मुदछियार, रामस्वासी, ३०१ 


मुद्रा, ८७ 

मुल्ला, दिनशा, ५१२ 

मुसलमान, ६, १३, १६, १८, २१, ३४, 
४१, ४५, ६६९, ७०, १०६, १०९, 
११०, ११३, ११५ पा० दि०, ११८, 
१३१, १५५, १५६, १५७, १६३, 
१७८, १९७, २१४ २२७, २२८, 
२३०, २४७, २५२, २५६, २५७, 
२६१ पा० टि०, २८७, २५९२-९३, 
३१२, ३२२, रेररे, रेरंटे, ३२६ 
पा० दि०, ३२९, ३३०, ३२३१, ३४३२, 
शे३े४, ३३५, ३४०, ३४१, ३७०, 
३९०, ४०२, ४०३, ४१२, ४२६, 
४२७, डं४डट, ४५५, ४८७, ४९७; 
“और उनके साम्प्रदायिक दावे गोलमेज 


/ ५८६ 


परिषद्मे, ३७० ,-और पृथक्‌ निर्वाचन, 
१२३; -और भा० रा० का०, ३२८; 
-पक्ष, २४४ पा० टि०, -मद्यपानसे 
वचे, ११८; -राष्ट्रवादी, ६, १५९, 
२०४, [नो] -के दावे, १३०; -के 
लिए पृथक निर्वाचन, २८४, ३०३, 
४३० 

मृसोलिनी, ४३७ पा० दि०, ४४५, ४७५, 
४८०, ५०७, ५१४, ५१५ 

मुस्लिम लीग, ३०३ पा० टि० 

मुहम्मद अछी, मौलाना, १६, ४०३ 

मूलभूत अधिकार, ३२९, ४२७ 

मूर्तियूजा, ४३९ 

“मेड ऑफ केट, ४३१ पा० टि० 

मैन, सर हेनरी, २१७ 

मेनन, बी० के० कृष्ण, ३१९ पा० टि०, ५०९ 

मैनार्ड, सर. जॉन, ५१० 

भेयर, एफ० बी०, १४० 

मेयो, कुमारी, १९७, ३४५ 

भेरठके कैदी, ५०, ९७, ११३ 

मेहता, फीरोजशाह, १६, १०७, २२६ 

भेहरवावा, ५४१ 

मेचेस्टर गाडियन, ५४, छ३ पा० ठि०, 
२०७; -प्रेट ब्रिटेनका सर्वाधिक विवेक- 
शील और ईमानदार पत्र, ४७९ 

मैकडॉनाल्ड, माल्कम, ५१० 

मैकडॉनाल्ड, रैम्जे, ७, १५ पा० टि०, १९, 
१०६, २३१, २९५ पा० टि०, ३२४, 
३३२, दे३४-३५, ४२२, ४२३, ४२५, 
४२६, ४४१, ४५६, ४९१, ४९३, 
५१०, ५११, ५१२, ५१३, ५१५, 
५१८, ५३६ 

मैग्नाकार्टा, १०० पा० टि० 

मैजेस्टिक होटल, ४९८ 

भैडॉक, कर्नेछ, ५०९ 

मोदी, ५१६, ५४१ 

मोल्टिनो, कुमारी, ५११ 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मोहम्मद, सेठ जमारू, ४३ 
मौलिक अधिकार, २६८ 


पं 


यंग इंडिया, ७३ पा० टि०, ७७ पा० टि०, 
२२२, २३७, २६७, दे४७ पा० टि०, 
३९०, ४१६, ४१७, ४७३, ४७८, 
प्श्५ 

यग मैन क्रिदिवयन एसोसिएशन, १२३ 
पा० टि०, १६० 

यग्रहस्वैड, सर फ्रांसिस, २८७ 

यन्त्र, देखिए मणीन 

यजणोदा, २५८ 

यहुदी, ११८, ४९७, -ईव्वर द्वारा चुनी 
गई विशेष जाति, ११६ 

यहूदी धर्म, ११६ 

यहूदीवाद, ११६-१८ 

यातना, १५० 

यॉरकके आकंविद्वयप, २२९ पा० टि० 

युद्ध, ४४१, -का बुरा असर, ४५३; -अति- 
रोबी, ४५५; -विराम, ४९३ 

यूकर्स, विलियम एच०, ४४ 

यूक्लिड, ४८६ 

यूरोप, ४३८, ४४०, ४६६, -की स्त्रियोको 
सन्देश, ४५० 

यूरोपीय, ३९, ४०, ६६, रै२६ पा० टि०, 
३३०, ३४८, ३५०, २३५१-५५, ३५८, 
३६७, ४०३, ४१४, ४२८; -और 
तटीय व्यापार विधेयक ३२५५-५६; 
-भारतके, ४५७ , -व्यापारियोके हितोके 
संरक्षणके लिए काग्रेस पृथक प्रति- 
निधित्वके विरुद्ध, २९४; [यो]-के प्रति 
भेद-भाव, ३५९; -के लिए पृथक्‌ 
प्रतिनिधित्व, २८६ 

यूरोपीय सम्बता, ४९० 

योजना, ३७ 


साकेतिका 


रगस्‍्वामी, ९२ 

रघुवीरसिह, ५१६ 

रचनात्मक कार्यक्रम, ७ 

रसेल, सर विलियम हावर्ड, २७८ 

रस्किन, १९८, ४०६, ४५०, ४६२ 

रस्किन सोसाइटी, ५०९ 

राजनीति, १७३-७४, 
संकट, २२४ 

राजपूत, ३३८-४० 

रॉजसे, ४४३, ४८०, ५१३, ५१४ 

राजस्व, २२, -नीति, ३८१ 

राजा-महाराजा, देखिए देगी नरेग 

रॉदरमेयर, लॉर्ड, ८, २२५, ४२२ 

रानडे, १७, २२६ 

राम [भगवान्‌ |, १४१, ३०६ 

रामेश्वरदास, ५११ 

रायटर, २ पा० दि०, ३ पा० टि०, ५ 
पा० दि०, २३८, ४३१, ४७१, ४७३, 
४८७ 

रॉयडन, डॉ० मॉड, ५५ पा० टि०, ५९, 
१०६ 

रॉयल इंस्टिट्यूट ऑफ इटरनेशनल अफेयर्स, 
२१४, ४१६ 

राली, कर्नल, ५१५ 

राव, रामचन्द्र, ३०१ 

राव, शिव, ३०१ 

रावण, ३०६ 

राष्ट्रमण्डल, २० 

राष्ट्रवादी दल, ४७७ 

राष्ट्रसघ, १०२, २८८, ४६०, ४८८, “का 
न्यायाधिकरण, ३८८ 

राष्ट्रीयता, ३२८, -उत्तरदायी सरकारपर 
आघात राष्ट्रीयतापर आघात, रे२९; 
-और भयकर अहिंसक क्रान्तिकी अभि- 
त््यक्ति, २५१ 


-और आशिक 


५८७ 


राष्ट्रीय मुस्लिम दल, ३७० 

राष्ट्रीय सरकार, २३५, २३९, २८६, २९०, 
३१६, २३५१, २५३, ३५४, ३५६, 
३५८, ३५९, ३८३, ४४२, ४७७, 
“और भारतमे ब्रिटिज पेढियाँ, १०८, 
“और वित्त तथा राजस्वविषयक 
दायित्व, २३४; -के अधीन ब्रिटिश 
सैनिक और अधिकारी रह सकेंगे, 
१६२ 

रिकंसिलिएशन, ४०५ पा० टि० 

रिजवे बैंक, -की आवश्यकता, २८३-८४ 

रिपोर्ट, १६८-६९, १७०, रे७८, ३९३, 
-सघीय वित्तीय उप-समितिकी' रिपोर्ट, 
२३६ 

रिपोर्ट ऑन वर्नावयुछर एजुकेशन ऑफ 
१८३५-३८, ४१८ 

रीड, डॉ० स्टैनली, ४९८ पा० टि०, ५११ 

रीडिंग, लॉडे, १५१, २९६, ३४८, ३५०, 
३५२, ३७८ पा० टि०, ५११ 

रुक्मिणी, १५४ 

रुपये, -की पौण्डसे विनिमय-दर निर्धारण, 
३२० 

रूस, ४३५, -और अहिंसा, ४३९, '४४० 

रूसी, १५८, ४३५ 

रेच, एवलिन, १९३, २६०, २८८ पा० दि०, 
४२२, ४२७, ५१० 

रेड क्रॉस दल, -के सगठनमे सहायता, १९३ 

रेनॉल्ड्स, रेजिनाल्‍ड, २८८, ५११ 

रेलपथ यातायात, -के कारण अब लोगोको 
दूसरी जगहोसे अन्न मिल जाता है 
जबकि पहले नही मिलता था, २२२ 

रेलवे कमेंचारी संघ, ३०० 

रोटी, -के छिए श्रमका नियम, ४५९ 

रोम साम्राज्य, ४४१ 

रोलॉ, मेडेंलीन, ४८०, ५१४ 

रोछाँ, रोमाँ, ३१५ पा० टि०, ४३७, ४३८, 
४३७, ४४०, ४४१, ४५३, ४५६, 


५८८ 


४५७, ४६७, 
५१३ 
रौलट अधिनियम, २०७, ४२२, ४५७ 


४६८, ४७५, ४८०, 


ल् 


लंकाशायर, २७, २८, ४७९, -और भारत- 
की गरीबीकी तुलना, ८२-८३, ८७; 
“का कपडा-उद्योग और भारतीय मिल- 
मालिक समान रूपसे खतरनाक, ७४; 
-का कपडा-उद्योग और बहिष्कार, 
८४, “का सूती कपडा, २५; -के 
कपडा -उद्योगके कर्मचारी, २८८ 
पा० टि०, -पर भारतीय बहिष्कारका 
असर, ७५-७६, देखिए वहिष्कार भी 

लक्ष्मी, १९७, २०७, ५२६ 

लखनऊ-समझौता, ३०३ 

लगान, -की वसूछी, १९१ पा० दि० 

लतीफी, ५०८ 

लन्दन मिशनरी सोसाइटी, १३७ 

लन्दन शाकाहारी मण्डल, ३६०-६४ 

लन्दन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, २३१०-१२, 
५११ 

लाइफ ऑफ़ महात्मा गांधी, ९ पा० टि० 

लॉरिन्स, सर हेनरी एस०, २६३, ३६५, ५०९ 

लॉर्ड सभा, ३२७ 

लाल काका, ५१५ 

लास्की, एच० जे०, १०० पा० टदि०, १०१, 
४२३ 

लाहौर काग्रेस अधिवेशन . १९१९, १३०-३२ 

लिगायत, २८७ 

हिन्डसे, सर डार्सी, ५१० 

लिवर॒ल दल, ४२५ 

लो माँद, २६७ पा० टि० 

ली-स्मिय, ३७२, ३७५, ३७७, ५१६१-१३ 

लीग ऑफ नेशन्स, देखिए राष्ट्रसच 

लीज-स्मिथ, देखिए ली-स्मिथ 

लीटनर, डॉ० जी० डब्ल्यू०, ४१६-१७ 


सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


लीसियम क्लब, २५६ 

लेटन, ५१० 

लेडी नॉर्थंकोट अनाथालूय, ५१६ 

लेबर पार्टी, १५७ 

लेबर मंथली, २६७ पा० टि० 

लेस्टर, म्यूरियल, ६ पा० टि०, ७, १० 
पा० टि०, २३ पा० टि०, ४६, ४७ 
पा० दि०, १५३ पा० टि० ४७९, 
५११, ५१३; -किग्सले हॉल-सेवाश्रम- 
की प्राण ४७८ 

लैन्सवरी, जॉर्ज, २३ पा० टि०, ४६, ५११, 
५१२ 

लैन्सबरी, जॉर्ज श्रीमती, ४६ 

लोक-निर्वाचित सदन, ३७-३९, ४० 

लोकसेवा आयोग, १३२ 

लोथियन, छॉडे, ४१ पा० टि०, २१४, 
४१०, ४२३, ४३९, ५१३ 


५। 


वयस्क मताधिकार, ३४, ३५, ३७, रे८, 
३९, ११२, १३२, २४८, २९४, 
३०३, ४२५, ४३०; “और कराची 
प्रस्ताव, १३१,  -कार्य-समितिकी 
योजनामे, २८७ 

वाइकीम सत्याग्रह, ५३१ 

वबाइसराय, ५०, ७९ पा० टि०, २७३, 
२७८, २८४, ३११, ४४२, ४८२, 
४९२, -का स्वाघीन भारतमे स्थान, 
१६२; -की फिजूलखर्ची, २०६ 

वाडिया, सर नेस, ५४१ 

वाणिज्य तथा उद्योग सघ, ४०० 

वार्स ऑफ रोजेज, १५६ 

बाल्टन, सिडनी, ५१० 

वाल्श, ए० कार्लाइछ, २६१ 

बाल्श, वाल्टर, २६१ पा० टि० 

विकास-पथ, ३६१ 

विटेलेस्खी, मार्किओनेस, डए४ं 


साकेतिका 


वित्त, २२, ३२०, ३२४, ३८०, ४०९; 
-तत्त्र और मजदूर, ३८२; -ताजके 
अधीन, ४२१, “व्यवस्था पर पूर्ण 
नियन्त्रण, २२५, २२९, २६२, ३०७, 
३३४, २७७, ३८६ पा० टि०, ४३०, 
४ऐ४, ४७६, -सम्बन्धी सुरक्षात्मक 
पूर्वोपाय, ४००, ४२१ 

वित्त-मन्त्री, ३८०, ३८६ 

वित्तीय उप-समिति, -की रिपोर्ट, २३३, 
-ढ्वारा निर्धारित सिद्धान्तोके बारेमे 
समझौता, २३३-३६ 

वित्तीय. सरक्षणो, -से सम्बन्धित चौथी 
प्रस्तावित रिपोर्ट, ३८६ पा० टि० 

विदेशी पूँजी, ३८२ 

विदेशी मामले, २२, [छो] -के छिए 
सरक्षण, ३४३, -पर नियन्त्रण, २२५, 
२६१ पा० टि०, ३०७, ३३४, रे४१, 
४३०, “पर पूरा अधिकार, २२९, 
३३७, -पर नियन्त्रणणा अधिकार, 
२६२ 

विदेशी वस्त्र, ६, २५, २८, <७, ३२४५, 
५१९, ५३८ 

विदेशी साम्राज्य, २०४ 

विधघाता, २६५ 

विधानमण्डल, ३८, २६१ पा० टि०, ३२६ 
पा० दि०, ३३०, रे३४, २६५, २८६ 
पा० टि०, -और देशी नरेश, १५१; 
-प्रान्तीय|सिघीय, १३१-३२ 

विधान सभा, ३०८ 

विधायिका, ४३० 

विधेयक, -तटीय व्यापार सम्बन्धी, ३५५-५६ 

विन्सेट, एफ० ए० एम० एच०, २३९२ 

विलिंग्डन, लॉ, ४३, ४८२, ४९५, ५०१, 
५०४, ५०७, ५१६, ५१७, ५१९, 
५२०, ५२१, ५२२, ५२३, ५२६, 
५२७, ५२८, ५३२, ५३३-३४, ५३५, 
प्ड३ 


५८९ 


विलिग्डन, लेडी, ४४ 

विलियम्स, टॉम, ५३३ 

विलियसे, ई०, २७५, २७७ 

विल्सन, रेवरेड सी० ई०, १३९ 

विल्किसन, कुमारी एलेन, २६, ३१२ 

विवाह, -के अवसरपर फिजूलखर्ची, २०६ 

विशिष्ट सदन, ३७-३९, ४० 

विशेषज्ञ समिति, देखिए संघीय वित्तीय 
उप-समिति, १६७-६९ 

विश्येषज्ञोे, -ठारा वित्त और चिकित्साके 
क्षेत्रमे मार्गदशन, १८८-८९, -पर 
निर्भरता, ४१८ 

विश्व-आत्मा, ३३६ 

विश्वयुद्ध, प्रथम, २, १९३ पा० दि०, ४५३, 
४५५, ४५७, ४६५, ४६९, ४८९ 

वीमेस इडियन एसोसिएशन, १२३ पा० टि० 

वीमेन्स इडियन कौसिल, ३३४४-४५ 

बुड, श्रीमती, ४७० 

बुडब्रुक सेट्लमेट, २०३-४ पा० टि० 

वेजिटेरियन न्यूज, १२७ 

वैटिकन, ४८० 

वेणीलाल, ५४१ 

बेलफेयर ऑफ इंडिया लीग, ४९८, ५०२, 
५०३, ५१६, ५२६, ५४१, 

वेस्ट, एडा (देवी), ४७१, 

वेस्टमिस्टर स्कूल, ३३१, ५११ 

बैद्य, गयाबहन, ६८, शे४ड५ पा० टि० 

व्यापारिक भेदभाव, ४५७, “पर सघ- 
सरचना समितिकी चौथी रिपोर्ट, ३८५ 

व्हाइट-हॉल, २८४ 

ब्हिटले, ५११ 


शा 


शी, मुहम्मद, २९६ पा० टि०, ३२३, ४०१ 
शब्द, -विचारकों सीमित कर देता है, १३९ 
शराब, देखिए मद्य 


५९० 


शरीर, -आंत्माका वस्तेरा, ५९; -के छिए 
भोजन, कपड़ा, मकान, ५७ 

अस्त्रीक्रण, -का विस्तार राष्ट्रोके छालूच 
के कारण, ४८६ 

थाँ, जॉर्ज वर्नाडई, २७०, ३०२, ४३९, 
५१०; -यूरोपके प्रधान विदृषक, ३८९ 

गाकाहार, ३६१ 

शाकाहारी, ३६० 

शणाकाहारी सोसाइटी, ५१२ 

शान्ति, २६६, ३४३, ४७४; -का वुनियादी 
नियम, ४०६; -* जिसे अगम कहा 
गया है, २६४ 

शान्तिवादी ईसाई, ४०५:६ 

आमराब, ५१३ 

शारीरिक श्रम, -का नैतिक महत्त्व, ४५९ 

शासन-विवान, --और साम्प्रदिक समस्याक्ता 
समावान, १७८, १८५ 

गास्त्री, वी० एस० श्रीनिवास, ९२, ३०१, 
३०४, ३१८, २७७, ४०१, ४१०, 
४७४, ५११ 

गाह, ५१० 

गाह, क्े० टी०, ९१२, ३७८ 

जाही आयोग, ठेखिए क्ृपि-सम्बन्धी भाही 
आयोग 

जिक्षक, २६५, ४५० 

शिक्षा, प्रारम्भिक, १४३; -नत्रिटिश जासनके 
अन्तर्गत, २२०; -बाछूकोंकी, २६३- 
६६; -लड़कियोंकी, ४१९ 

गिनवेछ, २४ 

शिमला समझौता, ५२७, ५३४, ५३६ 

जिलों स्कूल, ५१४ 

जशूली, ४८६; “की पीड़ासे ही राप्ट्रका 
निर्माण सम्भव, ४८० 

शूस्टर, २८३ 

गेक्सपिवर, २ 

श्रेरवानी, १७८, ४९०, ४९५, ५०२, ५१७, 
४१८, ५२१ 


७१२ 


सम्पुर्ण गांवी बाइमय 


दतान, १४१, ४५२, ५४० 

शोपण, -और किसी देसके साथ किये 
जानेवाले व्यायारमें अन्तर २५४४; 
-और पूंजीवाबकी समाप्ति, २८२; 
-की ब्रिटिश नीति, २८१; -वच्चोंका 
४४०; “-मश्मीनोंके दुरुपणेयर्के कारण, 
२७१; -हाप्ट्रों द्वारा राष्ट्रोका, १४३ 

शोपित, -और झोपक, ४४६ 

शौकत अली, 3, २४४८ पा० दि० 

श्रम, ४७५; -और पूंजीका सामंजस्य, २७१ 

श्रमिक, -और भारतीय रा० कांग्रेस, २९४ 

श्रमिक-संगठन, -ब्रिटिण स्ाज्राज्ववाद और 
भारतीय जोपकोंके लिए सत्रमृत्र एक 
चुनौती, ९७ 

श्राद्ध, -के अवस्रपर फिजूल्सर्ची, २०६ 


सर 


संकीणंता, -के विरुद्ध विन्‍ोह, ३७१ 

संघ, १७०, १८७-८९. २११ पा० हि०, 
३०१, ३४८, २८५, ४०३, ४२९; 
और उसकी इकाइयोंके बीच वित्तीय 
सावनोंका वेटवारा, १७०; “और 
नसमक-कर, २०९ 

संघ[संघीव न्यायालय, २३२, 
श४३, ३५७, ३५८, ४५७; “और 
ताज, २४० 

संघ-योजना, ४५ 

संघ-आसन, १३, १९, २७५ 


२४१, २४१, 


संघ-संर्चना समिति, ७, १३, ९५३ 
३०-४३, ०३, ६९, £ 2१२, १४६, 


१६७-६९, १७०, १८६-८५, २११, 
२३२-३६, २३५९-४४, २५८, २९४, 
२९६, 32७. दे४८-५९, ३3७२-७७, 
इ७८-८४, ३२८५-८६; डक ४2०० ःः 


साकेतिका 


४०१, ४२१, ४५७, ५०९, ५१३, 
-की रिपोर्ट, ३८५; -के विचारार्थ 
विषय, १५ पा० टदि० 

संघीय कानून, २३२, २४१ 

संघीय ढाँचा, ३२६ 

संघीय वित्तीय उप-समिति, १६७-६९ 

संघीय विधानमण्डल, ३३४ 

संघीय विधायिका, ४३ 

संघीय समिति, ३३३ 

संघीय सरकार, १६७, १६९, १८८, २१२, 
२३४, २३५, २४३, २३७७ 

संडे टाइम्स, ५ पा० टि० 

सतति-निग्नह, २२४ 

सयुकत प्रान्त, -मे दमनकारी अध्यादेश, ४९५, 
५०१, ५०७, ५१७-१८, ५२१ 

सरक्षण, ६६, ३४१, ३५४; -पअत्येक ब्रिटिश 
व्यक्तिकी सुरक्षाकी गारन्टी, ३४२; 
[णात्मक ] ->उपाय, १०८, -व्यवस्था, 
३९, [णो] -की गोलमेज परिषद्‌ 
द्वारा व्यवस्था, ६५ 

संविधान, १२९, २२६, २२७, २३२, २४०, 
२४४, २४८, २९६, ३०६, २३१९, 
३२६-२७, ३२९, ३५०, ३५७, ३७५, 
४०८, -और अल्प-सख्यक समुदायोके 
अधिकारोकी रक्षा, १३१, -और मूल 
अधिकारोसे सम्बन्धित अनुच्छेद, १३१, 
-और वैयकवितिक कानून, १३१, १३२ 

सविधान सभा, ३२५, रे३े३, रे३४ 

स्वैवानिक प्रब्न, ४२६ 

संसदीय समिति, -कामनवेल्थ ऑफ इंडिया 
लीगकी, ३१९ पा० टि० 

ससकृति, ९, -का आधार जरूरतोका 
बढना नही, ५८, -भारतीय और 
इस्लामी, २१ 

सकखर बॉध, -एक अनगगेंल योजना, ३२० 

सत्य, १, ३, ४, १२५, १७३, १७४, १८४ 
पा० दि०, १९२, २०४, २०७, २२७, 


५९१ 


२६४, २६५, २७९, ३०६, ३०८, 
३६१, ४०६, ४४७, डं४डं८, ४४९, 
४५१, ४८०, ४८८, -और अहिसा, 
१७२-७५, २५२, ४३६, -का व्रत, 
४४९; -का सिद्धान्त, २६३, “की 
खोज, श्७२, ४३४; की दैनिक 
जीवनमे अभिव्यक्ति, १६१; -जीवनका 
आधार>-तस्तम्म, ८८, -धामिक १४०; 
-भारतकी स्वतत्रताको साधनेका अनुपम 
उपाय, ९, -ही ईइवर है, ४४७ 

सत्यमूत्ति, एस०, १४५ 

सत्याग्रह, १५९, १९१, २७४, ४५१, ४९५, 
४९७, ५३२, ५३९, -मन्दिर-प्रवेश्ञके 
लिए, ५३० 

सत्याग्रह आश्रम, सावर॒मती, ४६४ 

सत्याग्रही, २७४, २७९, -का मतलब, 
४०७, ४२४, ४९५, ५०५, ५१२८, 
५२९, -और कथष्टसहन, ३८९ 

सदन, द्वितीय, १९७ 

सदन, लोक-निर्वाचित, १९७ 

सप्रू, सर तेजबहादुर, ३१, ६९, ९२, १०५ 
पा० टि०, १६७, २३६, २९६, २३०१, 
३१८ पा० टि०, ३३८, ३३९, ३४२, 
३४९, रे५२, ३५३, रे५७, ३५८, 
३७२, ३७७, ४००, ४०९१, ४१०, 
४२७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११, 
५१२, ५१३ 

सम्यता, २५१, २९९, -आवश्यकृताओमे 
वृद्धिकि बिना भी सम्भव, १५२, 
-और मगीन, ३८९, -का आधार 
जरूरतोका बढना नही है, ५८, -पाइचा- 
त्य, ४५२, ४५३, -भारतीय और 
पारचात्य, ४०७, ४२८, ४३९ 

समझौता, भारत सरकार और काग्रेसके 
बीच, ४ 

समाज-सुधार, २४८, -और अस्पृश्यता, २४७ 

समिति, देखिए सघीय वित्तीय उप-समिति 


५९२ 


सम्पूरणसिंह, ३०१ 

सम्राटू-सरकार, देखिए ब्रिटन सरकार 

सरोज नलिनी दत्त मेमोरियक एसोसिएशन, 
१२३ पा० टि० 

सर्मंन ऑन द माउंट, १०४ पा० टि० 

सर्वेददीय परिपदु, १९२८ की, ३८५ 

सर्वोच्च न्‍्यायारहय २४१-४३, ३५७; 
-अपील की अन्तिम अदालत, २९६; 
“की आवश्यकता स्वराज्य सरकारके 
मातहत, २४० 

सविनय अवनाप्रतिरोध, ३४, १२५, २२५, 
२३१, २७२, ३१७, ३३४, रे७४, 
३८८, २३९६, ४०१, ४१४, ४२०, 
५००, ५०५, ५१९, ५२०, ५२३, 
५२७, ५२८, ५३२, ५३३. ५३४, 
५३५, ५३६; -की मर्यादाएँ, १९२; 
डे७६, ४०७ 

सविनय अवज्ञा आन्दोलन, ७७ पा० टि०, 
१०७, ३७० 

सहयोग, ४२१, ४३१ 

साइमन कमिजन, ३७१ 

साइमन रिपोर्ट, ३१८ 

साक्षरता, -के सिद्धान्त मतदाताके लिए 
आवश्यक, ३४-३५; -वबंगालरू, वर्मा 
और मद्रासमे, ४१८; -में कमी, २२२, 
४१७; -सम्वन्बी आँकड़े, २२०-३४७ 

साझेदार, ३९९ 

साझेदारी, --और ब्रिटिंग ताज, २८२; 
-की समाप्ति, २८२; -ब्रिठेन व 
भारतके बीच, ९ द्रे, १८५, १ ९५० 
९६, २५४, २८१-८४, २८७, २८८, 
दइे०७, ३४१, ३६७, ३९९, ४०३, ४३० 

सॉण्डसे, डव्ल्यू० डब्ल्यू०, २०३ पा० टि० 

साथन, -पवित्र और अहिसामब, १२८ 

सान्‍्यालू, ३९१ 

सामाजिक कार्यकर्ता, -के छिए स्वेच्छासे 
अपनाई गरीबी आवश्यक, ५६ 


सम्पूर्ण गांवी वाइमय 


सामिपाहारी, ३६१ 

सामी-विरोबी प्रवृत्ति, ११८ 

साम्प्रदायिक दंगे, २९१ 

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व, १२६-२७ 

साम्प्रदायिक समझौता, १६६, ३३३ 

साम्प्रदायिक समस्या, ७, १०८, ११०, 
१२८, १३०-३२, १५९, १६३, १७६, 
१७८, १७९, १८५, १९६, २०४, 
२०५, ३२७, ३३५, ३४०, ४९७; 
“और कांग्रेस, २५७; -और सुरक्षा- 
व्यवस्था, २८५; -का समाधान, १२९, 
१३०, १६६, १७८, २०५, २२९, 
३२१२-२३; “का हल, २३१; -के 
प्रति ब्रिटेनका रवैया, २५५ 

साम्प्रदायिकता, २४४ 

साम्राज्य, २७३; -और साम्राज्य-भावनाकी 
समाप्ति, २८१-८२; -का हित, ३१५ 
पा० दि० 

साराभाई, अनसुया, १७५ 

सालोमन, निक, ३०० 

सॉल्ट, हेनरी, १२७, ३६०-६४, ४०६ 

सॉल्वेगन आर्मी, २२३ 

साहुकार, “और जन-साधारणका गोपषण, 
२६७; [रो] -का रूसमे दमन, २७० 

सिचाई-योजनाएँ, २२१ 

सिख, ६६, १०९, ११०, ११५ पा० ठि०, 
१३१, १५७, १६३, ६७८, १९७, 
२१४, २२७, २२८, २४७, २९३, 
३२२, ३२४, ३२३२९, ३३०, रेडे२, 
३३४, ३३५, रेइट, रेरे९, दे४०, 
३४१, ३७०, ४०३, ४५५, ४९७, 
५३१; [खों ]-का विशेष प्रतिनिवित्व, 
१२३; -के दावे, १३०; -के लिए 
पृथक्‌ निर्वाचन-मण्डलछ, ४३०; “के 
लिए विश्येष प्रतिनिधित्व, ३०३, 

सिन्हा, २८६ 

सिपाही, -का कर्त्तव्य, १७३ 


सांकेतिका 


सीज़र, ३५२, ४५५ 

सीतल्‍रूवाड, चिमनलछारू, ३०१, ३२७ 

सीमा प्रान्त, -के लिए पूर्ण स्वशासन, ४०४ 

सीमावर्ती राज्य, ३०८ 

सुख, रे४३ 

सुन्दरमू, १०५, २०० 

सुब्बारायन, श्रीमती, ४२, 

सुरक्षा, ३८१ 

सुरक्षा-व्यवस्था, -और साम्प्रदायिक सम- 
झौता, २८५, ४०९ 

सुरक्षात्मक पूर्वोषाय, ४२९, ४३०, ४४२, 
-अग्रेजोके जीवनको निरापद बनानेकी 
गारठटी, ४२४, -सक्रान्तिकालीन, ४२२ 

सुहरावर्दी, सर अब्दुल्ला अल-मैमून, ३९० 


३०१, ५११ 


सूरज, ५१५ 

सूरजभान, १५४ 

सेदुल कन्वेनशन, देखिए केन्द्रीय सम्मेलन 

सेसर, -के नियम, ३४६ 

सेठ, छालजी, ५१६ 

सेठना, पी० ३०१, ३४८, ३४९, ३५२, 
३५३, ४९८, ९४१ 

सेडलर, ५०९ 


सेनगुप्त, जें० एम०, ३१०, ३७४, ५१२ 

सेना, २४, ३२४, ३३९, ३७८, ३८२, 
४००; -और अहिंसा, १७४; “की 
सख्यामे कमी और आधथिक समस्या, 
१४९; -के खर्चमे कटौती, १९०; 
-पर नियन्त्रण, २२, २८९, रेश४; 
३४१, ३७७, ४३४; -पर पूर्ण निय- 
न्त्रणका अधिकार, २२५, २६१ पा० 
टि०, -भारतीय सेनाका स्वरूप, ४७६- 
७७, -विदेशी सरकार हाय नियत्रित, 
३३८ 

सेरेसोल, पियरे, ४४६ पा० टि० 

सेवा, ६२, ६४, २२७; “और अस्पृश्य, 
२४७; -और स्वेच्छा-स्वीकृत गरीबी, 
द्‌ 0 


५९३ 


सैंकी, लॉर्ड, १३, १५ पा० टि०, ४१, १० ०, 
२०९ पा० टि०, २२९, २९४ पा० टि०, 
३७८ पा० दि०, ११२ 

सैनिक-शासन, ४२२ 

सैनिक सेवा, -और असहयोग, ४४४; 
“और राज्य, ४४६, ४५२ 

सैल्सिवरी, छॉर्ड, २२६, २८६ 

सोवियत शासन-अ्रणालों, -की स्थापना बल- 
प्रयोगसे २७० 

स्कॉट, सी० पी०, ४७९ 

स्काटो, -के विरुद्ध अग्रेजोकी लड़ाई, १५६ 

स्कार्पा, ५१४ 

स्टाइनर-शाला, ५०८ 

स्टार, ३०४ 

स्टुअर्ट, सर फिल्डडेटर, ५१२-१३ 

स्टेट्समेन, २३१; -का समुद्रपारीय सस्करण 
३९० 

स्टोक्स, २९३ 

स्ट्रैकॉंश, सर हेनरी, ९१, ९२, १०४, ५१० 

स्त्रियाँ, ४५०, -योरोपीय स्त्रियोकों सन्देश, 
४५० 

स्‍त्री, आत्म-त्यागकी प्रतिमूरति, ४५० 

स्त्री-शिक्षा, २२३ 

स्‍त्री सेवादल, भादुगा, ५१६ 

स्पेक्टेटर, १९३, १९४, २०० 

स्मट्स, जनरल, ३५०, ३९६, ४२६, ४८२, 
५११, ५१२ 

स्लेटर, डॉ० गिलबटे, २५१ पा० टि० 

स्वतन्त्र भारत, -स्वशासित और आत्म- 
निर्भर, ३८९ 

स्वतन्त्र राज्य (फ्री स्टेट),-आयरलैडवासियो- 
के लिए, २५० 

स्वतन्त्रता, ४, १०, ११, २१, ५०, ५३, 
७०, ११९१, १२०, १५५, १७६, 
२०५, २२६, २६०, २७९, २८१-८२, 
३०७, ३०८, ३११, ३२१, ३२७, 
डे २८, ३४५, ३७४, डरे ९३, डरे ९७, 


प्र 


३९९, ४०१, ४१५, ४२७, ४२९, 
४३२, ४३३, ४६०, ४७७, ४७९, 
४८८, ४९६, ४९८, ५०४, “अस्पु- 
इयताको दूर करके सत्य-अहिसाके 
द्वारा प्राप्त करना, ३०९, -अहिंसक 
साधनोसे, २२१, ४३९, ४४३, ४६८, 
-आन्दोलत, ४५६ -और अल्पसख्यक, 
३३०; “और अस्पृश्यता, ४९७; 
-और आतकवाद, ३७६, ४१४, 
-और औपनिवेशिक स्वराज्य, २५०; 
-और कष्टसहन, १५८, -और 
सहयोग दोनो परस्पर विरोधी, १९४, 
-की माँग तकं-सम्मत और सर्वथा 
सगत, २६०; -के वादकी कठिनाइयाँ, 
१८५; “प्रत्येक राष्ट्रका जन्मसिद्ध 
अधिकार है, १९२, २४९, -प्राप्तिके 
योग्य, २५०, “-बरावरीके स्तरपर 
सहयोग, २७२; -बलिदान और 
कष्ट-सहनके हारा मिलती है, १९२; 
-बातचीतके द्वारा, ३९५; -बिना खून 
बहाये, १५५; -भारतका जन्मसिद्ध 
अधिकार, रे, १२१२, “सत्य और 
अहिसात्मक साधनों द्वारा, ४५४ 

स्वराज्य, १७, ८५, १११, २०५, २८५, 
३०३, २३०६, ३०७, ३०८, ३१०, 
३२३, ३५१, ३७०, ३८८, ३९०, 
३९८, ४०२, ४९७, ५०२, ५१७, 
५३६; -और देशी राजा, ७०, “के 
मार्गमे मुख्य बाधा, २५६-५७; “में 
महिलाओकी स्थिति, ७१, देखिए 
स्वशासन भी' 

स्वर्णमान, सरकार द्वारा छोडनेकी घोषणा, 
पड पा० टि० 

स्वशासन, २५२; -और सेनापर नियत्रण, 
२५३; -प्रान्तोमे, २७१; -भारतीय, 
१५२; -स्थानीय, ४४५, [ नाधिकार | 
-आहिक, १९९; देखिए स्वराज्य भी 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


स्वाजी, २८२ 

स्वामित्वका अधिकार, ३५८, -राष्ट्रीय 
सरकारके अघीन, ३५९ हु 

स्विस सेना, ४६४, ४६५ 

स्वीडनवासी, १९५ 


ह्‌ 

हंटर, २५३ 

हचिन्सन, लेस्टर, ५० 

हडताल, १७५, -असहयोगका एक प्रकार, 
२६६ 

हस्ट प्रेस, ३६६ पा० टि० 

हाइनीज, श्रीमती जी०, ९८ 

हाउसमैन, लॉरेन्स, २ पा० टि० 

हाजी, एस० एन०, १०५ 

हाथ-कंताई, १७५, २१८ 

हाथ-बुनाई, २१८ 

हॉब हाउस, एमिली, ३२१ 

हॉयलैड, ५१५ 

हारकोर्ट, एच०, ९३ 

हारवर्ड कॉलेज, १०० पा० टि० 

होरेस, अलेक्जैडर, ९९ 

हॉरेबिन, जे० एफ०, २७५ पा० टि०, 
३१९ पा० दढि०, ३२१, ४२१, ५११, 
५१३, ५३३ 

हा्टोंग, सर फिलिप, २२२, २३२७, २४७, 
४१६ 

हार्ड, कीर, १७४ 

हॉलड, जस्टिस, ५१५ 

हॉवेल, सी० लेवेलीन, १४६, ४१७, 

हिजली, -के नजरबन्द, २७१५-७९; “में 
नृशसता, २७५, २७६-७९, २८०, 
३१०, २६७, -में वर्बरता, ५०५ 

हिन्दुस्तान टाइम्स, ३ पा० टि०, रे६६ 
पा० टि०, ४५३ पा० टि० 

हिन्दू, २१, ४५, ७०, १३१, १३२३, १३६९, 
१४०, १५५, १५६, १५७, २१५९, 


साकेतिका 


१६३, 
२२७, 
२५६, 
बे२४, 


१७८, 
२२८, 
२८५, 


१९७, २१४, 

२४४, २४७, 

२८७, २६९३, 

३२९, ३३२, ३३४, 
३४१, ३७०, ३९०, ४०२, ४०३, 
४१२, ४५५, ४९७, ५३०, ५३२; 
-मचपानसे बचे, ११८, -हरूढिवादी, 
३३०, आओ] -के लिए पृथक्‌ निर्वा- 
चन, २८५ 

हिन्दू, ३१८ पा० टि० 

हिन्दू धर्म, १३६, २८६, ३३०, ३३१; 
-और अस्पृश्यता, २२३, २२५ 

हिन्दू पक्ष, रढ४ 

हिन्दू प्रतिनिधि, १४५ 

हिन्दू महासभा, २४४ 

हिन्दू-मुस्लिम एकता, १७ 

हिन्दू-मुस्लिम-दगे, २९१; [दिगों] -की रोक- 
थामके लिए ब्रिटिश सेना अनावश्यक, 
घ्५ 

हिन्दू-मुस्लिम समस्या, ५, ७, १०, ९३, 
२७२, २३२६-२७ 

हिन्दू-मुस्लिम-सिख-समस्या, ३े८, ३५७ 

हिन्दू सभा, १५९ 

हिन्दू समाज, १७७, ३३१ 


२१५, 
२४८, 
३२२, 
रे३५, 


५९५ 


हिन्दू समाज-सुधारक, ३३० , -का जातिवादसे 
प्रभावित दृष्टिकोण, २२४ 

हिस्द्री ऑफ इंडिजिनस एजुकेशन इन पंजाब, 
४१७ 

हीथ, कार्ल, ४७६ 

हृदय-परिवततेन, भा० रा० का० द्वारा, ३५३ 

हेडरसन, आर, १५४ 

हेज फार्म गेस्ट हाउस, ७९ पा० टि० 

हेज, रेवरेड, ५१२ 

हैदरी, सर अकबर, ४२, ४३, ५३, १६८, 
१६९, १८६, २११ पा० टि०, २१२, 
२१३, २३३, ४२६, ५१४, ५१६९ 

हैमिल्टन, सर डेनियल, ३८१, ५१० 

हैरिस, थियोडोर जें०, ९९ 

हैरिसन, अगाथा, रेडंट पा० टि०, ४७२ 

हैरिंसन, आ्थर, १०४ 

होम्स, रेबरेड डब्ल्यू० एच० जी०, १४० 

होम्स, जॉन हाइनीज, ३१३, ३१६ 

होर, सर सैम्युअल, ९१, ९२, २९६, ३४६, 
३६७, ३९१, ४०१, ४१८, ४२३, 
४२५, ४४२, ४४३, ४७१ पा० दि०, 
४८२, ५०८-१३; -भारतकी स्थितिसे 
अनभिज्ञ, ४८१, ४९९-५०० 

हम, एलन ऑक्टेवियस, -भा० रा० का० 

” क्के जन्मदाता, ४५ 


